कंब रामायण 
[ महाकवि कंबन-रचित मूल तमिल से अनूदित ] 
[भाग १ | 


अनुवादक 
श्री न० वी० राजगोपालन 


संपादक 
प्रीअवधनन्दन 


विहास्राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
प््ना 


अकाशक 
' विहेए-राष्ट्रभापा-परिषदु 
«.. पटना 


(8 बिहार-राष्ट्रभापा-परिपदु 
प्रथम संस्करण 
विक्रमाव्ड २०१२; शकाब्द १८८४, खृष्टाच्द १२६३ 
मूल्य : ९, ७५ न० पै० 


मुद्रक 
गया प्रिन्टर्स 


पुरानी गोदाम, गया 


वक्तव्य 

सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र की एकात्म भावना और अखण्ड सस्कृति के निर्माण का 
सारा श्रेय सस्कृत-भाषा को है; जिसने केलास से रामेश्वर्म्‌ तथा पश्चिम समुद्र से पूर्व 
सागर तक के जनमानतस को एक साँचे में ढाल दिया था। आज उसी सस्क्ृत की तरह 
राष्ट्र को एक सूत्र में गूँथे रखने की शक्ति यदि किसी भाषा में है, तो वह राष्ट्रभाषा हिन्दी है | 
राष्ट्रभाषा देश की आत्मा होती है; जिसे राष्ट्ररूपी शरीर की सभी धमनियों से रक्त-प्राप्ि 
आवश्यक है| दूसरी बात कि अब हिन्दी को स्त्रयं इस प्रकार समर्थ होना है, जिसके 
माध्यम से चाहे तो कोई भी समस्त भारतीय साहित्य और संस्कृति को समझ ले | इन्ही 
दृष्टिकोणों के अनुस्तार बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ ने भ्नन्थ-प्रकाशन का श्रीगणेश किया था और 
निश्चय किया था कि दक्षिण के चारो भाषाओं (तेलुगु, तमिल, कन्नह और मलयालम ) की 
रामायणों के हिन्दी-अनुवाद यहाँ से प्रकाशित किये जायें | आज हमें प्रसन्नता है कि परिषद्‌ ने 
तेलुगु की 'रंगनाथ रामायण? को प्रकाशित तो किया ही, अब तमिल की 'कब-रामायण” का 
भी हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित कर अपना सकह्प पूरा कर लिया। 


यह 'कंव रामायण” परिषद्‌ की अनुवाद-योजना का बारहबाँ ग्रत्थ है| परिषद्‌ ने 
इसके पहले जर्मन, फ्रे च, अ्रैगरेजी, संस्कृत और तेलुगु-भाषाओं के अन्थों के अनुवाद प्रकाशित 
किये थे। यह तमिल से अनूदित है, जिप्का साहित्य, सस्क्ृत को छोड़कर, सभी जीवित 
भारतीय भाषाओं के साहित्य से प्राचीन है। आज भी दक्षिण की सभी भाषाओं के 
साहित्य से तमिल-साहित्य सुसम्पन्न और सुष्ठु माना जाता है। 


प्रस्तुत अन्थ तमिल का महाकाव्य है, जो बारह सौ वर्ष ( कुछ के मतो से आठ 
सौ वर्ष ) पुराना है। इस महाकाव्य की रचना-शेली वाणमह् की 'कादम्बरी' की-सी है ; 
किन्तु इसका रचना-आधार वाल्मीकीय रामायण है। यद्यपि 'कब-रामायणः वाल्मीकीय 
रामायण का अनुगामी है, तथापि दा्चिणात्य संस्कृति से यह ओत-प्रोत है, जो वाल्मीकीय 
में दृष्टियोचर नही होती । यह एक महान्‌ आश्चर्य है कि काव्य के सौप्य की दृष्टि से भी 
यह अन्य चाल्मीकीय रामायण से जरा भी घटकर नहों है। हमारे ऐसे कथन की यथार्थता 
प्रदुद्ध पाठक स्वय॑ इसमें ऑकेंगे। किन्तु, आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण 
अन्य का अनुवाद आजतक दुनिया के किसी भी माषा में नहीं छुपा था, यहाँतिक कि 
- अगरेजी-भाषा में भी नही । हिन्दी में इसका अनुवाद कराकर सर्वप्रथम प्रकाशित करने 

का सौभाग्य परिषद्‌ को ही है। 

परिपद्‌ ने जब 'कत्र रामायण” के अनुवाद कराने का निश्चय किया, तव एक 
जटिल समस्या सामने आई कि अनुवाद किससे कराया जाय १ क्ोकि दक्षिण की भा 
भी दुरूर तमिन्न-भाषा है और उसके काव्यों में भी अलुच महाकाव्य “कब रामायण 
जिसका सजीव हिल्दी-अनुवाद केवल तमिल और हिन्दी जाननेवाला नही कर सकता 
इमके लिए उक्त दोनों भाषाओं के साहित्य - मर्मज के साथ 


घाओमे 
? हूँ, 
कता था | 
साथ सस्कृत-साहित्य के 


ख 


तत्त्वदर्शी विद्वान की आवश्यकता थी | किन्तु, इन सारे गुणों के रहते भी यदि बह व्यक्ति 
लेखन-कला में दक्ष न हुआ, तो भी समस्या उलकी ही रह जाने का मय था | किन्तु; ऐसे 
उपयुक्त अनुवादक को ढूँढ निकालने का सारा श्रेय श्रीअवधनन्दनजी को है | ये विहार-प्रदेश के 
ही निवासी हैं, पर उस समय ये दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-समा ( मद्गास ) के माध्यम से 
तमिलमभाषी ज्षेत्र में हिन्दी-प्रचार का काम कर रहे थे। परिषद्‌ के अनुरोध पर इन्होमे 
तेलगु और तमिल--दोनो की रामायणों के अनुवाद करा देने का जिम्मा लिया और 
तदनुसार तमिल-रामायण के अनुवाद का काम श्री न० बी० राजगोपालन जेसे योग्य 
व्यक्ति को सौपकर इसके सम्पादन का भार स्वय सेभमाला। श्रीअवधनन्दनजी के ऐसे 
सहयोग के लिए परिषद्‌ सदा इनका आमभारी है। 

श्री न० बी० राजगोपालन तमिलनाड के तिरुचिरापल्‍ली जिले के निवासी ह। 
आपने तिरुपति के श्रीवेकटेश्वर प्राच्यकला-शाला-जैसी सस्था में संस्कृत-साहित्य के माध्यम 
से व्याकरण, न्याय और मीमांसा-शासत्र का अध्ययन किया है। आपने कांचीपुरी में परमहस- 
परिव्राजक श्रीरम रामानुज महादेशिक और उ० वीर राघवाचार्य-सह्श मद्दा विद्वानों से वेदान्त- 
दर्शन का भी अध्ययन किया। आपने फिर काशी-विश्वविद्यालय से हिन्दी में तथा 
भद्रास-विश्वविद्यालय से तमिल में एम्‌० ए० की उच्च उपाधि प्रास की। आप तमिल, 
तेलुगु, संस्कृत, अँगरेजी, हिन्दी और खूबी यह कि उर्दू के भी सुलेखक हैं। आजकल आप 
केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक-महाविद्यालय, आगरा में प्राध्यापक हैं। इसके पहले आप प्रेसीडेसी 
कॉलेज ( मद्रास ) और दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा ( मद्रास ) में भी अध्यापन का 
कार्य कर चुके है। 

कब रामायण दस हजार श्लोको का एक बृहत्काय महाकाब्य है, जो छह काण्डो 
में विमक्त है) अतः, इसका प्रकाशन हम दो सागो में कर रहे है, जिससे ग्रन्थ का आकार- 
प्रकार सुहावना वना रहे। यह पहला भाग वालकाड से किष्किन्धाकांड तक है| दूसरे 
भाग में केवल दो काण्ड होगे--सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्ड| किन्तु, दोनों भागों के 
आकार प्रायः समान होंगे , क्योकि केवल युद्धकाग्ड ही लगभग तीन काण्डों के बराबर है | 
आज हिन्दी-जगत्‌ के समक्ष 'कब रामायण” के इस पहले भाग को प्रस्तुत करते हुए हसे पूरा 
सतोप है और विश्वास है कि हिन्दी के प्रकाशनो में यह चार चाँद लगायेगा | आप इसमे 
महाकवि कम्बन की कविल्व-शक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन कर अपने को निश्चय ही इतार्थ 
मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है| परिषद्‌ का यह प्रकाशन उत्तर और दक्षिण से नये सेह” का 
निर्माण करेगा और हमारे राष्ट्र की चिर एकात्मनिष्ठा को अधिकाधिक सुधृढ करेगा | 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ सुवनेश्ररनाथ मिश्र माधव” 
पौष, कृष्णा एकादशी, २०१६ बि० संचाक्षक 


प्रस्तावना 


बहुत दिनो से मेरे मन में यह अमिलाषा थी कि तमिल-साहित् के हुछ प्राचीन 
ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित किया जाय, जिससे हिन्दीभाषा-भाषी जनता को 
तमिल-भाषा के प्राचीन साहित्य का रसास्वादन करने तथा वहाँ की समृद्ध सस्क्वति एवं 
विचार-धारा को समझने का अवसर मिले | किन्तु, किसी योग्य प्रकाशक के अभाव में यह 
कार्य संभव नहीं था | सन्‌ १६५५ ६० में मेरी मेंट आदरणीय श्रीशिवपूजन सहायजी से हुई। 
उस समय वे बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ के संचालक थे। जब मैने उनसे इस विषय की 
चर्चा की; तव वे बहुत प्रसन्न हुए और परिषद्‌ की ओर से ऐसे अन्थों को प्रकाशित करने का 
आश्वासन भी किया। उसी वर्ष २७ जुलाई को उनका एक पत्र मिला, जिसमे लिखा था 
कि राष्ट्रमाघा-परिषद्‌ ले दक्षिण भारत की चारो भाषाओं में प्रचलित रामायणों का हिन्दी- 
अनुबाद प्रकाशित करने का निश्चय किया है। योग्य अनुवादक चुनने तथा अनुवाद के 
सशोधन आदि का भार उन्होंने सुझे सौपा था । में उस समय दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार- 
सभा की तमिलनाड-शाखा के मंत्री की हैसियत से कार्य कर रहा था और तिरुचिरापज्ली मे 
रहता था। सहायजी का पत्र पाकर मैं उत्साह से भर गया और योग्य अनुवादकों की 
तलाश करने लगा। 
दक्तिण में चार प्रधान भाषाएँ बोली जाती है, जिनका अपना-अपना साहित्य है | 
वे है--तमिल, तेलुगु, कन्नठ और मलयालम | तमिल मद्गास-राज्य में, मद्रास नगर तथा 
उसके दक्षिण में कन्याकुमारी तक बोली जाती है। तेलगु आम्रदेश की भाषा है और मद्गास 
के उत्तर में विजगापहद्म्म तक तथा हैदराबाद में बोली जाती है। कन्‍्नड मेसूर-राज्य की 
भाषा है और मद्गास-राज्य के पश्चिम में अरब समुद्र के तट तक वोली जाती है| मलयालम 
केरल-प्रान्त की भाषा है और दक्षिण मे तिरुवनन्तपुरम्‌ ( ज्िवेन्द्रमू) से अरब सागर के 
किनारे-किनारे कासरगोंड तक बोली जाती है। ये चारों भाषाएँ द्वविड़-परिवार की हैं 
और आर्य-परिधार की भाषाओं से बहुत मिन्‍न हैं। तमिल को छोड़कर शेष तीन 
भाषाओं पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा है और उन्होंने संस्कृत से बहुत-से शब्द ग्रहण 
किये हैं। इन चारो भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन है और उसका प्राचीन साहित्य 
सबसे अधिक समृद्ध है। 
उपयुक्त चारो प्रान्तो में रामकथा का प्रचार है और चारो भाषाओं मे रामायण की 
रचना हुई है। किन्तु, मलयालम रामायण एक आधुनिक रचना है और वाल्मीकि रामायण 
का छायानुवाद-मात्र है। मलयालम रामायण रामानुजन्‌ एजुत्तच्ननू नामक किसी कवि की 
रचना है, जो ईसवी-सम्‌ १६बी और १७वीं शती के मध्य वत्तमान थे। उन्होंने अपनी 
रामायण अध्यात्मरामायण के आधार पर लिखी है, जिसकी माषा सस्क्ृत-गर्भित है| 
कम्नड की सबसे प्राचीन रामायण 'पप रामायण के नाम से प्रसिद्ध है ओर 'पप! नामक एक 
जेनकबि की रचना है। पंप ने रामकथा में बहुत हेर-फेर किया है और जेन दृष्टिकोण से 


घं 


उतकी रचना की है, अतएवं यह निश्चय हुआ कि इस समय उक्त दौनो रामायणों का 
अनुवाद स्थगित रखा जाय और रेलुगु से रंगनाथ रामायण तथा तमिल से कब रामायण का 
अनुवाद कराया जाय | ये दोनों रामायण वाल्मीकि रामायण की कथा के आधार पर लिखे 
गये हूं, किन्तु दोनों की रचना मे पर्यात मौलिकता प्रदर्शित की गई है | 

विहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ की इसी योजना के अनुसार रंगनाथ रामायण के 
हिन्दी-अनुवाद का कार्य मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के हिन्दी-अध्यापक श्री ए० सी० 
कामाक्षिराव, एम० ए०, वी० ओ० एलू० को सौपा गया। प्रसन्नता की बात है कि 
रगनाथ रामायण का हिन्दी-अनुबाद परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित हो चुका है । 

कब रामायण तमिल-भाषा की एक अत्यन्त लोकप्रिय तथा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है 
और भारतीय भाषाओं में जितनी रामायणें उपलब्ध हैं, उनमें सबसे ग्राचीन है। जनश्रुत्ति 
के अनुसार कबन का जन्म ईसा की नवी शताब्दी ( कुछ लोय उनका जन्म बारहवी शताब्दी 
में मानते हैं) भे हुआ था | उनकी भाषा अत्यन्त अवाहपूर्ण, ओजस्विनी तथा आलंकारिक है | 
बह तमिल की प्राचीन शैली का एक बहुत सुन्दर नमूना है। कवि ने अपनी रचना में 
सस्कृत तथा तम्लि-अलंकारों और मुहावरों का प्रचुर मात्रा भे प्रयोग किया है। अतः, 
उसके अनुवाद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो संस्कृत, तमिल और हिन्दी 
तीनों भाषाओं का अच्छा शान रखता हो तथा जो वैष्णव-संप्रदाय की विचारधारा से भी 
परिचित हो। सौभाग्य से इस कार्य के लिए हमें श्री न० बी० राजगोपालनजी मिल गये, 
जो सरक्ृत में मद्रास-विश्वविद्यालय के शिरोमणि परीक्षोत्ती्ण हैं, हिन्दी में प्रवीण” हैं तथा 
तमिल का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। अभी हाल में उन्होंने तमिल मे मी एम्‌० ए० की 
परीक्षा पास कर ली है| उनके अथक परिश्रम का ही यह फल है कि कंब रामायण का हिन्दी- 
अनुवाद हिन्दीमाषी जनता के संग्रुख उपस्थित किया जा रहा है। 

एक भाषा से दूसरी भाषा में अचुवाद का कार्य साधारणतः कठिन होता है 
और किसी काव्य का अनुवाद करने मे तो यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है। कंवन 
की भाषा नवो शती की है ओर प्राचीन तमिल शैली की है, जिसे 'शेन्‌ तमिल! कहते हैं) 
अनुबादक का लक्ष्य यह था कि जहाँतक हो सके, मूल का सौन्दर्य नष्ट न होने पाये और 
कंबन की वर्णन-शेली में फर्क न पडे । स्वतंत्र अनुबाद करने से मूल की विशेषता नष्ट हो 
जाने का मय था। इसी कारण अनेक स्थानों में अनुवाद की भाषा उलकी हुईं और 
अस्वामाविक दिखाई देगी | पाठक इसके लिए छुमा करेंगे। 

अबतक सपूर्ण कंब रामायण का अनुवाद किसी भी भाषा में नहीं हुआ है। 
यह प्रसन्नता का विषय है कि ऐसे आदरणीय गन्थ का अनुवाद प्रकाशित करने का सर्ब- 
प्रथम गौरव राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्रात हों रहा है। विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद भी बधाई 
का पात्र है, जिसने सर्वप्रथम इस महत्त्वपूर्ण अन्थ के प्रकाशन का उत्तरदायित्व अपने उपर 
लेकर उसे सफलतापूर्वक संपन्‍न किया हैं | 


अवधनन्दन 


भूमिकों 

तमिल-साहित्य ३००० वर्ष पुराना माना जाता है। ईसा-पूर्व चौथी शत्ती तक 
उममे काव्य, नाटक तथा गीति-साहिल्य का विस्तृत प्रणयन हो चुका था । इस मापा का 
सर्वप्रथम व्याकरण, जो 'तोलकाप्पियम! के नाम है प्रसिद्ध है, ईमवी-सच्र्‌ पूर्व तीसरी शी 
में लिखा गया था| यह एक बृहदाकार लक्षुण-अन्थ है और अब उपलब्ध तमिल-अन्धों मे 
मबसे प्राचीन है। इस अन्य से तमिल-भाषा के व्याकरण के अतिरिक्त काव्य-पद्धतियों, 
छूट, अलकार एवं काव्य में वर्ण्य विपय-बस्तु ( जिसे तमिल में पोल! कहते हैँ ) का 
विशठ विवेचन है। तमिल-व्याकरण में 'पोंसल के दो विभाग किये गये हैं--थहम! 
और धुरम!। अहम में श॑गार-रस का पोषण होता है, ओर 'पुरम में श्र गारेतर रसो का 
पोषण होता है, विशेष कर वीर रस का | अहम और पुरम्‌ मनुष्य के जीवन के अतरंग एवं 
वहिरग पक्ष के प्रतियाठक हैं। यह विभाजन तमिल-कराव्यशास्नर की विलक्षणता है, जो 
अन्य किसी माणा के साहित्य मे प्राप्त नहीं होता | 

तमिल-साहित्य का आदिकाल 'सघम्‌ काल' के नाम से प्रसिद्ध है। कहा 
जाता है कि साहित्य की अमिवृद्धि के लिए महुरा के पाडिय राजाओं ने, एक के पश्चात्‌ 
एक, तीन 'सघम! स्थापित किये थे | अपने समय के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ एवं कवि इस संघम्‌ 
के सदस्य होते थे। सघम्‌ का कार्य कवियों की रचनाओं की समीक्षा करके उनपर 
प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता की मुहर लगाना होता था| सघम द्वारा स्वीकृत रचनाओं को ही 
लोक मे प्रतिष्ठा मिलती थी | यह विश्वास प्रचलित है कि इन तीनो संधमो भें कुल ६५७ 
कबि-सदस्य बने थे और हजारों वर्ष तक इन सधमो ने कार्य किया था। इस काल के कुछ 
कवियों की रचनाएँ पएथकथक पुस्तको में सगहीत हैं। 

इंसवी-सम्‌ पूर्व तीसरी शी से ईसा की छुठी शताब्दी तक तमिल-देश मे जैन 
तथा बौद्ध धर्मों का विस्तार रहा | जेन तथा बौद्ध कवियों ने अनेक सुन्दर ग्रन्थ लिखे और 
उनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार तथा तसिल-मापा की सेवा की | ईमा की दूसरी और 
तीसरी शताब्दियों म॒ तमिल से पाँच महाकाव्य रचे गये, जिनके नाम हैं--१ शिक्षप्प- 
घिकारम्‌, २ मणिमेखले, ३ जीवकचिन्तार्माण, ४ बलवापति तथा ५ कुंडलकेशी | इनमें से 
प्रथम दी बौद्ध कवियों की रचनाएँ हैं और तमिल की विशिष्ट कल्ला के परिचायक हैं| 
जीवकचिन्तामणि'! किसी जेनकवि की रचना है। इसका छंद सस्क्ृत के वर्णबृत्तो पर 
आश्ृत्त है और अलकार भी संस्कृत-साहित्वशास््र के अनुकूल बने हैं | अपने काव्य-सौन्दर्य के 
कारण यह ब्न्थ अपने समय में बहुत लोकग्रिय बना था | 'कुंडलकेशीः और 'बलयापति!--- 
ये दोनो काव्य अब अनुपलब्ध हू | 

ईसा की छठी शी से तमिल-देश मे भक्ति का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा 
और वोद्ध तथा जेनघम्मों का प्रभाव कम होंने लगा | छड़ी तंथा तरहवीं शर्तियों के मध्य 
तमिलनाड मे अनेक वैष्णब तथा शेव सत उलन्‍न हुए, जिन्‍्होने अत्यन्त सुन्दर काव्य-रचना 


तब 
के साथ-साथ विष्णु तथा शिव-मक्ति की पीयूष-धारा बहाई, जिसने दक्षिण भारत-मात्र कौ ही 
नही, वरन्‌ सारे भारतबष को प्रभावित किया और हिन्दू-जनता को म्क्ति का एक नवीन 
मार्ग दिखलाया | पीछे चलकर इन धाराओं ने हिन्दी-जगत्‌ एवं हिन्दी-साहित्य को 
भी आज्ञावित कर दिया। 
वैष्णवधर्म के अनुयायी वारह सत हुए, जिन्हें 'आलवार! कहते हैं। आल्वार 
शब्द, का अथ होता है 'ज्ञानी!) उन्होंने भगवान्‌ विष्णु को परम तत्त्व मानकर उनकी 
उपासना की और उनकी प्रशंसा में सहख्ो सुन्दर तथा मधुर गीत गाये । इन गीतों की संख्या 
चार हजार है, जो तमिल में 'नालायिरप्रबधम! या “दिव्यप्रबधन के नाम से प्रतिद्ध हैं। 
श्रीमद्रामानुजाचार्य इन्ही आलवारो द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म के अनुयायी थे | 
जिस समय देण्णव संत भगवान्‌ बिष्णु कौ अपना आराध्य देव मानकर उनकी 
भक्ति का प्रचार कर रहे थे, प्रायः उसी समय शैव सत भगवान्‌ शिब के गुणानुवाद में अपनी 
अम्ृत्तमय वाणी को सफल वना रहे थे | इस सत में ६३ सत हुए, जिन्हें 'नायनमार! 
कहते हैं। इन्होंने भगवान्‌ शिव की प्रशंसा में हजारों ललित एवं गेय पद रचे, जो आज 
भी शिवभक्तो की अमूल्य निधि हैं। इनके द्वारा विरचित विपुल साहित्य बारह खडो में 
विभाजित है। 
कवन का स्थान तमिल-साहित्य में अत्यन्त श्रेष्ठ है और वे कबिच्छवत्ती के नाम _ 
से प्रसिद्ध ह। उनकी रचना 'रामायणा, जो 'कब रामायण! के नाम से प्रसिद्ध है, १० हजार 
से अधिक पथ्यो का एक विशाल अन्थ है | 
कंबन का समय निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान्‌ उन्हे ईसवी नवी शताब्दी का 
मानते हैं, किन्तु अधिक प्रामाणिक समय वारहवी शताव्दी है।" इस समय तक वारह 
आलवार हो चुके थे और याघ्रन, रामानुज आदि आचार्यों की परम्परा भी चल पड़ी थी। 
इन आचारयों ने मक्ति एवं अपत्ति का शास्त्रीय विवेचन किया | कंबन वेष्णब थे, प्रमुख 
आलवार “नम्मालवार' की उन्होंने प्रस्तुति की है और उनके काव्य में यत्र-तत्र इन आलवार 
की श्रीसूक्तिवी की छाया दृष्टियत होती है, तो भी कंबन ने अपने काज्य को केवल 
साप्रदायिक नहीं बनाया है| प्रो० टी० पी० मीनाक्षिसुन्दरम्‌ के अनुसार कंब रामायण 
केवल वेष्णव सम्प्रदाय का ध्रन्थ नही है । भ्रन्थारम्म से तथा प्रत्येक काड के आदि में 
मगलाचरण के जो पद्म हैं, उनसे यह तथ्य प्रकट होता है। कवि ले परमात्मा का वर्णन 
शिव और विष्णु के रूप से भी अतीत, केवल सृष्टिकर्ता के रूप में किया है। किन्तु, 
रामचन्द्र को उस परमात्मा का अवतार ही माना है| 
इसका परिणाम यह हुआ कि शैवों और वेष्णबो के मध्य 'कब रामायण” का 
आदर हुआ और इन दोनों सम्प्रदायो मे जो वेमनस्थ था, उसके दूर होने मे सहायता मिली | 
कुंबन का जन्मदृत्त कुछ निश्चित ज्ञात नही हुआ है। उनके सबंध से अनेक 
किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं, जिनकी प्रामाणिकता धदेहास्पद है। कवि ने कही भी अपना 


१, प्रो० टी० पी० मीना दिसुन्दरम--(तमिल-विमागाज्यक्ष, अन्नामले-विश्वविधालय) इसी को प्रामाणिक 
मानते हैं |--अनु० 


छठ 


परिचय नहीं दिया है, किन्तु उन्होने अपनी रामायण में तिस्वेण्णेयनल्लूर नामक आम के 
जडयप्पवह्लर' नामक एक दानी और वशस्त्री व्यक्ति का उल्लेख कई स्थानों पर किया है| 
अनुमान किया जाता है कि इसी उदार व्यक्ति ने महाकूवि कंबन को आश्रय दिया था, 
जिसकी कृतज्ञता मे महाकवि ने अपने काव्य में उत व्यक्ति का स्मरण किया है। वह ज्ञात 
होता है कि कबन चोल और चेर राजाओं के दरवार मे गये थे, लेकिन अपनी महान्‌ इृति 
को किसी राजा को अर्पित नहीं किया। 
कबन की रामायण तमिल-साहित्य की सर्वोत्कृष्ठ कृति एव एक बृहद्‌ अन्य है |* 
तमिल, हिन्दी, श्रेंगरेजी आदि के साहित्यो के बड़े विद्वान श्री वी० वी० एस» अच्यर ने 
लिखा है कि वह (कव रामायण ) विश्व-साहित्य में उत्तम कृति है, 'इलियड” और 
'पेरेडाइस लास्ट” और महाभारत से ही नहीं, वरन्‌ मूलकाव्य वाल्मीकि रामायण की 
ठुलना मे भी यह अधिक सुन्दर है। यह केवल आदरातिरेक से कही हुई उक्ति नही है, वरन्‌ 
अनेक वर्षों तक किये गये गहन अध्ययन से धोरे-धीरे पुष्ठ हुआ विचार है| * 
कब रासायण वाल्मीकि रामायण का अनुवाद-मात्र नहीं हैं, उसका छायानुबाठ 
कहना भी सगत नहीं है। कथानक-मात्र मूल से लिया गया है, लेकिन घटनाओं में सेकड़ों 
परिवर्तन किये गये हैं। अत्येक घटना के चित्रण भें, परिस्थितियों को उपस्थित करने में, 
पात्रों के सम्माषण में, प्राकृतिक दृश्यों के उपस्थायन में एवं पात्रों की मनोमावनाओं की 
अभिव्यक्ति में कंवन ने पर्यात्र मोलिकता दिखलाई है] तमिल-भाषा की अभिव्यक्ति की 
दृष्टि से मी कंबन ने मौलिकता प्रदर्शित की है। छदोविधान में, अल्कारों के प्रयोग में तथा 
शब्द-गुम्फन में अपू्वे सौदर्य प्रकट किया है |] सीता-राम-विवाह, शूप्णखा-ग्रतंग, वालिवध, 
हनुमान्‌ के द्वारा सीता-सदर्शन, इन्द्रजित्‌ का वध, राम-रावणनयुद्ध इत्यादि प्रसंगों में प्रत्येक 
अपनी विशिष्ट सुन्दरता के कारण अलन्त आकर्षक हुआ है। थत्येक प्रसंग अपने में 
सपूर्ण-मा लगता है, प्रत्येक मे काफ़ी नाठकीयता है; प्रत्येक घटना का आरम्भ, विकास और 
परिसमाप्ति एक निश्चित क्रम से विकसित होते हैं। वह शिल्प-विघान कंवन के काव्य 
की एक विशिश्ठता है। 
राम के चरित्र को कंवन ने जिस ढय से चित्रित किया है, वह विशेष अध्ववन 
का विषय है | वाल्मीकि के सम्मुख यह प्रश्न था कि लोकोत्तर आदश पुरुष कौन है १ उन्हे 
(पुरुषोत्तम! की खोज थी। नारद तथा ब्रह्मा से उन्हें ऐसे पुरुषोत्तम का परिचय पात हुआ। 
शमचरित का गॉन करके वाल्मीकि ने ससार के सम्मुख पद पुरातन! की ही नही, अपितु 
एक भहामानव का चित्र उपस्थित किया था| कंबन के थुग तक आते-आते वही आदर्श 
महामानव परमात्मा के अवतार के रुप मे प्रतिष्ठित हो छुका था। यह विश्वास दृढ़ हो 
30५98 कि केवल .मननीत का अपमान अगवा हो सकता है | वेष्णव भक्ति का ज्यो- 
ज्यों अचार समाज मे बढ़ा, त्वोन्‍्त्यों राम के यति आस्था अधिकाधिक वद्धमूल होती गई ! 


च व सेतुपिल्ले हज तमिल-विमायाध्यक्ष ् मद्रास-विश्वविद्यालय का ऊँगेरेली लू 
१, 5. पी० ल्‍ले, ( तमिल-विमायाध्यक्ष, मद्रास-विश्वविद्यालय ) का जैंगेरेजी लेख तमिल 





३, श्री बी० वी० एस० बस्वर : कब रामावणन्‌--४ स्व! | 


ज 


क्ंवन ने उमठुगोन भावनाथों को भली भॉवि पहचाना था। जनता की भक्तिएूँत 
भावना के कारण राम के चस्चि ने जो मह्चा और परम-परिपूर्णल उत्पन्न हो गये धे 
उन्हे इस कुशल ऋति ने अपने परिषृष्ट 


के दाव्य के द्वारा परिषृष्ठ कर ठिवा | यह कोई साधारण कार्य 
ते रहने से कि राम परम्गत्मा हैं या स्थान-स्थान पर देवी 
विशेषणो को जोड़ते रहने से यह ज्ञान हो सकता है कि राम परमात्मा के अवतार हैं, किन्तु 

पाठकों पर राम के अरित्र का मानवीखित प्रमाव पड़ना रुूम्भव नहों है| ग्स-पोपण 
साय से इंस यछार की पुनदक्ति से बाघा पड़ने की सम्मावना है। राम के ठेबी तत्त 
का साहित्यिक प्रभाव उतनन्‍न करना, पूरे काव्य में सव बतगो के मध्च उस वेवी तत्त्व का 


नहा था| क्बल यह कह्ंत रहने 





न्‍ ं 


निर्वाह करना एवं साथ ही गानव-जीवन की विविध सुख-दुःखात्मक परिस्थितियों के साथ 
देवी 

उस देबी तत्व की संगति विठाना--यह एक अनन्यछुलम प्रतिमावान्‌ महाकवि का हैँ 

कार्य है। कबन ऐसे ही कवि थे। कंव रामायण छा कोई भी प्रसंग इसका प्रमाण हो 

सकता है। 


अंवन ने व्गलकाड से बुद्धकाड तक छह कांडों की रचना की। पौराणिको 
के कारण अनेक अक्तेप भी इसमें जुड़ सय हैं] क्र; इन प्रक् पों को पहछानना उठना 
दुप्कर नही है: क्योंकि कंवन की भाण और अतिषादन की शेली विलक्षण होती हैं, 
उनका अनुकरण नही ही सछता | अब उपलब्ध अन्य स १०,०५० पतद्च हैं| एक उत्तरतागड़ 
प्रात्त हुआ है, जो कवन के समकालिक एक अन्य महाकबि छओोडककृतन - विरचित 
माना जाता है। 
तमिल्लनाड में ही नहीं, उसके बाहर भी ररे-घीरे इस रामावंण वा प्रचार हुआ | 
तजाउर जिले भे स्थित तिदुप्पणान्दाल नठ की एक शाखा काशी में हैं| उस मठ मे आज 
से तीन-साढ़ें दीन सो वर्ष पूर्व छुमरणुद्ूधर नामक एक तमिल सत रहते ये- जो ठुलमीदासजी 
समकालीन थे। वे नित्य ग्रति सध्या के समय गया-तठ पर कब रामायण की व्याख्या 
हिन्दी मं छुनावा करते थे। गोलामी तुलसीदानली उन्हीं ब्नो काशी में रामचरित- 
मानस की रचना कर रहे थे | दक्षिण के लोगों म॑ वह पिश्वानस प्रचालत है कि तुलसीदासजी ने 
मानत लिखने म्‌ बनेक स्थलों पर कब रामावप से ग्रेग्णा प्राप्त की थी। इम कथन की 





प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं है] किन्तु, इतना तो सत्य हैं कि हुलसी जीर कंबन को 
कृतियों में कई घठनाओं में आश्चण्जनक समानता दिखाई पड़ती 

जनुवाद का काम अनेक कारपों से कठिन होता है। पद्चकाव्य का अनुवाद 
और भी बहुत श्रमसाध्य है। कबन की कृति वारहवी शवाब्दी की तमिल-शली ने लिखीं 
गई है. उनका आधुनिक हिन्दी म यह चनुबाद लगभग पाँच वष के अध्यचसाय से सम्पन्न 
हो सका है। मूल की अभिव्यक्तियत सांदर्य को भाषांतर में उसी सर्प में अस्छुत ऋरना 
अमम्भव है। कवन के भाजगत न्रैठ्य की किचित्‌ कलक-मात्र सभव हो सकी है | त्मिल- 


ग रद 
भगण्ण की एक विशेषता यह है कि उसमे स्श्रिवान्य को रच्ना नहीं होती। सभी सरल 


+ डॉ० एम० अज्ञागाजुनाउुड ( कि उेमासाध्यक्ष मठ्ास-विम्गविद्यलय ) का अवन्ध करन आर 


(] 


भ्क 


वाक्य होते है। पूर्वकालिक झृदल्तो के सहारे लम्बे-से-लम्बे वाक्य लिखे जा सकते है। 
हिन्दी में ऐसा संभव नही है। हिन्दी में कदन्त-विशेषण के द्वारा भूत और भविष्य काल 
को स्पष्ट नही किया जा सकता | इस कारण कंवन के कुछ लम्बे वर्णनों का अनुवाद 
यथामूल अस्तुत करने से बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ। 

मूल में अनेक दृच्चो, लवाओं, पशुओ, पक्षियों और विविध वस्तुओ का उल्लेख 
आया है। कहौ-कहीं मछललियो की अनेक जातियों और स्वभाव का वर्णन आया है | युद्ध- 
चर्णन भे अलेक प्रकार के शस्रार्नों तथा विबिध व्यापारों का वर्णन हुआ है। इन सबका 
हिन्दी-अनुबाद यथामूल उपस्थित करने की भरपूर चेष्टा की गई है; फिर भी हिन्दी में 
उपयुक्त शब्दों के न मिलने के कारण कही कुछ नये शब्द गढ़ने पड़े हैं, कही तमिल का ही 
नाम देना पड़ा है। 

यदि इस अनुवाद से मूल के सोदर्य की थोंड़ी-सी कलक भी पाठक पा सकेंगे, तो 
यह लेखक अपने को क्ृतार्थ समझेगा | 

इस अनुवाद-कार्य मे कई विद्वानों के परामश मुझे प्राप्त हुए हैं। पं० अवधघ- 
नन्‍्दन ने पूरी पांडुलिपि को देखकर उसका संपादन किया और कई सुकाव देने की 
कृपा की | वे० म० गोपालक्ृष्णमाचार्य की कंव रामायण-व्याख्या बहुत उपकारक रही | 
समय-समय पर अनेक तमिल तथा हिन्दी-विद्दानों ने मुझे इस कार्य में मार्गदर्शन प्रदान 
किया है। इन सबके प्रत्ति मै हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूँ | 

विहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ ले इस अनुवाद को प्रकाशित करने का भार अपने 
ऊपर लिया है। इससे न केवल राण्ट्रमाषा हिन्दी की, अपितु तमित्र-माषा की भी सेवा 
हो रही है। परिषद्‌ को मेरे धन्यवाद हैं। 


न० वी० राजगोपालन 


अध्याय 
99 


है । 


१० 
३६ 
श्र 


ट 
बन-प्रस्थान पटल 
गुह पटल 
पाडुका-पट्टा मिषेक पटल 
अरण्यकांड 
मगलाचरण 
विराध-वध पटल 
शरभग-देहत्याग पटल 
अगस्त्य-पटल 
जटायु-दर्शन पटल 
शूपणखा पटल 
खर-वध पटल 
मारीच-वध पटल 
सीताहरण पटल 
जटायु-मरण पटल 
अयोगुखी पटल 
कवन्ध पटल 
शबरी-पमुक्ति पटल 
, किप्किन्धाकांड 
मंगलाचरण 
पपरा पटल 
हनुमान्‌ पटल 
सरूय पटल 
सालबृंच्ष-छेदन पटल 
दुदुमि पटल 
९ 
आमरण-दर्शन पटल 
वबालि वध पटल 
शासन पटल 
बर्षाकाल पटल 
किप्किन्धा पटल 
सेना-सदर्शन पटल 
अन्देषणार्थ प्रेषण पटल 
विल्ल-निष्कमण पटल 
मार्ग-गमन पटल 
सपाति पठल 
महेन्‍्द्र-शेल पटल 


४६० 
४२० 
४२६ 


४३१ 
४३९ 
४३६ 
४४१ 
४४६ 
घर 


ज्प््ध 
उप 
४८० 
४६३ 
पूण्प्य 
भर 
पर? 
चै२६ 
पए३४ 
भर 


कंब रमाथण 
बालकांड 


मंगलापरण 
काव्य-पीठिका 


हम उस भगवान्‌ की ही शरण में हैं, जो समस्त लोको का सर्जन; उनकी रक्षा और 
उनका विनाश--ये तीनो क्रीडाएँ निरंतर करता रहता है| 

बड़े-बड़े आत्मज्ञानी भी उस परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते , उस 
परमात्मा ( के तत्व ) को समकाना मेरे जेसे ( मंदबुद्धि ) व्यक्ति के लिए असंभव है; 
फिर भी शाज्रो में प्रतिपादित त्रिगुणो (सत्तत, रत और तम ) में--जिनका प्रतिरूप 
बनकर वह परमात्मा त्िमूत्ति के रूप में प्रकट हुआ, उनमें से प्रथम गुण के स्वरूप ( विष्णु ) 
भगवान्‌ के कल्याणकारक शुणों के सागर में गोते लगाना तो उत्तम ही है) 

जिन शानियीं ने आरंभ तथा समाप्ति में 'हरिः 5“ कहकर नित्य और अनन्त 
वेदों को अधिगत (प्राप्त ) कर लिया है और जो अपने परिपक्व शान के कारण संसार- 
त्यागी वन चुके है, वे महानुभाव उस ( विष्णु ) भगवान्‌ के उन चरणी को, जो सन्‍्मा्ं पर 
चलनेबाले भक्तों के उद्धारक है, छोड़कर अन्य किसी से प्रेम नही करते | 

अकलंक विजयश्री से विभूषित ( श्रीरामचन्द्र ) के गुणो का वर्णन करने की 
अमिलाषा मैं कर रहा हूँ; यह ऐसा ही है, जेसा कि कोई बिल्ली, घोर गर्जन करनेवाले 
ऊँची तरंगों से भरे क्चीरसागर के निकट पहुँचकर उसके समस्त क्षीर को पी जाने की 
अमिलाषा करे। 

अभिशाप) की वाणी से ( उस दिन ) सप्त तालबृज्षो को एक साथ भेदन कर 
देनेवाले (श्रीराम ) की महान्‌ गाथा आविमेत हो गईं थी; उस गाथा को मधुर काव्य 
के रूप में कहनेवाले (वाल्मीकि ) की वाणी जिस देश में सुस्थिर हो चुकी है, वही 
मै भी अपने ( अर्थगांमीर्य-हीन ) सरल तथा दुरबंल शब्दों में ढसरा काव्य रचना चाहता हुँ: 
यह भी केसा ( बुद्धिहीन ) प्रयास है ! 


१. कौच को मारनेवात्े व्याध के प्रति वाल्मीकि के मुँह से जो अमिशाप-वचन निकल पडा था, वही 
रामायण का प्रथम मगलाचरण भी हुआ | 


ल्‍प 


ऋंब रामायण 


( मेरी इस मूर्खता पर ) ससार मेरा उपहास करेगा और इससे मेरा अपयश 
होगा, फिर भी मैं रामचरित का गान करने लगा हूँ; इसका प्रयोजन यही है कि सत्यशान 
तथा अलौकिक प्रतिमा से सपन्न ( वाल्मीकि महर्षि ) के दिव्य काव्य का महत्त्व और भी 
अधिक प्रक्ट हो। 

जिन ( सद्हृदय व्यक्तियों ) के कान विविध प्रकार की रसमय कविता सुनते 
के आदी हो छुके हें, उन्हे मेरी कविता उसी प्रकार ( कक्श ) लगेगी, जिस प्रकार 'याल' 
( वीणा ) के मधुर स्वर को सुनते हुए मुग्ध हो खडे रहनेवाले अशुण* के कानों में 'पठह 
( चमडे के ढोल ) की ध्वनि लगे। 

( काव्य, नाठक और संगीत-रूपी ) त्रिविध तमिल-वाडमय का जिन्होंने 
भली भाँति अध्ययन किया है, उन उत्तम विद्वानों और कवियो से मै निवेदन करना चाहता हूँ-- 
“क्या उन्मत्तों के वचन, मद वुद्धिवालों के बच्चन तथा भक्तजनों के बचन, इनकी परीक्षा 
करना उचित हो सकता है १? 

बालक ( खेलते समय ) धरती पर घरौदे बनाते हैं, जिन से कोठरियाँ, आँगन, 
नृत्यशाला आढि स्थानों को कुछ टेढी-मेढी रेखाओं से दिखाने की चेष्टा करते हैं ( उन्हे 
देखकर ) क्‍या कुशल कारीगर ( उन घरोदो के शिल्प-शास्त्र के अनुकूल न होने से ) क्ुन्ध 
होंगे ? किंचित्‌ भी काव्य-जान से रहित मै, जो यह क्षुद्र काव्य रचने लगा हूँ, इस पर 
क्या मर्मज विद्वान्‌ क्रूछ होगे १ 

दववाणी ( संस्कृत ) में जिन तीन महापुरुषों) ले रामायण की रच्ना की है, 
उनमे प्रथम कषि बाग्मी (वाल्मोकि ) महर्पि की रचना के अनुसार ही मैने तमिल-पद्मो मे 
यह रामायण रची है। 

धर्म-रक्षा के लिए, परम पुरुष ने जो अवतार लिये थे, उनमे से रामावतार का 
बर्णन करनेवाला यह प्रसिद्ध काव्य 'शडेयप्प वल्लर के ग्राम तिझवेण्णेय नल्‍लूर! मे 
निर्मित हुआ। ( १-११ ) 


चर सा वार 2 गा चल नल पे दा 

?  याल” एक प्रकार की वीणा | श्राचीन तमिलन्साहित्य में यालू का प्राय” उल्लेख हुआ टे। यह माना 
जाता था कि याल का स्वर सुनकर दिरन मत्मुस्धन्सा हो जाता था और उसके बाद पटह की ककेश 
ध्वनि का वह सहन नहीं कर सकता था ओर कभी-कभी वेसी ध्वनि सुनने पर अपने प्राण भी छोड़ 
देता था । 

२ ौटिगन की एक जाति । 

3. सम्फुत के त्तीन रामायणकर्तता टैं--वाल्मी कि, वर्सिष्ठ और वोधायन । कुछ विद्वान वस्िष्ठ के स्थान 
पर व्यास का नाम लेते €, जिन्होंने 'अव्यात्मरमायण” की रचना की थी। कब ने भी कई स्थानों 
में अध्यात्मगामायण का अनुसण्ण झिया हे । 

४ उडैल्‍ण बसलर एक धनी और उठार व्यक्ति थे । उन्टोने महाकवि कब्र को आश्रय दिया था। 
यपधपि बाई को मदाकवि कवर चोलराजा के आश्रय में भी रहे थे, त्तयापि अपने प्रथम आश्रयदाता 
का है। मनग्य एरदवता झे साथ उन्होंने इस 3 वरथ के आरंम में कई स्थानों मे किया है । 


अध्याथ ९ 
नदी पटल 
[ कोशल देश का वर्णन करने के लिए प्रस्तुत दंकर कि पहले उस देश को 
हराम करनेवाली सस्यु नही का वर्णन कर रद्द है | ] 
कोशल देश में; जहाँ बड़ ही अपराधकर्मी ( पुदुणे की ) पचेन्द्रिव-हपी दाप एवं 
रलहारो से विभूषित झुबतियों के कटाज्ष-ट्पी गप--चे ढोनो सन्माग को सीमा 
कर कमी नहीं चलते, उस समस्त भूप्रदश को सुरोमित करतों हुई नरबू नदी ढहती है। 
भस्मधारी (शिव ) के रगवाले मेथ ने; गगनमार्ग से ऋलकर; समुद्र के जल का 
पान किया और (जल पीकर ) वक्ष पर लक्ष्मी क्रो घारण कर्नेवाले विलक्षप कांतिपूर्ण 
विष्णु का रग पाकर लौटा | 
मेंघ उमड़ूकर उठा और हिमाचल के उपर छा 
कि शिवजी का ससुर यह ( हिमाचल ) पर्वत सर्यातय 
उसकी रक्षा करनी चाहिए; हिमाचल पर फैल गया हो | 
मेव ने जलधाराएँ क्या वरसाई, एक महान दाता के सह्श अपनी रुमस्त सर्पात्त 


3; 





२] ण 
को ही छुटा दिया। (वह द्टव ऐसा था कि ) आकाश ने जज देखा कि बह भारी 
हिमाचल" ( पर्वत ) स्वर्णमव है; तो उस सोने को खोडकर निकालते के उद्देश्य से अपने 


चाँदी के बने हथोड़े उस पर मार रहा हो | 

वर्षा के जल की धारा बड़े वेग से धरती पर प्रवाहित हो चली और उसने स्वत 
शीतलता उत्पन्न कर टी, मानो मनु के उपद्िष्ट धर्म-सार्य पर चलनेवाले किसी प्रजावत्तल 
और गौरब-सपन्न राजा की कीर्ति ही सर्वत्र फैल रही हो, अथवा ऊदुबेंदों की पूरा अधिगत 
किये हुए ब्राह्मण के हाथ मे प्रदत्त दान ( का बश ) हो। 

हिमाचल के ऊपर से वर्षा की धारा प्रवल वेग के माथ नीचे वह चली और 
किसी रुपाजीवा (वेश्या ) नारी के समान वह (पण्वत की ) शिखा; हृदय तथा पाठ से 
सलग होती हुईं उसकी सीमा से वाहर चली गई : क्षुण-मर ऊे लिए वह ण्वंत से लगी रही, 
परन्तु दूसरे ही क्षण वहाँ की सभी वस्तुओं को अपने साथ व्हाकर थागे व्ढू गई | 

वर्षा का ग्रवाह हिमाचल के रक्त, मोर-पंख, हाथियों के वात, खवप, उन्दन 
आदि जपटय, प्रदावा का समब्कर ले चला, जिससे वद वाणिज्य करनबाले व्यक्ति की 
समानता करने लगा | 

वह प्रवाह कमी रंग-विरये घुष्यो से भर जाता ; ऋमी मृदु मकरंढ उस पर छा 
जाते; कभी मधु धारा, कमी हाथियों का मह्जल और कमी लोहित थादू उसमें मिले 





श्प्राचीन तमिल-साहित्य में हिमाचल और मेर पवृत दोनो को कर्मा-कमी एक ही माना गया ह. 
धत' वहाँ हिमाचल को ( मेरु के जस ) सोने का प्हाड कहा गया है ! 


४ कब रामायण 


दिखाई पडत | यो अपने दन विविध रगो के कारण वह (प्रवाह ) गगन पर चमकनेवाजे 
इन्द्र-घनुप की-सी शोभा दिखाने लगा | 

वह प्रवाह कभी बढ़े-बडे प्रस्तर-खडों को लुढ़काता हुआ; कभी गगनडुम्बी वृक्षों 
को उखाड़ता हुआ और कभी अपने समीप-स्थित पत्र-शाखा जेसी सभी वस्टओं को उठाये 
हुए चल रहा था , वह प्रवाह भी क्‍या था ? जब श्रीरामचन्द्र समुद्र पार करके लका भे 
पहुँछना चाहते थे, तब ( वह प्रवाह ) हिल्लोलो से भरे हुए समुद्र में सेतु बॉधने का आयोजन 
करनेबाली वानर-सेना ही जान पड़ता था| ( अर्थात्‌, पत्थरों तथा वृच्षो से भरा हुआ वह 
प्रवाह समुद्र पर पुल बॉधनेवाली वानर-सना के सहश दीखता था। ) 

उसके मीठे जल पर भोरों और मक्खियों का भुण्ड मेंड्राता हुआ दिखाई 
पड़ता था , वह प्रवाह किनारों को लॉघकर उद्दाम उमग के साथ बह चला ; उसका अन्तर 
भाग स्वच्छ नही था ओर ( वह ) सायुवान* के बडे-बडे बृक्ती को गिराता हुआ दौडा जा 
रहा था; जेसे कोई मण्॒प डकार लेते हुए भागा जा रहा हो। 

उस प्रवाह मे बडे-बडे भूग थे, भारी सुखवाले मत्त गज थे ; बह भयकर कोलाइल 
करता हुआ अपने आगे-आगे घ्वजाओं के समान बहुत-सी लताओ* को वहाता चला जा 
रहा था , ( इन सबसे बह प्रवाह ) ऐसा लगता था; मानो समुद्र पर चढाई करने के लिए 
कोई बडी सेना को साथ लिये जा रहा हो। 

[ वर्ष-प्रबाह का वर्णन ऋरने के पश्चात्‌ अब कवि सस्यू नदी का विशेष वर्णन 
करता है। ] 

छुब्ध जलधि से परिवृत इस धरती पर जीवन धारण करनेवाले जो प्राणी हैं, उनके 
लिए सरयूनदी मातृस्तनन्‍्य-सइंश है। सूर्यवंश के नरेश जिस महान सद्धर्म का पालन अनादि 
काल से करते आ रहे थे, उसी धर्म का पालन वह नदी भी कर रही है। 

सरयू की धारा, कोशल देश की रमणियों के बनाये सुगधपूर्ण, कुछ्ुम, फेसर, को४ 
( एक सुगधित द्रव्य )) इलायची, शीतल चंदन, सिन्दूर, नागरमोथा) गुस्गुल, मोम आदि 
पदाथों के मिलने से बहुत ही सुगधित रहती है। (जब ख्त्रियाँ नदी में स्नान करती थी, तब 
ये वस्तुएं उसके प्रवाह में मिल जाती थी और नदी का जल सुगन्धित हो जाता था | ) 

सरयू की बाढ, अपने जल-रूपी वाणों के कारण, आसपास रहनेवाले व्याध 
लोगो के छोटे-बडे गॉवो मे बडी हलचल मचा देती है| वह व्याघ-नारियों को अपनी 
छाती पीठकर रोते-कलपते हुए भागने पर वाध्य कर देती है। ऐसे समय में बह नदी 
शत्रुओं के लिए भयकर (किसी ) वीर नरेश की सेना का दृश्य उपस्थित करती है ) 





? मथप और जल-पश्रवाह दोनो के समान विशेषण दिय गये ६। सागुवान पेड को तमिल में 'तेबकु” 
कहते हे। इस शब्द को क्रिया के स्य मे रखने पर दूसरा अर्थ निकलता है । 'ढकार लेते हुए', मधप के 
पक्ष भे, यह अर्थ सगत होता है | 

» तमिल मे 'कोडि' शब्द का अर्थ होता ह॑ 'लता? | शब्दरलेप से उसका दूसरा अर्थ 'ध्वजा? भी होता है। 
मूल में इस शब्द का प्रयोग करके कवि ने बड़ा चमत्कार दिखाया हैं [ 


बालकाणड ५५ 


वह नदी, किनारे के छोटे-छोटे गाँवों में से, जमा हुआ गाढा और सुगंधित 
दही, दूध, मक्खन और घी को छीको के साथ ही उठा ले जाती है (वहा ले जाती है), 
कर्दव-बृ्दो को गिरा देती है; हिरनी के समान भीए नयनवाल्ली खालिनी- के दुकूल बहा 
ले जाती है। अवल वेग से बहती हुई वह नदी, कालिय नाग पर, जो अपने फनो और 
धारियों से भयंकर लगता है--नाचनेबाले कृष्ण की समानता करती है। 

सरयू का वह प्रवल प्रवाह अपने मार्ग में (बॉधों ) के किवाड़ो को ब्केलकर 
आगे बढ़ जाता है; कृषक उसे देखते ही आनन्दित हो जाते है और हाथ छठा-उठाकर 
आनन्द-रव करने लगते है, नदी का पूरा भरा हुआ अग्रमाग किनारों से उमड़ता हुआ 
आगे बढ़ जाता है , उसके ऊपर भौरे भुण्ड-के-भुण्ड मेंडराते जाते है; वह यत्र-तत्न मोतियों 
और रत्नों को विखेर देता है, वाढ़ को रोकने के लिए जहॉ-तहाँ गाड़े हुए खूँटों को बीचि- 
रूपी अपने विशाल हाथो से उखाड़ता हुआ, लहलहाते हुए खेतो से भरे 'मस्दम' * ( कहलाने- 
वाले ) प्रदेश मे ऐसे आ पहुँचता, जैसे कोई मत्तमज मदजल बहाता हुआ आया हो | 

हिमाचल के ऊपर से आया हुआ वह प्रवाह, पर्वत (कुरिंजि ) के पदाथों को 
पर्वत की तलहटी पर के अरण्य ( मुल्लें ) अदेश में बहा ले जाता है और अरण्य के पदाथों 
को खेतों और वगीचो से भरे हुए ( मरुदम्‌ ) प्रदेश मे लाकर फैला देता है तथा समुद्री 
तट ( नेयदल ) प्रदेश को अपनी उपजाऊ मिट्टी के द्वारा लहलहाते खेतों मे परिवर्स्तित कर 
देता है। इस प्रकार, वह पर्वत अरण्य, खतो आदि की वस्तुओं को अपने-अपने स्थानों से 
हटा-हटाकर दूसरे स्थानों पर रख देता है। देव, मनुष्य, पशु-पक्ती तथा स्थावर--इन 
चार प्रकार की योनियो मे भ्रमण करते रहनेवाले प्राणियों के साथ जिस प्रकार उनके 
संचित क्रेम ( पाप और पुण्य ) लगे चलते हैं और उन्हे भिन्न-मिन्न योनियों में उत्न्न 
होने के लिए वाध्य करते है, उसी प्रकार यह नदी भी विभिन्न भू-प्रदेशों के पदार्थों को 
स्थानान्तरित करती हुई आगे बढ़ती है | 

नदो की वाढ़ को बढते हुए देखकर क्ृपकजन आर्नान्‍्दत हो छठते हैं और 
पटह'* बजाकर उसको सूचना देते है। वह नदी अपनी वीचियों से जल-विहुओ तथा 
स्वर्ण और मोतियों को विखवेर्ती हुईं, धरती को चीरती हुई, नालो की शाखा-प्रशाखाओं मे 
वेंटकर बहती हुई इस ग्कार दौड़ चलती है, जिस ग्रकार किसी पुण्यवान्‌ मनुष्य की वंशावली 
विभक्त होकर विकसित हो रही हो। 

सरयू का प्रवाह हिसाचल पर उत्मन्न हुआ ; वहाँ से चलकर वह समुद्र मे जा 
मिला | बह आरंभ से एक ही रहा, परन्तु धीरे-धीरे असंख्य नालो, नहरों, तालाबों और 








१. तमिल-लक्षणकार भूमि को पाँच अकारो मे विभाजित करते हें -- (२) कुरिजि--पार्वतीय प्रदेश, 
(३९) झुल्लै--अरगय-अंदेश, (३) मरूम-नदियो के जल से सिंचित समतल प्रदेश, (४) नेयद्ल-- 
समुद्री तट और (५) पाले--वालूमय प्रदेश या मस्भूमि | 

२, आचोन तमिल देश भे नहरो और नालो की रखवाली करने के लिए 'मल्ल” नामक लोग नियुक्त थे; 
नदी मे जब पानी आता था, तव वे पटह-वाच्यो को वजाकर लोगो को सूचना ढेते थे, जिससे तट पर के 
गाँवों के लोग सूचना पाकर सावधान हो जाते थे | हि 
















कै ५ 2 गाए 0४७ ७ ४. (| ॥५ हि के छू के ।॥ | । ॥' 
ड्‌, हर 0 आधं/ पैक नं! जी ८ | हर हा बे 
2] न 0 ईैः का ' | शो । (४ | ७ ७ कि ... कु कि हि हज 
पाचि ० कह कक ढ़ हिओ। किन गए 'र ५ 
पजाण [6 पा ए!ए ि पर 9 वेट गए कर मेड शशि 0७ ।॥ कैर भ कै ः मु 
६२ ॥॥ ॥. 5 ही गति एः भ ि » 9 भ हिं 
४३ रा ४५ ड़ * 5 2 रद ट $ ६ कौर सछि 
ही वे हुई जि का. हर ७ छः ॥१ पं ह्ट ्‌' # 8५ 7 
पा हि हि हम मे ॥ हा किए री ॥० 9 । रा ] 
हि 7 मै  ॥ ७१ २ 4४ १५१: न्‍् पं हि 9 
कर मै 8 ब्ि !0% > ६8५ 6 ॥ ॥ पं छह 
४ ५ प्र पा | | ही | ४ हि [अ मेड वेट हे | नि 
न ँ करी हैन्स ७. अल 0 
0. ति रा हि पु गठ भा मं रू है 2४ ् ५ ु हि ॒ 
शी "जा पर 4 0 ३ (४ 80 
पी +! 28 रा ि न आप ५ हा 2 कप ० ओ मी हर, 
0 है| के कि भी हर हि 0 ५ ॥७ पु मा 
प्ि पक बह ॥ह ३ आ 0 अड किए हक २ हि मं ः 
फ हे था हु. ४ ॥२ १७ ५ दि पर ४ की 6, 
हि के है ६.6 ही है ७२ हु ५ ॥+. ( ४ एप हे हे $ ६ ' ; | 
॥ 5 आ८ हि प पट एफ ॥ हे | 9 हे ५ पर शक छू हा मद कै 
आह, 5 0 पद कि है कफ कप 
52 हो यह» 5० /,. ॥£ ४०७१ ॥ 7 ॥. २ है ० कि. ॥हि पड 
| जज ५५ हे [22% 5 न श्र ८५ रु ः न ] रू, ॥४ कक [हा /; 
ईि ॥त थी १ शि , ण ० ७ के हि 9 0 १६ १, “४ ः ५ भोए 0 
की वि हि. ., हु, 9 0 लेह ।2 |: पे 0 ॥6 हि की के लवण कक 
-. मद थ् [3 [+* 5 बा के न कं 8 
नि ४ 'ए 05 छ्प् पफिः £ि है ४0. »« पे ॥7 6 6 "म ॥ 0 ॥/ ५१ # 
॥9 0 ४ . पिक्र ॥ 7 बझ फश् 7 8 के हि आह 
कि कु टक 4२ 5 हर 
कह हा कि हु की हे ० हो, ॥0 कक आय किक शी  ॥ 
के | ; म्प हि हित ७ कै ५४७ है $ हक ॥ ४ 
॥ हर हल एल 2 हर की ॥0 हि, ० शिए है; नी आर] 5 
दी ला कै की के कि ॥ए 0 कप (3 9... | कि आए 5  ॥. 
[7 रत ५ ८ 0५ /६५ ४ (0 ९, ॥' * ९, ४ ० 
आाओ।।॥ है (६ की 8४ हि हि 0 9 ६ है. हि 6 है पा हो कि शशि 
(रु ५; ४ न ९ | ३ का है है 497 बा न कक हे | ५ ५ ॥, मै 
! हे बह ० हक पी ॥ह, ही भा ही ४ न जा पू ७ हट ५ हे ॥६॥ | # ४ कप 
दर 65] 7॥+ 7 ५; ट) 0४४ «ः हे [४ ४ * रु 
; 0 0 ३४ की कह आन पी 2 ४ 
हे | १७ के ओह | पक मै होश है... हैं. गे? गैर 
ए5 ॥/ ॥/ बे बढ > ] छा ही +। बर नी 
| (एक ॥ 2० 0 2 एमी का ० कि ही?! को । ५ ० 
॥ के | ही है कि हि, है २५ । है ॥ ते ह कह » ॥ मे 
9 है -+ छि [8 जे छिप । | + # $ छत 
॥ै३ ० ० हे कफ कै कक 7303 
40 |, गण हर हा? ( 


वालकागूड ७ 


करती हो और कुचलव-पुष्पो का समुदाय अपने विशाल नवनो ( पखुडियों ) को झोलक्रग 
इस सुमधुर दृश्य को मंत्र-मुख होकर देखता खड़ा है | 

बहाँ के विकसित कमल-पुष्यों पर भ्रमर तथा लक्ष्मी देवी विश्वाम करती हें, 
पुष्ममालाओं से अलंकृत रसिक्र-जनों पर रमणियों के कटाक्ष तथा कामदेव के बाण आबात 
करते हैं; बड़ी-बड़ी मेधरा शियों से गिग्नेंवाली जलघाराएँ प्रवाल तथा मोत्ियों की 
उत्पन्न करती हैं: वहाँ के निशसियों को जिहा पर सदा सत्ववचन तथा शास्त्र 


करती है। 


रस 


शख-कीट तालाबी म॑ ( निर्मव होकर ) विश्नाम कग्ते हैं, ( क्योकि 
(उन्हे कष्ट न ढेकर ) वृक्षो की शीतल छाया मे विश्नाम कर रही हैं; भ्रमर ( नगर 
की पुष्पमालाओं पर ) विश्राम करते हैं - ( क्योकि ) लक्ष्मी देवी कमल-पुष्प पर विश्वाम ऋर 
रही हैं: सीपियाँ ( खेत की ) मेड़ो पर विश्नाम करती है; ( क्योकि ) क्दछुए कीचइ मे 
विश्राम कर रहे हैं; हंस धान के अंबागे पर विश्वाम करते हैं: ( क्योकि ) मोर ( उन्हें रूप 

देकर ) उपचनो मे विश्वाम कर रहे हैं। 

( उस देश के बेभव की कितनी प्रशना करू १) वहाँ खेतों म हल जोतने पर 
मोना निकल पड़ता है , उसको समतल बनाने पर रन बिरूर जाते हैं : शख मोती उगलते हैं : 
धान की सुनहली वालियोँ हैं: मछलियाँ हैँ ओर छोम्ल पत्तेवाले गन्ने हैं: भ्रमरे. क्म्ल- 
पुण्यो एवं कृपकों के हर्पोत्कुल्ल सुखो से परिपृर्ण वद देश कितना नवनामभिरगाम है 2 

प्रभात के समय मधुर स्व॒स्वाले 'याल-वाग (एक गकार की वीणा ) के 
हाथ मे लेकर, मृदंग की ध्वनि के साथ जब मधु-पान से मस्त गयेंये गाने लगते हैं, तब उस 
संगीत-लहरी को सुनकर रजत-प्रासादों मे, सुनहली धूप की छा विखेग्लेंबाले स्वर्ण-पर्यको 
पर निद्रामम्त मयूर-पख के जेसे नवनवाली तरुणियाँ,; जाग उठती है| 

वहाँ एक और कोल्हुओ से गन्ने का रस निम्ेर के रूप में बहता है, तो दूसरी 
ओर नारियल के क« हुए घोटो से मीठा रस प्रवाहित होता है * कही उपचनों मे पके हर 
फलो का मीठा रस चू रहा है, तो कही पुष्पो से मकरन्‍्ठ कस्कर नीचे गिर रहा है 
सभी रम मिलकर, लद॒राती हुई धारा बनकर. जब मुमुद्र में जा गिरते हैं. तव समुद्र के 
उन रसो को पीकर मस्त हो जाते हैं 

मधु पीकर मस्त हुए कृपक लोग खेत निगने जाते हैं: वहाँ वे 

साथ उसे हुए कमल, कुमुद आदि पुष्यी स, मधुर स्वग्वाली कृपक-बालाओं के नवन, कर. 


4. 

के 

5. ] 
पनवास 


ह हि 


१ तु | 


च्यृ 


मीन 


ही इ 

रहते हैं। नीच जन जब ज्यों पर आमक्त हो जाते हैं. तब उस आमक्ति को कसी मी 
अवस्था म नही छोड्ते | 

वहाँ की रमणियों के सौन्दर्य का क््या कहना? उनके मधुर स्वर, मनोहर 

कटाक्ष, जो कदर के जैसे पंचे ६, पुरुषों के मन को हर हते हैं: उनकी विद्य मी 

छंटा अवणनीय है, उनके केश पुष्य, कस्तूरी आदि सुसधित द्वब्यों से सवासि हैं; जब बे 

नदियों भ स्नान करती है तो नदी का जल उनके केशो की सुर्गाध से उुवासित हो जाता 


ब्द 
पी 
ष्ा 





दर कंब गमायगा 


“तना ही नहीं, जब पद जल समुद्र भें जाकर गिरना )« सब सारे समृद्र छी दर्गन्य को 
अपनी इस सुगंभि से मिटा देता £ | 

यहाँ पुरुष अतिरपयान्‌ # , उनके कानों और अ्त्य अैगो से कृष्ठल आईि 
आभूषण शोभा देत है, उनसे शगीर चन्दन, कपूर आदि से लिम रखते है; जब्र थे नदियों 
गे स्नान करते है, तन नद्वियों उन सुगधित हुत्यों से भर याती हैं और सिन सेतो को थे 
सीचती रं, इनकी मिट्टी भी सुवासित गोफर कप्रेर आदि की गंध बिसेस्ती है, जिस कारण 
पे भौरी के कु सदा उस मिट्ठी पर ही मरा राम £ | 

भीन के समान सेचगाली कृुपकन्यालाओ के पीछे-पीछे रायहसिनियाँ, उनकी 
साल का अनुफरण सती रुए। भठक थाती / तो कमल री सेम पर सोये हार अपने बच्चो 
को भी भूल जाती ६; सिन्‍शिशु निद्ठा में उठकर भूस से रिल्ना उठते £. उन्हें देसकर 
भेगो को अपने बछठ़ो की बात भा गानी / और उनके स्तनों से दे संबित होने लगता : , 
उस दूध को पीकर इंस-शिश्ु त्म हो णाते है .. फिर उरें-ह”ें मेहर लोग्ियाँ गाजर उस्ते 
सुला देने # | 

नद्दा के उद्यानों मे की छोयल का योटा- एज पसने को प्यार कर्ता दुब्ना 
सेठा है; कदी सुन्दर मयूर नाच रे 7; उन उद्यानों डी शोमा, विशालनयन नत्तकियों दी 
मत्यशालाओ के लिए भी ध गार ४ : प्रातःकाल हे समय- मे गुपान से मस्त भ्रमर भी सध्या- 
गीत या उठते हैं ( प्रभात-गीत गाले की सुध उन्हें नम रटती )४ पकत-पर्यकों में सोये हुए 
राजहंस उस ध्वनि को सुनकर अचानक जाग उठते £ | 

कोशल देश के निवासी मनोविनोदों म॑ अपना समय व्यतीत करते हैं। कही 
सभी गुणों से सपन्‍न अपने-अपने योग्य सुन्दरियों के साथ लक विवाद-सबंध करते हैं: कही 
लोग चील के साथ उडनेवाली परछाई के जैसे सगीत का रसास्वादन करते दुए मस्त होते हैं 
( भर्थात - संगीत साहित्य का उसी प्रदार अनुसग्ण झरता ४. जिस प्रकार छावा उड़नेपाले 
पत्ती का अनुसरण करती 6) , कही रसिकजन अमन से भी श्रेष्ठ काव्य-माधुर्य छा पान 
करते में सलम हैं। कहीं अनिथि-सत्कार हो रहे एं. जहो रहस्थजन अतिथियों की मुखाकृति 
को देखकर ही उनके मनोभाव समझ लेते हैं और उन्हें उच्चित उपचार से सत्तत कर आनन्द 
प्रात करते हैं। 

कही लोग एकत्र होकर सुगों का युद्ध देखते है, पूर्व-बैर न होने पर भी: 
ये कुक्कुट एक दूसरे पर बड़ा क्रोध दिखाते हैं, उनके मन मे रोप भरा है. सिर पर की 
कलेंगी उनकी लाल-लाल आँसो से भी अधिक रक्तिम होकर चमकती है, ठाँगो में बेंधी 
छोटी-छोटी पेनी छुरियो से ने एक दूसरे पर चोट करते हुए अमन्द उत्ताह से घनधघोर दुद्ध 
झरते हैं, वे कुक्कुट यदि अपने बीरता-पूर्ण जीवन से कोई कमी रखते हैं, तो यही कि वे 
जीवन की सार्थकता को नहीं पहचानते | 

कही लोग भैसो को लड़ाकर उसका तमाशा देखते हैं, लाल आँखवबाले वे मेंसे 
बड़े रोष के साथ एक दूसरे पर आधात करते हैं और एक दूसरे को बक्षलने की चेष्टा करते है; 
ऐसा प्रदीत होता है. मानो विश्व के नाना पदार्थों को एक रूप बना देनेवाला घोर 


वालकाणएड द्‌ 


अधकार अब दो पत्तों मे विभक्त होकर इन मैसों के मयंकर रूप मे आ गया हो और लड़ 
रहा हो; उस युद्ध को देखनेवाले दर्शक जब पमन्नता से अट्ृहास कर उठते हैं और सिर 
हिलाने लगते हैं, तब उनके मिर के फ़ूलो पर बेंठे हुए भ्रमर गूँजते हुए उड जाते हैं. वहाँ 
जो कोलाहल होता है, उसका शब्द मेघ-मंडल तक गूंज उठता है | 

किसान खेतो को हल से जोतते है, वे बड़े-बड़े वलवान्‌ बली को जोर-जोर से 
हॉक लगाते हुए ललकारते हैं; उनकी ललकारों की गंभीर ध्वनि से कमल के नाल दृठ- 
हटकर गिर जाते हैं; मोती ओर सोना धरती से फूट निकलते है; मणियाँ बिखर जाती हैं 
चलंचल' नामक सीप मेंह खोलकर रो उठते है; हल की धारियों म तेरती हुई मछलियाँ 
छठपटाती हुई उछल पड़ती हैं; कछुए अपने पैरो और मिर को अपने पेट में ममेटकर 
निःस्तब्घ हो पड़ जाते हैं और मीन खेतों से भागकर नालो के गहरे जल में छिप जाते हैं | 

बड़ी-वड़ी नौकाएँ, जो अमूल्य वस्तुओं को लेकर विदेशों मे गई थी और वहाँ 
अपने वोक उतारकर वापस लौद आई है, समुद्र-तट पर पड़ी हैं, मानो भारी बोक दोंने से 
दुखती हुईं अपनी लंबी पीठ को आराम हे ग्ही हो। ये नौकाएँ भी उम प्रथ्वी के ही समान 
दीखती हैं, जो मनु-नीति का अनुसरण करनेवाले; उचित स्थान पर क्रोध दिखानेबाले, दड 
का भी उचित प्रयोग करनेवाले, इच्छाहीन, धर्म और प्रजावललल राजा के द्वाग सुरक्षित 
होने के कारण पाप-मार से मुक्त हो गई हो | 

धान की कटी वालियो का ढेर आसमान को छूता हुआ पड़ा हैं: कृपक लोग, 
( हॉकनेवाले के ) संकेतों को समककर चलनेवाले वेलो के द्वारा उन वालियो की गोनी 
करके धान निकाल ्षेते हैं; दरिठ्रों को ढान देले के वाद बचा हुआ धान गराड़ियो से लाठकर 
अपने घर ले जातें हैं, जिससे अतिथ्रियों तथा छुटुम्तर के संग वे भरपेद मोजन कर सके | 
गाड़ियाँ जब धान लादकर चलती हैं, तब भार के मारे पहिये घँस जाते हैं, मानों धरती मी' 
उस बोर के आगे अपनी पीठ मरोड़ रही हो | 

उस देश में समी आवश्यक पदार्थ उपजते हैं; धान के खेतों भे धान, महँकरते 
वागो में पके फल, बाँगर भूमि में चना आदि अनाज, लताओ में फल, कंद-मूल--जों मिट्टी 
के भीतर से खोदकर निकाले जाते हैं--आदि वहाँ पर होते हैं, जिन्हे कृषक उसी प्रकार 
वटोर लेते हैं, जिस प्रकार भ्रमर पुष्यो से मधु को एकत्र कर लेते है। 

उस देश के सभी प्रान्तों में अन्न का सदाजत वड़ी धूम से चलता है ; ब्राह्मणों को 
भोजन देंने के उपरान्त गहस्थजन अपने अतिथियों तथा बंघुओ के साथ स्वयं भोजन करते हैं . 
भोजन के पदार्थ में तीन श्रेष्ठ फल) ( आम, कटहल और केला ), विविध स्ममय दाल, 
उस दाल को डुवो देनेवाला घी, लाल-लाल दही के दुकडे, खाँड इत्वादि होते हैं और इन 
व्यंजनों से घिरा हुआ मात होता है। 

अ्रभर उस प्रदेश में निरन्तर निवास करते हैं, क्योकि वहाँ की कामिनियों के 


हच म् ब्ट्ण 
१ तमिल देश के तीन प्रवान फल हैं--भाम, कटहल और केले। इन्हीं तीन फलो का वर्णन तमिल- 
साहित्य में प्रायः मिलता है । 


१० फंब रामायण 


पकज समान मुख-सडल पर जो काजल-अंकित रमणीय नयन हैं, उन्हें वे श्रमरियाँ समस लेते हैं 
ओर उन्हों की सगति की कामना करते हुए सदा वहीं मैंडराते रहते हैं| 

कामदेव जिन पुरुषों को विचलित नहीं कर सकता; उन्हे भी वहाँ की युवतियों 
का दृष्टि-पान अधीर बना देता है, उनके मनोश्ञ स्तन, सामने आनेवाले पुरुषों का सिर इस 
तग्ह भुका उेते हैं, जेसे मालिक अपने नौकरों पर क्रोध करके उनका सिर नीचे कर देता है | 
उधर नारियल के घोटों से जो मधु-धारा बहती है, उसे पीकर मोटे मीन मस्त पड़े रहते हैं। 

धरती पर चलनेवाले काले वादलो जेसी मैंसे, नदी के ठडे जल में गोता लगाती 
हुईं अपने धछड़ो को याद करती हैं, तो उनके थनों से दूध स्ववित होने लगता है; जब वह 
दूध नदी के जल से मिलकर खेतों मेष हुँचता है, तब उसी दुर्ध-घारा से सिंचकर धान का 
शस्य बढ़ता है | 

वहाँ की अति समृद्ध पाक-शालाओ में बडे-बडे भांडों में चावल पकाया जाता है, 
चावल धोने का पानी कल-कल शब्द करता हुआ वहाँ से बहकर ऋ्रमुक-बन में होकर लाल 
धान के खेतों में पहुँचता है और अंकुरो को पुष्ट करता है। 

कुडे के ढेरों पर बेठे हुए और सिर पर कलेंगी से शोभायमान लाल सुर्गें जब 
अपने नखो से कूडे को कुरेदते हैं, तब उसमें से चमकती हुई मणियाँ बिखर जाती हैं; चिडियाँ 
उन्हे जुगनु समककर अपने घोंसलो में लाकर रखती हैं| 

अह्ीर तरुणियाँ उज्ज्बल और गाढे दही को अपने सुन्दर करो से हिला-हिलाकर 
मथती है, तब मथानी की ध्वनि रह-रहकर जोर से उमड़ पड़ती है; उनके हाथो में पड़े 
शख के नक्ाशीदार सफेद कान बोल उठते हैं, और उनकी पतली कमर आगे वढ़-बढकर 
लचक जाती हैं । 

फुलबारियों ये तोते बोलते है; पुष्यों में भ्रमर गाते हैं , जलाशयों में पक्षियों का 
मुर कलग्व होता है , दानो लोगो के घरो में अतिथियों के भोजन के लिए धान कृटनेवाली 
औरत गहस्थ को ग्रशसा गे गीत गाती रहती हैं। 

मोली और काली आँखोबाली वालिकाएँ नदी से मोतियों को अपने चुल्लू मे 
भर-भग्कर ले आती हैं और घर के आँगन मे उनसे घरौदे बनाकर खेलती हैं; इस तरह 
बिसरे हुए सीती गृवाक ( सुपारी ) के फलो मे मिल जाते है; और गुवाक साफ करनेवाले 
ले।ग उन मोतियों को असार वत्ठु समझकर फेंक देते हैं| 

छंड सौगो और कठोर कपालवाले भेट्टों के बलवान जोड़े जब परत्मर मिड़कर 
लख्ते 7, तब उनके वकरने की कर्कश ध्वनि से द्रस्थ पर्वत-श्र गो पर रहनेबाले मेघो में 
व्रिजानी ऊीध जाती है | 

पर्वतों के बीच अग्ण्यो म जंगली हाथियों को फेंसानेवाले बीर शिकारी कठपरे 
बनावर उनमे हाथियों के कुण्ड को--बच्चोंवाली हथनियो से उन्हें अलग करके-फेंसा खेत हैं; 
तीर तय उन मत्त हावियों को सुदद श्|खलाओं से वे वीर बाँधन लगत हैं, तब वहाँ बडा 
पिक्द झासाटल टोसा 7; उन कोलाइल को सुनकर हेयर में इसिनी के साथ क्ीडा 


कयलेयानी मराल  हग ) उसरकर भाग सठे होते हैं| 


बाौलकाणड ११ 


किसान लोग जब भूमि से कंद-मूल खोदकर निकालते हैं, तब उन कंदो के 
साथ कई श्रे9 रक्ञ भी निकल पड़ते हैं; फलो के भार से भुकी हुई आम्रबृत्षो की डालियो से 
निरन्तर मधु-धारा बहती रहती है; सदा कमल-पुष्पो से प्रेम करनेवाले हंस पुन्ने! ( नामक ) 
पुष्पो से आकृष्ट होकर उनके पास अठक जाते हैं। 

कृषक-रमणियाँ “'ुरबे! नृत्य ( एक प्रकार का लोक-नृत्य ) करती हुई गाती है; 
उनके गायन का मधुर स्वर सुनकर ख्वालो के ऑगन मे वेंधे हुए बछडे, जो वॉसुरी का नाद 
सुनने के अभ्यस्त हैं, निद्रा-निमप्त हो जाते है, बहाँ की 'खतियों के राग छुनकर खेतो की 
रखवाली करनेवाले कृषक बेसुध हो जाते है | 

पहाड़ों पर उगे हुए बॉस, हवा के कोौके खाकर टकराने लगते है; उनकी चोट 
खाकर शहद के बड़े-बड़े छत्तो से शहद बह निकलता है; ऊँची चद्दानो पर से गिरती हुई 
मधु की धारा ऐसी लगती है, मानो कोई विशाल सर्प चद्टानो से लटक रहा हो, यह मधु 
की धारा कुमुद-पुष्पो से भरे सर मे जा गिरती है, तो ( शख ) कीट उसे पीकर तृप्त होते हैं। 

वहाँ की सुन्दरियाँ, जिनके विशाल नयन और अद्धचन्द्र सदश ललाट है; 
वे विद्या एवं घन से संपन्न है, अतः जो कोई दुःखी पुरुष उनके यहाँ आता है, उसे धन 
आदि देकर संतृष्ट करती हैं; वे सदा इस तरह के धर्म-कर्मों में निरत रहती हैं; उनका अन्य 
कोई देनिक कार्य नहीं है | 

भोजनालयो मे, जहाँ रोज अनगिनत अतिथियों को भोजन दिया जाता है, 
भरद्ध चन्द्राकार कटारो से काटी गई तरकारियो, दालो और मोती के दानो जैसे चावलो की 
बड़ी-बड़ी राशियाँ लगी रहती हैं | 

पहाँ के निवासियों की विभूतियों का बर्णन कौन कर सकता है ? बड़ी-बड़ी नायें 
विदेशों से अनन्त निधियाँ ला देती हैं; धरती शस्य के रूप में अनन्त समृद्धि देती है ) खाने 
श्रेष्ठ रक्त प्रदान करती हैं तथा उनके विभिन्न कुल उन्हे दुल॑भ सदाचचार की शिक्ता देते हद 

वहाँ कही भी कोई पाप-झत्य नहीं होता, अतः किसी की अकाल-मृत्यु नही 
होती ; लोगो के चित्त विशुद्ध रहते हैं, अतः किसी के मन में बैर या हे ष-भाव नही रहता ; 
वहाँ के निवासी धर्म-कृत्यों को छोड अन्य कोई कार्य नहीं करते, अतः सदा प्रजा की उन्नति 
ही होती रहती है। 

(उस देश में ) नदियों के प्रवाह के सिवाय अन्य कोई अपना मार्म छोड़कर 
नहीं चलता ; नारियो की कुकुमपत्र-रेखाओ से चित्रित ( पुरुषों की ) प्ुजाओ को छोडकर 
अन्य किसी वस्तु का (धान की राशियों पर लगाये गये निशान आदि) चिह नही मिटता ; 
रमणियो के कटि-अदेश के अतिरिक्त अन्य कोई कुद्ध नहीं होता; नारियो के पषालंकृत 
घुंघराले और सुगंधित फेशो को छोड़कर और कोई विज्ित ( विखरा हुआ या पागल ) 
नही दीखत्ता | ड़ 

अगर का धूम, पाकशालाओं का धूम, शुद्ध की भर्तियों का धूम एवं वेद-ध्वान से 


धुजायमान यश्शालाओ का धूम--यें सब मिलकर मेघ बन जाते है और ( अयोध्या के ) 
गगन मे फैल जाते है। 


१२ कंच रामायण 


उस देश की नारियों की छठा ग्रासकर मयूर ( गर्व से ) संचरण करते है; उनके 
बच्चो पर शोमायमान रलाभरणों की काति पाकर सूर्यातप (आनन्द से ) सर्वत्र फेल 
जाता है, उनके केशो की शोभा पाकर मेघ ( अभिमान से ) गगन पर चढ जाते है और 
उनके नेत्रो की छवि प्राप्त कर जलाशयों मे मीन (हर्प से ) इधर-उधर तैरते हैं। 
सरोवरो में नारियाँ जब अपनी ट्ूटती-सी सूछ्म कटि के साथ लहरों को उद्देलित 
करती हुई गोता लगाती हैं, तव उनके रक्ताधर को देखकर कुमुद खिल पड़ते है, जल पर 
चलनेबाले हँस की-सी गतिबाली नारियों के मुख की समता करते हुए कमल खिल 
जाते हैं| 
वहाँ की वनिताओं के कटाक्ष अपने उपभानीभूत सभी वस्तुओं का उपहास 
करते है, उनकी गति हथिनी की गति का उपहास करती है, परस्पर सटे हुए उनके 
उन्नत उरोज पकज की कलियो का उपहास करते हैं, और उनके सुन्दर झुख पोंडश कलाओं 
से पूर्ण चन्द्रमा का उपहास करते हैं | 
वहाँ जो रज्ञ बिखरे हैं, उनकी काति सूर्य की किरणों से भी विलक्षुण है , वहाँ की 
रमणियों के स्तन नारियल के शीतल फलों से भी विलक्षण हैं, उनके उज्ज्वल छुकूल दूध 
पर पड़े काग से भी विल्क्षुण है और उनके विवाहोत्सवो मे वजनवाले नगाड़े काले वादली 
( के गजन ) से मी घिलक्षुण हैं ] 
उम देश के हरे-हरे उपबनों की समता कर सकती है, केवल काली घटाएँ ; 
खेतों मे लगे धान के अबारो की समता कर सकता है, केवल परत , वहाँ के बाँधी से 
घिरे हुए. विशाल जलाशयो की समता कर सकता है, केवल अपार जलराशि समुद्र ; ओर; 
अनन्त निधियों से सपन्न उमर कोशल देश की समता कर सकता है, केवल देवलोक | 
जो धानो की राशियाँ नही है, वे मोतियों के ढेर हैं, जो मोतियों के ढेर 
भहदी हैं, वे समुद्र से निकाले गये नमक के ढेर हैं, जो नमक के ढेर नहीं) वे नदियों से 
निकली अमूल्य वस्तुओ के समूह हैं, और, जो उन वस्तुओं के समूह नहीं हैं, वे सेकत 
श्रेणियाँ हैँ, जहाँ रत्न बिखरे पडे है | 
बालिकाएँ जहाँ कन्दुक-क्रोडा करती है, वे चन्दन के वाण नहीं हैं, परन्तु चंपक- 
पुण्यो के उपचन हैं--( वालिकाओ के शरीर की सुगंधि पाकर चन्दन-बन भी चपक-उपवन 
के समान महँक उठते हैं ), मयूरवाहन सुन्दर सुबरहृण्यम्‌ ( कार्सिकेय ) के जैसे वहाँ के 
बालक जहाँ धनुर्वि्या आदि कलाओ का अभ्यास करते है, वें नन्दन वन नहीं हैं, परन्त 
मकरन्द-भरे रजनीगधा के वन है- ( उन बालकों के शरीर से भी रजनीगन्धा की-सी सुरभि 
पाकर परिजात-बन भी रजनीगन्वा की फुलवारी के समान महँकने लगता ह। ) 
वहाँ के कोकिल उन सुन्दरियों की कठध्वनि का अनुकरण करते हुए बोल 
उठते हैं , मयूर उनके नृत्य का अनुकरण करते हुए नाचने लगते हैं और सीप उनके दाँतो 
के उपमान होनेवाल मोती उगलते हैं। 
( उस देश के ) मद्य-विक्र ताओ के यहाँ मद्म पर्यात मात्रा मे मौजूद रहता है, 
उन मंत्री झा पान बर्नेवाल कृपको के यहाँ खेती के उपयुक्त सभी आवश्यक साधन 


बालकाणड १ 


ल्‍ 


उपस्थित रहते हैं; विवाह-मंगल मे व्यस्त युवकों के घरो से उस समय के अचुकूल मंगल-बाग 
वजते रहते हैं; और, संगीत-कला-निपुण बाण ( एक गायक जाति ) लोगो के घरो से 
बुमावदार “किले! ( एक प्रकार की वीणा )-वाद्य विद्यमान रहते है| 

चहाँ पृष्प-मालाएँ शीतल नत्र मधु बरनाती हैं; जल-पोत उत्झश रो को 
( विदेशों से लाकर ) वस्नाते हैं , हवाएँ ग्राणो को स्थिर सखसेवाला अस्त वरस्साती हैं 
और कवियों की वाणी कर्ण-पेय मधुर कवित्ल रस वरसाती है| 

पुष्यी से अलकृत केंशों और मुक्ता-मालाओं से भूषित वक्ची से अतिरमणीय 
दिखलेवाली कासिनियो को उद्यानो से देखकर बड़े कलापवाले सवूर भ्रम में पड, जाते है 
कि वे भी मयूरी हैं और इसलिए युवकों के मन के जैसे ही वे सवृर भी उनके पीछे-पीछे 
चलने लगते है | 

उस देश म दान का महत्त्व नही, क्योंकि वहाँ कोई भी बाचक नहीं है; श्रता 
का महत्त्व नही, क्योकि वहाँ दुदध नहीं होते : सत्यवचन का महत्त्व नही, क्योकि बहाँ कोई 
कमी असत्व-भाषण नहीं करता: और, पढितो का भी महत्त्व नहीं; क्योकि वहाँ के सभी 
लोग वहुश्र्‌ त तथा ज्ञानी है 

तिल, जौ, सामा, कुलथी आदि धान्‍्वों से मरी हुईं गादियोँ और नमक के 
खेतों से नमक लादकर लालेबाली गाडियाँ, वहाँ की गलियों मे पहुँचकर एक दूसरे की 
कतारो में इस प्रकार खो जाती हैं कि उन्हें अलग-अलग पहचानना कठिन हो जाता है | 

वहाँ के विभिन्न पान्तो मे उत्न्न होनेवाले खॉड, शहद, वही, मग्र आदि पदार्थ 
दसरे प्रान्तों मे यो स्थानान्तरित होते रहते है, जेसे मोक्ष-मासि के उपाय से वंचित प्राणी 
अपसे किये कर्मों के फल भोगते हुए विभिन्न जन्म बरहण कर भठकते रहते हैं | 

यज्ञो को देखने के लिए आई हुई जन-संडली ओर मेलो को देखने के लिए 
आई हुई जन-मंडल्ली--गोनो, सगीत और बाँसुरी की ध्वनियों से प्रतिध्वनित होनेवाली 
गलियो मे इस तरह मिल जाती है, जसे अलग-अलग दिशाओं से बहती हुई टो नदियाँ एक 
स्थान पर आकर मिल जाती हो | 

शंख-ध्वनि, मदंग का नाठ, पटहो का रव आदि स्वर, खेतो भे बड़े-बड़े बेलों 
को हॉकनेवाले कृपकों की हाँक मे समा जाते है। 

माताएँ अपने नन्‍हें बच्चो को दूध पिल्ाकर अपने हाथ से अन्न उठाकर खिलाती हैं 
उन बच्चो के मुँह से लार उनके वक्ष पर गिरती है, जहाँ ( विष्णु भगवान्‌ के ) पॉच आबुधी 
के चिहावाली माला पदी है , अन्न उठाते समय उन नारियो के सुकुलित होनेचाले कर या 
दीखते हैं, जेसे चन्द्र की काति से पंकज मुकुलित हो रहे हो | 

वहाँ के लोग शीलवान्‌ हैं, इसलिए उनका सौन्दर्य नित नवीन रहता है: थे 
सल्यवादी हैं, इसलिए वहाँ नीति स्थिर रहती है; वहाँ क्लियो का जादर होता है, इसलिए 
धर्म सुरक्षित रहता है, और, वर्षा समय पर होती हैं, क्योंकि वहाँ की लिया पवित्र 
आचरणवाली हूँ | 

उस विशाल कोशल देश की, जो उपबनो से घिग हुआ है, सीमा का पता कोई 


१9 कंच रामायण 


भी नहीं लगा सकता; सरयू नदी अपनी अनन्त शाखा-प्रशाखाओं से बहती हुईं उस सीमा 
को खोज रही है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाई है। 

यह कोशल देश इतना पुण्यभूयिष्ठ है कि यदि प्रभजन के आघात से ससझुद्र की 
जलराशि भूमि पर चढ़ आवे, तो भी उस देश की कोई हानि नही हो सकती | ऐसे कोशल 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब हम अयोध्या नगर का वर्णन करेगे | ( १--६१ ) 


अध्याय 8 
नगर पटल 


अयोध्या नगरी सस्कृत भाषा के महाकवियों तथा विद्वानों द्वारा रस-भरे, सार- 
गर्मित; मधुर शब्दों में वर्णित हुई है, जिस स्व॒गलोक की प्राप्ति की इच्छा से असंख्य लोकों 
के निवासी तपस्या में लीन रहते हैं, उस स्वर्ग के निवासी भी अयोध्या नगरी का निवास 
प्राप्त करने की कामना करते रहते हैं ) 

क्या बह अयोध्या नगरी भूदेवी का सुख है या उसका तिलक है £ अथवा उसके 
नयन है? उसके स्तनों पर सुशोमित मनोहर रलहार है १ अथवा उस भूदेबी के प्राणी 
का निवास है १ 

क्या वह नगरी लक्ष्मी देवी का आवास-भूत अति सुन्दर कमल हैं? या वह 
स्वर्णम॑जूषा है, जिसके भीतर विष्णु भगवान्‌ के वक्ष पर प्रकाशित होनेवाले कौस्तुभ मणि 
जैसे सुन्दर रत्न रखे हुए हैं अथवा वह देवलोक से भी ऊँचा वैकुण्ठधाम ही है १ कदाचित्‌ 
यह वह स्थान है, जहाँ प्रलय के समय सारी सृष्टि समा जाती है। इस नगर के सम्बन्ध में 
और क्‍या कहें १ 

अपने अर्धाग में उमा देवी को स्थापित करनेवाले ( परमशिव ) दो देवियों 
( श्री और भूमि ) के पति अतुलनीय ( विष्णु ) भगवान्‌ तथा क्षमाधन देव (ब््मा ) ने 
भी इस अयोध्या की समानता करनेवाला दूसरा नगर नहीं देखा। चन्द्र तथा सूर्य भी 
इसके उपमान हो सकनेवाले एक नगर को देखने की प्रवल इच्छा से प्रेरित होकर ही 
निर्निमेष नयनो से अभी तक अतरिक्त में घूम रहे हैं अन्यथा उनके इस प्रकार अ्रमण करने 
का दूसरा कारण क्‍या हो सकता है ? 

ब्ह्मदेव ने बहुप्रशसित इस रमणीय अयोध्यापुरी का निर्माण करने के हेतु तीछ्षण 
बज्रायुध धारण करनेवाले ( देवेन्द्र ) की नगरी अमरावती एवं कुबेर की राजधानी 
( अलकापुरी ) को दष्टि करके पहले ही नगर-निर्माण का अभ्यास कर लिया था, मव 
आदि दवशिल्पी भो इ॥स नगर की शोसा देखकर लज्जित हों गये और शिह्प-कला में 
अपनी हार स्वीकार कर सकल्पमात्र से सृष्टि करनेवाली अपनी शक्ति को भूल बेठे, तो 
मेघ-मडल को छूनेवाले टन आसादो का वर्णन कैसे किया जाय १ 

अपरिमिव वेदों मे यह अर्थ प्रतिपाव्त हुआ है कि ( इस ससार मं) “जो पुण्य 


चालकागूड १ 


कर्म करते है, वे परलोक मे आनन्ठ प्राप्त करते है'--वैसे ४्म का पलन करते हुए. इस पृथ्वी 
पर श्रीराघव के अतिरिक्त और किन्होंने बडा तप किया है ? धर्म के त्राता, अनिर्वेचनीय 
गुणों से भूषित ( रामचन्द्र ) ले जिस नगर में रहकर सप्त लोकों की रक्षा की; उस अयोध्या 
से भी बढ़कर सुखप्रद स्थान दूसरा कोई हो सकता है- ऐसा मानना भी क्या उच्चित है? 

महान्‌ करुणा ( भगवान्‌ की करुणा ) और धर्म की सहायता से पंचेन्द्रिय-रूपी 
अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके, उत्तरोत्तर बढ़नेवाली तपस्या और ज्ञान ग्राप्त करनेवाले 
महापुरुष जिस भगवान्‌ की शरण में जाते हूँ, वह अरुण नयनवात्ते विष्णु इस नगर में अवतीर्ण 
हुए ओर ( सीता देवी के रुप में रहनेवाली ) लद्ठमी के साथ यहाँ रहकर अनन्त काल तक 
लोक-पालन करते रहे, तो इस अयोध्या की समता कर मकनेवाला स्वणमय नगर देवलीक भे 
भी कहाँ मिल सकता है १ 

सभी राज्यों के नरेश उसी अयोध्या भे एकत्र रहते हैं सभी श्रेष्ठ आमरण 
और दुलंभ रल वही पर होते हैं, वडी ज॑जीरो से बेंधे मत्त गज, तुरंग, रथ आदि इस 
संसार की सभी श्रेष्ठ वस्तुएँ वही पर होती हैं; झुनि, देव, यक्ष, विद्याधर आदि सब उसी 
नगर में जमा रहते हैं; तो उस नगर की उपसा किसके साथ हो सकती है ? ऐसे नगरी 
के विषय में क्या मुझ जैसा व्यक्ति कुछ कह सकता है ? 


| नीचे के छह यों मे नग्ए के प्रतचीर का वर्णन है | ] 


हिमावृत, अति उन्नत पर्वृत-श्रे णियों में भी शिल्प-शाल्त्र के अनुसार बने चतुष्कोण 
आकारवाले पर्वत इस सृष्टि में कही नही हैं, अतः ( अयोध्या के ) उत प्राचीर का उपसान 
भी कही नही है; वे स्र्णमय आ्रचीर उन विद्वानों के उन्नत शान के सच्श हैं, जिन्होंने वी 
तलरता के साथ सर्व शासरों का अध्ययन किया हो | 

गभीर ज्ञान से भी उपका स्वरूप तथा अंत नहीं जाना जा सकता, अठः वह 
प्राचीर वेदों के समान है, उसके अति उन्नत शिखर अपर लोक तक पहुँचते हैं, अतः वह 
देवों के समान है ; पंचेन्द्रिय-तुल्य वलवान्‌ यत्रो को अपने वश में रखले के कारण वह मुनियों 
के समान है; रक्षा करने में वह हरिणवाहना कन्या ( दुर्गा देवी ) के समान है; शूलायुधों 
को धारण करने के कारण वह कालिका के समान है , अपनी विशालता के कारण वह सभी 
महान प्रदार्थों के समान है; किसी के लिए भी अगम्व ( पहुँच के वाहर ) होने के कारण वह 
स्वय भगवान्‌ के समान है| 

ऊपर उठा हुआ वह प्राचीर अतरिक्ष में पहुँच गया है, मानो वह देखना चाहता है 
कि क्या देवताओं का निवास (स्वर्गपुरी ) इस अयोध्या से भी अधिक सुन्दर हैं, 
जिम नगर में भघुर-स्वर्वाली ऐसी असंख्य रमणियाँ हैं, जिनके पद-नख, लाक्षा-रस से अंकित 
श्रेणी भे रखे हुए चंद्रो के सच्श है; पद रक्त-कमल ठुल्य हैं; कटियाँ नाल-तुल्य है; उरोज 
छोटे नारियल के समान है तथा जिनकी झुजाएँ लचीले कोमल वॉस के स्श सुकुमार हैं। 

बह प्राचीर उस नगर के चक्रवर्ती के ही समान है; क्योकि वह ससार के मापकदंड 
से युक्त है--( च़्त्ती वेन्रठड से दुक्त हो सारे ससार की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्राचीर 


१६ कब रामायण 


भी अपने भीतर दंडो से युक्त है ); वह शज्बुओं के सुकुटधारी शिरों को काट देता है-- 
( राजा अपने शस््रो से और प्राचीर अपने भीतर लगे हुए यंत्रों से शत्रु का शिर छेदन 
करता है| ), वह मानव-शास्त्र के अनुसार स्थित है--( राजा मनु के प्रतिपादित धर्म पर 
चलते हैं और प्राचीर मानवों के शिल्प-शासत्र के अनुसार वनता है ), वह इस प्रकार 
( नगर की ) सुरक्षा करता है कि कोई ( शत्रु ) आँख उठाकर भी उसे देख नहीं सकता, 
वह अत्यन्त वलिष्ठ है, वहाँ धनुष, तलवार आदि का अभ्यास होता रहता है, वहाँ कठोर 
वत्र-( राजतंत्र तथा सेना का प्रबंध ) रहता है, वह शत्रुओं के लिए दुर्जय है, महा औन्नल 
( ऊँचाई ) प्रे युक्त है तथा चक्र--( शासन-चक्र तथा यंत्र ) चलाता रहता है। 

उस प्राचीर से निष्ठुर त्रिशुज्ञ, प्राणथातक खडग, धनुष, फरसा, गदा, चक; 
तोमर, मूसल, मेघ के गर्जन के सहश भयंकर 'कवणकुल ( पत्थर फेंकनेवाला यत्न ) इत्यादि 
अनेक कल-पुरजे और यत्र लगे हैं, जो मशको को, पक्षिराज ( गरुड) को, तीत्रगामी हवा को, 
अहित विचारवाले के मन को भी भग्न करनेवाले हैं | 

अष्ट दिशाओं में भी अंधकार को हटाकर सुन्दर रूप में प्रकाश फेलानेवाले सूर्य 
के कुल में उत्तन्न जो राजा हैं, वे आभरणों की अपेक्षा यश को ही उत्कृष्ट ( आमर आमरण ) 
माननेवाले हैं , अतः वे अच्छे चरित्रवाले बनकर संसार के प्राणियों की रक्षा में निरत रहते हैं , 
उनका शासन-चक्र, अनुपम वेन्नदड तथा आज्ञा, अष्ट दिशाओं में तथा ऊपर के लोकों में भी 
फैलकर रक्षा करते हैं। इसलिए, उस नगर के चारी ओर जो प्राचीर बनाई गई है; वह 
अलकार-मात्र है। 


[ नीचे के आठ पद्मो मे परिखा ( खाई) का वर्णन है। ] 


अब हम जिस परिखा ( खाई ) का वर्णन करने लगे हैं, वह उस उन्नत आचीर 
को इस प्रकार घेरे हुए पडी है, जिस प्रकार उन्नत चक्रवाल पर्वत को घेरकर उत्त्‌ग तरगो से 
भरा सागर पडा रहता है। वह ( परिखा ) वारनारी के मन के समान गहरी, अतत्तविता 
के समान स्वन्छता-हीन ( गदी ), कुलीन कन्याओ के जघन-तट के समान किसी के लिए 
भी अगम्ब होकर सुरक्षित, तथा ऐसे मगरों से मरी है, जो ( लोगो को ) सन्मार्ग से हटाकर 
बुरे मार्ग पर खीच ले चलनेबाली इंद्रियी के समान प्रवल हैं 

गगन भें संचरण करनेवाला मेघ-समुदाय, उस विशाल तथा पाताल तक गभीर 
परिखा को देखकर सममता है कि यही भयंकर समुद्र है, और वहाँ उतरकर जल भर 
लेता है, फिर ऊपर उठकर उस प्राचीर को देखकर समकता है कि यह कोई गगनोन्नत 
पर्वत है और वही पर अपनी जलधाराएँ बरसाने लगता है | 

ऊँचे प्राचीर के बाहर स्थित विशाल परिखा मे अपनी सुरभि को चारों ओर 
फेंकता हुआ पकज-वन खिला हुआ है; वह ऐसा लगता है, मानो मानिनियों के उज्ज्वल 
बदनों से जो कमल पहले परास्त हो गये थे; ने अब अपने समस्त वल को एकत्र करके युद्ध 
करने के लिए आ जुटे हो और उम्र प्राचीर को घेरकर पड़े हो। 

बडी छुशलता के साथ लगाये गये यंत्रों से शोमित उस प्राचीर के चारों और 


वालकागड १७ 


धरती को भेढकर जो परिखा बनाई गई है. उसके भीतर बडें-बड़े मगर निवास करने हैँ और 
ऊपर उठ-उठकर इस प्रकार डुवकियाँ लगाते रहते हूं, जिम प्रकार अतिगभीर समुद्र के मध्य; 
अब्म्य मद से छ्ूवे हुए हाथी हो | 

वे मगर, चोखे करवालो की जैसी अपनी पूंछों को हिलाते हुए जाज्वल्वमान 
नेत्री से चिनगारियाँ उगलते हुए, एक दूमरे के साथ चढा-ऊपरी करते हुए. आगे बढ़ते ह, 
तो ऐसा लगता है, जेसे थुद्धरंग मे क्रोधोन्मत्त राक्षम टूट पड़े हो | 

वह परिखा चनक्रवत्तों की सेना की जेसी है, क्योकि वहाँ उड़ते हुए हंस पर्ची 
श्वेत छत्तो के सहश हैं; वहाँ के मयंकर मगर, ग्रहों से घिरे हुए पर्वताकार हाथियों 
सह्श हैं; नालदंडो के साथ स्पदित होनेवाले कमल-पुष्प घोड़ों के मच्श हैं : तथा वहाँ के 
मीन त्रिशुल, करवाल आदि शस्त्रों के सहश हैं| 

उस खाई के किनारे पर चॉदी के चबूतरे बने हैं और उन चबूतरो के मध्य फर्श 
पर स्वर्ण और स्फटिक-खंड विछे है, इस कारण, देवताओं के लिए भी यह असमव है 
कि वे उस स्वच्छ धरती ओर उस खाई के स्वच्छु जल को प्रथक-प्रथक्‌ पहचान सके ) 

विचार करने पर ऐसा लगता है कि उस अति विशाल तथा दी परिखा-स्पी 
समुद्र के निकट फेले हुए वनों को, समुद्र के निकट स्थिर होकर पड़े हुए घनोभूत अधकार 
कह सकते हूं, थे उपबन उस स्वर्णमय प्राचीर की नीले रंग की साड़ी के समान हैं ] 

उस नगर के चारों दिशाओं से चार नगर-द्वार हैं, जो विगंतो मे रहनेवाले 
गजों के समान खड़े हूँ , पूरवकाल में स्वर्गंलोक को नापनेवाले त्रिविक्रम के चरण से भी 
अधिक उन्नत होकर, समस्त सपत्तियों से भरी इस धरती पर रहनेवाले प्राणियों को भन्मार्ग 
पर चलाते रहने के कारण वे चारो नगर-द्वार चारो वेदों की समानता करते है। 

कबूतरी के वुलाते रहने पर भी कबूतर उसके पास जाकर प्यार से उसका 
आलिंगन नही करता , किंतु वहाँ पर निर्मित एक कपोंती की प्रतिमा के पास ( उसे सजीव 
समझकर ) मुख्य हो खडा रहता है। यह देखकर कवूतरी रूवकर अकलंक स्वर्णमय स्वर्गलोक 
मे स्थित, पृण्यवान्‌ लोगो के निवासभूत कर्पक-उद्यान मे जा छिपती है। 


हा 


[ यहाँ से दीन पद्मे में नए के गोपुर (शिखर) का वर्णुन क्रिया गया है। ] 

कटे हुए पत्थरों को चुनकर मित्तियाँ बनाई गई हैं, जिनके ऊपर स्फटिक पत्थर 
लगाये गये है, उनके ऊपर चमकते हुए स्वर्ण-पत्र विछाये गये हैं ; जिनके मध्य काति 
विखेरते हुए विविध रत जड़े हुए हैं; उन मित्तियों के ऊपर रचिर रजतमय आइे की छ्तें 
रखी गई है, जिनके ऊप्रर वज्ञमब स्तंभ खड़े कर दिये गये हैं | 

उन खभो के ऊपर मरकत जडी हुई छ॒ते विछाई गई है ; उन छुतो पर हीरक- 
पत्थर चुने गये हैं; स्वर्ण-पत्रो और विद्युत्‌ के समान चमकते रलो से निर्मित सिंह की 
प्रतिमाएँ यत्र-तत्र रखी गई हैं , उन सिंहो के ऊपर गोमेढ्क की छत विछाई गई है। 

उस छुत के ऊपर एक दूमरी मंजिल निर्मित है, इस प्रकार सात मंजिले बनी थी; 
जो इस भाँति विशाल थी, मानो सत्यलो के निवासियों के रहने के लिए ही बनाई गई हो. 


टुट कब रामायण 


शिह्प-शासत्र के अनुसार निर्मित वह स्वर्ण-पन्नों से आवृत गोपुर अपनी काति को ऊपर के 
सत्त लोकों तक फेंकता है, उस गोपुर पर माणिक्य-मय कलश रखे हैं। वह गोपुर ऐसा 
लगता है, मानों भूमिदेवी को मुकुट पहनाया गया हो | 

घवल प्रासाद, जिनपर सफेद कौडियों को पकाकर बनाये गये चूने की पुतताई की 
राई है और जो इतने उज्ज्वल हैं कि उनके सम्मुख चन्द्रमा भी काला दीखता है, ऐसे लगते हैं, 
मानो भयंकर प्रभंजन के चलते से ज्ञीर सागर से उत्तुग तरंगें ऊपर की ओर उठ आई हों। 

( उन धवल सौधो के उपरिभाग में ) विदियोवाले सुन्दर कबूतरों के रहने के 
लिए दरवे ( कबूतरों के आवास ) बने हुए हैं, जिनमें सोने के पत्र लगाये गये हैं, धपल 
प्रासाद पर ये सुनहले ताक ऐसे लगते हैं, मानों हिमाचल के शिखर पर अकलंक सूर्य की 
अभातकालीन सुनहली किरणों के पुञ्ञ पड़े हो | 

(उस नगर में) इस प्रकार के असंख्य कोटि प्रासाद है, जिनमें हीरकमय सुन्दर 
खभो के मस्तकों पर मरकत-मय छुतों को सुचारु रूप से विठाकर उन छतों पर सजीव 
दीखनेवाले चित्र अकित किये गये हैं; वे प्रासाद ऐसे है कि स्वरग-लोक के निवासी भी उन्हें 
देखकर विस्मित हो जाते हैं। 

( उस नगर में ) ऐसे अनेक सौध हैं, जिनके चन्द्रकातमय तल पर ऋन्‍न्दन के खंमे 
खड़े करके, उनके प्रवालमय मस्तकों पर रक्तवर्ण के माणिक्य-मय शहतीर रखे गये हैं और 
जिनकी दीबारें इद्रनील रत्नों से जडी हैं | 

वे प्रासाद ऐसे हैं कि उनके खंभो के पाद कमल के आकार के हैं, वे नाग-लोक के 
सपों को छूनेवाले हैं, अतिमनोहर दशनीय अलंकारों से भरे हैं, विशाल अतराल (खाली 
स्थान ) से युक्त हैं , बाहर से सोने के उपकरणों से अलक्ृत हैं * अतः वे ( प्रासाद ) वार- 
नारियी की तुलना करते हैं | 

(वारनारियाँ ) जिनके पाद कमल के समान होते हैं. जो कामी पुरुषों ( चेटों )* 
का आलिंगन करती हैं , सुन्दर अलकारों से सुशोमित्त होती हैं, उनका अंतर प्रेम से शृत्य 
होता है. पर बाहर स्वर्णमरणों से भूषित रहती हैं। 

उन मनोहर गसादों के भीतर जानेबाले व्यक्ति उनकी शोभा पर मुख होकर 
निर्निमेष नवनो से उसे देखते रह जाते हैं और जढ दीवारों की काति उन व्यक्तियों पर 
पडती हैं, तब थे देवो के समान दीखते हैं; अत, अपनी ऊँचाई के कारण देवलोक में भी 
पहुँचे हुए वे प्रासाद उन दिव्य विमानों के जेसे ही हैं, जो सकह्पमात्र से सव दिशाओ में चले 
ध वे प्रामाद, जो मनोहर आमरण-भूषित रमणियाँ और मालाघारी पुरुषों के आवास है 
और धर्म-मार्य से कभी विचलित न होनेवाले ( गहस्थो ) के आवास है, रल और स्वर्ण के 
अतिरिक्त अन्य क्रिसी वस्तु से नहीं बने हैँ , वे अपनी काति से सूर्य को भी परास्त करनेवाले है| 

गगन तक उन्नत, अपार सपत्ति से युक्त, अति प्रसिद्ध तथा देदीप्यमान काति से 


» तमिल मे चिट! शब्द के दो अर्थ होने ै--(२) गेपनाग, (२) चेट या वेश्याप्रेमी । प्रसाद कौर वारनारी, 
दोनों, चेद्ों को ार्लिगित करते हैं। 


चीलकाएड १६ 


पूर्ण वे प्रासाद, उस नगर के उन निवासियों के समान है, जो ब्रुट्हीन धर्म-मार्ग पर 
चलतेवाले हैं और चक्रवर्तों वशरध के ही समान गृणवाले है | 


वे प्रासाठ; जिनमे करनों के समान मुक्ताहार कृलते रहते हैं, विशाल मेघों के 
समान पताकाएँ फहरती रहती है, बड़े-बड़े रलो के समुदायों से युक्त हैं, पीतसस्‍्वर्णो से भरे हैं 


सुन्दर मयूरो से निवासित हैं और पर्वतो की समानता करते हैं 

अगद के धूम से सम्बक मिले हुए और मेघों से प्रथक्‌ न पहचानने योन्य जो 
पट हैं, उनके साथ खड़े हुए दीर्घ दंडो के सिरो पर स्थित त्रिशुल॒ इस प्रकार चंमकते 
जेसे दिन के समय कौधती हुईं विजलियो की पक्तिवाँ हो ] 

उन ग्रासादों में, जहाँ डमर-तमान कटिवाली, पीन स्तनोवाली, मदृग-सद्श 
रमणियों के चरण-युगल में वजनेवाले नूपुरो की ध्वनि झुखरित होती ) 
ध्वजाएँ लगी हुई हैं, जिनमे सुक्ताह्मर लटक रहे हैं; वह इृश्व ऐसा है- मानो अपने 
सुरमित पुष्पहारों के साथ खडा हो | 

उन्नत पवतों के मध्य-स्थित ध्वजाएँ कठ्ली-चन के समान ग्रह-मडल तक उठी हुई 

फहरा रही हूँ; गगन का चन्द्रमा ( ऋृष्णपक्षु में ) दिन मे जो कातिहीन होकर क्षीण होता 

हुआ भुकता जाता है, वह इसीलिए कि वे ध्वजाएँ उसे ग्गइ-रगढकर ( क्षीण और 
कातिहीन ) बना देती है | 

जो स्वर्ण से बनाये गये दृढ मंडप नही है, वे पुष्यो के बने कुछ-भचन 
जो समा-भवन नहीं हे, वे प्रासाद ही हैँ; जो क्रीडा-पर्वत नही; के 
जो ( भवनों के ) आँगन नही, वे मुक्ता-वितान ही है | 

अति उज्ज्वल स्वच्छ स्वर्ण से निर्मित उस अविनश्वर श्रेष्ठ नगर ( अवोव्या ) की 
छाया, विजली के समान, दीप-शिखा के समान तथा सूथ के क्िरण-पुक्ष के समान स्वर्ग- 
लोक पर जाकर पडती है, अतएवं वह देवलोक भी स्वर्णनगर वन गया है | 

गगन से प्रकाशित होनेवाला वत्तल परकाश-पु ज सूर्थोब्य-काल मे अति दी 
मध्याह मे अति सकुचित हो, तथा संध्या मे पुनः दी बनकर दिखाई देता है; अतः 
( सूर्य ) बचुलाकार स्वर्ण-प्राचीरों तथा अभ्ि-कण-सह्श माणिक्यो से सुचाद रूप में निर्कि 
उस अयोध्या नगर की परछाईं जेसा ही लगता है । 

सुनिर्मित मेखला से भूषित सुन्दरियाँ वहाँ के स्वर्ण -पासादो मे अगद-धूम प्रमाग्ति 
करती रहती हैं; उस धूम से भरे हुए भेघ समुद्र पर छा जाते हैं, तो वह त्रिशाल सागर भी 
सुगधित हो उठता है; उन मेघों से गिरनेवाली जलधारा के विपय से जब और क्ष्या 
कहा जाये? 

उन बालिकाओं को; जिनके अलक-जाल अमी-अमी (देणी के ) बंधन के उपयुक्त 
हो रहे हैं, अस्पष्ट उच्चरित वोली, सुन्दर वेशु-नाद के समान है; उन झुब॒तियों की, जो 
अलक-जाल से सुशोभित हैं; वोली मकर-वीणा की ध्वनि के मम्गन है और प्रौद र 
बोली, मधु वेचनेबाली के सगीत के ममान है | 

आँखों से व्चिनगारिवों निकालनेवाले ( मदम्त ) गज अपने पैरो से धरती को 


/ण 2 है| 


*३] 





| जे» 
| रे | 


ठ॥ शा 


हि 


न 7१ 


२० कंब रामायश 


खरोच-खरोचकर गडढे वना देते ह; जिससे मनोहर राजक्षमारों का क्रीडा-स्थल असमतल 
( ऊबड-खावड, ) हो जाता है, फिर ( खेलते हुए राजजुमारो के शरीरों से गिरनेवाले ) 
सुगध-सचूर्णों से वे सब गडढ़े पट जाते हैं | 

युवतियों गंद खेलती हैं, तब उनके आमरणो से मोती गिरकर धरती पर दिखर 
जाते है; उन गिरे हुए मोतियों को असंख्य परिजन चुंहार-बुहारकर एक ओर डालते 
रहते हैं, इस प्रकार एकत्र मोतियों की राशियाँ शीत्तल कांति विखेरती हुई चन्द्र को भी 
मंद बना देती हैं। 

नृत्वशालाओ में सुन्द्रियोँ नृत्य करती है , उनके काले कटाक्षु-रूपी वरछे कामुक 
व्यक्तियों के हृदयों को खाते हैं ( अर्थात्‌ उनके हृदयों पर चोट करते हैं ) फिर उन पुद्षों 
के प्राण, उन रमणियों की कटि के समान ही क्षीण होने लगते है और (उन रमणियी के 
प्रति ) मोह बढने लगता है | 

कुछ उपवन सद्योविकसित पुण्यों से मधु प्रवाहित करते है; उस मधु का पान 
करने की इच्छा से दक्षिण पवन और भ्रमर मद-मंद गति से ( उन उपबनो से ) प्रविष्ट होते है; 
उनके प्रविष्ट होते ही विरह से पीडित रमणियो के तपते हुए स्तन पीडा से कृश हो जाते हें। 

बक्र आकृतिवाली मकर-वीणा से उठनेवाले मधुर स्वर ( रमणियों के ) मनोहर 
सगीत के साथ ध्वनित होते रहते हैं, उस संगीत के अनुकूल ही चर्स से ढके ( मदंग आदि ) 
बाद्य बज उठते हूँ , ( उस सगीत को सुनकर ) रमणियो के साथ बोलते रहनेवाले शुक आँखें 
बद कर सोने लगते हैं | 

गॉकदार धमुप्त से युक्त ललाट (अर्थात्‌, सुपुष्ठ मोहो से सुशोभित ) और विब-फल 
के समान लाल अघर; इन (दोनों ) से शोमायमान सुन्दरियों के घने कमल-पुष्प-सद्श 
चरणों के आधात पाकर, जिनपर म्दुल महावर आदि से अलंकरण क्षिया गया है, (पुझुपों 
की ) बलि मुजाएं लाल हो उठती हैं। 

उस नगर मे; जहाँ ( नारी-मणियों की सुख-काति के कारण ) समय का ज्ञान 
होना भी कठिन है; सब के द्वारा वदनीय ( सदुगुणवती ) झुवतियों के दीप-समान उज्ज्वल 
शरीर की काति को दुखले की इच्छा से ही चित्रों मे अक्षित प्रतिमाएँ भी अपल्क हो खडी 
रहती ह। 

शीतल कमल-पुष्प पर निवास करनेवाली ( लक्ष्मी ) दवी के विश्वाम-स्थल के 
सहश बल हुए ( अवोध्या के ) प्रासादो में अधकार को हटाता हुआ ध्यापक काति-पुज क्या 
पुष्ठ शिखाओं से युक्त घृत-दीपों से निकलता है, या रल-ढीपो से निकलता है, अथवा 
सुल्दरियों के शरीर से ही निकलता है १ 

नृत्य मे कुशल युवतियाँ, मर्दल-ताल, सगीत आदि के अनुत्प, शात्नर-सम्मत 
ढग से; विविध पदगतियाँ दिखाती हैं, उनकी पढ-गतियों का विश्लेपण करके उन्हें 
समकानेवाले, उन रमणियो के मजीग ( पायल ) ही नहीं, वहाँ के अश्नो के चरण भी है |* 


“रद ैतौै““ए75+. *ः 
? ज़द्दाँ के भव्य भी उनकी पदगति का अनुकरण करके नाचने लगते ₹ | 


बौलकाण्ड २१ 


( वहाँ की रमणियों के झुख-मंडल पर ) मंव्हास उत्पन्न होते रहते हैं; ( उनको 
देखकर ) काझुको के मन से काम-बेदना उत्पन्न होती रहती है, इतना ही नहीं; ( उन” 
रमपियों के ) मृदु स्तनों पर सुक्ताहार और रक्तस्वर्ण के हार निरतर पडे रहते हैँ; जिस 
कारण उनकी कटियाँ दिन-दिन क्षीण होती रहती हैं । 

अपले-अपने स्थानों मे निरंतर नशे में चूर रहलेवाले तथा मनोहर गतिवाले वाल 
राजहंस हैं ; कमल-पुष्प है , तडागी से स्थित मीन हैं; भ्रमरियों से युक्त अ्रमर हैं, पुप्प- 
केसरो का आस्वाद लेनेवाले मत्त गज हैं; और इनके अतिरिक्त रमणियों के नेत्र है| 

पर्वत की समता करनेवाले मत्तगजों से, जिनके भय से ऑँखों से आग उगलनेवाले 
प्रिह भी सिहनियो के साथ पर्वत की कंदराओं में ( छिपे ) रहते है, त्रिविध मदजल का 
प्रवाह ज्यो-ज्यों वहता है; त्यो-त्यो भूमि भी गहरी होती जाती है ; उस ( मदजल ) से जो 
कीचड़ उत्पन्न होता है, उसमें ऊँची ध्वजावाले सुदृद रथ भी घँस जाते हैं। 

अपने को अलंकृत करनेवाले जन अपने जिन पुष्पहारों को उतारकर फेक देते ह, 
वे नत्तनशील रमणियों के नूपुरों मं उलक जाते है , अपने प्रियतम के साथ विहार में सरन 
होकर सुन्दरियाँ अपने स्तनो पर से जिन चन्दन आदि के ल्ेपों को उतारकर फेंक देती हैं, 
उन लेपो के कारण मार्ग पर चललेवाले लोग फिसल जाते है | 

अश्व, कमी न थकलेवाले अपने खुरो से धरती को कुरेदते रहत है, जिससे धूलि 
उड़कर ( उन अश्वो के रत्नालंकारों और सवारों के रलाभरणों के ) रलो पर छा जाती है , 
इस प्रकार मंद पड़ी हुई रत्न-काति को अश्वारोही पुरुषों की भुजाओ के पुप्पहारों से 
गिरनेवाला मधु फिर चमका देता है। 

अदम्य मत्तगजों का मदजल ेगे' पुष्प के सदश महँकता है; उच्च कुल मे उत्पन्न 
रमणियों के सुख कुमुद-गध से युक्त है , सुन्दरियों के अलक-जाल विविध पुण्ो की सुरभि से 
सुरगंधित हैं; और ( उस नगर-बासियों के) आभरणो से अपार कांतिजाल छिटकता रहता है। 

अनेक नगरों में से देव-नगरी ( अमरावती ) के विपय में क्या कहे, जो इस 
( अयोध्या नगरी ) के उपसान के रूप मे बनी हुईं है ? वह अमरावती तो किसी भी शुण से 
उसकी समता नही करती है। स्वयं अलकापुरी भी, जो इस नगर के समान सब वस्तुएँ दे 
सकती है, यहाँ की पण्यवीथी ( वाजार ) को देखकर परास्त हो जाती है। 

पुरुष-समाज मे मुखरित वीर-वलय शब्द करते रहते हैं ; वरछे चमकते रहते हे ; 

कांतिपूर्ण रत्नाभरण धूप फेलाते रहते है , करतूरी, चंदन आदि अत्यधिक सुरभि को फैलाते 
रहते है, सुक्ताएँ कौधती रहती है , भ्रमर गाते रहते है | 

( उस नगर मे ) शंखों के नाद, श्वृंगो के नाद, मकर-बीणा आदि वादों के नाद, 
मर्दल का नाद, किन्नर-वाद्य का नाद, छिद्रवाले वाद्यों ( शहनाई, वॉसुरी आदि ) के नाढ 
तथा विविध प्रकार के वाजी के नाद, इस प्रकार उमड़ते रहते हैं कि समुद्र का घोष भी उस 
शब्द से मंद पड़ जाता है | 

_ ( सामंतत ) राजाओं के द्वारा (उस नगर में ) दिये जानेवाले राजस्व तथा 
अन्य द्रव्यों को मापकर लेने के लिए सडप वल हैं; हँस-सम मंद्गतिवाली रसणियों के मृत्व 


र्र्‌ कंब रामायण 


के लिए मंडप बने है , स्मरण रखने मे कठिन तथा भहान्‌ वेदों का अध्ययन करने के लिए 
संडप निर्मित हैं तथा अपूर्व कलाओं के अध्ययन के लिए पाठशाला-मंडप भी निर्मित है 

(उस नगरी की ) उन विशाल वीथियों से, जहाँ सूर्य के समान प्रकाशित 
होन्वाले उज्ज्वल रत्नों के तोरण बंधे हैं, दिशाएँ छोटी हैं; मदजल के प्रवाह दूर से दिखाई 
पड़नेवाले पर्वत-निर्मरी से बड़े हैं ; हुरंगो की पंक्तियाँ समुद्र से भी अधिक विशाल हैं ] 

अपने शिखरो से वरसते वादलो को छूनेवाले, तोरणो से अलंझृत प्रासादो मे 
सुन्दरियो के उज्ज्वल वदन चमकते रहते हैं, उन बदनो में ( इृष्टि-रुपी ) शर चमकते रहते हैं , 
वे शर सिंह-सहश ( पुरुषो ) के वक्त में गड जाते है| 

स्वर्णमय अलंकरणो से युक्त रथों की ध्वनि, घोड़ो की किंकिणियों की ध्वनि, 
राजाओं के वीर-वलयों की ध्वनि--मिलकर, विलक्षुण शब्द उत्पन्न करते हैं, ( उनके ताथ- 
साथ जब ) मधुर मंदह्ास-युक्त युवतियों के नूपुर वज उठते हैं, तब ( उस ध्वनि को सुनकर ) 
नदी के उन घाटों में, जहाँ कन्याएँ स्नान करती है, कमलो में विश्राम करनेवाले हंस भी 
बोल उठते हैं| 

उस पुरातन नगरी में; कुछ ( रमणियों ) का समय, प्रणय-कलह में, ( उस प्रणय- 
कलह के समास होने पर ) समागम के सुख में , प्राणों से भी अधिक मधुर संगीत में , 
गायिकाओं के गान सुनने में, विशाल जलाशयो में क्रीडा करने मे, स्नानानंतर सुन्दर 
सुमनो को धारण करने आदि कार्यों में ही व्यतीत होता है| 

उस महान नगर के कुछ ( पुरुषों ) का समय, चिंघाडते हुए वलवान्‌ मत्तगजों 
पर धीरता के साथ चढ़कर उन्हे चलाने में , ऊपर उठे हुए खुरवाले ( अपने आगे के पैरो 
को ऊपर उठानेवाले ) घोडो तथा रथों पर आरूढ होकर उन्हे चलाने मे तथा दारिद्रय के 
कारण याचना करनेवालो को पर्याप्त रूप से दान देने आदि कार्यों मे ही व्यतीत होता है| 

उस विशाल नगर मे, कुछ ( पुरुषो ) का समय, एक गज को दूसरे गज से 
लड़ाने म , गाँठदार धनुष आदि श््रों के अभ्यास मे, दी्घ केसरवाले अश्वों पर बेठकर 
विहार करने में तथा युद्धकला का अध्ययन करने आदि जैसे कार्यों में ही व्यतीत होता है। 

उस मनोहर नगर में, कुछ ( रमणियों ) का समय, सुन्दर उद्ानों में पुष्पों का 
चयन करने मे; अपने प्रियतमों के संग सरोवरों मे हरिणियों के जेसे उछलते हुए क्रीडा 
करने मे , अपने सुखी के स्वाभाविक रक्त वर्ण को और बढाते हुए मद्यपान करने में तथा 
अपने ग्रियतमो के निकट संदेश भेजने आदि कार्यों मे व्यतीत होता है | 

जिस प्रकार श्वेतवर्ण के मेघ विशाल गगन-सार्ग से सत्वर चलकर, मीनों से 
सुशोमित समुद्र के जल को पीते है, उसी प्रकार वहाँ के पुरातन प्रासादों पर लगी हुई 
ध्वजाएँ, गगन-पथ से झेची उठकर आकाश-गरगा के जल को पीकर ( उसे ) सुखा देती है | 

सुदृदद तोरणो से अलकृत गोपुर-द्वार और स्वर्ण के बने तीनो प्राचीर, देव-लोक 
से भी ऊंचे होकर ऐसे खडे है कि उससे ऊपर बढ़ने के लिए अबकाश न होने के कारण 
उक गये हो, वे ऐसे लगत हैँ, मानो पर्वताकार भ्रुजावाले बीरों के सदगुणो से प्रात् 
यश ही हो । 


बालकाएड दर 


वहाँ के बनो मे, खेतों में; समुद्र-सहश खाइयों भें; उन तडागो मे, जहाँ सुन्दरियाँ 
क्रीडा करती है, निर्कभरो और जलखोतो से युक्त पर्बतों में, प्रासादों के उपरी भाग में; 
मुक्ताओ के बने वितानो में, वीणा के समान स्वरयुक्त भ्रमरों से मुखग्ति उद्यानों में ; इन सव 
स्थानों में पुष्षो ओर पल्‍लबो की सेजें बिछी रहती हैं। 

उस नगर में; चर्म के बने नगाडे आदि वाद्य प्रतिदिन ऐसे वज उठते है कि 
स्वच्छ जल वरसानेबाले मेघ और तरंगो से पूर्ण समुद्र भी डर जाते है; वहाँ के निवासियों 
में चोरों का भय न होने से, संपत्ति की रक्षा करनेवाले रक्षक नही हैं; वहा याच्को के न 
होने से कोई दाता भी नहीं है | 

वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नही है, जो विद्यावान्‌ न हो, इसलिए वहाँ प्रथक रूप 
से विद्याओ में पूर्ण पारंगत कहने योग्य व्यक्ति कोई नही है और उन विद्याओं में निपुण न 
होनेवाला (अपंडित) भी कोई नही है , वहाँ के सब लोग सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हैं, 
इसलिए ( प्रथक्‌ रूप से ) धनिक कहने योग्य व्यक्ति भी कोई नहों है और निर्धन भी 
कोई नहीं है। 

वह नगर ऐसा स्थान है, जहाँ विद्यारूपी एक बीज अंकुरित होकर, श्रवण किये 
जानेवाले अपार शाख्ररूपी शाखाओ को फैलाकर, अपूर्ब तपस्था-रूपी पन्नो को विस्तारित 
करके, प्रेमरूपी कली से युक्त होकर, धर्मरूपी पुष्प को विकसित करके, फिर आनन्‍्द-रूपी 
विल्कक्षण फल प्रदान करता है | ( १-७५ ) 


अध्याय ४ 
शासन पटल 


गरिमा-मरे उस अयोध्या नगर से राजाधिराज दशरथ महाराज राज्य करते थे, 
उनका नीतिपू्ण शासन सातो लोको में निर्विरोध चलता था; वही सडर्म के अवतार ऋक्रवत्ती 
महाराज दशरथ, इस महान्‌ गाथा के नायक, भ्रीरामचन्द्र के योग्य पिता थे | 

सत्य, ज्ञान, करुणा, छमा, पराक्रम; दान, नीतिपरायणता आदि सभी गुण उनके 
वशीभूत थे । अन्य राजाओं में ये गुण होते भी हैं, तो वे अपूर्ण ही रहते हैं, पर महाराज 
दशरथ के पास वे पूर्णता को पहुँच चुके थे | 

अपार समुद्र से परिवेष्टत इस धरातल पर ऐसा कोई भी नर नहीं था, जो 
महाराज के द्वार। प्रवाहित दान-जल से सिंचित न हुआ हो | वेद-विहित मार्गों पर चलनेवाले 
राजाओं के लिए जो भी यज्ञादि कर्म करणीय हैं और जिन्हें अबतक अन्य कोई राजा पूरे 
तौर पर नही कर सका था) उन्हें दशरथ ने संपन्न किया | 

ते प्रजा पर माता के समान मसता रखनेवाले थे ; लोक-हित करने मे स्वयं तपस्या 
के समान थे सभी को सद्गति देनेवालो में पुत्र के समान आगे रहनेवाले थे ; ( दु्जनो के 


२४ कंत्र रामायण 


लिए ) व्याधि के समान थे; तो (सजनो के लिए ) औषध के समान भी थे और सूह्म 
तत्तज्ञान में तो वे स्वयं शान के ही समान थे । 

दान-रूपी नौका पर चढ़कर उन्होंने याचक-रुपी समुद्र को पार किया था, 
अपनी बुद्धि-रूपी नौका से गंभीर ज्ञान से परिपूर्ण दुस्तर शास्त्रसागर को पार किया था , 
अपने खडग-रूपी नौका के द्वारा शत्रु-रूपी समुद्र का संतरण किया था तथा सांसारिक 
भोग-वबेभव के समुद्र को, उसमे मन-भर गोता लगाते हुए ही पार किया था ; 

उनके शासन-चक्र में पत्ती, संग तथा वेश्याओं के हृदय, सब एक ही मार्ग पर 
चलते थे। इस प्रकार, महाराज दशरथ अमर कीत्ति-संपत्न, महान्‌ दानी तथा अनुपम 
पराक्रमी थे। 

उनका राज्य भी केसा था? पृथ्वी के सीमात पर स्थित चक्रवाल पर्वत उनके 
राज्य के प्राचोर बने थे , अनन्त सागर उनके राज्य की परिधि बना था, प्रथ्यी पर स्थित 
कुल-पर्चत उनके विविध रत्नमय प्रासाद बने थे , मानों सारी प्रथ्वी ही उनके लिए अवोध्या 
नगरी वन गई थी । 

ज्योहदी महाराज दशरथ अपने शत्रुओं का व्-पराक्रम ठीक-ठीक आऑँककर अपना 
माला उन पर चलाने के लिए तेज करने लगते थे, त्योही वे शत्रुनरेश उनके चरणों पर आ 
गिरते थे ओर उन राजाओ के रत्नजटित बड़े सुकुटो से महाराज के चरण-वलय* घिस जाते थे। 

दशरथ का विशाल श्वेतछन्न अत्यन्त उन्नत तथा उज्ज्वल था) प्रथ्वी की सारी 
प्रजा को वह शीतल छाया प्रदान करता था तथा कही भी अंधकार को रहले नही देता था। 
उसकी उपस्थिति में गगन में चमकनेबाले चन्द्रमा की क्या आवश्यकता थी 

रलजटित आमृूषणो से सुशोभित वे चक्रतत्ती ( दशरथ ) सिंह-सह्श पराक्रमी थे 
और सभी प्राणियों की रक्षा अपने ही प्राणो के समान करते थे, मानो सारी चर-अचर सं्ट 
उनके अक में आनन्द से निद्वामग्न हो | 

पर्वत के समान उन्नत झुजाओवाले दशरथ का शासन-चक्र उष्ण-किरण सूर्य के 
समान ही ऊँचा था , वह सुवन-भर मे सचरण करता हुआ सर्वग्राणियों की रक्षा करता था | 

झुबन में कही भी कोई ऐसा वीर नही रहा, जो युद्ध में दशरथ का सामना केर 
सके मर्दल ( वाद्य ) के आकार की दशरथ की झुजाएँ झुद्ध करने के लिए फडक उठती थी | 
जैसे कोई गरीत्र किसान अपनी छोटी-सी खेती की वड़ी सावधानी से ठेख-भाल करता है, 
वैसे ही वशरथ अपनी प्रजा की रक्षा करते थे) (१--१२ ) 


१ चरण-बलप प्राचीन तमिल राजा लोग अपने द।हिने पैर में सोने का एक कड़ा पहनते थे, जो 
इनकी बीरता का चिह्न होता था । 


अध्याय है 
शुभावतार 


एक दिन उशरथ; ब्रक्म-समान तपस्वी वसिष्ठ को प्रणाम करके कहने लगे-- 
मेरे लिए माता, पिता, दयाल्ु मगवान्‌ ; ऐहिक, आम्ुष्मिक सुख--सव कुछ आप ही हैं। 

मेरे पूर्व पुरषो ने ससार की रक्षा इस प्रकार की थी कि उनकी कीर्ति सदा अक्षय 
बनी हुईं है ; उनके कारण इस वंश का यश सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल वना हुआ है अब 
भी मैं आपकी कृपा से इस विशाल धरती की उसी प्रकार से रक्षा कर रहा हूँ। 

मैं सभी शत्रुओं का नाशकर साठ सहस्र वर्ष तक शासन करता रहा हूँ। अब 
मुझे इस बात के अतिरिक्त अन्य कोई भी चिन्ता नहीं है कि मेरे पश्चात्‌ यह संसार शासक 
के अभाव में दुःख पायेगा । 

( मेरे शासन मे ) महान्‌ तपस्या-संपन्न मुनि तथा विग्न विना किसी विघ्न-बाधा 
के सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे हैं; मेरे पश्चात्‌ ( सरक्षक के न होने से ) सब लोग 
बहुत दुःख पार्यंगे--यही वात मेरे मन में गहरी व्यथा उत्पन्न कर रद्दी है| 

उस चन्रवर्तती ने, जिसके विराद प्रासाद के द्वार पर नगाड़े वजते रहते हैं और 
जो मणिमय मुकुट धारण किये हुए हैं, जब यह बात कही, तब कमल से उत्पन्न ( ब्रह्मा ) के 
पुन्न ( वसिष्ठ ) सोचने लगे। 

तरंगायित क्षीर-सागर के मध्य शेपनाग की पीठ पर नील पर्वत के सहश शयन 
करनेवाले, महान मेघ-सहश विष्णु भगवान्‌ ने दुःख से पीडित देवों को यह वचन दिया था 
कि दूसरों को विनाश में निरत ( रावण आदि ) राक्षुसों का मै वध करूँगा | 

स्वर्ग-बासी देवता असुरों के आतंक से पीडित होकर नीलकंठ ( शंकर ) के पास 
गये और प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ , असुरो से हमारी रक्षा कीजिए। शिवजी ने उत्तर 
दिया--हमसे यह काय नही हों सकता |! तब शिवजी को भी साथ लेकर ढेवता ब्रह्मा 
के पास गये | 

देवताओं का समाज उत्तर दिशा मे चलकर मेरु पर्वत पर स्थित रत्नमय मडप 
में पहुंचा, जहाँ नतुमुंख (ब्रह्मा) निवास करते हैं| ब्रह्मा की प्रस्तुति करके, उन्होंने राक्षसो 
के आतंक तथा अपनी दुःख की कहानी उनसे कह सुनाई ) 

तब ब्रह्मा ने शिवजी से कह्ा--एक वार रावण का पुत्र मेघनाद इंद्र को बंदी 
बनाकर लंका ले गया था, मैने उसे (मेघनाद से) छुड़ाया था। (अब आगे मै वैसा कोई 
कार्य नही कर सकता) | 

बीस करो तथा दस शिरो से युक्त; सदबुद्धि-रपी संपत्ति से हीन उस (रावण) के 
वल का प्रतिकार हमसे सभव नहीं ; नील मेघ के सहश नयनवाले दयासागर विष्णु भगवान्‌ 
ही युद्ध करके ( असुर-बाघाओं का ) निवारण करेंगे, तो हमारा निस्तार हो सकता है--इस 
प्रकार विचार कर-- 

उन्होंने झछेँची तरगों से पूरित क्षीर-सागर में योग-निद्रा मे शबन करनेवाले, 


ज्फ््व्ल्ल 


श्६ कंब रामायण 


उन्‍नत मरकत पर्वत-सह्श विष्णु का अपले सन में ध्यान किया, और कर-कमल जोडकर खट़े 
रहे , उस समय आनियों को परमगति प्रदान करनेवाले (विष्णु) भगवान्‌ -- 

गरुड पर आसीन होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए, जेसे कोई नीलमेध, पिकमित 
कमलपुजो' के साथ; दीप्तिमाल्‌ सूर्य और चन्द्रमा को अपसे दोनों पार्वां में धारण किये, 
विकमित कमल पर आसीन लक्ष्मी के संग, स्वर्ण पंत पर चढ आया हो | 

नीलकंठ और कमलासन (अह्या) अन्य देवताओं के साथ उठ खडे हुए और विष्णु 
भगवान्‌ के सम्मुख आकर उनकी स्तुति करने लगे) वे ज्यो-ज्यो स्तुति करते, त्यो-लो 
उनका आनन्द बढ़ता ही जाता और वे सव विष्णु के चरणों मे नत हो गये | 

(उन देवताओं ने) तुलसीदल-शोमित विष्णु के चरण-कमलो को वारी-बारों से 
अपने मस्तक पर धारण किया और यह मानकर कि राज्षतो का नाश अभी हो गया, उमंग 
से भर गये और आनलद-मदिरा का पान करके मत्त हो गये और नाचने) गाने तथा इधर- 
उधर ठौड़ने भी लगे | 

स्वर्ण गिरि से उतरनेवाते मेध के समान मेरे स्वामी * ( विष्यु भगवान) गुड की 
भुजाओ पर से नीचे उतर थाये और गगनचुंवी मडप में आ विराजे | पहाँ सिंह की आहति- 
वाले सोने के सिंहासन पर आसीन हुए | 

म्रक्माजी के साथ देवर्षि, स्वर्ग-बासी ( देवता ) तथा चन्द्र को अपनी जद पर 
धारण किये च्िशुलधारी शिव, सब विस्मयाविष्ट हो और उमंग से भरकर भगवान्‌ के निकट 
उपस्थित हुए और अत्याचारी राह्ष्तों के क्रूर झृत्यों का वर्णन करने लगे | 

हे लक्ष्मीनाथ | शरीर-बल से परिपूर्ण दशानन (रावण) तथा उसके अनुज आदि 
राज्षपतों के कारण स्वर्गंवासी और मत्येलोक के निवासी अपले कर्तव्य कर्म भी नहीं कर पा 
रहे हैं, अब हमे जीने का मार्ग नही मिल रहा है--यो कहकर उन्होंने ठडी आह मरी | 

जब देवताओं ने ये वचन कहे, तव चन्द्र एवं मधु-भरे पुष्पो को अपनी जदा में 
धारण करनेवाले शिवजी ने उन देवो को अपने हाथ से सौन रहने का सकेत करते हुए स्वयं 
स्वामी की ओर देखकर) इस प्रकार निवेदन करने लगे--- 

अरुण नयनो से शोभित हे प्रभु । राक्षस कहलानेवाले ये लोग, हमारे द्वारा दिये 
गये शक्तिशाली वरों के असाद से तीनों सुवनों को आहत कर रहे हैं। अब (यदि आप उनका) 
सहार नहीं करेंगे, वो छ्षणमात्र में वे तीनो झुवनों को मिटा देंगे। 

शिवजी के यो कहने पर देवो ने मगवान्‌ की स्तुति की; तब अत्यत सुगधित तथा 
सुन्दर ठुलसी की साला घारण 'किये हुए, विष्यु ने उनसे कहदा--आपलोग छुःख मत कीजिए, 
मै धरणी पर वचक जनी के शिर काटकर ( आपको ) डुग्ख-सुक्त करूँगा, आप मेरी एक बात 


सुनिए मा रे पर्वतो ् 
"हे स्वर्ग के निवासी आप सब वानर-रूप धारण कर काननी; » और सुर्गंध-मरे 


उपवनों भ, दलबल के साथ, जाकर रहिए | क्षीर-सागरशायी विष्णु ने दया करके आगे कहा 


0 पन्ना ननिनक न नम पल नव 
१ क़मलपज--कर, चरण आदि + सर्य और चल्ममा-शख और चक्र, स्वर्ण का पर्वत--गरुढड । 
शक़वर विष्णु-भक्त थे, इसलिए उल्होंने मेरे स्वामी कहकर सवोधित किया है। 


ब्रालकाएड २७ 


हे 


मायावी नीच राक्षसों के वर और उनके जीवन को अपने तीदण शरों से विनष्ट 
करने के लिए हम, चत॒रंग सेना-ल्पी सागर के ग्रभु व्शरथ के पुत्र बनकर धग्ती पर जन्म 
लेगे | 
शख, चक्र एवं आदिशेष ( जिसका विप वडवाग्नि को भी झुलसा छता है ) मेरे 
अनुज बनकर मेरी चरण-सेवा करेंगे | इस पकार- हम याचीरों से आदत अयोध्या मे अवतार 
लेंगे। 
भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर (० देवता ) यह जानकर कि सुगधित तुलसी 
धारी विष्णु ने हमारी रक्षा की. आनन्द से उछल पढ़े, और कृतज्ञता-सूचक मंगल-गीत गाने 
लगे। 
हमारी विपत्तियाँ दूर हो गई--वह सोचकर इन्द्र आनव्ति हो उठा * पर्शिद्ध 
कमलपुष्य पर निवास करनेवाले (अक्देव ), चन्द्रशेखर ( शिव ) ओर ऊँचे स्वर्ग के निवासी 
देवता) कहने लगे कि हमारी अवनति (नीची अवस्था) का अत हो गया | विष्णु भगवात्र 
जन्होंने विशाल भूमि को अपने अन्तर्गत कर लिया था, गरंड पर चरण रखा | 
मेरे प्रभु के गदड पर सवार होकर चले जाने के पश्चात्‌ पितामह ने ब्वताओं से 
कहा--रीछों के राजा जाववान, जो कि मेरे अशभूत है, पहले ही धरती पर अबतरित हो 
चुके हैं। विष्णु के कथनानुमार आप सब भी प्रध्वी पर अवतार लीजिए | 
इन्द्र में कह्ा--शन्रुओ के लिए अशनितुल्व (वालि) तथा उनेव्ग पुत्र (अद्भढ) 
मेरे अश हें , सूर्य ले कहा कि उस (वालि) का अनुज (सुग्रीव) मेरा अश है ओर थन्निदेत्र ने 
नील! को अपना अश बतलाया | 
वायुदेव ने कहा कि मारुति! मेरा अश है , दूसरे देवता भी (शत्रुओं का) 
विध्वंस करनेवाले वानर वनकर भूमि पर जाने को सन्नद्ध हो गये, शिवजी ने भी वाद के 
अशभूत हनुमात्‌ को ही अपना अश वताबा , देवताओं ने अपने-अपने अश को लेकर 
अन्यान्य विशाओं मे भी जन्म लिया। 
छृपालु कमलनवन ( विष्णु भगवान्‌ ) के कथनानुमार ही कमलासन (ब्रह्मा ); 
नीलकंठ ( शिव ) तथा अन्य देवताओं के अश, मनोहर काननो में और अन्य सृ-प्रदशो 
में वानर बनकर अवतरित हुए | इस प्रकार, अपने-अपने अश के रूप से पुत्रों को उत्तन्न 
करनेवाले ढेवता अपने-अपने स्थान को लौट गये | 
पूर्वकाल में निषपन्न इस वृत्तान्‍न्त को मन मे विचारकर वसिष्ठ ने कहा पर्वृत- 
समान वलिए झुजावाले नृपत्ते | ठुम चिन्ता मत करो * जो यज्ञ चौदह भवनों पर शासन 
करनेवाले पुत्री को दे सकता है, उसे अविलंव संपन्न करो, तो तुम्हारी मनोव्यथा दूर हो 
जायगी | 


रा 
्ए 





जब वसिष्ठ ने इस भ्रकार कहा; तव बेड़ी उमग से भरे हुए गजाधिराज (व्शस्थ) ने 
उस महान्‌ ऋषि के चरणों पर नतमस्तक होकर निवेदन किया--मैं तो आपकी ही शरण 
मे रहता हूँ, सुके कोई दुःख किस तरह सता सकता है 2 उस बच्ञ के लिए मेरे कम्ले योग्य 
काय क्या-क्या हैं, कहने की कृपा कीजिए | 


श्८ कंब रामायरां 


दोप-रहितत देवों और अन्य ( दानव, देत्य, मनुष्य, मृग आदि ) लोगो को भी 
जन्म दनेवाले काश्यप के पुत्र; विभाडक सुनि हैं, जो गंगाधारी शिव के लिए भी रूइल हैं । 
ने महान वेदों के ज्ञान तथा धर्माचरण में अपने पिता की समानता करनेवाले हैं | 

शार्न॒ज्ञान, नीतिमार्ग तथा सत्याचरण में जो चहुमुंख अब्या के समान हैं, 
जिसके सिर पर एक सीग है और जो ससार के सभी मनुष्यों को पशु-ठुल्य समझते हैं, अब 
यहाँ आये और पुत्र काम्मेष्टि-यज्ञ सपादन करे । 

आदिशेष के सहख फणो पर स्थित इस प्रथ्वी के सभी मानवो को पशुवत्‌ समभने- 
वाले महान तपस्वी, ब्रह्मदेव एव शिवजी की भी ग्रशसा के योग्य, उस शान्त महर्षि ( ऋष्य- 
श्रृग ) के द्वारा यवि यज्ञ सपन्न हो, तो तुम्हारे पुत्र उत्नन्न होगे। 

महर्षि वसिष्ठ के इस प्रकार कहते ही, उनके चरण-कमलो की बन्दना कर, 
चक्रवर्ती दशरथ ने बिनती की-हें प्रभो | अकलक, गुणों से भूषित वह महान तपस्वी ऋष्य- 
श्रृूग कहाँ रहते हैं? अब मेरा कार्य क्या है ? बताइए! 

(बसिष्ठ ने कहा) --स्वायश्ुव मनु के वंश में उत्तन्न उत्तानपाद नामक नरपति के, 
पूत' नामक बड़े-बडे पापों को मिटानेवाले, पुत्र रोमपाद नामक राजा रहते हैं, जो शासन के 
योग्य सभी आवश्यक गुणों से विशिष्ट हैं , प्रेम एवं शीतल कृपा के आगार हैं और ( शब्ुओं 
के लिए ) सभी प्रकार से अजेय हैं | 

उस रोमपाठ द्वारा शासित राज्य मे दीर्घकाल से वर्षा नही हुई थी, इस कारण 
जब वड़ा अकाल पड़ा, तव उन नरेश ने वड़े-वडे शास्त्र० ऋषियों को बुलाकर महादान 
डिये। फिर भी वर्षा नही हुई , तब ऋषियों ने उन रोमपाद से कहा कि जब इस देश 
में ऋष्यश् ग आयेंगे, तव अवश्य यहाँ वर्षा होगी । 

राजा विचार करने लगे कि भूतल के सभी मनुष्यों को पशुवत्‌ साननेवाले, 
निष्कलक गुण-भरें उस तपस्वी को यहाँ ले आने का उपाय क्या है ? तब उज्ज्वल ललाट) 
दीर्घ नयन, रक्ताधर. मोती के ठुल्य दाँत तथा झदु स्तन-युयल से शोमिव छुछ 
चारवनिताओं ने आकर राजा से निवेदन किया - हम जाकर उस तपस्वी को यहाँ ले आयेंगे | 

उनका कथन सुनकर रोमपाद असन्न हुए और आभूषण, वल्न) शुभ द्रव्य आदि 
देकर कहा कि हिमकर को भी लजानेवाले ललाढ, वलिप्ठ वॉस-जेसी श्ुजाओं, कृश 
कटि; पीन स्तनों, काले केशो, भीत नेत्रो और बिंबाघर से युक्त पुप्पलता-तुल्य नारियो, 
तुमलोग जाकर उन्हें ले आओ | वे नारियाँ राजा को नमस्कार कर स्थ पर चढकर चली | 

स्वर्णाभरणों से विभूषित वे नारियॉ, कई योंजन पारकर, उस स्थान पर पहुँची, 
जो ऋष्पश्व ग के आश्रम से एक योजन दूर था। वहाँ वे पर्णकुटी बनाकर तपस्वियों के 
जमे रहने लगी | 

काले और दीर्घनयनोवाली वे वारवनिताएँ- उस महातपस्वी ऋष्वश्व ग के पिता 
की अनुपस्थिति में उनके आश्रम में जा पहुँची । उन्हें देखकर ऋष्वश् ग ने समा कि ये 
भी ससार के लोगो को भ्रुग समान मानकर अरण्य मे तपस्या करनेवाले ऋषि हैं और उनका 
उचित सत्कार क्या | 


बालकराए्ड श्र 


ऋष्यशू ग ने उन्हे अध्य आदि उपचारों के साथ उचित आसन दिये। उनसे 
मधुर बाते की, पलाश-पुष्प-सद्श अधरवाली वे नारियाँ झुुनि को प्रणाम करके शीमर ही 
अपनी पर्णशाला को लौट आईं | 

सुन्दर आभूषण पहनी हुई उन रसणियों ने कुछ दिनो के पश्चात्‌ देवाम्त से भी 
मधुर कब्हल, केले तथा आम के फलो के साथ भीठे नारियल भी उस ऋषि को प्रेम के 
साथ समर्पित किये और विनती की कि हे अपूर्व तपस्संपन्न, आप इनका भोजन करें | 

इसी प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया, तव एक दिन सुन्दर और उज्ज्वल 
ललाटवाली उन रमणियों ने ऋष्यश्व॑ंग से बिनती की कि है ऋषि | आप हमारे आश्रम में 
प्रधारे | झुनि भी उनके साथ चल पड़े। 

अपने मन के ही समान दूसरों को मोह में डालसेवाली वे रमणियाँ उम्ंंग-भरी 
और आश्चर्य-चकित होकर, उस श्रेष्ठगुणभूषित सुनि को साथ लेकर दीर्घ सार्ग पारकर यह 
कहती हुईं चली कि 'हे महपें | वह देखो, वह, वही हमारा आश्रम है |! 

सब विभूतियों से सपन्न ( राजा रोमपाद के ) नगर में उस ऋषिश्रेष्ठ के पदापण 
करने के पहले ही आकाश के बादलों ने, नोलकंठ के कंठस्थ विष जेसे काले होकर, धोर 
गन के साथ ऐसी बृष्टि की कि तालाब, नदी आदि सभी जलाशय जल से परिप्लाबित 
हो गये | 

गगन पर उमड़कर काले भेधों के वर्षा करने से नदियों और तलाबों की प्यास 
बुक गई। ईख, लाल धान आदि की फसलें लहलहाने और बढ़ने लगी | यह देखकर 
उस समय रोमपाद नरेश ने बिचार किया कि-- 

बिंवफल के समान अधर, कमलतुल्य बदन, सोती के जेसे स्वच्छ दाँत, धूम के 
समान काले केशपाश--इनसे शोमित वारबनिताओं के प्रयत्न से, काम, क्रोध और मोह 
इन तीनो से रहित हो उन्नत हुए ऋष्यश्व'ग महर्षि उस नगर में पधार रहे है। 

सुगठित भुजाओवाले वह रोमपाद, वेदों के ज्ञाता सुनियों और अपनी सेना के 
साथ दो योजन आगे बढ़कर ( वहाँ ) सुगंधित केशवाली रमणियों के मध्य तप के बड़े पर्वत 
के ससान आष्यश्ग मुनि के सम्मुख पहुँचा । 

'अब हमारा ज्ाण हो गया--यो कहता हुआ आनन्द के साथ वह ऋष्वश्ृग 
के चरणी पर गिरा ; उसके नयनो से अश्रु बहने लगे ; फिर ( राजा के चरणो पर गिरकर ) 
नमस्कार कर उठनेवाली उन वेश्याओं से उसने कहा--तुम लोगों ने अपने प्रयत्न से मेरी 
विपदा दूर की है| 

जब रोमपाद और सुनिगण वहाँ आये, तव ऋष्यश्ग को यह ज्ञान हुआ कि यह 
सव कपट है। उस समय देवता भी भयभीत हो उठे, ( परन्तु ) रोमपाद नरेश की 
प्रार्थना के कारण सहर्षि मर्यादा का उल्लंघन न करनेवाले तरगायित सझुद्र के समान 
स्थित रहे । 

,वज्र-समान खड़गधारी उस नरेश ने उस झुनिश्रेष्ठ कों अगाम किया और ( अना- 
बृष्टि से होलेवाली ) अपनी विपदा, जिसे कोई भी दूर नहीं कर तका था और जो अब ऋषि 


ल्‍प्प 


पर कच रामायंसु 


क्र आगमन से दर हो गई थी, कह सुनाई | राजा के वार-बार प्राथना करने पर ऋषि 
के मन का सारा कोघ दूर हो गया | 

विशुद्ध ज्ञानी ओर वरमदाता उन महातपस्वी से दया करके उस नरेश को 
आशीर्वाद दिये अब राजा तत्ततज्ञानी झुनियो-सहित रथ पर आरढ होंकर शीघ्र ही नगर जा 
पहुंचा । 

रोमपाद उस ऋषिश्रेष्ठ के साथ अलक्ृत नगर मे पहुँचे, सुनि को अपने स्वरणमव 
प्रालाद में ले जाकर एक अनुपम सिहासन पर उन्हे आसीन कराया | 

उन नरेश ले. इस प्रकार मे कि कोई ब्रुटि न रह जाय, अर्घ्य आदि सभी उप- 
चार किये और आनन्दित हो पलाश-सम अधर-युक्त शाता नामक अपनी पुत्री को वेदों के 
विधान से (उन मुनि को) दान किया | 

वसिष्ठ ले कहा--हे राजन्‌ - उस अगदेश की सारी विपत्तियाँ अब मिंट गई हैं, 
वहाँ वर्षा होने लगी है; जिससे वहाँ का दुर्भिक्ष दूर हों गया है। महातपस्वी और जानी 
बे (मुनि) राजा के द्वारा दान में दत्त शान्ता नामक नारी की सेवाएँ पाते हुए उत्ती स्थान 
पर रहते है। 

वरिष्ठ के यह कहते ही महाराज दशरथ ने उनके चरणों मे प्रणाम करके कहा 
कि मैं अभी जाकर उन (ऋष्यश ग महर्षि) को ले आता हूँ। (उत्त समय) राजा लोग उनकी 
स्तुति कर रहें थे, सुमत्र आदि महान्‌ मेघा-शक्ति-सपन्‍्न मंत्रिगण दशरथ के प्रति नतमस्तक 
हो गये, जब दशरथ रथ पर चढ़े, तब देवताओ से उन्हे आशीर्वाद दिये और यह विचारकर 
फक्रि हमारी विपदाएँ आज से मिट गईं, उनपर पुष्वर्षा की | 

वकाहलो और अन्य वाद्य समुद्र से भी वढकर घोष करने लगे; वन्दी-मागध 
तथा वेदपादी ब्राक्मणो ने राजा की प्रशसा की और आशीर्वाद दिये। मधुर अघरवाली 
श्मणियों ने उनकी जय-जयकार की और उनके आयुष्मान्‌ होने के गीत गाये। समुद्र- 
तुल्व सेना से घिरे हुए राजा दशरथ दीघ मार्ग पार करके यूर्य के जैसे ( तेजस्वी ) उक्रवर्त्ी 
रोमपाढ के देश मे जा पहुँचे | 

चरों ने रोमपाद को समाचार दिया कि चक्रवत्ती दशरथ, जिनका बश शाखा- 
प्रशाखाओं मे बढ़कर व्यास हो रहा है, (नगर के) निकट था पहुँचे हैं | (यह सुनकर) रोमपाद 
चीर-ककण पहनकर उनकी अग॒वानी करने चला, हृढ धनुष धारण करनेवाली सागर समान 
उसकी विशाल सेना भी उसे वेरकर चली; मागध स्तुति-पाठ करने लगे; बड़ी उम्रग के 
साथ वह एक योजन दूर तक गया । 

अपने सम्मुख आनेवाले वीर रोमपाठ को देखकर व्शरथ मेघ-गर्जेन करलेंवाले 
अपने रथ से उतर पड़े। उस समय रोमपाद व्शरथ के चरणों पर आ गिरा ) अपने हृदय मर 
ज्रम की बाढ़-सी उत्मन्‍्न करते हुए दशरथ ने उसे उठाकर गले लगा लिया; रोमपराद ने 
आनन्द से भरकर तीक्षण-धार भाला धारण किये हुए चक्रवर्ती दशस्थ से निवेदन किया-- 

बलवान भुजाओं से विशिष्ट वह रोमपाद जिसके भाले की चोट से शत्रु शव- 
मात्र रह जाते हैं यो कहने लगा- व्वेलोक की रक्षा करनेबाल भालेसे दुक्त दे राजन! 


बालकागड ३१ 


मेरे बढ़े तप के फलस्वरूप ही आपका यहाँ पदार्पण हुआ हैं, अथवा इस राज्य का ही यह 
पुण्य-फल है | फिर, वह मधुवर्पा करनेवाले प्रष्पों की मालाएँ पहने हुए चक्रवर्ती दशरथ 
को रत्नमय रथ पर आसीन कराकर अपने नगर में ले आया। 

घनी पुष्पमाला को धारण करनेवाला रोमपाद, हाटक नामक स्वर्ण से निर्मित 
अपने ग्रकाशमान आसाद के एक मंडप मे पहुँचा, वहाँ रक्तकमल के समान चरणवाली, 
प्रतिभा-समान सुन्दर रमणियाँ जयगान कर रही थी; स्वर्णमय सिहासन पर ऋक्रत्त्ती दशस्थ 
को, जिनके भाले में जयमाला लिपटी हुईं थी, विठाकर (अध्यं आदि) सभी उपचारों के 
साथ मोजन कराया | महाराज दशरथ, जिन्होंने देवलोक की रक्षा की थी, (रीमपाद के 
स्वागत-सत्कार से बहुत) आनन्दित हुए | 

उपचार के पश्चात्‌ सुगंधित चंदन दिया । दशरथ को देख रोमपाद ने पूछा - 
आपके यहाँ पधारने का कारण क्या है, कृपाकर बताइए | जब दशरथ नेसारा वृत्तान्त 
कह सुनाया; तब नरेश (रोमपाद) ने विनती की कि हे मनोहर मुकटधारी राजन्‌। ईर्ष्या 
(आदि दुगुणो) से रहित महान तपोधन ऋष्यश्व॑ंग को मै वहाँ (अयोध्या में) ले जाऊँगा | 
(इसके बाद) दशरथ रथ पर सवार हो अपनी सेना के साथ अयोध्या जा पहुँचे। 

दशरथ के चले जाने पर वीर रोमपाद वेद-स्वरूप झुनिवर के निवास पर पहुँचा 
और उनके चरण-कमलो को अपने स्वर्ण-सुढुट पर धारण किया । ऋष्यश्व'ग ने उससे उसके 
वहाँ आने का उद्देश्य पूछा, तो उत्तर दिया मुझे एक चर दीजिए | भुनि से पूछा-- 
कौन सा वर ? 

रोमपाद ले बिनती की - उज्वल कीरत्तिमान्‌ ; नीतिन, शासक दशरथ, जो कबूतर 
की रक्षा के निमित्त तुला पर अपने शरीर को रखनेवाले उदारणुण शिवि के प्रसिद्ध बंश भे 
उत्नन्न हुए हैं, जिनका मन धर्म में सुस्थिर है, जिनके भाले ने देवों को पीडा देनेवाले असुरो 

- के बल को नष्ट किया था, उनके रत्नखचित अट्टालिकाओं से शोमित अयोध्या नगर को 

(आप एक बार) जाकर और फिर लौटले की कृपा करें | 

तपस्वी ऋष्यश ग ने कहा कि हमले वह वर दिया (स्वीकार किया), अब तुम रथ 
ले आओ | तब तीक्षणघार भाला धारण करनेवाले रोमपाढ ने उनके चरणों को प्रणाम किया 
और कहा कि अब राजाधिराज (दशरथ) की चिन्ता मिटी | बह गजन करनेवाले रथ क्रो 
ले आया और निवेदन किया कि हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ | आप सुन्दर ललाट,; लक्ष्मी-सहश शांता 
के साथ इस रथ पर मवार हो जाइए | 

बक्र धनुष को धारण करनेबाला रोमपाद हाथ जोडकर खड़ा रहा | ऋष्यश्ग मुनि 
जो अपूर्ष वेदों के समान थे, अपनो पत्नी शातता के साथ रथ पर (आसीन हो) अयोध्या की 
दिशा भे चल पड़े | उनके साथ शान्तस्वरूप अनेक ऋषि उनका अनुगमन करते हुए चले | 

धर्मदेवता, इंद्रादि देवगण, यह सोचने लगे कि उत्तेजित राह्लसों के अत्याचारो 
का विध्यंस करनेवाले (समस्त सष्ठ) के आदिभूत भगवान्र्‌ जिस उपाय से (इस मर्तत्यलोक मे) 
अवृतरित हो, वह उपाय ( ये सुनिवर ) अवश्य करने की कृपा करेंगे--यह सोचकर अत्यन्त 
आनन्दित हो उठे और दुदुमि बजाकर श्रेष्ठ पुष्पो की वर्षा की 


स्प्ण 
ल्‍्प 


कंब रामायण 


उसी समय दूतों ने अयोध्या पहुँचकर, पर्वत-समान भरुजावाले राजाधिराज 
(दशरथ) को ऋष्यश्ग के आगमन का समाचार दिया, यह समाचार सुनने ही दशरथ भी 
आननन्‍्द-रूपी असीम पारावार में गोते लगाने लगे | 

चक्रवरत्ती (दशरथ) कूदकर उठे, रथ पर सवार हुए और ऋष्यश्'ग के स्वागत के 
लिए प्रस्थान किया ) देवों ने पुष्पत्ृष्टि की, मुनिगण आशीर्वाद देने लगे, नगाडे बजे, और 
अन्य कई प्रकार के वाद्य भी वजने लगे, पाप-कर्म समूल नष्ट हो गये | 

चक्रवत्ती दशरथ ने, जिसके नगाडे भीषण गजन करते थे चिचार किया कि अब 
मेरे मन की पर्वत-समान चिन्ता मिट गई और (नगर से ) तीन योजन दूर आगे वहकर 
उस मुनि का स्वागत किया | 

जिन्हें देखने से ऐसा ग्रतीत होता था, मानों समस्त तपस्थाएँ एक निष्कलक 
( व्यक्ति का ) रूप धारण करके आई हो, वे अपने कटि के वल्कल एवं (ऊपर धारण किये) 
अजिन (हरिण-च्म ) के साथ अत्यन्त गभीर दीख रहे थे | 

जो देवताओं के कष्टो और राक्षमों के वल को मिटाने के कार्य में समर्थ थे एव 
जिनके विशाल करों में यथाविधि छत्र, अह्मदड और कमंडल शोभित थे | 

(ऋष्यशूग के दर्शन होते ही ) चक्रवर्त्ती उसी स्थान पर रथ से उत्तर पड़े ओर 
पैदल चलकर (उन सुनिवर के ) युगल चरण-कमलो पर जा गिरे | उन मुनि ने जो चह- 
चेंढ-रूपी लता के फैलाने के लिए अलान के समान थे. अर्थगर्मित वाक्यों से (राजा को ) 
आशीर्वाद दिये। 

दशरथ ने मेघ के समान दान देनेवाले अपने दोनों हाथ जोड़कर अन्य ऋषियों 
को मी नमस्कार किया और उनके आशीर्वाद प्रास किये | गभोर जल में रहनेबाली मछली 
के समान नयन से युक्त शान्ता के साथ ज्ञानी (ऋष्यथ ग) को रथ पर आमीन कराकर 
यथाविधि ( अयोध्या को ) ले आये | न 

मुकुटधारी चक्रवर्ती (दशरथ ) कमल जैमे सुख एव सोन्दर्यवाली रमणियों की 
जय-जयकार के साथ मुनिवर को साथ लेकर शीघ्र ही अयोध्या पहुँच गये, जहाँ (उनके 
स्वागत में ) नगाडे गरज रहे थे | 

(वसिष्ठ महर्षि ) जिन्होंने चोर के समान पापकर्म में निरत पाचों इद्गियों को 
अपने वश में कर लिया था और श्रेष्ठ ऋष्यश्व ग, जो मूत्तिमान्‌ वेटो-जैसे थे, आपस में ऐसे 
मिले कि सारी राज-समा दीस हो उठी | 

दशरथ ने उन वेद-समान ऋषिशभ्रेष्ठ ऋष्यश्र ग को श्रेष्ठ रल्‍्समडप में ले जाकर 
निष्फलक स्वच्छ रल्‍्लखचित आसन पर विठाया और सभी कर्त्तव्य उपचार आनन्द के साथ 
सुसपन्‍न किये, फिर ये वचन कहे -- 

हे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ; धर्म एवं तपस्या के जेमे शोभायमान पावन रुप । (आपके 
यहाँ पघारते से ) मेरा पुरातन वंश, जो आपकी कृपा से उज्ज्वल हो उठा है, अब आगे भी 
बढ़ता रहेगा और शासन पर स्थिर रहेगा, मैने पिछले जन्म में जो तप किये, वे भी अब 
विफल नही होंगे। 


बालकागड 


ल्‍्प्ण 
ल्‍्प्ण 


टशरथ के ये वचन कहते ही ऋष्यशूग उन्हें उल्लमसित दृष्टि से दखकर बोले-- 
राजाओं के राजन, सुनो, 6म्हे वसिष्ठ नामक एक महान तपस्थ्री की सहायता ग्राप्त हैं, 
तुम्हारे कार्य पुण्यमय है, तथा तुम्हारी समानता इस समार के ज्त्रिय कर सकते है 

इसी प्रकार के विविध मीठे वचनों को कहकर पूछा--पर्वत के समान दृद 
धनुष धारण करनेवाली स्फीत भ्रुजाओवाले (हे राजन ) तुमने मुझे वहाँ जो वुलावा है क्‍या 
बह अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ही, स्पष्ट कहो | 

(दशरथ ने निवेदन किया ) मैने अनेक वर्षो तक, बिना किसी कष्ट के; धरती 
का भार उठाया है; अवतक मेरे कोई संतान नहीं हुई (जी मेरे बाद इस भार का वहन 
करे); आप हमें समुद्र से घिरी हुई इस प्रश्वी की रक्षा करनेवाले पुत्र टीजिए और मुझे अमल 
यशस्ती बनाइए | 

दशरथ के इस प्रकार वचन कहते ही; ऋष्वश्ध य से कहा -राजन ! वुम चिन्ता 
मत करो; एकमात्र इस मत्त्य-लोक की ही क्या, चतु्दश भुवनों की रक्षा करनेवाले महाबली 
पुत्रों का प्रदान करनेवाला यज्ञ करने के लिए अभी, इसी स्थान पर, ममनठ हो जाओ। 

उस यज्ञ के लिए आवश्यक सभी वस्तुएँ ( सेवक्रगण ) शीम्र ही ले आये; उक्रकर्ती 
(दशरथ ) भी परिशुद्ध ( सरयू ) नदी में स्नान करके वेदशास्त्रोक्त विधान से बिना किसी 
त्रुटि के सम्यक्‌ रीति से बनाई गई यशशाला मे जा पहुँचे | 

शुब्दायमान हो वढनेवाली तीनों अग्नियों को प्रज्वलित करके उससे आहुति देने 
लगे। बारह माम व्यतीत होने के पश्चात्‌ देव-बाग वज उठे. देवगण विशाल आकाश में 
इस प्रकार छा गये कि कहीं थोडी भी जगइ खाली नही रही | 

विकसित कमल जैसे कातिमय बदनवाले देवता, सुगंधित कहपवृक्ष के पुष्प वरमा 
रहे थे; (उसी समय ) सदगुणों से विभूषित ऋष्यश्व॑ंग ने भी उस अग्नि के मध्य पृत्न-दात्री 
आहुतियों का होम किया | 

उसी समय (उस होमकूड से) एक भूत प्रकट हुआ- जिसके केश धधकनेवाली 
अर के समान ये और जिमके नेत्र लाल थे , वह एक मनोहर सोने के थाल में प्रवित्र मधुर 
सुधा-सहश एक पिंड लिये हुए होम की अग्नि से शीघ्रता के लाथ उपर को उठा- 

उससे थाल को धरती पर रख दिया और पुनः होमामि में अच्श्य हो गया | 
तपस्री ऋष्यशग ने दशरथ से कहय--उस (भूत के) दिये हुए अम्ृतमम पढार्थ को यथाक्रम 
अपनी पतियों को दो | 

उन मुनिवर के आज्ञानुमार ही दशरथ चक्रवर्ती ने उस अम्ृत-पिंड का एक भाग 
धूम के सहश काले, कोमल और घंथुराले अलकों तथारविवफल के समान अघरोवाली लावण्य- 
पर्ण कौसल्या को दिया। उस समय शंखध्वनि हो रही थी । 

उस कोशल देश पर, जहाँ के तालाबों, नदियों और वागों भे हस विचरते हैँ, 
शासन करनेवाले दशरथ चक्रवर्ती से बचे हुए पिंड का आधा भाग केकय-राजकुमारी कैकयी 
के हाथ में दिया : तब देवता आनन्दोच्चारण कर रहे थे ] 

(इसके बाद ) दशरथ चक्रवर्ती ले, जो शत्रुओं के हृतयों में कंपन उत्मन्न करने- 


२४ कब रामायण 


वाले बल से विभूषित थे और निमि नामक चन्रवर्तती के श्रेष्ठ वंश में उत्तन्‍्न थे, उस अमृत-पिंड 
का बचा हुआ भाग सुमित्रा को व्या | देवपत्ति इद्र यह समककर कि अब ग्रेरा शत्रु मिट 
गया, अपने साथियों के साथ हप-रव कर उठा | 

ओर, उदार स्वभाववाले उन चक्रवत्ती ने थात्न मे अमृत पिंड के जो टुकडे ( पिंड 
को तोड़ने पर ) विखरे थे, उन्हे भी सुमित्रा देवी को दे दिया; ( इस समय ) शत्नुओं के वाम 
अग और मसार के अन्य सभी प्राणियों के दक्षिण अग फ़डक उठे | 

अश्वमेध यत तथा पुत्रकामेष्टि यज्ञ के सभी कार्य सुनि ने संपन्‍न कराये। यर्णे 

समास होने पर सब लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने हुए, लसार का शासन करनेवाले दशस्थ 
आनन्द के साथ ( यज्ञ-मंडप से ) बाहर आये | 

विधि-विहित यज्ञ-कर्म जब समाप्त हुए, तब मर्दल आदि वाद्य जोरों से वज 
उठे; ( राक्षमों के अत्याचारों के कारण ) दुःख भोगनेवाले दुःख-सुक्त हुए, चक्रवत्तीं सभी 
संडप से आ पहुंचे | 

(राजा दशरथ ले ) वेदो के अनुसार सब विहिंत कर्म अपने कुलढेवता विष्णु- 
भगवान्‌ को समर्पित किये, उसी विधान के अनुसार देवताओं को भी दृविर्भाग दिये, तथा 
महामहिम श्रेष्ठ विप्रो को भी अपने करो से स्वर्ण-दान दिये | 

(यज से उपस्थित ) राजाओं को धन; रथ) घोड़े, अमूल्य सुन्दर वस्त्र आहि 
प्रत्येक की योग्यता के अनुसार मेंट किये, फिर वाजे-गाजे के साथ सरयू नदी के सुन्दर घाट 
पर पहेंचे और ( अधमपंण ) स्नान किया] 

नगाड़े बज रहें थे, सुक्ता-मंडित श्वेतच्छन्न ऊपर छाया दे रहा था) राजें 
रे हुए था रहे थे, इस प्रकार दशरथ राजसभा में आ पहुँचे, अपने वेदशान से अह्मा को भी 
लजानेवाले वमिष्ठ महर्षि के उरणो पर नत हुए। 

फिर तपस्वी वसिष्ठ की आजा से, हिरन के सोग जैसे सीग से शौभायमान 
ऋष्यशृद्ध के चरणों को प्रणाम करके ये वचन कहे--है तपस्विवर | (आप की कूपा से )म 

तकारये हों गया, इसमे बढ़कर ग्राप्य फल मेरे लिए और क्या हो सकते हैं ४ 

हैं प्रभो | आपकी छूपा से यह जन दु-खम्नुक्त हो, कताथ हो गया। ( दशरथ 
की वात सुनकर) ऋष्यश्वद्ध मन मे आनव्ति हुए और आशीर्वाद दिये। अपने साथ आर्थच 
हुए मुनिगण के सहित ते स्थ में बेठकर (रोमपाढ की नगरी के लिए) चल पड़े 

ब्शरथ नरेश ने उु.खो से मुक्त हों फिर एक वार नम्नता के साथ मुनियो के 
चरणों की वढना की थे (मुनिवर) आनदित हो, आशीर्वाद देत हुए पहाँ से (अप्ने-अपने 
स्थानों को) चले गये | व्शरथ उक्रवत्ती सुखी जीवन बिताने लगे | 

बछ टिन व्यतीत होने पर ऋअक्रवत्ती की तीनी पत्षियाँ गर्भधारण का बलेश अनुभव 
करने लगी | उनके अनुपम सुन्दर सुख ही नही. परन्तु उनके मनोहर शरीर भी चन्द्र के 
समान कातिप्र्ण ठीखने लगे। 


82232 02 77 750 8: 
/ बेप्णवों के बीच यह प्रवा प्रचलित ” कि कोमी कार्य करने के वाद उसे भगवान विष्णु को समर्पित 
का उनसे टै। इम सात्त्विक त््वागाँ कहने है । 


१५ 


प्ए 


बालकाणड 


जब उन गर्भवती देवियों के प्रसव का उपयुक्त समय आया, तव विशाल भू:दवी 
आन॑दित हुई ; पुनर्वसु नक्षत्र और देवो से प्रशसित ककंटक लप्म, दोनो आनन्द से उछलते 
लगे। 

सिद्ध, यक्ष॑, वक्चों की देवियों, तत्त्वज्ञानी ऋपिगण, दृधगण, नित्यसूरिगण" पंक्ति- 
पक्ति में (खड़े) आनंदित हो जयघोष कर उठे; धर्म-देवता का मनस्ताप मिट गया और वह 
आनन्द से भर गया। 

सदगुणों से भरी कौसल्या देवी ले, काजल और नव मेंघो की छुटा दिखानेवाली 
उस तेजोमय विष्णु को जन्म टिया, जो समस्त सृष्टि को अपने उदर भे लीन कर छेता है 
और जो महान्‌ वेदों के लिए भी ज्ञानातीत है; (उसके जन्म से ) ससार की विभूति 
बढ़ गई | 

देवता लोग दसों दिशाओं मे और आकाश से स्थित हो आनन्द-घोष कर रह थे . 
इन्द्र आदि प्रणाम करके जब-जयकार कर रहे थे, ऐसे 'पुप्य नक्षत्र” और मीन ल्न से युक्त 
शुभ घड़ी मे निष्कलंक क्रेकय-राजपुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया | 

कल्पदृक्ष के अधिपति, पर्वतों के पंखो को काटलवाले इन्द्र तथा उनके साथी 
अतरिक्ष मे आनन्द-नाद कर रहे थे | बॉबी में रहनेवाले सर्प ( आइलेपा नक्षत्र ) के साथ 
#ककेटक' (लम्न ) ने भी नया जीवन पाया : पहमहिपियों मे सबसे छोटी, कोमल लता- 
तुल्य सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म विया | 

आदिशेष के सहस्त फणो से बहन की गई भूमि आनन्द से नाच उठी - वेद नाव्य 
करने लगे ; सिंहराशि और मघा नक्षत्र ने ऊँचा जीवन पाया , ( इसी समय ) विष के 
समान काले नयनोवाली सुमित्रा ने एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया | 

राक्षस मिट गये'--इस खयाल से आनदित हो अप्सराएँ नाच उठी » किन्नर 
अपने अमृत-मधुर स्वर में गा उठे , विविध वाद्य वजने लगे ; देवगण (आनन्द से) इधर-उधर 
दौड़ने लगे | 

रानियों की सखियाँ दौड़कर दशरथ के पास गई , पुत्र-जन्म का समाचार 
सुनाकर आनन्द-मृत्य किया ; ( ज्यौतिष में निपुण ) आ्राकृपो ने एकत्र होकर नक्षत्र और ग्रह 
की स्थिति का अवलोकन करके कहा कि अब यह संसार हुःखो से मुक्त हो जायगा | 

सुखपट्ट) से सुशोमित गज के समान गंभीर और नीतियुक्त श्रीरामचन्द्र के शुभा- 
वार के समय मेष ( चेत्र ) मास था * तिथि नवमी थी , मक्तत्र पुनर्वसु था . श्रेष्ठ क्ष् 


7 नो कर कम दा गए रन 
२ मैप्णवो के अनुसार श्रीवेक्ुंड में विणु की चरण-सेवा करनेवाले गरड, अनन्त, विश्वकेशन आदि भक्त 
“नित्यधूरि! कहे जाते है। मगवान्‌ को आज्ञा से ये लोक-कल्याण के लिए क्रमी-करसी पृथ्वी पर 
अवतार भी लेते हैं | 
२,लक्षमए का जन्म कर्कट राशि और भाश्ढेपा नक्षत्र मे हुआ था । बारदण नक्तत्र सपकार होता है। 
साँप और केकडे की मित्रता वतलाकर कवि ने चमत्कार दिखाया है। 


3 अुख़पट्ट : हाथियों के मुख पर लगाया हुआ सोने वा चाँदी का स्न-जरटित कवच | 


३६ कब रामायण 


ककंठक था, अहस्थानो की परीक्षा करके देखने पर ( विदित हुआ कि ) ग्यारहवे रह में चार 
अह उच्च स्थान मे थे। 

ज्योतिषियों ने श्रीरामचन्द्र की जन्म-पत्नी तैयार कर दी ; फिर अन्य राजकुमारों 
की जन्मपत्रियाँ भी उपयुक्त क्रम से परीक्षा करके, स्वर्ण-फलक पर लिखकर, अत्यन्त चतुर 
देवगुरु बृहस्पति की प्रशंसा करते हुए, पढ सुनाई | 

दशरथ चक्रवर्ती ने आनन्द से ( सरयू नदी मे ) स्नान किया ; अन्न तथा वर 
दान दिये, फिर जब श्वेत शख वज रहे थे; तव वसिष्ठ मुनि को भी साथ लेकर अपने श्रेष्ठ 
कुमारों के झुख देखे । 

दशरथ महाराज ने ढिढोरा पिटवा दिया ओर आजा दी कि 'राज्य-भर में सात 
चपो के लिए लगान माफ कर दिया जाय , अन्न-भाडारों के किवाड़ खोल दिये जायें, ताकि 
गरीब अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अन्न उठा ले जायें | 

(यह भी आज्ञा दी कि ) युद्ध-कार्य बन्द हो जायें; (काराणह में ) बंदी शह्ु- 
राजाओ को सुक्त कर दिया जाय और वे अपने-अपने राज्य को चले जाये; ब्राह्मणों के 
नियमाचरण बिना विप्न के पूर्ण हो ; (मंदिरों में प्रतिष्ठित ) देवता विशेष रीति से किये 
जानेवाले उतसो से सतुष्ट किये जाये | 

देवालयो का संस्कार किया जाय , आाह्मणो के निवासो, चौराहो और अन्य मार्ग- 
सन्धियों का नव-निर्माण हो ; भ्रातः एवं सध्या के समय (देवालयों के) देवाताओं को मनोहर 
पुणहार समर्पित किये जाये |! 

( चक्रवर्ती के यह ) आजा देत ही ढिंदोरा पीटनेवालो ने हाथियों पर बेठकर 
श्रुतिसुखद दिंढोरे पीटकर सर्वत्र राजाज्ञा सुना दी , नगर-निवासी और विद्युल्लता के समान 
क्लीणकटि नारियाँ आनन्द-सागर में हब गई | 

नगर-निवासी प्रेम से भरकर आनन्द-नाद कर उठे , उनके शरीर पुलकायमान हों 
गये ओर स्वेद-विन्दुओ से भर गये ; राजा के सामने आकर जिन-जिन ने यह शुभ समाचार 
सुनाया, उन सबको बहुमूल्य भेंट दी गई , कदाचित्‌ उनके मन में यह विश्वास हो गया कि 
(राजकुमारी के रूप सें) स्वथ विष्णु भगवात्र ही अवतरित हुए है| 

विशाल अयोध्या नगर में नारियों के कुंड, सखियों के समुदाय, पुरुषों के सघ तथा 
मित्रो के ढल ने अतीव आनन्द के साथ तेल, चन्दन, घी, कस्तूरी तथा अन्य सुगगन्धित द्वव्य 
अयोध्या की वीथियो मे छिडके | 

इस प्रकार उस महानगरी के निवासियों ने वारह दिनो तक उत्तव मनाया और 
अपने मन से उमडनेवाल आनन्द के कारण अपने-आपकों भूल गये , तेरहये दिन अमर और 
सत्व तपस्यावाले वरिष्ठ ने (वालकों का) नामकरण करने की सोची | 

मगर के साथ डुद्ध करते समय जब गजराज के कर दीले पड गये, तब उसने प्योही 
आ्रादिशेप पर शबन करनेवाले आड्मूल भगवान्‌ विष्यु का स्मग्ण किया, त्योही आकर 
उसकी रप्षा करमंवाले उस परमार्थमृत विष्णु भगवान्‌ का € वसिष्ट ने ) शर्म नाम 
ग्खा। 


2 


न्प्ए 


बालकाएड 


अभीष्ठ फल देनेवाले वसिष्ठ ने, जिनके लिए वेदों के यथार्थ तत्व हस्तामलक के 
समान थे, ( रामचन्द्र के वाद ) अचतरित दूसरे ज्योतिःपुंज का 'भरत! नाम रखा | 
( जिसके उत्यन्न होते ही ) वंचक (राज्षस ) लोग मिट गये और देवता लोग तर 
गये , भूमिदेवी करोड़ो कष्टों से सुक्त हुई ; उस अजेय और महावली ज्योतिमय पुत्र का नाम 
'लक्ष्मण' रखा | 
ज्योतिःस्वरूप चौथा बालक ऐसा लगता था; मानो मोतियो के पुज के मध्य रक्त- 
कमल विकसा हो। शब्रुओ का नाशक समझकर कुलगुरु ने उसका 'शम्रुन्नो नाम रखा। 
भूलकर भी असत्य पर न चलनेवाले ( वसिष्ठ ) छुनि ने जब उत्कृष्ट वेदमंत्रों का 
उच्चारण करके ( चारो बालकों का ) नामकरण किया, तव दान-नदियों ने चकवत्ती के हाथो 
से प्रवाहित होकर वेदशालत्रों मे निपुण ब्राह्मणो के सत्य अथों से भरे हुए हृदय-रूपी समुद्र 
को भर दिया | 
समस्त संसार पर शासन करनेवाले राजाधिराज दशरथ (अपने ज्येष्ठ ) कुमार से 
इस प्रकार प्रेम करते थे. मानों नीलोत्पलो के मध्य विराजमान रक्तकमल जेसे अतीब सुन्दर 
लगनेवाले श्रीरामचन्द्र के अतिरिक्त उन्हे दूसरे प्राण एवं शरीर ही न हो | 
चारों कुमार, जिनकी तोतली बोली से अमृत बरसता था, अपनी सुन्दर विकंपित 
गति से भूमिदेवी की शोभा बढ़ाते हुए उसी प्रकार बढ़ने क्षणे, जिस प्रकार अंधकार को दृर 
करते हुए सूर्य बढ़ता है और स्वरों की ध्वनि के साथ चारों वेद (संसार में ) बढ़ते हैं। 
समय आले पर धवल चन्द्र से विभूषित शकर समान वसिष्ठ सुनि ने यथाविधि 
उनके चूडाकरण तथा उपनयन-संस्कार कराये | ( फिर ) अमर वेदों एवं अनन्त शास्त्रों का 
इस प्रकार से अध्ययन कराया कि उनके शान की कोई सीमा ही नही रही | 
देवताओं के एकमात्र नेता रामचन्द्र ने अपने भाइयों के साथ हाथी, रथ, घोड़े 
आदि सवारी तथा इसी अकार की अन्य ( क्षत्रियोचित ) विधाओं की शिक्षा यथाविधि 
प्रात्तकी और शत्रुओ का नाश करनेवाली सेना-संचालन कि रीति तथा धनुर्विया का भी 
अभ्यास किया | 
वेदों के ज्ञाता सुनि; देवता, भूमिदेवी और उस नगर के सभी निवासी, यह 
सोचकर कि इन ( राजकुमारों ) से हमारे कष्ट एवं उनके कारण-भूत पाप और पुण्य कर्म भी 
मिट जायेंगे, उनके निकट से हटना नही चाहते थे | 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण नदियों मे, मेघो से आवृत (झॉँचे दृक्षो से भरे ) उपबनों 
में और तड़ागो में साथ-साथ सचरण करते थे, जैसे ताने के साथ भरनी का चूत मिल गया हों; 
इससे भूमिदेवी कि तपस्याएँ प्रकट होती थी | 
भरत और शब्ुन्न एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नही होते थे; रथ 
या घोड़े की सवारी करते समय या वेद-शास्रों का अध्ययन करते समय सदा एक साथ 
रहते थे | वे दोनो मेरे (लेखक के) स्वामी श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के (जोड़े) जैसे रहते थे | 
ेु पराक्रमी राम और भरत अपने अनुज लद्त्मण और शब्रुष्न के साथ (प्रतिदिन ) 
बड़े सबेरे नगर से बाहर सुगंध-भरें उपयनों मे दयाज्ु झुनियों के पास ( अध्ययन के लिए ) 


शै८ कंब रामायण 


जाते और सूर्यास्त के समय अपने सुन्दर नगर मे लौट आते ; उस समय उनका स्वागत करने- 
वाले नागरिक जन आनन्ठ के कारण मेघो के आगमन से उल्लसित होनेवाले शस्य के समान 
दिखाई दते थे | 

अयोध्यापुरी की नारियाँ, वहाँ के पुरुष, जो उन नारियों के पीन रूमो के 
अनुरूप ही बलिप्ठ थे, तथा उनके बंधुजन, कौसल्या एवं दशरथ के सहश ही अपने इष्टदेवी से 
प्रार्थना करते कि ये कुमार चिरजीबी हो ) 

वेदों क॑ लिए अगोचर, अनन्य समान श्रीरामचन्द्र और उनके साथ सदा लगे 
रहनेवाले लक्ष्मण को आते देखकर लोग उपमा देते हुए कहते थे कि ( रामचन्द्र को देखने 
से ही ऐसा प्रतीत होता है ) मानो नीज्षससुद्र या कालमेघ उज्ज्वल विकमित कमलंपुज से 
शोभावमान हो, उत्तर दिशा में स्थित मेरु पर्वत के साथ आ रहा हो | 

हमारे स्वासी रामचन्द्र अपने समक्ष आनेवाले नागरिकों को देखकर अपने मुख- 
कमक्ष को बिकसित कर बड़ी कृपा के साथ पूछते कि तुम्हारे कार्य क्या है ? कोई कष्ट तो 
तुम्हे नही है ? तुम लोगो की शरहिणियाँ एवं ज्ञानवान्‌ संत्रति सुखी और स्वस्थ हे न? 

नगर-निवासी उत्तर देते--स्वामिन्‌ | हम बड़े भाग्यवान्‌ हैं, आपके समान राजा 
को पाले पर हमे किस बात का अभाव हो सकता है ? हमारे लिए सुखी जीवन प्राप्त करना 
कोई वड़ी बात नहीं , ( हमारी यही कामना हैं कि ) जबतक ब्रह्म जीवित रहे, तबतक 
आप हमारी आत्माओं पर एवं सप्तद्वीप विशिष्ट भूतल पर शासन करते रहे । 

इस प्रकार, उस सुन्दर नगर के निवासियों की प्रशसा प्राप्त करते हुए. तथा अपने 
भाइयों के द्वारा अनुगत रहते हुए त्िमूत्तियो के लेता भ्रीरामचन्द्र जीवन बिताने लगे | 

राजाघिराज दशरथ समस्त ससार को अपने श्वेत छत्त की छाया मे आश्रय देत 
हुए, नगाड़ो की जय-ध्वनि सुनते हुए, मुनियो के द्वारा ग्रशसित होते हुए, निःसीम आनन्द- 
सागर में गोते लगाते रहते | ( १--१३८ ) 


अध्याय ६ 
समपंण पटल 


( दशरथ चक्रवर्ती ) आकाश को छूनेवाल रत्-खत्चित समा-सडप में आये। 
पुष्मभार से लदे कह्पदृक्ष से सुशोभित स्वर्गलोक के निवासियों को, उस मंडप को देखकर 
इद्ध के सभा-मडप की श्राति हो गई। 

( सडप भे पहुँचकर महाराज दशरथ ) परिशुद्ध ओर कोमल (गदंदार ) मिहासन 
पर विराजमान हुए। (उन्हें देखकर ) गगन से सचरण करनेवाली अप्सराओं को यह सदेह 
हो गया कि यही उनके अधिषति इंद्र है, फिर ( दशरथ के ) हजार नयन न होने से उनका 
सदेह दूर हुआ। 


न्प्0 


बालकायड रद 


उस सिहवली दशरथ के सामने एकाएक बड़े क्रोधी विश्वामित्र ऋषि आ उपस्तित 
हुए, जिन्होने कमी सभी प्राणियों ओर लोको का अलग सर्जन करके नये देवगण तथा नये 
ब्रह्मा की भी सृष्टि करने का उपक्रम किया था | 
मुनि के आते ही, दशरथ कट अपने आसन से उठकर उनके चरणों में नत हुए, 
जैसे कमलासन (ब्रह्मा ) के आगमन पर इंद्र उठ खड़ा हुआ हो. तब दशरथ के वच्च पर 
(उनके उठने के साथ ) हार भी हिलडुलकर यो किरण फेंकने लगे, जिससे सूर्य की काति 
भी परास्त हो जाती थी | 
(दशरथ ने भुनि को ) प्रणाम कर उन्हे रत्नो मे जड़े हुए स्वर्णानन पर बड़े प्रेम 
से बिठाया और उनके चरणकमल-युगल की अर्चना करके, हाथ जोड़कर कहा कि ( आपके 
आगमन से ) मेरे प्रारब्ध कर्म की परंपरा अमी टूट गई। (अर्थात्‌; में कमे-वधन से मुक्त 
हो गया। 
है महात्मत्‌। आप इस नगर में सुलमता से पधारे और में आपकी परिक्रमा 
करके आपको प्रणाम कर सका, इस सौमास्थ का कारण बढ़ि इस देश का किया हुआ तप 
माने; तो वह नही है. या मेरे किये अच्छे कर्म माने, तो वह भी नहीं है : हाँ इसका कारण 
मेरे धूर्वजो के द्वारा किया हुआ तप ही हो सकता हैं। जब दशरथ ने इस प्रकार कहा. तब 
विश्वामित्र ने उत्तर दिया-- 
शत्रुओं का वध करके उनके मास से बुक्त भाला धारण करनेवाले, है (ठशरथ ) ! 
मुझ जैसे सुनियो और देवताओं पर यदि कोई विपठा आ पढ़े, तो सभी पर्वतों का उपहास 
करनेवाला धवन हिमाचल, च्लीरसागर, कमलासन के नगर (सत्य लोक ) तथा कल्पवृत्त 
से सुशोमित अमरावती के सह्श सुन्दर अद्टालिकाओं से विभूषित अयोध्या नगरी को छोड़: 
शरण देनेवाला स्थान क्या अन्य कोई हो सकता है ? 
है चक्रवत्ती। मनोहर कल्पवृक्ष कि छाया मे; जहाँ सुगंधित मधु यज्न-तत्र 
विखरा रहता है. बैठकर शासन करनेवाला इद्र जब राज्य से वंचित होकर तम्हारे शवेतच्छन्र 
की छाया मे शरणागत हुआ था और अपने कष्ट बताकर सहायता की अश्वर्थना करते हुए 
एम्हारे सम्मुख आया था, तब तुमने हो तो उसपर झृपाइष्टि फेकर कुलपर्वंत-समान मुजाओं 
में युक्त 'शंवर! नामक असुर का समूल नाश करके इंद्र को उसका राज्य ढिलवाया था: 
इन्द्र आज जो राज्य कर रहा है, वह तुम्हारा विया हुआ ही तो है। 
जब विश्वामित्र महर्षि ने इस प्रकार कहा, तब दशरथ के हृटय भे थानन्द का एक 
ममुद्र-सा उमड़ पड़ा, जिसका अत कोई देख नहीं सकता था ; उन्होने हाथ जोड़कर सुनि से 
विनती की कि राज्यभार प्राम करने का जो फ़ल हो सकता है, वह (आपके दर्शनों से) सुझे 
प्रात्त हो चुका, अव मुझे जो करना हो, उसकी आज्ञा दे तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया--- 
में एक बज करना चाहता हूँ; उस यज्ञ की रक्षा उन राक्षसों से करनी है, जो 
उसमे विध्न डालने आयेगे, जिस अकार काम, क्रोध थ्रादि छु्गुण, सुनियो को डराते हुए 
उनके पास आ पहुंचने है तुम अपने चार पुत्रों मे श्वामल ( श्रीरामइन्द्र ) को, 
अडिग रहकर उन गद्सो से मेरे बज की रक्षा करने का आदेश देकर मेरे साथ भेज दो | 


2० ऋंच गमाबणा 





32.० >> न बजे ड्ससस जे उत्तर मधघन्तादी लबु नाल्ाओं व सुशोमित -फिजज 
+नरुठर व्सचत्रात सनथु के छत के समान मधुन्तादं नाज्ाआं नस सुज्याभत उन 














ऋअन्तत्र्ची 5 २4) ले ० मय की ० ५. मोशन लक जिया: “मे महात्म 

जक्तर्ती से किसी प्रदार अग्नी पीडा छो व्ञकर मुनि से निवेदन किया--हें महातूत ' 
अप: आन अल के अभी छोटा :- झन्त्र ही अ-क... अभ्यास +०... मल . 3 के ब्गदधघ 
अहू रान तो अमी छोटा है- शत्र उत्ताने का अम्बान भी इसने नही है, यदि राक्ष॒मों व्यू बघ 











55 ह्लो, तो अयनी उतब्प . ५ >> स्ज्डः 
है आपका उदृश्व हो; ता तर 
पक लक, अधशवा पर: एरंदर मन लिजक अर ० पिन्नकारी जाओ ५ बन अजिटेस लक 30 अर, 
खरठुनु 3 अहम अध्वा पुरुकर भी आकर प्रन्नकारा उसे; ता उने पत्रन्नां का भी पेन बनकर ४ 
० अमन जल 3 « पम-आ रन ब्ढँगा ४ अकइल इक, करने हल. लिए ग्रल्ल्त्त 5 
आउक यन् की रक्षा मरूगा | आण० बऋन्ञ करने के लिए ग्रल्तुत हो जाब | 
दत्त है. पी हज जट०> झनि. जी नये नाजम->क अपर ड्ज्फि 32 कल न िल5 
इशरथ के इस प्रकार ऋहते ही छुनि; जो किसी रूमव अपर सष्टि करत के लिए 
०. न दे जअजजाडल जय ० अल आशंका कं अअन्कट: ; वटक .ज कल 7 ब्रग 
उक्त हो गये श्रे; क्रोध ने उबल पड़े: दठेवता आशंका करते लगे फ्रि सृष्टि क 
डे: 





अन्तकाल जा गया है: आकाश में चमकनेवाला दर्त मी अब्ट्य हो गया * जहाँ-तह 
की ) मौंहों के छले कोने ( उनके ) उठे हुए 


$ नी डिशाओं में कघेरा छा गय्य | 
झुनि ( विश्वानित्र ) छो ऋुद जानकर (वरिष्ठ लें) उनने आर्थना की कि है झुनि- 


7 £ 
ण 
कै 
है 56 
भर ई 
्य| 
| मत 
ठ्री। 9 
4 4 
2 48॥ 
9 ०» 
हक 
5] 
8 





ओर गशुद की ध्यज्ञा ममनहूर जवशील नरपति ने ( बपते सेंदकों को ) जाज्ञा के 














कि तुम लोग जाकर राम को वहाँ ले बाओ , सेवनों ने जाऋर राम से निवेदन किया कि 

अक्रक्‍सी आपको दुत्ना रहे 4 : समाचार णक्तर ज्ञानातीत छीगमचन्छ उण्से पिता के निलट 
आये ] 

शस्थज्ी ले रामचन्र छो तथा उनके साथ जाये हुए भाई छक्ष्मय को, चारो 

ब्रदों में सिगाद विश्वामित्र आओ दिखाकर ऋह्म--अमो ] इनकी सत्विता आप दी हु 

कं; ग्रे भी छार्य ही- 








झुनिवर को अपने पुत्र सॉप दिये | 





पु व्द 6 >> &. 

छुमारों को प्राम करके (कामादि) दुगुतों मे रहित विश्वामित्र का क्रोध शान्त है 

गण । इदोंने ( व्शग्थ को ) बाण्ीवाद दिवा। फिर छुमारों से कशा--उल्तो अब हम 
मत > 





वालकाणड ४१ 


सत्य के समान ही दो अक्षय तृणीर अपनी पर्वत-जेसी दोनों छँची मृजाओ से बॉथे और 
( वाम कर मे ) विजय देनेवाला धनुष धारण किया। 

( रामचन्द्र ) अपने अनुज के साथ सभी प्रकार से ( आयुधों से ) सन्नद्ध हो- 
विश्वामित्र की छाया के समान उनका अनुमरण करते हुए, अयोध्या का ऊेंचा स्वर्णमण प्राचीर 
पारकर यों चले, मानो पिता दशरथ के प्राण शरीर छोड़कर जा रहे हो | 

(वे तीनो) अयोध्या नगरी को, जिसकी समानता करने में देवताओं की अमरावती 
भी असमर्थ थी, पारकर सरयू नदी पर पहुँचे, जिसमे हंसो का कल्लोल नृत्यशाला में नर्तकियो 
के मजीरो की ध्वनि-सा प्रतीत होता था | 

(वे लोग) एक उपवन में ठहर गये, जिसके चारो तरफ के खेतो म ईख के डठलो 
के परस्पर संघर्ष से निकला हुआ मधुरत खेत की मेडो को पारकर वह रहा था और जहाँ के 
भ्रमर कुडमल-ममान खनोवाली रसणियों के क्रेशपाश-जैसे ठीखते थे | 

जब सात सुनहते घोड़ो के रथ पर सवार होनेवाला सूर्य, अपने शिखरी पर ढहरे 
हुए मेघो के कारण, सुखपट्टघारी गज के जेसे शोमावमान ढीखलेवराले उदयाद्लल की दृढ 
चोटी पर पहुँचा, तब वे ( तीनो ) सरयू के पार पहुँच गये | 

श्रीराम ने एक वन को देखा, जहाँ ऐसे यज्ञ होते थे, जिनमें ढवता स्वयं आकर 
अपनी इच्छा से आहुति ग्रहण करते थे ; जहाँ का सारा वन घुएँ से भरा हुआ था , चरम 
तत्तो के शाता भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने दिव्य और महातपस्वी विश्वामित्र को प्रणाम करके 
पूछा कि यह कौन-सा वन है 2 ( १-२४ ) 


अध्याय ४७ 
ताडका-क्ध पटल 


(विश्वामित्र ने कहा-) यह वही स्थान है, जहाँ मन्मथ ने चंद्रशेखर शिव पर पुप्प- 
बाण चलाये थे और शिव के ललाट-नेत्र की क्रोघाग्नि ने उसे जलाकर भस्म कर दिया था। 
उतती समय से वह (मन्मथ) अपने कुसुम-समान अग के दरथ हो जाने से अनग वन गया | 

हे देवो के अधिष्ठाता | जब हस्तिचर्म घारण करनेवाले (शिवजी ) ने उस मन्मथ 
को जलाकर भस्म कर दिया, तवे उनका शरीर राख वनकर इस स्थान में विखर गया | इसी- 
लिए इस प्रान्त को अनंग देश कहते हैँ और इसी कारण से इस आश्रम का नाम 'कामाश्रमा 
पड़ गया है | 

आसक्ति; इच्छा आदि का समूल नाश करके आलज्ञान के इच्छुछ (भक्त लोग) 
जन्म मरण के अक्कर से मुक्ति पाने के लिए जिस (शिव) का ध्यान करते हैं, उन्ही (शिवजी) ने 
स्वयं इस स्थान पर रहकर तपस्या की थी फ़िर इस स्थान की पित्नता का क्‍या छहना है | 


२ कंब रामायण 


विश्वामित्र की बात सुनकर राम और लक्ष्मण आश्चर्य मे पढ गये , फिर तीनो 
उस स्थान में पहुँचे , वहाँ पहुँचकर उन्होंने, उनके स्वागत के लिए आये हुए सन्मार्गधन 
मुनियों की सत्सयति में पूरा दिन व्यतीत किया और (दूसरे दिन ) जब विस्तृत किरणों से 
प्रकाशमान सूर्य उदयाचल के शिखर पर चढने लगा, तब (वे वहाँ से प्रस्थान करके ) एक 
महुस्थल में पहुँचे, जो (धूप मे ) तप रहा था | 

उस मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य कोई ऋत नहीं होती थी, कहाँ 
सूर्यदेव भूमि का समस्त सार पीने के लिए विजय-ध्वजा फहराते हुए संचरण करते थे , गरमी 
के ताप के कारण वह स्थान ऐसा हो गया था कि यदि अमिदेव भी उसका स्मरण करें, तो 
उनका मन भी झुम्हला उठे और उसकी ओर देखें, तो उनके नेत्र भी झुलस जायें | 

यदि कोई उस मरुभूमि की उष्णता का वर्णन करना चाहे, तो वर्णन करनेवाले की 
जिह्ा सुलस जाय , वहाँ पहुँचकर (सारी सृष्टि को ) आवृत कर फैलनेबाला अधकार तथा 
अंतरिक्ष-रुपी आवरण भी भुल्स जायें, वहाँ उदय होने पर सूर्य भी भुलस जाय , मेघ 
भुलस जायें, विजली और वज्न भी भुलस जायें , ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो वहाँ पहुँचकर 
भुलस न जाय १ 

वह वालुकामय प्रदेश उन योद्धाओ के हृदय के समान ही सर्वदा तपता रहता था 

और कभी ठडा नहीं होता था, जो लड़ने की शक्ति खोंकर, बाणों एवं भालों की वर्षा को 
सहते हुए युद्ध-क्षेत्र में पे हो और जो बंचक शत्रुओं के बुकृत्यों के कारण अपना मान-रूपी 
श्रेष्ठ रत्न खो बेठे हो | 

उस वीहड़ प्रदेश में कही सूखे हुए सेंहुड, अगर आदि के वृक्ष खडे थे, जिनके 
तनो को चीरकर भूत के जेसा काला अगरु निकल रहा था, कही पत्तों से रहित बॉस के 
फट जाने से श्वेत मोती विखर रहे थे , कही विषैले नागो के झुख से गिरे माणिक्य बिकीर्ण 
हो रहे थे | 

सृ-माता उस स्थान से हट नहीं सकती थी , क्योकि वह अचला हैं , (उस स्थान 
की अधिप्रात्री ठेवी) कालिका भी वहाँ से हट नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हे अपना स्थान 
नही छोडना चाहिए , उस स्थान के ऊपर सूर्य का रथ भी दौड़ नही पाता था, वहाँ के 
आकाश मे मेंघ भी नही जा सकते थे, न वहाँ वायु का सचरण हो सकता था। 

वहाँ (दर्शकों के ) नेत्रो को भुलसानेवाली विपारिन उगलनेवाला आव्शिप, 
आकाश को चीरनेवाली बिजली के ममान चमकदार भाणिक्य विखेरता था। जब धरती 
की छाती को विदी्ण करनेवाली सूर्य की प्रचण्ड किरणे उन माणिक्यो पर पड़ती थी, तब 
ऐसा लगता था, मानो भू-देवी के शरीर में खुले हुए घावो से रक्त निकल रहा हो ) 

व्याकुल करनेवाली क्तुधा से वेचेन होकर वडा अजगर जीवर-जठुओ को निगलसे के 
लिए अपना मेंह खोलकर बहा पडा रहता था, गर्जन करनेवाला वलवान्‌ हाथी गगन पर 
जलनेवाले सूर्य की उष्ण किरणों से रक्षा पाने के लिए छाया की खोज में इधर-उधर भागता था 
और सामने अजगर के खुले सुख को देखकर उनके भीतर शीघ्रता से प्रवेश कर जाता था | 

उस बालुका-भूमि में जहाँ अग्नि अपनी अतुलनीब उप्णता के साथ शासन 


बीलकाएड ४ 


ल्‍प्छ 


करते थे, कौए ओर हाथो मी भुलसकर काले हो जाते थे और यत्न-तत्र पड़े रहत थे , जिन्हें 
देखने से ऐसा लगता था, मानों उस मरुभूमि से उठकर सारे गगन में छा जानेबाली उष्णता 
के कारण मेघ-समूह जल-भुनकर जहाँ-तहाँ गिरे पडे हो | 

उस स्थान मे जो सृग-मरीचिका सचरण करती थी, उसे देखने से भ्रम होता था 
कि वरुणदेव ही यह सोचकर वहाँ आ पहुँचे हो कि ( उस मस्भूमि की ) उप्णता कही बढ़कर 
गगन को भी न छू ले और कही देवलोक भी न जल जाय | (अर्थात्‌ ) देवताओ पर अनुग्रह 
« करके हो वे वहाँ आ पहुँचे थे | 

उस संतस भूमि पर जो अ्ष्म-रूपी राजा राज्य करता था, छसके बेठने के लिए 
बनाये गये सुनहले पेरवाले स्फटिक-सिहासन के समान ही, वह मृग-मरीचिका ऊपर उठी हुई 
दिखाई देती थी | 

बह धरती इस प्रकार शुष्क थी, जिस प्रकार उन आत्मज्ञानियों का हृ्य (शुप्क) 
होता है, जो (पुण्य और पाप-रूपी ) दु ख-दायक विविध कर्मो को मिटाकर तथा दुर्निवार्य 
काम, क्रोध ओर मोह-रूपी बाधाजनक तीनों मोचों को पार कर, भक्ति-मार्ग पर चलते है, 
अथवा उन नारियों के मन के समान (शुप्क ) था, जो सुवर्ण के लिए अपना शरीर वेच 
देती हैं। 

तपानेवाली गरमी मे झुलसे हुए छो2-छोट कंकड़ वहाँ बिखरे पड़े थे, (गरमी 
के कारण ) धरती मे जो दरारें पड़ गई थी, वे पाताल-लोक तक चली गई थी; इस प्रकार 
लंबी राह मिल जाने के कारण जगत्‌ को तपानेवाली सूर्य-किरणे श्रेष्ठ भाणिक्य से विभूषित 
सर्पराज के लोक में भी अनायास ही पहुँच जाती थी। 

जब इस प्रकार जलनेवाली वालुकामय उस भूमि मे तीनो पहुँचे, तब विश्वामित्र ने 
सोचा कि यद्यपि राम और लक्ष्मण अपार शक्ति-संपन्‍न है, तथापि वे पुष्प से भी अधिक 
कोमल हैं, अतः ( इस मद्भूमि से चलने में ) उन्हे किचित्‌ कष्ट हों सकता है। 

(यह सोचकर) विश्वामित्र ने उनके झुखो की और दृष्टि डाली | इगित को सहज 
ही जाननेवाले वे कुमार भी अपनी और देखनेवालें विश्वामित्र के चरणो के निकट जा पहुँचे | 
तब विश्वामित्र ने उन्हे ब्रह्मा द्वारा आविष्कृत दो विद्याएँ (बला तथा अतिबला ) सिखाई । 
दोनो ने उन मंत्रो का जप किया। 

जब वे उन मंत्रों का जप करते हुए चलने लगे, तव प्रलयारिनि को भी पराजित 
करनेवाली भीषण अग्नि से उत्तत उस प्रदेश में यात्रा करना उसी प्रकार सरल हो गया, जैसे 
स्वच्छ तथा शीतल जल में चलना होता है। उस समय भक्तों की इच्छा पूरी करनेवाले 
( श्रीराम ) ने विश्वामित्र को प्रणाम करके पूछा-- 

- है ज्ञानशिरोमणे । कया यह प्रदेश, भेंवरों से भरी हुई गया को पुष्पमाला के 
रुप में अपनी जटा में धारण करनेवाले (शिव) की ललाट-हाष्टि पड़ने से इस प्रकार जल 
गया है, अथवा कोई और कारण है? क्‍या कारण है कि यह प्रदेश किसी निन्‍्दनीय 
अल्याचारी नरेश के राज्य से भी अधिक उजड़ा हुआ पड़ा है 

( राम के ) यह प्रश्न पूछने पर विश्वामित्र ने उत्तर व्या--एक ऐसी स्री का 


(१११ कब रामायरा 


वृत्तान्त तुम्हें सुनाता हैँ, जो अच्छे-अच्छे प्राणियों को मारकर खा जाती है, जिसका रूप 
यमराज के जेमा भयंकर है और जिसमे हजार मदमत्त हाथियों का वल है ] 

यक्ञों के कुल मे सुकेतु नामक निर्मल स्वमाववाला एक व्यक्ति उत्नन्न हुआ था; जो 
अपने बल से सारे समार को चकित कर देता था, जिसका क्रोध अग्नि के समान जलानेवाला था; 
जो मोह से रहित था और जो हाथी जेसा वलवान्‌ होने पर भी बडा छृपाल्ु था | 

सुकेतु के कोई सतान नहीं थी, इसक्षिए वह बहुत चिन्तित रहता था। उसने 
( सतान-य्राप्ति के लिए. ) एक लंबी अवधि तक कमल-पुष्प पर आसीन ब्रह्मदेव के निम्मित्त 
क्री तपस्या की | 

है सूहरम जञानयुक्त ( रामचन्द्र )! (सुकेतु के तपस्या करते समय) वेदों के आश्रय 
व्रक्तदेव उसके समुख प्रकट हुए और पूछा कि तुम्हारा अभीष्ठ क्या है १ सुकंत ने प्रार्थना की 
कि मेरे कोई पुत्र नही, इसलिए मै दुःखी हूँ। पुत्र-प्राप्ति का वर दीजिए । ब्क्षा ने उत्तर 
डिया---6म्हारे कोई पुत्र नही होगा ; एक पुत्री ही होगी | 

तुम्हारे एक ऐसी पुत्री होगी, जो कमल-पुष्प पर निवास करनेबाली सरस्वती के 
सहश नित्य-यौवना, मयूर-जेसी सुन्दर, लद्तमी की समता करनेवाली तथा एक हजार मत्त 
हाथियों के बल से युक्त होगी | तुम चिन्ता छोडकर अपने घर जाओ | 

ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसके एक पुत्री हुईं) जब बह पुन्नी कमल-पुष्प- 
वासिनी सुन्दर लक्ष्मी के सहश युवती हुई, तव सुकेतु ने सोचा कि इसके अनुकूल पत्ति कौन 
हो सकता है ? अत में अपनी ही जाति के अधिपति सुद नामक यक्ष से उसका विवाह कर 
दिया | 

सुद और उसकी पत्नी ताडका, रात-दिन आनन्द सागर मे ढूबे रहते | उनके सुख 
की कोई सीमा नही रही | 

बहुत दिन वीतने पर, लद्द॒सी-समान उस ताडका के गर्भ से पर्बंत-सहश 
भ्रुजाओवाला मारीच एवं मछल-युद्ध से निपुण सुवाहु उत्नन्न हुए, जिनके जन्म से सारा 
ससार भय से कॉप गया | 

ये दोनो कुमार माया मं, वचना से और अपार बल मे इस प्रकार उन्नति करते गये 
कि उन्होंने अपनी माँ से भी बढ़कर इन कलाओ का अभ्यास कर लिया और उससे भी आगे 
बढ गये। उनका पिता सुद, जिसका क्रोध जलानेवाला होता था, आनन्द की अधिकता 
के कारण-- 

हुगुणो से भरे असुरो का अत्याचार मिटारँवाले तथा विज्लुव्ध सागर को एक 
ही चुल्लू मे भरकर पी जानेबाले महातपरवी (अगरब्य ) के आश्रम में पहुंचकर ऊँचे इच्तो 
को जड़ से उखाडकर फ्रेंकनें लगा | 

अधिक स्वृहणीय तपस्या करनेवाले भुनि जिस आश्रम मे रहते थे, वहाँ के 
क्ृष्णमार, रु: ऋष्य आदि (जातियों के) हिरणों को मारकर खा लिया और ऊंचे 'छुरपुन्ना” 
आदि वृक्षों को तोंड व्या | इसपर महातपस्त्री (अगस्त्य) ने क्रोध से अपनी अप्निमय दृष्टि 
फेर्कर देखा तो बह जलकर भस्म हो गया | 


वालकाएड ५. 


स्वर्ण-कंकण धारण करनेवाली उस ताडका ने जब सुन्द की मृत्यु का समाचार 
सुना, तव वह भयंकर अधि के समान क्रोध से भर गई ओर यह कहते हुए कि उस मुनि का 
समूल नाश कर दूँगी, अपने दोनों पुत्रों के साथ अगस्त्य के आश्रम से जा पहुँची । 

वे तीनो बड़ा भीषण गर्जन करते हुए और ौिल्ला-बिल्लाकर अगस्त्य झुनि को 
पुकारते हुए ( आश्रम भे ) जा पहुँचे | (उन्हे दखकर) वज्ज, प्रलयाम्ि और थुगान्तकाल के 
प्रवन भी सयत्रस्त हो उठे ; देवता (भय के कारण) कान्तिहीन हो गये ; सूर्य तथा चन्द्र भीत 
हो गये, विद्य तू-बुक्त मेष भी थरथराने लगे ओर ब्रह्माण्ड हृूठने-सा लगा | 

तमिल-भाषा-रूपी अपरिमेय समुद्र को लानेवाले” उस मुनि (अगस्त्य) ने अपने 
नेत्रो से क्रोघामि वरसाते हुए हुकार भरा और बज्ज से भी कठोर ध्वनि में उन्हें शाप दिया 
कि विनाश का कार्य करने के कारण तुम लोग तुरन्त राक्षस बनकर पतित हो जाओ | 

तुरन्त (वे तीनो ) ऐसे राक्षस बन गये, जिनके नेत्रों से पिघले हुए तॉबे के समान 
क्रोधामि निकल रही थी, जो इस ससार तथा देवलोक के निवासियों को मारकर खाते हुए 
तथा उन्हे भयभीत करते हुए संसार मे चिचरन लगे | 

उस समय उस सुनि के क्रोध तथा उनके दिये हुए अभिशाप का ग्रतिकार करने मे 
अससर्थ होते के कारण वे वहाँ से हट गये और सुमाली* नामक राक्षसराज के पास आ 
पहुँचे ; सुवाहु और मारीच ने सुमाली से निवेदन किया कि हम आपके पुत्र के समान आपकी 
सेवा में रहेंगे | 

उस पातकी ताडका के पुत्र, एक लवी भर्वाध तक छिपे रहें। जब रावण ने 
उत्न्न होकर तपस्रा के द्वारा महान्‌ बल प्राप्त किया और उन दोनों को सासा कहकर 
सबोधित किया | तव, वे बाहर निकल आये ओर सभी ल्ोको का विध्यंस करते हुए प्रलय-काल 
के प्रभंगन के समान विचरने लगे | 





१, दक्षिण में यह कथा प्रसिद्ध कि है सस्क्ृत-भापा क्रीअमिदृद्धि करन के लिए काशी में ऋषियों का एक 
पृघ॒ स्थापित हुआ था । अगस्त्य भी उस संघ के सदस्य थे । एक वार अन्य क्षियों के साथ अगस्त्य 
का विंकट मतभेद हो गया । इस पर अगस्त्य उस संघ से पृथक हो थगे और उन ऋषियों का गव चूर 
करने का निश्चय किया | उन्होने शिवजी के निकट पहुँचकर अपना अभीष्ट सचित किया। उसी 
समय, जिस महप में अगस्त्य शिवजी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, वह्दाँ एक दिव्य सुगन्ध फेल 
गई। अगस्त्य ने जब उसके सबध मे शिवजी से पूछा, तो शिवजी उन्हें उस मठप के एक कोने मे 
ले गय, जहाँ तालपत्नो का एक हर लगा हुआ था | उस ढेर को देखते ही अगस्त्य के मुँह से तमिल 
शनद निकल पड़ा, जिसका अथ होता है मधुर। उन तालपन्नो पर जो भाषा लिखी हुई थी, उसका 
नाम उसी समय से तमिल हो यया । अगरूय ने शिवजी से तमिल-मापा का उपदेश प्राप्त किया और 
दक्तिण दिशा में चले भाये। वहाँ पहुँचकर उन्होने पोदियमले” की पहाड़ी पर अपना आश्रम 
स्थापित किया और तमिल-भाषा के दो व्याकरण लिखे * १ पेरअगत्तियम (बढ़ा अगस्तीयम्‌) और 
२ शिरुअगत्तियम (लबु अगस्तीयम )। फिर, उन्होने अपने वाहर शिष्यो को उस व्याकरण का 
उपदेश दिया । इस प्रकार, उन्होने तमिल की अमिवृद्धि की। उप्यक्त पथ में इसी कथा की ओर 
समेत है | -अनु० 

२, भुमाली रावण की माता केवशी का पिता था, जो पाताल में रहता था ! 


४६ कंच रामायरा[ 


इसके पश्चात्‌ ताडछा अपने अति प्रचंड पुत्रों स अलग होकर. इस वन में आकर 
रहने लगी. तपस््नी अगस्त्व के क्रोध का स्मरण करके उसका सन अधि के नसान धघकता 
रहता है और इस वन के प्रान्तो से अभि की ज्वालाएँ फेली रहती 

सारी बरती को उखाड़ फेकना हों: चाहे 





ती हे 
समुद्रो के जल को पी ल्ना हो 


हो 


या गगन को ढाह देना हों--वह ताडका सबसे समर्थ है. वह जो चाहे कर सकती है 
उतके लिए कोई भी कार्य असभव नहीं वह ऐली लगती है, मानो तख्वा जौर परिसाणहीन 


पाप ही इस ल्‍ह्ली का रुप धारण करके आ गये हो | 
यदि कोई चलने-फिरनेवाला ऐसा समुद्र हो, जिसके पास दो बड़े पंत हो. 
रहा हो जिसमे उज्ध्चनि से भी अधिक भीषण गजन हो. जितके पास 
सव-काल की अम्रि एवं दो अध-चन्द्र' हों- तो उस कली के भीषण शरीर से उत्तकी उपमा 


जिन उुन्दर भुजाओ को दखकर पुरुष भी छील की कामना करते हैं. ( जिससे 
कि उन भुजाओं का आलिगन प्राम कर सके ) ऐसी झ्ु॒जा-विशिष्ट ( हें राम )। काले नाग 
को ककण के रुप ने पहननेबाली हाथ में शूल्ञाबुध घारण करनेवाली और अरण्य से निवास 
करनेवाली उस कठोर ल्‍गी का नाम है--त्ताडका | 
लोस नामक एकमान्न ढुयुण यदि किसी के मन में जमकर बेठ जाय, तों वह 
अतरुय सद्युणों को सिद्ध देता है. उसी प्रकार अकंथनीय अत्याचार करनेवाली उ्त रा्षती ने 
इस विशाल भू-प्रदेश का विध्वस कर डाला है, जहाँ पहले शल्य और वृत्तो की विस्तृत सर्पत्ति 
भरी पड़ी थी। 
हे पुष्प-मालाओं से चुशोमित नेघ-तदद्श ( रास ) ! वह ताडका लकेश्वर (रावण) 
आजा के अधीन रहती है, उसके दोनो पुत्र पर्वत के समान वलशाली होंने के कारण मेरे 
बाधा बन गये हैं और मेरा यज्ञ अपवित्न कर देते हैं | यह (ताडका) समी प्राणियों 
को उनके कुल-समेत मिढाती हुई अगदेश-भर में विचरण करती रहती है | 
विश्वामित्र से रहा--हे पुरातन लोको की रक्षा करते हुए सन्‍्माय पर चलनेवाले, 
प्राय-समान समकनेवाले भत्वकझृतिवान्‌ उक्रत्रत्ती (दशरथ) के पुत्र) अब 
विपय में अधिक क्‍या कहूँ १ वह कुछ ही दिनो में यहाँ के सभी प्राणियों को अपने 
लेगी | 


धामित्र व्यी वात सुनकर पाचजन्य ( शख ) धारण करनेवाले, (चाम ) हस्त मं 
घनुष धाग्प डिये हुए ( श्रीरामचन्द्र) ने दुशधित पुण्पो ते शोमभायसान अपने सिर को पहईूँला- 


कर पृकछा--इस प्रकार का अत्याचार करनेवाली पह (राक्षमी) कहाँ रहती है ? 
पच्नेन्द्रयों को अपने वश भे रखनेबाले (विश्वामित्र) ने परत, हाथी तथा ऋषभम- 


सहए (रामचन्‍्द्रो के वचन छुने और उत्तर दिया कि है तात ! यहाँ से निकट ही वह रहती हैं । 





..... >> उ॑5ड जे धले हे शद़ा नाडका) न्‍्वथय बहाँ हे रत 
इन उतना बहस के पृत्र हा बह (नाडक्रा) चस्‍्वय वहाँ शा उपास्त माना अआरन 
कफ भरा हृघा औओई अग्निमय पवंत + 5क३ च। परिधि हआ डक 
स्थालाओं से भरा हुआ कई अप्नमय पचरत हा आग उपस्चित हुआ हा । 
2 आाक अर का जप उमापक उपर ३ भा लक नया उधम जाला धरम पा यश तप] 
7 'मन्ट्र 27 भद्राज मी बता नेक हु यो देढ दाता ले उपमान २! 


बालकागड 9७ 


जब वह (ताडका) चली आ रही थी; तब उसके नूपुर-अलंकृत पेरो के नीचे दव- 
कर पर्वत धरती के मीतर पैस रहे थे. जिससे धरती के तल मे अस-व्यस्ता उत्पन्न हो रही शी 
और पहाड़ी के घैंस जाने से बने गडढ़ों में समुद्र का जल भर रहा था। भरिनि के समान 
तथा निर्मीक यमराज भी उससे डरकर बिल के अन्दर जा छिपा था और बच्ल कहे जाने- 
बाले पर्वत भी (उमकी गति के वेग से उखड़-उखड़कर) उमके पीछे-पीछे उड़ते हुए आ रहे थे | 

बेदों की विरोधिनी उस ताडका की भौहों के कोने कुछ कंण्ति हो रहे थे . उसका 
गृहा-सहश मुँह बंद था, उसके मुँह के दोनों छोरो पर दो लंबे ढाँत- दो अर्धचंद्रों के समान- 
वाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे | 

उससे मठजल बहानेवाले बड़े-बड़े ह्थियों को लेकर तथा उनकी सँड़ों को एक 
दूसरे से वाँधकर उनका हार बनाकर अपने गले स पहन रखा था. अतः (चलते समय ) 
उसकी कमर लचक रही थी | जब उसले भयंकर गजन किया, तब देवलोंक, दसो विशाएँ, 
मातों लोक--सभी भयमीत होकर थरथराले लगे , (उसका) गन सुनकर स्वयं वच्ज-ध्वनि भी 
डर गईं | 


गरजनेवाले मेघो के सहश वह ताडका उन तीनो (राम, लक्ष्मण ओर विश्वा- 
मित्र) को देखकर अद्ृहस कर उठी ; फिर अपने तीन पैनी नोकोवाले; यम के समान भयकर 
त्रिशज्ञ पर दृष्टि रखती हुई और दॉतो को पीसती हुई, खुली हुई गुफा के समान अपना मँह 
खोलकर कहने लगी-- 


मुक्त दुदंम वल्शालिनी के शासन में रहनेवाल इस वन के सभी प्राणियों को 
मेने खा डाला है, अब मेरे लिए स्वादिष्ठ भोजन दुलंभ हो गया है . क्या इसी कारण से 
विधि से प्रेरित होकर मरने के लिए तुम लोग यहाँ आये हो, बताओ | 


( यह कहते हुए ) जब उसने अपनी आँखें खोलकर देखा, तब मेघ चूर-चूर होकर 
नीचे गिर पड़े, जब उमने क्रोध से भरकर अपना पर पटका; तव गगनस्पर्शी पर्वत भी 
फूट गये , चद्रमा के सुदृद नुकीले छोरों के सहश बडे दॉतों को पीसती हुई वह क्रोध से वह 
कहकर ठौड़ी कि इस माले से इनकी छाती फाड़ देँगी। 

महात्मा (विश्वामित्र) चाहते थे कि उस ताडका का वध किया जाय, तथापि 
सद्ण॒ुण-सपन्न ( राम ) ले उसको मारने के लिए अपने तीखे शिरों का प्रयोग नहीं किया 
(क्योकि) वद्यपि बइ उमके प्राण हरने के लिए उद्यत थी. तथापि उस महामाग ने अपने मन 
मे मोचा कि यह री है। 

घने, मटसेले केशों और श्वेत दातीवाली (ताडका) शूल फेककर मारते के लिए 
उद्यत थी, फिर भी मालाओ से विभूषित (राम) उसका बव करने की इच्छा न करते हृए 
चुपचाप खड़े रहे। उनके मनोमाव को समककर चनुवेदज्ञ कौशिक ने कहा - 

है रलविभूषित (शीराम)] जितने पापकृत्य हो सकते हैं, वे सब वह कर 
चुकी हैं; इसले हम तपस्वियों को इसलिए बिना खाये छोड़ व्या है कि हमारे 


ट के हमारे शरीर सार- 
रहित, फीके ओर डठल-मात्र हैं| क्या इस बल्वाच्यरिणी को भी छी ममसना उचित है? 


ध्प कंब रामायण 


लजाशील ज्ली का वध करना उपहास का कारण हो सकता है, (परन्तु) इस 
(ताडका) का नाम लेने मात्र से पौरुषयुक्त वजञवानों का सारा भुजबल नश् हो जाता है| फिर, 
पोरष नामक ग्रुण (इस ताडका के अतिरिक्त) अन्यत्र कहाँ स्थित है 

हंद्र इससे हार गया, असुर तथा स्वर्ग वासी देवता इससे अपनी सेना के पराजित 
होने पर हारकर भाग गये , यदि इसकी भुजाएँ मटर पर्वत की तुलना करती है, तो पौरुष 
में, पुरुष और इसमें क्‍या अंतर है? 

राजाधिराज के प्रिय पुत्र (राम)। और एक वृत्तान्त तुमकों सुनाना वाकी है, 
उसे भी सुन लो| प्राचीन काल में कभी ऐसा हुआ, इस प्रकार अनन्त तपस्थायुक्त 
विश्वामित्र कहने लगे -- 

भूगु नामक तपस्वी की मीन जैसे सुन्दर नयनोवाली पत्नी रुयाति ने, बलवान 
असुरो पर दया करके उन्हे छिपा रखा था और (उन्हे मारने के लिए दौडकर उनके पीछे 
आनेवाले) चक्रपाणि विष्णु से उन्हे बचाया था, तब्र विष्णु ने उस नारी का वध किया था | 

देवाघधिराज इद्र ने अपने वज्जायुध से कुमति नामक स्त्री का वध किया था, जो ठेव- 
लोक तथा भू-ल्ोक के सभी निवासियों को अपना आहार बनाती थी | 

स्त्री-हत्या के उस कार्य से विष्णु तथा इन्द्र को इतनी कीत्ति प्राप्त हुईं, जिसका 
वर्णन हम नहीं कर सकने | उन्हे क्या किसी तरह का अपवाद मिला था ? हे पुष्यों की घनी 
माला पहने हुए (राम)! तुम्ही बताओ। 

अपने अत्यत बत्षशाली शासन-चक्र से समस्त प्रथ्बी पर राज्य करनेवाले सूर्यवश 
में उत्पन्न गरिमामय (रामचंद्र) ! जिमले महात्माओं से विरोध किया, जिसने इस धरती के 
सहझ्लो प्राणियों का वध किया और हृढ्तापूर्वक धर्म का विनाश किया, क्या उस ताडका के 
लिए पौरुष ( पुरुषल ) गुण भी आवश्यक है? ( अर्थात्‌ , इससे बढ़कर पुरुष कोन हों 
सकता है १ ) 

हे यम के समान भयकर शूलधारी ( राम )। यम तो यह बिचार करके ही कि 
प्राणियों का विधि-विहित जीवन-काल समाप्त हुआ या नही, उनके पुण्य कर्मों का भी खयाल 
करके, उन्हें अमरलोक में ले जाता है, परन्तु यह ताडका तो प्राणियों की गध पाते ही 
उन्हे खा डालने की इच्छा रखती है, भला क्‍या, इससे बढ़कर भी कोई दूसरा यम हो 
सकता है ? 

हे प्रभो । अनेक जीवित प्राणियो को एक साथ अपने मुँह में डालकर चबा जाने 
से बढ़कर अथप्त तथा कठोर कृत्य और क्‍या हो सकता है ? इस ताडका को जूड़ा बॉधने- 
योग्य केशोवाली तथा भोली-भाली ज्ली मानने से हमारी निर्ब्नता ही प्रकट होगी | 

शाश्वत धर्म का विचार करके ही मैंने ठुम से ( यह सब ) कहा है, ऐसा मत 
सममो कि इस तताडका के साथ हे ष-भाव रखने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ | तुम जो इस 
पर क्रोधरहित हो रहे हों, यह धर्म नहीं है। इस राक्षमी का सहार करो | -“इस अकार 
सुनि ने ( राम से ) कहा । 

उन्होने विश्वामित्र के ये बचन सुनकर कहा--हे सत्वस्वरूप | यदि धर्म-विदद्ध 


बलकागड ३६ 


कार्य भी करना आवश्यक हो जाय ओर आप उसे करने का आदेश ठें, तो आपका वचन वेद- 
वाक्य मानकर करना ही मेरे लिए परम धर्म है| 
.. ख्री-स्प में सी अप्रि के समान भयंकर उस ताडका ने, गंगा ( सरबू १) के मधुर 

प्रवाह से शोमित कोशल देश के राजकुमार (रामचंद्र ) का मनोभात्र जान लिया और 
( अपने ) कठोर नयनो में क्रोधाग्ि प्रज्वलित करते हुए, अपने रक्तत्र्ण हाथ के शूल्लाप्रि-रूपी 
तीच्णापि को ( रामचंद्र के ऊपर ) फेंका। 

नवीन यम-स्वरूपिणी उस ताडका ने जाज्वह्यमान तीन फलोबाले निशूल-रूपी 
प्रलयंकर अम्नि को पेंका; बह निशुल ( रामचंद्र की ओर ) इस प्रकार बढा, मानो पूर्णचंद्र 
को भ्रसने के लिए राहु आ रहा हो | 

उस क्षण विष्णु के अवतारभूत ( राम ) ने किस तरह तीर उठाकर उसका प्रयोग 
किया और कब अपने धनुप को भुकाया; यह किसी ने नहीं देखा । सबने इतना ही देखा 
कि ताडका ने थम के हाथो से छीनकर जिस शूल को राम पर फेका था, वह शूल दो ढुकडे 
होकर नीचे पड़ा है| 

( इसके पश्चात्‌ ) अंधकार तथा भेघों की समता करनेबाली, काले रंगवाली, 
उस ताडका ने बडे-बड़े पत्थरों को अपने हाथी से उठा-उठाकर इतना वरसाया कि समुद्र 
भी उन पत्थरों से पट जाय। पर; बीर ( राम ) ने पत्थरों की उस वर्षा को अपने धनुप से 
की गई शर-धर्षा से एकदम रोक दिया। 

नीलवर्ण ( श्रीराम ) मे मुनि के शाप के समान अत्वन्द तीद्िण तथा जलानेवाले 
एक शर को उत्त अंधकार-रूपिणी ताडका के ऊपर ज्यों ही प्रयोग किया, त्यों ही वह तीर 
ताडका के बज्-पर्बत के समान कठोर छाती में घुसकर उसी प्रकार दूसरी ओर निकल गया; 
जिस प्रकार सजनों का उपदेश मूख-जनों के हृदय को पार कर निकल जाता है। 

अलबन्त उन्नत स्वरणमय मेर पर्वत के समान गरभीर ( रामचंद्र ) के तीहण अनी- 
वाले वाणों का प्रलयंकारी प्रभजन ज्यों ही उठा; त्वों ही ताडका इस प्रकार ( मृत हो ) गिर 
पड़ी, जिस प्रकार गगन में गरजने हुए तथा पत्थरों की वर्षा करते हुए प्रलयकालिक मेघ, 
प्रभजन से आहत हो, अपनी विजली के साथ पृथ्वी पर आ गिरा हो | 

जब गुफा-जेसा अपना मुँह खोलकर ताडका, जिसके वडे-बड़े दाँतो मे कई 
प्राणियों के मास लगे हुए थे, नीचे गिरी, तब उसके शरीर से जो पक्त प्रवाहित हुआ, उससे वहाँ 
की धूल-भरी बीहड़ मस्भूमि भी सिंचित हो गई; उसका गिरना क्‍या था, दस सिरों पर 
मुकुट धारण करनेवाले ( रावण ) को उसके सर्वनाश की सूचना ही थी, मानों उस दिन 
उस ( रावण ) की विजय-पताका ही टूटकर धरती पर गिर गईं हो | 

ताडका के कठोर वक्षःस्थल में तीर लगने से जो रक्त-प्रवाह हुआ, उससे वह सारा 
चन अपना रूप बदलकर समुद्र वन गया। उस बन मे फेली हुई रक्त की वाढ़ देखमे से 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो संध्याकालिक लालिमायुक्त गयन आधारहीन हो प्रथ्वी पर गिर 
पडा हो ॥; 


सुगंधित कमल-पुष्प पर बैठनेवाले ब्रह्मा के समान मुनि ( विश्वामित्र ) की थाशञा 


२.० कब रामायण 


का पालन करके रल्मय स्वर्णमरण पहननेवाले काकुत्स्थ ( रामचंद्र ) ने जो प्रथम युद्ध 
किया, उसमे यस को, जो अवतक राक्षुसो का रक्त पीने की अमिलापा रखते हुए मी 
खड्गादि आयुधधारी राक्षमों से भयभीत होकर रहता था, राक्षुसों के रक्त का थोडा सा 
स्वाद मिला | 
तब देवताओं ले सुनि ( विश्वामित्र ) के निकट आकर कहा कि आज हमने 
अपना आश्रय-स्थान वापस पा लिया है, आपको भी अब कोई वाधा नहीं रही ; इसलिए 
अब आप ऋक्रक्‍ती के कुमारों को विव्य असर प्रदान करें। फिर, उन्होंने धनुर्धारी काल- 
मेघ सहश ( श्रीराम ) पर पुष्यो की वर्षा की और उन्हे बधाइयोँ देकर वहाँ से विदा किया। 
( १-७६ ) 


ड़ 


६ ५८ 


भ्षष्याय ८ 
यज्ञ पटल 


जब देवताओं की पृष्पवर्षा से वह उष्ण मरुप्रदेश शीतल हो गया; तब दढसरों के 
लिए दुलंभ तपस्या से संपन्न विश्वामित्र ने ( राम-लक्ष्मण के साथ ) बड़ी सरलता से उसे 
पार कर लिया, फिर उन्होंने उस महानुभाव (रामचन्द्र ) को ऐसे अख्तर दिये; जो 
तिद्धवण्णयूनल्लूर के निवासी तथा महान्‌ दानी शडेयप्पवल्लर के! भूलोकवासियों के 
दारिद्ु -रोग को दूर करनेवाले औषध-स्वरूप, वचन के समान अमोघ थे | 

सयमी और तिकालज मुनिवर ने जो-जो अख्र, उनके मन्नों को बताकर, महानुभाव 
( रास ) को दिये, वे सब बड़ी उमंग के साथ बेसे ही उनके पास आ पहुँचे, जैसे शुद्ध मन 
से किये गये सत्कर्मों के फल दूमरे जन्म में स्वय अपने कर्त्ताओं को प्राप्त हो जाते है। 

( देवास्रो ने भीरामचन्द्र से निवेदन किया कि ) है वीर [| हम आपके आश्रय 
में आ पहुँचे हैं, अब आपको छोड़कर अन्यत्र नहीं जायेंगे; आप विधि के अनुसार जो 
भी आदेश हमें देंगे, हम उसका पालन आपके भाई लक्ष्मण के समान करेंगे। उन्होंने भी 
यह वचन सुनकर अपनी स्वीकृति दे दी। तथ से वे देवात्र नीलकमल-ठुल्य ( श्रीराम ) की 
मेंवा में निरत हुए | 

इन घटनाओं के पश्चात्‌ वे लोग दो कोस आगे उले , वहाँ एक बड़ा शोर सुनाई 
पड़ा, जो क्रमशः उनके निकट आने जगा | तब उन्होंने सुनि से पूछा कि 'हे महात्ूमत्‌ 
यह ध्वनि केसी है ?' तपस्या से अपले कर्मों को मिटा दलेवाले झुनि ( विश्वामिन् ) ने 
उत्तर दिया-- 


? तिस्वण्णयुनल्लूर के शेयप्पवल्लर कवि के भाश्रवदाता थे कौर समय-समय पर धन देकर उनकी 
सद्ायता करते थे । कवि ने स्थान-स्थान प्र उनका स्मरण करके उनके प्रति भपनी कृतइता प्रकद 
की ८“ अलु ९ 


बालकाणड प्‌ 


नआआनस ( मानम-सरोबर ) से निकलनेवाली ( और इसीलिए ) सरवबू कहलाने- 
वाली, देवताओं से भी प्रशंस्यमान नदी यहाँ बहती है, जिप्तमें गोमती नामक नदी आकर 
मिलती है; उन दोनो के मिलने से ही यह ध्वनि उत्पन्न होती है।' उनके (विश्वामित्र के) 
यह कहने पर तीनों आगे बढे और भवसागर से पार छतारलेवाली एक पवित्र नदी के 
पास पहुँचे | 

उस महानुभाव ने विश्वामित्र से पूछा कि हे देवगण से स्कृत्य सुनि | .यह बड़ी 
पावन नदी कौन-सी है १ ने बोले---““कमलासन ब्रह्मा ने प्राचीन काल में कुश नामक एक 
प्रतापी तथा गुणशील राजा को जन्म दिया था | उसके अपनी धर्मपत्नी से चार पुत्र हुए। 
उनके नाम थे--कुश, कुशनाम, सदग़ुणविशिष्ट आधूत्त और जयशील बसु | इनमें से बुश 
कौशांबी नगर में, कुशनाभ महोदय नामक नगर में, आधूर्स दोषहीन धर्मवन नामक नगर में 
और बसु गिरित्रज नामक नगर भे राज करते थे। 

उनमें से कुशनाभ के एक सो लड़कियाँ उत्पन्न हुईं, जो मिष्टमाषी, सुन्दर होठों- 
बाली और सदगुणों मे विभूषित थी | वे जब सयानी हुईं, तव एक टिन अपनी सखियो के 
साथ क्रोडा करती हुई एक उपवन में जा पहुँची | उसी समय वायुदेव वहाँ आये और उनके 
सौन्दर्य पर सुख होकर उन कन्याओं से कहा -- 

है आम की फॉक के समान चुकीले नयनयुक्त कन्याओ । में मकरकेतु (मन्मथ) 
के भुके हुए धनुष से निकले हुए पुष्प-बाणों से विद्ध हो गया हूँ, ( अतः ) तुमलोग मुझसे 
विवाह कर लो ।! तब उन कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप जाकर हमारे पिता से यह 
बात कहें , यदि वे कन्‍्यादान करके हमे आपकी पत्नी बनायेंगे, तो हम आपके संग जा 
सकती हैं| बह सुनकर वापुदेब बहुत क्रुद्ध हुए ओर उनकी पीठों को तोड़कर उन्हे कूबड 
बना दिया, जिससे सुन्दर प्रकाशमान कंकण पहनी हुईं वे कन्याएँ धरती पर गिर पड़ी | 

जब वायुदेव चले गये, तब वे कन्याएँ किसी प्रकार घिसटती हुई अपने पिता के 
पास पहुँची और करुणा-भरी वाणी में सारा इत्तात कह सुनाया , राजा ने उन दीघ केशॉवाली 
अपनी कन्याओ को आश्वासन दिया और महान्‌ तपस्त्री चूलि के पुत्र ज्ञानी बह्मदत्त से उनका 
विवाह कर दिया | 

उस ब्रह्मदत्त के कर-कमल का स्पर्श पाते ही उनका कूबड़ मिट गया और उन्होंने 
अपना पूर्व सौन्दर्य प्राप्त कर लिया | पूरी पृथ्वी पर शासन करनेवाले कुशनाभ ने अपुन्त 
होने के कारण मुनियो की सहायता से एक यज्ञ किया | उस यशकुण्ड के मध्य से गाधि 
नामक पुत्र उत्तन्न हुआ, जिसकी तीजगामी अश्वसेना ( प्रसिद्ध ) हुई | 

कुशनाभ गाधि को राज्य देकर स्वर्ग सिधारा , प्रसिद्ध महोदय नगर में राज्य 
करनेवाले गाधि के मै और सुकसे पहले कौशिकी नामक एक कन्या उत्तन्न हुईं। राजाओं 
के राजा गाधि ने कौशिकी का विवाह रूगु महर्षि के पुत्र ऋचीक के साथ कर दिया, जिनकी 
तपस्या की समानता स्वय उनके पिता भी नहीं कर सकते थे। वह वेदश कुछ समय तक 
धर्म, अर्थ और कास को सम्पन्न कर फिर बढ़ी तपस्या करके जह्मज्तोक को प्रास हुए । 

जब कौशिकी का प्रिय पति उसको छोड़कर स्वर्ण चला गया, तव वह पति- 


प्र कंब रामायण 


विय्योग नहीं सह सकी | वह भी नदी का रूप वारण कर पति की अनुगामिनी हुई। 
तपस्वियों में प्रधान ऋचीक सुनि ने उसे देखकर आशीर्वाद दिया कि तुम इसी भूतल पर 
रहो, जिससे भूतलवामी तुमसे ( तुममें स्नान करके ) अपने दुःख मिटा सके और ब्रह्मलोक 
प्राप्त कर सके | 

मेरी ही ज्येष्ठ वहन कौशिकी इस महान्‌ नदी के रूप में भूतल पर रह रही है | 
विश्वामित्र से यह कथा सुनकर वह उत्तम कुमार (राम) तथा उनके अनुज लक्ष्मण भराश्चर्य भ 
पड़े गये। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक उपवन दिखाई दिया, जहाँ मेघ आकर विश्वाम 
करते थे; उनके पूछने पर कि यह कौन-सा उपवन है महान्‌ तपस्वी विश्वामित्र कहने लगे-- 

यह उपवन उतना ही विशुद्ध है, जितना उन नारियो का मुख होता है, जो अपने 
पति के अतिरिक्त अन्य किसी देव या तपस्या को नहों मानती | और सुनो, अरुण-नयनों- 
वाले श्रीविष्णु, जिनका स्वरूप चार वेदो, देवताओं तथा झुनियों के लिए भी अशैय है, 
कभी इस स्थान में रहकर तपस्या करते थे । 

भूलोक तथा देवलोक के निवासी बधनों से युक्त होने के लिए जिसका नाम 
जपते हैं और जिसकी माया के रहस्य को कोई भी नहीं जान पाता) वही प्रसिद्ध अमल मूर्त्ति 
( विष्णु ) ले इस स्थान पर एक सौ कल्प तक घोर तपस्या की थी। 

जिस समय वे इस उपबन में तप कर रहे थे, उस समय महावलि नामक एक राजा ने 
स्त्रग और भूलोक दोनो को अपने अधीन कर लिया ] वह महाबलि उस महाबराह के समान 
वलवान्‌ था, जिसने इस भूतल को अपने एक वक्र दन्‍्त पर अनायास ही उठा लिया था | 

'ससार मे उसकों कोई भी पराजित कर सकेगा, ऐसी शका से सुक्त होकर, 
तपस्या में निरत उस चक्रवर्त्ती मे ऐसा एक महायज्ञ सपन्न करने का निश्चय किया; जों 
देवताओं के लिए भी असाध्य हो और जो घृत आदि होम-द्वब्यों से सपूर्ण हो। उसने 
निश्चय किया कि वह उस यज्ञ मे अपनी भूमि तथा अन्य सभी सपत्ति ब्राक्मणो को दे देगा । 

देवो ले जब इस यज्ञ का समाचार सुना, तब इस उपवन में आये | यहाँ तपस्या 
में निरत विष्णु को प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ । आप उस अत्याचारी महाबललि के 
दुष्कृत्यों को रोक्िए | विष्णु ने मी ऐसा करने की सम्मति दे दी 

नीलवर्ण तथा सदूगुणों से बिभूषित विष्णु, त्रिकालन कश्यप और अदिति के पुत्र 
के रूप मे अवतरित हुए | वे वामन-रूप मे थे, जसे एक बड़े बटइृक्ष को अपने भीतर छिपाये 
हुए एक छोटा-सा बीज हो | 

अद्भुत गुणो एब कारों से दुक्त ( विष्णु )) हाथ मे अग्नि लिये हुए एक बामन 
का रूप धारण करके चले | इसका तत्त्व केवल जानी ही जानते हैं, उनकी यह आक्ृत्ति 
ब्रद्मा के ज्ञान-स्वरूप ही थी । , 

सभी लोको को जीतनेवाले महावलि ने जब यह समाचार सुना कि एक बामन 
मूर्ति उसके यहाँ आये हैं. तब वह आश्चय-चकित हो गया ; उसने उठकर उनका स्वागत 
किया और कहा--है परिपूर्ण । आपके श्रेष्ठ त्कण सार में दूसरा नही है, आपके दर्शन 
पाकर मैं क्ृतार्थ हो गया | 


बालकाणड प्र 


६०४ 


पौरुषवान्‌ महावलि की बात सुनकर सवज्ञ वामन +े कहा- ठेम्ल बाचको की 
इच्छा से भी अधिक दान दिये हैं। (इसलिए ) हे दीध करवाल। अब बाचक बनकर 
तुम्हारे समीप जो आये, वही महान्‌ है और जो न आये, वह केसे महान्‌ हो सकता है 

यह सुनकर महाव्लि आनन्दित हुआ और उत्तर से उसते पूछा--कहिए अब, आपके 
लिए में क्या करूँ ? महावलि के इतना कहते ही वामन से कहा--बरदि डे सको, तो तीन 
पग भूमि-मात्र सुझे ढो | वामन के ढो! कहने के पर्व ही वज्षि ने कहा-- दिया] 
इतने से शुक्राचार्य ने उसे रोका । 

(शुक्र ने कहा ) राजन | जिस वामन-त्प को हम सामने देख रहे हैं, वह छल- 
मात्र है। यह मत मोचों कि जल-मरे मेघ-सध्श नीलवर्णवाला वह वारून साधारण 
मनुष्य । यह वह पुरुष है, जिमन कभी समी अडो को तथा ( उसमे रहनेबाले ) सभी 
वस्तु-समूह को निगल लिया था | इस रर्स को समको | 

(बलि ने कहा) आप यह नहीं देख रहे हैँ कि मेरा कर दान देने के लिए ऊपर 
उठा हुआ है और मेरे सम्ुुख जलममृद्ध मेघ जेसे विष्णु का कर दान छेने के लिए नीचे फेंला 
हुआ है, जो उनकी महत्ता के अनुकूल नहीं है। अब इससे बढ़कर मरा गोरब और क्‍या 
हो सकता है! 

आदर-बोग्य, सनन्‍्मार्ग बतानेवाले धर्मशाम्त्रा के ज्ञाता ( ढान ठते समय ) यह 
नही सोचते कि यह ( दान मॉगनेवाला ) अपना है था परावा, वे तो यह कहते है कि मेरे 
इस दान को कोई उत्तम व्यक्ति आगे बढ़कर ग्रहण करे | इस बामन के समान वोस्य 
व्यक्ति और कौन हो सकता है १ 

आप वेलली" कहलाते हैं, इसलिए आपने इस प्रकार कह | उत्तम नर बाचको 
के सभी अभीष्टो को पूर्ण करते हैं। यदि कोई उनके प्राण मी माँग, भले ही किसी बाचक 
के लिए ऐसा दान मॉगना अनुचित है, तो व अपने प्राणो का भी ढान कर देते है । 

है पितृ-तुल्य ! ससार मे प्राण-रहित लोग ( वास्तव में ) मृत नहीं हैं; परन्तु जो 
पराणों का त्याग न करते हुए भी दूसरो से याचना करते ह, व ही मृत जो शरीर त्याग 
कर मृत कहलाते हैं वे मृत होने पर भी यदि दानी हो, तो अमर वन जाते है | ऐसे दानियी 
के सिवा समार मे कोन जीवित रहने योग्य है ? 

वे (वास्तव मे) शत्रु नही होते, जो उत्तरोत्तर वढनवाली हानि उत्तन्न कर ठेत है | 
टानियों के सच्चे शत्रु वे ही होते है, जो दान देते समय उनको रोकते है | वे इसरो की ही 
नही, प्रत्युत अपनी भी हानि करते हैं। दाता को ढान देने से रोकने के ममान पापक्ृत्व 
इसरा नहीं है| 

( धर्मशात्रों के) बचनों के अनुसार जब सर्पत्ति अपने वश मे रहती है, तब 
दान देना चाहिए और इस लोक में यज्ञ तथा उस धर्म का फल--पुण्ब भी प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना चाहिए। इस ग्रकार प्रवत्न करनेवालो के अतरग शत्रु वे लोग ही होते हैं 
जो यह कहकर उन्हें दान देने से मना करते हैं कि 'लोम-गृण का त्याग मत करो | 

१ तमिल मे वेल्ली का अर्थ शुक्र तथा 'अज्ञानः दोनो होते ू।. 


पछ कब रामायण 


ह सदगुणहीन शुक्र, दान देते ममय बाधा डालनेवाले निष्ठुर। किसी याचक 
को देने के पूर्व 'मत दो! कहकर किसी दाता को रोकना क्या तुम्हे शोसा देता है १ तुम्हारे 
इस कार्य से तुम्हारे वन्धु मी बच्र और अन्न से वंचित हो जायेंगे। 

इस प्रकार कहकर महावलि ने शुक्राचार्य के सभी वचनो को यह समझकर कि 
मत्री कठोर हृदयवाला है, अस्वीकार कर दिया और ( वामन से ) यह कहते हुए कि तुम्ही 
तीन पग ( भूमि ) नापकर ले लो, उस वामन के छोटे-से हाथ भ जल दे दिया | 

सरोवर का स्वच्छ जल ज्यो ही वामन के हाथ में गिरा, त्यों ही वहवामन-मूर््ति, 
जिसका बोनापन उसके माता-पिता की भी घृणा का विषय हो सकता था, इस प्रकार गगन 
तक ऊँचा बढ गया कि सामले खडे रहकर उसे देखनेबाले लोग विस्मय और भय में ढूब 
गये | वह उसी प्रकार वरढता चला गया जिस प्रकार उत्तम पात्र को दिये गये दान का फल 
बढ़ता चला जाता है। 

उम बौने का जो पण धरती पर रहा, वह समस्त विश्व पर छा गया और धरती 
के छोटी होने के कारण ओर आगे नहीं फेल सका | दूसरा पग जो गगन-भर में छाकर 
स्वर्गलोक को भी पार कर गया था; आगे बढ़ले के लिए और स्थान न पाने के कारण 
लौट पड़ा | 

समस्त भूतल और गगन-सडल को अपने दो पगों के अन्तर्गत कर लेने के कारण 
तीमरे पग के लिए स्थान ही बाकी न रहा ) उस तीसरे पग के लिए भक्त महावलि का सिर 
ही स्थान बना | हे धनुष-शोमित भुजावाले ( रामचन्द्र ) | तुलसी-माला से विभूषित सिर- 
वाले विष्पु ( सचमुच ) बहुत छोटे हैं।* 

यजरूप विष्णु ले तीनो लोको का राज्य इन्द्र का स्व कहकर उसे दे दिया और - 
स्वय क्वीरसागर मे जाकर शयन करने लगे, जहाँ उनके भुवनव्यापी चरण लक्ष्मी देवी के 
कर-स्पर्श से लाल दिखाई देते हैं । 

कर्मवन्‍्धनों को समृल नष्ट करनेवाले (रामचन्द्र) । इस उपवन मे विष्णु भगवान्‌ से 
तपस्या की थी, अत, जो भक्ति-अ्रद्धा के साथ इस प्रदेश के दर्शन करते है, वे फिर जन्म 
नहीं ग्रहण करेगे। वेदोक्त विधि से यज्ञ करने के नि्मित्त मेरे लिए इस आश्रम से बढ़कर 
अन्य कोई उचित स्थान नही है | 

इसी स्थान मे रहकर मैं अपना यज्ञ करूँगा, यह कहकर विश्वामित्र उस सुन्दर 
उपबन में पहुँचे और यज्ञ के उपकरण एकत्र करके, रमणीय रूप-चिशिष्ट राम तथा लद्धमण 
को रक्षा के लिए नियुक्त करके, अपना यज्ञ करने लगे । 

ड्वताओं को उद्दिष्ट करके विश्वामित्र ने छह दिनों तक ऐसा यञ किया, जो दूसरों 
के लिए दुष्कर था भूमि की रक्षा करनेवाले दशरथ चक्रवत्ती के उन दोनों छुमारों में उस 
बन की रक्षा इस प्रकार की; जैसे पलक नेत्नो की रक्षा करती हैं। 

यज की रक्षा करते हुए दृषभ-समान बली उन दोनो कुमारों में से ज्येछ्ठ ने सर्बश 


४ थाव यह है कि भगवान के चाण ससार के क्षिए बहुत बड़ा होने पर मी भक्तों के सिर के सामने बहुत 
होटा बन भाता है । 


वालकाणड पर 


मुनिवर के निकट जाकर पूछा--हें अवर्णनीय गुण-विभूषित सुने ! आपसे जिन अल्वाचारी 
राक्ष्सों के सम्बन्ध से कहा था, वे कब आयेंगे ४” 

विश्वामित्र मौन ब्त धारण किये हुए 4, इसलिए कुछ उत्तर नहीं दिया | झुदध- 
निषुण कुमार उन्हे प्रणाम करके यज्ञशाला से बाहर आये और आकाश की ओर देखा | वहाँ 
( आकाश में ) राक्षस लोग वर्षाकाल के काले मेघों के समान गजन कर रहे 9, जिसे सुनकर 
वच्र भी डर जाय | 

उन राक्षसो ने बाण चलाये, भाले फेंके, आग और पानी वरसाये; बढ़-बडे पहाड़ 
उखाड़कर फेफे, नित्दा-बचन कहे, डराया, धमकाया, कुठार, परशु आदि आयुवी का प्रयोग 
किया ; एक नही, ऐसे अनेक भाया-ऊइत्व किये | ” 

( राज्षत्तों द्वारा ) क्रोध के साथ फंके हुए आयुधों से, जिनमे (मारे गये ) 
प्राणियी के मास लगे हुए थे, प्रलय-काल की वर्षा के समान सारा वन-प्रदेश ढक गया। 
चारो ओर से राज्तत-सेना घिर आई और आकाश पर छा गई| ( यह दृश्य ऐसा था ) 
मानो मछलियों से भरे हुए लहराते समुद्र ने ही गगन को ढक लिया हो | 

राक्षस-सेनाएँ, जिनमें बाण एवं चमकनेवाले खड़ग वहुत ही घने दिखाई दे 
रहे थे, मारू बाजा बजाती हुईं सचरण कर रही थी, मानों वे प्रलय-काल मे उठी हुई तथा 
गर्जन करनेवाली अनुपम घटा ही हो | 

राज्षसों के मेंह के दोनों ओर बराहदन्त निकले हुए थे , वे क्रोध से ओठ चवा 
रहे थे , उनके वाल रक्तवर्ण थे और नेत्रों से चिनगारियाँ निकल रही थी | इस प्रकार के 
उन राक्षसो की ओर संकेत करके रामचन्द्र ले लक्ष्मण से कहा--जठाधारी मुनि ने जिन 
राक्षसों के विषय में कहा था, वे ये ही हैं | 

उन राह्सो के आते ही क्रोध से अस्नि-ज्वाला बिखेरते हुए लक्ष्मण ने आँखों के 
कोरों से गगन की ओर देखा और फिर अपने धतुप की ओर देखा, फिर राम को प्रणाम 
करके कहा--अभी इसी स्थान पर आप इन राक्षसो को दुकडे-टुकड़े होकर गिरते हुए 
देखेंगे | 

धूम्रवर्ण एव शूल्रधारी राम कही होमकुण्ड की अग्नि मे माम और रक्त न डाल दे | 
यह सोचकर कमललोचन ( राम ) ने अपने शरों से उस मुनि-श्रेष्ठ के निवास के उपर एक 

दूसरी छत-सी बना डाली | 

चीरसागर के मथते समय उसमे से हलाहल विष निकलकर जब संष्टि का विनाश 
करने लगा था, तब देवता लोग जिस प्रकार भयमीत हो चंद्रचूड (शिव) की शरण मे गये थे, 
उसी प्रकार महा तपस्व्ी सुनि भी वच्चकराक्षरों से मयभीत हो राम्चन्द्र से बोले-- 
है अजनवर्ण | हम आपकी शरण में है, हमे अभव दान दीजिए |! 

तव कमललोचन ( रास ) ने बह कहकर कि आपलोंग व्याकुल मत होडए--- 
उन्हे अपनो झ्रुजाओं की छाया में ले लिया और अपले धनुप की दिव्य प्रत्मचा को अपने 


कान तक ख़ीचकर मारे भूतल को ( उन राक्षुसो के ) रक्त का समुद्र बनाया और उनके 
सिरो के पहाड़ बनाये | 


पद कंब रामायण 


लक्ष्मी के प्रिवतम ( श्रीराम ) के दिव्य अस्नी ने भयकर ताडका से उत्यन्न दोनो 
बीरों से प्रथम सारीच की समुद्र मे फेक दिया और दसरे सुबाहु को यमलोक में पहुँचा 
व्या । हे 

पुष्पगुर्छो की मालाओ से सुशोभित (रामचन्द्र) ने जो बाण वरसाये, उन वाणों से 
क्षण-भर में सारा अतरिक्षु भर गया | (बचे हुए राक्षस) यह सोचकर कि ये दोनों राघववीर 
अब लाशो के परत पर चढ़कर हमे (जीवित) पकड लेंगे, अहमहमिका से (आपस में चढा- 
ऊपरी करते हुए ) वहाँ से भाग चल | 

बज्र के समान भयंकर गम के बाण भागते हुए राक्षुमो का पीछा करते हुए चले, 
तब उन गक्षमों की शिरोहीन धघंड तडप-तडपकर नाचने लगी , भृत-पिशाच भी, जो शव- 
भक्षण करने आये थे. मेरे ( रूखक के ) प्रभु ( रामचन्द्र ) का यश गाने लगे , मासभक्षी 
पक्षियों का एक चँदोवा-सा वहाँ तन गया | 

( देवताओं से की गई ) पुष्यवर्षा (उन पक्षियों के ) चेंढोंव को चीरती हुई नीचे 
बरस पड़ी , गगन मे मेघो के समान दुदुमि गरज उठी , इन्द्रादि डेवता एकत्र हो गये 
और सुन्दर धनुर्धारी ( रामचन्द्र ) की जय-जयकार करसे लगे। 

पावन तपस्वियो ने आशीप-स्पी पुण्यो की वर्षा की तथा उस कानन के वृत्षो ने 
भी पुष्यो की वर्षा की | विश्वामित्र ने उसी समय अपना यज्ञ यथाविधि समास किया और 
मुद्दित मन से ( रामचन्द्र से ) य बाते कही-- 

सभी भुवनों का सर्जन करनेवाले तथा (प्रलय के समय) उन्हे अपने उदर मे रख- 
कर उनकी रक्षा करनेवाले ह॒म्ही हो। आज तुमने मेरे इस छोटे-से यज की रक्षा की | में 
यही भानता हूँ कि यह सब मेरे पुण्यो का फल है, नहीं तो इस छोटे-से यज्ञ की रक्षा तुम्हारे 
लिए कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नही है | 

( दूसरे दिन प्रातःकाल ) पुण्यो से भरे उस वन मे, अपूर्ब तपस्याशील अनेक 
ऋषियों के साथ निवास करनेवाले, पर्वत-समान सद्णुणों से पूर्ण विश्वामित्र के समुख कौसल्या- 
पुत्र उपस्थित हुए और प्रणाम करके पूछा--'आज भे आपकी क्या सेवा करूँ? आजा 
दीजिए |! 

है पुत्र, यदि मैं किन्ही कायो को हःसाध्य समककर तुम से करने के लिए कहता 
भी हूँ, तो वे तम्हारे लिए छुःसाध्य नहीं होते | अभी (कुछ) बडे कार्य करने वाकी है, जिन्हे 
बाद में छिया जा सकता है। अभी हम विशाल और जल-सपन्न खेतो से घिरे हुए मिथिला 
नगर में जायेगे और वहाँ जाकर महाराज जनके से किये जानेवाले यज् का संदर्शन करेंगे | 
चलो | विश्वामित्र के यह कहते ही तीनो चल पड़े | (१-४६) 


अध्याथ ९ 
अहल्या पटल 

वे तीनो ( महर्षि विश्वामित्र एव राम-लक्ष्मण ) शोण ( सोन १ ) नदी-रूपी 
नारी के निकट जा पहुँचे। विविध रक्नो ( से सुशोमित ) तथा चंदन, अगर आदि सुगंध- 
द्रब्यों से सुरभित सिकता-राशि ही उमर शोण-रमणी के स्तन थे, सुकोमल लताएँ उसकी 
कटि थी, ( भ्रमर-छुल से ) गुजरित नव विकसित पुष्प-पक्तियाँ उसकी मेखला बनी थी 
उस स्थान मे फेली हुई काली मिट्टी उसके केशपाश थी ; निकटस्थ पर्वतो की परिक्रमा करती 
हुईं उसकी जो नहरे वह रही थी, वे उसके नूपुर थे | इस प्रकार, वह नदी-नारी शोमायमान थी ) 

ज्यों ही वे तीनी शोण नदी के तट पर पहुँचे, त्यो ही सूर्य भी अस्त हो गया, 
मानों वह अगले दिन ग्रातःकाल उदित होते समय उन तीनो को शीतलता पहुँचाना चाहता हा 
और अपनी स्वाभाविक उष्णता को शात करने के लिए, अदुण' के नयनों से भी तीज गति 
से जानेवाले अपने घोड़ो-सहित, पश्चिम सागर से ड्रब गया हो । 

( पक्षियों के ) कलरब से भरे सरोबरों में सुरमिमय दीघ॑ नालवाले वड़े कमल-पृष्प 
खिले है, जो ( प्यासे भ्रमरों को तृतत करने के कारण ) धर्स के आलय-स्वरुप हैं| थे कमल 
सूर्यास्त होते ही अपने ढल-कपादों को बंद कर लेते हैं, तो आश्रय की खोज में विलंब से आय 
हुए. मस्त 'भ्रमर अपनी भ्रमरियों के साथ, उन पुष्यो से लौट जातें ह ओर शोण नदी के 
तीरस्थ सुगंधित पुम्म-मरे उद्यानो मं विश्राम पाते है। वे तीनों रात्रि में विश्राम करने के 
'लिए उसी उद्यान में प्रविष्ट हुए । 

श्रीराधव ले विश्वामित्र से प्रश्न किया--यह केसा उद्यान है? तपस्वी एवं 
कर्स-वधन से ब्रिमुक्त ( विश्वामित्र ) महर्षि ने उत्तर व्या--पुरातन काल में काश्यप महर्षि 
की पत्नी दिति ने अपने असुर-पुत्रों के शोक मे इसी स्थान से तप किया था | 


(हों से आगे २४. पदों मे इस उद्यान का इतिहास व्रत है | ] 


कालमेघ की समता करनेवाले मेरे (लेखक के) स्वामी (महाविष्णु) इस अडगील से 

परे परमपद स्थान में रहते है। एक विद्याधर-स्री उस परमधास मे पहुँच गई और पडरीक 

के कोमल आवास में रहनेवाली लक्ष्मी का स्तवन किया | लक्च्मी देवी मे प्रसन्न होकर एक 
पुणहार उस विद्याधर-रमणी को दिया, जो पुष्पमधु से पूरित एव भ्रमरों से युक्त थे | 

४ उस विद्याधर-कन्या ने लक्ष्मी देवी के प्रसाद-भूत उस पुप्पहार को अपनी वीणा 

में वॉध लिया और ब्रह्मलेक को लौट आई | इसी समय अतिक्रोधी दुर्वासा झुनि उसके 

सम्मुख आये। उन्होंने उस कन्या को लह्ष्मी दुबी की भक्ता जानकर उसके चरणों की 

वंदना की ।* हु 





१, अरुण! सर्य के सारथी का नाम है । 
९ दक्षिण मे वेप्णव अपने को भगवान तथा मगवान के भक्तो का सी दा 
मक्तिन होने के कारण दुर्वासा के लिए भी वृदनीय थी | 





स मानत है | व्थाधरी विप्यु की 


र् कब रामायण 


॥॒ उस विद्याधग-कन्या ने दुर्वाता महर्षि से कहा--है महिमामय महपें। इसे 
लो। वह पुणहार श्रीमहालक्रमी के मुुट का थूषण था, जो ( लक्ष्मी ) सृष्टि तथा स्थिति के 
कारण-भूत, सारे विश्व को मिगलने ओर उगलनेवाले, उत्त विष्णु भगवान्‌ के विशाल वक्ष 
पर आसीन रहती ६ | में तुमको प्रेम से इसे दती हैँ । यह कहकर उसले उस हार को दुर्वाता 
के हाथ में द्‌ दिया | 

दुर्वासा ने सोचा, समी देवो की स्वामिनी लक्ष्मी देवी ने जो हार अपने मुकुट पर 
धारण किया था, उसे प्राप्त करने का सौभाग्य झुके मिला है, न जाने पूर्वजन्म में मैने कौन- 
सा बड़ा तप किया था; उुर्वांसा अत्यन्त आनन्दित होकर नर्त्तन करने लगे, अपने को कर्म- 
विम्युक्त समझने लगे और अन्त मे देवलोक मे जा पहुँचे । 

वहाँ इन्द्र अपने समस्त बेभव के साथ ऐराबत हाथी पर सवार होकर स्वर्ग 
वीथि में जा रहा था| उस दृश्य को देखकर दुर्वांसा विस्मय तथा आनद से भर गये | 

( वह दृश्य केसा था / ) मानों कोई रजत-पर्व॑ंत हो, जिस पर जलपूर्ण बादल छाये हो , 
सहस्यों विकसित कमलपुष्प भी फैले हों ओर जिनपर सूर्य की स्वर्णिम किरणों की आमा पड़ 
रही हो, ऐरावत का वैसा ही भव्य दृश्य था| 

रभा, मेनका; तिलोत्तमा, उ्वशी-ये अप्सराएँ इन्द्र के आगे-आगे नृत्य करती 
हुई जा रही थी, उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि इक्चु-रस भी फ़ीका पड़ गया था; उनके 
पल्लव-कोमल चरण मन्मथ के पुष्पबाणों से भरे तृषीर जैसे थे, उनके नृपुर मधुर नाद करते थे; 
तथा साथ-साथ सगीत भी हो रहा था । 

इन्द्र के दोनो पाश्वों में चामर डुल रहे थे, बह दृश्य ऐसा था, मानों किसी 
बडे नीलम के पर्वत के दोनो और खंद्रकिरणो का पुज संचरण कर रहा हो , उसके शिर पर 
भव्य श्वेत छत्त ऐसा शोमित था, जेसे पूर्णचंद्र अपनी ज्योत्स्ना फैलाता हुआ स्थिर खड़ा हो । 

मेरी, ताल; शख आदि बाजे ऐसा नाद उत्पन्न कर रहे थे, जिसमे मगल-गीत भी 
डूब जाते थे। चतुबेदो का घोष समुद्र गर्जन के समान हो रहा था। इन्द्र का वह मनोहर 
बीथि-विहार (जुलूस) ऐसा आ रहा था, मानो बह सारे विश्व को (आनन्द मे) डुबो देगा। 

उपसा-रहित ( दुर्बासा ) सुनि इस वेमव को देख हर्षित हुए और विधाधर-कत्या 
का दिया हुआ पुष्पहार इन्द्र को उपहार दिया। इन्द्र ने अपने हाथ में रखे अंकुश से उस 
हार को उठा लिया और उसे ऐराबत के सिर पर डाल दिया | ऐंरावत ने अपनी सूँड़ से 
उसे खीचकर पेरो तले रौद दिया। 

यह देखते ही दुर्वासा सुनि की आँखों से कठोर क्रोधाश्ि की ज्वाला उमड़ पडी। 
सारे अडगौल जलकर भस्म हो जायेंगे-- ऐसी आशका से भयभीत होकर देवता 
विखरकर भाग गये, सूर्य-चद्र मी अपनी गति रोककर स्थिर खडे हो गये , अष्ट दिशाओं 
में अंधेरा फेल गया, सारे लोक चक्कर काटने लगें 

उस छुर्वासा महर्षि की सॉसो से शुओं निकलने लगा; वे क्रोध से अड्टहास कर 
भर ' दमिल में जुलूस के लिए 'पर्वानी! शब्द का प्रयोग होता हैं। यहाँ उसके लिए वोथि-विहार शब्द का 

प्रयोग किया गया है -भनु० 


वालकारणड ईद 





उठे, जैसे त्रिपुर-टाह के समय शिवजी हँस रहे हो | उनकी भोह उनके विशाल भाल पर उढ् 
( उन्होने अपनी ) ऑखो से ज्वाला उगलते हुए ऐसा गर्जन किया, जिससे स्वेय वृद्ध 
भी डर गवा | उन्होंने कहा-हैं पापिप्ठ शतम्ख | छुन -- 


े 


पच महासूतो के नायक, मूमि-वल्लम एवं अनुपम बेदो के प्रभु महयर्विष्पु के वक्त 
पर आसीन आदिलकसी के द्वारा वह हार प्रेम के साथ धारण थ विद्याधर 
कन्या ने उनसे इसे प्राप्त किया था | बड़ी तपस्या की महिमा के कारण मेने उनसे वह हार 
प्राप्त किया | 








ज 
श्र 
5 3। 
्म्न्ही, 
| 
ध 
न्न्म 


तरे इस वैभव को देंखकर मैं आनन्दित हुआ और आदर के साथ वह हार हुक 
प्रदान किया , किंतु तूने इसका अनार किया, अतः तेरी सारी निधियाँ और अपार संर्णत्त 


समुद्र में द्वव जाये तथा तू महिमाहीन होकर दुःखी वन जा [--क्ोघी झुनि से इस प्रकार इन्द्र 
को शाप दिया। 
(दुर्वासा के शाप देते ही) रमा आदि अप्सराएँ, कल्पवृक्त, नौ निधियाँ, सुरभि 
पश्छु, श्वत अश्व, पवताक्रार मत्तगज (्‌ एराबतद ) इत्यादि सभी संपत्तियाँ इन्द्र के पास से 
हट गई' ओर उर्मियों से आदुल समुद्र में जाकर छिप गई | 
क्रोधी दुर्वासा मुनि के शाप के कारण स्वर्ग आदि सभी लोको को दरिद्रता पीडित 
करने लगी | तब सभी देवगण, अर्धनारीश्वर एवं चतुमुखझ को साथ छेकर श्रीविष्यु भगवान 
के समीप पहुँचे, जिनका वक्ष रक्त-कमल पर आमीन महालछमी तथ्ग श्रीवत्त के चिहों से 
अकित हैं | 
नवविकतित कमल से उलन्न ब्रह्म तथा शिव प्रति धन्‍्ब देवो ने दुर्वाता के 
कठोर शाप की वात बतलाई और प्रार्थना की कि आपके अतिग्क्ति अन्य कोई शरण नहीं है- 
अतएवं आप हम सबकी रक्षा करे | तब सभी लोको को नापनेवाले (उस त्रिविक्रम ) ले 
प्रेम से कह्ा--डरो नहीं |-- 
एमलोग असुरो को अपने साथ मिल्लाकर, गन करनेवाले सागर को मथों 
मन्दर पर्वत को सथानी बनाओ, वासुकि सर्प को रस्मी बनाओ, शीतल चन्द्रमा को मथानी 
की ठेक वनाओ ओर ओपषण्यों से भरकर इस सागर का मंथन करो और उसमे 
को निकालो | 
हम भी उस स्थान पर आर्येग | तुमलोय शीघ्र ही अपना कार्य आरम कर दो | 
विष्णु के ये वचन सुनकर देवता उनकी प्रशना करने लगे जार दरिद्धता से मुक्त होनें की 
बात सोचकर आनद से नाचने लगे | 
देवता मंदर पर्वत को उखाड़ ल्लावे : उसमे बाउुकि नाग को लपेटा ; चढ़ 
को ठक बनाया , ओषधियों से ( समुद्र को ) मरा और छ्लीरमायर को मथने लगे, तो उससे 
उथल-पुथल मच गई] भूमि डोल उठी . भ्रूमि के नीचे स्थित 
खाने लगा | 

घमन-राहत व्याक्तवा के मन जन सद॒युणा को जान नी नही सकने एस के 
से युक्त (विष्णु भगवान्‌ ) से महान्‌ कूर्म का तप धारण किया . बण्ले सहत्तो हलिष्ठ कसे बने 


० । | 
ध्मः 
है 
4 





8 
# हि 
हि 
| 
न 

द 

तन ४ 





६० कंब रामायण 


फैलाकर दृद खडे रहे घूमनेवाला मदर पर्वत उनकी पीठ पर था । इस प्रकार, उन्होंने 
दुर्वासा के शाप से नष्ट हुई सभी वस्तुओ को पुनः प्रात किया। 

सभी खोई हुई वस्तुएँ प्रश्न ( विष्णु भगवान्‌) की कृपा से पुनः प्रकट हुई | 
उस समय सुर तथा असुर आपस में कलह करने लगे। विष्णु ने मोहिनी का रुप धारण 
कर असुरो का विनाश किया और सुरो ने अस्त का पान किया | 

श्रीधर मूर्ति ने हलाहल विष एवं चद्रकला वृषभ-बाहन (शकर ) को दिया, 
पचब्ृत्ष तथा अन्य उत्कृष्ट वस्तुएँ इन्द्र को अदान किया , शेप पुण्क आदि सपत्तियों को 
अन्यान्य देवो को दिया ओर लक्ष्मी देवी तथा कौस्तुममणि को अपने हृदय का हार बनाया । 

उस समय, दिति अपने पुत्र असुरो के विनाश से अत्यन्त दुःखित हुई। उसने 
अपने पति कश्यप ऋषि के निकट पहुँचकर उन्हे प्रणाम किया तथा उनसे प्रार्थना की कि 
इन्द्रादि देवी के पडयन्न से मेरे पुत्र मारे गये हैं, इसलिए एक ऐसा पुत्र प्रदान करों, जो 
उन देवों को मिटाने से समर्थ हो | 

कश्यप ले दिति की प्रार्थना सुनकर कहा--हम्हे पुत्र का वरदान देता हूँ; तुम 
पृथ्वी पर जाकर एक सहस्त॒ वर्ष तक कड़ी तपस्था करोगी, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। 
दिति तपस्या करने लगी | 

इन्द्र ने दिति की तपस्या की बात छुनी | वह उसकी परिच्वर्या में लग गया। 
एक वार तपस्या से श्रान्त होकर जब दिति ल्ेटी हुईं थी, तव सूहर्म रूप धारण करके इन्द्र 
उसके गर्भ में अ्रविष्ट हुआ और दिवि के गर्भस्थ शिशु के सात खंड कर दिये | दिति जगकर 
रोने लगी, तब इन्द्र ने उन सातो खंडो को सप्त मदत्‌ बना दिया 

यही वह स्थान है, जो दिति की तपस्या से पवित्र हुआ है) यहाँ का शरवण 
( सरकंडो का वन ) ही उसा ओर शकर के पुत्र सुब्रह्मण्य ( कार्त्तिक ) का उद्भव-स्थान है, 
जिन्हे आदिवायु एवं गगा देवी भी भरण नही कर सकी थी) इस प्रकार, विश्वामित्र ने 
श्रीरामचद्र को कथा सुनाई ।* हे 

फिर सूर्यदेव, यम के सहश काल अधकार को हटाकर, ससार की रक्षा करते 
हुए, अपने रथ पर आरूढ होकर, सहरशो किरणों के साथ नील सागर से उदित हुए, जेसे 
विष्णु की नाभि से व्रह्मा को लिये हुए आदिकमल निकला हो। 

सूर्योदय होते ही चिमूर्तियों के सहश वे तीनों ( विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ) 

हाँ से प्रस्थान कर चले ओर दोनों कूलो पर अपनी उमड़ती लहरो से टकराती हुईं वहनेवाली 

सदर गंगा नदी को देखा, जो रक्त नेत्र तथा वृषभ-वाहन शकर की “कोण्णी! तथा “कोण्डे 
फ़ूली से अलकृत घने जदाजूट़ से निकलने के कारण, सुनहली धारा थुक्त कावेरी" नदी के 


समान है | 
राधव ने विश्वामित्र सं कहा-- पितृ-सहश ऋषीश्वर । इस महान नदी की 


» यह कथा विस्तार के साव कालिदास-झत कुमारसमव में वणित है | 
« कावेती की धारा मुनहली होतो €। गया की धारा मी जिवगी का उठा के फूलों तथा रक्त नेत्रो को 


छापा पढ़ने ने सनदल्ती दीखती 2 । 


बालकाएड ६१ 


हे 


महिमा बताइए] विश्वामित्र कहने लगे-मेरे पालक राजकुमार | पुराने काल में 
तुम्हारे श्रेष्ठ सूर्मकुल मे सगर नामक चक्रवत्तीं उत्तन्न हुए थे, जिन्होंने अपनी बलिएठ सुजाओं से 
अयोध्या नगरी में रहते हुए सारी प्रृथ्वी पर शासन किया था । 
उस घिजयी चक्रवत्ती के गो पतलियाँ थी। विदर्भ देश मे उत्पन्न पली से 
“असमंजस” नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र अंशुमान! था| उनकी दूसरी पत्नी, गदंड की 
मगिनी सुकुमारी 'सुमति' थी, जिसके धर्मपरायण साठ हजार बलवान पुत्र हुए | 
अत्यंत पराक्रमी सगर चक्रवर्ती अपने सभी पुत्रों की सहायता से अश्वमेध यज्ञ 
करने लगे | देवता लोग इससे असंतु्ट हो उठे और देवेंद्र से यह समाचार निवेद्त किया | 
इन्द्र ने जाकर यज्ञ के सुन्दर अश्व को पकड़ लिया और उसे ले जाकर पाताल में तपस्या 
करनेवाले कपिल महर्षि के पीछे छिपा दिया | 
तीत्र गति से चलनेवाले उस यज्ञाश्व के पीछे-पीछे अंशुमान्‌ जा रहा था। इन्द्र 
द्वारा उस अश्ब का अपहरण होते ही वह आश्चय-चकित हुआ। इन्द्र के द्वारा अपहरण को नहीं 
जानने के कारण वह सर्वत्र भू लोक भे उसकी खोज करता रहा ; कितु असफल रहा | अंत 
में अपने पितामह सगर के पास आकर सारा बृत्तांत कहा | 
अंशुमान से समाचार पाकर सगर ने अपने साठ हजार पुत्रों से यह समाचार 
कहा, तो वे वडवारिन के समान कोपास्नि से जल उठे ओर समस्त पृथ्वी पर घोंडे की खोज 
करके अन्त में ( प्रथ्वी को ) खोदते-खोदते पाताल में उतर पडे। 
कहते हैं कि वे साठ सहस्त सगर-पुत्र उत्तर दिशा में खोदने लगे और शतयोजन 
चौड़ा और शतयोजन गहरा गर्त खोद डाला। पाताल मे पहुँचकर उन्होंने महातपस्वी 
कपिल के पीछे अपना यज्ञाश्व देखा | वे आग की तरह क्रोध से जल उठे और कपिल 
महर्षि को गाली देने लगे, | वे इस ग्रकार अहंकार से भरकर उन (महर्षि ) के निकट 
जा पहुँचे | 
( उनकी बाते सुनकर ) उस झुनि ने अत्यन्त उमड़ते हुए क्रोध के साथ अग्नि- 
सदृश अपनी आँखें खोलकर उन्हे देखा | तब, परमशिव के मंदहास से जिस प्रकार तीनो पुर 
जलकर भस्म हो गये थे, उसी प्रकार वे साठ हजार राजकुमार जलकर भस्मावशेष हो गये | 
चरों ने यह समाचार सगर उक्रवत्ती को दिया। 
सगर, पुत्र-शोक से अत्यन्त उद्विम्न हो उठे। उन्होंने अपने शोक का अन्त न 
पाले पर भी अपने कत्तंव्य का स्मरण करते हुए अपने पौत्र अंशुमान्‌ को बुलाया और कहा-- 
वे ( पुत्र ) तो मिट गये , अब कया आरंभ किये हुए यज्ञ-कृत्य को रोकना उच्चित होगा ? 
चश्ुमान्‌ अपने पितामह के यज्ञ की पूर्त्ति के निमित्त चल पड़ा और कपिल के निवास-स्थान 
पाताल में जा पहुँचा । 


पाताल मे अपने मृत पित्ृव्यों ( चाचाओ ) की भस्मराशियों को देख वह उद्दिम्म 
हो उठा । फिर, कपिल झुनि के चरण-कमलों पर नत होकर खड़ा रहा ; तब मुनि ने अश्व 


को ले जाने की आज्ञा दे दी और अश्व किस मरकार वहाँ आया था, इसका सारा बृत्तात भी 
कह सुनाया | - 


>पग 
रप् 


कंब रामायण 


सब के द्वारा अशसित (रामचन्द्र) | उम निष्कलक सुनि के वचन सुनकर अंशुमान्‌ ने 
आदर के साथ उनकी वंदना की और अश्व लेकर लौट आया। सगर ने यज्ञ पूर्ण किया। 
कुछ समय उपरात अशुमान्‌ को राज्य मापकर चक्रतरत्ती दिवगत हो गये | 

सगर-पुत्रो के ढारा खोदे जाने से मकर-मल्यो से पूरित समुद्र ही 'सागर' 

कहलाया | अशुमान्‌ अप्रतिम पराक्रम के साथ भूमि का शासन करता रहा | उसके दीधघवश 

में मगीरथ नामक कुमार अवतरित हुआ | 

वे चक्रवत्ती भगीरथ समस्त धरती पर अपना एकमात्र शासन-चक्र चलाते रहे | 
एक वार उन्होने वसिष्ठ से अपने पूवेज सगर-कुमारो की मृत्यु का वृत्तान्त सुना | तब उन्होंने 
बसिष्ठ के चरणतल को सिर से लगाकर प्रणाम किया और निवेदन किया-- 

कपिल की कठोर कोपामि में मेरे पूर्वज दरघ हुए और दी्घकाल से निरय (नरक) 
में पडे हैं | मैं उनके उद्धार के लिए तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया आप तपस्या का क्रम 
मुझे बतला दें | सुनिवर ने कहा--- 

है भूमि-पालको के प्रभु | तुम ब्रह्मा को लक्ष्य करके अपने प्रपितामहों के उद्धार 
के निमित्त निरंतर कई दिनो तक अश्रान्त तपस्या करो | 

तब भगीरथ सारी प्रथ्वी का मार अपने मंत्री सुमत्र को सौपकर हिमालय के अक 
मे जा पहुँचे | जब उन्होने दस सहस्र वर्ष तक कठिन तपस्या की, तव आदिकमल से उद्धभूत 
ब्रह्मा प्रकट हुए | 

ब्रह्मा ने भगीरथ से कहा--तुम्हारी इस बडी तपस्या से मै संतुष्ट हुआ। महान 
तपस्त्री कपिल के क्रोध से तुम्हारे पूर्वपुरुूष जल गये थे | यदि उनके मस्मावशेष आकाश-गंगा 
के अवाह से सिंचित हों, तो वे सद्गति को प्राप्त होगे | 

विशाल गगन मे बहनेवाली गगा नदी यटि भूमि पर उतर आयगी, तो उसके 
बंग को त्िनेत्र के अतिरिक्त और कोई वहन नहीं कर सकता, अतः शिवजी को लक्ष्य कर 
तुम तपस्था करो | यह कहकर विश्व के निर्माता ब्रह्मदेव अच्एय हुए | 

फिर, भगीरथ ने शिवजी का ध्यान करते हुए पूर्वोक्त समय तक ही ( दस सहस्त 
वर्ष ) तप किया | अम्निन्समान कातियुक्त देव ( शिवजी ) वहाँ पहुँचे और यह कहकर 
अदृश्य हो गये कि हम तम्दारी इच्छा प्र्ण करेंगे। उसके पश्चात्‌ पाँच सह्त वर्ष तक गंगा 
ढेवी को लक्ष्य कर भगीरथ ने तप किया | 

नदियों म श्रेष्ठम (गगा) नदी, तदण नारी का रूप धारण कर भगीरथ के सम्मुख 
प्रकट हई और उससे कहा--6म किस प्रयोजन के निमित्त यह कठोर तप क्र रहे हों? 
उत्तग तरग-मरित ( गगा ) प्रवाह यदि स्वर्ग से भूमि पर उतर आयगा, तो उसका वेग कौन 
सह सकेगा ? शिव ने जो वचन कहा है, वह विनोंद-मात्र है , उससे कुछ नही होंगा | दुबारा 
तुम शिवजी की तपस्या करो और ठीक ढग से यह जान लो कि शिव गया के वेग को सहने 
के लिए सन्नद्ध हैं था नही | 

गगा के वचन सुनकर वह (भगीरथ) खिन्नमन हो गया और फ़िर जाकर दो सहस्त 
धर्ष तक स्वर्णणय जटावाले एवं अग्नि-ज्वाला-स्वरूप ( शित्रजी ) को लक्ष्य करके तप किया। 


बालकारएंड प्र 


न्प्ण 


तब मगवान्‌ ( शिवजी ) उसके सम्मुख गत्वक्ष हुए और उसकी इच्छा के विपव 
में पूछा। भगीरथ ने निवेदन किवा--मेरे प्रभु | गगा नही ने कहा हैं कि उनके वेग को 
रोक लेने का आपका पूर्व बचन वेवल्ल विनोंद-मात्र हे, तो तथ्य क्या हैं; बतलाइए | यह 
सुनकर उन्होंने ( शकर ले ) उत्तर दिया--डरों नहीं; में सगा को इस प्रकार रोक लूंगा 
कि उसकी एक बूँद भी नहीं विखरेगी। और फिर, थे ( शिवजी ) अच्श्य हो गय| तब 
उसने ( भगीरथ ने ) गगा को लक्ष्य करके ढाई हजार वर्ष तक कड़ी तपस्या की | 
उस राजा ने क्रमशः पत्ते, भस्म, जल, पवन, सूर्य-केरण--इनका आहार करते 
हुए और फिर इनका भी ह्याग करके तीस सहस्॒ वर्ष तक महान श्रद्धा के साथ तपस्या की | 
(भगीरथ की तपस्या पूर्ण होते ही) श्रेष्ठ नदी आकाश से भू-लोक में आकर प्रकट 
हुईं। वह इस प्रकार गजन करती हुई उतरी कि ब्रह्मदेव का सत्यलोक और इन्द्रादि ढेवो 
का स्वर्गलोक भी कॉप उठे। पाती के पति ( शिवजी ) ने अपने विल्क्षण जटाजूठ में 
उसे पूर्णस्प से छिपा लिया | 
घास की नोक पर पड़ी हुईं ओस की बेंद के समान, भगवान्‌ (शकर ) की जठा 
मे उस श्रेष्ठ मदी को छिपे हुए देखकर वह (भगीरथ ) अत्यन्त विश्वम के साथ सिर झुकाये 
मौन खड़ा रहा | उन्होंने (शंकर ले) उसे धीरज बँधाते हुए कह्य कि डरो नही , अब गंगा 
मेरी जटा के मध्य में है; और फिर उसके एक थोडे-से अंश को वाहर निकलले दिया | गंगा 
का वह अंश भूमि पर उतर पड़ा | 
आगे-आगे राजा चलने लगा और उसके पीछे-पीछे गगा, मृत सगर-पुत्रों को 
सदूगति देंने की उमंग में, वड़ी तेजी से वह चली , उसने मार्ग मे तपोनिरत जद नु महर्षि के 
यज्ञ का ध्वंस कर दिया | जद नु ने क्रोधाविष्ट होकर गगा-प्रवाह को छुल्लू में भरकर 
पी लिया | 
उप दृश्य को देखकर वेद झुनि विस्मित रह गये| उसने ( भगीरथ ने ) 
जह, को नमस्कार करके गंगा को लाने का सारा बृत्तात कह सुनाया , तव जह जु ने द्रवी- 
भूत होकर कान के मार्ग से गंगा को बाहर निकाल दिया , तब वह मृतक राजपुत्रो की 
भस्मराशि पर उछलती हुईं वह चली | 
“निर्य! ( नामक नरक ) मे पड़े हुए सगर-कुमार अनन्त मार्ग ( स्वर्गलोक ) में 
जा पहुँचे । इस दृश्व को देखकर आनन्दित स्वर्गवासियों (देवों ) ने सुगन्धित पुष्यों की 
चर्षा की ) नगाडे वज उठे ] तव, भगीरथ अयोध्याघुरी को लौट आया | 
( विश्वामित्र ने रामचन्द्र से कहा )-- है नृपहुमार। इस अण्डगोल से परे 
विद्यमान, समस्त विश्व को एक ही पण में नापरेवाले ( त्रिविक्रम ) के कमल-चरण से 
निस्थत होकर कमलमव ( ब्रह्म ) के कमंडल से जो जल सच्त हुआ था, वही भगीरथ की 
तपस्या से लाया जाकर गगा नदी के रुप मे भूतल पर आवा है| 
भगीरथ से अपने पितरो की सदगति के लिए अनेक सहस्त॒ वबषों तक तपस्या करके 
हे जल भूतल पर लाया ; अतः यह नदी भागीरथी कहलाई और जह नु महर्षि के कर्ण-मार्ग 
से बहने के कारण यह जाहवी कहलाई | 


हमर 
“के 
| 
28] 


बज 
)874 
5 

री । 


ब्मलपुण दिए 


स्वागत 
दर 


बस 
हर 
छः 
| 


५ 


४: 
पक स्ठ 
.दग्-सात्त 


उस रडाने 


रे 


पार कर पिधाला नासन £ 
का वन है ] 


) 
| में असरप छ 


१0 


प्रा 


ःभगा 
दर्न 
ँ 


जर 


ट 


है 
परछाइयो 7 


$ 
नस्य ने 


डा 


पृ 


क्र उबानो 


थ् 


क्रय हू 


फिर 
ग्छ्व 


पर 


कब गमावग 


५० । 


गवाह 


गये । 


द्शु 
उद्ान के 


न 
$] 
हा हर] आओ हा 
आश् 7 
ब्रेढ्हृ 


मे 
[नीचे ६ 
द्ग $ ) 


] 
बढ 


) 


मीन 


“च. परटें ज प्रतनटण भू 


ग्श्र झ 


विद्या मम 


., 


त्फ्त 


रा निय! 
डा पर 
5 
ह न्स्चरन 
चना पप्प्त 


डे, 


नाद हता /॥ 


*, 


बरता | हे मद ग- 


बर 


ष्त 


| 


[कर 


पद 


आम 
7-8 घन 
525 
स्‍्न 
पर पा 
५ च 
्ी 
नह 
4५ 
॥ व 8 
प्िछ 
5: टेडि: 
हि 
7 ॥8. 
लटक 
दि पड 
कि 
घह ७ 
2 >८ 
हि 
| ड्ि 
79. ८ 
(-.] 
वा आई 
 . 
5 पप 
संस कि 
गे का 
2 «8५5 
89 नर 
मप्र 
चर पल 
के. 0 का 
हि प्‌ 
पूंध पे 
7 
फू नए 
हि, ६ 
६ 


न्डॉ+ 


कई, 
भरते 


की देसकर कृपफझ 


नीनोटल 


पतों मं परतनपुण्ठ क साथ 


» 
द् 


छू 


गा बन सेझा नयन 


व 


सम पु 


५ हे प। ७ 


7गगादिवा 
मेँ व 


तर, 


आर 


चलती 4 
पछि नव प 


प्र 


सअरपर उसनेक 


गे 


गये एप 


-+ 


गत मी रे 


शेपल पुण फा इराजर रील उठते परौर 


जेह 
ू. 


हर उ 


्ग््फ रे 
बंदर (५ 
ड्सा 
र*पिया जब मदगतति + 
हद 


हा: 


नर 


न 
एाउ 
० ४, 
"वह 


>ब्न्ड' 


ा 


४-४ दर 
४; ग्ग 


की 


नि 
नी; चाट 


4॥ ५ सम पु 


गन कम 


क्र 


+ अल 


कै 


# 7 »गगै गतने 


बालकाएड 5६५. 


उनके नृत्यो के साथ सगीत तथा मृदंग-ताल की ध्वनियाँ होती रहती है, जिन (शब्दो) से 
भड़ककर मैंसें भागकर नदियों में जा गिरती है, जिनके कारण ( पानी में ) उथल-पुथल 
उतन्न हो जाती है, जिससे मीन उछल-उछलकर तट पर के नारियल, गुवाक (सुपाडी) आदि 
वृक्षों के पत्तों पर जा गिरते है । 
चहाँ के सरोवरो में कोमलांगी सुन्दरियाँ ( जब ) भाले-सदश अपनी आँखें मीच- 
कर और जलमरन होकर ऊपर उठती हैं, तब वे ज्ञीर-सागर के मथने के समय जल से उपर 
उठती हुई लक्ष्मी देवी का दृश्य उपस्थित करती हैं | उनके करो के श्वेत कंगन वहाँ के जल- 
पक्षियों के साथ बोल उठते है | उन सरोवरो में श्रमर सुगंधित पुष्प की कलियों को भेटकर 
मीतर पहुँचते हैं तथा मधुपान करके मत्त रहते है| 
इस प्रकार के मिथिला देश मे वे तीनो जा पहुँचे और प्राचीरों से आबृत, ऊँची 
ध्वजाओं से अलंकृत उस मिथिला नगर के बाहर आकर ठहरे | वहाँ एक उजडे हुए स्थान मे 
उन्होंने एक ऊँचा प्रस्तर पड़ा देखा, जो गहस्थ-धर्म से च्युत होकर अमभिशप्त हो पड़ी 
रहनेवाली गौतम-पत्ती अहल्या का ही रुप था | 
उस प्रस्तर पर काकुत्स्थ ( श्रीरामचन्द्र ) की चरण-धूलि जा लगी , द्ुरन्त ही वह 
( अहल्या देवी ) प्रस्तर-रूप छोड़कर अपना पूर्व स्वरूप धारण करके उठ खड़ी हुई, जैसे 
कोई नर, अविद्या-मोह को मिटानेवाला तत्त्वश्ञान पाने पर मायादृत रूप छोड़ दे और यथार्थ 
आत्म-स्वरूप को पहचान ले और भगवान्‌ के चरणों को प्रास हो जाय। महासुनि 
( विश्वामित्र ) कहने लगे-- 
गगन से भूतल पर गंगा को ले आनेवाले भगीरथ के वंश में उत्पन्न (रामचन्द्र) | 
यह विद्युतू-समान नारी, जो अत्यन्त आनन्द के साथ एक ओर खड़ी है, उस गौतम झुनि 
की पत्नी अहल्या है, जिस ( मुनि ) ने पापकर्म करनेवाले ठेवेन्ठ को सहस्र रक्त-वर्ण नेत्र 
दिये थे। 
सुनहली जठावाले (विश्वामित्र ) का कथन सुनकर, पकज पर विद्युत्‌-दयुति 
के साथ आसीन लक्ष्मी के वल्लम ( रामचन्द्र ) ने आश्चर्य से कहा--इस संसार की भी 
केसी प्रकृति है ? इस प्रकार की घटनाएँ क्‍यों होती हैं ? क्‍या ये पूर्वजन्मो के कर्मों का 
परिणास हैं अथवा उन कर्मों के अतिरिक्त कोई और भी कारण है? संसार की माता-सदृश 
अहल्या की ऐसी दशा क्‍यों हुईं 
रामक्ततद्र की वात सुनकर शञानी ( विश्वामित्र ) ने कहा-- शुमाश्षय । सुनो; 
पुराने समय में वज्ञधारी इन्द्र कमी दुगुण-रहित सयमी गौतस महर्षि की सग के समान 
नयनोंवाली पत्नी अहल्या के सौंदर्य पर झुख्घ हुआ और उसके स्तनों का स्पर्श प्राप्त करना 
चाहा ) 
अहल्या के नयन-रूपी भाले तथा मन्मथ के बाण इन्द्र को पीडित करने लगे । 
उसने सोचा, किसी भी उपाय से अहल्या की संगति प्रास करनी चाहिए; एक दिन उसने 
कामाध होकर गौतम झुनि से अहल्या को प्रथक्‌ किया और सत्य-स्वरूप गौतस का वेष 
धारण कर उसके पास जा पहुँचा | 


औरे 
डा 


कंव गमायगा 


ब्रह अहल्या की साते में सुगधित नव्रमतु का महान्‌ आनन्द पा रहा था. उसी 
समय अहल्या को अनुभत्र हुआ कि यह इन्द्र है, तो भी उसने उसे अनुचित झृत्व मानकर 


दर नहीं किया उसी समय चिनेत्र / शिवजी ) के समान सर्व-शक्तिमान्‌ गौतम मुनिभी 
शीघ्र बहाँ लौट आये | 


गौतम धनुर्बाण नहीं उल्ला सकते थे. क्न्तु प्रतिकार-रहित शाप देने भे अत्यन्त 
समर्थ थे। उनको देखकर अमिट अपयश पाई हुई ( अहल्या ) भवभीत हों खड़ी रदी . 


टन्‍्द्र कॉपता हुआ बिल्ली के जैमे वहाँ से धीरे-धीरे खिसकने लगा | 

सदा तटस्थ दशा में रहरुंबाले परिशुद्ध गौतम महर्पि ले अग्नि उयलती हुई ऑॉँसो 
से देग्वा ये सारी घटनाएँ ससमक गये और तुम्हारे ( रास के ) बाणों के ससान तीदृण वचन 
(इन्द्र के प्रति) कहे--5म्हारे शरीर में एक हजार नारियों के चिह-रुप अवयव उत्सल हो ।' 

क्षण-मात्र भे इन्द्र का शरीर उन अवयबों से भर गया | 

इन्द्र मभी का उपहास-पात्र हो गवा। अमिठ अपयश लेकर वह लजित हुआ 
और वहाँ से चला गया । तब गोतम ने सुकुमारी अहल्या को देखकर कहा - 'वारनारी के 
सहण आचग्ण कग्नेवाली तुम पत्थर बन जाओ |! अहल्या पत्थर बनकर गिरने लगी | 

( उस समय ) उसने गौतम से प्रार्थना की छि हे अग्निमय रुद्र-तमान झुनिवर ' 
( छोदो के ) अपराधी को क्षमा करना महान व्यक्तियों का स्वभाव होता है। अतः सके 
क्षमा ढगों और भेर शाप का अत कब होगा; व्वाओं । 

तब गौतम ने कहा- भ्रमरों से घिरे युप्पहार धारण कस्नवाले दशरथ-पुत्र (आीगम 
अट्र) गाय इस न्‍्थान पर आयेगे तब उनकी पद-रज का स्पर्श होते ही तुग्हारा उद्ार होगा। 

शाप से विकृताग इन्द्र को देखकर सभी देवता कदम को अपने साथ ढेकर गौतम 
मुनि ऊे पाम आये और उनमे प्रार्थना करने लगे। देवताओं छी प्रार्थना सुनकर सबमी 
गीतम शात टुए और इन्द्र के शरीर पर के सहझय खी-चिदों को सहस्य नवन बना डिये। 


आग प्रस्तर के रूप भें पदी रही । 


। 
धरा _म 7ेस सतल पर अबनीर्ण हो गये हे एयलिए आगे सभी प्राणिवर्य को उ्नार होगा , 
(८ यया उनकी छुर्गति उमी संभव -ो सती हट 2 कदापि मी | कहाँ अमन पर्वत थी 
नी घादगा ते हटने यो स॒द्ध झिया उससे रुगणग हस्त-कीशल देग्ग था. थय यों सगाई 
लगयी या जीगा पंग ग्ला। हैं 


हे. >्क ५ *, 
परदे बाध्य अस्णों के मनन्‍न यार हटाना 


हि 
हु 


५9.308 78 ४ ) चूमने परत सुनभा पात्याओे परनि शत ४ मानता! ६ 
हद | प्यार र ) #ने पन्ने सुनगर साहयाज झील रा हे सात्ता! ६११ 

अल अल ही व नी करन 3६ पैंडजकंक वयी 530, 0७७ मर हप 5 कल 

ह१ झशोुनण भरगो ( मा 3 हे आशय शेे निश्त पा, 40.गर उनाये मन गे 728 5 

० ४ ५७८ तक है 225 2७०) 4५ +, प ः 

3 दे बह डर गा उाइ व 5 वरद ह एदाजाप | इद्शाए जहाँ के 3 

७ पड वदश्श किक दु ४ अजय अनार #७ हैंड, * नन्‍ूद ५ था 
०५८ ४8 ह +ई ॥-+4 ब 5 खिचपना हि इक / बाग 5 भा हल कप प्र हि 


32 


बालकागूड ५७ 


करुणा उत्पन्न हो। बीच में आये कश्टो को स्मरण करके दुःखी मत होओ। अब तुम अपने 
पति के आश्रम मे जाओ | यो कहकर अहल्या के चरणों की वन्दना की | 

आगे चलकर वे सब गौतम मुनि के आश्रम में जा पहुँचे; गौतम उन अतिथियों 
के आगमन से अत्यत हर्षित हुए ओर आगे बढ़कर आदर के साथ उनका स्वागत किया और 
सब प्रकार से उनका सत्कार किया | तब गाघिपुत्र ने उन तपस्वियों से कहा -- 

अजनवर्ण ( रामचन्द्र ) की चरण-धूलि लगी नहीं कि अहल्या अपने पूर्व स्वरूप 
में खड़ी हो गईं; उठने अपने मन से कोई पाप नहीं किया था, अतः अब तुम उसे स्वीकार 
करो | गाधिपुत्र के ऐसा कहने पर ब्रह्मदेव के समान उस ( गोतम ) ने अहल्या को स्वीकार 
कर लिया | 

सकल सद्‌गुणो से पूरित ( रामचन्द्र ) ले गौतम की परिक्रमा करके उनके चरण- 
कमलो को प्रणाम किया ओर अहल्या को उन्हे सौप दिया | फिर, तपस्व्ी ( विश्वामित्र ) के 
साथ मिथिला नगरी के निकट जा पहुँचे ओर उसके मणिमय प्राचीर को देखा | (१--८६) 


छे 


शध्याय ९० 
मिथिला-दुर्शन पटल 


प्रहरियों से सुरक्षित वह मिथिला नगरी अपनी ऊँची और मनोहर ध्वजा-रुपी 
हाथो को ऊँचा उठाये हुए है, मानों उस कमल-नयन ( रामचन्द्र ) को यह कहकर आह्ान 
कर रही हो कि 'सुनहली आभावाली लक्ष्मी मेरी तपस्या के प्रभाव से अपना निवास कमल- 
पुष्प को छोड़कर यहाँ अवतीणण हुई हैँ, अतः आप शीघ्र आइए |! 

उन्होंने देखा कि उस नगर के ऊँचे-ऊँचे प्रासादो पर सुढ्र ध्वजाओं की पक्तियाँ 
नृत्य कर रही है, वे ऐसी लगती हैं, मानो धर्मरुपी दूत से संदेश पाकर, अनुपम सु ढरी 
जानकी का पाणिप्रहण करने के लिए योग्य वर ( रामचन्द्र ) को आते हुए देखकर, गगन- 
तल में अप्सराएँ आनन्द से नाच रही हो | 

उस नगर में कही दो मत्त गज आपस में ठकरा रहे हैँ, जो दो पहाड़ों के जेसे 
दीखते हैं, जिनके बडे-त्रंडे श्वेत दत वच्ध के समान हैं ओर जिनकी आँखों से कोपारिन निकल 
रही है, मानों प्रेमी दंपति मन्मथ के बाणों से विद्ध होकर (एक द्रसरे से) मिलने चले हो 
और इतने मे प्रणय-कलह भ लग गये हो | 

उन्होने देखा कि जब सूर्य अस्तंगत होने लगता है, तव वहाँ का आकाश क्षीर- 
सागर के जेता दीख पड़ता है, ऊँचे प्रासादो पर उड़नेवाली ध्वजाएँ मेघो का स्पर्श करती 
हुई गीली होती रहती हैं और साथ-साथ मेघो के समान ही फैले हुए अगरु धूम के स्पश से 
सूखती भी रहती है। 

मत्मथ सीता देवी का चित्र खीचना चाहता है और अमृत मे अपनी लेखनी 


ध््दि कब रामायण 


इबोता है, लेकिन वह वेचारा सीताजी के अवयवों के सौदर्य को अंकित करने में सर्वथा 
असमर्थ हो हारकर रह जाता है; ऐसी अनुपम सुंदरी को अपने अंक में पाकर मिथिला 
नगरी अपने स्वरणसय ग्राचीरों के साथ ऐसी शोमायमान है, जैसे लक्ष्मी का निवासभूत कमल- 
पुष्प ही हो। ऐसी उस नगरी मे वे तीनों प्रविष्ट हुए । 

वे तीनो मिथिला की विशाल वीथियों से होकर जाने लगे, जहाँ चन्द्रोपम लज्ञाट- 
वाली नारियो एव पुरुषों के रलमय आमरण विखरे पडे रहते थे ( समागम-काल में वे उन 
आभरणों को वाधाजनक पाकर उतारकर फेक देते हैं ), वे वीथियाँ देखने में ऐसी लगती थी, 
जेंसे तमिल-भाषा के पिता ( अगस्त्य ) मुनिवर के पी जाने पर रत्नमय समुद्र का तल हो; 
या रात्रि के समय घने नक्षत्रों से जडा हुआ आकाश हो | 

बे लोग वहाँ की वीथियों मे जाने लगे, जहाँ लोहे के अकुशों को भी तोड़ देने- 
वाले पर्व॑त-सदश मत्तगज मद जल वहाते थे , जब उस भद-जल की धारा कह चलती थी, 
तब लगाम में रहनेवाले घोडो के मुँह से जो काय गिरता था, उसके मिलने ने उस धारा का 
रूप बदल जाता था। फिर, रथो के निरंतर दौडने से कीचड बनता था और अनन्तर 
( उनके सूखने के बाद ) धूल फेल जाती थी | यो उन विधियों की आकृति क्षण-षण में 
परिवत्तित होती रहती थी | 

वे तीनो मिथिला की उन विशाल वीथियों में जाने लगे, जहाँ रत्ि की बेला में 
मधुरभाषी रमणियों ने अपने पुष्प-हार फेंक दिये थे, जिन से मधु-धारा बह रही थी और 
जिनपर भ्रमर मेंडरा रहे थे | वे झुरकाई हुई पुष्पमालाएँ उन कोमलागी नारियों की जेसी 
ही लगती थी, जो निरतर ठुल्यानुराग-भरे अपने प्रेमियों के साथ काम-समर कर चुकने पर 
अत्यत श्रात हो पडी रहती ह | 

उन्होंने मिथिला नगर की स्वर्णमय नृत्यशालाएँ देखी, जिनमें 'याक? ' (वीणा के 
जेमा एक तन्नी वाद्य ) के घृत-मधुर तारों के नाद, मधुर कठ से गाये हुए गीत, उँगली से 
छेडे जानेवाली 'मकरवीणा की ध्वनि -यथे सब एक दूसरे से एकश्रुति होकर गृजित होते थे 
और जहाँ अस्ति और नास्ति का सदेह उत्पन्न करलेवाली सूह्रम-कटि रमणियाँ नृत्य करती थी, 
जिनके हाथों के मार्ग पर उनके नयन चलते तथा उनके नयनों के मार्ग पर उनके मन 
( के भाव ) चलते थे। 

उन्होंने दखा--मरकत-सहश गुवाक ( सुपारी ) के बृक्षों मे शुद्ध अ्रवाल जेसे 
फल्ल लगे है , उन बृच्षो में कृले लगे हैं , उन में सुन्दर नारियाँ भूल रही हैं , भूले बार-बार 
डघर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहत हैं और यह स्मरण बिलाते हैं कि पापी 
जन भी इसी प्रकार पुन.-पुन. इस ससार मे आते-जाते रहते हैं| उन रसणियों के प्ुप्पह्ारो 
पर से उडे हुए श्रमर गुजार भरते हैं: मानो उनकी लचकती हुई सूदरम कटियों पर दया 
उत्पन्न होने से वे चिल्ला उठे हो | 


आर बनक लन्‍न पक ३ सपना ममतर पका जार इल्पहतप जुआ खक तक 5 मा % पहन 
» प्राचीन तमिल-साहित्य में चार प्रकार के याकू-बाथ पसिद्ध हैं | उनके नाम हें-- ( १ ) वेरियाक ( २) 
कमरयाक , (3 ) गोडयाक , (४ ) शगोड्याक , जिनमें क्रश २१, १६, १४ भौर ७ तैल्याँ 
होती थी ।-+अन्ु ० 


बालकारणड दर 


उन तीनो ने मिथिला नगर की पण्यवीथि ( दाजार ) देखी, जहाँ दोनो और 
अपार रल, स्वर्ण, मोती, कबरी मृग के केश, अरण्य में उत्पन्न अगर की लकड़ी, मयूर-पख, 
हाथी के दात--इनके अवार लगे थे | वह हाट ऐसी लगती थी, जैसे कावेरी नदी हो, जिसके 
दोनों तटों पर कृपको ने मोती, अगर आदि एकत्र कर उनकी राशियाँ वना दी हो ) 

उस नगर में रमणियाँ नुकीले और छोटे नाखूनवाले अपने कोमल कर-पल्‍्लवो 
को दुखाती हुई वीणा की खूँटियो को घुमाती थी ओऔर प्रवहमाण मधु-धारा सच्श तत्रियों को 
कसती थी , वे अपने हाथ की उँगलियो के साथ मन को भी संलग्न करके: उज्ज्वल मदहास 
विखरेती हुई विस्पष्ट स्वर-युक्त संगीत-रुपी स्वच्छ मधु को पान कराती थी , उस सगीत का 
पान करते हुए वे तीनो आनंद से आगे बढ़ चत्ते | 

कही उन्होने अतिवेग से दौड़ते हुए घोड़ों की पक्ति देखी, जो कुम्हार के द्वारा 
घुमाये गये चाक के समान बत्तुल आकार में दौड़ रही थी | ( वह पंक्ति ) महा-पुरुषो की 
मिन्नता के ही समान अहूठ गतिवाली थी तथा ज्ञानियों की बुद्धि के सह्श एकाग्र थरी। 
वे घोड़े ऐसे दौड़ते थे कि उनका आकार स्पष्ट नही दिखाई पड़ता था | 

उन्होंने रूँचे प्रासादों के करोखो भे अनेक उठीयमान पूर्णचंद्र देखे, जो पने भालते- 
मनन्‍्मथ का धनुष, भअ्रमर-कुल से संकुल नील केशो का जूडा--इनसे शोमायमान थे तथा 
दीर्घकाल का कलंक भी जिनसे मिट गया था | 

उन्होंने अनेक मनोहर कमल भी देखे, जों स्फटिक-चघकों मे भरे नवसुरभित 
मद्य का पान करके हास प्रकट करते हुए मस्ती से अर्थदहीन वचन बकते थे और अपने ग्रिवतमों 
के प्रति मान करने जाकर हँस पडते थे। 


' [ उपयुक्त दोनें पद्यो मे वारनार्यि का वैन है । ] 


वारनारियाँ गेंद खेल रही थी | शारीरिक सुख के साथ ही धन भी प्राप्त करने- 
वाली, सर्पफन-तुल्य जघनवाली वेश्याओं के मन के जेसे ही स्फटिकवर्णवाले, कदुक भी 
अपना स्वामाविक रंग छिपाते थे ) वे ( कंदुक ) उनकी कज्जलाकित आँखों की छावा पड़ने 
से काले तथा उनकी लाल हथेलियों की छाया से लाल होते रहते थे | 

उन्होंने कई दूयूतशालाएँ भी देखी, जहाँ माले-जैसी नुकीली आँखोवाली सुन्दर 
वेश्याएँ चौसर खेलती थी। वे अपने हाथ के कगन, कर्णामरण, रत्नहार, कलिंगदेश की वनी 
अमूल्य चादर, मकरबीणा आदि को भी दाँव पर रख देती थी | (खेलते-खेलते थक जाने से) 
उनके पुष्पालंकृत केशपाश शिथिल हो जाते थे और स्फटिक के बने कुत्ते के आकार की 
मुहरें उनकी हथेली की छावा से लाल दिखाई देती थी | 

उस नगर में कई वावलियाँ भी थी, जिनमे अनुपम अगोबाली सुन्दरियाँ आनंढ 
से स्नान करती थी | उस समय वहाँ के कमल, नीलकमल, रक्तकुसुद, जल पर फेली हुई 
वल्‍्ल' लता के पत्ते, नीलोपल, लाल-लाल “किडे' (नामक पौधे ), तरगे, मीन आदि 
जलवत्ती वसूुएँ, ( उनके अगो की सुन्दरता देख ) लज्जित हों, दुःख अनुभव करती थी । 

कही तरुण पुरुष खड़ग चलाने का अभ्यास करते थे | उनकी भुजाओ पर चदन- 


छ० कब रामायण 


लेप तथा पीनस्तनी नारियों के आलिगन से उत्तन्न चिह अंकित थे। उनका खड़ग-प्रयोग 
यह स्मरण दिलाता था कि मनुष्य का मन भी विपयमोगी इंड्रियो के द्वारा आकृष्ठ होकर 
मोह-अस्त हो इसी प्रकार भटकता रहता है | 

उन्होंने यत्र-तन्न चुबक-समृह भी दुखे, जिनका शरीर सूर्य के समान उज्ज्वल था , 
जिनका मन इतना उदार था कि वे मॉगने पर कोई भी अभीष्ट वस्तु दे देते थे , जिनके 
लाल करो मे धनुप थे ओर जिनके केश, अपनी मानिनी प्रेयसियों के चरणों पर भुकने से 
मदावर लगकर लाल हो गये थे | उन्हें देखन से ऐसा लगता था) भानों स्वयं मन्मथ शिवजी 
के नेत्र से बचकर भूतल पर आ गया हो |. 

उन्होंने मिथिला नगर की फुलवारियों को दखा और वहाँ पुप्प-चयन करती 
हुई मयूर की समानता करनेवाली तरुणियों को भी ठेखा | व तरुणियाँ तोतों से चाशनी 
जमी मीठी बोली मे समापण कर रही थी | उनके सोदयय से अप्सराएँ भी लजा जाती थी। 
उनकी गति की कमनीयता से हेस भी परास्त हो जाते थे ओर श्रमर उन तरुणियों की विजय 
पर हर्पनाद कर उठते थे | 

उनन्‍्होंन चतुरणिनी सना-विशिष्ट जनक महाराज के स्वर्णमय आ॥रासाढ के चारों 
ओर एक विशाल खाई देखी, जिसमे देवों के निवास-यीग्य उन्नत अददालिकाओं की 
परछाई पडती रहती थी और जहाँ दवनगर अमरावती की सुन्दरता उतन्न हो रही थी। 
तरगायमान वह खाई उमडती हुई गगा नदी के समान गंभीर थी | 

व तीनो शाजप्रासाद से कन्याणह की अद्वालिका के अग्रमाग को देखकर बही 
खड़े हो गये , उस अद्डालिका मे हस और हसिनियाँ इस प्रकार परस्पर मिलकर बिचर 
रहे थे, जेसे स्वर्ण ओर उसकी आमा, पुष्प और उसकी सुवास, भ्रमरों का भोज्य मधु और 
उसकी मिप्टता तथा सुगुम्फित कवि-बचन तथा उसकी रसमयता। 

अब हम सीताजी का वर्णन करना चाहते हैं , किन्तु केस करें ? कमलासन ब्रह्मदेव 
से लेकर सभी ( व्यक्ति )) किसी नारी का उपमान दते समय लक्ष्मी का उल्लेख करते हैं : 
वही लक्ष्मी स्वय सीता का रुप लेकर अवतीर्ण हुईं हैं, तो उनका उपमान कहाँ से और केसे 
ढेंढा जाय ४ 

पाव॑ती प्रद्नति देवियाँ भी सिर पर कर जोड़कर, सकल सद्गुण-सपन्र सीता को 
प्रणाम करती हैं। बैसी सीता को जो भी देखते हैं, वे कमी उस सुन्दरता का पार नहीं पाते हू , 
मानव समझते है, हाय | हम देवताओं के समान निर्निमेष दृष्टि से नही दख सकते , और, 
देवता लोग समझते है कि हम अपनी इन दो आँखों से सीता के सौदर्य को केसे देख 
सकते हूँ ( अर्थात्‌ ; इसके लिए दो आँखे पर्याप्त नही है ) १ 

मीताजी के वे चचल नयन हरिण को भी अपने सोदर्य-गुण से मात करते हैं। 
विजयशील भाला और तलवार भी उन नयनों की छुटा से परास्त हो जाते है, अन्य 
नारियों के मयनों के उपसान-भूत 'कयल! मीन भी उनसे डरते हैं| उस समय (रामचन्द्र के 
लिए) सीताजी, मंदर पर्वत के मथने से कल्लोलित समुद्र से उत्पन्न अमृत नही; परन्तु छस 
कन्याएह के उस प्रासाठ से उत्पन्न अमृत थी | 


बॉलेकाणड १ 


यबदि ब्रह्मदेव से ग्रार्थना की जाय कि रथ-सह्श पीनजघनवाली ऐसी ही एक 
अन्य तरणी की सृष्टि कीजिए, तो वह चतुमुंख भी वैसी उृष्टि नहीं कर सकेगा ] अ मृतमोजी 
देवगण ही क्यो न प्रार्थना करे, सागर अमृत नामक दिव्य औषध भले ही दुवारा दे दे, किन्नु 
ऐसी मनोहर रुपवर्ती लद्मी को कहाँ से लायगा ? 

कातिपूर्ण भाले के फल के जैसे नवनोवाली मेनका वाद अप्सराएँ; जिनपर स्वर्ग 
के शासक इन्द्र तथा अन्य देवता भी झुख्ध होते रहते है, इन सीताजी के शरीर-सौदर्य को 
देखकर मन मसोसकर रह जाती है| अब उन अप्सराओ के मुख-चन्द्र के लिए सर्वदा दिन 
ही रहता है (अर्थात्‌, दिन भे चन्द्रमा जिस तरह कातिहीन दीखता ह#- उसी प्रकार सीता की 
छवि के सामने वे कातिहीन हो गई है ) | 

कमल-पुष्प पर निवास करनेवाली यह उवी इस धरती पर उतर आई है| इसके 
लिए किन्होने वड़ी तपस्या की थी ? क्या वह असंख्य ब्राह्मण थे, या स्वयं धर्मदेवता थे; या 
सारा संसार था, वा स्वर्ग था, अथवा सभी देवता ही थे. जिन्होंने ऐसी तपस्या की थी? 
हम कह नहीं सकते कि यह किनकी तपस्या का फल है | 

अनुपम रुपवती नारियाँ सीताजी की सेवा में सलग्न रहती थी वे उन्हें. रक्त 
कमल समान करवाली | हरिणोपमे | माता ! मथुतुल्ये ! अपूर्च अमृतसइशे] आदि शब्दों से 
संबोधित करती थी | सीताजी के चरण जहाँ-जहाँ पड़ते थे, वहाँ वे, आगे-आगे पुष्प-राशि 
विखेरती चलती थी | उन पराग-मार में छ्दे पुष्यों के मध्य मीताजी बिलक्षण काति से 
शोमायमान दीखती थी | 

स्वर्णणय किंकिणी, रलहार, पुष्ममालाएँ, विशाल नितवो पर पड़ी मेखलाएँ--- 
इनसे भूषित लता-जेसी उनकी सहचरियाँ उनके सौदर्थ को सुख्ध होकर देखती खड़ी रह 
जाती थी। उन सहचरियो के मध्य सीताजी ऐसी लगती थी, मानों करोड़ो छोटी 
विजलियो के वीच वड़ी विद्युत्‌ राज्य कर रही हो | 

सबको मारनेवाले माले तथा यम को भी पराजित करनेवाला कोई है'--- 
यह जनश्रुति संसार मे उसब्र करने के लिए ही सीताजी ले वेसे नवन पाये है। वे नवन 
अवर्णनीय हैं , उस मुन्दर कन्याल्पी फल ( सीता ) को देखकर पर्वत, दीबारे : प्रस्तर, पेड़- 
पौधे जैसे अचेतन पदार्थ भी द्ववित हो जाते हैं ( वो चेतनो की बात ही क्या ? )। 

पुरुषों की प्यासी आँखे जिन कामिनियों को देखकर उम्रय से भर जाती है, व 
रमणियाँ भी सीताजी के र्प-सोदर्य को देख-देखकर आनडित होती रहती हैं | नारियों के 
मन मे भी रुप-लालसा ( आकर्षण ) उत्पन्न करनेबाली अमृत-समान सीनाजी हमारे प्रञ्ु 
श्रीरामचन्द्र को न जाने कैसी लगेंगी १ 

कर्णाभरण आदि आभूषण पहले से ही जलढ-शीतल नवनयुक्त सुन्दगियों के श्रृद्धार 
की वस्तु रह चुके हैं, किन्तु अव इस सीताजी के जन्म से सौ्र्य के साधन (वे आभूषण) नई 
शोमा से शोभित हो रहे है| 

अकल्पनीय सोदर्य-युक्त सीताजी कन्या-प्रासाव पर खड़ी थी, उस महाभाग (राम) की 
दृष्टि उम (सीता) पर पड़ी ओर उसकी दृष्टि उम महाभाग पर तब श्रीगमचन्द्र और मीताजी 


ज्र्‌ क्रब रामायण 


की ओऑँखे एक दूसरे को पीने लगी ; उनकी ग्रश्ा भी अपना आश्रय छोडकर एक दूसरे से 
जा मिली | 

( सीताजी के ) नयन-रूपी दो अतितीचछुंण वरछे ( रामचन्द्र की ) पुष्ट भुजाओ में 
जा गई | सुखरित होनेवाले वीर पद-कंकण पहले हुए (रामचन्द्र) के अरुण नयन भी मोहिनी- 
तुल्य उस देवी के स्तनों म गड गय | 

रूप-माधुयय को पीनेवाले नयन-पाश से दोनों के मन वध गये और उत्त बंधन के 
द्वारा खिचे जाकर दृद धनुष-धारी महामाग तथा नुकीली दृष्टियुक्त तरुणी एक दूसरे के हृदय 
में पहुँच गय। 

कटिविहीन ( सीता ) एवं दोषरहित ( राम ), दो शरीर, किन्तु एक प्राण हों 
गये। पिशाल ज्वीरसागर मे आदिशेप के पर्यक पर साथ रहनेवाले वे दोनों एक दूसरे से 
वियुक्त हो गये थे, अब पुनः संयुक्त हो रह है, तो फिर उनके प्रेम का बर्णन करना क्या 
आवश्यक है ? 

उस अमीम सुन्दर की मुजाओं का आलिगन नहीं पा सकी, अतः स्वर्ण-ककण- 
धारिणी ( सीता ) प्रतिमा के जैसे स्थिर खडी रह गद | उधर सीताजी की स्टृति, मन की 
दृढता तथा शरीर-सोदर्य को साथ लेकर कुमार भी सुनिवर का अनुसरण करते हुए भागे चले 
और दृष्टि-पथ से ओकल हो गये | 

अपने नयन-मार्ग से सुगन्धित पुष्पधारी (रामचन्द्र) के अदएय होते ही (सीताजी 
के) मन नामक मत्तगज का ध्वृति नामक अकुश भी हट गया | अब चघन्द्रकला-सहश ललाट से 
शोभित उनके स््ीत्व की क्‍या दशा हुई १ ( ज्री-सुलम लज्जा, सकोच आदि गुण भी छोड 
चले | ) 

विष्णु के अवतार-भूत ( रामचन्द्र ) के सम्मुख होते दही सीता के मन और शरीर 
उनकी तंतु-सूछ्म कि के जैसे ही कंपित हो उठे | प्रेम की व्याधि उनके नयन-मार्ग से शरीर 
मे जा पहुँची और तुरत ही सारे शरीर में इस तरह फैल गई, जेसे दूध मे जामन फैल जाता है। 

सीता देवी काम-ब्याधि ले पीडित हुईं) छ्ण-क्षण वर्धमान उस व्याधि को वे 
कसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती थी | मूक व्याधि के समान अपनी पीडा को मन में ही 
छिपाये वे अति व्याकुल हों उठी | उसी समय मन्मथ ले भी एक वाण उनके मन में छोडा, 
मानों जलते आग से किसी ने इधन डाल दिया हो। 

सीताजी की आँखें कान के उज्ज्वल ताठकों तक फैल जाती थी और विना तल 
लगाये तथा बिना आग में तपाये ही तीचद्रण फलवाले बरछे की जेसी लगती थी | ऐसे नयन से 
शोभित ( वैंदेही ) अब आग में पडी लता के सहश मुलश गई] एछनके केशपाश दीले 
होकर बिखर गये और वस्त्र भी अगो से नीचे फिसल पडे 

वियोग-व्याधि से पीडित होने के कारण ( सीता ) अपनी मेखला, शंख-निर्मित 
क्रगन, शरीर की काति, मन की दृढता; स्प्रति आदि सब खो बेढठी | ( चीरसागर मंथन 
के बाद ) अपनी समस्त सपत्ति देवताओं को देकर सझुद्र जिस प्रकार कातिहीन हो गया था; 
उसी प्रकार वह निश्चेष्ट रह गई । 


बालकारणड ््र्‌ 


सखियो ने देखा कि स्वर्ण-ताटक धारिणी, सयूर-सहश उसके आमरण डस्त हो 
रहे है, उनकी लजा भी गलित हो रही है, स्तनों पर मन्मथ-बाण का आघात होने से व शर- 
विद्ध हरिणी के समान तड़प रही हैं। उस वशा को प्राप्त सीता को वे बड़ी कठिनाई से 
उपचार के लिए ले गई | 

जिनके मीन-तुल्य नयन ताटक-युक्त कानो के साथ सदा समर करत रहते थे, 
उनकी ( सखियों ने ) कोसल श॒य्या पर लिटा दिया, जिसपर उनके कर-चरण सहश ही, 
अति मृदु पहलव तथा पुष्पठल विछाये गये थे और अतिशीतल ओस की बँदे भी छिड़काई 
गई थी | 

सुगधि स भरे नवपुष्पों की उस सज पर जब वे लटी, तव उनके शरीर-ताप से वह 
शय्या भुलसकर ऐसी हो गई, जैसे पाला पड़ते पर कमलों से भरा सरोवर या राहुग्रस्त होने 
पर चन्द्रमा | 

पंत की चोटी पर मेघ-वर्षा के समान सीताजी के स्तनों पर उनके दीर्घ नयनों 
से मोती की धारा मरने लगी। धनुष-सहश भाहो से शोमित उनके ललाट पर स्वेढ-विद्ु 
छा जाते, कित॒ दूसरे ही क्षण भद्ठी से निकले हुए धुएँ के जेसे उनके उष्ण उच्छ वासों के लगने 
से तुरत सूख जाते थे। 

कठोर हृदयवाले वन्य व्याध के शर से आहत मयूर की जो दशा होती है, वही 
उनकी भी हो गई | विरह की अम्मि में लता-सुकुमार उनका शरीर झुलस गया और उस 
पुष्प-पर्यक पर लुढ़क गया | 

उन्हे वे कोमल पुष्य भी कॉट जेसे लगे | चढ्न का लेप शरीर के ताप से जलकर 
'चिनगारी बनकर गिर पड़ा | आमरणो के भीतर के डोरे जलकर हूट गये और एयंक पर के 
पहलव भुलसकर काले हो गये | 

सीताजी की धाइयाँ, दासियाँ, साता; वहनें--सव उनकी वेदना को देखकर 
बहुत ही व्याकुल हुईं । उनकी सम में नहीं आया कि उन्हे कौन-सी व्याधि है । उन्होंने 
सोचा कि क्रिसी की नजर लग गई है और वे नीराजन करके बह दोप दर करने की चेष्टा 
करने लगी | 

सख्ियाँ पखे कल रही थी, पर पसख्ले की हवा से उनका विरह-ताप शात न 
हुआ; और बढ़ता ही गया, जिससे उनके आभरण तथा शरीर पर के एणपहार, जो अब 
तक कुम्हलाये-से दीख पड़ते थे, अब भुलस गये और कुछ जलने मी लगे | उस समय सीताजी 
का वह दृश्य ऐसा था; सानो कोई सोने की प्रतिमा तपाई जाकर पिघल रही हो। 

वे विरद्द में प्रताप करने लगी । वह उनके (रामचन्द्र के ) रुप-लावण्य का 
स्मरण करती हुई, कभी उनके केशो को पुष्पालकृत अधकार-बन कहती, उनके ठोनोी 
भुजाओं को दो स्व॑म या मरकत-रत्नमय दो पर्वत कहती, उनके नथनो को कमल-पुष्प 
कहतो, और कभी कहती कि यह तो कोई भेघ इन्द्र-बनुप के साथ ही आकाश से धरती 
पर उतर आया है| 


वह कहती--जो सुन्दर पुरुष भेरें हृदय में प्रवेश करके मेरी सनोहदता, महिलो- 


ण् कत्र रामायस 


चित लजा आदि गुणो को गलाकर मेरे प्राणी के साथ ही पी गया हे, उसकी पर्व॑तोपस 
भ्रुजाओं मे शाक्षित्त धनुष, इच्तु-धनुप नहीं है और वह पुरुष सन्‍्मथ भी नहीं है| 
.. . अब में अपनी नारी-निमर्ग स्मपीयता, स्वाभाविक लजा, मन की स्मृति--इन्हे कही 

भी नहीं इज पा रही हूँ, अतः जो पुरुष अपने कोमल पदों को दुखाते हुए धरती पर चल 
गहा है, वह अवश्य ही एक चोर है, जो नेत्रमार्ग से हृठय में प्रवेश करने मे निपुण है। 
पे इन्द्रगील-टल्व केश, चऋन्‍द्र-सदश मुख, लंवी भुजाएँ, सुन्दर नीलरल-पर्वत के 
जस उनके कथ- थे मेरे आणो को पीलेवाले नहीं ह किंतु इन सबसे बढ़कर उनकी वह 
मुस्कान हे, जो मेरे प्राणो को पी गही है | 

विशाल, उच्ज्यल तथा देखनेवालो के प्राण हरनेवाला उनका वक्त तथा भव्य 
तामरस-सहश उनके चरण ही नहीं, किंतु मस्त हाथी की जेसी उनकी पदगति भी ह जो, मेरे 
मन में अमिट रुप से अंकित हो गई है| 

मैं क्या कहूँ / वह पुरुष देवलोक का निवासी नहीं हे, क्योकि उनके पकज- 
नयनों की पलक स्पढित होती है, उनके विशाल कर में धनुप था तथा उनके वक्ष पर 
यजोपवीत भी था, अतः वह युवक अवश्य कोई राजकुमार ही है | 

बह राजकुमार मेरे कौमार्य-रूपी बडे प्राकार' को दाहकर चला गया हे, जिसमे 
मेरे सहजात महिलोचित लज्ञा, संकोच आदि गुण सुरक्षित थे ओर मन की हृढता-रुपी यत्र 
भी सुरक्षा के लिए सचालित होते थे | क्या मै अपने ये विरह-व्याकुल प्राण त्यागने के पूर्व 
फिर एक बार उस सुन्दर पुरुष के दर्शन कर सकूँगी ? 

इस अकार के बचन कहती हुई ( सीताजी ) उन्मत्त-सी प्रलाप करने लगी, वें 
कभी कहती--देखो, वह सुन्दर ( कुसार ) यहाँ मेरे सामने खडा है, फिर कहती, हाथ | 
बह अदृश्य हो गया है। ते अपने विरह-उत्तत मन से विविध प्रकार की कल्पनाएँ करे 
लगी | 

उस समय (सृष्टि के ) आदिकाल से ही उष्ण किरणी को विखेरनेवाला उूर्य, 
मानो हसगतिवाल्ली झुकुमारी सीता के विग्द-ताप की ऑच को मह नहीं सका; अतएब 
कॉपलेवाले अपने दीघे करो को समेटकर समुद्र भे जा डवा। 

उसी समय सध्या-रूपी कालदेव, पुष्पो की सुर्गान्ध लेकर बहनेबालें मलयानिल्त- 
छपी पाश को लिये हुए, रक्त गगन-रूपी लाल-लाल केश और अंधकार-रूपी अपने काले रुप 
को लेकर आ पहुँचा और संसार में अपूर्व उस देबी को और अधिक सताने लगा ] 

घह सध्याकाल एक भूत के समान वढने लगा | उसके पास आकाश में शब्द 
करनेंबाले विहग-रूपी 'पटह! था। भूमि पर गर्जन करता हुआ सागर रूपी नूपुर था, 
आसमान की लाली उसका रक्त था और उसके पास पापमय अंधकार-रूपी काला कबच था | 
इस प्रकार, वह देखने मे अति भयकर लगता था | 


» यहाँ किसी यंत्र की ओर संकेत हे, जो प्राचीन काल में दक्षिण के नगरो के प्राकारो मे सुरक्षा के निमित्त * 
छगे रहते थे | 


बालकाएड ७५ 


मरौबर-रुपी अभि में तपा हुआ, सुगंध-पुण्यो के मधु-रूपी विप में चुका हुआ वह 
मद मारुत सचरण करता हुआ आया और मन्‍्मथ के बाणो से विद्ध उनके शरीर में जा लगा; 
जिससे मीता अत्वन्त अधीर हो उठी और संध्याकालीन गगन को देखकंर डर गई कि यह 
यम का ही भयकर रुप न हों | 

वह संध्याकाल काले रग के साथ बढ़ता हुआ आया | सीता सीचने लगी कि 
हुःखपूर्ण युवतियों के प्राण हरनेवाला वह कौन है ? काला समुद्र है ? कालमेघ है १ बहुत 
बड़ा इन्द्रनील पंत है ? "काया! पुष्प है ? नीलकुसुद है ? या नीलोत्यल पुष्प है ? उनके 
सामने राक्षसों के भुण्ड जैसे राजिकाल वढता आया | (सीताजी रात्रि को संबोधित करके 
कहती है ) हे राचि-रूपी कालसर्प । ये नक्षत्र तुम्हारे विपदंत है, मलय-समीर तुम्हारी 
फुफकार है, अरुण गगन तुम्हारे मेंह का विषकोश है | इनको लेकर तुम कहाँ से आये हो १ 

मन्मथ-रूपी अहेरी पहले से ही सुपर तीर छोड़ने से विरत नहीं हो रहा है. 
तुम भी क्‍यों अब अपना मुँह बाये मेरी ओर बढ रहे हो £ मेरे दो प्राण नहीं हैं, एक ही है 
में किसी प्रकार से मन्मथ के वाणों से बचने की चेष्टा कर रही हैँ; इतने मे हुम कहाँ से 
आ निकले ? सुकसे तुम्हारा क्या विरोध है? क्यो तुम स््री-हत्या का पाप अपने ऊपर 
लेना चाहते हो १ 

यह दुःखद अधकार जो बढता उला आ रहा है, विश्व-भर मे व्यात्त होनेवाला 
हलाहल तो नही है? समुद्र ही तो नहीं है, जो उसड़ता चला आ रहा है? या उन 
( रामचन्द्र ) का नीलवर्ण ही तो नहीं है, जो सभी लोगों के दारा स्मरण किये जाने के 
कारण सबंत्र फेल रहा है ? अथवा यह यमराज का रग है, जिसको अजन के साथ मिला- 
कर गगन और भूतल पर लीपा जा रहा है १ 

उसी समय अपने जोड़े से विलग होकर एक क्रोच पक्षी शब्द करने लगा | (सीता 
उसको संबोधित कर कहती है )मेरे दृष्टिपय में क्षण-भर के लिए स्थित होकर वे ओमकल हो 
गये। उन्हे रोककर रखलेवाला कोई नहीं रहा) झुक निस्सह्ाव पर दया न करके रात्रि 
के अंधकार में छिपा हुआ मन्मथ सुकपर बाण चला रहा है। तुम भी सुझे क्यों सताने 
आये हों! क्‍या उसी निष्ठुर कामदेव ने तुम्हें यह कर्म सिखा दिया है? अथवा मेरे 
पूर्व॑जन्म-क्ृत पाप ही तुम्हारे रूप में अब मुझे सताने आये है १ ) 

इस प्रकार सोचती हुईं ( सीता ) जब बहुत दुःखी हो रही थी, तब सखियों ने उन्हें 
गगनस्पशों प्रासाद के ऊपर एक चन्द्रकान्त-वेदिका पर लिटा व्या। अति प्रकाशमान 
घृतदीपो को उष्णतावर्धक समककर वहाँ से हटा दिया और तेल्ल-रहित रल्नटीपो को ला रखा. 
जिनके प्रकाश से रात्रि क्रा समय भी दिन के समान हो गया | 

उसी समय चंद्र उदित हुआ। जब देवताओं ने, अपना भोजन अमृत को आप्त 
करने के लिए, समंदर पर्वत मे बासुकि सर्प को लपेटकर समुद्र का मंथन किया था, तब समुद्र 
से गगन-तल पर उठ हुए जलविन्दु तथा रलजाल नक्षत्रों से भी अधिक चमक उठे थे : उस 


भमय भमुद्र से अमृत का स्वर्ण-कलश जिस प्रकार ऊपर निकला था, उसी ग्रकार अब चांद्र 
समुद्र से ऊपर उठने लगा | 


७६ कब रामायण 


सृष्टि के आरभ मे समस्त विश्व को अपने उद्र मे आलीन करके जब विष्णु बट॑- 
पत्र पर लेटे थे, तब उनकी नामि-रूपी समुद्र से एक कमल निकला था; जिसपर व्रह्नदेव भ्रमर 
वनकर चार वेदों का गान करते हुए बैठे थे | समुद्र ओर चद्रमा के उदय होने का ह्श्य 
ऐसा था, मानो बीचि-भरा एक अन्य समुद्र श्वेतकमल को शेकर शोमायमान हो रहा हो | 

आकाश पर नक्षत्र विन्दियों के समान चमकते थे, जिनके मध्य छज्ज्जल चन्द्र निशा 
के अधकार को चाटता हुआ बढ रहा था , उस समय प्राची दिशा की चद्रिका, रजतमय 
मंगल-कलश के समीप रखे हुए कोमल क्रमुकपत्र के समान फैली हुईं थी। न जाने, शुक- 
भाषिणी सीता के लिए वह क्या वनकर रहेगी ? 

सध्याराग-रुपी अपने हाथो को फेलाकर समस्त विश्व को आधबृत करनेबाला जो 
आधकार था, उसको निगलने के लिए शीतल चन्द्रमा उदित हुआ। उसकी चन्द्रिका सर्वत्र 
इस प्रकार फैली, जिस अकार विशाल जलाशयों तथा खेतों से भरे तिरुवण्णैनल्लूर ग्राम के 
निवासी 'शडयप्पवल्लर” की कीर्नि नम; धरती तथा दिशाओं मे व्याप्त हो रही हो । 

समुद्र के जल से विशद उज्ज्वल चन्द्रमा नामक एक चतुर वढ़ई निकला है। वह 
अपने करो को ऊपर फैत्ञाकर अतिश्वेत चन्द्रिका रूपी सुधा ( चूना ) से समस्त बरह्माड को 
पोत रहा है , क्योकि विष्णु के नामि-कमल से उत्पन्न यह अंडगोल बहुत पुराना हो गया है 
और उसे अब नया बनाना है | 

इसी समय कमल-पुष्प मुकुलित हो गये, जिससे लक्ष्मी तथा गुजार भरनेबाला भ्रमर- 
कुल तिरोहित हो गया | ( उसके पश्चात ) रक्तकुसुद सिर उठाकर ऐसे विकसित हुए, जैसे 
सर्वत्र अपने आशा-चक्र को सचालित करनेवाले चक्रवर्ती राजा के हटते ही अनेक सामनन्‍्त 
नरेश अपना-अपना स्वतंत्र अधिकार चलाने लगते है। 

( बढ़ते हुए चन्द्र को देखकर विरह-तप्त सीता देवी कहने लगी )--समत्त विश्व 
को निगलकर वढनेवाले अ्रधकार-रूपी काले रग की अमर में तुम श्वेत रंग की अभि बन- 
कर निकले हो | उस मायामय पुरुषोत्तम से समुद्र, रूप-रंग में हार गया है, इधर मै भी लोक 
मार्ग के विरुद्ध चलकर उनके प्रेम में अपने को खो बेठी हूँ । इस प्रकार, दुःखी होनेवाले 
हम दोनो ( समुद्र और सीता ) पर तुम निष्ठुरता कर रहे हो | 

सागर में उल्नन्न हे चन्द्र | तुम तो कठोर नही हो , क्योंकि तुम किसी की हत्या 
करलेवाले नही हो । तुम्हारा जन्म क्षीर समुद्र से हुआ है और तुम्हारे सहोदर हें अमृत तथा 
गजगामिनी सुन्दरी लक्ष्मी | ऐसे तुम, क्या अब झुझे जलाने पर तुल्े हो १ 

ऊपर उठा हुआ चन्द्र-किरण-रुपी हथोड़ा सीता के सुकुमार स्तनों पर चोट करने 
लगा | जैसे कोई हसिनी आग मे गिर पडी हो, उसी प्रकार सीता कमल-पुष्पों की सेज पर 
तड़पने लगी। 

जब चन्द्र॒-करण लगातार चोट करने लगी, तव उनका शरीर तत्त हुआ) शिथित 
हुआ और सेज पर छुटक गया | उनके स्पर्श से कमलदल झुलस गये | उस शुक-भाषिणी 
देवी की यह दशा हुई। 

ज्यो ज्यों सखियाँ सुगन्धित चन्दन आदि का लेप उनके शरीर पर लगाती थी 


बालकाणएड हि 


त्यौ-त्यों उनका ताप बढ़ता ही जाता था | वे तडफड़ा उठी | पंखा भलने से उनके कोसल 
स्तनों में गरमी बढ़ गईं ; क्या संसार भें काम-ब्याधि का औषध भी कही है १ 

सीता के शरीर-ताप से कोमल पुष्यों की सेज कुलसकर काली पड़ जाती थी, तो 
माता में भी वढ़कर ममता रखनेवाली उनकी दासियाँ सहखों शब्याएँ तजा देती थी | 

मनोहर कन्यावास में पुष्पो की सेज पर हंसिनी-सद्श पड़ी सीता इस प्रकार 
बिरह-विहल हो रही थी | उधर उनके चिद्युत्‌-जैसी देह-लावण्य को देखने से उस बुमार की 
क्या दशा हुई, उसका भी थोड़ा वर्णन करेंगे | 

जब ये ( विश्वामित्र; रामचन्द्र और लक्ष्मण ) महाराज ( जनक ) के सम्युख 
आये, तब उन्होंने अत्यन्त आनन्द के साथ उन तींनो की अगवानी की तथा अपने भोग-बेमव 
से अमरावती की समता करनेवाले गंगन-चुत्री प्रासाद मे उन्हे ठहराया | 

वीर पुरुष ( श्रीराम ) की चरण-धूलि के स्पर्श से शाप-सुक्त होनेवाली अहल्या के 
पुन्न महर्षि ( शतानन्द ) वहाँ पधारे, मानो समस्त तपस्याएँ साकार होकर आ गई हो | 

बुमारो ने उस आगत तपरवी को आदर के साथ नमस्कार किया। अनंत संद्युण- 
पूर्ण ( शतानन्द ) मुनि ने आशीष दिये और कोशिक के निकट आये | 

गौतम के सत्पुत्र ने महान्‌ तपस्वी विश्वामित्र को देखकर कहा--इस मिथिला 
की भूमि ने कैसी तपस्या की थी कि आपके यहाँ पदार्पण का फल उसको प्राप्त हुआ १ 

शीतल कमल पर आसीन पुनीत ब्रह्मदेव की समानता करनेवाले; सर्वमेत्री की 
भावना से पूर्ण तथा महान तपस्वी शतानन्द से सर्वज्ञ ( विश्वामित्र ) ने कहा--हि तपरिवन, 
सुनें, इस उदार रामचन्द्र ने वज्घोष करनेवाली ताडका का शरीर, मेरा यज्ञ तथा आपकी 
माता का शाप---तीनो को सगाप्त किया है और मेरे मन का क्लेश दूर किया है | 

यह सुनकर शतानन्द ने उत्तर व्या--हे तपोधन | यदि आपकी कृपा रहे, तो इन 
दोनो वीरो के लिए कोई भी कार्य असंभव नही है | इस प्रकार कहकर--- 

उन्होने श्रीरामचस्द्र के चन्द्रमुख की ओर देखा, जो अतसी-पुष्प, नीलकात मणि, 
नील समुद्र. नीले मेघ तथा नीलोत्पल के समान था ; और बोले--- 

है सुगन्धित पुष्पो की माला पहने हुए प्रभो | मै आपको एक दृत्तात सुनाता हूँ, 
सुनें। अपूर्व तपस्या करनेवाले ये विश्वामित्र पहले भूतल के राजा बनकर अनेक बों 
तक नीति से शासन करते रहे | 

राजधर्म में निरत रहते समय एक बार ये आखेट करने के लिए एक घने धरण्य 
में गये और वहाँ अति प्रख्यात बसिष्ठ महर्षि के निकट जा पहुँचे | 
हे अरुधती के पति ( वसिष्ठ ) ते विश्वामित्र नरेश का उच्चित सत्कार किया तथा 
बेठने के लिए समुचित आसन दिया | जब कौशिक बैठे, तब उनको भोजन देने के उद्दे श्य 
से वसिष्ठ ने अपनी सुरभि ( गाय ) को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अमृत-सहश 
भोज्य पदार्थ दे | सुरभि ने आजा के अनुसार तत्काल समी वस्तुएँ उपस्थित कर दी । 

उस सुनिवर ( वसिष्ठ ) ने कौशिक नरेश तथा उनकी सेना को पढरस भोजन 
कराया और कहा--'आपलोग भर-पेट खाइए ।! उनके भोजन करने के उपरांत सुवासित 


८ कंब रामायण 


पुष्प और श्रेष्ठ चन्दन-लेप भी दिये; तब थे बहुत संतुष्ट हुए | फिर कुछ सोचकर कहने लगे-- 

है तपस्वित्‌। आप अपने स्थान से उठे भी नही, तो भी इस दिव्य पेनु में मेरी 
सारी सेना को पवित्र तथा बढ़िया भोजन ग्रदान कर दिया ; ऐसी विशेषता से युक्त है यह 
गाय। शाज्नरो के पारगत वेदज पड़ितों का कहना है कि सभी उत्तम बस्तुएँ राजाओं के ही 
भोग के योग्य होती है। 

यह धेनु आप जैसे ब्राह्मणो के लिए रखने-योग्य नहीं है । अतः, यह सुरमि मुझे 
दे दीजिए | कौशिक के ये वचन सुनकर वसिष्ठ कुछ क्षण तक कुछ भी कहे बिना मौन 
रहे | फिर कहा--है शत्रु-भर्यंकर शुलधारी राजन्‌!। मैं वल्कलघारी मुनि हूँ। झुमे 
यह अधिकार नही है कि मै इसे और किसी को दूँ। यदि वह स्वयं आपके पास जाय, तो 
उसे ले जायें | 

यह सुनकर आप के कथनानुसार ही करूँगाः--कहते हुए कौशिक उठे | उन्होंने 
बड़े उत्साह से उस सुरभि को बाँध लिया और चलने लगे, तो सुरभि बंधन तोड़कर वसिष्ठ के 
पास आ पहुँची और उनसे पूछा--क्या आपने सुझे विश्वामिन्र को दे दिया है १ वेदादि सभी 
तत्त्वो के पारगत ( वसिष्ठ ) ते कहा-- 

मैने विश्वामित्र को दिया नहीं] वह विजयी नरेश स्वय ही तुम्हे ले जाना 
चाहता है। यह सुनते ही सुरभि क्रोध से भर गई तथा वसिष्ठ से यह कहती हुईं कि 
आप देखें, वज्नाद के समान भेरी वजानेवाली इस सारी सेना को मै किस प्रकार नष्ट कर 
देती हूँ, और उसने अपने रोगटे खडे कर लिये | 

तत्कुण उस कपिला धेनु ने हथियारों के साथ बबर, किरात, चीन, शोणक आदि 
विविध जाति के सैनिक उत्पन्न किये। उन सेनिको ने कौशिक की वलवती सेना का सहार 
कर दिया | यह देखकर विश्वामिन्र के पुत्र क्रुद्ध हो उठे । 

यह सुरभि की शक्ति नही, श्रुतिशास्र मे पडित वसिष्ठ की ही माया है। वह 
कहते हुए उन कौशिक-कुमारो ने वसिष्ठ का सिर काटने के लिए उन्हे आ घेरा | तब वसिष्ठ ने 
उनको क्रोधाग्नि की ज्वाला से भरी दृष्टि से देखा, तत्काल वे सब मृत होकर गिर पडे ) 

कौशिक ने अपने सो पुत्रों को मरते हुए देखा, तो वे घृत डालने से भडकी हुई 
अग्नि के समान उम्र हो उठे। वे रथ पर बेठकर आये और अपने धनुष को खूब भुका- 
कर वस्रिष्ठ पर एक के पश्चात्‌ एक करके अतिवेग से तीर वरसाने लगे | वसिष्ठ ने अपने 
हाथ के ब्रह्मदड को आजा टी कि वह उन तीरो को रोक ले। 

( कौशिक ने ) साधारण शस्त्री से लेकर दिव्य अस्त्रो तक अपले अभ्यस्त सभी 
आयुधों का प्रयोग किया, पर वसिष्ठ का ब्रह्मदड सभी को निगलकर उज्ज्वल हो खडा 
रहा | तब कोशिक ने मेद को धनुप बनानेवाले (शिव) का ध्यान किया शिव साज्षात्‌ हुए 
तथा एक वलिए्ठ अख्न देकर चले गये |* 

कौशिक ने उस दुद्रात्र का ग्रयोग किया | उसे देख देवता डर गये कि अब 


व कर 2 लिन पल मनन मम मल 
१ ऊूब रामायण के कछ तल्करणों में यह पथ नहीं मिलता --अनु० 


बालकाण्ड जद 


तीमो जोक जल जायेगे, अतः वे उस असर को आते हुए देखकर स्वय आगे बढ़े तथा उसमे 
स्वय ही निगल लिया । उस अज्न की ज्वालाएँ उनके शरीर के सीतर से बाहर निकलते 
लगी, जिनसे वे और भी तेजस्त्री हों निखर उठे | विध्व॑ंसक रुद्राख्न की यह दशा हुईं। 

कौशिक ने यह सव दुखा। वे सोचने लगे--वेढो के ज्ञाता महर्पियों के वंश 
में जो शक्ति तथा तेज रहते है, वे अन्य ( लोगो ) के पास नहीं होते ) समस्त प्रथ्वी पर 
राज्य करने की शक्ति भी उस ब्रह्मतेज के सामने कुछ भी नहीं | यह सोचकर उन्होंने कठिन 
तपस्या करने की ठानी और इंद्र की दिशा में ( प्राची मे ) चले गये | 

राजाओं के अधिराज ( विश्वामित्र ) महिमामय ( वसिष्ठ ) की विजय का ही 
स्मरण करते हुए चले और घोर तपस्या करने लगे) यह देखकर इठ्र डरा और अगप्सराओं मे 
श्रेष्ठ तिलोत्तमा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा | 

कौशिक उस सुन्दरी के रुप को देखकर काम-पीडित हो छठे; काम-ससुद्र में 
डबकर अपनी सुध-बुध खो बेठे और उसकी संगति मे असरूय दिन बिताये। जब उनका 
विवेक जागा, तव काम-भोग को विप के समान मानकर वे अद्वहास कर उठे | 

अब कौशिक ने जाना कि यह सब इंद्र की वंचना है , उन्होंने क्रुड हो तिलौत्तमा 
को शाप दिया कि वह मनुष्य-योनि भे जन्म ले। लाल नेत्रो और क्रोध-भरे मन को लेकर 
वे वहाँ से चल खड़े हुए ओर यम-दिशा ( दक्षिण ) की ओर चले गये | 

कौशिक दक्षिण दिशा में तप कर रहे थे ) उसी समय अयोध्या के राजा त्रिशकु ने 
अपने गुर वसिष्ठ से प्राथना की कि मैं सदेह स्वर्ग जाना चाहता हूँ, आप मेरी इच्छा 
पूरी करे | उन्होंने उत्तर दिया कि मुकमें यह कार्य नहीं हो सकता | 

वरिष्ठ के ऐसा कहने पर त्रिशकु वोला--यदि आपसे यह कार्य नहीं हो सकता है, 
तो में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अपनी अमीष्ट-सिद्धि के लिए यज्ञ करूँगा | 
इस पर वसिष्ठ ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया कि तृम अपने प्राचीन गुर को छोड़कर दसरे 
का आश्रय खोज रहे हो, अतः तुम चंडाल वन जाओ | 

( शत्तानंद ने रामचंद्र को आगे की कहानी सुनाई ) हे वत्स ! ब्रह्मा के मानस- 
पुत्र (बसिष्ठ ) के शाप से राजाधिराज त्रिशंकु का वह तेज मिट गया, जिससे सूर्य भी 
लजित होता था | स्ॉद्य-बैला के विकसित कमल-सहश उसके मुख की वह काति नष्ट 
हो गई। वह चंडाल वन गया, जिसके रूप की सर्वत्र निन्‍दा होती है | 

उसके रत्हार, सुकुट तथा अन्य आमरण लोहे के वन गये, उसके बस्च तथा 
यन्नोषवीत चर्ममय हो गये उसका शरीर मलिन हो गया और उसका सौंदर्य मिट गया | 
जब वह इस रुप को लेकर अयोध्या को लौटा, तब सभी लोग उसका घिक्कार करने लगे | 
तब दुःखी होकर वह अरण्य मे चला गया | 

कुछ ढिनो के उपरात वह उसी अरण्य में तप करनेवाले विश्वामित्र के आश्रम के 
पास आया। विश्वामित्र के पूछने पर कि तुम कौन हो, क्यो आये हो ? निशकु नें 
नमस्कार करके अपनी सारी कहानी सुनाई। 

विश्वामित्र त्रिशकु का वृत्तांत सुनकर हँस पडे और बोले--वस इतना ही ँ 


परे कंब रामायण 


उस मुनिकुमार ने वेदश ऋषि के कथनानुसार ही यज्ञ मे मंत्र का जप किया | 
तुरंत ही विशाल पक्त-युक्त गरंड, हंस, ऋषभ आदि वाहनों के अधिष्ठाता त्रिदेष, अन्य 
देव परिवार-समेत, उस यज्ञशाला में आ उपस्थित हुए और उस मुनि-कुमार के प्राणो की तथा 
वेदविहित यज्ञ की भी रक्षा की| अब मुनिवर ( विश्वामित्र ) भी उत्तर दिशा की ओर 
चल पडे। 

उत्तर दिशा में पहुँचकर विश्वामित्र तपोंमग्न हुए | अपने कर-कमल से नासिका 
को बन्द किया, इडा को पिंगला" से दवाया और हृदय में एकाक्षर प्रणव का ध्यान करते 
रहे। इस प्रकार, अनेक वर्ष ( ध्यान-मग्त ) रहने पर कुडलिनी मूल की अग्नि से उनका 
सहस्वार स्फुटित हुआ और उनके कपाल से तमपुज उठे ओर सभी लोको को भाव करने 
लगे, जिसमें सभी डर गये | 

उनके कपाल से उत्यित वह धुओँ विश्व-मर में ऐसे फैल गया, जैसे ज्िपुर-दाह 
करनेवाले (शिव) ने गजासुर का सहार करके उसके चर्म को अपने शरीर में समेट लिया हो, 
या प्रल्य-मेघ ही घिर आये हो | 

सभी लोक अधकार मे छूब गये | अति प्रखर सूर्य के किरण-जाल भी उस तम 
में अदृश्य हों गये। दिकपालों तथा धरणी को धारण करनेवाले दिग्गजों की आँखें उस 
गाढ़ अधकार में अधी हो गईं | 

नम से, जहाँ ससार के जीवन-ग्रद घन-समृह घिरे रहते हैं, वहाँ अब धुओँ भर 
गया। इससे धरती के सभी चर-अचर, पदार्थ-ससुदाय भयभीत हो उठे | खर-किरण 
( सूर्य ) के कर कही भी आगे न वढ़ सके और सर्वृतः मार्ग को रुद पाकर लौट आये। सभी 
देवता थर-थर कॉपने लगे | 

पुडरीक पर स्थित ब्ह्मदव, गरुडवाहन विष्णु, बृषम पर सचरण करनेवाले शकर, 
बज्जधारी इन्द्र तथा अन्य देवता पथक-पृथक चलकर उस तपोधन के समीप आ पहुँचे | 

अर्धचद्र को सिर पर धारण करनेवाले ( शिव )) हरित तुलसीमाला-धारी 
( विष्यु ) तथा उस विष्णु के नासि-कमल पर आसीन ब्रह्मा--इन तीनों ने विश्वामित्र से 
कहा---हे महान तपोधन । तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसा है, जो वेदों का पारंगत हो | 

उनके वचन सुनकर विश्वामित्र अपना सिर नवाकर, दोनो कर-कमल जोडे खड़े 
रहे और यह कहकर कि अमीष्ट पुण्य-फल सुझे अभी प्राप्त हुआ है, आनद से फूल उठे | फिर. 
सभी देव अपने-अपने स्थान पर जा पहुँचे | 

यह प्राचीन युग की घटना है ) इन कौशिक के समान तपोमहिमा से थुक्त अन्य 
कोई नहीं है। इस मियमनिष्ठ नीतिश की करुणा आप दोनों को सिली है। अब आपके 
लिए असभव कार्य कुछ भी नहीं है। अनतरुण-पूर्ण शतानंद ने इन शब्दों में राम-लक्ष्मण 
को विश्वामित्र की कह्दानी सुनाई । 

गौतम के प्रियपुत्र शतानद के झुख से यह इत्तान्त श्रवण करके वे दोनों बीर 





१, इडा को पिगला से दवाना--यह प्राणवायु की एक अकिया है 


वालकागड परे 


जप? 


4 

ब्रिस्मय तथा आनन्द से भर गये | उन्होंने उन तपस्त्री के चरणों को वन्‍्दना की और बे उन्हें 
आशीष देकर अपने आवास को लौटे | 

विश्वामित्र तथा लक्ष्मण जब अपनी-अपनी शय्या पर जाकर लेटे; तब रामचन्दर 
किसी तमोमय फल के समान ऐसे रह गये कि वहाँ पर केवल निशा थी, चन्द्र था. एकान्त था, 
सीता ( की स्घृति ) थी तथा स््रय राम थे | 

( राम सोचने लगे ) कठाचित्‌ कोई बिजली मेघ से अलग होकर नारी के सुन्दर 
रूप में आ उपस्थित हुई है। बहुत सोचने पर भी मै समक नहीं पा रहा हूँ कि यह क्‍या है, 
क्या नहीं है ः उस रुप को मै अपने नेत्रो और मन मे अकित ठेख रहा हूँ | 

उस सुन्दरी (सीता) के नयन उस क्ञीरससुद्र के जेसे प्रकाशमान है, जहाँ 
कालवर्ण विष्णु आदिशेष पर लेटे रहते हैं) अब वह सुन्दरी मेरे हृटय-स्पी कमल मे आ 
विराजी है। अतः, कंदाचित्‌ चह पंकज-निवासिनी लक्ष्मी ही है। 

यत्रपि सुकपर वह रमणी कदणाहीन है. तथापि मेरा मन उसपर सुग्ध हो गया है। 
उसने भयदायक काम-पोडा उत्पन्न करनेवाले अपने विप-सहृश नयनों से मुझे पी-सा लिया है, 
अतः अब मुझे इस ससार के सभी चर-अचर वस्तु-समृह उसी ग्मणी के सोने के रग मे अकित- 
से दीखते है । 

यद्षपि मैं अपने इस अभागे वक्ष से उस सुन्दरी के स्वणं-कलश-दुल्व स्तनों का-- 
जहाँ पर आमरण स्पदित होते रहते हैं--आलिगन नहीं कर पाया हूँ, तथापि में सोचता हैँ 
कि क्‍या मैं फिर उसकी उज्ज्वल चन्द्रिका जेसी हँसी को तथा उसके विवफल-तुल्थ अधर को 
कभी देख सकेगा १ 

मनोहर मेखला से भूषित रथ-सद्श नितंब एक है, खडग-जेसे दो-टों नयन हैं 
दो पीन स्तन भी है तथा मुख पर अंकित सदहास भी एक हाव | अपने पराक्रम मे 
प्रख्यात यम-सहश ( मुझे मारने के लिए ) क्‍या इतने आयुधों की आवश्यकता है ? 

रसपूर्ण इक्तु को धनुप बनाकर और सुन्दरी को व्याज बनाकर यदि सन्मथ मुझ 
पर पुणवाण्ों की वर्षा करे तथा सुके परास्त कर दें, तो अब शौर्य नामक गृण किसके पास 
बचेगा १ 

यह चाँदनी ऐसी फेली है, म्गनो क्षीर-समुद्र का गंभीर जल ससार को निगलने के 
लिए उमड़ पड़ा हों | ज्यो-ज्यो मैं उस रमणी का स्मरण करता हूँ, त्यी-त्यो वह चॉदनी मेरे 
प्राणो को समूल उखाड़ने लगती है | क्या संसार मे श्वेत रंग का विष भी होता है 

क्या मेरा शुद्ध मन भी सन्‍्मार्ग से हटकर अनैतिक मार्ग पर उल सकता हैं? 
( नही ) अब यदि वह मन इस नारी पर मुख्य हुआ है, तो इसका कारण यही है कि चह 
चाशनी ( मिसरी ) जेसी मधुर बोलीवाली तथा सोने के रंगवाली वाला कुमारी ही है, इसमे 
कोई सन्देह नही है। 

इतने से रात्रि व्यतीत हुईं ; चन्द्र पश्चिम समुद्र भे द्वव गया, मानी रानिकाल- 
रूपी राजा के मरने पर उसका उज्ज्वल शवेतच्छन्न गिर गया ही, या पश्चिम दिशा-रूपी नारी 
के अति प्रकाशमान माल पर रहनेवाला बत्तत आमरण खो गया हो | 


पढे कंब रामायण 


अपने प्रियतम चन्द्र के चले जाने पर उसकी प्रेयसी दिशा-नारियों ने मानों अपने 
शरीर पर लगे हुए मनोज श्वेतचन्दन रस को शोक के कारण पोछ विंया हो, त्वोंही चन्द्र 
के अस्तज्ञत होते ही उसको चन्द्रिका भी अदृश्य हो गई | 

सघन पुष्पहार को धारण करनेवाले पुरुषोत्तम ( श्रीरामचन्द्र ) जिस समय काम- 
पीडा से इस प्रकार व्याकुल हो रहे थे, उसी समय रक्‍तवर्ण उष्ण-किरण ( सूर्य ) व्याकुल- 
हृदय कमलिनी-रूपी अपनी प्रियतमा का सुख विकसित करता हुआ छउदित हुआ, मानों 
लाल विन्दियों से अलकृत अ्रधकार-रूपी मत्तमज का चर्म धारण करनेवाले, छदय-प्व॑त-रुपी 
रुद्र के भाल का अभ्नि-नेत्र हो खुल गया हो | 

उस भहान्‌ उदयाचल के समस्त शिखरों पर बालझूर्थ की अरुण-किरणें फैल गइ, 
मानों सूर्य के अति वेगवान्‌ तथा शक्तिशाली हरे रग के धोडो के खुरो से उड़ी हुईं धूलि ही 
उदयाचल पर फेल रही हो और अर््य-प्रदान के लिए द्विजो के हाथ मे लिये हुए मधुसंचित 
पुष्प तथा जल के प्रवाह से वह धूलि सिक्त हो रही हो (अथवा) मानों उष्ण-किरण ( सूथ ) 
प्राची ( रूपी ) दिग्गज ( के मस्तक ) पर सिढ़र का तिलक लगा रहा हो | 

जिस प्रकार शत्रु की बिजय करने या धन कमाने के लिए दूर देशों में गये हुए 
प्राण-समान अपने प्रिय पति को सुन्दर रथी पर चढकर वापस लौटते हुए देखकर साध्वी 
पत्नियों के मन आनन्द से भर जाते हैं और उनकी कांति लौट आती है, उसी प्रकार कमलिनी- 
कुल के मुख विकसित हुए। उन कमलो के कारण सरोवर भी सौदर्य झे सपन्न हो गये। 

आकाश-रूपी रंगमच पर असंख्य वेदो-सहित किन्नरों के गाते हुए, सभी लोको 
द्वारा स्तोत्र-पाठ होते हुए, देवों, सुनियों तथा ब्राह्मणो के हाथ जोडकर नमस्कार करते 
हुए एवं सागर-रूपी गर्जन करनेवाले 'मर्दल' के बजते हुए, सूर्य की किरणें चारो और 
फेल गईं, मानो उज्ज्वल सूर्य-रूपी ललाट-नेत्र से सुशोमित रुद्र ही नृत्य कर रहा हो ओर 
उसकी लाल जटाएँ चारों ओर बिखरी हो | 

विनाशकारी चक्रायुध को त्यागकर अनुपम बत्तुंल तथा हृठ धनुष को धारण करने- 
वाले श्यामल (रामऋन्‍्द्र) जो सहल्लफन (आदिशेष) के सहर्त माणिक्य-दीपो से जाज्वत्यमान 
शेष-शय्या का त्याग कर अब वियोग-रूपी गभीर सझुद्र मे लेटे हुए थे। एक चक्र-श्थवाला 
सूर्य जब अपने कोमल करो से उनके चरण धीरे-धीरे सहलाने लगा, तब वे व्याकुल निद्रा का 
त्याग कर उठे और रात्रि-रूपी समुद्र के तट पर पहुँचे ) 

बह रजनी भी ऐसी णीती, मानो एक कल्प व्यतीत हुआ हो। निद्धा से इंठकर 
मत्तगज के समान थे नित्य-कर्म से निवृत्त हुए | फिर, श्रुत्ति-सहश महातपस्बी ( विश्वाम्त्रि 
के चरणो पर नत हुए | तब वे अपने ग्रिय भाई लक्ष्मण को साथ लेकर सुगन्वित पुष्पहार 
तथा रक्बन-किरीट से अलंकृत जनक महाराज की बड़ी यशशाला मे जा पहुँचे | 

उन जनक महाराज नें क्रमानुसार वेदोक्त यजकर्म को सपत्न किया। चारों और 
मेघ-गर्जन जैसे नगाड़ों के वजते समय, इन्द्र के समान वे चल पडे और ऋन्द्रमंडल को छूनें- 


नि की कर गम कल लि हक मम 
१ मर्दल, एक अकार का ढोल या नगाड़ा | सर 


वासकाणड प्टघ. 


वाले अपने प्रासाद मे आये। (वहाँ) गलखचित उन्नत मंडप में आसीन हुए तथा उनके पारव 
में महातपत्वी ( विश्वामित्र ) सुन्दर विजयमाला धारण किये हुए ध्ुइंस्त ( रामचन्द्र ) और 
उनके अनुज ( लक्ष्मण ) आसीन हए 


जनक महाराज नें वहाँ पर आसीन उत्तमकझुल चक्रवत्ती-कुमारों को ऐसे देखा. 
वे अपनी आँखों मे उन दोंनी के मुख-लावण्य को पी रहे हो | फिर, तण्ल्थी विश्वामित्र 
के सम्मुख सिर नवाकर प्रश्न किया-हे पृज्यपाठ ! ये कोन हैं £ विश्वामित्र रे उत्तर वियाः 
थे दोनो कुमार महिमामय दशरथ के पुत्र हैं। तुम्हारे वज् के व्शनार्थ आये हैं। हम्हारे पास 
रहनेवाले शिव-धनुष को भी वे देखेगें | फिर, वे उन दोनों कुसारों की महिमा छा ग्खान 
करने लगे। ( १-१५७ ) 
दे 
चच्याय 5६४ 


वंश-महिमा-वर्णन 


सर्य के प्रथम पुत्र मनु को कौन नहीं जानता १ इन्हीं के वश में एक ऐसे नन्श 
( प्रभु चक्रवर्त्ती ) उत्तन्न हुआ था, जिससे सभी प्राणियों को भूख से बचाने के लिए अपने 
तेजस्त्री धनुष की सहावता से धेनु-त्प धारण किये हुए प्रथ्वी से दुख्थ य्राप्त किया था | 

नवरत्-खचित मनोहरकिरीटथारी (है जनक )! इसी वंश के एक द्वमरे 
नरेश ( इच्चाकु ) ने जगत्‌ की व्याधियों तथा पापों को मिटाते हुए अ्ेक वर्ष-पर्यन्त ब्रह्मा 
की उपासना की थी और ब्रह्मा की कृपा से आदिशेष पर शयन करनेबाली उन परम ज्योति 
को हम जैसे लोगो के भी दर्शन का विषय बनाते हुए, मनोज्ञ श्रीरंगविमान-महित उस 
परम ज्योति को ( प्रथ्वी पर ) ला दिया था | उन महाराज को जो नहीं जानते, वे जच्ञ है | 

इन्ही कुमारो के वश में पहले एक दूसरा राजा उत्तन्न हुआ था। बेबेन्द्र ने 
अपने शत्रु असुरी को पराजित करने मे असमर्थ हो, उस राजा से प्रार्थना क्री कि वह उन 


? दक्षिण के श्रीरगज्ञेतर के सवव में यह प्रसिद्ध हे कि वहाँ का प्रझ्वाकार विमान जिसमें विणदु भगवान्‌ 
श्ोभूमिनायिका-समेत आदिगेष-शब्पा पर लेट हुए हैं, पहले सत्वलोक में हह्मा के हाय पूल्तिथा। 
वेबस्वत मनु की नासिका से उत्पन्न इच्चाकु महाराज ने अह्मा को अण्नी तपत्वा ने सतष्ठ किया तथा 
उनसे श्रोर॒गविमान को प्राप्त कर उसे भूलोक पर ले व्यगे। इच्चाकु में श्रीरामचन्ध तझर मईवंभ 
के सभी ने“शो ने ( कुल के रूप में ) इसी श्रीरंगनाथ की पूजा की थी। रामायण की घटनाओं के 
पश्चात जब विभीषण अद्योथ्या से लका को लौट रहा या, तव रामचन्द्र ने विभीण्ण को #पने दुह 
की सूत्ति और श्रीर॒चविमान दवा था। विभीषण ने उस विमान कयें छाहेसी की दो फामा 


मन्य रखकर विश्राम किया, फिर चलने के समय उसे उठाना चाहा, तो वह विशान उठा नहीं। तद्र 
विभीषण ने वह सम्स्कर कि मगवान की इन्छा वहीं पर रहने की है, उसने उक्त व्मिान को वहाँ 


प्रतिप्ापित कर दिवा । श्रोरामानुजाचार्य के बनुवादी मानते हे कि भूतल् के 7०८ डिफ्ऋ-तके के 
श्रीर गनेत्र स्श्रेष्ठ है । अनु 


८्ध्‌ -. कंब रामायण 


असुरो से स्वर्ग की रक्षा करे। तथ इन्द्र को अमयदान देकर वह नरेश हाथ में धनुप-वाण 
लेकर गया था तथा असुरो को युद्ध मे हराया था। स्वय इन्द्र वृषम का आकार लेकर 
( युद्ध में ) उस नरेश का वाहन वना था। (यह “ककुत्थ' नामक इक्तुकुल के राजा की 
कहानी है |) 
उस ( ककुत्स्थ ) महाराज के पश्चात्‌ जो महान्‌ व्यक्ति इस वंश में उत्पन्न हुए थे, 
उनका वर्णन करना मेरे लिए समव नही है | इसी वश में एक ऐसा नरेश उत्तन्न हुआ था, 
जिसने अपने पलित केशों, सकुचित चर्म तथा वाद्धक्य को दूर कर दिया था। जिमने 
तरगो से शब्दायमान क्षीरसागर को बड़े पर्वत से मथकर अमृत निकाला था और देवेन्द्र को 
अमर बनाया था | उसकी कीत्ति शब्दों मे वर्णित नही हो सकती है। (इस पद्म में वर्णित 
राजा कोन है, यह मूल कथानक में नही है। ) 
युद्ध समाप्त करके माले को कोश में ही रखनेवाले (हे जनक )। अब ठुमस 
युद्ध करने के लिए कोई सन्‍्नद्ध नही है| इन राजबुमारी के ऐसे अनेक पूर्वज हुए है, जिनका 
आजनाचक्र चिम्रुवन मे चलता था और जिनमें असख्य श्रेष्ठ गुण थे । उनमें एक (माधाता) ने 
इस प्रकार शासन किया था कि सहज वेरी व्यात्र तथा हिरण एक ही घाट पर जल पिया 
करते थे ) 
अनेक विजयी राजाओं के द्वारा वदित चरणवाले (हे जनक )। सहनशील 
देवता ओर दानव एक वार युद्ध करने लगे थे, तब इन्ही के वंशज एक नरेश ने--जिसन 
बदोक्त रीति से अपने राज्य पर अमिपिक्त होकर उसके चिह्मभूत रत्न-किरीट तथा हार 
धारण किये थे--प्रकाशमान धनुष धारण करके, धर्मदेवता के समान एकाकी सचरण करता 
हुआ अमरावती की रक्षा की थी। ( यह कदाचित्‌ 'झुचुकूद' नामक राजा है। ) 
हे विद्य तू-सहृश ज्योतियुक्त दीर्धशूलघारी ( जनक )। इस वश के राजाओ की, 
जो सोन्दर्यवर्धक वीरककण धारण करनेवाले थे और जो सब प्यारे प्राणियों के प्राण-समान 
रहकर भूलोंक पर शासन करत थे, हम कया प्रशसा कर सकते है ? इन्ही में से एक (शिवि) ने 
एक पनक्ञी के प्राणो के बढले मे अपने ग्राण ढे दिये थे | 
शत्रु-नग्ेशो के शरीर भेदनेवालें शलधारी, है नृषवर । इस वश के नरेंशों ने 
( एकबार अश्वमेध अश्व के खो जाने पर ) बडे-बडे पर्वतों को रास्ते के रोड़ो के समान 
उडा दिया था| इस भूलोक को एक ऊँचा टीला बनाते हुए लवण-जल से भरे सागर को 
खोदा था। इनकी महिमा को जताने के लिए और क्या कहै? ( यह संगर-कुमारों से 
सबद्ध घटना हैं | ) 
हे (शत्रुओं के) मास-सिक्त कातिवाले शल को धारण करनेवाले | जब अनतशेप ही 
टम बश के महत्व का वखान नहीं कर सकते है तो क्या यह मेरे लिए सुलभ हो सकता है! 
पुप्प-भूपित शिवजी के मस्तक पर जो पत्ित्र गगा आकर ठहरी थी, उसे स्वर्ग से भूतल पर ले 
आनेवाला नरेश भी इसी वश में उत्तन्न हुआ था ] 
कऋलक-गहित पृर्णचन्द्र-समान उच्प्वल वेतच्छनघारी (ह जनक )! इस वश के 
एक नसश ने जलचगे से भरे सागर से घिरी हुई धग्ती को हस्तामलक के समान अपने बश 


बालकारड ८७ 


में कर लिया था | उसने पेदोक्त विधान से एक सौ दुष्कर यज्ञ सपन्न किय थे, जिससे देवन्द्र भी 
सकट में पड़ गया था | (कुछ विद्वानों का कहना है कि इसमे वर्णित नरेश “नहुष' है )) 

इस वंश में कोई एक ऐसा नरेश हुआ था, जिसने चन्द्र को जीता था, किसी ने 
रद्र को परास्त किया था, किसी ने वाण से छुँढद" नामक असुर को मारा था और रघु नामक 
राजा ने इन्द्र को परास्त करके आगे की दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी | 

इस वश के अज नामक राजा ने अपने धनु-रुपी मदरपवत को मथनी वनाकर 
शत्रुराजकुल-रूपी समुद्र का मंथन किया था और मल्लयुद्ध मं कुशल उस राजा ने ज्योतिर्मय 
मंदहास से शोभायसान इन्दुमती-रूपी लक्ष्मी देवी को. अपने कंधे का उसी प्रकार आमरण 
बनाया था, 

जिस प्रकार अंधकार-समान वर्णवाले विष्णु ने ( लक्ष्मी को अपना आमसरण ) 
बनाया था | विविध बाद-घोष से सुखरित राजद्वारवाले (है जनक )। ऐसा कोई नहीं है; 
जो अज महाराज के पुत्र दशरथ को नही जानता | उन दशरथ के ही य दोनो पुत्र हैं| बाद 
चतुमुख ब्रह्मा भी इनकी महिमा का यथावत्‌ वर्णन करने लगें, तो उन्हे भी ( इनकी महिमा 
का ) पार पाना कठिन है | फिर, भी सुझसे जहॉतक हो सकेगा, में उसका पेणन करूँगा | 

जाज्वल्यमान विष्णुचक्र -हल्य सर्य जिस प्रकार ओंसकणों को परास्त करता है, 
उसी प्रकार वे दशरथ महाराज शत्रु-राजाओ को पराजित कर समस्त प्राणी-वर्ग के अविपनन 
जीवन विताने मे सहायक हुए हैं। अपने हाथ के धनुष के अतिरिक्त अन्य कोई उनका 
साथी नहीं है ( ऐसे पराक्रमी है वे )। धर्म ही उनका कबच है। उन्होंने अपनी नीति से 
स्वयं मनु को भी जीत लिया है। वें दशरथ सतानहीन होने के कारण बहुत दुःखी थे। 

फिर, दशरथ ले उस ऋष्यश्ग मुनीश्वर की सहायता से अपने दुःख से निस्तार 
पाना चाहा, जो पहले कमी धनुषाकार भाल, मधुरभाषी ब्रिवाधर, काले और दीघे नयन, 
मूल्य पर दिये जानेवाले विशाल जघन, विद्युल्लनता-सदश विकपित कटि से शोभायमान 
वेश्याओं को स्तन-स्पी श्र गवाले मृग समककर उनपर मोहित हुए थे और अपने आश्रम को 
छोड़ उनके साथ ही ( रोमपांद के यहाँ ) आ गये थे । 

दशरथ ने ऋष्यश्वंग के चरणो पर नत हो प्रार्थना की - ( हे झुनि | ) मेरी तपो- 
हीनता के कारण, कंचुक-वद्ध स्तनवाली मेरी पत्नियों के पवित्र गर्भ से पुष्पालकार के योग्य 
मस्तकवाले पुत्र उत्तन्न नही हुए हैं। अतः, आप मुझे ऐसे सत्पुत्न प्रदान करें, जो मेरे बाद 
समुद्र से आवेष्टित इस घरणी का शासन कर सके | 

ये वचन सुनकर ऋष्यश्व ग से कहा - मै एम्हे ऐसे पुत्र प्रदान करूँगा, जो इस धरणी 
का ही नहीं, परन्तु सभी लोको की रक्षा अनायास ही कर सकेंगे | ( इसके लिए ) दवताओं 
के हृविर्भाग प्राप्त करने योग्य यज्ञ करना चाहिए, उसके लिए आवश्यक वस्तुएँ सह करो | 





२. गुरुपल्ी का हरण करनेवाले चन्द्र को दिलीप ने परात्त किया था। स्कृदपुराण तथा सनत्कुमार- 
सहिता से विद्त होता हे कि मगौरथ ने अपने यागाश्व का हरण करनेवाले परामुख के साथ झुद्ध करने 
हुए शिवजी को भी पराजित किया था और कुबलयाश्व नामक राजा ने उत्तग महर्षि के शत्रु 'दुँदढ” को 
मारा था +-अनुर 


्स है कंब रामायण 


दशरथ ने त्वरित ही पुत्र-म्रात्ति के निमित्त-भूत यत्षके लिए आवश्यक सब पदार्थ 
सग्रहीत करा दिये) महान्‌ तप्स्वी ( ऋष्यश् ग ) ने पुत्र॒कामेष्टि-यज्ञ सम्पन्न किया| उस 
यागाप़्मि से भूतगण का नायक महाभूत, प्रकाशमान सुन्दर थाल में अमृत-सुल्य श्वेत खीर 
लेकर निकला | 
गुणों में अपना उपमान न रखनेवाले दशरथ ने वदों के तत्त्वज्ञ ऋष्यश्व ग की आजा 
से स्वरणपात्र-सहित उस अन्न को क्रमशः रमणीय ललाट-युक्त अपनी तीनों पत्नियों को चार 
भागों में बाँठकर दिया | 
महान्‌ पायों के पाप के कारण तथा अनन्त वेदों में कथित धमो के धर्म ( पुण्य ) 
के कारण, अरुण अधरवाली कौशल्या ने इस नीलसमुद्र ( राम ) को जन्म दिया, जिसके 
विशाल हस्त मे “'कटक'! ( आभरण ) भूषित हैं तथा जिसका सुन्दर रूप चित्र में अकित 
करने म असम्भव है | 
क्रेकय-नरेश की पुत्री (केकेयी) ने भरत नामक पुश्न को जन्म दिया; जो अनिवार्य 
नीतिधर्म-रूपी अनुपम नदियों के द्वारा भरा गया गभीर समुद्र है, अनिन्‍्दनीय सदूगुण-संपन्न है 
और सौन्दर्य में भी इस ( रामचन्द्र ) की समता करनेवाला है | 
इन दोनों रानियो मे कनिष्ठा (सुमित्रा) ने दो पुत्रों (लक्ष्मण और शब्रुप्ठ) को जन्म दिया 
जो अपूर्व शक्ति-सपन्न है तथा धर्मघाती अछुरो को भी केंपा देनेवाले हैं। स्वर्णणय मेर ओर 
उन्नत रजतमय हिमाचल, ढोनो यदि धनुष धारण करके खडे हों, तो उन दोनों कुमारों की 
समानता कर सकंगे। 
चतुर्वेंदो के तुल्य वे चारो कुमार सभी विषयो के परिज्ञान में सरस्वती से भी बढ- 
कर ह | धनुर्वित्ा मे ऐसे है कि स्वय धनुबंद भी उनसे परास्त होकर, उनके वशीभूत शत्रु के 
समान उनकी सेवा में निरत रहता है। वे (चारों वालक) राका-चन्द्र के उदय-काल मे 
आनन्द-घोप के साथ उमडनेवाले तरगपूर्ण समुद्र के जेसे बढते रहे ह | 
शत्रुओं का विनाश हो जाने से अब कोश मे रखे हुए दीघ॑ शज्ञवाले (है जनक)। ये 
दोनो नाममात्र से उस दशरथ के कुमार है, जो ( दशरथ ) कर दनेवाले सभी नरेशो के द्वारा 
बन्दित तथा वीर-वलयधारी चरणवाले हैं ओर जो अत्यन्त क्षमाशील हँ। वस्तुतः, इनका 
उपनयन-सस्कार करके वेदों की शिक्षा उकर इन्हे पालनेवाले वरिष्ठ ही हैं| 
मेंगे सोचा कि मेरे यज्ञ म अधिक विप्त उपस्थित करनेवाले अत्याचारी राक्षतों को 
टन ठोनो कुमारों के दाग मे मिटा दूँगा। ज्योही में इन पुष्पफोमल चरणवाले सुकुमार 
कुमारों को सेकर अरण्य में गया; त्योहों असह्य शक्तिशालिनी ताडका नामक राक्षुसी स्वयं 
सामने आ गई | 
ह राजन! तरगायित समूद जेल इस श्यासल पुरुष-श्रेष्ठ की इन दी तथा पु 
नील भ्ुुजाओं का बल भी तो तुम देखो | इसका एक बाण युद्ध-रग में लाल-लाल अम्मिवर्पा 
ऋग्नेवाले नयनीवाली उस ताडका का हृटव चीरकर, पर्वत को भेदकर; वृक्षों को काटकर; 
बग्ती को चीग्ता हुआ चला गया | । 
गगन झे रगबाले तथा आग की लपटों के जसे बालो से भरे हुए, जलत हुए-स 


बालकाणड ष्द्‌ 


लगनेवाले ( राक्षप्तों के ) जो सिर कट-कटकर पव॑ताकार गिरे, उनको कोई गणना ही नहीं 
रही | उस ताडका का एक पुत्र ( सुबाहु ) एक ही बाण से परलोक जा पहुँछा | दसरा पुत्र 
(मारगीच) कहाँ जा गिरा, उसका पता नहीं है| मैं अपना यज्ञ सी सपन्न करके अब वहाँ आ 
पहुँचा हूँ। 

है राजन | यह जानो कि हम इनकी महिमा जानने में भी असमर्थ है| में अपनी 
तपस्या के फलस्वरूप इन्हे ऐसे अश्न प्राप्त करके ढे सका हूँ, जो समुद्र तथा पर्वत-सहित मारे 
ससार को जला सकते है | वे सभी अख्न इनकी आज्ञा के पालक दास बने हुए हैं। 

इनके कमल-सहश, वीर-वलय-भूषित चरण की रज ही गौतम की पत्नी को (शाप- 
मुक्त करके ) पूर्वरुप प्रदान करनेवाली है। मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर इस श्यामल 
पर प्रेम है ) 

ऐसा है इस रामचन्द्र का व्व्यि चरित तथा श्ुजबल--यों विश्वामित्र ने कहा | 


( १-२६ ) 
७ 


अध्याय १४५ 
घुर्मग पटल 


तब जनक ने विश्वामित्र के प्रति थे बचन कहें--आपको मै क्या बताऊें ४ मैने उस 
मायावी धनुप को प्रणबन्ध कर रखा है, जिससे में' अब अपने इच्छानुतार कुछ नहीं कर सकता | 
मेरा मन ( इस श्रीरामचन्द्र को ठेखकर, उसे सीता के योग्य वर समककर और शिव-धनुप की 
बात स्मरण करके ) अत्यन्त अधीर हो रहा है। यदि यह बुसार धनुप पर डोरी चढ़ा सके, 
तो में दुःख-सागर को पारकर जाऊेँगा तथा मेरी पुत्री भी भाग्यवती होगी | 
यो कहकर जनक ने अपने सम्मुख स्थित कुछ सेवकों को आठेश ढिया कि पव॑त- 
सहश उस धनुप को यहाँ ले आओ। “वथाज्ञा' कहकर चार सेवक ढोड़कर उस आयुधागार 
में गये, जहाँ स्वणं-वलयो से अलंक्ृत वह धनुप रखा था | 
अतिवलशाली गज-जेसे शरीरवाले, पहाड़-जेसे पुष्ठ तथा लोमश कथधोवाले, साठ 
सहलस्त वीर, बड़े-बड़े बल्लो पर रखकर उस धनुष को उठा लाये | 
वह धनुप लाया गया; तो विशाल धरती ( जहाँ पर एक दीघघंकाल से वह धनुप 
रखा हुआ था ) अपनी पीठ की पीड़ा दर कर सकी। ( उसे देखकर ) सुदृद खड़ा झँचा 
मेंद्र गिरि भी लज्जित हो गया। समुद्र जेसी जनता शोर-गरुल करती हुईं उस धनुष को 
देखने के लिए उमड़ आई। ऐसा लगा कि उस विशाल धनुप को रखने योग्य खाली 
स्थान कहीं भी नहीं है | 
ा कुछ लोग कहते थ--शखच्क्र-विभूषित हस्तचाला, सिह-सह्श यह (विष्णु का 
अवतार गामचन्द्र) यदि इस शिव-धनुप पर डोरी न चढ़ा सके, तो ससार में इसे छु सकने- 


९० कब रामायण 


वाला भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा | यदि आज ही यह कुमार इसे चढ़ा दे, तो सीताजी का 
शुभ-विवाह सुसपन्न हो सकेगा। 

कुछ लोग कहते थे--इसे धनुप कहना धोखा है, यह सोने का पहाड मेड है। 
कुछ कहते थे---अक्मा न इसे अपने हाथो से स्पर्श करके नहीं बनाया, किन्तु अपने महान्‌ 
तप के प्रभाव से ही इसे निर्मित किया है ओर कुछ कहते थे--न जाने पूर्व काल में इसे 
कौन चढाता था ? 

कुछ लोग कहते थे--दढ मेझ को ही इस धनुप्र का आकार दिया गया है, 
या पूर्वकाल मे जिस मदरपर्वत से ज्चीरसागर को मथा गया था, वही पर्वत इस धनुष के रुप 
में यहाँ पडा है, या प्रभावशाली, प्रकाशमान सर्पराज ( आदिशेप ) ही है यह, या गगनस्र 
दीर्घ इन्द्र-धनुप ही अब किसी प्रकार यहाँ आ गिरा है। 

कुछ कहत थे--महाराज ने इसे ले आने की आजा ही क्‍यों दी? इसे प्रणवध 
बनानेबाले उनके जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति कोई है क्या ? कुछ कहते--पूव॑-पुण्य से ही यह 
कार्य पूर्ण हो भी सकता है | कुछ कहते--क्या सीता ने अपने ( विवाह के ) लिए दाँव पर 
रखे गये इस धनुप को कभी देखा भी है १ 

कुछ कहते---इस धनुष से छोडे गय वाण का लक्ष्य कौन हो सकता है? कुछ 
कहते--इस महान्‌ धनुष को अपनी कन्या के सामर्थ्य के अनुरूप ही बनाया है। बुछ 
कहते--चक्रायुध धारण करनेवाला ( महाविष्णु ) कया निश्चय ही इस धनुष को झुका 
सकता है? कुछ कहते--यह पूर्वजन्म-कृत पाप ही है ( जो प्रणवंध होकर यहाँ पड़ा है )। 

वहाँ एकत्र नर-नारी इस प्रकार के चचन कह रहें थे, तब सेवकों ने वह धनुष 
जनक के सम्मुख रखा, जिससे धरित्री की पीठ नीचे को घधैंस गई| उस धनुष को देखते 
ही वहाँ के राजाओं की झ्ुजाएँ, यह सोचकर कि 'इसे कौन चढ़ा सकता है?” काँपने 
लगी | 

जनक महाराज ( कभी ) कलम जेसे उस वीरतुमार (राम ) के सौन्दर्य को 
देखते, कभी दुःख देनेवाले उस बडे धनुष को देखते, फिर अपनी पुत्री (सीता ) की और 
देखत। उनके मन की अधीरता को जानकर शतानन्द कहने लगे--- 

मेर को घनुष बनानेवाले शिवजी, अपने पाश्य॑ भे रहलेवाली उम्रा का अपमान 
करनेवाले दक्ष के यज्ञ मे, क्षमारहित क्रोध के साथ, इसी धनुष को लेकर गये थे | 

( शिवजी के किये गये आधातों से उन देवताओं के ) दाँत और हाथ हृटकर 
गिर पडे। वे देवता भागे और अज्ञात स्थानों मे जा छिपे। दक्ष की यागाशियाँ ध्वस्त हो 
गई' , तब जाकर त़िनेत्र तथा अष्टम्ुुजाबाले रुद्र का क्रोध शान्त हुआ। 

उसके वाद शिवजी ने देवों की थरथराहट देखी । उन देवो की आयु अभी शेष 
थी। अतः, ( शिवजी ने ) उस दृढ धनुष को इस वृषभ-समान वीर जनक के वंश में उत्पन्न 
एक खडग़धारी नरेश को दे दिया। 

इस धनुष की कठोरता के वारे मे सुझे कहना ही क्या है £ दीर्घजटाधारी (शिव) 


बालकाएड से 


तुल्य है सुनिवर ( विश्वामित्र )! आपसे बढ़कर सर्वज्ञ दूसरा कौन है ? अब रथ के सहश 
जघनवाली जनक की पुत्री इस सीता का इत्तान्त भी सुनिए | 

एक बार हमने यज्ञ करने का उपक्रम करके लौह-समान दीर्घ श्रृंगद्य से भूषित दो 
वृषभी के अतिमारी क्रंधी पर स्फटिकमय जुआ रखा और उससे असंरु्य रल-खचित हल को 
बाधा और उसमे हीरे की बनी फ़ाल लगाकर हृढ भूमि को जोता। 

जोतते समय फाल के सिरे पर उदीयमान कांतिपूर्ण-सूर्य की जेसी एक सुन्दरी 
निकल पड़ी, मानों भूमि स्रय नारी की आकत्ति घारण कर निकल आई हों। वह इतनी 
सुन्दरी थी कि ज्ञीराव्धि से स्वच्छु अमृत के साथ उत्पन्न लक्ष्मी भी अपने को छोटी मानकर 
दूर हटकर खड़ी ही| जाय तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करे । 

इस कन्या के गुणी के संवध मे क्या बताऊें ? सभी सदगुण इस लतांगी के पास 
रहकर नव जीवन पाना चाहते हैं और चढा-ऊपरी करते हुए इसक पास आ पहुँचते है। 
रूप-सौन्दर्य बड़ी तपस्था करके ऐसी कन्या को प्राप्त कर सका है। विशाल कर्षामरणों से 
अलंकझृत इस कन्या के आविर्भाव से अन्य सभी सुन्दरियाँ वैसे ही शोमाहीन हो गई, जेसे 
सूर्य से प्रकाशभान नभ से गंगा के भूसि पर उतर थआले से अन्य नदियाँ प्रमावहीन हो 
गई थी। 

है सबंध) (जों सीता का पराणिग्रहण करना चाहता है, उसे ) धननुर्विद्या का 
चातुर्य अपने व्यापार में प्रकट करना होगा और ( उसके लिए ) भाग्य का भी बल होना 
आवश्यक है| ये दोनों ( वल ) किसी के पास एक साथ नहीं रहते , उनके पथक-प्ृथक 
होने पर भी प्रृथ्त्री के समी राजाओं ने इस सीता को प्राप्त करना चाहा, जैसे समुद्र से 
निकली हुईं लक्ष्मी को सभी देवताओं ने अपनाना चाहा था | ऐसे आश्चर्य का विषय संसार 
मे और क्‍या होंगा १ 

अपनी सूँड़ से मद-जल वहानेवाले मत्तणज के जैसे राजा अपनी भारी सेनाओ- 
समेत, कोलाहल मचाते हुए, समुद्र के समान आते और सीता का पाणिग्रहण करने की 
इच्छा प्रकट करते । उनके उत्तर मे हम कहते--व्याप्तचम को कटि में तथा गजचर्स को 
उत्तरीय के रूप मे धारण करनेवाले ( शिवजी ) ने दुद्ध से जिस धनुष का प्रयोग किया था, 
उसे चढानेवाला ही इस सीता का बर हो सकता है | 

वाणी-रूपी धनुध से लोक की रक्षा करनेवाले ( हे विश्वामित्र )। वे राजा इस 
कठोर ( शिव ) धनुष को चढ़ाने में असमर्थ हुए परन्तु, वें सन्‍्मथ के छोटे-से ईख के धनुष 
( के वाणो ) को भी सहने में असमर्थ थे, इसलिए वे कर्णामरण-विभूषित उस सीताजी 
को बहुत चाहने लगे, जिसके विवाह के लिए शिवधनुष पण बनाया गया था, अतः वे हमारे 
साथ युद्ध करने आये। 

हमारे महाराज ( जनक ) की सेना इस प्रकार घटती गईं, जेसे किसी दाता राजा 
की यशःप्रद संपत्ति घटती है। किन्तु, गुजायमान अमरों से अलंकृत घुंघराली लटो से 


सुशोमित सीता के मोह से आये हुए उन राजाओ की सेनाएँ उनकी इच्छा के सह्श ही 
विफल हुई' | 


दर कब रामायण 


उज्ज्वल किरीटधारी देवों ने जब देखा कि वलशाली सुन्दर सुजावाले ये (जनक) 
वृषभवाहन ( शिव ) के धनुष के कारण उत्तन्न नुद्ध मे शिथिल पड़ रहे है, तव उन्होंने कृपा 
क्रके इन्हे चतुरंग सेना पदान की | उस सेना को देखते ही वे शत्रु राजा डरकर इस 
प्रकार भागे, जैसे रात में उल्लू को देखकर कौए डरकर भाग जाते हैं। 

तब से अबतक अन्य कोई राजा इस शिव-धनुप के पास भी नहीं फटका | 
वे रथी नरेश, जो डर के मारे भाग खडे हुए थे, कभी नहो लौटे। हम यही सोचते रह गये कि 
अब सीता का विवाह नहीं होनेवाला है | यदि यह कुमार (राम) धनुष चढ़ा दे, तो वड़ा हित 
होगा और पृष्ममालालइझृत सीता का लावग्य व्यर्थ नहीं जायगा |--शतानढ यो कहकर 
चुप हो रहे | 

अपूर्थ तपस्वी ( विश्वामित्र ) ने उस सुनि के बचनों पर विचार किया, फिर 
जटालंकृत अपना सिर हिलाया और युद्ध-कला मे निषुण बृषभ॑तुल्य राम के मुख की ओर 
निहारा। चित्र की प्रतिमा-जैसे सौन्दयवान्‌ ( रामचन्द्र ) ने विश्वामित्र के मन का विचार 
ताडकर उस दी्घ शिव-धनु पर दृष्टिपात किया | 

प्रवाहित घृत की आहृुति पाकर जैसे ग्रज्वलित अग्नि ऊपर उठती है, बैसे 
रामचन्द्र अपना आसन छोड़ उठ खडे हुए और (धनुष की ओर ) पग धरने लगे। तब 
देवगण ने 'धनुभग हों गया ! कहकर घोष किया। शब्रुतय, ( काम" क्रोध और मोह ) 
को परास्त करनेवाले ऋषियों ने उन्हे आशीष दिये। 

पवित्र तपःसपन्न सुनि की आज्ञा पाकर श्रीराम ने अभी शिव-धन्रुप को चढ़ाया 
भी नही था कि अनग ( मन्मथ ) ने मनोहर आभूषणों से भूपित तरुणियों के हृदय भें तीर 
मार-सारकर सहस्यों धनुषों को तोड़ व्या | 

वहाँ की नारियाँ कई प्रकार की बातें करने लगी। कोई कहती-यह सामने 
रखा हआ धनुप भीतर से वहुत ही कठोर है। और कोई कहती--यदि लज्जाशील 
मीता के मनोहर लाल कर को इस छुमार ( राम ) का विशाल हाथ न छुए, तो ( अर्थात्‌, 
इन दोनों का विवाह न हो तो ) कात ललाटवाली (सीता ) का जीवन ही ब्यर्थ हो 
जायगा | 

कुछ नारियाँ अपने करो को जोड़कर कहती--यदि मत्तगमज-समान यह राजहुमार 
हमारी आँखों को आनदाश्रु से मरते हुए इस धनुप को न चंढा ढ, तो हम कऋस्त्रीगंध-बुक्त 
क्रेशोचाली सीता के साथ जलानेवाली अग्नि में द्रव जायेंगी | 

कोई कहती--ये ददान्य महाराज (जनक) यर्दिं सीता का विवाह करना चाहत 
तो इस राजकुमार को देखते ही यह कहकर कि "मेरी कन्या सीता से विवाह कर ली 
पहले ही अपनी कन्या उन्हे दे देते। उलठे, इन्होंने गगा को जटा में बॉपनवाद 
( शिवजी ) के धनुप को लाकर इस वुमार के सामने रख टिया हैं यह कसा भोलापन हू 














» मसस्तूल-अन्थों में अरिनय लिए 7 । त्मिल-अन्यों में थ्रावश काम, क्रोध, मोह, मर, लोभ, मात्तय- 
>ह छल दर्गगों को णाम, ऋध पैर शोम के अवगत मानकर शियुरपा छा प्रयोग होता ह। चाजगर 


बालकाण्ड रद 


न्प्ण 


कोई कहती--इस तत्त्वज्ञ मुनि मे लज्जा नहीं है। कोई कहतो--इस जनक से 
बढ़कर कठोर अन्य कोई व्यक्ति नही है। यह श्रेष्ठ कुमार यदि इस धनुष को न भुकावे, तो 
पीनस्तनी सीता भाग्यहीन हो जायगी | 

सयूर-मह्श नारियों इस प्रकार कह रही थी। उधर साइजन शुभवच्न कह रहे थे | 
स्वर्ग सें देवता आनदित हो रहे थे| तब व ( गम ) नाग ( मच्तगज ) तथा नाश ( पर्वत ) 
को लगाते हुए आगे पग वढाते हुए चले । 

उन्होने बडे स्वर्ण-पवंत-सहश उस धनुष को इस प्रकार उठाया, मानों वे सुबर्ण-- 
चूडियाँ पहनी हुई दुलंभ रत्न-समान (सीता ) को पहनाने के लिए कोई दीध॑ पुष्ममाला 
उठा रहे हो | 

देखने ग वाधा पड़ेगी, इस भय से सभी दशक निर्निमेष नयनो से दख रहे थे , 
किन्तु वे लोग यह देख और समझ भी नही पाये कि कब उन्होंने धनुए के एक सिरे को पेर 
से दवाया ओर कब उसको झ्ुकाकर दूसरे सिरे पर डोरी चढा दी। उन्होंने केवल धनुप का 
उठाना देखा और उसके टूटने की ध्वनि सुनी | 

उस ध्वनि को सुनते ही देवता डर गये के वह्माड ही फट गया है। वे चिन्ता 
करने लगे कि अब हम किसकी शरण म जायें | अब इस प्रृथ्वी की क्‍या दशा हुई। में क्या 
कहूँ? नीचे इस प्रृथ्वी को अपने सिर॒पर ढोनेवाला, इसका मृल स्वरूप आदविशेष भी यो 
भयभीत हुआ, मानो उसके सिर पर वज्र गिर पड़ा हो। 

“जयशील, शत्रु-भयंकर, शलधारी जनक को आज पुण्यफल ग्रा्त हुआ है?--यह 
सोचकर देवों ने पुप्प-वर्षा की। भेघों ने सोने की वर्षा की। काग-भरे सभी ससुद्रों से 
विविध रत्नो को विखेरकर आनन्द-घोष किया। मगुनियी ने आशीष दिये | 

मिथिला नगरी मे श्वेतशख तथा अम्ृतनावयुक्त विविध वाद्य बज उठे। पुष्प- 
मालाएँ, आभरण, चदन, सुगध-चूर्ण, सुगध-द्रब्य, समुद्रो से उत्पन्न उज्ज्वल मुक्ताएँ, स्वर्ण, 
सणियो, उत्तम वस्त्र आदि वस्तुएँ वहाँ के लोग दान करने लगे | वह नगर ऐसा लगा, 
जेसे पवंकाल मे ( पूर्णिमा या अमावास्था के दिन ) समुद्र उमड पड़ा हो | 

माले के जेसे नुकीले नयन ओर रात्रि मे शोभायमान चद्रोपम वदनवाली रमणियाँ, 
वर्षो -ऋतु में गगन के नीर-मरे बादलों को देखकर नाउनेवाली मयूरों की जैसी नाच उठी | 
उस समय सुनाद-मरी मकरवीणा की सगीत-छुधा बरसने लगी और मंदहास तथा कर्णाभरणों ग 
की चमक चारो ओर छा गई। 

मानिनी नारियो ने; जिनके रक्तवर्ण और काले सुल्दर नयन भस्ती से भरे थे, 
अपना मान छोड़कर अपने-अपने प्रियतम का आलिंगन कर लिया। विशाल्न समुद्र मे 
जैसे सफेट बादल पानी पिये, बेस ही दरिद्रों ने जनक-महाराज की सपत्ति को भर लिया | 

नत्तेको के मधुर गीत, रमणियों के अमृत-गीत, तत्नी-बाद्य वजानवालों की मकर- 
बीणा से उत्पन्न मधु-सहृश दिव्य गीत तथा वंशी के विविध गीत--इन सबका पान करते हुए 
देवता अपने शरीर और प्राण के जडीयूत होने से यो खड़े रहे, मानो चित्र ही हो 


देवलोक की अप्मराएँ, प्रभ्नु के धनुष तोड़ने का अदसुत दृश्य देखने के लिए. 


९४ कंब रामायण 


भूतल पर उतर आईं तथा अंगो के व्यापार से, आकार मे, नाच में, गान से -सभी प्रकार 
से, भूतल की नारियो के साथ एकाकार हो गई' और प्रथ्वी की ललनाओ का ( अप्सरा 
ममसकर ) आलिंगन करने लगी. किन्तु इन ललनाओं को अपनी पलकें स्पढित करते हुए 
देखकर विस्मय-विमुग्ध हो गई | 
( दर्शकों में से ) कुछ कहते--देखो, यह दशरथ का पुत्र है। कुछ कहते, वह 
कमल्लनयन है (विष्णु का भी एक नाम कमलनयन या (पुण्डरीकाक्ष ? है) | कुछ कहते--इसका 
शरीर ही कालमेघ है ओर ( अतसी ) पुष्प की तुलना करता है। कुछ कहते--यह मनुष्य 
नही है, मीन-भरे समुद्र का निवासी विष्णु ही है, किन्तु ससार भ्रम में पड़ा है ( इनको 
पहचान नहीं रहा है) | 
कुछ कहते--इस कुमार ( के सौन्दर्य ) को देखने के लिए उस कुमारी (सीता ) 
को सहस्त नयन चाहिए और उस लतागी (सीता के सौन्द॒य ) को देखने के लिए इस 
पुरुषश्रेष्ठ को भी वैसे ही सहस्त नयन चाहिए । फिर कहतें--देखों, इसका भाई भी 
कितना सुन्दर है। इनको प्राप्त करके प्रथ्वी अत्यत पुण्यवती हुईं है। और, कुछ 
कहते--इस नगर में इन कुमारों को ले आनेवाले झुनिवर ( विश्वामित्र ) को हम सभी 
नमस्कार करें। 
यहाँ राजदरवार में यह दृश्य था। उधर चन्द्र और रात्रि के चले जाने पर 
(राम के ) पुनदर्शन की अमिलाषा से, प्राणों को कुछ रोककर बेठी हुईं उस लघुकठि, 
पीन उरोज, लाल रेखाओ से युक्त और काले साले जैसे तीक्षण नयन तथा स्वर्ण-ककण से 
सुशोभित सीता की क्या दशा हुईं, अब हम इसका वर्णन करेंगे | 
बह सीता दोलायमान प्राणों के साथ ( उष्णता से ) शरीर को गलानेवाली 
पृष्प-शब्या को छोड़कर स्त्र्णामरणों से अलकृत चेरियो से घिरी हुईं, वहाँ से उठी और सुन्दर 
कमल-सरोबर के तट पर एक स्फटिक-आसाद मे, चन्द्रकात से उत्पन्न शीतल जल्ल से 
'छिड़काई हुई कोमल शय्या पर, वड़ी कठिनाई से जा लेटी | 
( विरह-ताप से पीडित वह कहने लगी ) शीतल सुरमित कमललताओं | ऐसा 
प्रतीत होता है कि एक वाला की विरह-व्यथा को समकने की उदारता तुममें है, इसीलिए 
तुमने अपने पत्तो की छटा मे ( उस श्रीरामचन्द्र के शरीर का ) अपूर्व रण दिखाकर मेरी 
, मनोव्यथा को कुछ कम किया है, किन्तु मेरे पललव-समान रग का हरण करनेवाले 
( उन रामचन्द्र ) के नेच्रो की आतरिक काति को भी ( अपने दलो में ) दिखाकर मेरे प्राणो 
को लौटाने से क्यो पीछे हटती हो १ 
(उन राम की भुजाओं को देखकर ) लज्जित मेझ-सहश उनका धनुष तथा 
उसकी डोरी पर सचरण करनेवाले उनके हस्त, स्तम-सहश उनके स्कथ, वाणों से भरा 
तृणीर, उज्ज्वल चन्द्रिका-जेमा यग्ोपवीत और जयमाला से अलकृत उनका वक्ष--यें सब 
फिर देखने को मिलेंगे, तो मेरे प्राण भी देखे जा सकेंगे। ( अर्थात्‌ . तभी मेरे प्राण बचेंगे, 


अन्यथा अदृश्य हो जायेंगे ) | 
नभोमडल में प्रकाशमान चन्द्रमा और उसके साथ भ्रमराबृत पृष्पमालाधारी केशो 


बालकाएड र्र४, 


से अलंकृत दीर्धधनुर्धारी एक मेघ आया था, जो अपने ठो नयनो सें मेरे ग्राणह्पी जल को 
उठाकर पी गया | बह मेध मेरे हृदय में अब भी छाया हुआ है और मदा छाया रहेगा। 

निष्ठुर मन्मथ ने ऐसे तीहरण बाण मेरे हृदय पर भारे हैं, जो वूल् को जलानें- 
वाली अधि के समान मेरे प्राण हरकर चले गये हैं और उसे पीडित कर रहे है) अब मै 
अत्य॑त व्याकुल हो रही हूँ, ऐसी दशा में पास आकर सुक्त अबला को जो असयदान न दे, 
जो यह न कहे कि 'डरो मत, डरो मतः--उसका पौरुष भी कोई पौदष है ? 

हे कभी कृश म होनेवाले ( मेरे ) स्तन ! उमड़ते-उमड़ते रहकर तुमने क्या काम 
किया ? उदय न होनेवाले ( अर्थात्‌, सर्वदा एक जेसे चमकनेवाले ) चन्द्रगजेसा कातिमान्‌ 
बदनवाले, (शिव के ) कठोर धनुष को उठानेबाले उमर महाग्रद् ( राम ) के वक्ष का 
गादाकिंगन यदि प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए उचित तपस्या करो | 

यह चन्द्रमा कहाँ से निकल आया है, जो मेरे ऐसे स्तनों पर विष वरसा रहा है; 
जिनसे मेरे हृदय में अनग के द्वारा छोड़े गये शरों से उत्पन्न विरह-पीडा उमड़ रही है। 
विष वरसाने पर भी यह रात्रि-काल मे उद्त होनेवाला चन्द्र! नही है , क्योंकि इसके मध्य 
कलंक नहीं दीखता। 

ह भेरे हृदय । अनग ने निकट आकर, कुछ हो शर बरसाये ; उनके विष से जलाये 
जाकर भी मेरे ये प्राण जले नही है ; किन्तु ये ( प्राण ) मेरे शरीर से निकलकर उष्ण मदजल 
वरसानेवाले काले हाथी के जैसे दीखनेवाले उस युवक (राम) के चरणों” की शरण में पहुँच 
गये थे | वे प्राण फिर लौटकर केसे आये ? 

मानों गगनगत-मेघ, विजली के साथ, इस धरती पर उत्तर पड़ा हों, ऐसा ही 
दीखनेवाला वह श्वेत यन्ोपवीतधारी राजकुमार (रामचन्द्र ) आया और चला गया। 
वह यद्यपि मेरे हृदय-गत है, तथापि मै उसे जान नहीं पाती कि वह कौन है? वह यद्यपि 
मेरे नयन-रत है, तथापि मै उसे देख नहीं पाती। यह क्यो १ 

उदार समुद्र में उत्मन्न, अन्यत्र दुर्लेस अमृत को पाकर भी उसे मनोहर स्वर्णकफलश 
में न भरकर वहा देनेवाले मूर्ल के समान मैं रह गई और उस कुमार की महान्‌ वलिष्ठ 
मुजाओ को देखते ही आलिंगन मे न बॉधकर मैंने उसे हाथ में जाने दिया। अब बहुत कहने 
से कया प्रयोजन १ 

सोने के लेप-जैसे चिह-भरे स्तनोवाली ( सीता ), उपयुक्त प्रकार से कहती हुई, 
अत्यन्त व्याकुल हो, सिसक-सिसककर रोने और ढुःख-सागर मे डूबने लगी | इसने में झुदित- 
मन और अजन-अंजित नयनौंवालो एक सखी पर्वत-जैंमे धनुष्त के तोड़े जाने का समाचार 
लेकर आईं | उसका वर्णन हम अभी करेंगे । 

विशाल सरोवर में उत्पन्न नील कुई समान नयनोवाली माला नामक सखी, लचकती 
हुई बिजली की-सी शीध्रता से आई; उसके रल्मय कंठहार और कर्णाभूषण इन्द्रधनुष का 


१, रामचन्द् का सुख्त हो सोता को दृष्टि में फिर रहा है, जिसे वह चन्द्रमा सममती है 
२, 'विष्णुपद! के दो अर्थ होते हैं--( १) स्वर्ग तथा (३) राम के चरण । मृत्यु प्राप्त करने पर प्राण 
फिर कैसे शरोर में शाये, यह सकेत है । 


5 कंच गमायगा 


दृश्य दपस्थित ऋर रहे श्र, तथा उसके बने पुष्प-भन्ति केश तथा वच्छ नीचे खिसके पइने थे । 

बह सखी आई तो उसने सीताजी के उरणो छा नमस्कार भी नहीं किया और 
शौर मचाने लगी। असीम थानन्द्र मे भरी हुई वह नाचचे-गाने लगी | उसे देग्ड सीता ने 
पृछ्धा--इछे सुन्दरि | तेरे दर 


'ञ 


आनन्दिन है ? तब वह सखी चरणों की बदना कर कहने लगी--- 
गज, सथ, तृरंग के समुद्र से थुक्त विपुल्त विदया-सपत्न, मेघ-सहश ( दान-वर्पा 


ट्र 


दगि | नेने मन मे ब्रह क्रसा आनन्द ह# 9? ऐसी क्या बान हई हैं जो ने उतना 
कक 
द्व 


ऋग्नेबाले ) करो से ठुक्त, दशग्थ नामक एक छत्रपारी उक्रवर्ती हैं| उनका पुन्न पुष्पण्णो 
ह्वाग प्रेम उत्तन्न कग्नेवाल मन्मश्र से भी अविक सुन्दर है 
उस कुमार की सुजाएँ सालवृत्ष के-जैसे उठी हुई # | उसे ढखने ने सनन्‍्देद उत्तक्र 
हीता है कि कही अनन्त पर शवन करन्वाले विष्णु भगवान ही तो इस रुप में नही आये है। 
उसका नाम है 'राम | वह जोर उसक्रा अनुज प्रशसनीब सुनिवर विश्वामित्र के संग इस 
नगर ने आखणे ह# | 
वलय-विभृषित भुजावाला वह महापुरुष शिवजी का पनुप देखने के लिए 
आया £ --बह समाचार विश्त्ामित्र स पाकर जनक से वह वनुप लाने का आदेश दिया । 
बढ़ बनुप लाव्ग गया. नो उस पुरुण्शेष्ठ ने उठ पर डोरी चढ़ा दी | तब व्वलोक भी काँप उठा। 
क्षण-भर थे उसे पर से दबाकर अपले भृजबल से ऐसा भुक्का दिया. मानो उस 
बरतुप को चढ़ाने क्रा उसे पहले से ही अभ्यास रहा हो | तब देवताओं ले उसकी प्रशना ब्गै 
और पुप्पल्तर्पा छी बह धनुप ट्ृटकर ऐसा गिरा कि राजदसबार उस शब्द से काँप उठा | 
उस सखी ने जब वह ऋद्मा क्रि विश्वामित्र के साथ आया हुआ राजइुमार 
मेघबरण £ और ऋमलनबन विष्णु की छटावाला £ै, तब सीता का वह सल्देह ढेर तो गया 
क्र यह बही राजकुमार है जिसे पहले दिन उसने देखा था या कोई अन्य | सीताजी का 
ईनतिब ( आनन्द ले ) गेसा बढ़ गया कि मेखला ट्ठ गई | 
( सीता छी रह दशा उेखकूर सखियाँ आपस में कहे लगी ) कोई छाती“: 
पुन कद नही है / नी दसरी छहती कि नहीं. उसके कटि है। सीता के सुशमार 
| यो आनन्दित होनी 72ई उसने मन से निश्चय ऊर लिया कि 
छके लक्षणों से लगता 7 कि अवश्य वही राजकुमार है| पर« सद्ि वनुप 
तोटन्थला ब्यक्ति ओई अन्य होगा. नो में अपन प्राण छोड टँगी | 
विस्त-खदना मे पीडित सीता की दशा रिसी हुई | उधर जनक महारान बाग 


न ५ ! | श्री पुग 
# हारा निनिल पाए जे टठले मे उत्पन्न खनि सुनकर अल्यत आनन्दित टराए और 


* भगवन ! कसा श्राप दइेंसे उमार छा बिशह अश्लिब जाज़ हीं, बेर एना 
अपन या सत्र इस विगट छा दिदोरा खिबाइुर सेथा मृसरिन बीर-अलयपारी बार 


डर 
डे स्तन सी छाया यनतों $ % प्रशन्नत जिया ट 
गए पाली गेनाओ-गटित दशरथ चल्बर्नी था थी बों दृतवान हे पश्चलाव जियाह सप्रा इत 


बालकागड ९७ 


महल्युद्ध मे निपुण उस जनक के यो कहने पर महातपरत्री ( विश्वामित्र ) ने 
अपना मत प्रकट किया कि दशरथ का भी वहाँ आना अच्छा होंगा। अति आननन्‍्द-मरित 
राजा ने वहाँ का सारा वृत्तात दशरथ से कहने का आदेश देकर, विव्राहोत्तव के लिए 
निमत्रण-पत्र-सहित, दरों को अयोध्या रवाना किया ) ( १-६5 ) 


£ 


अध्याय १४ 
दृशरथ-प्रस्थान पटल 


9 


जनक के द्वारा प्रेपित वे दूत अतिवेग से. पवन के जेसे चलकर वज्न-ध्वनि करने- 
वाले नगाड़ो से प्रतिध्वनित अयोध्यापुरी में आ पहुँचे और दशरथ चक्रवर्ती के उस प्रासाठ 
के द्वार पर गये, जहाँ चक्रवर्ती के चरणों की वन्दना करने के लिए आये हुए राजा लोग अति 
भीड़ के कारण भीतर जाने का मार्ग न पाकर वही (द्वार पर ही ) एकत्र हो गये ये और 
( भीड के कारण ) उनके किरीट एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे | 


(अत मे ) दूतो को चक्रवरत्ती की कृपा प्राप्त हुई और वे वथाविधि राजा के 
सम्मुख जाकर उनके अति उज्ज्यल चरण-युगल को नमस्कार किया तथा उनकी स्वृति की | 
फ़िर बोले--है महाराज | आपके पुत्र जबसे विश्वामित्र के साथ चले, तबसे जो घटनाएँ 
घटित हुईं, उन्हे हम आपको सुनाते है। यह कहकर ( उन्होंने ) समस्त वृत्तात कह सुनाया। 

सारा बृत्तात सुनाने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने साथ लाये हुए पत्र को व्शरथ के 
हाथ में दिया और कहा कि हे अनतगुणसंपन्न ! यह उस जनक महाराज हारा प्रेषित पत्र है | 
दरवार में स्थित एक पडित ने उस पत्र को आनढ के साथ ले लिया। तब सुखग्ति वीर- 
वलय पहने हुए ( दशरथ ) चक्रवर्त्ती ने उस पत्र को पढ़ने की आज्ञा दी | 

जनक ने ताल-पत्र पर उनके ( ठशस्थ के ) ज्ये्ठ पुत्र की धन॒र्विद्या-चादरी का जो 
चित्र अंकित करके भेजा था, उसके अपने श्रुति-पट पर अकित होते ही दशरथ की वज्ञन्सम 
मुजाएँ पर्वत के जैमे फूल उठी और (भुजा के ) वल्य अपना मेंह वाये अपने स्थानों से 
खिसक यये | 

जयग्रद शुलधारी ( व्शर्थ ) चक्रवर्ती ने कहा--उस दिन यहाँ एक वड़ी छवनि 
प्रतिध्यनित हुईं थी, वह क्‍या उसी धनुप के ट्टने की थीं, जिसका प्रयोग घनी दीघ॑ जटा- 
धारी, विशाल गण-सहित ( शिवजी ने ) दक्ष-यत्ञ के ममव सातो लोकों को पराजित करते 
हुए किया था ? 

पर्वतत-सह्श पुष्ठ मुजावाले ( दशरथ ) ने उपयुक्त वचन सभी दरवारियों से कहा, 
फिर अनुरुप मादविशिष्ट वीर-वलयधारी दरतो को स्वर्णव आमरण, बस्तर आईि निरंतर 

और अधिकाधिक मात्रा में दिलाते रहे | 


र्८ कब रामायण 


उन्होंने आज्ञा दी कि हाथियों पर बेठकर नगाड़े बजाये जाये और इस गत व 
घोषणा की जाय कि द्ववशी मेरे पूर्वजों के पुण्य-फल से उत्पन्न मन्मथ जेसेश्रीराम अग्जहाँ है 
उस मिथिला नगरी की ओर हसारी सेनाएँ तथा राजसमूह पहले प्रस्थान करें | 

“वहछुवन! * ने अति वेगवान्‌ अश्व-रूपी तरग-युक्त (सेना-ठपी) समुद्र मेघूम-धूमकर 
उपयुक्त घोषणा सुनाई, (ठीक उसी अकार, जिस प्रकार ) पूर्वकाल में जब मुल्ावी 
तुलमी-पुष्पमाला से विभूषित शिरवाले विष्णु मगवान्‌ ले ( वलि का ) दान स्वीकार करते 
छुए समस्त लोको को नापा था, और जाववान्‌ ने उसकी घोषणा धूम-घूमकर प्रकाशित 
की थी | 

नगाड़े का तुझुल शब्द कानों मे पड़ने के पहले हीं, मनोहर ककण पहने हुई 
नारियाँ, सुन्दर पुरुष, भाले के ( प्रयोग में ) निपुण राजकुमार, विजयी नरेश, सभी आनद 
से वो उमगित हो उठे, जेसे प्रभनन से आहत समुद्र हो। 

चृपम-समान गभीर परदगतिवाले ( दशरथ ) की सेनावाहिनी, जिसकी विशाक्नता 
से ऐसा जान पड़ता था कि धरती पर थोड़ा भी खाली स्थान नही है, इस प्रकार चली. जेंसे 
कल्पान्त के समय प्रलब-मारुत से विताडित होकर समुद्र सभी वस्तुओं कों मिठाकर उमडता 
हुआ आगे वढ रहा हो | 

(उस सेना के मध्य ) डडे के ऊपर फैले हुए ऊँचे शवेतच्छत्र यत्र-तन्र ऐसे लगते थे. 
सानो असरूय हम दुख-समान श्वेत काति विखेरते हुए उड़ रहे हो) नम मे छाई हुईं 
ऊँची पताकाओं का समूह ऐसा लगता था मानों सारा आकाश (सर्प के समान) अपनी केडुली 
उतारकर गिरा रहा हो | 

हस्तिसेना के ऊपर उड़नेवाली श्वेत वस्त्रों की ध्वजाएँ उन मेघों की तरह 
लगती थी. जो अपनी सूँड़ से मदजल वहानेवाले हाथियों की सेना को श्राति से नम 
समझकर अतराल को ढकते हुए उमड़ आये हों और जल पीने के लिए नीचे उतर रहें हो | 

( नर-नारियों के ) आमरणो से वालातप छिटक रहा था| वहें वालातप मबृर- 

पखरो से बने छत्नो की छाया को हटाता हुआ फैल रहा था| वे मवूर-छत्न मेघ की शोमा 

को मिटाते हुए विकसित हो रहे थे। उन मेघो को परास्त करते हुए पुजीभूत नगाड़े वज 
उठते थे। 

दे किकिणीधारी अश्व, जिनपर रमणियों सवार होकर जा रहीं थी- हमसों को 
लेकर चलनेवाली तरग-बुक्त नदी के प्रवाह-जेमे लगते थे। स्वर्णाभरण-भूपित, परस्पर सघई- 
मान स्तनोवाली- घेंबुगली अलको से युक्त रमणियाँ बिजली की जैसी थी ओर उनके वाहन-- 
छोटी-छोटी हथिनियाँ मेघो की जमी थी | 

एक दूसरे को धक्का ठेते हुए, बड़ी भीड़ लगाकर चलने के कारण रमणियो के सद्ध 
हुए कुचो पन के कूकुम-लेप तथा पुरुषों की सुदर पवत-जेसी भुजाओ पर के चढन-लैप, मार्ग 





/ तमिलजेस भे, षाचीनक्ाल में बल्छुवः नामक जातिंदाले राजघोषणा का ढिढोरा पीने का काय 


बालेकाणएड रद 


में स्थान-स्थान पर गिर रहे थे, जिमसे उस सेना-ममुद्र का मार्ग कोमल पर्यक के सहश शोमित 
हो रहा था| 
चाशनी से भी अधिक मीठी बोलीवाले लाल अधरों से शोमित रमणियो के 
ऑचल में छिपे हुए बम (थर्थात्‌, काल की तरह मरण-पीडा उत्न्न करनेवाले सन ) मुक्ताओं 
से विभूषित होने से राका की चंद्रिका फैलाते थे ओर बहुल रलहारों में विभूषित होने से 
प्रातःकालिक वालातप फैलाते थे | 
उस सेना के पुरुष सुरभित कुतलवाले थे, पर्वतों को लजानेबाले थे; सोने के 
आमूषणों से विभूषित थे तथा धनुष और खडग धारण किये थे। वें अपनी लता जेमी 
कटिवाली प्रेयसियों के सग ऐसे चले, जैसे सुन्दर हृथिनियों का अनुमरण करते हुए मत्तगज 
चलते है | 
कुछ रमणियाँ पालकियों मे बेठकर जा रही थी। सुरमित, मनोहर तथा नव- 
विकसित पुष्यो से भरे हुए मेघो का दृश्य उपस्थित करनेवाले केशों से विभूषित उन रमणियों 
के मुखमात्र ( उन पालकियों में से ) दिखाई पड़ने थे, जिससे ऐसा लगता था, मानों अनेक्र 
प्र्ण-चन्द्र विमानों पर चढ़कर जा रहे हो | 
प्रवहमाण मदजल की वर्षा थमती नही थी | उससे जो कीचड़ उत्मन्न हो जाता था, 
उममे मुखपद्चघारी हाथी फंस जाते थे और पागल हो जाते थे, वे (उस कीचड़ से ) 
बाहर न निकल सकते के कारण घनी तरंगोंवाले समुद्र के समान शब्दायमान नथनोवाली 
अपनी सेंड्रो को उठा-उठाकर ट्टोलने थे, मानो दिग्गनों को खोज रहे हो | 
घोड़ो को पक्तियॉ किक्रिणियों के कलरब तथा टापो के ताल के साथ फाँदती हुई 
जा रही थी। देवो के समान ही उनके पैर धरती को छू नहीं रहे थे। उनकी चाल वार- 
नारियो के मन के समान थी, जो ( बाहर से अधिक प्रेस दिखाने पर भी ) अंतर से प्रेम- 
रहित होती हैं। (भाव यह है कि जिस प्रकार वारनारियों का सन बाहर से कुछ ओर, 
भीवर से कुछ और होता है, उसी प्रकार घोड़ो के पैर प्रथ्वी को छूते हुए मी न छूवे-से 
लगते थे | ) 
कुछ मानवती स्थत्रियाँ ( जों अपने पतियों से रूठी हुईं थी ) अपनी दृष्टि अपने 
पति पर नही डालती थी, वे निःश्वास मरती थी, उनकी भोहे तनी हुई थी, पहल्लव-समयुक्त पुष्प 
भी नहीं पहले थी | वे अपने पतियों के सग ऐसे चल रही थो, मानो उन ( पतियों ) के प्राण 
ही जा रहे हो | 
करने के समान मद-धारा प्रवाहित करनेवाले गडस्थलयुक्त, अकुश का नाम सुनते 
ही कोपारिन उगलनेवाले निर्भीक हस्तिगण, पर्वतों को अपना प्रतिदवन्द्दी समक्कर, उनसे 
टकरा जाते थे। बड़े-बड़े वृक्षों को तोड़कर नीचे गिरा ढेते थे और कभी उनकी रगड़ते हए 
निकल जाते थे | वे ऐसे चलते थे, जेसे कोई नदी-प्रवाह हो | 
सभी दुःख-मस्न प्राणियों के आलंवन-भूत, करुणाद्र वे ( दशरथ ) अभी प्रस्थान के 
लिए उठे भी नही ( क्योकि वे इसी ग्रतीक्षा मे थे कि अयोध्या की सारी सेना पहले प्रस्थान 
कर जाये, तो उनके पीछे चलें ) कि उधर धरती मे कोई खाली स्थान नहीं है, ऐसा भाव 


१०० कब रामायण 


उत्पन्न करती हुई, जो सेना अयोध्या से निकलकर मिथिला के मार्ग मे चली, उसका अग्र- 
भाग ध्यजाकित ग्राचीर से आवृत मिथिज्ञा नगर के पास जा पहुँचा ( अर्थात्‌, वह सेना एक- 
दम अयोध्या से मिथिला तक के मार्ग मे फेल गई ) | 

दर्शकों का मन सुख करनेवाले जुते हुए रथ, श्रमर-कुल-सहुल बुतलोवाली 
रमणियों के वदन-समूह के कारण ऐसे लगते थे, मानो कमल-पुष्पो से सुशोभित सरोवर ही 
जा रहे हो | 

रथ मे बेठी हुई एक सुन्दरी, अति प्रेम के कारण अपले रथ के साथ-साथ डग 
भरते हुए आनेवाले युवक की ओर देखने लगी, ते| उस सुन्दरी की आँखों से लगा हुआ 
( काला ) अजन, उस झुबक के लिए मधुर अम्रत बन गया। 

वाल-हरिण की जेसी दृष्टिवाली (अपनी ग्रेयसी) से विकुडकर जानेवाले एक पुरुष ने 
पानी और कीचड से भरे 'मरुद' प्रदेश में हसों तथा कोमल कमलो को देखा, तो ( अपनी 

प्रेमिका की पठगति एव पैरों का स्मरण करके ) उसका सन अकेल्लेपन का अनुभव करके 
अत्यत व्याकुल हो उठा | 

उस सेना में शख तथा भेरियाँ मेघ-जेसी वज रही थी , ने उज्ज्वल श्वेतच्छन्रो 
तथा चामरों की बहुलता के कारण गगानदी की समानता कर रही थी। ओह | इस सुन्दर 
पृथ्वी पर कंसे-केसे राजचिह सर्वत्र दिखाई देते | 

वहाँ की मिष्टभाषिणी तथा श्रेष्ठ ठेव-रमणियाँ जैसी लावण्यवती स्लियाँ, प्राण पीते- 
(हरने ) वाले अतितीछणनेत्र नामक यम के योग्य शुलायुधो को युवकों के हृंदयों पर फंक 
रही थी, जिससे वह सेना ऐसी दीखती थी, मानो वह युद्ध-द्षोत्र मे ही हो। 

( बीरों की ) भ्ुजाएँ परस्पर सटी हुई थी, जेसे पत्थर के खमे एक दूसरे के साथ 
खड हो | करवाल सटे हुए थे, जेसे गगन मे विजलियाँ सटी हुई हो | ( उनके ) पद सठे 
हुए थे, जैसे कमल सटे हुए हो। पदाति सेना सदी हुईं थी, जैसे मिंहो की पक्तियाँ सटी 
हुई हो | 

( किसी रमणी की ओँगिया में ) कसे हुए स्तनों मे गड़े हुए अपले नयनों को हटाने 
मे असमर्थ, चमकता चेहरावाला एक युवक अपने आगे के मार्ग पर दृष्टि नहीं रख पाता है 
ओर श्रधे की तरह बड़े बलिड हाथी से जाकर टकरा जाता है) 

भौरियोबाले ओर फॉव्कर ठोड़नेबाले एक घोडे के उछलने से, उसपर आतीन 
कोई मयूरी-जैमी छटावाली सुन्दरी, अपना सतुलन खोकर नीचे गिरते लगी। इतने म 
एक उठारहदय ( युवक ) ने लोहस्तभ जैमी अपनी लबी बॉहो से उसे संभाल लिया और 
उम्र सुन्दरी को धरती पर उतारे बिना वसे ही अपने अ्रक में भरकर जड़बत्‌ खडा रह गया। 

( अपने ) थुगल कमलो को छुखाती हुई चलनंबाली तथा ( बुबकों के ) मन को 
दखानेवाली शर-मच्श काले नयनो से युक्त रमणी को दखकर एक ( शुबक ) कह उठा-- दिखी, 
इस सुन्दरी के पीन ओर मनाहर उरोंज-रूपी मटजलख्ाबी हाथी को बॉधने के लिए पर्ात 
विशाल स्थान ( वक्ष ) कहा है क्या १ 


जप 
हि 
६24 
हरि 
प्र 
> चिी 
| 
ध्छ् 








हु दूँ 
मदजल वहानेवाल गज के नमान एक युवक्त एक सुन्दरी के बाले ओर नुकीस नवनो को 
देखता है और फिर अपने हाथ के माले की ओर देखता है |* 

तरग-ममान काली और धंधगाली अलको, कमल-समान छोट पढो तथा 
करवाल-नमान काले नवनो से शोमित एक रमपी को देखकर कोई बुवक पूछता है--परस्थर 


सटे हुए, आमरण-भूपित स्तनों तथ्तश ककृष-सृपित ठीछ बाहुओं से शोमाव्मन हे छुन्दरी, 








प्राण हरनेवाले थे--वाते करती है. लेकिन अपना मूँह खोलकर बोई गत नहीं ऋहती है 
उससे एक युवक पूछता है-हे सुन्द्री, जब तुम व्सी नदी की शग से रूड़ी ( फँगी) रह 
जाओगी, तब हुम्हारे छुन्दर करों को ण्कड्छण किनारे पर पहुँछानेशला कौन होगा £ 
( थर्थात्‌ वि तुम वात नही करोगी; वो तुम्हे बने की चेटा भी कौन करेगा £ ) 

( उस नेता के ) छेँट; जो इतना भारी शेक्त ले वा पढे थ्रे. जिसे उतारना भी 
कठिन था. स्वच्छ तथा मीठे पल्लवो को ऋमी नहीं झाते थे * किन्तु कडू न ( नीम आदि 
पेड़ो के ) पत्ते ही खोजते हुए. मद्य पीने से निरत नगे के जेने ही ( लड़खड़ाते हुए ) उन्त 
रहे थे | उनके सुख उनके हृंढय के जेस ही सूखे ४ । 


लाल नेत्र ओर गाढ़े अंबकार-जेने शरीग्वाले व्वंर (जाति के ज्लोग ) भारी 
बाकी को उठाये हुए ऐसे चल रहे थे; जेने मत्तणज ठपने कंधे प्र अचुश और अण्ने को 
बॉघने के लिए उपयुक्त बड़े आलान भी उठाकर लिये जा रहे हो 


० हि 4 > ् 
( एक ) मचगज मस्त होकर अंड़ू गया आर किसी हथ्िनी पर सूंड ठद्ाने ऊूगा | 
मन हि हि 














प्र स्डः स्ियाँ मण्म का होकर अपनी आँखा ड्रोन पर: की जनक नल 

तव उस हथिनी पर बेठी हुई छुछ कछियाँ मण्मीत होकर अपनी आँरो को हणेलियों से मूदले 

उनकी विशाल आंखें उन ह्येलियों मे समा नहीं पाई, तो वे वह्त झिन्न 

क्षगा | (ढन्दु; उनके विशाल आंख उन हयालया म समा नहा पाइ; ता व बहुत छतन्न 
ट ६ 
हाआर रह गई 

ऐसी हथिनियों 65 32 ने प्र “अकबर > लो 2 वी ता छ््ती -+ न ह्ए्‌ /० अपित 

मी। हैथिनय) के ऊपर, जिनका एछ धशथ्वां का छता है; बंठ हुए मझला- भूधित 

र्मणियों के मध्य वोने भी जा रहें हैं जैसे मवोविकतित मनोह लिकर न्न्नल 8 5 

रमाणया के सध्य वान भा जा रह है, जस सदाविकासत सनाहुर घुण-समृह के नध्य कछुछा 

०] ढ्क जा 2. 











मु द्् 
डे) दौड़ डर 5 भी बट दानतथल अन्रस्‍तपत आव चेक नील आता बह सज्यच एसा श्् ०8 
ड्ता है; ता भा वह अरब उमक कावू से नहा आता | वह हश्व एसा है, मानो वह अश्च॒ 
मी डक ली ॥- अप ० कम कक व ;+ मय धरती प्र ग्ह्न योग्य हल | कपल हक कक, >>. दा 
बह साझकर कक यह रुत्दग इस धरता पर गहन यांग्य नहा 6; क्र्न्ति दगढ् छ बास्थ ह; 
ला 6 ८ े 
उस उड्डाकर स्वर्ग का अरे ले जाना चाहता हा | 
कवि कहते हैं ) मर पतमम्गन अरीराम ने शशि वइ-धनध के तोड़ा. उ्गेही 
( कवि कहते हैं ) मेरे पितृमम्गन रीरारु ने शिव-धनुघ को तोड़ा, जझ्गेही बह 


च्ज 
68 
बनी छा, 


श्ण्य्‌ कब रामायण 








ल्न्प्ज् उद्पो ऑफ अं अरको किक शार +++ अत्यत आन शिल आजक ०० कर “पल 3. की अल हें 2... 
घुन सनाछार पुदपघा न खुनाण, ल्ाहा अत्यत आनह न विसार हाकर वहां का नारया 
० (2४.32 0 > अमित ऐसे दोड़ी कि ऊण्ने दी तथा मनोहर ५ 5 >> 
छज्ञादह ऊकः ८इखन भू लए ) एंस दोड़ी ॥ अण्न दाधघ तथा समनाहर कशपाशा! के छुल 

कक. पर भी उन्हें पंघल ही वा न अर आप को ः ० ६. | 

जान पर ज7 उन्हें गध्च का वा मखला जा माणवा ऊ टूठकर गिर जान पर भी उन्हें उठांच 
ड्र्टे >> 

#। मसुध नहा नहा | 

४ नी मा 3 | पक ० | रे छाता ना 
मस हन्तियों तथा कासानवो स शाकत रहनवाल विग्नजन हाथा मे छात 

> न्फिि ५ 














को प्रथ्वी पर न लगाकर सावधानी दे जल्युद्ध न्‍थानो ने बचकर ग्वलपूर्वक डग रखते हुए ) 
आये-वथ्ने निकले जा रहे हैं | 

तुरमित पुप्ण्धारी ऋवलो से छुशोमित कुछ नारियाँ अपने नवनों ने ( श्रीरामचक 
का ) प्रतित्रिद ढेखक्र सम्कनी हैं कि स्वय श्रीराम ही आ गये हैं और कहती है कि हमारा 








स्ोलाहल ने एक का कहना दूसरा सुन नही पाता- अत. सब गये के जैसे चल रहे है। है 
बत्वत कीने नकड़े के जाल-जस वस्त्र पहने हुई, अ्रमर से गुंजरित पुण्यी 
अलकझृत कशोब्राली र्नपियों छा समूह अपने णेरो की पावलों की कनकनाहठ के कारप 
पक्षियों के ऋलत्त्र ने भरे तालाव की समानता ब्सता है| 
न्वच्छ तरगो ने शोमित नझुद्र ने अदसुत लक्ष्मी की समता करनेवाली हुछ 
नाग्याँ सीने चनन्‍्त्र ने जठ ठेखती हैं. तब उनकी आँखो को देखकर पुदषों के ननन छोलाहल 


( पुरुणे के ) ग्रापी को मेठकर चलनेवाली तीकण नील नवनोंवाली नारियों के 


नूपुर उल्ले ( नामक ) वाद के समान वज नहैं 
2 हि 








घुणी से सोद्मच अ्रमर विहरण कर रहें हैं, उन छुब॒क्ो की मावना से सन्‍मथ मी 
झनलं-पुप्पा से साइनच अन्न व्हुस॒य के टू हू;, 3 व 4 
दवत हों महा हे 
अआनाइत हा रहा | | है 
>> 3 नमक रडदि. मनोहर श्रेष्ठ पवाल जैसे अबर ते 
मेने णे लिए भी अगोचर ( अतिवक्ष्म ) मठि. मनोहर श्रष्ठ यवाल जऊत्त अधर तथा 
220 - 82 ०. 3००० 


सर हर 








ख्गल ४: दे लाल िः यल-जनस कचा ले 
पारस गन जम मदर अचनवाली तदपियों के कमकबन बाँव हुए लाल ना|न्यल-ज सर 








मर गये | 





3३ के दीन रथों पर सवार हो उपयक्त प्रतान के नग और नान्यि 
बड़े-बड़े (चन्रमय रथा पर सवार हा उपयक्त पश्रत्ार छ अत्तहवय नर ओर नाग्या« 





बड़ा शोर मचाते हुए अपने मार्ग में थाने हढ़त जा रहे हैं | 
लगाम-लगे घोड़े, रथ तथा वीर, सर्वत्॒ बल वॉधकर तेजी के साथ उल उहे हैं: 
उससे अति शीघ्रता से ऊपर उठी हुई धूल सर्वत्र फेल गई है और 
वाले सजल रख्रो में मी जाकर भर गई है, तथा व्शिाओं में स्थित गजों # मब्जलम्वाही 
रप्तो मे भी घुस गई है | 
(उस सेना के वीरो ने ) ढाल पकड़े हुए अण्से वाये द्ाथ से ( दहिने हाथ मे 




















रहनेवाले ) चमकते हुए करवाल को भी पकड़ रखा है. और रुच्षिंग रलमंत सोने के ऋड़ो 
से भूषित ( अपने ) ढाये हाथ से. कटा ( नामक पदमृूषण ) से शोमित अयनी पलों ही 
चूड़ियो से अलंकृत कर-पह्लव को पकड़कर स्वर्ष-झुखपट्टों से विभृष्ति हाश्िगं के मदज्ल 
के कारण सिलौए ( वे ) रास्ते पर घीरे-घीरे पे रखते हुए जा रहे ४ | 

खेतो में, मरोंबरो में तथा छोटे-छोठ जलाशणोे में ब्हुलता से खिले हुए दुद्धुद 
उत्यल, रक्तकमल आदि ( मुन्दरियों के ) हाथ; चेहरे. मुझ तथ्य नवन की छूत्रि उपस्थिति 


करते है, जिन्हे देखकर व रमणियाँ अपने पतियों से प्रार्थना करती हैं कि ब्रे पुष्ण वोड्कर 
हमें ला दो | 





मे मतच्गज को निकट झाते देखकर- डर गइ | ( उनके ) सुगधित केशमानर शिथ्रिल हो 
खिमक पढ़ें। श्रेष्ठ रलामरण हटकर गिर गये और मनीहर कटि-वस्त्र मी दीले पड़कर 


शरीर से खिसकने लगे, तो अपने पल्लव-करो ने अपने दीले वस्त्री को पकड़कर. नवृरों के 
समान लइखड़ाती हुई; मार्ग में हट गई | 
छत्र, हाथी, म्वूर-परो के बने पंख ओर ध्वजाओं के समूह ने मिल-जुलकर समस्त 
खाली स्थानो को आवृत कर लिया है और अंधकार उलन्न कर दिया है। दथियागर किरीद 
माय 

















>> 


ओर आमभृषण अपनी आमा से धूप फेला रहे हैं। अतः उस मेना के 
रात्रि तथा दिन मी वत्तेमान हा रहे है। 


पलाश पुष्प-सब्श अबर, सुक्ता-सच्श दाँत, तथा मंदहास ने मुरोमित छुन्दरियों 
के रमणीय सुख ( नामक ) कमल पर के तीक्षप खद॒ग ( नवन ) भीड़ व्गो द्ीरकने निरूल 
जायेगे . अतः तुमलोग भार्ग छोड़कर हृट जाओ - इस प्रकार कहते हुए छर्-ममान उज्ज्वल 


शरीरवाले पुरुष मार्ग छोड़ दतें हैं | 


/पर 








दुस्तर भीड़ के कारप झार्ग में, इक्ताहार ओर ग्लहार द्वव्कर विखरे हुए हैं। 
कल्ाप नांमझ सालह लड़ियोवाली मखला न आादृत तथा सण्फप-मद्दश जघनवाली रमपियाँ, 
( मार्ग पर बिखरे हुए मोतियों और रलो के परो में जुमने से ) लद्रड़ाती है, तो उनके 


>> 


स्वर्णमय नृपुर मी रो उठते है; हमसे इस मार्ग पर चला नहीं जाबगा--बो कहकर 


१०४ कैब रामायण 


उत्तम वाद्य जब मेघ के जेसे घोर गरजन कर उठते है, तब गाडियो मे जुते हुए वढे- 
बड़े बेल भड़क उठते है, हस पक्षियों के सहश रमणियाँ इधर-उधर भाग जाती है, बेल 
रस्सियों से बेंधे हुए सामानों को इधर-उधर विखेरकर वधन-मुक्त हो जाते है, जैसे योगी 
संसार के बधनों से मुक्त हो जाते है। 

परबंत-जेसे हाथी कही-कही जलाशयी को देखते ही उनमे उत्तर पड़ते थे; तब उनके 
महावतत हवा के जैसे तज चलनेवाले कमान के गोलो से उन्हे मारते थे, फिर भी वे हाथी उन 
चोदो को परवाह किये विना ( किसी रमणी के ) कसे हुए स्तन-समान कुभो और दाँतों को 
बाहर किये हुए खडे रह जाते थे, मानों ज्ञीरसागर में तालबृक्ष-सहश शुडवाला ऐरावत 
खड़ा हो | 

काली मिद्ठी-जेसे केशों, शूल-हुल्य नेच्ो, अमृतवर्षी कुझुद-तुल्य रक्ताघरों से 
विभूषित गायिकाओं के साथ, उत्कृष्ट वीणा-बादन में चतुर बाण! ( कहलानेवाले गायक ), 
किन्नरों के समान, घोडो पर सवार होकर 'नेवह्ल' ( नामक ) राग का विशुद्ध आलाप करते 
हुए जा रहे थे, मानी श्रोताओ के कानो में मधु की वर्षा कर रहे हो | 

महावत के अकुश उठाते ही, निर्मार-युक्त पर्व॑त-समान हाथी विगड छठता था 
और लोग तितर-वितर हो जाते थे। मद-भरे छोटी ऑँखोवाले वाल-हाथियों पर के भ्रमर 
जिनके पख फूले हुए थे, दूसरे हाथी पर जा बैठते थे और फिर किसी हथिनी के पीछे-पीछे 
उडकर उसपर बैठी हुई किसी रमणी की बिखरी अलको से टकरा जाते थे । 

चक्रवत्ती की प्रेयसियाँ रवाना हुईं; तो पूर्णचद्र के दर्शन से उमडे हुए नील समुद्र 
के समान भेरियाँ बज उठी ) हाथी, रथ, नाव्यशील अश्व, रक्तरजित शूज्ञ समान नयन- 
युक्त नारियाँ और नर पंक्ति बॉधकर रमणीय ढग से शीक्षणति के साथ चलने लगे | 

तालाबों में विकसित मनोहर कमल-बन के मध्य शोभायमान किसी हसिनी के 
समान केकयराज-पुत्री, सहखों गणिकाओ के झ्ूड से घिरी हुई, अति सावधानी के साथ, 
रत्नों से अल॒कृत शिविका मे आसीन हो चली , तब मधु-मधुर सगीत होने लगे , ( उनके रूप 
को देखकर ) देवलोक की सुन्दरियाँ भी लज्जित हो गईं। 

अकारण ही अभ्नि-ज्वाला उयलनेवाली क्रोषी ऑँखोवाले, वेन्रदडधारी तथा 
( आपाद ) लटकतनेवाले श्रगरखा पहने हुए कचुकी, उन मधुरभाषिणी तथा अपूर्व सोदये- 
विशिष्ट स्त्रियों के पद-मार्ग की यथाक्रम रखवाली करते हुए जा रहे थे, जो किंकिणी-भूषित 
घोडो पर या पैदल ही जा रही थी | 

झचिर नूपुर पहने हुई, खच्चरों पर सवार, लाल रेखाओ से थुक्त कमल-सहश 
बिशाल नेत्रवाली दो सहख नारियों से घिरी हुई, थुगल ( लक्ष्मण और शत्रुप्त ) क्चों को 
जन्म देनेवाली ( उमित्रा ) ठेवी, नीलरल-खत्चित शिविका में बेठकर ऐसी चली कि दर्शक 
सममने लगे कि जल-भरे बादल पर चमकनेवाली विद्युल्लता ही जा रही है, उस समय 
वीणागान भी हो रहे थे 

अपने मनोहर करों में मयूर, हस; छोटे शुक, सारिकाएँ, अ्तिमाएँ, सब्र! आवरण 
से निकले हुए शख-समान चामर थाडि वस्तुओं को लिये हुए असंख्य नारियाँ (सुमित्रा के) 


बीलकाण्ड १०५ 


पाश्व॑ मे जा रही थी १ उनकों देखने से ऐसा लगता था कि मत्त समुद्रों से घिरी इस प्रथ्वी 
पर अब अन्यत्र कही स्त्री ही नही रह गई है ( अर्थात्‌; सव यही आ एकत्र हो गई ह | ) 

महाभाग ( रामचन्द्र ) को जन्म देनेवाली ( कोशल्या दवी ) (एक रत्नमय ) 
शिविका पर सवार होकर चली, तो ऐसा लगा; भानों उज्ज्वल श्वेत दत तथा सेमल के फूल- 
जैसे अधरवाले ( कौशल्या के ) बदन को देखकर, धवल चन्द्रमा की भ्रांति से असंख्य नक्षत्र 
आ एकत्र हुए हो। निषुण गायक भ्रमर गुजार-सदश “'पराडि! (नामक) राग अलाप रहे थे 
और देवगण ( कोशल्या को ) नमस्कार कर रहे थे | 

कुबड़े, वौने, ठिगने तथा दासियाँ इनको लेकर दूध-जेसे सफेद घोड़े हस-पत्तियों 
के समान धरती पर चल रहे थे | श्रमर, मधुमक्खी आदि से भरे पुष्पो से अलंकृत केशोबाली 
रमणियाँ उनके पाश्वों मे चल रही थी | 

कली-जेसे स्तनों और अवर्णनीय लक्ष्मी से भी अधिक सोदर्य से विशिष्ट साठ सहख 
नारियाँ, प्रवाल, रत्न, स्वर्ण, उज्ज्वल मरकत, मुक्ता तथा अन्य अनुपम अलंकरणों से युक्त, 
चित्रस्थ प्रतिमाओ के समान, गाड़ियों मं सवार हो ( कोशल्या दवी को ) घेरकर चली | 


पातित्रत्य से श्रेष्ठ अरन्धती के पति ( बसिष्ठ ) छच्च की छाया मे, मुक्ता-ख्ित 
शिविका में बेठकर, हसवाहन बह्मदेव के सहश चले। कणों के द्वारा अम्ृत-सदश शास्त्रों 
को अघाकर पीये हुए तथा अपने हाथो से देवताओं को हवि देने का सामर्थ्य रखनेवाले दो 
सहस ब्राह्मण उन्हे घेरकर चले | 

युद्ध मे समर्थ हाथी, घोडे, सुन्दर रथ, स्वर्णणय वीर-वलयधारी परदाति, उन 
( वसिष्ठ ) के आगे-पीछे ऐसे जा रहे थे, मानो मह्यान्‌ पर्वत को घेरकर समुद्र जा रहा हो | 
जयलकमी से सुशोभित वच्ष॒ुवाले, देवसेना को भी वेधने मे चतुर तीरन्दाज अतिरथी, दोनों 
बीर ( भरत ओर शत्रुघ्न ) वसिष्ठ के आगे-पीछे इस प्रकार जा रहे थे, जैसे विश्वा मित्र के आगे 
और पीछे राम और लक्ष्मण जा रह हो। 

मुक्ता तथा मनोहर हीरे से खच्ित आमरण धारण किये हुए (दशरथ) चक्रवत्ती ने 
अपने नित्य कर्म पूरे किये | चक्राइध धारण करलेवाले विष्णु के पद अपने शिर पर रखे | 
ब्राह्मणो को अनन्त रत्न, स्वर्ण, गायो की पक्तियाँ, भूमि आदि आदर के साथ ढटान कर 
एक अच्छे मुहूर्त्त मे प्रस्थान किया | 

आठ सहल ब्राह्मण रत्न-कलश हाथ म॑ लिये हुए, अर्थंगंभीर वेद-मंत्रो का पाठ 
करते हुए, हुर्वा से मन्रपूत जल का ग्रोक्षण करते हुए, आशीष दे रहे थे | मगल-वचन कहते- 
बाली, मधुर अरुण मुखवाली, भारी रत्र-खच्त मेखला धारण करनेबाली, बंदीजन की परपरा 
मे उत्मन्न, अनेक रमणियाँ प्रस्तुति गा रही थी | 

( उस समय ) बुछ लोग कहते थे कि यह शख क्‍यों वज रहा है? बुछ कहते थे 
कि कंदाचित्‌ राजा प्रस्थान कर चुके है | यो कहते हुए बड़ी भीड़ लगाकर राजा लोग आये १ 
( उनमे से ) कुछ कहते कि उऋवर्ती ने मेरा अवलोकन किया और बुछ कहते कि हाय। 
झुमपर ऋउक्रवर्ती का कटाक्ष नही पड़ा | कोई कहता, हाय । मेरा कृडल गिर पड़ा | इुछ 


१०६ कब रामायण 


कहते, अब उस चक्वत्ती के समीप पहुँचना दुष्कर है | यो, चक्रवत्ती के चारो और राजा लोगौ 
की भीड एकन्न हो गई | 

स्वर्ण-कंकणधा रिणी ग्मणियो को लेकर स्वर्ण-किकिणीधारी अश्व-समूह ( उकनक्ती 
के ) चारो और ऐसे जा रहा था, सानो कमल-पुणो से भरा समुद्र हो। विजयी शूलपघारी 
राजाओं के अरुणहस्त-रुपी कमल मुकुलित हो ( नमस्कार की मुद्रा मे ) खडे थे | इनसे 
घिरे हुए चक्रतत्ती, अपर सूर्य के सहश रथ पर चढ़कर चले | 

उसे समय (दशरथ की सेना से ) उठी हुई धूलि-राशि ने अतराल को भर दिया 
और गगन में जा लगी और फिर वहाँ से लौटकर सभी विशाल दिशाओं को यो आदत कर 
लिया कि लोगों को एक दूसरे को पहचानना भी कठिन हो गया | फिर, वह सगर-पुत्नो से 
बेर-सा करती हुईं जाकर ( उनके द्वारा खोदे गये ) तरगायित समुद्र को भी भरने लगी। 

शखचाद्य, मधुर बॉसुरी, श्रग-वाद्ग, ताल, काहल, मगल-भेरी-- इनसे उत्पन्न 
ध्वनियों ने मेघ-गर्जन को भी दबा दिया | मोर-पखो के कालर, छत्न आदि ने स्य की 
किरणों को वहाँ आने से रोक दिया | चंद्रमा वहाँ के श्वेतच्छुन्नो कों देखकर लज्जा से हट 
गया | यो; दशरथ देवताओं को भी चकित करनेवाले वैभव के माथ्र चले | 

इन्द्र के समान दशरथ चक्रवत्ती जब जा रहे थे, तब मन्नगान के शब्द दच्षिणावर्त 
शंख" के शब्द, आ्राह्मणो के आशीर्वाद के शब्द, गजन करनेवाले नगाडों के शब्द, आलान- 
स्वंम को तौड देनेबाले वलवान्‌ हाथियों के शब्द, समय की माप रखनेवाले 'घटिक' (नामक 
लोगो ) के वेला-सूचक शब्ठ--सभी दिशाओं मे सर्वत्र गूंज उठे | 

जिस किसी भी दिशा भे दृष्टि जाती, वहाँ वीर-बलयधारी नरेश अपने कमल-जैसे 
हाथ जोडे चक्रवत्ती की दिशा में ही (इस विचार से ) देखते हुए खडे रहते थे कि चक्रबत्ती 
का कटाक्ष उनपर पडे । एक दूसरे को धक्का देते हुए चलनेवाले अनेक हाथी, रथ, घोडे पदारति 
सेनिक--इनके कारण उठी हुई धूल गगन और धरती को भरती चली | 

पदाति सेनिक, हाथी, रथ, अश्व इन चारो से खूब भरी हुई सेना यदि अपने 
स्थान से आगे बढ भी जाना चाहे, तो उसके जाने के लिए मार्ग नहीं था , समुद्र जल-रूपी 
बस्तर से आवृत घरती भी ( उस सेना के भार से ) अपनी पीठ लचकाने लगी | अब कहों, 
इस चक्रवर्ती को ( अपने धर्मपूर्ण शासन से ) भूमि-भार हरनेवाला कैसे कहा जाय १ 

मे चक्रवर्ती इस प्रकार दो योजन दूर चलकर, स्वर्णमय ( मेय' ) पर्बत-सहश चद्र- 
शैल की तराई में जाकर ठहरे। चतुरंगिनी सेना भी वही ठहर गई। उस (सेना) में 
रहनेवाली रमणियों के केश मन्‍्मथ के वाहन * बने हुए हाथी ( अर्थात्‌; अंधकार ) के जेसे थे, 
तथा उनके दोनो स्तन, ( क्रमशः ) सनन्‍्मथ के बाण बने हुए पुष्पो और मलयपर्व॑त पर के 
चदन के लेप से सुगन्धित हो उठे थे | ( १-कर 2 


्् शखर प्राय वामावत्त होते हैं, दक्षिणावर्त शख अधिक मंगलप्रद माना जाता है ! 


५, त्मिल-साहित्य में कहीं-कही अन्धकार को सल्मथ का वाहन कहा गया है। 


भअध्याथ १४ 
चंद्रशेह पटल 

( हाथियों पर बेठी सुन्दरियाँ अपने पतियों के सहारे नीचे उतर पड़ी ) तब 

मुक्ताहार-विभूषित, मेर्द को भी अपने गृरुत्व से पराजित करनेवाले (अपने प्रियतम के ) 
प्राणी को हरने के इच्छुक सारिका-तुल्य मधुर बोलीवाली कुछ रमणियों ने, इृढ धनुर्धारी 
मन्मथ के आश्रयभूत अपने स्तनों को, अपने पत्तियों की भ्रजाओं के साथ ( आलिगन में ) 
बॉध दिया ; इधर उँचे और गगन-चुबी वव्वृक्ष को भी तोड़नेवाले, सरोवर को जाने के 
इच्छुक, हृढ धनुर्धारी मनन्‍्मथ-तमान वीरों को ले चलनेवाले कुछ हाथी" भी देवबदार तथा 
चंदन के वृक्षों से वॉध दिये गये | 

जो शत्रु सम्मुख होकर युद्ध करने से नहीं दवता, उसे कोई चतुर नरेश असावधानी- 
रहित विवेक के साथ राजतत्न से उखाड़ देता है। उसी प्रकार ( उँचे पेड़ से बेंघे हुए ) एक 
हाथी ने मेघ-मंडल को अपनी शाखाओं से छूनेवाले सुन्दर वृक्ष के तने को, समूल उखाड़ 
दिया और चलने लगा। 

कृष्ण ( अपनी माता यशोदा द्वारा ऊखल से बॉघ जाने पर ) अपने पीछे ऊखल को 
भी छुढकाते हुए, अति पुष्ट तनावाले दुगल अजुनवृद्षों के मध्य से होकर निकल गये थे और 
दोनो बृक्षो को बीच से तोड़कर गिरा ढिया था, उसी प्रकार एक हाथी अपनी (पिछली ) 
टॉँग से बेंपे आलान-स्तंभ को भी खीचता हुआ, वहाँ खड़े दो आम्रवृक्तों के मध्य से होकर 
निकल गया और एक साथ दोनो पेड़ो को गिराता हुआ चला गया | 

( हाथी के मन में ) बेर उत्मन्न कर देनेवाले कोप को दूर करने के लिए, मीठी 
वोली वोलकर निपुणता के साथ उसको वश में लानेवाला कोई महावत, किसी (राजा के ) 
मत्री जैता था , और वह हाथी, विविध शासतरो के अनुकूल हित-बचन धीरे-धीरे कहने पर 
भी उसे न सुननेवाले किसी ( उद्धत ) राजा के जैसा था। 

( कोई हाथी किसी जंगली हाथी की गंध पाकर क्रुद हो उठता है ओर उसकी 
खोज मे निकल पड़ता है। ) अंकुश से आहत कोई मत्त गज, अपने शत्रु हाथी को न देखकर 
मेघ के जेसे गरजता हुआ, बनगज के मार्ग का अनुसरण करता हुआ वायुवेग से चल पड़ा 
( क्रोध के आवेश में वह अपने मार्य मे आये विविध प्राणियों को मारता हुआ चला ), तो 
वाज, चील आदि पन्ची भुण्ड वॉधकर उसके पीछे-पीछे उड़े | वह दृश्य ऐसा था, जैसे किसी 
नदी के मार्ग में दूसरी नदी की धारा वह चली हो | 

बहुत-से हाथियों की पंक्तियाँ जहाँ बँधी हुईं थी, उस स्थान से कही से (सप्तपर्णी 
इच्तों की ) मदजल की-सी गंध आई, तो एक हाथी पागल हो उठा और अपने को दवाने- 
चाले अंकुश को भटके से दूर हटाकर मद्गध की दिशा भे ढोड़ चला और पुष्यों से लदे्‌ 
( सत्तपर्णी ) इक्ष को उखाड़, अपने अगले दोनो पैरो से रौदकर चूर-चूर कर दिया | 








१. मूल में स्तन और हाथी दोनो के लिए एक हो विशेषण का प्रयोग किया गया हे और श्लेप के आधार 
पर दो अलग-अलग अर्थ निकाले गये हे । 


(०८ कब रामायण 


असखझ्य गज, उनके मध्य मिद्रराक्रित सकीर्ण ललाटवाली हथिनियों और हाथी के 
ने मुएण्ड बधिकर खड थ| बृत्षी से भरा हुआ वह अरण्य ( हाथियों के ) एक वृथ-जैमा 

खडा था और बह ऋन्द्रशेल उस यूथ का पति जेसा खड़ा था | 

“विशव जानवाले उत्तम जन, नीच जनो की सगति करने पर, उन नीच जनों 
के वृद्धि-चिकारजनक दुगुणी को दल दते हैं--वह कथन ठीक ही है क्योकि ( सोने फे 
अक्रवाले ग्थ ) अपने स्वृणमय उक्रो के माग मे पडनेवाले काले पत्थरों को मी रगड-रगडकः 
अपने ( मुनहल्ले ) रग से युक्त कर देते थे | 

जगली मयूर. ( उस सेना की ) सुन्दरियों के बिब-समान अरुण अधरो को देसकर 
बह सममते थे कि ये बीरवहूटी" को झुख मे उठाये हुए है] कदादित्‌ इसी आरति से स्मणीय 
मेखलाधारिणी, हरिणनयनोवाली उन रमणियों के सुनहले लावण्य को देखते हुए वे 
धरम रह थे। 

गतिशील घोड़ो से उत्तरकर, हस-गति से चलकर, घनी बृक्षों क्री छाया मे 
जाकर ठहरनेवाली स्त्रियाँ, अपने शरीर पर के कलाप, ( सोलह लट्ठियोवाली ) मेंखलाओं, 
कर्णाभरण तथा अन्य आभूषणों की चमक के कारण पृष्पित लताओ जेसी सुशोमित हो 
गही भरी । 

यात्रा करने से थकी हुई स्त्रियाँ स्फटिक-प्रस्तरो पर लेटकर सो गई, तो भ्रमरी के 
भुण्ड उनके कोमल चरणों तथा मुखों पर, उन्हे सघन दलवाला कमल सममकर. मेंडराने 
लगे | ( दसरे ) स्फटिक-शिलाओं मे उनके प्रतिबिंवों को देखकर सखियाँ इस भ्रम मे पड़ 
गई कि यही वास्तविक स्त्रियाँ तो नहीं हैं | 

( जिस प्रकार ) बिदुशुत्‌ से शोसित मेघ उस चन्द्रशल से लगे रहते हैं, उसी 
प्रकार जब हथिनियाँ धरती से लगकर बेठ गई, तव लता-समान नारियाँ उनपर से उतरी। 
शब्द करनेवाले अपने नृपुरो के साथ वे अपने निवास-णहों (खेमो ) मे ऐसे चली. मानों व 
लक्ष्मी हो, णिसक्री कटि की समानता डमरू भी नहीं कर सकता--अपना निवास कमल-पुष्प 
छोटकर उन ग्रहों भे जा रही हो । 

पुष्टिवर्घक दाना खाने से खब पुष्ठ, तुदुष्को के द्वारा कई नगरो से लाये गये. 
घोर शब्द करनेबारो अति सुन्दर और वलिए अश्व, भृमि-ठेवी के हृदय को अलक्ृत बरने- 
याले गलनटार ऋ समान- अश्व-णालाओं मे बाँव गये | 

जहों-तहों लबे परढठ लगाये गये, मानो जल की बीचियाँ सटी कर दी गई हो । 
अट सपाई गई मानों समृद्रों को ही सेंबारकर रख दिया गया हो। वृक्षों के मध्य 
चधियों को बोदा गया. मानों बाइलो को ही लाकर सटा कर दिया गया हो । घाटों को 


|] 
बाबा गया मानों पत्नी छो है शोव रसा गया टो | 


पल झा व 
नर्नशीय मप्र की उसी गतियाली और हन्णि प्री जैमी नेत्ताली 
( इर्मादया ) सन्‍्त तीछाए शत गरी बोझ ( अपना-अपना स्थान ने पदचान लेन फे कारण / 


गयायजालम्ल ह, ३७ मील त॥ 


वालकायड श्ल्द 


भटक रहें थे , ( फिर ) भेरी के नाद और ढ़र तक सुनाई णड़नेवाले शम्ह के रबर मुनकर 
तथा ध्वजाओं को देखछर पहचान सके कि वशग्थ चक्रतत्ती का आवास ओन-सा 6, ।फ्र 
बहाँ पहुँच गये | 


( सेना के ) पेगी से उठी हुई धूलि ( रमणियों के ) मनोहर और उज्कल शरीः 
पर छा गई। इझुबक कुमार दूध के काग के समान वस्नों से ( अपनी स्िबतरमाओं के शर्गर 
पर से ) धूलि पोछने लग , उससे वे तदणियाँ ऐसी चमक. जेसे वित्रत्गर से अपने घर के 


् आनेगल ०० की गजकुमार बम आन ८ ८ न० 8 के जनक, भमि पर 
हाथी पर सवार हो आनेगलते गाजकुमगर. ऊँचे पढतों पर न ( नम्दल ) गम पर 
जैसे ही नीचे उतरे तथा €ि तालण्च्र-जैने बसे हुए 


उतर आनेवाले मिंहो के जसे 








इवेत वस्त्रो की ठनी पताकाओं से दुक्त उन आवानो मे मव्हास &र झु्गोधि ने 
कक धट्ेछ ७ ३ 5 >> छू ग़्क्ाः 2 मम 
भरी सुन्दरियों ऋ बन ऐसे लगते थ; जन मधा से मर शकाश म रहववाल्ते अन्छमा ऋ 
उज्ज्वल प्रतिविव, चारों तग्फ उठी हुई तरंगोंवाले नमुद्र के ध्वल जल ऋ मीतर ने दिखाई 


ढे रहे हो। 

कोई मत्तगज धूल में लोट जाता और उठकर आकाश 
खड़ा हों जाता। फिर, अपने काले रंग को ढकने ः 
में से पोछ देता . कितु दूसरे पाश्व में उम धूलि से लिम वह ऐसा उत्ता जाता; मानो 
शिवजी को अपने पाश्व मे लेकर विष्पु भगवान्‌ ही आ रहे हो | हि 


सज्जन उनके स्वमाव को पहचानने पर जिस पक्रार उन्हें एक ढन छोड़कर अलग हो दाते हैं. 
उमी प्रकार वेगवान्‌ अश्व अति सूछम धूलि पर लोट जाते ओर कद उठकर; उस घूत्ति को 
फ्राड़कर, दर हट जाते | 


ञ 


४ 


( भूमि, नारी और धन--इनकी 
कर. उत्तम गृणवान्‌ बोगी, अपने बोग-वल से 
परल्ञोक के फल को पहचानते हैं तथा अपने लक्ष्ब-स्थान मोक्ष के स्वस्प को 
मे 











क्ाय को पद्चानते हुए अपने ( लक्ष्य ) स्थान को जानकर उसकी ओर दौड़ चलते श्र, घर 
( अश्वारोही की ) थाज्ञा से बवकर वापस लाट आते थे | 

















जब कलकल करती हु वीजचियाँ इस प्रकार ऊेंडी उठती है छि उनसे लिसलकलण 
जल किनारे के कीलो मे जा गिरता है, तब उनके साथ ऊपर फ्के गये पृष्ठ मीन भी उछुलकर 
चमक उठते हैं, उमी प्रकार जब आकाश से गिरते हुए दुह्यरे के ऊँसे (इसे के ) प्मद 
हवा के कोके खाकर उड़त थे; तव परदो के मीतर गोर्टी खेलनेवाली न्त्रिणे के ब्लते नेद्र उन 
मीनो के समान ही चमक उठते थे | 

स्वच्छ जलवाली नव्याँ- अप्ने प्रवाह के सुख जाने ण्ग भी खोदने से थोड़ा-धोड़ा 


११९० कंव रामायण 


जलद्ान करती रहती है। वे उप्त दाता के समान है, जो (दान में सारी सपत्ति देकर 
निर्धन बनने के पश्चात्‌ भी ) याचकों को अपना वह समझकर, “नाही! नहीं कहता है, 
किंतु अपने पास बची हुईं सपत्ति में से ही कुछ दान देता ही रहता है। 

वीर योडा, जिनके वक्ष पर रत्नखचित (स्वर्ण ) हार ऐसे लगते थे, जैसे अब 
के सग विजली सचरण कर रही हों, जब अपने घने वॉधे गये केशों को हिलाते हुए, 
सद्मःसुवासित डेरी में प्रवेश करते थे, तब पर्वत की कंदराओ में प्रविष्ट होनेवाले मिंहो वे 
समान लगते थे। 

शूल और वराह-ढंत के जेसे ( तीदरण ) दॉतोवाले, रक्त-केशो से भरे अपने माथे 
पर, अनुपम (अतिरक्त वर्ण) इयुलिक धारण किये हुए बडे-बडे हाथी, (अपने शरीर पर वँधी) 
विविध घंटियो को ध्वनित करते हुए जब तर॑ण-भरे प्रवाह को हिलोरने लगते थे, तब वे ऐसे 
लगते थे, जेसे मधु और केव्म मनोहर नीलसमुद्र का आलोडन कर रहे हो | 

काले-काले मत्तगज, उन्हे ठीक-ठीक मार्ग पर चलानेबालों ( महावतों ) के 
सकेतो को नहीं मानते थे ओर ( अपने ) दोनो ओर खडे अपनी जातिबालो (हाथियों ) के 
द्वारा बाहर निकलने के लिए प्ररित किये जाने पर भी, वे-परवाही के साथ, जलाशयों मे 
ही पडे रहते थे। थे ( हाथी ) वेश्याओं के मेखलाचित जघन-तटो मे ही मर्न उन (कामुक) 
जनों के जेसे थे, जो ठीक मार्ग पर चलनेवाले ( गुझुजनों ) के उपदेशो को नहीं मानते और 
समवयस्क साथियों के द्वारा ( वेश्या-णहो से ) बाहर निकलने को प्रेरित किये जाने पर भी 
उसकी परवाह नहीं करते | 

श्रेष्ठ बस्त्रों से भूषित कटिवाली रमणियों के साथ, पुरुष, पाकशालाओं से जलती 
हुई अगरु की लकडियॉ ले आते थे और आग जलाकर थआऑ उठाते थे, जिससे वे सूर्य के आतप 
को भी मद कर ढेते थे , इस कारण से उनके ठहरने का वह पुरातन स्थान: गजन न करने- 
बाले मेघो से आबृत, विशाल समुद्र के जेमा ही था | 

कद्रा-युक्त पर्वतों मु निवास करनेवाले विद्याधर ( उस सेना के नर-नारियो को) 
देखने के लिए आते ओर उनके सौदर्य को देखकर यों आश्चर्य में पड जाते थे कि अपने 
साथी-सगियों को भी भूल जाते थ्रे। इस प्रकार सुन्दर राजकुमारों ओर तरुणियी के जम- 
घट से वह सेना ऐसी लगती थी, मानों अमरलोक ही भूल से धरती पर उत्तर आया हो ) 

तरुणियाँ अपने स्थान पर आने के पूर्व ही ( मार्ग की थकावट के कारण) लेट 
हुए पुरुषो से रूर जाती थी । वह मान उनके सौ्र्य को बढ़ा देता था। तब थे कभी तोते 
में मर भाषण करने लगती, कभी अपने नूपुरो से मधुर नाढ जत्मन्न करती हुई, धूप को भी 
लजानेबाली अपनी स्वर्णिम काति को आगे-आगे फेलाती हुई चलने लगती, मानों मधूरों का 
कुंड ही विहार कर रहा हो। 

कुछ वीर पुरुष जब अपनी भुजाओ के जैसे ही उन्नत उस ( चन्द्रशेल ) पर्वत के 
पर्सिरों को निहारते हुए भयकर सिंदो के समान घूसते थे, तब उनके उभय पटो के वीर 
बलय बज उठते थे उनऊे पुष्पहारो पर के अ्रमर शब्द करते हुए उड जाते थे उनके पराश्व 


बालकाणड १११ 


में खड़ग चमक उठते थे और लाल रत्न जड़े हुए उनके अंगढ रह-रहकर दीतिमान्‌ हो 
उठते थे | 

(धरती को चारों ओर से ) घेरकर पढे हुए समुद्र जैसे उज्ज्वल रल-भरितत 
स्तर्णिम (मेंस) पर्बत को पकडने के लिए आ पहुँचे हो, उसी प्रकार वह सेना उसड़कर आई 
और उम पर्वत-प्रांत में ठहर गई। अब हम उस चन्द्रशेल के रूप का वर्णन करेंगे, जिसे 
राजागण, उनकी पत्नियाँ, राजजुमार और लता-समान कुमारियॉ-सव मिलकर देखने लगे थे। 

दी्घ दतवाले गज, अपनी तालबृक्ष-सदृश सूंड़ो को वढाकर, स्वगलोक में स्थित 
कातिपूर्ण कल्पवृक्ष की ऊँची शाखाओं को, जिनपर अनेक श्रमर सगीत गाते हुए नृत्य 
करते रहते थे, पत्तो सहित तोड़कर अपने ग्राण-समान हथिनियों को दे देते थे | 

प्रवाल-सम लाल मेंह, जिनसे राग विकसित होते थे, तथा शीतल कुबलय-पुष्प- 
समान नयनो से युक्त कुर्रिजि-प्रदेश ( पावत्य-प्रदेश ) की सुन्दरियों को ऋतु-परिवत्तन की 
सूचना देलेवाते भ्रमर 'बेंगे! ( नामक ) वृक्ष के पुष्पी से अधाकर गगन के नक्षत्रों पर यह 
सोचकर लपक पड़ते थे कि ये भी नवमधु देनेवाले 'सुरपुत्ना' के फूल है | 

भक्षत्र' नामक हथिनी-सहित श्वेत चन्द्र! नामक हाथी अपनी दोनों कोटियों 
(धनुष की नोक) रुपी सुन्दर वक्त दंतो से मधु-धाराएँ वहा देता था (अर्थात्‌ , उस पर्वत के 
शहद के छत्तो में चन्द्र अपनी कोठियों को गड़ाकर उनसे मधु-धाराओ को वहा देता था ) | 
वे धाराएँ नालों के रूप में वह चलती थी| खेती करनेवाले किसान उन धाराओं का 
मार्ग बदलकर उनमें आकाशगगा के जल को वहा देते और उससे धान के अपने खेतो को 
सीचते थे। 

उस पर्वत को लॉघ न सकने के कारण उसकी तलहटी में ही अटककर रह जाले- 
वाले चन्द्रमा-रुपी मुकुर मे एक ओर से ( धरती पर रहनेवाली ) पर्वत की ख्त्रियाँ अपने 
श्रृज्धार कों ग्रतिबिबित देखती थी, तो दूसरी ओर से ( स्वर्गलोक में रहनेवाली ) अप्सराएँ: 
अपना सौदर्य देखती थी | 

वहाँ के पव॑तीय पुरुष, अपनी उन सुन्दरियों के ललाट के साथ चन्द्रमा की तुलना 
करके दखते थे जिन ( रमणियों ) के लेत्र उस शूलायुध के समान थे, जो हवा निकालने- 
बाली भाथियों की धधकती आग में तपाये बिना तथा धार पर विष और देल जाये बिना 
भी ग्राण हर लेनेवाले थे | 

( वहाँ के कोपड़ों के ) ऑगन में सभयकर सिह-शावक सुन्दर हथिनियों के जाये 
हुए बच्चो के साथ खेलते रहते थे। वक्र बालचन्द्र भी उज्ज्वल ललाट-युक्त पर्वत-जाति की 
नारियों के बच्चों के साथ खेलता रहता था। 

उस पव॑त के इन्द्रनील से भरे तदों पर तथा वहाँ के विद्याधरी के केश-भूषित 
सुन्दर शिरों पर, क्रमशः अंजन-पर्वततुल्य गजों को भारनेवाले कठोर सिंह के दृढ चरणों के 
( लाल ) चिह् तथा ( विद्याधर ) स्त्रियों के महावर-लगे कमल-चरणों के लगने से उत्पन्न 
आएं चिह दिखाई दे रहे थे | 

यहाँ की रमणियाँ इस प्रकार गाती थी कि सुन्दर मीन जैसे उनके नयन कानों 


११२ कंब रामायण 


2४ श्रूंकर स्थिर रह जाने थे। उनके दाँतों की चमक वाहर नहीं दिखाई ढेती थी। उनके 
दी्ष केश वधन से मुक्त होकर खिसक नही पडते थे। उनकी भौहे टेढी होकर नहीं मिलती थी । 
अपनी पुष्प-कोमल हथेली ओर अपने स्तर को सँवारकर (वीणा के 2 वारो को मेडती हुई 
वे अमृत वर्षा-मी करती थी। उनके उस सगीत को सुनकर किन्नर भी विस्मय-विश्युख हो 
जाते थे। 

मधु वहानेवाले पुष्प-हारो से भूषित तथा कानों के साथ संबंध जोडनेवाले करवाल- 
तुल्य नयन से युक्त तरुणियाँ जब स्फटिक-वेदिकाओ पर आसीन होती थी, तब उन धवल 
शिलाओ से उत्न्न जलधाराएँ उन तरुषियो के कुकुम-लेप से मिलकर ऐसी लगती थी, मानों 
असंख्य रत्नों के वने रषकों मे मद्य भरा गया हो | 

अपने पतियो के प्राणो को व्याकुल करती हुई, अजन-युक्त अश्रु बहाती हुई, रुठ- 
कर आँखें लाल करती हुईं देवज्लियों ने अपने केशों से मदार-पुष्पमालाओ कौ निकालकर 
फेंक दिया था | वे अम्तान ओर सु मरी मालाएँ उस पर्बत पर यत्र-तत्र शोभायमान थी | 

आम्रपल्‍लब के रंगवाली पहाड़ी स्त्रियाँ मुकुलित क्रमुक-पत्रों में पुणमालाएँ 
डालकर अपने केशो के साथ उनकी तुलना करके देखती थी। आमरण-भूपित देवागनाएँ 
अपने अग्नि-जैसे चमकते रत्न-खच्चित 'कटक' ( नामक आभूषणों ) को उतारकर 'कॉद्ल' 
( नामक पौधे ) के पुष्यों को पहना देती थी और अपने करो के साथ उनकी तुलना करके 
देखती थी | 

तीर चढ़ाये हुए धनुष के जैसी स्पदित भौहों के साथ (वीणा ) तत्नी से एकसर 
होकर मथुर गान करनेवाली तथा मपूरो के साथ नाचनेवाली देवज्ियोँ (अपने प्रियतमी से) 
मान करती हुई अपने रलहारों को उतारकर फेंक देती थरी। (उस पर्वत पर के ) वानर 
उन हारो को उठाकर पहन लेते थे और वानरियाँ उन्हे देख-देखकर आनदित होती थी | 

ऊँचे बढ़े हुए चदनबृत्षो से युक्त सानु-पदेशों में स्थित गेरिक के लगने के कारण 
मनोहर दिखाई देनेवाली लोभ-भरी दृश्चिनियाँ महावर लगाये हुए-सी दीखती थी | (उस 
पर्वत पर के ) उज्ज्वज्ञ पञ्न-रागों की लाल काति ( किरणे ) फेलने से वहाँ के आकाश पर 
सदा लाली छाई रहती थी | 

प्रथ्वी के अलकरण के निमित्त किरण-पुज-विशिष्ट मुक्ताओं को विखेरती हुई, 
पार्वती के प्रियतम ( शिवजी ) के शिर पर जो गगा उतरी थी, उमकी समानता करतो हुई 
अनन्त स्वर्ण को वहाती हुई, मोतियों के साथ आ गिरनेवाले निर्मारो की पक्तियाँ ( उम 
चद्रशेल पर) ऐसी दृष्टिगत होती थी, जसे त्रिविक्रम के वक्ष पर उत्तरीय वस्त्र लहरा रहे हों ! 

'सुरपुन्ना' के पुष्यो के साथ लवग-पुष्पो को भी सम्मिलित करके पहननेत्राले तथा 
मत्त श्रमरों को उड़ाकर शुद्ध सथ्ुु का पान करनेवाले ( वहाँ ठदरे हुए ) उन लोगों ने अश्ब- 
मुखी देवताओं को देखा, जो किन्नर-मिथ्रुनों के सगीत सुनकर अपना प्रणय-कलह त्याग 
देते थे। 

उन लोगो ने देखा कि अत्यत मुदित युवकों के सुन्दर वक्चों पर आघात करनेवाले 
स्तन-युगल जैसे अनुपम 'कोग” वृक्ष की कलियों के निकट ही, रमणियों की ही कटि के समान 


(् 
5 प 
ध 


डे कट 
चर्म फल हर 


एापघपर 


शाछाएँ 


समान (पतली ) शारू 


























शक हा हि 
20 ० ४7 फूछ ५३ 
॥७ छू ; 
हर 0 ॥+४ | 
]ृ ५ के 9 
(छ जि 7 
हे 
| !) 3 ह़ 
|] आई + 
, हक रे 4७ 
22० डी | ४४ 
है ४ पे है 
|__+ 3) ५ 
६ | $ए [ 
2, |? .. 
[20 [0५४ (पर 
८ ९ | ५ पर छत 
५४/४ ॥४ ५५ +ए 
| ड़ 
जा | | 
(ऑ #. ७४१ 
५, गा 
>> ए ४ ५४ 
|| भर 
ध 
[7 ३0 पा १5 
पा ॥ए' 82 | 
5 हि ५ 
हक हज न 
3 30७ ,॥ह 
कि का 
० (६ ॥५ ,|ह शक 
कि छ पट कु $॥९४ 
| 
| 
9 ४ | छ 
#।ए (ए ८4४ हि 
7 कि “5 के ॥७ 
9) /# ॥7 ट झ 
कह 
>> पर ०४ 69 ,रऊ 
कि छ कि बस 
ध् के हि 


बता 


प्रताल-झबर। 





७४ 
हि 


न | 





॥!.म 


4 हि] 
दर 
४0 | हि 
भा 

छ 
बा ॥5 

। 25 
शी 
तरह 
| 0, 
कद | 
कि, 
९ | ए ! 3 
0 | 
पैर 

॥९/ 
है 

८ 
भनंड.]७ 
उप 
(ध 2 
कि 
ऐप ]/ 
दा 

टू 
नए कं 
१ 
बी 
न पर 
9 
ए 
च हॉल 
५ है 
(2 
“ त 
॥४९ ॥9 ५० 
लक 
न 9७ $ई5ा 
जज उठ र्डि 
६. 59 नि 





ट 
रे 
द्रौप 
णजुएऐ! 
दका 
कि] 
कि 
पं गाज5 
रु, 4७४ 
्पि 
फ कक 
९ 
92) | 
पु 
6 
॥-5 न 
पक छ्ि 
ड़ 
हि 
जा (फ: 
नम हि 
 ॥52 
हम 
आप 
ह ण्ि |] 
५ 
चंद्र छः 
बट हि 
हि 
हि 
७ 4 
> 
अैजन्‍न्‍ने 


११४ कंब रामायण 


उस पर्वत का मध्य माग, जो आम के कोमल पल्लब के समान चमकता था, 
वह ( वास्तव में ) सोने का पन्न ही था। उसके ( पर्वत के ) दोनो पाश्वों मे हरिण, हाथी. 
सर्प आदि जन्तु तथा स्त्रियो के कंधो जेसे बॉस, पुन्नाग आदि के दृच्ष लगे ये | 

अंधकार-सदृश वराहों के शरीर पर (वहाँ रहनेवाली रमणियों के द्वारा उत्पादित) 
जो कुदुम-पक लग जाता, उसे वे आम, चंदन आदि के पेडों पर रगड्कर हटा देते थे। 
देवस्त्रिया-जेसी मधुरभाषिणी उन रमणियों के कारण वह विशाल पर्व॑त-प्रदेश स्वर्ग के ही 
सहश था | 

बहाँ ( चारे की खोज में ) वड-बडे सर्प सचरण करते थे, तो वडे-वडे बाँस जड़ 
से उखडकर गिर पड़ते थे। वन्य-मृगो के भागने से धूलि उडने लगती थी। वहाँ के 
भरने मुक्ताओं को साथ लेकर वडे शब्द करते हुए वह चलते थे। 

प्रशस्त करवाल के-जैसे कठोर सिंहो की समानता करनेवाले ( पुरुषो ) की सुन्दर 
भ्लुजाओ पर, उज्ज्वल तथा लाल रेखायुक्त रमणियों के आभरणालझृत स्तन लगने से तथा उन 
स्तनों पर के अगर-चदन का लेप और भुक्ताहार लगने से ( वे भुजाएँ: ) जिस प्रकार शोमित 
होती थी, उसी प्रकार उस पर्वत-प्रदेश पर चदन, कूंकुम आदि के बृक्ष शोभायमान थे | 

घले अरण्य से आबृत उस पर्बत पर रहनेवाला केले का वन वहाँ संचरण करती 
हुईं देवनारियों की ऊदओों के सहश था , वहाँ की (वन्य) ज्रियाँ, किज्नरो की-सी मधुरनाद- 
युक्त वीणा का बादन करती थी | 

मत्तगजी के मदजल का प्रवाह बडे वनस्पतियों को गिराता हुआ वह रहा था, 
जिसमे यत्र-तन्न स्थिर पडे हुए वृक्ष दिखाई देते थे, दूसरी ओर पहाडी नदियों में जल पीने 
के लिए पहाड़ी बकरे तथा अन्य मृग चलते हुए दिखाई पडते थे | 

बाघों के निवासभूत पर्वत-प्रदेशों में बडे बडे 'पटह”* यह सूचना देते हुए बज 
रहे थे कि अब पर्व॑तवासी काले रंग की नारियो के द्वारा कद-मूल खोदकर निकालने का समय 
आ गया है | 

वलिष्ठ गज जब उस पव॑त के जलाशय में डुबकी लगाते थे, तव (तट पर के ) 
शीतल बटबृक्ष और सरोवर की कमललताएंँ विध्वस्त हों जाती थी, उम्र सिंह जहाँ 
टहलते रहते थे, ऐसे घने जगलों से आवुत उस पर्बंत पर देववालाएँ आराम करती थी तो 
भ्रमर उनके केशो में आनद से बेठे रहते थे | 

उस पव॑त के ऊपर मेघ-पक्तियाँ आकर ठहरती थी, निचले भाग मे पुष्प- 
श्रेणियाँ मरी रहती थी |! बह पव॑त ऐसा था; जेसे विष्णु अपने हृदय पर लक्ष्मी को धारण 
किये हुए विराजमान हो | 

पुप्पो पर मेंडराते हुए मधु का पान करनेवाले अ्रमरो के समान ही, तरुण और 
तरुणियाँ घुल्-मिलकर उस ऊँचे पबत के तट-ग्रदेशो में क्रीडाएँ करते थे ! 

(वहाँ रहनेवाले नर-नारी ) उस पर्वत से उतरकर नीचे आने का विचार भी इस- 


१ पहाडी जाति के लोग फट निरालने का मौसम आने पर चमडे के विविध वाजो को वजाने लगते थे। 








बालकाणंड 2१५. 


लिए नही करते थे कि उस विचार-मात्र से उन्हें अन्त पीडा होती थी| जिस ग्रक्तार 


अपवर्ग-लोक मे पहुँचे हुए मुक्तजनन उस लोक के मुखानुभव के अतिरिक्त अन्य क्रोई विचार 
नही रखते, उसी प्रकार व लोग उस पर्वत के ही वेमब मे लीन रहते थे। 

मेंथो का विश्वाम-स्थान वना हुआ वह पर्वत हाथी के सह्श था। गगन पर 
सचरण करता हुआ उण्ण किरणवाला सूर्य उस हाथी पर आक्रमण करनेवाले सिंह के सहश था । 
नम, जी सूर्यास्त के समय की लालिमा से मर गया था- सिंह के आघात से वहनेवाले रक्त 
के सहश था। 

बड़ी-वड़ी शाखाओ से युक्त वहाँ के वृक्ष नम-लालिमा के प्रकाश में ऐमे लगते थे- 
मानों वे नये पल्लचो के भार से लट गये हो । अपने ऊपर सवंत्र उमर लालिमा के पड़ने से 
वह पर्वत रलो के पहाड़ जैसा लगता था | 

नेत्रों को रमणीय दीखनेवाले ध्श्यों तथा असख्य शिरो के कारण वह सुन्दर पर्वत 
मनोहर चन्दन-रस से लिप वक्षुवाले श्वामल ( विष्णु ) भगवान्‌ के सह्श था | 

प्राण एवं शरीर के दुल्व परस्पर ( प्रेम से भरे वे नर-नारी ) गुजार भरते हुए 
मेंडरानेवाले मथुपायी भ्रमर कुल के साथ; उस उन्नत पर्वत के प्रात मे आ ठहरे, 'जेसे के हाथी 
और हथिनी, सिंह और सिंहिनी, या हरिण और हरिणी ही हो। 

गगन भे सचरण करनेवाला; एकच्क्विशिष्ट रथवाला उर्य-त्पी निंह. जो 
तीछुण ताप-जनक दृष्टिवाला है. जिसके किरण-र्पी केसर है, जिनमें दूसरों के फेंके ह्वए तीर 


् 
हि 


भी ( छिपकर ) खो जात हैं तथा जो ऋ्लोध से दूसरों का विनाश करनेवाला है--थव 
अस्ताचल मे प्रविष्ठ हुआ । उमके अस्त होने पर घना अधकार, जो निंह के डर से कही ढ़ 
छिपा हुआ था; हाथियों के कुण्ड के समान बाहर निकला और सर्वत्र फेल गया। 
मदार-पुष्ष की सुगन्ध एवं मबु-मरी मालाओ से अलंकृत उक्रतर्ती (दशरथ) की 
सेना-वाहिनी रुपी गरजत हुए समुद्र भें सर्वत्र दीपमालाएँ जल उठी; मानो लाल कमल 
खिल उठे हों। 
शीवलता-युक्त रमपीव समुद्र की काग-भरी वीचियो में से निकला हुआ उज्ज्वल 
चन्द्रमा, नक्षत्रों से घिएर हुआ गगन मे आकर चमकने लगा; मानों रुचिर ऋअन्द्रिका के 
सहश (उज्ज्वल) बाछुका पर, कातिमव मुक्ताजों के साथ धवल शख संच्रण कर रहा हो | 
मस्ती की दुर्ग॒न्धि से पूर्ण ससुद्र ने एक घवल उन्द्रमा को पा लिया था, घिसे 
देखकर, इप्यविश, उस सेना-समुद्र से भी देंबनारी-महरा अपनी तरुणियों के मझू-त्पी 
असख्य चन्द्रमाओं से अपने को प्रकाशित कर लिया। हि 
जहाँ-जहाँ नर्तकियोँ नत्तंन ऋर रही थी. वहाँ-बहाँ 'मार्लन! करने के छारण सदर 
हुए मद्ढल ( वाद्यो ) का नाद, गाविकाओ का सग्रीत-नाद, संगीत के आलाप के अनुकूल 
बजनेवाली तत्रियो का नाद; हाथो से वाल देने से उत्नन्न नाद; गॉठार गाँसुरी का नाई-- 
ये सभी नाद इस प्क्कार उमड़ उठे कि स्वर्ग के निवासी भी आश्उर्च से उक्षित हो गर्भ । 


न्प 


3 ॥ ॥ 


ठडक के लिए रत्लाभरणी को हटाकर अपनी सखियों से प्रकाशग्गन मुक्ताहारों 


थे पु पहननेचाली हज रत 
लेकर अपने वक्ष पर पहननंत्राल्ली तथा अगरू-घूम ने ( पत्रमंगो को ) सुझानेवाली ( 


(५ 


चह्ाँ 


के 


११६ कब रामायण 


की रमणियाँ ) शीतल मधु-भरी मल्लिका-मालाओ को हटाकर सुगध-युक्त तथा घने ग्लोबाले 
करुमुहै' ( वृक्ष ) के पुष्पहारों को पहनने लगी | 

( उस पवत में ) नये-नये (पकड़कर ) लाये गये हाथियों को बॉधनेबाले लोग जो 
गीत रचकर गाते थे; उनका शब्द कहो सुनाई पड़ता था, कहो मद्य पीकर मत्त हुए पुरुष 
अपनी प्रेयसियों के साथ जो प्रलाप कर रहे थे, उसका शब्द था, कही वेश्याओं की मेखला 
का शब्द था और कही मदोन्‍्मत्त गजो के वेसुघ हो चिंघाड़ने का शब्द हो रहा था| 

रसना के द्वारा अपेय, अम्ृत-समान रतिशासत्र के विषय का अनुभव करने, दुर्लभ 
अम्रृत-जैसी रमणियों के हृदय में उत्मन्न मान को दूर करने, राय-युक्त गीतो को अवण कर 
उनके भाव को नयनों के नृत्याभिनय में देखने आदि कार्यों से ही ( उनलोगों की ) वह 
रात्रि व्यतीत हुईं। ( १-७७ ) 


अध्याय १४ 
पुष्प-चयन पटल 

न्ञत्रो से पूर्ण रात्रि-रुणी खड़॒ग-दतवालें हिरण्यकशियु पर क्रोध करके, पृजीभूत 
उप्ण किरण-रूपी सहख्त करो को वाहर निकाले हुए, अपने उद्यस्थान भूतपव॑त-रूपी सोने 
के स्तम्भ से, उज्ज्वल सूर्य-रूपी नरसिंह" निकले | 

नित्य कमो को पूरा करने के उपरात, ( दशरथ ) चन्रवत्तों ने जब प्रस्थान किया, 
तब सभी राजा लोगो ने खडे होकर नमस्कार किया | फिर, उनकी सेना-वाहिनी चलकर उस 
शोण नदी के निकट पहुँची, जिसके तटों के ऊँचे टीलो पर लहलहाते वन थे, टीलो के नीचे 
तलेयो में 'ककुनीर! ( नामक लताएँ ) फैली हुईं थी और जिसके घाटों मे कमललताएँ फेली 
हुईं थी । 

उस (शोंण नदी के) स्थान पर पहुँचकर सारी सेना विश्राम करने को ठहर गई, 
(उधर) सूर्य भी गगन-मडल के मध्य जा पहुँचा , राजा और राजकुमार अपनी-अपनी स्त्रियों 
क्रे साथ, स्रच्छ जलाशयों से शोमायमान शीतल तथा सुरगंधित उद्यान में, अ्रमरों के विश्राम 
भूत कोमल पुष्यो का चयन तथा जलविहार करने के लिए गये | 

(उस उद्यान में; उन सुन्दरियों को देखकर ) मयूर वहाँ से कदाचित्‌ यह सोचकर 
दूर हट गये कि ( वे सुन्दरियां ) भ्रू-रपी सुदृढ धनुष के द्वारा अदण रेखाओं से युक्त काली 
आँखे-ल्‍पी बाण चलाकर कही उन्हे आहत नकर दें। वे तरुणियाँ जब मछुल नूपुरों को 
बजाती हुईं डग भरती थी, तब हस ( पुष्पो के मध्य ) छिप जाते और गानेवाले भ्रमर 
( उन पुष्यों से ) गुजन करते हुए वाहर-छड़ जाते थे। ऐसा लगता था, मानो वे हस ( उन 
तरुणियों की पदगति से ) लज्जित हों पलायन कर रहे हो | 


१, इस पय में रानि को हिरगयकर्शिपु और सर्य को नरसिंद-तप बतलाया गया है , 


वालकाशड ११७ 


बे रमणियाँ अपनी सखियो के साथ मिलकर- अपने अग लत्रकाकर नाउन लगी; 
तो पीले सोने के बने 'शुद्ल! ( नामक कर्णामरण ) तथा मव्य हुलें ( नामऋ कर्पामस्प ) 
एक साथ चमक उठे और (उनकी पुष्प-मालाओं मे) बठे हुए 











उन ( नाचनेवाली र्ियी ) का देखकर छुगाश्त 
चाले पुर्ष उन लता-मह्श नार्यो को पुष्णित लताओं में प्रथकू नहीं पहचान णत्ते थे और 
अआ्रांत हंकर खड़े रह जात थ | 

रलो से खच्चित पीले स्वर्ण क आमरणों से अलकृत विशाल ज्वन, सगीतनय भाण्ण 
शीतल पुष्य-मधु से घुक्त केश--इनके साथ जब थे ग्मपियाँ झुए्ड वॉयकर मर्भीष आती; तो 
उनकी आहट सुनकर ही कोवलें अपना मुँह बट कर लेती। वह उनके डर के कारण नहीं; 
किंतु लजा के कारण ही था। वाग्मी व्यक्तियों के सामने छान झुह खोल सकता है १ 

बे सुल्दरियाँ अपने उन लेन्रो से, जो दिप से अधिक कठोर होने पर भी अमृत 
जैसे लगते थे, प्रेम के माथ देखकर और कमल-सदश अपने करो से पलडुकर ऊँचे बढ़े हुए 


फूल के पौधों को जब झुकाने लगी, तब ठे पौधे उनके नृयुर-भूपित उरणों एर सुकुमार घुष्णे 
को बरसाते हुए कट झुक गये | यदि जड़ वुत्तो की यह दशा हो; तो जब कान ऐसा (चेतन) 
व्यक्ति होंगा, जो लतातुल्व सूक्मकथ्वाली ( सिवा ) के निकट रुके विना रह सक्ते 2 

कमल-पुष्प पर आसीन ( लच्तमी ) देवी-जेमी उन 
सह्श करा से छुए जाने पर सुरमित पुप्पालकृत केशवाले पुरुषी 
जिनके बल से भयकर सिंह भी डर जाते हूं, कुककर रह जातों 
योस्व कोई विशेष वात है कि विक्रत्ित सुमनवाल पौधे ( उन 
जाते हैं ? 

म्घुर नाद 





ब्रा 
श 
ही 
न 
28 
हक, 
[| 
्न्न 
» जी 
| पष्प् 
हज 
श्ल 
£॥ 
हर 
| 
न्ः 
नि 
>> 
| 
ह3॥। 
ढ्रा 
&| 
99 





( 
कुवलय हैं )। वाश्चर्य मे 
थे 











मु 
उड़ाने पर भी नहीं उड़ते जो नवीनता के प्रेमी होते हैं, वे नई वस्तु को देखे पर 
क्या. उन्हें छाड़ दग ९ 

कुछ लताएँ, भुल-मुक जाती थी; तो कुछ पुष्पित दक्ष हाथ की ण्हुँच से भी छठे 
होकर ऐसे खड़े रहते 9, जेसे सठे हुए हो और भुकना नहीं छाहते हो | वह दृश्य ऐसा था. 
जैसे दृढ पर्वत-सच्श पुष्ट भुजाओंवाले उज्ज्वल शरीखाले, विकसित पुण्णहार धारण करनेंदाल 
पुद्धा रो के मध्य मयूर-तह्श कुछ ( नारियाँ र्‌ ) ख्ड़ी ही | 

पुणो के छुन लिये जाने पर शोमाहीन होकर म्लान दिखाई पड़लेवाली 
( शाखाओं को ) देखकर रित्र की पत्िमा (जेमी वे रमणियाँ ) सोचती थी कि थे ( शाझाएँ ) 
हमारे पतियों की इृष्टि मे मोव्यंदीन लगेगी, इसलिए ठे अपसे र लहार, म्र॒क्तामाला, मेखला; 








कि निय 2 पयमर की लक 
उतारकर उनको पहना ढेती थी और उन शीतल तश मुझुमार शाखाजो को 
द्र 


श्श् कंब रामायरां 


घने पुष्पो मे वेठकर मधु का पान करके सचरण करत रहदेवाल्े भ्रमर, अब 
सुगधित पुष्प मालाओं तथा कलियों को भी उतार दनेवाली (स्त्रियों) के रीते (खाली) केशों 
में ही रमने लगे और अपने प्रेम के पात्र पुष्पो पर नही जाते | बडे लोग उत्तम स्थान में ही 
सभी भोग्य विषयो का अचुभव करते हैं। 

अपने शरीर-सोदय के कारण, पुष्पासीन ( लक्ष्मी ) देवी का भी श्रगार बनने- 
वाली ( एक सुन्दरी ), धवल स्फटिक-शिला मे; कर मे पुष्प ल्थि दिखाई पड़नेवाले अपने 
ही प्रतिवित्र को देखकर समझ बेठी कि यह कोई अन्य रत्री है, जो मेरे पति की प्राण-समान 
प्रेयसी है। वह ( अपने ) दीर्म नेत्रों से अभ्रु वहाती हुई हाथ से पुष्प लिये वेसे ही खडी 
रह गई।" 

मेघो से घिरे हुए चन्द्र के समान सुखवाली, अनुपम पुष्पलता-तुल्य (एक नारी) ने 
देखा कि एक राजा अपनी झुजा पर का पुष्पहार उतारकर मयूर-तुल्य किसी (नारी ) 
को पहना रहा है, तब वह कचुक के खुल जाने पर कटि को लचकानेवाले (भारी ) स्तनों के 
अग्रभाग पर; शूल्-जेसे नेन्नों से अभरुवर्षा करती हुई * वही खडी रही | 

एक ग्रेमी राजा मयूर की-सी गति से आनेवाली अपनी प्रेयसी के मन की परीक्षा 
करने की इच्छा से उस सुन्दर उद्यान के एक माघवीलता-बुल्ल में जा छिपा। अपने 
पति के साथ निरंतर रहनेवाली वह सुन्दरी, जो इसके पहले कभी उससे बिलग न हुई थी, 
व्याकुल होकर भठकने लगी, मानों प्राणो की खोज में शरीर चक्कर लगा रहा हो । 

एक नारी, जो घृतसिक्त शूल़ धारण करनेवाले ( अपने ) पति से मान करके, 
इस प्रकार हो गईं थी कि उसकी काजल-अकित काली आँखों में बहुत लाली उत्पन्न हो 
गई थी, अपने हाथ की पहुँच से ऊँचे रहनेवाले पुष्पो को देखकर एक कोयल से हाथ जोड़- 
कर विनती करने लगी कि इन पुष्पों को मेरे लिए तोड दो। (मान के कारण पति से न 
कहकर कोयल से कहती है ) | 

ऊँचे नारियल के पेड़ पर लगे हुए फल को देखकर एक युवक ने कहा--आह | 
ये ( फल) तरुणियो के स्तनो के समान है! | (यह सुनकर) एक मुग्धा, जों उसकी पत्नी थी, 
थे नारियल्ल किस नारी के स्तनो के-जेसे है ” यह सोचती हुई क्रुद्ध हुई, सिसकियाँ लेने 
लगी और स्वेद-सिक्त होकर ठडी आहे भरने लगी | 

बुद्ध का सढेश पाते ही फूल उठनेवाली पर्वत-जेसी वलिप्ठ तथा सुन्दर भुजाओं 
से युक्त मन्मथ-समान अपने पति को पुष्प त्तोड़ते हुए देखकर, जल्द-सहश केशवाली और 





इसमें यह अर्थ ध्वनित होता हे कि उस स्त्री का पति स्फटिक-शिला में उस नारी का प्रतिविव देखकर 
उसी को अपनी प्रेयली समक लेता है और उससे प्रेम करने लगता है। इसपर उसकी प्रेयसी उस 
प्रतिविव को अल्य नारी समझकर रूट होती है 

यह विर॒हिणी नायिका है, अत अपने-पत्ति के रमरण में अश्र्‌ वहातो है | 

3, तिरुशियों के स्तना--चहुवचन के प्रयोग से इस मुग्धा नायिका को सदेह हुआ कि उसका पति अन्य 
क्षियों से प्रेम करता ह। 


न] 


ज्प्ने 





वोलकाशड हट 

कौकिल-जैसी बचनवाली उम त्री ने निकट आकर उसकी आखझे बँढ की, तो उस (पुदप ) 
ने पूछा--कौन है /* इसपर वह ( नारी ) अम्नि के जेस निःश्वाम बाम भरने लगी | 

एक राजा मधु-भरे नवविकसित पुण्यो को ( अपने हाथ में ) लिये हुए छड़ा था | 

तब अनेक नारियों ने पक भे अचुत्यन्न, मुगधित रक्तकमल-्जँस, वपने करो को एक साथ 

(उन पुणो को लेने के लिए ) आगे बढ़ाया, तव वह राजा उनके मध्य- याउत्रो को दुछ 

न देनेवाले और 'नाही? मी न कहनेवालें कठोर लोमी के समान ही खड़ा ग्हा | ( एक को 
देने पर अन्य सुन्दरियों रूठ जायेंगी, इस जाशंका मे पढ़ा हुआ वह झूड़ा रहा | ) 


आम 


कजलाकित नवनोवाली एक ( स्मणी ) ने अपने सामने ही अप्ने ग्राय-समान 
प्रभु को किसी दूसरी (ल्ली) का नाम लेते हुए पाया. तो उसने हुभनेवाले शल जमी (दीक्ष्यण) 
दृष्टि से उसकी ओर देखा ओर त्ास्तविक लजा के भार से दबी हुई, निर भुक्ावे; नोती हु 
कोमल पुष्यी को हाथ मे लेकर सँघा, तो उसके निःश्वास से (वे पुष्य ) कुज्तम गये | 
विजयशील रथवाला एक नरेश. जिसके सौठ्य को देरूकर उमकी दुललीन पतियों 
के मनोज्ञ कमलोपम बटन पर के काजल-लगे नवन मुख हो जाते ये; रू 
उस महामत्त गज के समान लगता था. जिसके मदजल पर आमकक्‍त हो भ्रमर मैंडरा रहे हो | 
अनिन्दनीय रुप-युक्त एक नृपति ने; सन्ध्याकालीन उज्ज्ल अधचन्द्र के जेस 
ललाटवाली ( एक पत्नी ) को तथा वदनीय पातित्रत्व-युक्त ( दूमरी पली ) को ( अपन 
लाये गये पुष्पो में से) आधा-आधघा भाग बॉठकर टिया, तो वे दोनो उन छुकुमागर पुष्पों को 
नीचे फेककर, आँखे लाल करती दुई ऐसे लौट उली, जेमे कलाप-युल्द मबूर जा रहे हो |९ 
एक नारी उम्त उद्यान रे; सर्वत्र मधु बहानेवालें छुगन्धित पुष्पो की झोज में इस 
प्रकार घूमती रही कि सहज गन्ध से युक्त अपने खुले हुए कणों की भी उसे सुछ 
रही, अपने वस्त्रो का भी उसे ध्यान नही रहा, अपने सुक्ताह्यागें के दूट जासे से दर-दूर तक 








पे 
शा 
हल 
| 
ना 
॥ लत 
न 
| 
| 
|| 
५! 
| 
5 
जे 
ह 
गा 





विखरते हुए मोतिवों की भी परवाह नहीं रही । ( लोग उसे देखकर मोचने लगे ) यह अण्ने 
प्राणो को खोज रही है या थोर कोई वस्तु ढूँढ रही है ? 

याल ( वीणा )-जसी स्व॒स्वाली तथा लक्ष्मी दवी-जेनी ( एक नारी ) बठुलनीय 
बलशाली ( अपने पति ) नरेश के (प्रेम की मिक्षा में ) कुके झड़ रहने पर भी न्वय मुकी 
नहीं ( थर्थात्‌, द्रवित नही हुई ), फिर उत राजा के निगश होकर उतल्त दाने के पश्चात्‌ पह 
द्रवितमन हुई। अब अत्यन्त ब्याकुल हो गम्भीर चतुर विछार करती हुई पहले उन राजा के 
स्थान पर थपले तोते को भेजा और ( उसकी खोज करते के बहाने से ) उसके पीछे-पीछे 
स्वयं चल पड़ी | 


सुन्दर पुष्य-माला से विभूषित वक्ष पर मन्मधथ के पाँच व्यप शत महल होकर 








5 
*, वह अथ चआानेत है कवि दाना घ्त्निदा अपन-अपने # श्णनछ बकरा सोच हर थी हकि नण्नि >> 
का अधिक चाहने ₹. हि 
७. ० 5 ह पं गन 
हो गट और ममब्कर उसी नई 4 ः 


| 
9५ 
५2. 
[3| 
के 
5५ 
री 
।१) कई 
डी 
न 
| 
/भ 
हू 
रह 
ँ। 
-!| 
५ 
| 
न 
हक । 
* 
॥ 
५१ ४४ 
प्ण 
द््‌ 
| 
५ 
&॥ 
| 


श्य्र कब रामायण 


























लता से पूछने लगा कि क्या तुम नन्‍्दार-पुण्ष नही दे उब्ती हो £ ( जर्धात्‌ , उन्‍्मतचन-सा 
प्रलाव छरने लगा ) | इस प्रचार, बह उन्ब्नाब्दि स्तनो एवं पृष्यालइझृत जेशोवाली ( अपनी 
म्रेमिका ) के लिए जिच्ल हो रूड़ा रहा | 

एक दुन्दरी से ( बपले पति ने ) कोई 5ण्राध जान-बृक्कर ढूँदढ निव्गला, जिससे 
वह अशननीय कोप से सर गई और मान करने लगी। जब उसके पति से उत्तके मान को दे 
लिया, दव वह प्रबद् व्यनन्द्ति हो सठी । वह वहाँ से दूर उलली गई और उुगंधित पुष्पों नये 
दूँढ-ढूँदनर उनकी माला ब्नाव्र ण्हन लिया किन्तु मान की आशका से ( अपनी णति 

जे । 








रत! 
जे 
| 
दा 
है| 
ञ 
शत 
ज 
भा 
है| 
हू 
सका, 
् 
2॥ 
११ ६4 
न ४ ब्व? “४ 
ब्ध्न 
| 
नजर 
4 
४ 
€९। 





बालकांगड १२१ 


तो तुम सुझे। देख लोगी'--कहती हुई उसके सुन्दर नीलकुंवलय-जैसे नवनों को अपने हाथी 
से बन्द करके हँस पड़ी | 
एक उत्तम ( नृषति ) धनुष की डोरी को अरुस्ताने पर लगाये हुए दूसरे वलिप्ठ 
कर मे एक रमणीय कोमल कमल-पुष्य लिये हुए केश-स्पी अन्धकार से घिरे नारियो के मुख 
रूपी कमल-वन के मध्य अरुण किरण-युक्त सूर्य के समान घूम रहा था। 
खेतो के पुष्ट, स्वच्छ रस से भरे इन्चु-त्पी लाल घनुष को हाथ में रखनेवाले 
मन्‍्मथ भी जिनसे लज्जित होता था, ऐसे सुन्दर पुरुष अपनी सुग्धा पलियों के मीठे तथा 
प्रीत्तिननक दिव्य गानों का ऐसे ही विवेचन कर रहे थे, जेंसे वे शास्त्रों का विवेचन 
कर रहे हो | 
धनुष पर चढ़ाने योरय यष्टि ( तीर ) हाथ में लिये हुए मन्मथ-रूपी लाला जब 
उद्यानो के भ्रमरो के नाव की मधुर वेणु वजाकर सकेत देने लगा, तव जेसे संध्याकाल में गायो 
के भुण्ड के मध्य बड़े-बड़े दृधम चलते है, उसी प्रकार नीलकमल-ज से काजल-लगे नेत्रोवाली 
नारियो के घरे में राजा ल्लोग चलने लगे | 
मन में ( तपस्या के लिए ) उत्साह से भरे हुए मुनियों के द्वारा यह वचन प्रसिद्ध 
हुआ है कि “यदि हमे बचना चाहिए; तो मन्मथ के हाथ के धनुप से!-- किन्तु ( सच्ची वात 
यह है कि ) पुष्य-लताओं से पुष्प चुननेवाली ( एक नारी की ) मोह का एक कोना-सात्र 
( उन मुनियो के थैय को हिला देने के लिए ) पर्वात है | (अर्थात्‌ , मन्मथ के धनुप से 
भी अधिक कठोर स्त्रियों के भोह-कमान है। ) 
पुष्प-गंध से सुवासित केश और रमणीय ललाटवाली एक ( सुन्दरी ) कदव-चृक्त 
पर ( पुष्प चुनने के लिए ) चढ़े हुए ( अपले ) पति के मन में जा चढ़ी (अर्थात्‌; उसके मन 
मे जाकर बेठ गई )। ( उत्तरोत्तर ) विकसित होनेवाले ज्ञान से जो महान हुए हैं, वे भी 
क्या पीन स्तनोवाली नारियों पर विजय पा सकते हैं १ ( अर्थात्‌ , उन्हे नहीं भूल सकते | ) 
एुष्प-शाखा पर चढ़ा हुआ एक ( पुरुष ), देवताओो के लिए भी जिसका 
रुप चित्रित करना समव नहीं था; ऐसी स्पवती ( अपनी पली ) के सौन्दर्य मे ही छवा रहा 
त्था ञ्सी पर अपने नयन गड़ाये रहा और पुण्यो के बब्ले कलियो और पल्लवों की 
तोड़-तोड़कर उसे देने लगा | 
अनुपम झुद्गर-जेसी भुजाओवाला एक पुरुष, अमरो से अलइझत केशोबाली 
( अपनी पत्नी ) का बदन देखकर, उसके विव-समान मेंह के स्पंटन के द्वारा ही वह सकेत 
पाकर कि उस ( नारी ) के मन में कोप वसा है, अपने मन मे व्याइुल हो उठा | 
_ इस प्रकार, थे नर-सारी विशुद्ध तथा शीतल छाया देनेवाले उद्यान के पुणपुज का 
चवन करते-करते ऊब गये और फिर घवल वीचियों से भरे निर्मल जल मे क्रीडा करने की 
कामना रखते हुए ( जल्क्रीडा के लिए ) उद्यत हुए | ( १-६६ ) 


अध्याय ९१४8 


जलक्रीडा पटल 

व उत्तम मर और अप्मरान्महश नारियाँ उस पुणोथाम मे निकलकर: शोभाव- 
मान पुष्पो से युक्त जलाशयों की ओर ऐसे चले आये, जेसे वत्य गज हथनियों के साथ चलते है। 
तब निर्मल स्वर्ग के निवासी देवता भी उन्हें देखकर लजित हो गये और श्रमर गुजार 
भरत हुए वहाँ से उठ चले | 

जलकीडा करने का बह दृश्य ऐसा था, जेस पुराने काल में गगा से 
भलकूत जटावाल ( शिव ) के सह्श महाव्‌ तपस्त्री ( दुर्वासा ) के शाप से दवेन्द्र का ऐश्वर्स 
आप्मराओ के साथ, उमड़ते हुए ज्षीर्समुठ्र मं जा छ्रवा हो | * 

काले रग से शुक्त कुबलय-पुष्प उन नारियों के नेत्र-पु्यों के समान खिले थे; 
( ता ) उन अलकृृत स्पव्ति ( नारियों ) के नग्न ( उन ) विकसित ठुबलय के जैसे हद 
शोमित ये। रक्त कमल (उन ) रसणियों के बदनों के जेमे ही खिले थे ( तो ) उन 
ग्मणियों के बदन ( उन ) रक्त कमल पुणों जेसे ही सुशोमित थे। 

(वे स्मणियाँ कैसी श्री 2 ) कुछ रमणियाँ मालयुक्त कमल पर आसीन ( लक्ष्मी 
देवी ) के मह्श ( अपने पतियों के ) वक्षों का गाढालिंगन करनेवाली थी, वो कुछ ( अपने 
प्रिया के) कधी छा सहारा लिये हुए, विजयलद्मी के सहश दृष्टिगत होती थी, इुछ जल का 
यो फैलाकर उद्यालती थी किवह ताड़ के पत्ते जेमा फेल जाता था; तो कुछ रसणियाँ पोठी 
मछलियों के उछलले पर भीत हो ( अपने ) पुरुषा का आलिंगन कर लेती थी। 

अमरी को आइष्ट क्नेबाली सुगधि से भर सुगंध-चूर्ण को तथा सुगंधित तल से 

बन वन्‍्तरी को वे एक रसने पर छिटकती थी। कुछ एक दसरे पर पुण-मालाएँ फंकती भी 
7 कुछ निर्मम जल का विश्य-ममान मेँह में भरकर अपने प्रेमियां पर फेकती थी और कुछ 
मैज-समान झरी को जोश्कर उसमे पानी भरकर दसरों पर फ्रकती श्री | 
धयसी-ममान रद तथा चिकने बॉस-जैंस कधोवाली ( कुछ नारियाँ ) ( जल 
॥ बरी लगावर ऊपर उठने पर 9 अपन बठन का ढकनवाल पृषा-भर केशोीं वा हेंटात्ी 
/ (कमी को अपण साथ टीडा करने को लिए बुलाती थी। बृछ स्मणियों ऐसी थी. नो स्वर्ण 
समान स्समी पर ( उल ऊ ) पुण्यों का स्पर्श होने से तटप उठती थी | 

गाल विपफल तथा ऋमल की समानता करनवाल सगांते के अभ्वस्त स्मणाथ 
में” तथा भी यम दिस मनीहर सबनी से युक्त कठिलीन रमॉणियाँ € जल के / भीतर 
घोागिवाले वाफ  भीनों को देरपर अपने पतियों से एछती थी कि "कया अलपारात्रा 


२ आदत, 
४ शापन टोल है ? 


३४५ ५५ 


बट कक 


चर , 


गीस शोमित ्शवारा | >तग- 


करो ४ आररद » जारा, गतुपृ् पुण्य 
* > लक 26 घ जल कप 
बाद इण 5 मसाद पपछू मात्रा नासा (्‌ ययग्दगग प्रतिदिबिस उतर थे राचल लगी 


ह है गा पत्र! 


वालकांग्ड नर 


| 


कि यह सुन्दर ललाठवाली (कोई अन्य नारी 


सखी है, फिर आनन्द्र से अपने निर्देव स्तनों का हार उतारकर उस प्रातवित् का ढेस लगी | 
3 
अपन 








अ्रग्रो से घिरे पुष्ण्हारों से शोमित रमणियाँ ( अपने ) प्िवतमों की वद्रन्मह्श 
हृढ मुजाओो का आलिगन करते की इच्छा से जलाशय के तद की ओर उलने लगी, हो दे 
गगनोन्नत पर्वतों पर रहरेवाले सुछुमार मयूगो के समान लगती थी। उनके कर्षामग्णो 
की काति छिठ्क ग्ही थी और ओ का हार ( उनके उपर ) प्रदाशमागन था | 


ने जाने, उस जलक्राडा के ममव 


रे 
भर 
0|/ 
ककया: 
| थी! 
ठ 
और 
तन 
तन 
हा 
मर 
०५ 
। 
|| 
श! 
द्व | 
हर 
ह4 डे 


हे च्् 
ड़ ही ना « आँखोदाली 25 ... आज 
लाल रखाओ से युक्त करत मीन जेसी आँखोगली एक छुन्दगी »ण्नी आाँखें ( और भी ) 


लाल करती के ०] पेघ हमे जाकर कमलवन ५०0... जज हि" इसका 
लाल करती हुई, क्राघ स॑ जाकर कमलवन के भीतर छुपर रहा और उस 
ऐ 55 दः 55. 


पहचान सकने के कारण कि कोन पक्रज है ओर 











खड़ा रहा | 

जब-जब वे सुन्दरियाँ जल मे डुबकी लगाकूर ऊण्य उठती थी, तब॒-तत ( उनके ) 
पहलव-ममान हाथो के स्वर्ण-ककण और शंख-बलब अ्रमर के साथ बोल उठते थे | उनके 
भारी नितवो पर से अनेक लड़ियो की मेझलाएँ खिनक जाती जौ ग्रट्ट पेरों 





उलमक जाती थी * तब वे रमणियाँ यह सोचकर कि परो मे नॉण ही लिण्ट गये 
धरथरा उठती | 
वहाँ वत्तुल अंगदो से भूषित विशाल भुजाओं से शोमावग्गन, पुष्पमलाध्यरी एक 
नृपति जल मे मन्न हों क्रीडा करनेवाली नारियी के द डे 
जिस प्रकार मदरपरवंत ( छीर सागर के ) सश्न के समय समुद्र से, अमृत के माथ इसन्र 
देवनारियों से घिरा हुआ खड़ा हो । 


तोड़ि! ( नामक कंक्णो ) से शोमित ऊमल-समान लाल-लाल कर, रूचछ हास- 


| 
न 











युक्ते अरूण मुह तथा छतानममान काटनाहत मुन्दास्या के मध्य एक गाजा इस प्रराग 
था कम प्रछार 4 सुगधित अमल किनागोबाले न्त्ल््त्े 25२. 
खड़ा था, जिस प्रकार त॑ कमल-मरें किनागोवाले बन-सगोवर में हश्चिनियों से घिग हुआ 
ही 8 न ध्ट 
कोई मत्तगज खड़ा हो । 
अरूण्य के नवरो के गे की |] पसिदानवाले मौठ्सय पक अन्त अरकनन “ 
ये के नई 2 जात दा का चताल ताइय से युक्त तथा परन्‍दर बब्नन्त: 
बाल ने ० ० ढीव जे कंशो से विम्धित रमणियों ८ 
वाल भेव की समानता करनेवाले ढीव केशों मे विभूषित रमणिणों के मध्य एक राजा 








धनुप रखनेबाला बल्षिछ सुजाराली ( मन्‍्नथ ) को ( मौदर्य ) ग्रुप के 





8 हद त्श्व क्छर श़्म्॒ ष्ी हु नही- च्यृ नो हि: कप ' द्दछ ल्ब्श्रुत्त हवा मय हे 
कम ्द् का ह्च 
शाग्ब बदन पर सच्य्णण ( विशाल ) नबनो से शोनाव्मन एक स्मपी सवस-डैसनी साखियो 


१२४ कब रामायण 


से घिरी हुई इस प्रकार खड़ी थी, जिस प्रकार पहलवों तथा पुष्पो के साथ बढनेंवाली 
लताओ से घिरी हुईं, सागर से उत्मन्न कोमल पुष्पवाली कल्पलता हो | 

रथ से लिये हुए ( अग-जेसे ) जघनवाली, नारिकेल-बृक्त से लिये हुए ( फल 
जैसे ) स्तनोबाली, अन्यत्र कही प्रास न होनेवाले सौन्दर्य से युक्त एक सुन्दरी. जल मे 
सग्न होकर इस प्रकार ऊपर उठी कि कंचुक मे बेंघे हुए उसके स्तन बाहर दिखाई देने लगे। 
तव उसका बदन निर्मल जल में दृश्यमान चन्द्र के प्रतिविंव के सहश शोमित हुआ | 

पर्वतो को परास्त करनेवाली भारी भुजाएँ, वच्नर के अन्दर न समानेवाले विशाल 
जघन, घटो के समान स्तन--ये सब परस्पर धक्का देते हुए सघर्ष-सें करने लगे, जिससे 
( उस सरोवर का ) जल्ल तटो को पारकर फैल गया | 

लाल अधर श्वेत हो गये, नेत्र लाल हों गये, शरीर का अगराग गल्ित हो गया, 
(कि में बेंधघा ) वस्त्र खिके गया। कुकुमराग से लिप्त भारी स्तनोवाली रमणियाँ 
उस जलाशय मे इस प्रकार मग्न होने लगी कि उस समय वह जलाशय भी प्रेम के साथ 
आलिंगित होनेंवाले उनके पति के समान दीखता था |. 7 

#विशुद्ध ज्ञानवान्‌ व्यक्ति के साथ सहवास करनेवाले ( साधारण ) नर भी ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, यह कथन ठीक ही है , उसी प्रकार (उमर जलाशय के) मीन मी म॒धु, कस्तूरी, 
शालवृत्ञ का धुओआँ, अगरु लकड़ी का घधुऑ--इनकी गंध से सुवासित हो उठे थे। ( उपयुक्त 
कथन के लिए ) इससे बढ़कर अब और क्या उदाहरण आवश्यक है £ 

बडे राजाओं की देह से ग्रात्त चनदन-लेप, क्रीडा मे निरत रमणियों से प्राप्त कूँकुम- 
राग--इनसे भर जाने से वह मनोहर जलाशय ऐसा दिखाई पड़ता था, जेसे कोई नील मेघ 
आकाश की लालिमा से रंग गया हो। 

शरीर पर के अगरु, चन्दन आदि से बने अंगराग के धुल जाने से चाशनी-जेसी 
मीठी बोली तथा विम्ब-जेसे लाल अधर से शोमित वे सुन्दरियाँ सान पर चढाये गये 
रत्न के समान चमक उठो। 

ऋपटनेवाले सिंह के समान एक वीर की स्वच्छ स्वर्गाभरण-भूषित झुजाओं पर 
आद्रचन्दन से लिखा गया चित्र जल का प्रवाह लगने से घुल गया | उसे देखकर एक तन्‍्वी 
के लाल रेखाओ से अंकित काले नेत्र लाल हो छठे | 

काम-बैदना से जली हुईं तथा नितंव-भार से युक्त एक रमणी के देह ताप से तप 
होकर, मकरंद-पूर्ण० नवविकसित तथा मधुखाबी केशरवाले पुष्यो से युक्त बह तरगायमान 
शीतल जलाशय भी छउष्ण हो उठा । 

अनुपम पुष्पो से अलकृत भुजाओवाले एक नरेश ने (अंजलि मे) जल उठाकर एक 
श्मणी के तैलाक्त केशो पर चढ़ाया; जैसे रक्तपकज पर आसीन लक्ष्मी को श्रेष्ठगजण अपने 
हाथ ( सूंड ) से जल-स्नान करा रहा हो! 

तरुण इस कमल-पुष्यो पर बेंठे थे। वे ऐसे लगते थे, मानों यह सोचकर कि 
ये कमल हमारी चचल गति को परास्त करनेवाली ( सुन्दरियों ) के मदुल पदों की समानता 
कर रहें हैं, क्रोध मकट करते हुए उन पुष्यो को ( अपने पैरो से ) रोद रहे हों ) 


बॉलकाएड १२४. 


चन्दन के धुल जाने पर नख-कतो के चिह्ो-सहित हाप्टिगत होनेबाले ( उस 
रमणियों के ) स्तन, सुन्दर धागो में लिपटे स्वणंकलश-जैसे थे। उन कलशों को देखकर 
कितने पुरुषो के वित्त जल उठे--मै क्या कहूँ १ 

जक्रधारी एक नरेश में अपने दी घने दलवाले कमल-जैसे हस्त से (बुछ सकेत ) 
प्रकट किया, उसको देखकर बीलि' ( नामक लाल ) फल के समान अधरवाली एक तन्वी ने 
अपनी सखी के कटाक्ष के द्वारा ही उसका उत्तर दिलाया | 

लहरो के आगे ढकेले जाने और उथल-पुथल होने से निर्मल जल म रबत पंकज 
छूब-डूब जाते थे, मानो वे कमल चितकबरे हरिण की समानता करनेवाली उन (सुन्दरियो) 
के बदन की सहशता न कर सकने के कारण ही लज्जित हों अपने को ( जल में ) 
छिपा रहे हो | 

उपयुक्त ढंग से जलक्रीडा करने के पश्चात्‌ बीर-बलयधारी पुरुष तथा स्थ्रियाँ 
उस जलाशय से निकलकर, उसको शोभाहीन बनाते हुए किनारे पर आ गईं और योग्य 
बस्त्रो तथा आभरणी को पहना | 

जलक़रीडा के बाद ( उनके बाहर ) निकल आने से, वह जल्लाशय उस आकाश के 
सहश दीखने लगा, जिसमें से तैरते हुए चन्द्र और नक्षत्र अच्श्य हो गये हो, या अवतक उसमे 
जो कमल-पुष्प ( सुन्दरियों के चदन आदि ) विकसित थे, वे अब उससे दूर हट गये हो | 

हरिण-सहश नयनोवाली ( रमणियों ) ने पुरुषों-सहित जो जलक्रोंडा की थी; 
उसको देखता हुआ उप्णकिरण ( सूर्य ) मीनो से पूर्ण समुद्र में समा गया, मानों वह स्वयं 
भी वेसा ही जलविहार करना चाहता हो | 

अपनी निबलता के कारण हारकर भी फिर अपने शन्नु पर चढ़ आनेवाले राजा 
के जैसे ही, सर्वत्ष रमणियो के बदनो से पराजित हुआ चन्द्रमा, फिर प्रकठ हुआ | (१-३३) 


छे 


अध्याय १७ 
मद्यपान पटल 


सर्वत्र शीतल ज्योत्तना इस प्रकार फेल गई, मानों वह श्वेत रंग के मद्य की बाढ हो 
या सगीत ही साकार होकर जगत्‌ में फेल गया हो, या (प्राणियों के ) हृदय की कामों 
बहिरंत हो गई हो। 

सम्मिलित रहनेवाले लोगो ( ल्ली-पुरुषो ) के लिए सुखदायक मद बनकर वियोग 
का दुःख भोगनेवालो के लिए प्राण-पीडक बिष वनकर तथा प्रणय-कलह मे क्रद्ध व्यक्तियों 
के लिए सहायक दूत बनकर, वह समृद्ध ज्योत्रना सन्‍्मथ की. प्रार्थना से सर्वत्र फैलने लगी | 

( उस चाँदनी में ) सब नदियाँ गंगा नदी के समान दृष्टिगत होती थी, सब समुद्र 


१२६ कंब रामायण 


विख्यात क्षीरसमुद्र से लगते थे, सव पर्वत अनंत मगवान्‌ ( शिव ) के पर्वत ( केल्लास ) के 
समान ठीखते थे , उस चॉदनी के प्रसार के बारे मे हम ओर क्‍या कहे १ 

सभी निर्मल दिशाएँ तथा उनमें रहनेवाले सब चेतन-अचेतन पदार्थ उस चढ़िका 
की बाढ़ में श्वेत हो गये थे, मानों समुद्र से घिरी यह धरती, बज़्-सइश करवाल-युक्त मकर- 
केतन (मन्मथ) के (जन्मदिवस के सूचक) श्वेतवस््र को धारण किये हुए शोमित हो रही हो | 

सब रमणियाँ, उज्ज्वल तारको के सहश मुक्ताओ (के बने चँदोवे ) की छाया मे, 
सचरणमाण म्ेघों के विश्वामस्थान बने हुए उद्यान-रूपी जबनिकांतर में, सरोवरो के समान 
चमकते हुए स्फटिको से अक्राशमान काननों में और शोमायमान पुष्प-कुजो मे जा पहुँची | 

पृथ्वी से सुरमित कूंतलवाली ( रमणियाँ ) पुष्पो की शय्याओं के ( रति ) समर 
में आनन्द पाने का विचार करती हुई मनोहर स्वर्ण-चषकों मे ठाले गये अछृत-सदृश मद्य का 
पान करने लगी | 

नक्षत्रों से शोमित गगन पर विहार करनेवाली (अप्सराएँ) तथा विश्याधर सुद्रियाँ 
भी जिनकी सुन्दरता की समता नहीं कर सकती, वेसी (सुन्दर) शरीरवाली तथा हरिणों को 
परास्त करनेवाले नयनों से युक्त वे ( रमणियाँ ) अपने मुख से मद्य को इस प्रकार पीने लगी, 
मानो श्रमरों से घिरे पुष्प में मधु ढाला जा रहा हो ) 

वह चषक, जो बिखरे हुए दूध के जेसे चन्द्र-किरणो से अंकित था, (किसी रमणी 
के ) कर की मनोहर अरुण काति के पड़ने से लाल दिखाई पडले लगा है | उस अनुप्रम सुदरी 
के सुख में गिरा हुआ मद्य अमृत बनकर चमक छठा ( अर्थात्‌, उसके श्वेत दाँती की छाया से 
मथ्य भी श्वेत हो उठा ), तव उसकी अ्रंजन-लगी आँखें भी लाल हो गई'। 

पुष्ममाला, 'पुनहु' (एक सुगन्धित हव्य )) शीतल अगर का धूम, इनसे सुवासित 
कुतलवाली (रमणियाँ), जिस श्वेत मद्य का पान करती थी, वह (मद्र ) अभ्निकुण्ड में डाले 
गये होमघृत के समान अंतर में स्थित कासामि को भडकाकर बाहर प्रकट कर देता था | 

कांतिपूर्ण ललाटवाली एक ( सुन्दरी ) स्वर्ण के बने शीतल सुगधित मण्न-भरे 
चपक में अपने भव्य प्रतिबिव को देखकर ( यह समभकर कि छोई अन्य नारी मगपान कर 
रही है ) कह उठी--हे सखी, मेरे साथ तुम भी आनन्द से मश्पान करों।! विष समान 
दीर्ध नयन तथा सुधा-समान मधुरवाणी युक्त ( तरुणियों ) के अनान-सहश अनान भी क्‍या 
कही हो सकता है १ 

(यह दृट न जाये ) ऐसा डर उत्पन्न करनेवाली यूछमकटि-्युक्त अप्सरा-समान 
कोई ( सुन्दरी ) अलकभार, विपाक्त शल-सहश काले नयन, रक्त सुख--इनसे सुशीमित 
हँसता हुआ अपना वदन सत्य में ( प्रतिविबित ) देखकर ( यह समककर कि यह कोई अन्य 
नारी है ) कह उठी कि 'हे पगली, तू ने यह क्‍या काम किया £ यहाँ ( सुराही में 2 अधिक 
मात्रा में मद के रहते हुए मी तू व्यर्थ ही जहन का पान करती है” और अपने दतत-रूपी 
कद-कलियों को प्रकट करती हुई हँस पड़ी | 

हु अनुपम रूपव॒ती, अन्याहश ( विचित्र ) कठोरता रखनेवाले तथा हत्यारे शल् की 

समानता करनेवाले नयनो से युक्त ( एक रमणी ) गलमय मधुपात्र में श्वेत ज्योत्त्ना पड़ने 


वाल॑काणड १२७ 


से उसे मधु से मरा हुआ समझकर उठाकर पीने लगी, तो आसपास के सब ज्ञोग उसका 
उपहाम करते हुए हँस पड़े , वह ( वेचारी ) अपने मन में बहुत लजित हुई। 
किशुक पृष्प-समान सुखवाली एक ( तरुणी )) जिसका मृदु बचन ऐसा था कि 
उसे सुनकर लोग कहते थे क्रि 'बीणा तथा वेणु को नाढ-माधुरी देनेवाली इसकी ही बोली है, 
नालसहित नीलकुबलय " को भीतर रखनेवाले सुगधित मद्य-मरे पात्र में, अपने कर्वाल- 
तुल्य नयनो का प्रतिबिंब देखा ओर भ्रमर की श्राति से उस ( प्रतिविव ) को छड़ाने लगी। 
बहाँ सोने का कणणभूषण पहनी हुईं, एक ( तरुणी ) ने मय में दिखाई देनेबाले 
सुन्दर चन्द्र-प्रतिबिंव को अपने नयनों को सतृप्ति देती हुई देखा और उसे समकाकर मधुर 
वचन कहने लगी--( हे चन्द्र | ) तू आकाश के राहु नामक सर्प से डरकर यहाँ ( इस मगर 
पात्र मे ) आ छिपा है, मैने तुके अमय प्रदान किया; तू डर सत |? 
नदी-धारा की भौरी एक ही स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई है, ऐसा अनुमान 
उत्पन्न करनेवाली नाभि से शोभित एक ( तरुणी ) ने रक्त-मधु की वर्षा करनेवाले पुष्पी के 
चेंटोवे को चीरकर नीचे करतेवाली धनी ज्योत्ना को देखा और ( मव्यपान से ) ज्ञानश्रष्ट 
हो जाने के कारण अथवा ज्री-सहज अबोधता के कारण उसे मद्य समझकर पात्र मे भरने का 
प्रयत्न करने लगी | 
बिजली के समान लचकती हुई कटिवाली एक ( सुन्दरी ) को उज्ज्वल अमृत- 
हुल्य मधुर वाणी बीच में ही ( पूर्ण हुए विना ही ) स्खलित हो जाती थी। वह (नारी ) 
अपने जघन पर की भेखला को हटाकर उसके स्थान में पुष्पह्गों को पहनने लगी और स्वर्ण- 
हार को केशों से धारण करते लगी। ( ये सब सद्यपान से मत्त व्यक्ति के कार्य है | ) 
एक ( रमणी ) ने मद्य-मरे रलखचित चपक मे हास्ययुक्त अपने बदन ( के प्रति- 
विंब ) को देखकर यह सोचा कि गगन पर का ऋन्‍्द्र सथु की कामना से ( उस पात्र में ) 
उत्तर आया है. वह उस ( प्रतिबिव ) से कहने लगी--“ह॒टय को आनन्द दनेबाले अपने 
पति के साथ जब मैं मान करूँगी, तब तुम यदि मुझे जलाओंगे नहीं, किंतु शीतल ही बने 
रहोगे, तो मै यह सद्य तुमकों पीने के लिए ढूँगी |? 
तिल-पुष्प सह्श सुन्दर नासिकावाली, आभूषण पहनी हुई एक रमणी नशे के कारण 
यह भी न जान सकी कि हाथ के कॉप उठने से मद्य आसन पर गिर गया है और यह सोच 
कर कि अभी पात्र में मद्य है उसे हाथ से उठाकर अपने पद्मराग तुल्य अधर से लगा लिया | 
भुण्डों में मेंडराते हुए भ्रमर आकाश मे ऐसे फैले हुए थे, जैसे किसी वे लोमी की 
सपत्ति की कामना करते हुए याचक आ जुटे हो। एक सुन्ढरी, मबुस्ताची कमल-समान 
अपने अदृण मुँह को खोलकर म्य पीने से डरती थी ( इसलिए कि कही भ्रमर मेँह मे न घुस 
जाये ), अतः चप्क से कमल के खोखले नाल को रखकर उसके द्वारा मद ( चूसकर ) 
पीने लगी | 
एक ( रमणी ), जिसकी आँखें चर्मकोप से तत्लण निकाले गये खडग के समान 
चमक उठती थी और जिनको देखकर जलपतक्तियों से भरे कमल तडाग में रहनेवाले मीन 











१ कहा जाता है कि मथ से सुगघ उत्पन्न करने के लिए कुबलय. कमल आदि पुष्पो को ढाला जाता था। 


१३८ कंब रामायण 


भी व्याइुल् हो भाग खडे होते थे, जो भु से पूर्ण पुष्पों से' अलकृत कोमल कुत्तलवाली 
और मवूर-तुल्य थी, इमलिए मद्यपान नहीं करती थी कि उसके हृटव में निवास करनेबाला 
प्रेमी मद्यतेवी नहीं था। 

एक नारी क्रोध का अभिनव दिखानेवाले व्यक्ति के सामान ही यम-समान नेत्रो 
को लाल किये, लल्लाट पर ठेढ़ी भौहो को चढ़ाये, चमकते दाँतो को कटकटाती हुईं मनोहर 
पह्लवों को परास्त करनेवाले अपने करतलों से ताली वजाती थी | 

एक रमणी, काँपते हुए अतिरक्त अधर-विब को श्वेत ज्योत्स्ना पर क्रोध करनेवाले 
अपने दाँतो से व्वाये हुए, बहुत पेने और खून मे लथपथ शूल-जैमी आँखो से धूर रही थी । 
उसकी देह से जो स्वेद वह चला, वह (शरीर से ) बाहर उमड़ते हुए मद्य के समान ही 
दीखता था| | 

किसी नारी के विंवफल-सहश उभडे अघर से प्रकट होंनेवाली लाली ऑँखो मे 
जा चढ़ी | वह सोचती कुछ थी और कहती कुछ | उसके अनुपम कमल-तुल्य वदन पर भ्रू-रुपी 
धनुष झुक गये |] ललाट-रूपी चन्द्र भी ओस बरसाने लगा | 

( किसी के ) सेमल के फूल-जेसे अधर की लाली छूट रही थी, ढाँतो से मधुर-रस 
(लार ) वह रहा था, स्तन-कुचक का वधन और नीवी-वधन दीले पड़ रहे थे, लहराते हुए 
केशपाश छूटकर लटक रहे थे | उसके वदन से हास उत्पन्न हों रहा था | पति-समागम और 
मथ्पान--ढोंनो एक ही जेसे ( लक्षणवाले ) होते है । 

“मुखर नूपुरवाले मन्‍्मथ से मै जो पीडित हूँ; इस उस (मेरे प्रियतम ) को 
बताओ, यो कहकर अपनी सखी को ग्रियतम के पास भेजती हुई रक्न-खत्चित मेखलावाली एक 
( ग्मणी ) ने फिर प्रश्न क्रिया--हे सखी, क्‍या तुम भी मेरे मन के जेसे ही ( प्रिवतम के 
पास ) रह जाओगी या ( शीघ्र समाचार लेकर ) लौट आओगी १ 

हरिण को भी झुख्ध करनेवाले नयनोंवाली एक ( रमणी ) ने, किसी एक वलशाली 
नरेश के निकठ, अपने अनुकूल रहनेवाली सभी सखियो को, एक के पीछे एक की भेज 
दिया | फिर स्वय ही अकेली उस ( प्रियतम ) के पास चल पड़ी | 

सुगन्धित पुष्प-शस्या की परतों पर, सीमा-रहित प्रेम-समुद्र में ड़्वी हुई, मधु- 
भापिणी एक ( रमणी ) ने अपने पति के सव नाम बतानेवाले तोते को वहुत आन॑ठ्ति होकर 
आझक में मर लिया । 

'उज्ज्बल ललाटवाली एक ( रमणी ) सुगधित स्थान में रहती हुईं, अपने सगी 
तोते को अक मे लिये कह रही थी कि मेरे प्राण-सम ( पति ) को तू आज नहीं ला सका; 
फिर तू मेरी क्या सहायता कर सकता है 2 मेरे लिए तू क्रौच पक्षी के समान (टठुःख को बढाने- 
वाला) ही गया है, और बह क्रुद् होकर रो पड़ी | 

प्रियतम ने उसकी सौत का नाम लेकर उसका सबोधन किया, तो स्वर्ण-ककण- 
धारिणी मयूर-सदश एक (स्मणी)) अकुर-मम ढाँतो को प्रकट करती हुई हँस पडी और 'कयरू” 


मीन-जैसे उसके नयनों से अश्लुधारा वह चली | हि 
एक पुरुष ने अपने पूर्व अपराध के कारण मान क्ये बेठी हुई अपनी प्रेयमी का 


वालकाणड १२६ 


मान दूर करने की इच्छा से उस ( रमणी ) की, नितंबों पर फेली हुई मेखला को पकड़ा, तब 
स्व॑वत्य-भूषित उस (स्त्री) के नयनो भे न समाकर मोती ( जैसे ऑस ) कर पढें और टूट- 
कर बिखरे हुए मेखला के रत्नों के पाम धरती पर जा गिरे | 

पुष्प-सार से विकसित ऋतलवाली ( एक ग्सणी ) अपने मन में बिविव प्रकार 
विचार करती हुई बैठी रही कि प्रियतम से साक्षात्‌ होते ही उमसे मान करूँ या प्राणी को 
गलानेवाली विरह-पीडा को दर कग्ती हुई उससे मिलन का आनन्द उठाझे अथवा उसके 
गुणी का वीणा पर गान करूँ। 

एक (रमणी ) जो अपनी सखियो पर अपने ( पत्ति के साथ हुए ) मान को 
बचनो के द्वारा नही प्रकट कर सकी, ( किन्तु उन्हे मान की वात जताकर प्रियतम के साथ 
सचि करा लेना चाहती थी ) मकरवीणा पर, विकसित कमल-समान अपने कर को लाल 
बनाती हुई फेरने लगी और अपने मन की बाते सगीत के द्वारा प्रकट करते लगी | 

पुण्पित शाखा समान एक सुन्दरी ( अपने पति के न आले से ) मिलनसचक 
शेखाएँ खीचने लगी, किन्तु उन रेखाओं के अपने अनुकूल फल न दिखाने से निःश्वास भग्ने 
लगी।' अनंग के अमोघ वाण से आहत होकर वह इस प्रकार पीडित हुई कि ढेंखनेवाले 
“इसके प्राण हैं या नही--यह सदेह प्रकट करने लगे | 

कुदुक को शोमा देनेवाली थ्रेंगुलियो से युक्त एक ( रमणी ) ने विरह से उद्विग्न 
होकर अपने सुन्दर ( प्रियतस ) के पास दूत भेजा | जब वह ( प्रियतम ) आ पहुँचा, तव उस 
सुन्दरी के नेत्र लाल हो गये और उसने कपाट बन्द करके मार्ग रोक ठिया | न जाने 
उस सुन्दरी के मन म क्या विचार था? 

एक तदणी, जो पुष्प-शय्या पर ( मान किये हुए सोई-सी पड़ी थी ) यह चाहने 
लगी कि अव मान छोड़ दे, किंतु उमकी इच्छा को, उसका पति (जो उसके मान से व्यादुल 
हो मौन पढ़ा था ) नहीं समझ सका! तंब उस सुन्दरी ने एक भूठी ऑंगड़ाई लेकर अपने 
हाथ-पर फेलाती हुई यह प्रश्न किया कि कितनी घटिकाएँ बीत गई हैं ? 

एक ( सुन्दरी ) उतावत्ली हो उटी और महावर लगे पाँव से ( अपने पति पर ) 
आघात किया, तो उस ( पति ) के रोमाच हो आया, मानों ( आनन्ड के ) नीर से मिक्त 
शरीर-रूपी उद्यान मे रोपे गये प्रेम-वीज अकुरित हुए हो। 

शत्रु-नरेशों को सतानेबाले करबाल का धनी एक बीर, रमणी ( अपनी पत्नी ) 
के स्तनो को अपनी प्रकृति के विरुद्ध कश* हुए ठेखकर मन मे उमंग से भर गया और आनन्द 
के कारण आपे से वाहर हो गया ॥ उसका सुख चमक उठा और उमकी सुजाएँ फूल उठी | 

एक अतिमुन्दर पुरुष ने ठेखा कि उसकी प्रेयसी पुणर-शब्या पर पड़ी है, जो सन्मथ 





१. विर्हिणों नाविका आँखे वत्द करके वालू पर वर्तुल रेखा खीचती है, यदि उस रेखा के दोनो सिर मिल 
जायें, तो वह मानती कि श्रियतम का मिलन होगा ; नही मिलें, तो उसे अपशकुन मान लेती है 
२. यह ध्वनित होता है कि उसके वियोग के कारण हो उसकी प्रेयलो के स्तन कृश हो गये थे । 


अपने 
प्रति गाढ प्रेम की यह सचना पाकर वह वीर अति हृ्षित हुआ | +झनु० 


१३० कब रामायण 


के वाणों से सर्वत्र आबृत-सी हैं और शय्या पर विछाये गये पल्‍लव भुलस गये है |* यह देख- 
कर उसका चित्त विश्रांत हो गया । 

एक युवती के स्तन, जो पोते हुए चंदन-लेप को भी तपाकर सुखा देनेवाली 
उण्णता से भरे थे, ऐसे लगते थे, मानो करवाल का व्यवसाय ( युद्ध ) करनेवाले किसी कुमार 
को लक्ष्य करके, 'तुम देश की रक्षा करो! कहकर बडो ने उसके अभिपषेकार्थ (स्वण के) जल- 
काश रख दिये हों । 

एक सुन्दरी ने, जो अपने प्राण-समान नायक के पास स्वयं अमिसार करना 
चाहती थी, सुखरित मजीर, विस्तृत मेखला तथा हीरे के बने हुए. श्रेष्य आमरणों को उतार 
दिया और अपराधी चन्द्र की ओर भुलसानेवाली दृष्टि से देखा |* 

उद्यान की कोयल-जेसी एक सुन्दरी ने कोल्हू से पडे हुए मृदु गन्ने के समान 
( काम-ब्याधि से पीडित ) एक पुरुष को पुष्य के हार से बाँध दिया था, उस युरुष की बच्ज- 
सहश भुजाएँ उस बंधन को तोड़ नहीं सकी | इस पुष्पहार की भी शक्ति कैसी थी १ 

घने कुृतलोंबाली एक (सुन्दरी ) ने अपनी विरह-पीडा को जताने के लिए 
( चित्र में स्थित ) मन्मथ को देखकर फिर एक (सखी ) नारी की ओर देखा। उस 
( सखी ) ने भी उस सुन्दरी का मनोभाव समझकर, मधुखावी परुष्पहार धारण करनेवाले 
( पुरुष ) के घर की ओर देखा |? 

एक शूलधारी ( तथा शत्रुओ के प्रति ) क्रोधी राजा के पास, स्वर्ण का कर्णमृषण 
पहने हुईं मयूर-सद्श एक नारी खरित गति से जाने लगी | उसे (इस प्रकार आने के लिए) 
निमन्रण देनेवाला दूत कौन था १ मन को द्रवित करनेवाला मण्य था रात्रि-काल था १ 
अथवा मन्मथ ही था १ बिदित नहीं है। 

पूर्ण प्रेम के सामने परास्त हो मान करनेंवाली अधंचन्द्र-सहश ललाटवाली एक 
( सुन्दरी ) ज्योही मेघ-सह्श अपने नयनों से अश्रु बहाने लगी, त्योही प्रियतम ने आकर पूछा 
कि तुम्हे क्या हुआ है १ तुरत ही वह हँस उठी और मान को छोड़ बैठी । 

भुठलानेवाली कटि-युक्त ( अति सूक्ष्म कटिवाली ) एक उुन्द्री ने मन से अपने 
प्रियतम को न हृटाती हुईं भी आलिंगन-बद्ध हाथी को हटा दिया | यह विचित्र कार्य पुरुष 
को हृढ्य सें लगे शर के समान दुःखदायक था | 

एक कोमलागी अपने प्रेमपात्र सखी का हाथ अपने हाथ से लिये हुए यह कहना 
चाहती थी कि तुम ( मेरे प्रियतम के पास ) दूत वनकर ( सन्देश ले ) जाओ , किन्तु लज्जा 
की अधिकता के कारण दीघे समय तक मौन रहकर सिसकियों भरती खड़ी रही | 


?, उसके विरह में तपत्ती हुई नाबिका के शीतोपचार के लिए विछाये गये पल्‍लवों' की यह दशा थी। 
इसमे नायिका का प्रेमाधिक्य व्यजित है । 

५, यह ध्वचित हे कि झोरों से छिंपकर अमिसार करने को इच्छा से शब्द करनेव|ले आमरणो को दूर कर 
दिया ओर प्रकाश करनेवाले चन्द्रमा को भी कातिद्दीन कर देना चाह्या, निससे सर्वत्र अथकार हो जाय । 

३. नायिका का यह सकेत है कि वह मल्मथ के बाणों से पीडित है और सखी उसको वचावे। सखी का 
सकेत है कि वह उसके भिवतम को छे धायेगी | 


बालकाण्ड १३१ 


उत्तरोत्तर उमड़ते हुए ग्रेबाली एक ( सुन्दरी ) अपने प्राण-समान प्रियतम के 
व्यापारों के बारे में, सुरमित पुष्पहार धारण करनेवाली एक अन्य स्त्री से कहना चाहती थी; 
किन्तु लज्जा के कारण वेसा न करके कुछ असंबद्ध वचन कहकर रह गई। 

प्रेमी और प्रेयसी परस्पर इस प्रकार गाठ आलिंगन में बँध गये। ( वह दृश्य ) 
ऐसा लगता था कि इनके मन एक ही प्रकृति के हैं, प्राण भी एक ही हैं, परस्पर का प्रेम भी 
एक समान है ; अब इनके शरीर भी एक होकर रह गये | 

बॉस के जेसे कंधोवाली एक (रमणी ) का मन, उसके प्रमुु के सामने आकर 
उपस्थित होते हो आगे वढ़कर उसके पास पहुँच गया, किन्तु वह अपने चन्द्र-बदन को 
भुकाये खड़ी रही | उसका वेसा मुँह झुका लेना, उस पुरुष के लिए नया था, अतः उसके मन 
में कुछ आशंका उत्तन्न हुई |" 

वंकिम जज्ञाटवाली एक ( तरुणी ) मान करने का आनन्द उठाना चाहती थी, 
( किन्तु पहले अपने पति से रूठकर उमके चले जाने के पश्चात्‌ ) वियोग से व्याकुल हों 
उठी | ( प्रियतम को लाने जाकर भी ) उस प्रियतम को लिये बिना ही अकेली लौटी हुई 
सखी, मधुर संदानिल तथा रजनी-वेला के जेसे ही उसकी माता की समानता करने लगी | 
( अर्थात्‌ वह सखी, नायिका को मंदानिल, राचि तथा माता के समान धिक्‍्कारने लगी |) 

( अपने ग्रियतम पर ) हृढ प्रेमबाली एक ( बाला ) ने अपने पति के निकट 
भेजी गई दूती के साथ ही अपनी प्रज्ञा को भी भेज दिया और टकटकी लगाये देखती खड़ी 
रही और (दूसरों की) कही वात को भी समझ नहीं सकी | वह इस प्रकार थी, मानों संध्या 
के समय किसी देवता का उसपर आवेश हो गया हो | 

( एक रमणी ) अपने प्रियतम को भूल नहीं पाती थी। उसके आगमन की 
प्रतीक्षा करती हुई, पुष्पित शाखा-सहृश उस वाला के मन की यह दशा हुई, मानो जन्म के 
साथ-साथ मृत्यु भी आ गई हो। ( अर्थात्‌ , उसके मन में आनन्द और दुःख दानी के भाव 
आते-जाते रहते थे |) एक क्षण के लिए वह अपने घर से वाहर निकल आती और दमरे ही ज्ञण 
घर के भीतर चली जाती, जेसे बादल के बीच में विजली चमक-चमककर छिप जाती हो | 

( एक तरुणी ) वर्णन के लिए दुष्फर स्तनों पर मन्मथ के शरों के लगने से उत्पन्न 
तीक्षण ब्रणो पर वल्य-भूषित हस्त रखकर दबाती, रोती; हँसती और अपने दुःख बताती हुई 
किसी नारी के पास जाकर उससे दती बनने की प्रार्थना करने लगती | 

एक नारी, यह सोचकर कि जो लोग हृदय से उत्मन्न हुईं पीडा ( बिरह दुःख ) की 
तथा उसके अभावों को पहले से जानने है ओर उन्हे शब्दों मं बताना आवश्यक नहीं है, 
शरीर से स्वेद वहाने लगी; मन में उद्गम हो उठी, म्लान हुई और (शब्या पर ) लुढ़क गई , 
फिर अपनी सखी की ओर निहारने लगी | 

स्तनवती तरुषियों की अपेक्षा तीनगुणा अधिक आनन्दित हो, मन्‍्मथ उन स्थानों 





१ इसका तात्यर्य यह है--नाविका के मन में मान उत्पन्न हुआ है, इस विचार से नायक आशकित 
एुआ है | 


श्श्र्‌ कंब रामायण 


से विचरन करने लगा। कदाचित्‌ उसने भी, चोर के जैसे उन नर-नाग्यों के मन भें घुसकर 
उनके पिये हुए मद्य का पान किया होगा ) 

मधु-गध से भरे विस्प्त पुष्प-हारो से अलक्ृृत शिखावाले युवकों ले रति-कला- 
चतुर तरुणियों के वस्ों को उतारकर फेंक दिया ) फिर, भरे हुए विशाल जघन की मेखला 
को भी अनादर क साथ दृर उठाकर फेंक दिया] जब अग्रकटनीय रहस्व-इृत्य होते हें, 
तब पटहवाद * के जैसे वाचाल लोगो को साथ रखना उचित नहीं | 

स्वर्ण की मनोहर मेखला तथा वर इन दोनों वाह्य वस्तुओ को ( किसी स्री ने) 
हृटा दिया, इसमे आश्चर्य की क्या वात है ? क्योंकि सुन्दर ललाटवाली उस ( तरुणी ) ने 
अपने अन्तरग से स्थित लज्जा को भी दूर कर दिया था। अनिर्बंचनीय वैराग्य से युक्त 
हृदचितत ( सन्‍्यासी ) के समान ही अपने (अहं ) को दूर करने की प्रवृत्ति काम में 
भी होती है न १ 

अनुपम मन्मथ-समान एक पुरुष तथा पुष्प पर आसीन लक्ष्मी के उपमान बनने 
योग्य एक तदणी--दोनो अनग-समर में किसी से कोई हारनेवाले नही थे | जब उन दोनों 
के प्राण एक हैं और भाव ( प्रजा ) मी एक है, तव कोन किसको जीते १ 

( प्राण ) हरण करनेवाले, युद्ध में प्रयुक्त होनेवाले खडग-समान नयनोबाली एक 
प्रगह्मा ले, कार्सिकेय के समान अपने सुन्दर पति को, घने पुण्पहारो से भूषित वक्ष की, 
अपने कर-कमलो से ढकते हुए देखा और क्रुद्ध होकर कह उठी--तम अपने मन में स्थित 
प्राण-समान अपनी ( एक दूसरी ) प्रियतमा पर पढाघात होने की आशका से कपट करते हुए 
अपनी छाती को ढक रहे हो | 

दूध के स्वाद और प्रवाल के रग से युक्त अधर, उभरे हुए उरीज, परस्पर समस्त 
कये, शूल-सइश नेत्र--इनमे शोभायमान एक मदंगी ले, समुद्र के जेसे प्रेम से भरे चिंच 
तथा मेघ-सह्श दीर्घ वाहुबाले एक झुवक को ऐसा प्रेम-सुख दिया) मानो वह कोई 
अप्सरा ही हो। 

किसी पर्ववोद्यान के मयूर की समानता करनेवाली एक ( रमणी ) धपने प्रिबतम 
के ( पहले कभी कहे हुए) झूठे वचनों को स्मरण कर मान करने लगी, किन्तु उसके उस मान 
के साथ प्रेम का जो युद्ध हुआ, उसमें प्रेम ही विजयी हुआ । 

एक प्रमदा ने, जिसके नेत्र हत्या के ही स्वरूप थे और जिसका नितब मेखला के 
बेरे को भी मेदकर निकल पडता था, अपने प्रियतम का गाढ आलिंगन करके उसकी पीठ की 
ओर यह सोचती हुई देखा कि कदाचित्‌ उसके स्तन, पर्वत को परास्त करनेवाले पति के दंढ 
ब॒च्चु को भी चीरकर वाहर न निकल आयें ही | 

युवतियों के नव आनन्द को झुवकजन अनुभव करने लगे, कुदुम-छोप कर पड 
कुतल-बंध खिसक पड़े, शख-बलय बज छठे; मेखलाएँ ( या नीवी-बधन ) दीले पड गये, 
नृपुर बहुत अधिक कोलाहल मचाने लगे। 
२ पनननलितस नत्तिनल 


4 परदहवाध> एक प्रकार का टोल । 


बालकाणएड ११३१ 


५ 

प्रेम ने दुःखदायक मान को इस अकार हटा दिया, जिस प्रकार किरण-युक्‍त स्य 
ओस को हृटा देता है। तब आभरण-भूषित मयूर की छठावाली एक ( तदणी ) ने उतावलेपन 
के साथ निद्रा का बहाना करती हुई स्वप्न के व्याज से अपने पति का आलिगन कर लिया | 

वत्तुल, कान्तिपूर्ण मुखवाली एक मयूर (-समान स्री) तथा उसके पुदघ--ढोनी ने; 
परस्पर समीए आने पर एक दूसरे को आलिंगन पास मे बॉध लिया | फिर एकीभूत शरीरी 
को अज्ञग न जानने के कारण उन्होने एक दूसरे को छोड़ा नही। उधर रजनी-वेला जी 
बीत गई) उसे भी पहचाना नहीं। 

अपूर्व उमंग से भरे मत्तगज-सहश पुरुषों तथा काले कुतलोवाली रमणियों के उस 
समर में वह रात उसी प्रकार कट गई, जिस प्रकार परस्पर संघड्मान पीन स्तन-युग का भार 
न सहन कर कि कट जाति है ( ज्ञीण हो जाती है )। 

पुण्य-कर्स पूरा न करनेवाले व्यक्तियों की मध्यकाल से प्रास सपत्ति के समान ही 
चन्द्र अस्त हुआ | विशाल वीजियो से पूर्ण नील समुद्र में सूर्य उसी प्रकार प्रज्ज्वलित हों उदित 
हुआ, जिस ग्रकार परस पुदप ( नारायण ) के वक्ष पर प्रकाशमान ( कोस्तुभ ) रल हो | 

( १-६७ ) 


धध्याय १5५८ 


अग्रयान (अग॒वानी ) पटल 


महाराज दशरथ--जों अनुचित मार्गों का कमी अवलम्बन न करनेवाले, अपूर्व बेदी 
में प्रतिपादित नीति का कभी त्याग न करनेवाले, सच्चरित्र, उत्कृष्ट जानी; उत्तम शासक, 
श्वेत छत्र से युक्त तथा राजाओं के अधिराज थे--अपनी उस (सेना ) वाहिनी के साथ गंगा 
नदी के किनारे जा पहुँचे, जिसमें मुखपद्ट-सहित हाथी के समान पर्वतों से निकलनेबाली, 
तथा वर्षाकालीन प्रवाह की जैसी बहनेवाली मद-जल की नदियाँ जाकर गिरती रहती हैं| 

जब बाण आदि आयुधो-सहित उस सेना-बाहिनी ने अधिक मात्रा मे जल का 
पान किया, तब उस गंगा नदी का--जिसकी रेत इतनी स्वच्छ थी कि फटी हुई जीमवाले 
नागो का लोक ( पाताल ) भी दृष्टिगत होता था--जल्ल बहुत कम हो गया। उस समय 
लवण-समुद्र भी उस ( गंगा के ) स्वच्छ जल की प्यास से व्यावुल हो उठा | ( अर्थात्‌ , सेना 
के पीने पर गंगा इतनी कृश हो गई कि समुद्र तक उसकी घारा न पहेंच सकी | इसलिए 
समुद्र उसको प्यास से व्याकुल हो गया | ) 

विस्तृत पृथ्वी के शासक ( दशरथ ) उस स्थान से चलकर विशाल खेतों से घिरी 
हुईं ओर अत्वन्त जल की समृद्धि से थुक्त मिथिला नामक नगरी के निकट जा पहुँचे | उस 
समय खूब फॉदनेवाले घोड़ो की सेना तथा शीतल करुणा से युक्त, स्तम्भ-समान अतिहृद 
भुजावाले ( राजा ) ने जो किया, उसका वर्णन आगे करेंगे | 


१३४ कब रामायण 


(दशरथ) महाराज आ पहुँचे ह”-- यह समाचार पाकर मन में उमडती उमंग के 
साथ, आलान-रतम्भो को तोड़ देनेवाले मत्तगज, रथ, लगाम-लगे घोडे--इनके समुद्र से 
घिरे हुए ( जनक ) महाराज, देवेन्द्र के वेमवबाले दशरथ की अगवानी करने के लिए उठ 
आये, जैसे चन्द्रमा सूर्य के निकट आ रहा हो | 


गगाजल से सिक्‍त ( कोशल ) देश के अधिप ( दशरथ ) की सेनाएँ (मिथिला 
नगरी के पास ) इस प्रकार आ पहुँची, जिस प्रकार अन्य सब समुद्र, अपने-अपने शंखो के 
घोष करते हुए ( ज्ञीर सागर के पास ) आ पहुँचे हो | उस समय, उत्तम कन्या ( सीता ) 
को ( अपनी पुत्री के रुप में ) पाये हुए ( जनक ) महाराज की समृद्ध नगरी ( की प्रजा ) 
इस प्रकार स्वागत के लिए. आई, मानो पकज पर आसीन लक्मी को जन्म देनेबाला 
क्षीर-समुद्र ( अन्य समुद्रो का स्वागत करने के लिए ) आया हो। 

मकर-मीनो से भरे हुए सात सख्यावाले विशाल महासमुद्र (सातों समुद्र ) 
यदि अनन्त महागजो, रथोी, घोड़ों तथा पदातियों का रूप लेकर ससार-भर से उमड़ते 
हुए फेले, तो वे ( आम के ) पत्ते-जेसे शूल॒ को धारण करनेवाले ( दशरथ ) की सेना 
का उपमान हो सकते है| 

मालरो से अलंकृत श्वेत छुत्नों तथा मयूर-पखो के घने गुच्छो से आकाश 
ढक गया , उससे सूर्य का प्रकाश छिप गया और अधेरा छा गया। वह सेना कमल-पुणो 
के अरुण बर्ण तथा श्वेत वर्ण से युकत सरोवर के ही समान दीखती थी। 


कमलबवासिनी लक्ष्मी, प्रख्यात तथा तद्राहीन शासक ( दशरथ ) की ध्वजा में 
स्थित है या उनके अनुपम श्वेत छत्न मे , उनके परम्परा में स्थित है या समुद्र के जेसे विस्तृत 
उस सेना के मध्य मे , उनके वक्ष पर स्थित है या उनके छँचे किरीट मे--वह कहाँ स्थित हैं, 
हम यह पहचान नहीं पा रहे हूं | 

(उस सेना में होनेबाले) सप्तस्व॒रों का नाद, कचुकावद्ध उभरे स्तनोवाली नारियो 
के केशों में स्थित भ्रमरी के नाव के सहश था। रथों का शब्द, श्वेत तरंगी से भरे समुद्री 


० म.. प..प 


के गरजन के समान था | मयकर हाथियो का गज॑न, वर्षाकालिक मेघो के गर्जन के समान था | 

( उस सेना के चलने से उठी हुई ) धूल इस प्रकार फेल्ी कि चारो ओर फैले हुए 
समुद्र को पाठकर टीले बनाती हुई, ऊपर के सात लोकों मे भी मर गई | इसमें आश्चर्य की 
क्या वात है ? लोको को नापते समय उक्रधारी के चरण से अन्तरिक्ष में जो छेद हो गया था, 
उसी छेद के द्वारा धूल ऊपर के सात लोंको मे ही क्या, ब्ह्माड के परे भी तो पहुँच गई । 

( उस सेना के ) दीर्घ छत्नो के सटे रहने से आकाश ढक गया और उनकी छाया 
से अंधेरा फेल गया , किन्तु उसे दूर करना भी सुलम ही था | ( क्योकि ) उन पृथ्बी- 
वासियों के सुन्दर रत्लखच्ित स्वर्णमरण बिजली की कान्ति विख्रते थे, इन्द्र-धनुष की 
कान्ति विखेरते थे, सूर्यातप की कान्ति विखरते थे ओर चन्द्रिका की कान्ति भी विखेरते थे ।| 

'िष्कलक राजाधिराज ( दशरथ ) के आगमन पर उनका स्वागत करले के लिए 
बलशाली तथा चतुर धनुर्धर जनक महाराज आगे बढ़े | उनके मार्ग मे जो धूल छडी, 


बालकागड १३५ 


वह ल्लोगो से बिखेरे जानेवाले सुगन्ध-चू्, ( आभरणों से गिरी हुई ) स्वण-रज तथा पुष्पी 
के मकरंद की ही धूल थी | है | 

( राजा जनक के ) मार्ग मे स्थान-स्थान पर जो कीचड़ फेला था, वह वात््तव भ 
सुगधित मधु ( जी नर-नारियो के धारण किये पुष्पो से वहा था ), कस्दूरी (जो रमणियों के 
केशों से गिरी थी ), सुवासित केसर-पुष्प तथा अगरु-काप्ठ को मिलाकर बनाया गया छेप, 
कस्तूरी तथा अन्य सुगन्ध-द्रव्यों से सयुक्त चन्दन आदि के मिलने से ही उत्मन्‍न हुआ था | 

(राजा जनक के) उस मार्ग में जो छाया पड़ रही थी, वह जयसूचक ध्वजाओ तथा 
ऊँचे वितानो से संयुक्त श्वेत छत्तों की ही छावा थी, जिसपर सुवासित मनोहर कुतलवती 
नारियों के रलखचित स्वर्णाभरणों की उज्ज्वल कान्ति भी छिटककर अपूर्व ग्मणीबता 
उत्पन्न कर रही थी | 

सामने से आती हुईं अनुपम वलशाली ( ब्शरथ ) की बड़ी सेना के साथ 
अधिकाधिक बढ़ते हुए आनन्द से युक्त ( जनक ) की सेना जा मिली | उस समय ऐसा बढ़ा 
( आनन्द ) घोष उठा, जेमा अनन्त गजन से भरे तरंगित समुद्र मे नदी के गिरने से 
उतन्न होता है | 

आलानस-स्तम्भो को भी वोड़ देनेवाले हाथियों की सेनायुक्त जनक, उम्ग 
से प्रेरित होंकर अवर्णनीय सद्णुणशाली तथा प्रजा के लिए पिता समान उस ऋन्रचर्त्ती 
( दशरथ ) के सम्मुख अपने उदार मन की समता करनेवाले बड़े रथ से आ पहुँचे | 

( दशरथ ) के निकट पहुँचते ही, जनक महराज अपने बड़े रथ से उतर पड़े और 
अपने विशाल तथा सुन्दर सेना को पीछे ही छोड़कर, आगे बढ़े | ( बशस्थ ने ) उन्हें रथ 
पर चढ़ने का संकेत किया। उस सकेत को पाकर वे सतल्लर उनके रथ पर आरूढ हों गये, 
तब उस चक्रवर्ती ने मन में प्रमोद तथा सुख पर ग्रफुल्लता के माथ ( जनक का ) आलिंगन 
कर लिया ] 

व्यात्न से स्व्रागत पाये हुए सिह के मह्श, सर्वोचम महाराज दशरथ से ( जनक 
का ) आलिगन करके, उनके विशाल बच्धु-बर्ग और उनके अन्य परिवार के लोगो का कुशल 
निष्कलंक चित्त से यथाक्रम पूछा | फिर (जनक से) यह कहकर कि आप आगे बढ़े , उनके 
साथ ही ( मिथिला में ) आ पहुँचे | 

इस प्रकार, उन दोनो ले बड़ें मनोहर ढग से ( मिथिला नगर मे ) प्रवेश किया . 
तब उस विशाल मिथिला नगर से उनके सम्मुख ( स्वागतार्थ ) स्वत्र अपने ही उपमान बने 
हुए, ( रामचन्द्र ) आये, जिन्होंने अपनी स्ुजाओ को फुलाकर अग्नि-हल्य ( रू ) के स्वर्ण 
धनुष को तोड़ डाला था | 

४ 32 देवो, मत्त्यों तथा नागो से वढ्ति होते हुए, घनी वलिष्ठ अश्व-सेना और अन्य 

योद्धाओं से घिरे हुए, पुरुषोत्तम ( रामचन्द्र ), अपने भाई को साथ लिये, उस असख्य 
सेनावाले (जनक) की नगरी से, हरे रललखचित स्वर्ण-रथ पर आरूढ होकर सम्मख था पहेँचे | 

जब दोनो योद्धा ( राम और लक्ष्मण ) अपने उत्तम पिता के सम्मुख आये 


तव उनके साथ, श्रेष्ठ सेनानी जनक की आजा से जो सेना आई थी, उससे कितने हाथी 


म्३्६ कैब रामायण 


कितने रथ, क्तिने अश्व और कितनी हथिनियाँ थी, इनकी गणना कौन कर सकता था १ 
वास्तव मे उनकी गणना करनेवाले तथा उस गणना के उपयुक्त अक जाननेवाले कोन ह ? 

नीलीत्पल, कुबलय तथा सुगन्धित अतमी पुष्प की सह्शता करनेवाले, चित्र 
की प्रतिमा को भी लजानेवाले अनुपम रूप-विशिष्ट तथा ढेबो के द्वारा व॑दित चरणवाले ने 
कुमार ( राम ) चक्तवत्ती के निकट यो आ पहुँचे, जेसे शरीर से पूर्व निकला हुआ प्राण 
फिर उसमे आ मिले। 

सेनाओ के द्वारा अपनी चरण-वन्दना के उपरात, ( श्रीराम ने ) त्वरित गति से 
जाकर ऋक्रवत्ती ( दशरथ ) के मनोहर, स्वर्ण-बलव-भूषित उरणों की वन्दना की। उनके 
( वन्दना करके ) उठते ही; चक्रवत्ती ने उन्हें आलिगन मे बॉध लिया। उस समय मनु 
की-सी गरिमा भरे ( उक्रक्‍तती ) की छाती के बीच, पर्वत-सह्श विलक्षण (शिव) पनुप 
को तोड़नेवाले दो बडे पर्वत ( अर्थात्‌ राम की भुजाएँ ) छिप गये | 

दुर्निवार ( शवर आदि असुगे के द्वारा उत्तन्न ) विषटाओं को भी दूर करने के 
कारण गगन तथा अप्ट दिशाओ मे व्याप्त यशवाले सबसे श्रेष्ठ उस चक्रवत्ती ने फिर कनक 
वर्णवाले कनिष्ठ कुमार ( लक्ष्मण ) के अपनी चरण-वढना करते ही उसे उठाकर पुष्पमालाओ 
से अलकृत अपनी छाती से लगा लिया | 

घनी तथा दीर्घ जटावाले ( शिव ) के हाथ के धनुष को जिनकी विजयप्रद दी्घ 
भुजाओ ने तोड़ा था, वे उत्तम कुमार ( राम ) फिर अपनी जननी तथा अन्य माताओं को 
उसी प्रकार ( अर्थात्‌, जिस प्रकार व्शरथ को किया था ) प्रणाम कर खड़े हुए | उस समय 
उन माताओं के हृदय में जो उम्गे उमड़ पड़ी, उनका वर्णन कौन कर सकता है ? 

ध्यान-युक्त अपनी चरण-बन्दना करके खड़े हुए उम्र भरत को, जिसके उज्ज्वल 
नेन्रों से ( आनन्द ) अश्रु की धारा इस प्रकार वह रही थी, मानो उसके हृदय मे स्थित (राम 
के प्रति ) सतत ध्यानयुक्त अपार प्रेम ही उमड़ रहा हों, ( श्रीराम ने ) प्राणों मे प्राण मिलाते 
हुए स्वर्णमरणी से भूपित अपने वच्ष से लगा लिया, जिस प्रकार पहले दशरथ चक्रवत्ती ने 
उन्हे आलिंगन में बॉध लिया था । 

श्यामल ( राम ) का अनुसरण करते हुए चलनेबाले ( लद्रमण ) तथा अपूर्व प्रेम 
में उत्कृष्ट ( भरत ) के अनुज ( शब्रुप्त ) अपने सुन्दर सुवासित केशवाले शिर से दोनो के 
बीर-वलय-भूषित चरणी का ( अर्थात्‌, क्रमश, भरत और राम के चरणों का ) स्पर्श किया | 

उत्तम राजनीति तथा शासन में करुण-हफ्ि--ये दोनों ही जिनकी सप्पत्ति हैं, ऐसे 
महाराज दशरथ के सहश ही उत्तम शील-गुणसंपन्न वे चारो कुमार, वेद-प्रतिपादित धर्मों का 
अनुमरण करते हुए चार वेढो के जेसे ही थे। 

उन चक्रवत्ती ने जिनका वेन्रदड सबका साक्षी कहलाने योग्य था ( अर्थात्‌, 
पक्षपातहीन शासन करते थे ) तथा जिनको सभी लोग अपनी-अपनी जननी ही मानते थे; 
( अर्थात्‌ ; प्रजा पर मातृतुल्य करुणा करनेवाले थे ) अपने छुमार ( राम ) को आदेश दिया 
कि इस सारे ( छत्र, चामर आदि ) वेभव को साथ लेकर तुम थाये बढ़ों | 

हाथी-जैसे वीर सैनिको का ( उन चारों इमारो के अति ) जो प्रेम था, उसको 


बालकाणड श्३्छ 


हम ठीक-ठीक ऑक नहीं सकते। उस समय एन योडाओं का जो स्वच्छ आनन्द था, वह 
कम था था उससे बढ़कर और कोई आनन्द हो भी सकता है, यह भी हम नहीं जानते। (हम 
इतना ही जानते है कि) पुष्यालंकृत केशवाले उन चारो बुमारों के अपने निक्‍्थ आते ही, उस 
सेना की दशा उनके पिता ( दशरथ ) की जेसी ही हो गई ) 

राम के ढोनी पाइ्बों मे उनके प्यारे भाई, सेवा मे निरतर निगर्त होकर, कभी 
कम न होनेबाले आनन्द के साथ, विजयशील अश्वों पर आर्द हो आ रहे थे | उनके चलते 
समय शखध्वनि के साथ बड़ें-बड़े नगाड़े भी वज रहे थे . इस ग्रकार ( श्रीरामचन्द्र ) अति 
उन्नत रथ पर आरुढ हो चले | 

( रामचन्द्र ) प्रादीरों से आवृत मिथिला नगर की विशाल वीथियों भ जा 
पहुँचे, जहाँ महावर-लगे मृदु पदवाली, प्रतिमा-समान सुन्दरियों का समूह चारों ओर 
मेघावृत झेंची अदह्वालिकाओं पर निरंतर पक्तियों मे एकत्र था तथा अपने विष-मरे नयनो से 
( राम पर ) पुष्य-वर्षा कर रहा था। 

वे सुन्दर प्रासाद, जहाँ ( नारियों के ) करो के ककण बज रहे थे, क्शपाश 
शिथिल हो खिसक रहें थे, रक्तकमल से कोमल पढो के 'पाटक' नामक आभरण भरत (भरत- 
नाव्य-शास््र मे प्रतिपादित ताल ) को निरूपित कर रहे थे | कही नृत्यशालाएँ तो नहीं थी, 
जिनमे ऐसी सुन्दरियाँ नृत्य करती हो, जिनके स्तन मदोष्ण कुभोवाले गजो के ( ऊपर उठे 
हुए ) दाँतों को परास्त करनेवाले थे | 

उस आहव्दिव (अर्थात्‌ , विष्णु के अवतारभूत राम ) के निकट थाने पर मन्मथ 
के वाणों से प्रेरित होकर, वहाँ आई हुई मनोहर कुतलोबाली नारियो--वालाओं से 
वृद्धाओं तक--की कया दशा हुई, उसका वर्णन करेंगे। ( १-३४ ) 


छ 


भैध्यायथ ९६ 
वोधी-विहार पटल 


पुष्प ( मधु ) से आए केशोबाली अनेक र्धियाँ सर्वत्र त्वरित गति से था एकत्र 

हुई | उस समय उनके पुष्पो मे स्थित भ्रमर गृजार कर रहे थे, नूपूर आदि पाढामरण शब्द 

कर रहे थे , उनका आना बेसा ही था, जैसे हरिणियाँ आ रही हो, मयूर-गण सच्यण कर 
रहें हो, नछ्त्र-गण चमक रहे हो वा विजलियाँ एकत्र हो गई हों ) 

ेु दुलंभ आभरणों से अलकृत नारियाँ, बंधन से छुटकर गिरनेवाले अपने केशों 

की और ध्यान नहीं देती थी, मेखलाओ का हूट-दृटकर गिरना भी नहीं देखती थी: 

खिसकनेवाले पुष्प-समान अपने फीने वच्नो को भी नही सभालती थी, उनकी कटि लड़ 

खड़ाती थी, इन प्रकार एक दूसरे से हटो, हटा! कहती हुई मधुपान करनेवाले भ्रमरो 

के समान वे न्वियों घिर आई | 





श्शे८ केच् रामायगु 


पदार्थ को ही ( अर्थात्‌ साकार प्रेम को ही ) ( राम के रूप 

। इस क्ली-जन्म के फल को आज ही आरास्त कर रही हैं यह सोचती 

प्रकार आई जिस ग्रदार हरिणो के कऋूड. मारी पृथ्वी का पानी सूख जाने 
श 


अप 


आकाश से वर्षा के भी न होने पर. कसी स्थान पर पीने योस्व जल देखकर प्रेम ते था 


था| 
ज्ण 
मर । 
गज । 
्! 
ट 
ल्‍् 
5! 
5 


|, 
| 
| 


6१ +#' 
जा 
/प 
53 
|) कष| 
(2) 
4 
(84 
» ह। 6४१ /” 


|] 
कु 
न्ग्ग्नी 

)| 
४० 


८ 
५ 


बह जानेवाली जलघारा के समान नील हुचलवय-सुल्व तथा 
त्त्रियों वहाँ आइ | उस समय उनके मचुल नृपुर शब्द कर 
मूदुल पुपष्पहार हिल रहे थे उनेकी सूछ्म कटे दुख रही थी। वे इस प्रबार दौड़ी 
अपले मन को जो राम के पास उला गया था, पकड़ने के लिए उसके पीछे-पीछे 


है 
रण 
? हा व 


एफ पम 
ब 5॥ 
के 3 हि 
श ४ 
बज 

| 

०७ 

श्ण 

ब्ब्न्न 


ड 


रक्तचर्ण को इसने नियल्ल लिया है!--( बशंको मे ) ऐसा भाव उत्तन्न करनेवाले 
तथा अहल्या को आनन्द देनेवाले पद-दुग और सुवातित वशोवाली सीता को प्राप्त करने के 
लिए शिवधनुघ को तोड़नेवाली भुजाएँ--उन्हे देखने के राज-वीथी मे 
लिए शिवधरुध क ली फूली हुई मु उन्हे देखने के लिए उस राज 

हुईं. वे ऐसी लगती थी कि मधुमक्खियाँ शोर मचाती हुईं अमृत पर 


वे (रामचन्द्र) अकट रूप मे तो घीथी मे जा रहे थे : पर चस्ठुत- वे ऐसे घोडे छुते 
हुए रथ मे जा रहे थे. जो निर्निमेष खड़ी रहनेवाली उन नारियो के नेत्रो से फॉद जाते थे। 
अब उन्होंने नव लोगों को यह भली मॉँति जता दिवा कि महान्‌ लोग उन्हे 'कण्णन्‌' क्यों 


वे नारियाँ यह सोचकर 


( प्रेम की ) बदना से सी पीडित होती थी कि हाथ । 
राम ) का रध अब मन से भी अधिक वेग 


इस ( दौड़ता चला जा रहा है। (कवि 
कहता है कि ) पृथ्वी से भी परे जाकर स्वर्ग को पार करनेवाले (अर्थात्‌ . त्रिविक्रिमावतार मे 
ब्रिश्रुवन को नापनेवाले उस राम ) को जिस सुन्दरी ने अपने दृष्टि-पथ भे हो विठा लिया हैं 
बही । 


है] 
है 
+ #१ 


एक झुन्दरी सिहरन- सकोच्र शरीर का वल्न., शख-चलय आदि को तथा अपना 
मन. प्रज्ञा तेज, लजा- मुख्यता, सबस आदि अच्छे गुणो को--अपने प्राणों के अतिरिक्त 
का 


अन्य सभी महिलोचित शुषों का त्याग कर खड़ी रही। 
( किसी नारी के ) कर्णामरण पर सचरण करनेवाले मीन-सहृश नयनों से चर्षा 
के महश अश्रु-धारा वह रही थी | वह ऐसे छुडे हुए स्तनों से सुशोंभित थी, जिनके मध्य 


से एक धागा भी नहीं जा सकता था और जो मन्मथ के इक्षुधनुप के बाणों से विक्षत थे। 





यह तमिल झब्द सम्द्धात रन्द इृष्ण! का ही सव्यान्तर ह। किस्नु, इस तमिल शब्द के तमिल 
भाषा की प्रकृति के धनुझ्ल् अल्य नी कई प्रशार के कब हो सकते ९ै। इस श्वद का अ्ध तमिल गे 
साॉलिए आशणन का एक अथ हं 'कृणरध्टिवाला', दूसरा सर्थ है तय की ऑआँगो का तर! । 


] 
५. कै लकेक कई, पक अंक पं के ६ई-_. मनन नाम 
इस धसप में 'कारद इतद के एक तीस थे की होर समेत है, व है--नह्नन्माग मे 
दः 





बालकाणएड १३८६ 


वह ( नारी ) शिथिल हो इस प्रकार कुम्हलाई हुईं कॉपती खड़ी रही; जिस प्रकार उसकी 
विजली समान कटि कॉप रही थी। 
रू जेसी मृदु उँगलियोवाली उन ( रमणियों ) के .भाले जेसे दीघ नयनों ने 
अपने प्रभु ( राम ) के शरीर की कालिमा को प्राप्त किया था; था मेघ-समान शरीरबाले 
उस (राम ) का वर्ण उन नारियो के अंजनाश्ित नयनों के द्वारा देखे जाने के कारण ही उस 
प्रकार ( काला ) हों गया था ? हमको कुछ निश्चित रूप से विदित नहीं हुआ। 
आम के पह्नव-समान ( अरुण ) शरीरवाली तथा उज्ज्वल ललाटवाली एक सुन्दरी 
मन्न्‍्सथ को सर्वत्र पृष्प-बाणों की वर्षा करते हुए दखकर कह उठी--वयह कोन है; जो चक्रवत्ती 
( दशरथ) की आज्ञा का तथा इस बीर (राम ) के धनुश्चातुर्य का भी निरादर करता हुआ, 
आमरण-सूपित अवलाओं पर वाणों का प्रहार कर रहा है ४ 
लक्ष्मी की समता करनेवाली एक नारी, जिसके आभमरण खिसककर गिर गये थे, 
और जो अपने शरीर को भी संभाल नही पा रही थी, एक वस्त्र को ही पकडे हुए इस प्रकार 
( राम के प्रेम में मश्न हो ) खड़ी थी, मानों अपूर्व सौदयय को भली मॉति पहचाननेवाले किसी 
चित्रकार ने, शब्दों से अतीत तथा सभी प्रकार के ऐन्द्रिय अनुभवों से श्रेष्ठ कामानुभव को 
एक स्त्री के रूप से चित्रित कर दिया हों | 
प्राणहर शुल-सदृश तथा यम की समता करनेवाले नेत्रोवाली मयूर-तुल्य एक (सुन्दरी) 
इस प्रकार खड़ी थी कि उसकी धनुष जेसी भौहों और लल्लाट से स्वेद वह रहा था, सारे 
शरीर में पीलापन छा गया था , मन शिथिल हो गया था , वह राम के अतिरिक्त अन्य 
किसी को नहीं देख पाती थी, इसलिए बोल उठी--'क्या मेरे अ्रश्नु अकेले ही जा रहे हैं १? 
अजन-जैसे काले कुंततोबाली, अरूण अधरवाली तथा उज्ज्बल ललाटवाली एक 
रमणी ने ( राम के प्रति प्रेमाधिक्य से ) मन में द्ववित होती हुईं, अपनी सखी से कहा-- 
है सली । बह वंचक ( राम ) मेरे मन के भीतर आ पहुँचा है और मैने नेत्र नामक उसके 
आगमन के द्वार को दृढता से बद कर दिया है, जिससे अब वह बाहर निकलकर नही णा 
सकता है , अब मै पयंक पर जाऊेँगी |! 
गढ़ी हुईं प्रतिमा के समान एक सुन्दरी, मोहिनी-सहश अपने शरीर में घुमने- 
वाले मन्मथ-बाणों का भी ध्यान नहीं करती थी, उसने यह भी नहीं जाना कि उसके 
आभरण और वस्त्र केसे खिसक-खिसककर प्रथक-प्रथक्‌ हो गिर रहे हैं। वह उस अमल 
(राम) के रूप को ( प्रेम के साथ ) देखनेवाली (नारियो को) अपनी आँखों से त्िनगारियाँ 
उगलती हुई ( ईर्ष्या और क्रोध के साथ ) देख रही थी। 

.._ एक सुन्दरी जिसके नयन (सहज) आमोद से भरे थे, खूब बढ़े हुए थे, दीर्घ होकर 
कपोल्ी को नापते थे, ( दूसरो के मन को ) चुराने की कला को अपने में छिपाये हुए थे, 
वार-बार बाहर निकलकर उड़ जाना चाहते-से थे | वे अरुणाई को भीतर रखे हुए श्वेत एवं 
काले वर्णवाले थे तथा भाल्ते के जैसे थे; शीतल मन के साथ ( भीराम को ) देखने के लिए 
आई और (देखने पर श्रेम की वेदना से पीडित होकर) उष्ण मन के साथ घर में लौट गई | 

एक तरुणी जो ( राम के ) अपार सोदय्य को देखने की अमिलाषा से प्रेरित हो 


१४० कंब रामायण 


रही थी, पर ( वहाँ एकत्र जियो के ) काले केशपाश, कच्चुकाबद्ध भारी स्तन, 
मेखलाइत नितम्ब, आदि के घने रूप में छाये रहने से राम के रूप को नही देख पाती थी , 
तब वह अतिविशाल नेत्रवती ( उन रमणियों की सूुक््म ) कटियो के मध्य से राम को 
देखने लगी। 

उन ( मिथिला की ) बीथियों मे, कसे हुए खडगवाले अनंग के द्वारा फेंके गये 
पुष्प-वाण ( नारियों के ) मन को पार करके बाहर विखरे पडे थे। उन ( नारियो ) के 
( विरह-ज्वाला से ) कुलसकर गिरे हुए आभरण, स्तनों पर स्वेद आने से गिरे हुए कुकुस-लेप, 
खिसककर गिरी हुईं मेखलाएँ, झुक्ताहार, शख-बलय, दीर्घ केशों से ग्रस्त हुए पुष्य--इनसे 
रिक्त स्थान वहाँ कही भी नही था | 

( उन नारियो से से ) जो ( राम की ) भुजाएँ देखने लगी, वे उन भ्ुजाओं को 
ही देखती रह गई' , जो चीर-ककृण भूषित कमल-सचद्श उनके चरणों को देखने लगी, वे उन 
चरणों को ही देखती रह गई' , (जो उनके ) विशाल हाथो को देखने लगी, वे बेसी ही 
( उन हाथो को देखती हुईं ) अड़ी रह गई'| उन शूल-तुल्य नेत्रवतियों मे कौन ऐसी थी 
जिसने ( राम के ) रूप को पूर्ण रूप से देखा हो 2 ( अर्थात्‌ , मगवान्‌ के अवतारभूत राम 
को पूर्ण रूप से किसी ने नहीं देखा है|) वे नारियाँ, विभिन्न धर्मों के उन अनुयावियों 
के समान थी, जो अपने-अपने सिद्धातों के अनुसार भगवान्‌ के किसी एक अश का ही 
ध्यान करते रहते है | 

सूह्म कटि तथा दीघ कुतलोवाली एक सुन्दरी को जीवन-दान देते हुए उसका 
उद्धार करते हुए, उसके मन में (श्रीराम ) अन्तभृत हो रहे) समस्त छुबनों को अपने 
उदर में अन्तर्भत करनेवाले (हमारे ) प्रश्न से बढ़कर, कहों, अब और कौन बढ़ा हो 
सकता है? 

हिलनेवाले दोध केश-भार तथा उत्तम आमरणों से सुशोमित एक तरुणी) 
अपनी पायज्ल तथा नूपुरों को ध्वनित करती हुई, अति सुन्दर पुष्पित शाखा के सभान पग 
रखती हुईं आई और ( राम को देखते ही प्रेम-पीडित ) हो रोती हुईं सखियो के हाथी पर 
( आरूढ होकर ) चली गई] ( अर्थात्‌ ; प्रेम-व्याधि से पीडित उस नायिका को उत्की 
सखियाँ अपने हाथों पर उठाकर रौती हुई चली गई'। ) 

उस स्थान में 'कुडमल” जेसे स्तनोवाली, आमरणालकृत एक युवती ने (राम का 
सम्बोधन करके ) कहा--तुम्दारा हृदय लोहै के समान कठोर है, फिर भी तुमने एक सुधा 
( को प्रास करने ) के लिए मेर-सहश धनुष को तोड़ा है| हे पुण्यस्वरूप | ( मन्मथ ) के 
इच्चु-धनुष को तोड़कर मुझे भी अपनाओ न। 

काजल से अजित नयनोवाली तथा उज्ज्वल ललाटबती एक तरुणी ने कहा-7 
फलीयूत तपस्थावान्‌ यह ( राम ) अपने रथ का त्याण कर मेरे नेन्नों के अत्यन्त निकट था 
खड़ा है, यह कोई इन्द्र-जाल है या स्वप्न १ 

एक नारी ने, जिसके पास अपने मन के अतिरिक्त और कोई दूत नहीं था 
और जिसके प्राण द्रबित हो उठे थे, कहा--कमलपुष्प के समान लाल रेखाओं से अंकित 


बालकाए्ड १9१ 


नेत्रोवाली उत मीता ने न जाने कैसी तपस्या की थी ( जिमसे इस सुन्दर पुरुष को 
प्राप्त किया है ) ४? है 
त्रुटि-रहित प्रतिमा-समान एक सुन्दरी ( राम के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण ) 
तड़पकर रो उठी , उष्ण निःश्वास भरने लगी . शिथिल हों व्यावुलता के नाथ; अपनी ग्राण- 
मस्ती के प्रति हाथ जोडुकर कहने लगी--उस कुमार को क्या मन्मथ के हारा चित्र में 
अकित कराया जा सकता है १ 
अरुण अधरवाली तथा उज्ज्वल ललाटबती एक नारी ने ( अपने पास खड़ 
व्यक्तियों को देखकर ) कहा--क्या, किमी मानव-मात्र में इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं ? 
(नहीं , अतः ) यह विष्णु ही है , मैं ठुम लोगो को यह नमका रही हूँ , इस कथन की 
मचाई को तुम लोग भविष्य में प्रत्यक्ष देखोरा | 
उज्ज्वल ललागवाली एक सुन्दरी ने जिसके स्वर्ण नूपुर और हाथ के कंकण खिसक 
रहे थे, जिसका मन ढव्रित हो रहा था, बहुत म्लान होकर कहा-- वह अनघ इस नगर से 
आया है, यह जनक महाराज की तपस्या का ही फल है |! 
अश्रुपूर्ण आँखो और स्वर्ण-भूषित कटिवाली एक रमणी ने, जो इतनी व्याकुल हो 
उठी थी कि उसका समस्त सौन्दर्य उसके शरीर को छोडकर चला गया था, कहा--'क्या यह 
सम्भव हों सकता है कि झुनियों तथा श्रेष्ठ राजाओं ले घिरा हुआ यह कुमार (राम ) 
अकेले ही, स्वप्न में; मेरे निकट आ जाये 2" 
वन मे निवास करनेवाले वर्षाकाल के मयूर की समता करनेवाल्ी एक स्वर्णलता ने 
अपने मन के (राम के प्रति उत्पन्न) प्रेम को छिपाना चाहा . किन्तु मन्‍्मथ ने उस बात को 
जान लिया | गुप्त बातों को मन जिस ग्रकार छिपा लेता है, क्या उसी प्रकार मुख 
भी छिपा सकता है? (अथांत्‌, मन से छिपे हुए भाव को सुख की कान्ति प्रकट 
कर देती है । ) 
दो दीघ॑ नयनोवाली एक इन्हुसुखी ( विरह-वाधा से उछिसन हों ) पुष्प-पर्यक पर 
जा लेटी | बह वज्नाद सुनकर डरे हुए सॉप के जेसे विश्रात होकर निःश्वास भरने लगी, 
और उसके परस्पर घर्षमाण स्तन-द्वय पर स्वेट छा गया । 
लाल अतसी-पुष्प के सहश, अम्ृत-पूर्ण अधरवाली वे सुन्दरियाँ ( राम के प्रेम के 
कारण ) प्रथक-प्रथक्‌ उद्विग्ग होती हुई विकल-ग्राण हो गई , दुखती हुई सूह्म कटिवाली 
सीता के समान, आनन्द के कारण ( राम को ) जिन्होंने नहीं पावा है, वे के जीयेंगी ? 
( एक नारी कहने लगी ) स्वेद-भरे शरीर, व्याकुल प्राण तथा अत्वन्त बेदना के 
साथ पीडित होनेवाली इन नारियो से से किसी को इस परिशुद्ध पुरुष ने अपने आरक्त 
नेत्रों से प्रेम के साथ देखा तक नही | कदाचित्‌ यह ग्रेमहीन ( कठोर ) चित्तवाला है। 
उस नगर से नारियाँ असख्य थी। इधर राम के सौन्दर्य की मी कोई सीसा 
नहीं थी, अतः सुन्दर धंनुर्धारी मन्मथ सी क्या कर सकता था १ उत्तके हाथ के सब वाण खुक 
गये, तो उसने अपने खड़ग पर हाथ रखा ( अर्थात्‌ , खड॒ग का प्रयोग करने लगा )। 
हम यह तो जानते हैं कि बस्तरी से खुवासित दीर्घ कृतलोवाली उस नगर 


297२ कंब रामायण 


की नारियो पर सन्मथ ले केसे अस्त्र प्रगुक्त किये , पर यह नहीं जानने कि वसन्तकालीन 
मन्मथ ने स्त्रगंवासिनियों के साथ कैसा चुद्ध किया | उसके वाण तो स्वर्ग की निवासिनी 

अप्मगओ के हृदयों मे भी जा लगे होगे | 

(किसी नारी ने कहा ) अपने पर मोहित होनेवाली किसी नारी से कुछ भी 
न चाहता हुआ, यह ( राम ) चला जा रहा है , क्या यह उचित है ? करुणा का होती है, 
यह जानता भी नहीं | क्‍या यह परिणत चित्तवाला ( सयम में सफलता प्रास॒ किया हुआ ) 
कोई तत्वज्ञ है ( जो किसी नारी की ओर दृष्टि नही उठाता है)? ( नहीं, नही ) यह तो 
बड़ा हत्वारा है ( जो इतनी नारियों को प्राण-पीडा दे रहा है )| 

चन्दन रम से लिप्त, उप्ण स्तनों तथा डमरू-समान झदु कटि से शोमित एक 
उत्तम बुक्ती अपने व्यापार तथा शरीर की सुधि खोकर शिथिलता से चूर होकर गिर पडी 
जिसे देखकर लोग सन्देह करने लगे कि वह बचेगी या नही | 

चाशनी-जैसी मीठी बोलीवाली एक नारी उस वीर (राम ) के रथ के पीछे- 
पीछे दौड़ने लगी, जिसमे पेरो मे वैसे ही छाले पड़ गये जेसे क्रमुक-बृच्च पर लगाये गये भूले 
को झुलानेवाली किसी नारी के पेरो में पडे हो। ( बह कुछ दर जाकर ) फिर लौट पडी, 
इससे उसने क्या ग्रास कर लिया ४ 

अपार प्रेम से मत्त होकर उन नारियो मे से एक ने दूसरी से पूछा--क्या हमने 
उस राम के मार्ग से मेरे मन को भी जाते हुए ढेखा था /” जब कामना अल्लन्त तीत्र हों 
जाती है. तब लज्जा भी शेष नही रहती | 

वहाँ पर लक्ष्मी-सच्श एक रमणी ने कहा--इस ( राम ) के पूर्वजों ने अपने 
शरणागत याचकों की रक्षा के लिए अपने प्यारे ग्राणो का भी दान किया था | न जाने; 
उम्र वश में उसन्त इस ( रास ) में ऐसी कठोरता कहाँ से आ गई है कि यह हमारे प्यारे 
प्राणी को हमे नहीं छोड़ता !? 

( काम-पीडा से उत्मन्न ) भय से विकल होती हुई, एक सुन्दर ललाटवाली कहने 
लगी--( इसने ) आयुधागार मे स्थित शिव-धनुष को जो तोडा, वह अगर से सुवासित 
कुतलोवाली, पवित्र बाणी-युक्त मबूर-सहश सीता के प्रति प्रेम के कारण नहीं था , किन्तु 
अपना धनु-कौशल दिखाने के लिए ही था | 

दीले केशोवाली एक ग्मणी ने, जिसके हार, वस्त्र तथा अन्य आमरण खिसके जा 
रहे थे. तथा जिसके प्यारे प्राण भी शिथिल हो रहे थे, कहा--मन्मथ के समान वलशाली 
इस विश्य में दमरा कौन है, जो इस मयकर धनुर्धारी राम के सामने ही मेरे प्राण हर रहा है ! 

इस ग्रकार, सभी दिशाओं मे नारियाँ घिर आई थी। उधर श्रीराम उस 
ममा-मण्डय में अन्य राजकुमारों के साथ जा पहुँचे. जहाँ निष्कलुपचित्त वरिष्ठ तथा वेदपाग्ग 
कौशिक विराजमान थे | 

लक्ष्मीनायक ( राम ) ने उन ढोनो (महपियों) के चरणों का इस ग्रकार साष्टाग 
प्रणाम किया कि उनके गलदार इस प्रकार हिलने लगे, जैसे बादलों मे विजलियाँ चमेझ 
रही हो और बर्षाका लिक भें धरती पर आ लगा हो | 


बालकाण्ड १9४ 


ल्‍्प्० 


धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या मे अवतीर्ण उस पुरुष के प्रणाम करने पर 
उन ( महर्षियों ) ने आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा पाकर वे पुष्पाकार 
चित्रों से उत्कीण एक आसन पर आसीन हुए और छाया के समान अपना अनुगमन करने- 
वाले तीनो माइयों के मध्य प्रकाशमान होने लगे | 

उसके पश्चात्‌ , मानो चन्द्रमा सव नक्तत्रों के साथ गगन कों प्रकाशित कर्ता 
हुआ आया हों, यो दशरथ चक्रवर्त्ती अपने वन्धु-मित्रसहित, उस रत्लमय सण्डप में जाये | 

( चक्रवर्ती ने ) आकर महातपस्वियो ( वसिष्ठ और कौशिक ) के चरणों की 
वन्दना की और अपने बरसाये जानेवाले मधुपूर्ण पुष्पो से भी अधिक (मात्रा ) मे, ब्राह्मणों के 
आशीर्वाद पाकर, आसन पर इस प्रकार विराजे कि देवेन्द्र भी उन्हें दखकर लज्जित हो गया | 

गग, कोंगु, कलिग, कुलिग, सिंहल, चेर, दक्षिण राज्य ( पाड्य )) अंग, चीन, 
कुलिन्द, अबती, वग, मालव, चोल, महाराष्ट्र--इन देशो के गजा 

बेमवसुक्त मगध, मल्य, स्लेच्छदेश, लाट, विदर्भ, महाच्चीन, तेगनंढंश ( ठकण 
या दक्षिण / )) सगदेश ( म्लेच्छ देशों में से एक ), सोमक, सोनक तृरुष्क, कुरुश--इन 
देशों के नरेश . 

आयुघहस्त माधव राजा, सत्ता विभाजित कोकण, चेदी, तेलग ( आन्ध्र ). 
कर्नाटक इत्यादि नभ से आवृत प्रथ्वी-भर के उज्ज्वल तथा दीर्घकिरीटधारी राजा लोग उस 
मण्डण मे आ पहुँचे | 

मधुर इचक्षु से भी आधिक मीठे बचनवाली रमणियॉ, ( दशरथ के ) पाएवों मे 
चामर इंला रही थी । वह दृश्य ऐसा था, मानो उनकी कीत्ति-रपी वृक्ष के, जो ऊपर के 
( स्वर्ग आदि ) लोकों में भी व्याप्त था, कोसल पह्लव हिल रहे हों | 

मेंडरानेवाले भ्रमर तथा मधुमक्खियों को आकृष्ठ करनेवाली सुगन्ध से युक्त 
सधु-पूर्ण पुष्पों से अलकृत केशवाली त्लियाँ, वॉसुरी की ध्वनि के साथ स्वर मिलाकर जब- 
गान कर रही थी। वे गान उनकी वाणी-सह्श बीणा को भी मात कर रहे थे | 

कठोर तथा भयकर नेत्रवाले हाथियों की सेना से युक्त ( चक्रबत्ती ) का अनुपम 
श्वेतच्छन्न, ऐसा शोमित हो रहा था, मानो चन्द्रमा अपनी वशजा सीता के शुभ विवाह उत्मद 
को देखने के लिए आ पहुँचा हो और करुणा से पूर्ण हो, फूला हुआ, ऊँचाई पर खड़ा हो | 

( चक्रवर्ती की ) सेनाएँ अपार समुद्र के समान व्याप्त होकर सर्वत्र ऐसी फैत्ी 
पड़ी थी कि किसी के उठकर जाने या हिलने-डुलने के लिए भी रिक्त स्थान नहीं था। 
विजयग्रद मत्तगज सेना से बुक्त उस ( जनक ) नरेश का सारा 
एक नगर-जेसा दीखने लगा | 

कात ललाटवाली सीता के पिता ने असीम आदर तथा प्रेम के साथ आनन्दित हो 
अपनी समस्त संपत्ति को लुटाकर उनका आतिथ्य-सत्कार किया । उनका वह बातिथ्य 
रामचन्द्र ओर अन्य साधारण जनता, सभी के प्रति समान ही रहा। इससे बढ़कर उनके 
आतिथ्य की महत्ता के सम्बन्ध में और क्‍या कहा जाब १ ( ३-५४ ) 

छ 


गा ढेश उस जनसमुठाय के कारण 


अध्याय ३० 
प्रसाधन पटल 


चक्तवर्ती ( दशरथ ) अपनी सजीब प्रतिमा-समान सुन्दर देवियों सहित आनन्द 
भरित हो, इस प्रकार आसीन थे, मानो अपनी देवियो के साथ देवेन्द्र ही विराजमान हो | उस 
समय बसिष्ठ से श्वेतच्छुन्न तथा नीतिपूर्ण शासन द॑ंडयुक्त जनक को मधुर दृष्टि में देखकर 
कहा--आम के टिकोरे-जैसे नयनोवाली ( सोता ) को ले आइए ! 

( वरिष्ठ के ) यह कहते ही, ( जनक से ) मुनि को प्रणाम किया और मुदित 
होकर आभूषणो से भूषित कुछ दासियो को आदेश दिया कि वे नारियो की रानी ( सीता ) 
को ले आयें। मधु-समान वचनबाली वे र्त्रियाँ, अपार प्रेम से प्रेरित हो, लरित् गति से 
गई' और सीता की सखियो को वह समाचार दिया | 

( सीता की सखियों ने) यह नहीं सोचा कि आभामय आभरण, सुन्दरी 
( सीता ) के रूप को छिपा देनेवाले ही है, जैसे नेत्नों के ऊपर और नीचे उसको 'छिपाने- 
वाली दो पलकें सौन्दर्य के लिए रखी गई है। उन सख्वियों ने सौन्दर्य का धृगार किया, 
सानो अमृत को मधुर वना रही हो ) आह। शब्दायसान बीचि-भरे समुद्र से घिरी इस 
पृथ्वी के लोग भी केसी अज्ञता से भरे है। 

शोभा को बढानेवाले ( सीता के ) कु तल्न ऐसे थे, मानो विष्णु ( के अवतारभूत 
राम ) का नीलबर्ण, जो उन (सीता) के हृदय से भरा था, वही उमड़कर ऊपर उठ आया हो 
और चारी ओर अपनी छवि को फैला रहा हो। मेघ-मध्य विराजमान चन्द्र-वला के 
समान उस कृतलन-भार के मध्य कोमल फूलों का गजरा रखा | 

जैसे विधि के वश हो गगन के नक्षत्र चन्द्र-कला को घेरे रहते ह, वैसे ही चमकते 
हुए मॉग-फूल को ( सीता के ) ललाठ पर बाँधा , चन्द्र को जन्म देनेवाली 'मेघ' नामक 
माता ने ( अपने बछडे को चाटने के लिए ) अपनी ठेढ़ी जीम को वाहर निकाला हो-- 
बैसे ही घने अधकार समान अलको पर वतुल आभरण (जो माथे पर केशो के किनारे- 
किनारे पहना जाता है ) पहनाया | 

गंगा-प्रवाह को जठा मे धारण करनेवाले (शिव ) के भयकर धनुष को जिसमे 
तोड़ा, वह वीर क्या बही युवक है, जो मेरे ज्रीत्व-रूपी अनुपम श्रेष्ठ गुण को चुराकर छे गया है 
और सुक्छे विकल छोड गया अथवा वह वीर दूसरा कोई है १--यो सोचती हुई (सीता का ) 
सन जिस प्रकार भूल रहा था; उसी प्रकार भूलनेवाले कान के 'कुले! नामक आमरण भी 
उन ( सखियो ) ने पहनाये ) 

सीताजी हरिण नयनोवाली सभी नारियो के सगलमय कण्ठो के आमरण-सहश थी, 
तो उन (सीता ) के कठ का हार कौन हो सकता है ? उस कठ से, जो ऐसा था 
मानो विष्णु के द्वारा धारण किया गया शख ही उस रुप से आ स्थित हुआ हो, (उन 
सखियो ने ) अनेक दोष-रहित आमरण पहनाये | 

( सीता के ) आभरणी की शोमा को भी बढानेबाले स्तनों पर ( पहनाये गये ) 


बालकारड १४५ 


हार के बारे में क्या कहे / क्या यह कहे कि गगन के नछ्तत्रो मे से योग्य नक्षत्रों को चुनकर 
( उनका ) हार बनाकर पहनाया गया है ? या कहे कि अति उज्ज्वल किरणवाले चन्द्र को 
काटकर हार बनाकर पहनाया गया है ? या यह कहे कि ( सीता की ) लजाथुक्त हँसी की 
चन्द्रिका-जेसी कांति ही इस प्रकार छिटठकी पड़ी है ? मैं क्‍या कहूँ १ 


जिन (सीता ) के रक्त चरणों ने; सौन्दर्य की स्पर्धा में परास्त होकर शरण मे 
आये हुए रक्त कमलो को अरुणाई की मिन्ना दी थी, उनके अमृत-समान शरीर की काति 
पड़ने से मनोहर आभरण-युक्त स्तनों पर के श्वेत मोती भी लाल दिखाई पड़ते थे | जो अच्छे 
लोगो की सगति में रहते हैं, वे भी अच्छे हो जाते ह न ४१ 

उन (सीता ) की कटि अतिपुष्ट तथा अधिकाधिक उभरते रहनेवाले ईगूर (धातु) 
के बने हुए कलश-समान स्तनों का भार बढ़ जाने से लचक उठती थी; यदि ( अपने प्रकाश 
से ) चौधियाकर दर्शो की आँखों को बंद करानेवाली लाल कांति से युक्त पद्मराग-पुंजो 
तथा मोतियों से खच्ित कोई वॉस हो, तो वह उन (सीता ) की आमरण-भूपित भुजाओं की 
ममता कर सकता है। 


विकसित पुष्पो से भूषित कुतलोबाली जानकी के पल्‍्लव-कोमल कर नासक 
कमलो ने ऐसी तपस्या की है कि वे रामचन्द्र के अरुण हस्तो के द्वारा यथाविधि गह्दीत होने- 
वाले है | ये कर सभी के प्रेम के पात्र हैं, रात्रि के समय भी मुकुलित नही होनेवाले हैं, यही 
सोचकर उनकी सखियो ने वालातप-सहश कांतिवाले पद्म-परागों से खच्ित 'कटक? ( नामक 
आभरण ) उनके हाथों मे पहनाया, मानों उन्होंने उनके करो की रक्षा के लिए उनमे 
रक्षा-वंधन बाँधा हो | 

( पादों में ) विभाजित केशोवाली ( जानकी ) के स्तन नामक दो आओधाये 
( गये ) स्व॒णेकलशों पर, जिनमें एक-एक इन्द्रनील रतन भी जड़ा था, उन सखियों ने 
कस्तूरी-लेप से पुष्पलता और अनंग-धनुष को चित्रित किया और विविध धर्म-मतों के द्वारा 
विचारयंमाण भगवान्‌ के समान ही 'अस्ति? या नास्ति! की विचिकित्सा के कारण-भूत 
उनकी कटि के लिए विपदा उत्पन्न कर दी | 

छवि को छिठकानेवाले अत्यन्त सूछ्म कौशेय (रेशमी ) वस्त्र की परतो मे न 
आनेबाली ( अतिसूह््म ) कटि पर मेखला तथा उमके नीचे, ( मोतियो की लड़ी से बने ) 
तारकपुज' ( नामक आभरण ) पहनाया | उन आभरणो के विविध रत्नों से जो कान्ति 
फूट पड़ती थी, वह उन (सीता) के शरीर की काति से विल्क्षण रहकर चारों ओर घूम 
जाती थी, जिससे वे सखियाँ भी अपनी आँखो की ज्योति खोकर स्तव्ध रह जाती थी | 

नाचनेवाले फणी के तुल्य जघन-तटवाली (सीता) के उन कमल-सहश चरणों मे, 
जो अतिकोमल, शिरीष पुष्प से भी अधिक कोमल थे और महावर के बिना भी लाल 





१. मृल में अतिम वाक्य मे, शेग्यर! शब्द का अयोग हुआ हे, जिसके श्लेप से दो अर्थ होते हैं--(१) लाल 
र॑गवाने और (२) अच्छे । दोनों अर्थों को लेने से अंतिम वाक्य का चमत्कार वढता है | --अनु० 


१४६ कब रामायण 


टीखते 4९। ४25 2 न मु 
बते थे, उन सखियो ने नूपुर पहनाये। वे नूपुर वार-बार वोल उठते थे | वे यह कह 


रहे थे कि ये ( चरण ) वहुत कोमल हैं, बहुत कोमल हैं) 

जेसे वीच में विष रखकर उसके चारो ओर अमृत रखा हो; पैसे 
( सीताजी के ) वे नयन, सीधे तथा लम्बे होकर कान तक फेल गये थे और उसके परे स्थान 
न मिलने से लौट पड़े थे। उनमें कुछ लाल-लाल रेखाएँ भी दिखाई देती थी, उममें 
छुल या छिपाव न होने से वे मेघ के जैसे शीतल थे। उनमे जो रेखाएँ थी, वे अंजन की ही 
रेखाएँ थी था उस कुमार ( राम ) के शरीर का ही वर्ण था, कुछ निशचय-पूर्वक नहीं 
कहा जा सकता | 

(उन सखियो ने ) मर्त्त्य-लोक की स्त्रियों, नाग-कन्याओं तथा स्वर्ग की सुन्दरियों 
के लिए तिलक जेसी (उन सीता) के ललाट पर तिलक अकित किया | दो पुष्ट नीलोसलो के 
साथ विकसित कोई रक्तकमल हो और उसमे शुक्लपतक्ष तृतीया का वर्धभान चन्ध आ 
उपस्थित हुआ हो, और उस्त चन्द्र के मध्य एक नक्षत्र उदित हुआ हो, यदि ऐसा कोई दृश्य 
उत्पन्न हो जाय, तो उमसे सीवाजी के तिलकातिक बदन की तुलना हो सकती है | 

भश्रमर, मधुमक्खी आदि को आक्ृष्ट करनेवाले खिले हुए पुष्प, केशों में खोसने 
योग्य मृढुल पुष्प, जूडे मं धारण करने योग्य गजरे, कपोलों पर धारण करने योग्य इन्तहीन 
अति मृदुल पुष्प--वथास्थान पहनाया तथा कल्पवृक्ष के पह्लव-जेसे चमकते हुए पुन्ना' 
( पुष्य ) के स्वर्ण-घूलि-तुल्य पराग को सीता के केशों पर लगाया | 

( इस प्रकार, अलकार करने के उपरात, दृष्टि-दोष-परिहार करने के लिए उन 
सखियों ने) घृत-दीप की आरती उतारी, जल सहित पुष्यों को (उनके सम्युख) विखेरा , इष्ट- 
देवों से प्राथनाएँ की , वेद-पारग ब्रिग्रो को स्वर्ण का दान किया | छोटी पीली सरसो को माथे 
पर लगाया | सावधानी के साथ वनाये गये (चूना और हल्दी को मिलाकर) रक्तवर्ण नीर की 
आरती उतारी | उन देवी की, जिन्हें अपने हाथो में ही रखकर मयूर के समान ही उन 
सखियो ने अबतक पाला था, परिक्रमा की, इस प्रकार उन सखियों ने उनका; दिष्टि- 
परिहार किया | 

जो सीता शुकों को मीठे बोल सिखाया करती थी, उनकी उस सुषमा को 
वे सखियाँ कमल-पुष्य से मथु का पान करनेवाले भ्रमरों के समान देखती रही। उन 
( सखियों ) की वाणी गद्गद हो उठी | वे अपने सहज स्वभाव को भूल गईं । चाहे पुरुष हो 
या स्त्रियाँ, सबका मन एक ( जेसा ) ही होता है न १ 

मेघ-तुल्य केशवाली वे सखियाँ, आभरणालकृत वक्षुवाली उन सीता को देखकर 
आनन्दमत्त हो खडी रही, जेसे पूर्णिमा के चन्द्र को देख रही हो। हरिणनयना लियों 
में भी कोई-कोई अवयब ही सुन्दर होता है (अर्थात्‌ , किसी के सभी अवयवबों का सुन्दर होना 
सम्भव नहीं है), जब सभी प्रकार का सौन्दर्य एक ही स्थान में एकत्र हो जाब, तो उसे 
देग्वकर कौन सुम्ध नहीं होगा ? 

अपने सुन्दर कर में शख ( शख-वलय ) धारण करने से, कमल ( यौगियी का 
हृत्य-कमल तथा कमल-पुष्प ) को आवास बनाकर रहने से, सर्वत्र व्यापक होकर, प्रत्येक के 


बालकागड १४७ 


हंदव में प्रथक-परथक्‌ अकित होकर रहने से अरुंघती के सब्श साध्वी सीता भी पुरुषोत्तम 
(श्रीराम ) के समान ही थी। अब हम और क्‍या कहे १ 

देवेन्द्र के शासन में रहनेवाली रंमा आदि अप्सराएँ जा रही हों, इस प्रकार 
असंख्य सखियाँ सीताजी को चारो ओर से घरकर चली | उस समव विशाल 
मेखलाएँ, पाव्जाल ( नामक पाद-आभरण ) ; सर्प के आकार के नूपुर और कर-चलयब 
बज उठे | 

वौने, ठिंगने, कुबड़े, ठासियाँ सभी वड़ी भीड़ लगाकर आये और सीता के चरणों 
की वन्दना करके खड़े रहे | अक्छीण दीय के समान वह देवी रल-बितान की छाया में चलने 
लगी, मानो वाल-चन्द्र नक्षत्रों के साथ जा रहा हो | 

अपने आभरणो में लगे गलो की काति को आगे-आगे फेकती हुई सीता 
इस प्रकार चली, मानो उन्हें जन्म दलेवाली भूठेवी में बह सोचकर कि इसके चरण अति 
क्रॉमल हैं. उनके मार्ग म पल्लब ओर पुष्य बिखेर रही हो | 

उनके दोनों पाश्वों में डुलनेवाले कातिपूर्ण चामर इस प्रकार थे. मानो मीताजी के 
समान ही चलने की इच्छा से आये हुए हंम उनके बदनीय मदु चरणों की गति से परस्त हो 
गये हो ओर बार-बार नीचे गिर-गिरकर उठ रहे हो | सीता यो चली. मानो अपने कलाप 
की काति को सर्वत्र विखेरता हुआ कोई मबूर चल रहा हो । 

सीता भूलोक आदि सब लोकों की युवतियों के लिए आँख के तारे के समान 
प्रिय थी, ऐसी कन्या ( अविवाहित सीता ) के ल्‍्प को देखने के लिए मानों पुरुषोत्तम 
( राम ) के कुलपुरुष सूर्य नम से उतर आया हों--इस प्रकार का था वह रत्नमव वितान. 
जिसकी छाया मे सीता चल रही थी । 

पुंजीभूठ घनी स्वर्ण-कान्ति से युक्त कलाप, ( सोलह लड़ियॉबाली ) मेखला, 
तथा अन्य रलखचित आमरणों से किरणे छिटक रही थी ; ढेह की कात्ति अत्वन्त उज्ज्वल 
हो रही थी , कठि लचक रही थी इस प्रकार अपने प्रकाशमान छोटे पतन को उठाकर ग्खती 
हुई सीता आगे बढ़ी | 

उन देवी की शरीर-काति, उनके स्वर्ण-आमरणों की काति; उनके पुष्यों की 
मुगन्ध तथा चन्दन की शीतलता, चारो ओर विजली की चमक-जेसी ही फैल रही थी, 
जिन्हे देखकर अप्मराएँ और अस्त भी लज्नित हो रहे थे) इस प्रकार सीता उस रलमब 
भण्डप में जा पहुँची, जहाँ गजनमा एकत्र थी | 

भारी स्तनों से युक्त उनके उस पवत्रित्र स्प को, जो जन्मदाता के अभाव के 
कारण (स्वथभूत) वेदी के समान ही था, देखकर वॉम-जैमी भुजावाली र्मणियाँ तथा पुरुष; 
मव लोग चित्र के समान निर्निमेष. जीवन के लक्षणों से रहित (निर्जीव)-से खड़े रहे | 

समुद्र वर्णवाले ( राम ). जो अबतक इसी सदेह मे पढ़े थे कि जनक की कन्या 
चरही ग्सणी है, जिसे उन्होंने पहले ( राजप्रामाद पर ) ढेखा था, वा वह कोई दूमगी ऋ्ली है, 
अब अमृत-मय उन ( सीता ), को देखकर इस प्रकार आनन्द मे भर गये, जिस प्रकार देवेसटर 
छीर-मागर के संथन के समय, इतना अधिक परिश्रम करके कि लिममे उसके माण भी शरीर 


१श८ कब रामायण 


>स प 4 


को छोड़ जाने के लिए मन्नढ हो गये थे, हठात्‌ ही अमृत को उत्पन्न होते हुए देखकर आनन्द 
से भर गया हो | पर 

अत्यत मधुर अमृत को ( सॉँचे में ) ढालकर, पूर्वक्ृत सुझृतों के फल के समान 
निर्मित, अदुण अधर तथा कोकिल-स्वर से युक्त यह कन्या, जो कन्या-प्रासाठ से राजमंडप 
में उतर आई है, मेरे अतर मे ही नहीं, वाहर भी स्थित है क्या 2 इस प्रकार राम ने मन- 
ही-मन सोचा | ( सीता राम के हृटय में तो पहले से स्थित थी ही, अब वह बाहर भी है 
क्या, इसका सदेंह रास को हुआ | ) 

वसिष्ठ यह सोचकर अत्यत सुद्धित हुए कि हमारे कृत तप के फलस्वरूप राम के 
रूप में आया हुआ व्यक्ति, शख-चक्रधारी पुडरीकाक्ष जगदीश्वर ( विष्णु ) ही है, ओर यह 
कन्या भी अरुण कमल पर आसीन ( लक्ष्मी ) देवी ही है। 

समस्त धरती पर समान रूप मे चलनेवाले शासन-चक्र से विशिष्ट ऋक्रवर्त्ती 
(दशरथ ), घने कु तलोबाली सीता को देखकर सोचने लगे--यद्॒पि सत्यलोको में मेरा 
शासन चलता है, फिर भी मै वेमव ओर समृद्धि की ठेवी ( लक्ष्मी ) को आज ही अपने वश 
में कर सका हैँ। 

'तेवल! नामक वाद्य-सहश स्वस्वाली ( सीता ) के समीप में आते ही भूमि के 
विजयी शासक दशरथ तथा तपस्वियों के कर (प्रणाम की मुद्रा मे ) उनके शिरों पर 
मुकुलित हो उठे क्‍योंकि सब के मन तथा इन्द्रियो ने उन ( सीता ) को देवी के रूप मे 
पहचाना) यह शरीर सन के अधीन ही रहता है न ? 

( अपने आवास-भूत ) कमल-पुष्प का त्याग कर, ( जनक ) राजा के स्वर्ण 
प्रासाद मे अवतरित हुई उस ढेवी ले पहले महान्‌ तपस्वियों को नमस्कार किया, फिर सब 
राजाओं मे श्रेष्ठ ( दशरथ ) के चरणकमलो की वन्दुना की और आँखों से आनन्दाभु वहाने- 
वाले अपने पिता के समीपस्थ आसन पर पिराजमान हुई | 

“चिप को अतर मे रखनेवाले आम के टिकोरे के सहश नयनवाली यह कन्या 
यदि कप्रलासना ( लक्ष्मी ) ही है, तो हरे पवेत के समान वलवान्‌ राम, मेरू-सदश एक धनुष 
क्या, सात पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं |” इस प्रकार रथ की कील (अर्थात्‌ , सब धर्म-कार्यों 
के प्रधान कारक ) जैसे ब्राह्मणोत्तम ( वसिष्ठ अथवा विश्वामित्र ) ने सोचा | 

(सीता ले ) यह सुना तो था कि ( राम ने ) शिव-धनुष को चढाकर उसे तोंड 
डाला है, किन्तु उनके रूप के सबंध मे उनके मन मे सशब अभी शेष था--(अर्थात्‌, यह वही 
राजकुमार है, जिसे स्त्रय उन्होंने राजप्रासाद से देखा था या कोई और है, यह सदेह था)-- 
उस पुराने सशय को दर करने के हेतु मीता ने उस प्रभु (राम ) को अपने अतर में ही 
नहीं, अब अपने ककणों को संवारने के व्याज से आँख की कनखियो से भी देख लिया | 

(सीता की ) काली तथा दीर्घ कनखियों से जो दृश्टि-नदी श्रीराम-लूपी भरे हुए 
समुद्र में निमझ हुई, उससे उनके चचल ग्राण ( जो यह वही राजकुमार है, या अन्य कोई है-- 
इस सदेंह से विकल हो रहे थे ) अब स्थिरीभूत हो गये। राम के रूप को देखकर आमरण- 
भूपित तथा छ्ली-रतल वह सीता निःश्वास भरने लगी और इस ग्रकार आनन्द से फूल गई, 


बालकाण्ड १9६ 


भानो कोई व्यक्ति अलम्य अमृत को पाकर एकदम सवकों स्वय ही पी जाये और आनन्द से 
फूल उठे | ह 

घने कुंतलोवाली सीता ने वह जानकर कि धनुष को तोड़नेवाला कुमार उनके 
हृदय में स्थित वह “चोर ही है, चिन्ता-सुक्त हो गई. वह उनकी समता करने लगी- 
जिन्होंने जन्म-कारण अविद्या को दर करनेवाली विद्या को ( तत्तज्ञान को ) प्रातकर परमात्म- 
स्वरूप को जान लिया हों और उस ज्ञान के परिणामस्वरूप ब्रह्मानन्द-स्पी फल को ग्रात्त 
कर लिया हो । 

( शत्रुओं के ) विनाश में चतुर हाथियों की सेना से युक्त उस समा में आंसीन 
चक्रवरत्ती ( दशरथ ) ने ज्ञान-सागर के पारंगत मुनि कौशिक को देंखकर प्रश्न किया-- 
है उत्तम । पुष्पलता-समान स॒ुझृम कटिवाली इस कन्या (सीता ) के विवाह छा अपार 
शुभप्रद दिन कौन-सा है १ कृपया बतावे | 

वाले! नामक बड़े मीन तथा 'कयल? नामक छोटे मीनो के उछलने से जहाँ 
मैसों के क्रशः शिर तथा पीठ चिर जाती है; जहाँ के, 'वराल' नामक वलिए मीन 
( समीष के नारियल, पुगी आदि पेड़ी के ) विशाल पत्नो को फेलाते हुए उनपर उछल पढ़ते हैं; 
ऐसे खेतों से समृद्ध ( कोशल ) देश के राजन्‌, विवाह के लिए शुम दिन कल ही है |+वी 
श्रेष्ठतपस्त्री ( विश्वामित्र ) ले उत्तर दिया | 

बह वचन सुनने के पश्चात्‌ , दशरथ, तपस्वियों की आज्ञा लेकर वहाँ से चलने 
लगे। तब अन्य राजे हाथ जोड़कर खड़े हों गये | उनका विलक्षुण, रत्न-खच्चित. 
धुमावदार विजय-शख बज उठा, उनके स्वण-किरीट की क्राति वालातप के समान छिटक 
उठी, यो चलकर वे अपने आवास मे जा पहुँचे | 

वह हंसिनी ( सीता ) बढ़ी कठिनाइयो से वहाँ से चली, तो रामचन्द्र भी वहाँ से 
चलकर स्वर्ण-प्रासाद रुपी पर्वत के भीतर जा पहुँचे , रलामरण-भूषित राजे भी चले 
गये , महातपस्वी झुनिगण भी चले गये, उधर उज्ज्वल कातिमान सूर्य भी मेर-पर्वत के तट 
में अच्श्य हो गया| ( १-४३ ) 


भध्याय १९ 
शुभ विवाह पटल 


प्रख्वातकीर्सि जनक महाराज के आतिथ्य के कारण, भठल्लावी गज-सेना से 
युक्त नरपत्तियों से ऊँचे ऋधोवाले कनिष्ठ कुमारो तक, सभी ऐसा समझ रहे थे, मानो वे सठेंह 
ही स्वर्ग-लोक की नगरी ( अमगवती ) मे था पहुंचे हों। 

इुलम स्वच्छ जल की ग्वान से पीडित कोई पिपास समीप मे ही एक विशाल 


१५४७० कब रामायण 


सरोवर को पा लिया हो, किन्तु उसमे उतरकर जल पीने का मार्ग न पाकर अल्न्त व्यावुल 
हो उठा हों--स्वर्ण-ककणधारिणी, कोकिलवाणी ( सीता ) की भी वही दशा हो गई | 

( सीता रात्रि का सम्बोधन कर कहती हैं-- ) हे निष्छुर रजनी । क्‍या ऐसे भी 
लोग होते हैं, जो निर्बल व्यक्तियो के प्राण हरने का वीरवाद ( डीग मारना ) करते रहते हैं ? 
( अर्थात्‌; तू ऐसा ही व्यक्ति है ) सूर्य का उदय होते ही मेरे प्रथ्मु आ जायेंगे , अतः तू शो 
ही बीत जा; जिससे प्रभात होने से विलम्ब न हो। 

है मेरे मन । नीलसूर्य-सहश ( उन राम के ) चरणी के सग ही तू चला गया 
ओर उनके आने के समय ही तू उनके साथ आनेवाला है | दीघ॑ समय से मेरे संग रहनेवाले 
मेरे सन । एक दिन के विलम्व को भी न सहकर इस प्रकार छोड़ जानेवाले ( व्यक्ति ) 
भी क्‍या ससार से होते हैं १ 

तालबृक्ष पर रहनेवाले है ( चकवा ) पत्नी | यह रात्रि, जो गर्जन करते हुए सप्त 
समुठ्रों के सहश अपार (जान पड़ती) है, झुक, प्रवल्नशीला (अर्थात्‌ , राम की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करती हुई ) के पाप के कारण यदि ( रात्रि ) व्यतीत न हो और प्रमात न होने पाये, 
तो क्या तू किंचित्‌ मी न्‍्यायान्याय का विचार न करके, एकाकी उड़ता हुआ ( मेरी हृत्वा 
से उत्पन्न ) अपयश का भार ढोता फिरेगा १ 

तीक्षण शूल और अग्नि की कठोंरता तथा उप्णता को प्रकट करनेवाले आतप 
के सहश ही छायी हुई है चॉग्नी । तू ही कह, क्या इस ससार में ऐसे मी लोग होते है, 
जो निरपराध अबलाओ के प्राण हरते रहते हैं | 

सुरभि और शीतलता के आगार उष्णता को फ़ेलानेवाले मेंह और प्रकाश-पुज- 
भूत चन्द्रिका नामक दत-समूह से युक्त होकर, मलय-पर्बत की ऊँची तथा बड़ी कदरा मे निवास 
करनेवाले है दक्षिण अनिल नामक व्याप्र। क्‍या तू आहार की खोज मे मेरे निकट आया है! 

वीथी मे सचरण करनेवाला, कालमेघ-सदश एक वीर है, जो दिन-रात सुमे 
छोड़ता नही है, यह कंसा न्याय है ? उच्च बुल के राजबुमारों मे क्या ऐसे भी होते है, जो 
कन्याओ के निकट आ पहुँचत हैं ? 

वह कठोर पुरुष ( रास ) विश्वास न करने योग्य कार्य करता रहता है, कंणा- 
हीन ह और मझुके अपने सग नहीं लेता है उस छलिया की भुजाओं से प्रेम करना 
भी क्या उचित हे / (अन्धकार-रपी) दस कालिमा-पूर्ण समुद्र की सीमा भी नहीं टीख 
पइती है गान्न का समय ले जान कितने थुगा का हांता है । 

संगीत-नाद थमल नहीं हैं ( आनन्द मनानेवाले लोग सगीत गा रहे ह. जिससे 
बिग्हिणी सीता की वंदना बढ़ रही है उनकी ओर सकत है ) . दिन मी नही आता है, मेरी 
चिन्ता इर नहीं होती है. यह रात्रि व्यतीत नहीं होती है , मन की व्यथाएँ मिटती नहीं ६ + 
आखे लगती नहीं हैं , क्या इस प्रकार हु-खित होना भी भरे भाग्य से है 

है मम ! अपने शख (पी क्कणों को ) गिराता हुआ तू उठ- 

7 है| ते अलन्त शिथ्िल हो जाने पर भी कमी नहीं सीता है। अतः, क्या वे में 
बन्‍्पा ( अविवाहिता ) है जो गसन्‍्मव के प्राणहारी बाणों से व्यादुल ह ? 


52 


ड. 
॥ 


गर। 
हे 
भ्रा२ 


बालकागूड १५१ 


इस प्रकार विज्ञाप करती हुईं, पर्यक पर लेटने म॑ भी अतमर्थ हो व्याकुलता के 
साथ सीता हुःख मोंग रही थी और उनके ( लज्जा आदि ) सहज शुणों के कारण उनकी 
विकलता अधिक होती जा रही थी | ऐसी राज्नि के समय, उघर अनघ ( रामचन्द्र ) अपने 
प्रासाद मे; भरे हुए अन्धकार मे, क्या सोच रहे थे और क्या बोल रहे थे--यह अब कहेंगे ) 

पहले ( कन्या-प्रासाद पर ) ढेंखा, तब अनिवार्य प्रेम की प्रेरणा से, नेन्ों ( की 
लेखनी ) को लेकर मन पर उसे अंकित कर लिया; फिर ( आज ) सम्मुख ही मैने उसे 
देखा, तो भी उस अममान सुन्दरी कन्या ( के सौदर्य ) का पार नहीं पा रहा हूँ। जो 
बिजली को देख रहे हो, वे अन्य व्यापारों पर केसे दृष्टि रख सकते है १ 

है लक्ष्मी-तुल्य सीता के मुख-मण्डल ( चन्द्र )। सोचने पर ज्ञात होता हैं कि 
शाक और फल के उत्पादक काम-रुपी वीज के बढ़ने के लिए सहायक खाद तू ही है 
(अर्थात्‌ ; चन्द्रमा काम को बढ़ाता है, जिससे विरहावस्था से शाक का और सयोगावस्था मे 
फल का रस मिलता है] ) है चछ्ध । तूने यह क्‍या किया 2 झुक) एक व्यक्ति के साथ 
क्या तू मित्रता नही कर सकता था ४ 

यह सर्वत्र व्याप्त अन्धकार ऐसा वढ़ गया है, मानो मेरे पाणों को बाहर निकालने 
के लिए उस रमणी ( सीता ) के नयन ही इस प्रकार बढ़ गये हो | यह कमी क्षीण होनेवाला 
नहीं दीखता | यह अधिकाधिक इस प्रकार वढ़ रहा है, जिस प्रकार युद्ध में अपने प्रभु के मारे 
जाने पर भय के कारण युद्ध-रग से भाग खड़े होंनेवाले सैनिक का अपयश बढ़ता जाता है | 

वन्य हरिण के से नयनवाली उस सुन्दरी के संग गये हुए मेरे मन | तने 
मेरी चिन्ता कभी नहीं की। कदाचित्‌ तेरा मार्ग अधिक लम्बा है ( इसीसे अबतक नहीं 
लौटा है) था उन्होंने ( सीता ने ) तेरी बात नहीं पूछी है, जिससे तू अभी तक वहीं 
अटका हुआ है, वा तू भी सुके भूल गया है ] 

कठोर विप आँखो से आग उगलनेवाले, करवाल-जेसे तीरुण सर्प के ढॉतो को 
अपना आवास वनाकर रहता है--वयह कथन अतीत काल में सत्व था , किन्तु अब तो मेरे 
नवनो तथा मेरे मन मे सदा अवस्थित ( सीता की ) कोमल दृष्टि म ही वह (विप ) वसा 
हुआ है| 

परवेत-प्रदेश, पुष्पों से भरें हुए सरोवरों के परिसर, बिशाल उद्यान इत्यादि अनेक 
स्थान (खेलने योस्य) हैं, फिर भी अलभ्य अमृत से भी अधिक मीठे वोलवाली, और चमकते 
कंतलोबाली ( सीता ) के लिए क्रीडा का स्थान कया मेरा हृदय ही है १ 

देवो के प्र्ु ( विष्णु के अवतार राम ) इस प्रकार के मनोमावों से समय व्यतीत 
कर रहे थे, उधर ( जनक ने ) हाथियों पर से यह ढिढोरा पिठवाया कि श्रमरों को मत्त 
करनेवाले कुंचलोवाली ( सीता ) का विवाह कल होनेवाला है. अतः पुष्यो, रलो तथा 
बस्ती से मिथिला नगरी सजाई जाव | 

ढिंढोरे के साथ ऐसी घोषणा होते ही, वृद्ध, युवक, सुवासित क्शोबाली स्थियों 
सेव एकत्र हुए। ( नगर को उजाने के लिए ) सव उतावले होने लग तथा अपने बध- 
मित्रों के साथ आनन्द-संलाप करते हुए उस दुलध्य राति-त्पी समुद्र को पार कर लिया | 


श्ग्र्‌ कब रामायण 


अजनवर्ण ( राम ) तथा कमल पर आसीन ( सीता ) देवी, कल परिपृर् 
भगल-युक्त विवाह के द्वारा परस्पर मिलेंगे--यह घोषणा होते ही दिनकर अपने अरुण करों 
से अधकार को चीरते हुए ऐसे उदित हुआ, मानो अपने वंशज के विवाह के दर्शनार्थ ही आ 
गया हो | 

कुछ लोग वढ्नवार बाँधने लगे। बुछ लोग खंभों पर रंग-विरंगे कपडे लपेट 
कर सजाने लगे। कुछ पूर्ण कुभो पर वस्त्र लपेटने लगे , मेघस्पशी अद्टालिकाओ पर बुछ 
उज्ज्वल रत्न-खचित कवच डालने लगे | वेदों के तत्त्वज्ञ ब्राह्मणो को भोज देने के लिए कोई 
अमृतरसोपेत मोंजन बनाने लगे | 

हसिनी की गतिवाली नारियाँ तथा बृपभ की गतिवाले पुरुष उस नित्य नवीन 
नगरी मे केले और पुगीवृक्षो को स्थान-स्थान पर गाड़ने लगे | कोई अति उत्तम मौतियों 
में से चुन-चुनकर भारी मुक्ताओं को पहनने लगे| कोई स्वर्णाभरण और कोई रलाभरण 
पहनने लगे | 

कोई सुगधित चन्दन तथा अगर के अजन को वीथियो में छिड़कने लगे। कोई 
पुष्पों को ( वीथियों में ) बिखेरने लगे| कोई इन्द्रधनुष को लजानेवाले विविध काति-पूर्ण 
रत्नो से खच्चित प्रासादो पर अमूल्य मुक्ताओं की कालर लटकाने लगे | 

( कुछ लोगो ने ) किरण-पुजो को विखेरनेवाले भारी रलदीपो को और शीतल 
अकुरो से पूर्ण 'पालिका? नामक (मिट्टी के) पात्रों” को उन स्फटिक वेदिकाओं पर सजाया, 
जो (वढिकाएँ) किनारो पर के सुनहत्ते व और अपनी श्वेतता के कारण एक साथ धूप और 
चाँढनी को फेला रही थी | 

( कुछ लोगो ले ) मदर पव॑त-सहश ऊँचे सौधो के ऑगनो में, इन्द्रलोक भें जिस 
प्रकार नक्षत्रों की काति फैली रहती है, उसी प्रकार अनन्त कात्ति फैलानेवालें भारी मोतियों 
की लड़ियो को लटकाकर 'सुतु पेडल' ( चंढोवे )* लगाये, जिससे धूप रुक गई ) 

कही कुछ दासियों ने हीरको से खत्चित मरकत की वेदी पर स्वच्छ प्रकाशवाले 
टीप सजाये। चन्द्र को छूनेवाले उन्नत श्रासादो पर सूर्य-लमान कातिवाली तथा सुनहते 
टडोवाली पताकाएँ लगाई ओर कोई अगरु लकड़ी को जलाकर सुगध फैलाने लगी | 

कोई सुगध-पुष्पों को गाड़ियो पर लादकर ला रहे थे। कुछ लोग उपवनो से 
पत्तो ओर फलो को लाब्कर ला रहें थे , कुछ लोग 'कुरवे!३ नामक नृत्य करते हुए अपने 
कुडलो की काति को चारो ओर विखेर रहे थे , कुछ लोग अन्न-पिंडो को खाकर दत्त हुए 
मत्तगजो के माथो पर सुखपद्ट बॉध रहे थे | 

( कुछ नारियाँ ) चन्दन का लेप ( अपने शरीर पर ) लगा रही थी, कोई श्रेष्ठ 
बम्न्र पहन रही थी, कोई पुष्पो को अपने केशो में सजा रही थी, निर्मल मुकुर के सामने खड़ी 


£$, विवाह आदि के अवसर पर मिट्टी के पात्रा में नव-धान्य के अछुर उगाये जाते हैं और शुभकार्य हो जाने 
के पश्चाव नदियों में बहा दिये नाने है। 
, दे छिण मे विवाह के समय 'मुतु-पदल! लगाते है 
५, दुरया सूल्ए मे उहुन-स नर-नारी एक दूसेर का हाथ पकड़ बृत्ताकार गे नाचते है | 


च्छ 


बालकाणएड ट्ब्र्‌ 


न 5, ५. 2 


होकर दुछ त्तियों अपने उन्द्र-समान मुखो पर तिलक लगा 

गजरे सजा रही थी, कुछ सेमल की रूई जैसे अपने 
मबृर-मब्श कुछ नारियाँ; जब श्रृंगार कर छेती जा 

हुई अपने आभरण उत्तार फेंकी, तब जो मोती, रल- शंख ( उलय ).- ग्रवाल-मह्श लाल 

और कोमल सुगघ-लेप, छुटे हुए पुष्प आदि गिर एड़ते थे. कुछ दामियँँ उन सब अन्तुओं 

को इकट्ठा करके महलो के व्गहर फेंक देंती थी। 


( कही ) आगठुक राजा लोग जम्ग थे- तो कही व्यि लोग इक्छे थे, कहीं 














थ् 
्ट 

















मधुस्वर्वाली वीणा का सगीत आस्वाद करनेवाले (जम्ग थे ). वो ऋहीं उचरण ब्रनेगले 
वार्ण (जाति के गावक ) एकत्र 9े, कही कुण्ड वाँबकर उलनेवाली ग्तियाँ थी, तो 
कही घटिका-यत्र में विवाह लम्म के सम की गणना करनेंदालें गणक लोग थे | 

कहां यणिव्गएँ इकट्ठी थी, कही पर झुछ लोग विवि ब्लाएँ ( इन्द्रजाल वाद ) 
दिखा रह थे। कुछ लोग राजप्रानाद के द्वार पर एकत्र हो रहे णे, जहाँ विविव देश के 
गजाओ के भागी मोती तथा दीर्घ किरीटों के रगड़ छाने ने गिरे 


हि 
>> 
न 
कर 
च्यैः 
न 
| 
्ि 
नर 
श! 2, 





हुए रल और स्वण॑-चूर्ण के अवार ण्ड़े हुए 
कुछ ऐसे पुरुष घूम रहे थे. जिनकी दालो से धृण और पैने शुल्लो से चाँदनी छित्क 
गही थी | वे युद्ध के लिए जानेवाले छँचरे दाँवोवाले मत्तगज के जेसे ४ | कुछ सुन्दरियाँ, 
आनत्व-नृत्व कर रही थी और अपने हास्य से पुरुणे के श्राण हर रही थी | 
. रे 


| 
9| 
ब्प 
42/# 
ऊ 
4] 
न 
02 हि 
3 
|| 
रे 
नए 
ले 














क्छ लॉग प्र पर आत ». ऋऋषन्छ पड न मच्ात्तथ अल अपन _ 
छ लाभ ग्था पर जात थ, कुछ शिावकाआ म॒ धात्त ५, इुछ उन्य म्रनगर ऋ 
ने कुछ रत्नमय सख्पकह्नो जे अन्य 3 अल मई ८ नि 
बाहना पर आत ८. कुछ गतनमय झुछपश्ञा स जलझत नव-जँस हांथणोें पर आते शअ. च्छ 
32 जलन पैब्ल बजे के बह और हझुछ गाडियोे ५8, 04 
हथिनियों पर आते थे, कुछ पेज्ल आते थे ओर दुछ गाड़ियों ०र आते थे [ 
ब्र्ड््डः मक्ताभरणो से भूधित थे ब्ड्द्यः परान पहल हए रत्ना३ >अ.. 
कुछ उक्तामरणा से भाधत थ, कुछ पुरान पहन हुए रत्ामरपो को निव्गतकर 
का थे विविः छ बे 
न्‌वी श्रेष्ठ स्वणमय ध आमरणप पहने ह्नए्‌ क्छ नानग्यिँ पग्पम्गलाओों घ् कक, 
नवीन श्रेष्ठ स्वणमद्र विावय आमरप पहले हुए थे. कुछ (नारि ) पुग्पम्गल्ञाऊों बने इंवराले 
कशो म पहने क्र श्री कुछ विचित्र अलंकारवत्त प््चक्ता रेशमी +# उच्च धार कि -ा> 5 तु 
कशा म॑ पहन हुए था, कुछ वाचत्र अतकास्थुक्त रेंशमा उतर शरए किय हुए थीं | 
न्न् सुन्दरियों यो) विध-ममान नयनोंवाली थीं, झअछ ५ 25 
(कल न्‍्दरियों) विघन्ममान नवनोंवाली थ्य, कुछ उम्ृतसूगान वालीवाली श्री. 
से धग्वाली ्स्ल्त्द््क बट 4. 
कुछ ग्क्त ञञ पा श्री अच्छा ज्ज्च मंद्र द्राप्िस्ाह्री 4 ह््क्ल जप लजआ «(डर न ८ 
छू ग्क्त अध हल उछल उज्ज्त मत हानवात्ा थे, कुछ वशाल स्तन-म्गर से वक्त थी, 
कुछ सकछ्म ऋटिवाली थी. कुछ हंसमगामिनी साझिजे व -ह आर ऋछ कर जिया जे ्ध 
कुछ हल्षम काव्वाता था, कुछ हसगाननी शा, आर दृछ द्ाथानण ऋ नहश उलन- 
ताली पु भरी 
ताला था| 
लड़ मिथिला: नगर > >> समृद्धि के हि 
उस ई की नमृद्धि व्यो एन ही स्थन पर, एक ही मम्थ से 
पु ॥ लि ४ 5 &। । 57 ६ स्थान धन एक हा सम्य में एकत्र 











३. ८ 
दखना असभव है | उसके बारें मे सोचना मी दष्कन्र हट [ छह 
प्रनाशमसान गक मे 


१४४ कब रामायण 


जिसकी सीमा को पहचानना कठिन है; जिस पर स्वणपत्न छपे है, जो पर्वत के 
जैसे ऊँचा उठा है, जिसमे विविध रत्न खचित है, बैसे मनोहर कंकणधारिणी सीता के 
विदाह-योग्य सामग्री से परिपूर्ण उस मण्डप मे राजाओ के अधिराज (बशरथ) था पहुँचे। 

श्वेतच्छुञ्न चॉदनी छिटका रहा था, आमरण-समृह, आँखों को चोधियानै- 
वाले सूर्य के जेसे प्रकाश को छिटका रहा था | श्रमर-समुदाय संगीत गा रहे थे | विजय- 
प्रद अश्चों की टाप से उठी हुईं धूल गगन को ढक रही थी। इस प्रकार (दशरथ) आ पहुँचे । 

मंगल-मेरियाँ मेघ के समान गर्जन कर उठी | शंख-बाद्य भी बज उठे | तुरहियाँ 
युद्ध में जिस प्रकार घोष करती हैं, वेसे ही वज उठी | ब्राक्षणो के द्वारा उच्चग्ति ऋहुवेद, 
राज के समय समुद्र के घोष के समान ही शब्दित हो रहे थे। 

रथ, हाथी ओर घोडे, भुण्ड-के-फुपड, प्रथक-प्रथक्‌ पक्तियो में चल रहे थे। विशाल 
सेना-युक्त दशरथ की सेवा मे निरन्तर लगे रहनेवाले राजा भी इन्द्र के ममीपस्थ देवताओ के 
समान शोभित हो रहे थे | 

चक्रवर्ती इस प्रकार विवाह-मण्डप में आ पहुँचे और स्वच्छ स्वर्ण के रलखचित 
आसन पर विराजमान हुए | झुनि और राजा यथाक्रम आसीन हुए, जनक भी अपने वन्धुवर्ग- 
सहित आसन पर आ विराजे ) 

राजा, मुनि, स्वर्गंवासी हस-समान मृदुगतिबाली लक्ष्मी-सहश रमणियाँ, सब 
एकत्र थे, वह विलक्षण विवाह-मण्डप उस मेरु पर्वत के तुह्य था, जिसके चारों ओर 
प्रकाश-पिण्ड घूमते रहते है | 

कय के द्वारा प्राचीन काल से निर्मित उस मण्डप मे मेघ थे ( दाता लोग थे ) + 
विजलियाँ थी (सुन्दर र्त्रियाँ थी )) अनुपम नक्षत्र ये (राजा थे ), अन्य तारिकाओं 
के सघ ( राजाओ के परिवार ) भी थे , दो प्रधान ज्योत्ति-मडप, अर्थात्‌ सूथ-चनद्र भी ये 
( दशरथ और जनक थे ) , अतः वह भण्डप मानो सृष्टि के आदि भें अज ( ब्रह्मा ) के हारा 
निर्मित अडगोल ही था। 

आदरणीय तपस्यावालते झुनिवर, सभी राजा, देवता तथा अन्य जन उस मण्डप 
मे एकच्र हुए थे , अतः वह प्रृथ्वी स्वर्ग प्रभति समस्त अडगोल को निगल्षें हुए. विष्यु के 
नीलरत्न-तुल्य उदर के सद्श था | 

भूलोक आदि सब लोको के जन ( विवाह देखने की इच्छा से ) प्रेरित होकर 
उस सडप में इकटछ्ठे हुए | अब ओर क्‍या कहना है | अब हम सर्प-पर्यकर अडगोल को छोडकर 
( अयोध्या मे ) अवतीर्ण हुए राघव के कार्यों का वर्णन करेंगे | 

रामचन्द्र यथाविधि, उन सप्त समुद्रों के जल में, जिनमे शख-समह सच्रण 
करते हैं तथा शाश्वत वेदों में प्रशसित गगा प्रति नदियों के जल में स्नान किया | 

फिर ब्रह्मा से तृण-पर्यत, समस्त प्राणिवर्ग को. उनके अनादि गाढ (अज्ञान के ) 

अधकार को मिटाकर दीर्घ अपुनराबृत्ति के मार्ग में ( अपवर्ग भे ) पहुँचानेवाला अपने 
( अर्थात्‌ विष्णु के ) चिह-भूत ऊर्ध्व॑-पुण्ड* को धारण किया । 








८, इस पथ में ऊध्व-पुद्ध का माहात्म्य कहा गया है । 


चालकाणएड श्प्प 


मीन के जेसे नेत्रवाली कन्याओ का, वेदश्ञ ब्राह्मणों को वेह-विहित रीति से दान 
किया | निष्कलंक तपस्यावाले अपने पूर्वज, जिनकी उपासना ( बुलदेव के रुप में ) करते 
रहे हैं, उन आदि ज्योतिस्वरूप ( रंगनाथ )' के चरणों को प्रणाम किया | 

( राक्षसो के द्वारा ) नष्ट की जानेवाली तपस्या तथा धर्म के उद्धार के लिए 
निरन्तर वर्तमान रहनेवाली ( भगवान्‌ की ) करुणा ही इस आकार मे आई हो, इस प्रकार 
भामित होनेवाल्ले, चित्रित करने के लिए भी दुष्कर ( अर्थात्‌ , उतने सुन्दर राम ) ने अपने 
शरीर पर चन्दन-रस का लेप किया। वह दृश्य ऐसा था, मानों काले मेघ पर ज्योत्ना 
छा गई हो | 

उमड़नेवाले अपार सागर ने मंगल्प्रद तथा सर्व कल्लाओं से पूर्ण चन्द्रमा को 
अपने मध्य विकसित पाया हो, इस प्रकार का दृश्य उपस्थित करते हुए रास ने “किडे! 
( नामक लाल जटामासी ), लाल स्वर्ण के हार और पृष्पमालाओ को एंठकर अपने केशों 
से धारण किया | 

( राम के दोनो कानों मे) दो बुण्डल इस ग्रकार शोमित हुए, सानो राधि और 
दिन में ( सीता की ) विरह-पीडा को देखकर, सूर्य और चन्द्रमा दत बनकर (राम के पास) 
आये हो और सीता के मनोभावों को राम के कानो में कह रहे हो | 

नील विप को कठ मे धारण करनेवाले, परशु-आयुधधारी ( शिव ) ने अपनी 
दीर्घ जटा पर चन्द्र की एक कला धारण की थी, अब (मानों उनकी शोभा को मंद करने के 
लिए ही राम ने ) सब ज्योतिर्मय देवताओ (सूर्य, अग्नि, नक्षत्र आदि ) को अपने सिर 
पर धारण कर लिया हों, इस प्रकार (राम ने) “बीग्पट्ट” ( नामक आमरण ) तथा, “तिलक, 
(नामक आमरण ) धारण किये | 

( विष्णु के ) चक्तायुध के निकटस्थ शख की समता करनेवाले, अति सुन्दर 
( राम के बदन के निकटस्थ ) कठढ में लता-सहश उज्ज्वल मुक्ताहार शोमायमान था , बह 
ऐसा लगता था, मानो घने कोमल वुन्तलोबाली ( मीता ) के मवहास ( राम के ) मन भे 
भर गये हो और अब शरीर के बाहर भी उमड़ रहे हो | 

( राम ने ) अगढ धारण किये, जिसमे पक्तियों मे जडे हीरे विदियों के समान 
चमकत थे और लाल माणिक्य अग्नि के जैसे लगते थे, अतः ( उनकी ) सुन्दर भ्ुजाओं पर 
के अगद, प्राचीन काल में ( छ्लीरसागर के सथन के समय ) मन्दर को लपेटे रहनेवाले 
बासुकि सर्प के समान दिखाई देते थे | 

मुक्ताओं की बड़ी-बड़ी मनोहर लड़ियाँ ( राम की ) रक्षा करनेवाली दी्- 
बाहुओ मे बॉघी गईं, व अतिबिलक्षण आमरण मानों इस वात के चिह हो कि तीनो मुंबनो 
के अनाडि प्रस्ठु यही हैं | 

उनके, देखने योग्य ( अति सुन्दर ) करो में 'कटक' आभूषण चमक उठे, मानों 





१. वाल्मीकि रामायण से विदित है कि रगनाथ ही इच्चवाकु-बंश के राजाओं के छुलदेव थे. और गम 
( जिला तिरचिरापलली ) के चेत्-पुराण से भी यही वात मालूम होती है [--अनु० 


१५६ कंब रामायण 


कह्पक वृक्ष, अपने याचको को दान देने के लिए, भव्य रल और रघर्ण-बलयों को अपनी 
पुर्त शाखाओं में लिये खड़ा हो | 

मधुपू्ण कमलपुष्प की देवी ( लक्ष्मी ) जिस वक्ष पर निरंतर क्रीडा करती हैं, 
उसके मध्य सुन्दर हार ऐसे चमक रहे थे, जैसे विजली से शोमायमान मेधो करे मध्य इन्द्र- 
धनुष चमक रहा हो] 

उनका उत्तरीय उन ज्ञानियों के निर्मल जान के समान उष्ज्वल था, जो किसी वस्तु 
को अपनाने या त्यागनेवाली स्वाधीन इच्छा रखते हे, मानों राम की उत्तरोत्तर बढती 
हुईं असीम करुणा ही, उनके झुक्ताहार की काति के सह्श ही, उस उत्तरीय के रुए में 
पडी हो | 

जिनके समीप में जाना भी दुष्कर है, ऐसे प्रकाश से पूर्ण तीन ज्योतियों ( अर्थात्‌ 
सर्य, चन्द्र और अप्रि ) के जेसा चमकता हुआ उनका यणोपवीत, मानो ससार के सव लोगो 
को यह बताने के लिए ही तीन सूत्रों को एक रूप में वाँधकर वनाया गया हो कि विभूतियों 
का स्वरूप स्वयं यह राम ही है। 

( राम की कटि में 'उदर-बधन! नामक आमरण बॉधा गया । ) चारों दिशाओं 
से अत्यधिक स्वर्णिम आभा को फैंकता हुआ, मध्य में एक बडे रत्न से जाज्वल्थमान 
“उदर-वंधन” ऐसा लगता था, मानो एक दूसरे अडगोल के खष्टा ब्रह्मा को उत्तन्न करनेबाला 
एक बडा स्वर्ण-कमल विष्णु की नाभि से विकसित हुआ हो। 

उन्होने श्वेतवर्ण का कौशेय धारण किया, मानों उज्ज्बल रत्नों के आगार, 
महिमापूर्ण नील समुद्र को, (तरंग-रूपी) दीर्घकरो के युक्त, शीतल श्वेतवर्ण के ज्ञीर सागर ने 
आलिंगन-बद्ध कर लिया हो ) 

ससुद्र के जल में उत्मन्न सुक्ताएँ और उज्ज्वल-नील रत्न, जिस करवाल में चमक 
रहे थे, वह ( करवाल ) उनके कमनीय स्वर्णपट्ट में बॉधा गया, जैसे ऊँचे स्वर्ण पर्वत 
( मेरु ) की परिक्रमा करनेवाला सूर्य एक ही स्थान पर स्थिर खड़ा रह गया हो | 

उनकी कटि के पद्ट में श्रेणियों मे जो सुक्ताएँ जड़ी थी, उनकी धवल कारति 
का पुज, उत्तरौत्तर विकसित होता हुआ, चारो ओर बिखर रहा था| कदि से एक रल- 
माला लटकाई गई, जो कमनीय खडग रूपी सूर्य के वालातप के सहश चमक रही थी | 

( उनकी जघाओं पर “किंपुरी' नामक आभरण पहनाया गया, जिसका आकार 
खुले मुखवाले मकर के समान था। ) 

किंपुरी नामक आमरण से जो मकर के आकार का था, उसके नेन्नो के स्थान 
में खच्ित रत्नों की काति फेल रही थी तथा दॉवों (के स्थान में खचित सुक्ताओ ) की 
काति चाँदनी के समान छिठक रही थी। नकाशीदार उस आमरण ने चमकती बिजली के 
समान सभी दिशाओं को ग्रकाश से भर दिया | 

अब देखेंगे कि (ये चरण ) विशाल होकर केसे लोकों को नापते हयो 
सोचकर मानो एथक-एथक रूप मे उनको रोकने के लिए ही, अति सूकरम शिक्ष्प-युक्त नूपुर 
और धीर वलय उनके शीतल, पुष्ट, रक्तकमल-मसह॒श चरणों को घेरकर पड़े रहे | 


बालकाणएड १४७ 


माणिक्य-दीपो से प्रज्वलित पन्नग-पर्द्र पर योगनिद्रा छोड़कर जो ( विष्यु ) 
अवतरित हुए हैं, वे इस प्रकार देवकार्य के निमित्त विज्कक्षण अलंकार से सुशोमित हो गये | 

( त्रिमू्ति-स्पी ) तीन परम तत्त्वो में जो प्रवान है. जो उृष्टि का आदि कारण है; 
जो संसार के सबंध को लागनेवालों के दारा ग्राप्यमान अह्मानन्द-स्वरप है, तथा जो सब 
पिता है, उस क्षीर-सागर से उत्तन्न अमृत-तुल्य ( विष्णु के जशभूत ) श्रीराम ने जो अलकार 
किया था, उसका वर्णन करना क्या संभव है 2 

अनेक नहस््र गाये, पीत स्वर्ण, असोम भूमि, नव रत्न आदि का सदत्पुदुषो को दान 
दिया ; प्रशंसनीब चतुर्वेंद ही जिनके धन हैं, बेसे ( ब्राह्मणों ) के ढ्ाारा अभिनन्दित होते हुए 
( राम ) रथ पर आरुढ हुए । 


स्वर्ण की धुरीवाला, रजतमब योग्य चक्रों से अलकृत, हीरकों से खचित पीठिका- 
युक्त तथा चारो ओर से जड़ित नवरत्नों की काति से जाज्वल्यमान वह ग्थ, सर्य के ए 


चक्र ग्थ की तुलना करता था। 

शास्रोक्त ( उत्तम ) लक्षणबवाले, ध्यान के द्वारा जानने बोग्व, शक्ति से पूर्ण, पभूत 
सोदर्यवाले, धर्म आदि चार पुमुषाथथों के जैसे चार अश्व, संसार की प्रकृति को जाननेवाले 
( गम ) के रथ में जोते गये | 

इस प्रकार के रथ पर, अरुण के समान ही, भानन्दश्रु से पूर्ण नेंत्रवाले भगत, चेत्र 
धारण करके ( सारथि वनकर ) आमीन हुए। वक्त धनुप-धारी लक्ष्मण तथा उनके अनुज 
श॒रुघ्त मुन्दर सोने की मूठवाले चामर इुलाने लगे | 

अन्यों के लिए हुर्लभ, अति ग्मणीव आकारबाले ( राम ) के अल्वधिक् सौंदर्य के 
कारण वैमा हुआ, था शात मन से ( राम के सौदर्य का ) छितन करते रहने के कारण वैसी 
दशा हुई--हम कुछ निश्चित रूप से नहीं जानते । चाहे जो भी कारण हो, ( इस दृश्य को 
देखकर ) इस प्रृश्वी के लोग अनि्मेव ( अर्थात्‌ ५ पलक न मारनेवाले देवता ) हो गये | 

( मिथिला के लोगो ने ) पुष्प बरसाये. सुगध-चूर्ण बिखेरा कातिवाले ग्ल, 
स्वृण, वस्र आदि ( दान में ) व्यि * उस मगल-पूर्ण नगर के लोगो के ऐसे कार्यों का क्या 
कारण है, नहीं जानते) कदच्चित , उन्होंने ( राम के ) सौढर्य ( ल्‍पी मद्य ) को छककर 
पी लिया हों। ( जिससे उन्मत्त होकर इस प्रकार के कार्य कर रहे हो ) ) 

गम को देखनेवाली सब नारियाँ स्तब्ध हो खड़ी रहो और उनके सब आमरण 
खिमककर गिर गये वह दृश्य ऐसा था, मानो सारी संपत्ति का दान करसे के परुछणत 
अबने पहले हुए आमरण भी लुटा गही हो ! 


समल मसार के सब आयुधवारी राजा लोग, हाथियों के छुड के जेस, ( राम 
को ) घेरकर जा रहे थे और निष्ठुर क्रोधवाले धनुर्धारी ( गम ) विजयी चकरवत्ती 
( दशग्थ ) से अधिप्ठित मण्डप के निक्रद ग्थ से जा पहुँचे; जैसे अरुण-किग्ण सूर्य छँचे 


महामेद पर जा पहुँचा हो | 
ताजे फूलों के हार से शोमित वह वरद ( राम ) उस मण्डप के निकट रथ से 
उतरे; उनके दोनों पाइवों में मग्त तथा लक्ष्मण उनके दोनों बाहुओं को आदर के साथ 


पद कंब रामायण 


सहारा देते हुए जा रहे थे , मण्डप मे पहुँचते ही उन्होने ( राम ने ) महान्‌ तपस्बी सुनिवरो 
को प्रणाम किया; फिर नीति-बतधारी अपने पिता के चरणों को नमस्कार करके ( उनके ) 
पाश्व के आसन पर आसीन हो गये। तब-- 

मानो कोई अरुण स्वर्ण की लता, एक धनुष और दो मछलियों से शोमायमान 
चन्द्र को उठाये हुए, कलियो के साथ, रथ पर पूर्वदिशा में उदित हो रही हो, ऐसा दृश्य 
उपस्थित करती हुईं जानकी उस मण्डप के मध्य आ पहुँची, जैसे ( लद्तमी ) पहले तरंगायित 
क्षीर सागर में उत्पन्न होकर, फिर भूमि पर अवतरित हो गई हो और अब किसी पर्वत के 
मध्य आविभेत हो। 

विभूतियों से समृद्ध सब देवता लोग ( उस मण्डपों में ) आसीन कुमार (राम ) 
को देखकर कहने लगे--भरे हुए वडे सागर को मंथन करने से उत्पन्न, सुवासित कु तलोबाली 
( लक्ष्मी ) ने जिम दिन ( बिण्णु को विवाह के चिह॒भूत ) माला पहनाई थी, उस डिन से 
भी यह दिन अधिक मनोहर है | 

जब, गर्जन करनेवाले समुद्र से घिरी हुईं धरती की नारियों, देवागनाओं तथा 
नाग-कन्याओं से भी ( सीता ) का लावण्य अत्यधिक है, तो उनके विवाह के समय ( उनके ) 
बढ़े हुए सौदर्य का, अल्प बुद्धिवाला मैं किस मुँह से वर्णन कर सकता हूँ १ 

( विवाह की वह ) शोभा देखने के लिए अतरिक्ष से इन्द्र, शी के साथ आ 
पहुँचा। चन्द्रशेलर ( अपनी ) उमा के साथ आ पहुँचे, कमलासन भी वाणी देवी के 
साथ आ पहुँचे | 

यज्ञोपवीत से शोभित वक्ष॒वाले अपार समुद्र के सदश वेदजों के सघ से घिरे हुए 
वृसिष्ठ, परिपाटी के अनुसार उस समारोह-पूर्ण विवाह को संपन्न कराने के लिए निर्दोष 
उपकरण ( आदि ) लेकर आनन्द के साथ आ पहुँचे। 

(उन्होने) तंडुल" फेलाकर उसपर दर्भों को विछाया। वेदोक्त विधान से (अखि- 
स्थापना के लिए उचित) स्थानों को निर्मित किया। कोमल पुष्पो को उन स्थानों के चारो 
ओर बिखेरा | होमागिनि प्रज्वलित की और अनादि वेदमंत्रो का यथाविधि उच्चारण किया | 

विवाह की बेदी पर आकर, विजयी वीर, महानुमाव ( राम ) और प्रेमभरी 
( उनकी ) सगिनी, हस-तुल्य गतिवाली (सीता) विवाहोंचित आसन पर आसीन हो गये। 
एक साथ आसीन वे दोनो क्रमशः ब्क्कानन्द और (उसके उपायभूत) योग की समता करते थे। 

चक्रवर्ती के कुमार के सम्मुख ( स्थित होकर ) जनक ने कहा -- परतत्त्व (विष्णु) 
तथा लक्ष्मी देवी के सहश तुम मरी रूपवती पुत्री के सग चिरजीबी रहों। और, यह कहकर 
स्वच्छु शीतल जल-धारा को ( राम के ) रक्तकमल सदृश विशाल हाथ में दिया | ( अर्थात्‌ 
जनक ने अपनी कन्या को राम के प्रति प्रदान किया | ) 


१. कुछ विद्वानों ने मूल में, तड़ल, के स्थान पर, 'तडिला” पाठ को माना है, जो सस्दत्त, स्थणिटल, का 
प्ि डे 
रुपान्तर माना गया है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का आस्तरण”। यह अर्थ भी उपयुक्त 
मालूम होता है ।--अन्नु० 


बॉलकाणएड श्र 


ब्राक्षपो के आशीर्वाद-घोष, आमरणा के सद्श सोदर्य को बढ़ानेवाली नारी-मणियों 
के अमिनन्दन-गानो के घोष, पुष्पालंकृत शिखावाले राजाओं तथा व॑दनीय देवों के आशीर्वाद- 
घोष--इनके समान ही उत्तम शंख-वर्य भी निनादित उठे | 

देवो के वरसाये कल्पक-पुष्प, राजाओ के वरसाये सोने के पुष्प, अन्य लोगो के 
वरसायें उज्ज्वल मोती और स्वयं विकसित पृष्प--इनसे यह प्रथ्वी नक्षत्रों-से प्रकाशभान आकाश 
की तरह शोमित हो उठी | 

बीर ( रामचन्द्र ) ने, उस समय, सभी पविन्न मंत्रों का उच्चारण करके, प्रज्वलित 
अग्नि में घृत की आहुतियाँ दी और सुन्दरी ( जानकी ) के पहलव-कोमल पाणि का 
अपने विशाल शुभ हस्त से ग्रहण किया | 

उचित होम करनेवाले, विशाल झुजाओं से शोभायमान ( राम ) के संग जब 
( सीता ) प्रज्यलित अग्नि की परिक्रमा ( भारी ) करने लगी, तव सहज मुख्धता से युक्त 
वह देवी ऐसी लगी, जेसे परिवर्त्नशील जन्म-चक्त से कही देह, आत्मा का अनुसरण 
करती जा रही हो | ( आत्मा शरीर की खोज में जाती है, किन्तु शरीर आत्मा का अनुगमन 
नहीं करता। यहाँ पर इस अभूतोपमा' में कवि की एक विलक्षेण, किन्तु अतिसुन्दर 
उद्भावना है। ) 

सुन्दर तीन धागो के क्कंण से ठुक्त उन दोनों ने होमारिन की प्रदक्षिणा करके 
नमस्कार किया | अन्य कर्त्तव्य कर्म सम्पन्न किये | कातिपूर्ण सिल पर पद रखा |* फिर, 
सम्मुख-स्थित, अच॑चल पातित्रत्यवाली अरुंधती ( नक्षत्र ) को देखा | 

( राम ने ) अन्य कर्तव्य पूरा करके, आनन्द-भरे, महातपस्वियों के चरणों से 
सिर लगाया। फिर, चक्रवर्ती ( दशरथ ) के चरणों की वदना की और स्वर्ण-ककणधारिणी 
सीता का कर अपने हाथ में लेकर अपने मनोहर भवन से जा पहुँचे | 


भेरियाँ गरजन कर उठी, शख बज उठे, चहुवेंदों के घोष हो उठे, देंबता 
आनन्द-घोष कर उठे, विविध शास्त्र तथा अभिनन्दन-गोत प्रतिध्वनित हुए, अ्रमर-समुदाय 
भी गुजार कर उठे और समुद्र भी गर्जन कर उठे | 


5 ( राम ने ) केकय-पुत्री के प्रकाशमान चरणों को, अपनी जननी के प्रति प्रेम से 
भी अधिक प्रेम के साथ नमस्कार किया | अपनी माता के चरणदुग को सिर पर धारण किया 
और फिर निष्कलुष मन से सुमित्रा के चरणों को प्रणाम किया | 

हंसिनी ( सीता ) ने भी उन तीनो ठवियो के मनोहर स्वर्ण-सहश चरण-कसलो 
को अपने मिर का भूषण वनाया | उन देवियों ने उमंग भरे मन से कहा--यह (हमारे ) 
कुमार का मव्य आमरण बनी रहेगी और अविचल पातित्रत्ववती अरुघती भी इसे ( आद्श 
के स्प भे ) देखेंगी । 

फिर उन देवियों ने शख-चलयो से भूपित, कोंकिल-स्वर्वाली जानकी को अंक 





१. दक्षिण में विवाह के समय अग्नि-प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ वधू सिल पर अपना दाहिना पैर रखती हु 
और वर उसके अंगठे का स्पर्ण कर एक मत्र का उच्चारण करता है |--अनु० 


१६० कष रामायरा 


में भरकर कहा--रमणीय नयनवाले ( राम ) की पतली बनने योग्य इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरी नारी कहाँ है ? सीता को देख-देखकर उनकी आंखें आनन्द से भर गई और उनके 
मन उसग से भर गये | 
हि उन्होने अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद डिया और कहा कि स््री-समुदाय के भूपण- 
जेसी तुमको अनीम स्वग, असंख्य अपूर्व आमरण, ( दासियो के रूप में ) असख्य सुन्दरियाँ, 
विशाल भूप्रदेश और अमूल्य रेशमी वल्न आदि ज््री-सझुदाय के भूषण प्रा हो ) यह कहकर 
उन्होने कई आमरण आदि उन्हे दिये | 

पवन से तरंगायित समुद्र-जेसे नील वर्णवाले करुणासमुद्र ( राम ), शाह्नन्समुद्र 
स्वरूप मुनियो का आदेश पाकर, आनन्द-समुद्र बने हुए मनवाली ( सीता ) के साथ अपने 
पुरातन पर्यक ज्ञीर-समुद्र जैसे पर्यक पर जा पहुँचे | 

[ इस पद्म मे 'समनिशुन' नामक्त विधान की ओर संकेत है, जिसमे दंपती 
ब्रह्मचग का पालन करते हुए एक साथ रहकर चार रात्रि व्यतीत काते है। ] 

मीन मास ( फाल्णुन ) के उत्तरफाल्गुनी नज्ञन-युक्त दिन में सहस नाभवाले सिह- 
सहश ( राम ) का विवाह सम्पन्न हुआ, और उसके योग्य मंगलप्रद होमापि को चरततिष्ठ मुनि ने 
समृद्ध किया। 

अकलंक जयशाली ( जनक ) ने ( दशरथ आदि ) बन्धु-जनो से परामश करके 
निश्चय किया कि अपनी दूसरी पुत्री ( ऊर्मिला ) तथा अपने अनुज की दो पुत्रियाँ ( मांडवी 
और श्रुतकीत्ति ) इन तीनी लक्ष्मी-सहश कन्याओ का विवाह राम के तीनो भाइयों के साथ 
कर दिया जाय | 

पुष्पमालाधारी जनक और घृतसिक्त शूलधारी कुशध्बज नामक उनके अनुज, दोनों 
की तीन पुत्रियों के साथ, जो सभी योग्य गरुणो से शोमित थी, काजल लगी ऑँखोंवाली थी। 
और सुन्दरियों के सहश ग्मणीय थी, और ग्रासबय थी, तीनो (लक्ष्मण, भरत और शब्रुष्न) ने 
विवाह कर लिया | 

उन सब ( भाइयों ) का विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती ( दशरथ ) अनेक 
वर्षों से अर्जित अपने यशमात्र को छोड़कर, उसके अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की संम्पत्ति 
का दान कर दिया और जिसने जो-जों और जितना भी माँगा, उसको वह सव दें दिया | 

(उस प्रकार ) दान करके चक्रवर्ती दशरथ वि्नक्षण तथा असीम आनन्द की प्रात 
हुए; फिर वेद-शास्तरो के म्मन् तथा महातपस्वी मुनियों के साथ, उस ( मिथिला ) नगर में 
विश्राम करते रहे। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। उसके पश्चात्‌ क्‍या घटित हुआ; 
बह ( आगे ) कहेंगे । ( १-१०४ ) 


अध्याय शश 
परशुराम पटक्ष 


जनक-पुत्री के संग श्रीराम नानाविध भोंगी का उचित प्रकार से अनुमव कर 
रहे थे | उस समय महातपस्वी कौशिक, वैद-विहित रीति से आशीर्वाद देकर, उत्तर दिशा मे 
अत्युन्नत हिमालय की ओर चले। 

एक दिन वलशाली चक्रवती ( दशरथ ) ने आदेश टिया कि हमारी सेना अब 
हमारे साथ सुन्दर ( अयोध्या ) नगर के लिए प्रस्थान करे | हाथियों के जेसे नरेशो से 
बंदित होते हुए, वे एक अनुपम रथ पर आरूढ हुए | 

सर्व प्रकार के बलों से युक्त दशरथ ( अयोध्या के ) मार्ग पर आ पहुँचे, उस 
समय, उनके पुत्र तथा पुत्रवश्ुएँ उनके चरण की वंदना करके उनके संग हो लिये | राजकुमार 
तथा अन्य लोग उनके पाश्वों मं चलने लगे | मिथिला नगर की प्राचीन जनता भी उनके 
वियोग से ऐसा दुःख अनुभव करने लगी; जेमा प्राणों के वियोग से शरीर को होता है| 

दी्घ किरीठधारी ( दशरथ ) वथाविधि आगे-आगे जा रहे थे और उमर मनोंहर 
महानगर मिथिला के निवासियों के मन उनके पीछे-पीछे चल रहे थे | उनके मध्य मे, अपने 
ही सहृश ( अपने ) भाइयो के द्वारा अनुगत होंते हुए, वीर ( राम ) मेघस्थ विजली-सहृश 
कटिवाली ( सीता ) के साथ सुन्दर ढंग से चलने लगे | 

वे जब इस प्रकार जा रहे थे, तव मयूर उनके दक्षिण की ओर आये ( जो शुभ- 
शकुन था ) और कौए आदि यद्ञी वाई ओर जाकर उनके सार्ग में वाधा उपस्थित करने 
लगे ( जो अपशकुन था ) | यह देंखकर गजतुल्य ( दशरथ ) यह सोचकर कि "मार्ग में कुछ 
वाधा उपस्थित होनेवाली है?, अपने आकाशस्पर्शी रथ के साथ आगे न बढ़कर मार्ग के 
मध्य में ही रुक गये | 

इस प्रकार रुककर उन्होंने एक शकुन-शाख्नज्ञ को वुलाकर पूछा कि ये ( शदुन 2 
अच्छे हैं या कुछ विपदा आनेवाली है ? तुम निष्पक्ष होकर सच-सच बताओ | तब पर्वेत- 
तल्य भुजावाले उन चक्रवर्ती के सम्मुख पक्षियों के सकेत को पहचाननेवाले उस व्यक्ति ने 
कहा--अब कुछ वाधा उपस्थित होनेवाली है, किन्तु फिर वह दूर हों जायगी । 

शुक्ुनज्ञ यह कह ही रहा था; इतने में ( परशुराम ), जिनकी जठाओ से आकाश 
के अन्धकार को दूर करनेवाली काति चारो ओर विखर रही थी, जिनके हाथ में फरसा था, 
जो चलनेवाले स्वर्ण-पर्वत के सहश थे, जो अग्नि उगलते थे, जों अग्नि के समान भयकर 
नेत्रवाले थे ओर जो वज-सहृश कठोर वचन-युक्त थे, वहाँ आ पहुँचे | 

( उनको देखकर ) उद्देलित सम्ृद्र में फेंसी हुई नौका के जैसे लोग डगमगा उठे ; 
महाव्‌ दिग्गज, जो स्तंभ के जेसे धरती को धारे खड़े थे, डिय उठे; समुद्र वौखलाकर उमड़ 
गये और स्थानातरित होने लगे , स्वर्ग के निवासी मयभीत हो अपना-अपना स्थान छोड़ 
भागने लगे; रक्तस्वर्ण का एक धनुष ुकाकर, उसकी डोरी को चढाकर टंकारित करते हुए 
तथा उसपर तीक्ष्ण वाण चुन-चुनकर रखते हुए ( परशुराम ) आये | हि 


१६२ कंब रामायण 


निकटस्थ लोग सोचने लगे--खुले हुए अण से प्रवाहित रक्त के जेसे (लाल ) 
नेत्रों से अस्नि-ज्वाला प्रसारित करनेवाले ( इन परशुराम ) का वह कोप किसलिए 
उत्तन्न हुआ ? क्या स्वर्ग को धरती पर गिराने के लिए १ भूलोक को आकाश मे उठाने 
के लिए १ या असख्य प्राणियों कों यम के मुख म डालने के लिए १ (किसलिए 
ये कोप कर रहे हैं 2 ) 

युद्ध के मध्य तीत्र हो उठनेवाले परशु के अश्न भाग से अग्नि-शिखा प्रज्वलित 
हो उठी | जिससे रथारूढ होकर ( मेरु ) पर्वत की परिक्रमा करनेवाला सर्य भी दिग्श्रात हो 
भटकने लगा। ( उनके शरीर से ) ऐसा प्रज्वलित ठेज निकल पड़ा, मानों समुद्र मे रहने- 
वाली वडचारिन ही आकाश तक उठकर अज्वलित होती हुईं घरती पर चली आ रही हो | 

उनकी वलिष्ठ भुजाएँ विगन्तों मे जा फैली | चारो ओर विखरी हुई उनकी 
जटामय शिखा नम को छू रही थी। श्वेत चन्द्र भी उनके अतिनिकट दिखाई देता था। 
वे समुद्र, जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश सबके विनाशकारी, कल्पात के समय मे ताडव 
करनेवाले उमापतति ( रुद्र ) की समता कर रहे थे | 

(ऐसे वे परशुराम आ पहुँचे ) जिनके पास अत्ति तीहृण धारवाला ऐसा 
फरमसा था, जिसका प्रयोग करके उन्होने सेक्त वेला-युक्त समुद्र से घिरे हुए समस्त भूलोक पर 
छा जानेवाली वलशाली सेना से विशिष्ट तथा पराक्रमी नरेशों से तिलकायसान 
(्‌ कार्चवीर्याजुन ) रूपी सजीव महादक्ष की एक सहन्न उन्नत भुजा-सपी वज्रमय शाखाओं को 
काट दिया था | 

क्षत्रिय-छुल पर एक क्लक ( जम्ग्नि की हत्या के कारण ) लग गया था, 
जिससे परशुराम ने भूलोक के राजसमृह का ल्मूल नाश करते हुए अपने परशु से इक्कीम 
पीढ़ियों तक उनके प्राण हरे थे, भूमि के पापों का उन्मूलन किया था और उमड़ते ससुद्र- 
जेसे तरगायित उनके रक्त-प्रवाह में ड्ृवकर अक्ले ही गोता लगाया था | 

क्षुमास्वरूप महान्‌ तपस्या तथा जलानेवाली अग्नि-स्वस्प महान्‌ क्षोप--वे जिसमे 
अत्यधिक मात्रा में थे, अज्ल-प्रयोग की स्पर्धा मे जिनके सम्सुख शिथिल पड़कर कार्तिक्य 
बीच मे ही ( स्पर्धा छोड़कर ) चले गये थे ओर जिन्होंने क्रोध के साथ विज्क्षण तीदण 
बाणों का प्रयोग करके उच्च शिखरवाले ( कौच ) पव॑त में ऐसा छेट कर बिया था. जो छेँचे 
उडनेवाले पक्तियों के लिए ( आाने-जानें का ) एक सुन्दर मार्ग बन गया था|" 

जो अनायास ही पर्वतों को ( भूमि में ) घेंसा सकते थे, मसुद्रों को वहा देने में 
समर्थ थे और जिन्होंने मेघस्पर्शी पंत को भेढ दिया था: वे परशुघारी वहाँ था 


१, यह कथा प्रसिद्ध है कि सुब्रह्मणय और परशुराम ने शिवजी से जख-विद्या प्राप्त को। अस्त-विद्या की 
परीक्षा के समय सुब्क्षणय वाणों' से क्लौंच पर्वत को भेद नही सके ; किन्सु परशुराम ने जपने वायों का 
प्रयोग कर उसमें छेद कर दिया । उसके पश्चात सुब्रक्षणय न लपना भाला फेंककर रस प्वंच को तोड 
दिया। उस पर्वत के शिखर के गिरने से दक्षिण दिशा में सरोवर ध्वस्त हो गये। तब वहाँ के दंच 
परशुराम-कृत छेद के मार्ग से क्रौच पर्तत के उत्तर में पहुँच गये जौर हिमालय के मानस में 
निवास करने लगे -+अनु० 


न 


बालकाणए्ड १६ 


पहुँचे। प्रश्न ( रामचन्द्र ) के जन्म के कारण-थूत दशरथ चक्रवर्ची ने उन्हें देखा और 
उस कठोर व्यक्ति के आगमन से आशंकित होकर भारी वेदना से ग्रस्त हो गये | 
उमंग से चलनेवाली सेना भवग्मस्त हों इधर-उधर मागने लगी ; उज्ज्वल भूकुटिया 
को परस्पर सम्मिलित कर ( भौहे सिकोड़कर ), आँखो से चिनगारियाँ उगलते हुए, वज्र के 
सहश, अत्यन्त क्रोध के साथ, वे ( परशुराम ) रथ पर आनेवाले सिंह के समान कुमार के 
सम्मुख आये; मनोहर नयनवाले नृप-कुमार ( राम ) भी यह सोचने लगे कि यह महात्मा 
कौन हैं ? इतने मे -- 
अक्रवर्ती ( दशरथ ) बीच में आ पहुँचे ओर अति सुन्दर सत्कार करके अपने 
सुवासित सिर को धरती पर लगाकर उनके चरणो को प्रणाम किया ; किन्तु ( उनकी परवाह 
न करके ) वे अपने कोप का पार न पाकर कल्पात की अस्नि-ज्वाला फैलाते हुए वीर 
(राम ) के सम्मुख आकर वोले--- 
जो धनुष टूट गया, उसकी शक्ति को मै जानता हूँ । अव तुम्हारी स्वर्ण-भूपित 
भ्रुजा के बल की परीक्षा करने की मेरी इच्छा है। युद्ध करके पुष्ट हुईं मेरी भ्ुजाओ में कुछ 
खुजलाहट भी हो रही है. यहाँ मेरे आगमन का कारण यही है; दूसरा कुछ नही | 
जब वे ( राम से ) ये वचन कह रहे थे, तव चक्रवर्ती ले घवराकर उनसे निवेदन 
किया--आपकने सारी भूमि को जीतकर एक सुनि ( काश्यप ) को दान कर दिया था। आप 
जैसे कृपालु के लिए शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी कोई वस्तु नही हैं, ( तो ) ये क्लुद्र मनुष्य 
किस वितते के हैं ? अब यह ( मेरा पुत्र ) और मेरे प्राय आपकी शरणागत हैं | 
( दशरथ ने आगे कहा--) आग उगलनेवालें परशु को धारण करनेवाले | 
महान्‌ पापो को इच्छा-पूवंक करनेवाले ही तो मरण के पात्र होकर ( आपके द्वारा ) मृत्यु 
प्राप्त करते हैं / क्‍या इस ( राम ) ने अहंकार के मद मे बुद्धि-प्रष्ट होकर कोई अपराध 
किया है ? युद्ध करने योग्य बलवानो के निकट न जाकर निर्वल व्यक्तियों के पास जाने से 
बलवानो के वल की क्या शोमा हो सकती है १ 
है अपार तपस्था-सपन्न | आपसे ससद्वीपमय प्रथ्वी पर एकाधिकार ग्रात्त करने के 
“पश्चात्‌ उसे ( एथ्वी को ) 'लो, तुम इसे अपनाओं”, कहकर ( काश्यप को ) दे दिया था ] 
अब फिर ऐसा काम न कीजिए | विशाल शीतल समुद्र से आदत भूमि पर स्थित नरपतियों 
पर कृषा कीजिए और अपना कोप शात कीजिए | क्या आपका यह कोप उचित है ४--याँ 
विविध प्रकार की बातें कही | 
( दशरथ ने आगे कहा--2 उस पराक्रम से भी क्या होता है, जो निणक्ष न हो, 
केबल बढ़ा हुआ हो और सब लोग जिसकी निन्‍दा करते हो | क्या उस पराक्रम से कोई 
धर्म-कर्म पूर्ण हो सकता है ? बल या पराक्रम वही तो ( सार्थक ) होता है, जो धर्म-मार्ग पर 
स्थित हो और श्रेष्ठ यश से संयुक्त हो | हे पराक्रमी | (आप जो अब करने को उद्यत हो रहे हैं) 
क्या यह पराक्रम कहलाने योग्य है १? 
'मेरा पुत्र ( आप से ) वैर करनेवाला नहीं है। हे उपलस्तंभ-सदश सुजावाले ! 
यदि यह ( पुत्र ) प्रापहीन हो जाये, तो मै अपने बंशु-जन तथा प्रजा के साथ ग्राण-त्याग 


१६४ कंब रामायण 


करूंगा और स्वर्ग प्रात करूँगा | हे महात्मन्‌ । मै आपका चरण-दास हूँ। मेरे कुल सहित सुझे 
न मिटा दें | आप से मेरी यही बिनती है | 

यो प्रार्थना करनेवाले अपने पैरों पर पडे हुए ( चक्रपत्ती ) को ( परशुराम ने ) 
कुछ वस्तु ही नहीं ममरा, किन्तु प्रज्वलित दृष्टि से देखकर वे स्वर्ण रण के वल्नधारी (राम) के 
सम्मुख आ पहुँचे उनकी यह निष्ठ॒रता देखकर तथा अपना कोई उपाय फलीभूत होते न 
देखकर (दशरथ) विकल-प्राण हुए और विजली को देखे हुए सॉप के ममान मूर्चिछत हो गये। 

मानधन सुकुटधारी ( चक्रवर्त्ती ) की मूर्च्छा की कुछ परवाह न करनेवाले तथा 
स्वय उनको ( परशुराम को ) भी वेसी ही दशा मे पहुँचानेवाला जो कर्म-परिण्णक उन्हें घेर 
रहा था- उसे दर करने का उपाव न जाननेवाले उन्होने ( परशुराम ने ) कहा--'डमरुपारी 
उमापति वह पुराना का धनुष शक्तिहीन हो गया था | उसका पुराना ढृत्तान्त तुम सुनों-- 

भूलोकवा सियो के लिए अप्राप्य शिल्प-निपुणता से युक्त विश्वकर्मा ने पुरातन 
काल मे एक चउक्रताले रथ पर आसरूढ (सूर्य ) की भ्राति उत्पन्न करनेवाले, अति प्रकाशमान, 
तोड़ने म॒ दुष्कर तथा सचरणशील मेघों से आइत उत्तर मेंढ के वल से युक्त, दो अनुपम पनुप 
निर्मित किये। 

उनमे से एक को उमापति ने अहण किया, दूसरे घनुप को, विराद रुप धारणकर 
सारे विश्व को नापनेवाले त्रिविक्रम (विष्णु) ने अपने सुन्दर कर में धारण किया | यह विषय 
जानकर देवताओ ने ब्रह्मा से पूछा कि उन दोनो धनुषों मे अधिक वलवाम कौन है १ 


सुरभित कमल पर आसीन (ब्रह्मा) ने सोचा कि ठेवता लोग ( ढोनी धनुषों की 
परीक्षा लेने का ) जो विचार कर रहे हैं, वह उचित ही हैं, और एक सफल उपाय के द्वारा 
उन शक्तिशाली घनुषो के व्याज से परबत्रह्म के रुप म॒ एक बनकर रहनेवाले उन दोंनो देवों 
के मध्य घोर युद्ध उत्तत्न कर व्या। 

ढोनो ( शिव और विष्णु ) दोनो धनुषों पर डोरी चढ़ाकर युद्ध करने लगे, तो 
सातो लोक भय-विकपित हो गये | दिशाएँ डगमयगाने लगी | दोनो कोपाञ्म उगलने लगे। 
तब त्रिपुर का दाह करनेवाले ( शिव ) का धनुप कुछ टूट गया: इस पर वे ( शिव ) अधिक 
क्रोध से मर गये। 

( शिव ) फिर दुद्ध के लिए उद्यत हुए, तो वेवो ने उन्हें युद्ध ने हटा दिया। 
ललाटनेन (शिव) ने अपना धनुष देवाधिदेव ( इन्द्र ) के हाथ मे दे विया उधर विजय्शील 
नीलवर्णदेव ( विष्णु ) भी अपना धनुष महान्‌ तपस्‍्त्री ऋचीक सुनि को देकर चले गये। 

ऋचीक ने वह धनुष मेरे पिता को ढिया और अपने पिता से मैने यह धलुप प्रात 
किया | हे वत्सत | यदि तुम इस मेरे धनुष को चढ़ा दोये, तो तुम्हारी समता करनेवाला नृप 
अन्य कोई नहीं होगा। मै तुम्हारे साथ युद्ध करने को जो विचार कर रहा हैं; वह भी 
छोड़ दूँगा और सुनो-- मु 

सड़े हुए धनुष को तोड़नेवाला जो वल है, उस पर फूल उठना अच्छा नहीं है। 
हे मनुवशज | और भी सुनो | ( मेरा ) दस छत्रियों के साथ पुराना वैर है ग्राचीन काल में 


बालकाएंड १६४ 


एक दानव-समान राजा ने मेरे निर्देष पिता को क्रोध-हीन ( तपस्वी ) जानकर भी 
मारा था, तो मैने क्रुद होकर-- 

इक्करीस बार, धरती के किरीटधारी राजाओं को उम्र परशु की घार से समूल 
उखाड़ फेंका) उनके शरीर से प्रवाहित रक्त-धारा में यथाविधि, अपने पिता के प्रति 
करणीय तर्पण-झत्य पूरा किवा। ( उसके उपरान्त ) अपने कोप को दवा व्यि | 

समस्त प्रथ्वी को सुनिवर ( काश्यप ) को दान कर दिया ; अपने बड़े-बड़े वेरियो 
को ठ्बा दिया। बड़े तप में निरत होकर ( महेन्द्र ) नामक पर्वत पर निवास करता 
रहा। तुम्हारे शिवधनुष को तोड़ने की ध्वनि वहाँ पर सुनाई टी, तो कोप उत्पन्न हुआ और 

यहाँ आया हूँ। यदि तुम बलवान हो, वो तुम्हारे साथ युद्ध करुगा। पहले इस घनुप 
को चढाओऔ--- 

( परशुराम के ) इस प्रकार कहते ही, राम ने मुस्कराकर; ग्रकाशमान बदन से 
कहा--नारायण ने अपने वल से जिस धनुष का अभ्यास किया था, वह झुझे दीजिए | 
परशुराम ने वह धनुप व्या। वीर (राम ) ने उसे लिया और अपने भुजवल से उसे 
भुकाया, जिसे देख भारी घनी जठावाले ( परशुराम ) भी भयमीत हो गये। फिर 
( राम ने ) कहा-- 

यद्यपि तुमने भूलोक के राजकुल का विनाश क्रिया है, तो भी वेद ऋषिवर के 
पुत्र हो, और तपस्वी का वेष धारण किया है, अत तुम ( मेरे लिए ) अवध्य हों, किन्तु 
मेरा वाण भी व्यर्थ न होनेवाला है, अतः इसका लक्ष्य क्या हों--शीव्र बवाओ। 

( राम के वचन सुनकर परशुराम ने कहा--) है नीतिश | कोप न करो ; तुम 
सबके ( सारे विश्व के ) आदि (कारण ) हो, मैने तुम्हे पहचान लिया « हैं तुललीमालाधारी 
चक्रधारिनू। श्वेत चन्द्र-कलाधारी ( शिव ) का घनुप ठुकढ़ें-ठुकड़े क्या हुआ, वह तो 
तुम्हारे पकड़ने के भी योग्य नही था | 

स्वर्णणय वीर-ककण तथा रमणीयता से युक्त चरणवाले | तृम चक्रधारी (विष्णु ) 
ही हो, यह सत्य है। अतः, अब (तम्हारे रहते हुए) ससार पर क्या विपढ्य था सकती हैं 
मैने जो धनुष तुमको ढिया है, वह मी तुम्हारे वल के लिए पर्यात नहीं है। 

तुम्हारे द्वारा चढाया हुआ यह वाण व्यर्थ न हों, इसलिए वह मेरे किय गये 
सब तप्र को मिटा ढे | परशुराम के वह कहते ही, ( श्रीराम का ) हाथ किंचित्‌ ढीला 
पड़ गया] चह बाण भी जाकर उनकी सारी तपस्था को सेंजोकर लोट आया | 

तब, स्वच्छ नीलरल-वर्णवाले |! मनोहर हुलसीमाला धारण करनेवाले| सत्र 
के प्राषभूत पुण्यस्वरूप | तुम्हारे सकल्पित सब कार्य अनायास ही पूर्ण हो जावेंग | अब 
मुझे आजा गो |--यह कहकर परशुराम प्रणाम करके चले गये | 

पुनः ग्रात्त प्ज्ञावाले, विपदा से विमुक्त हों उल्लसित होनेवाले, मत्तगज की सेना- 
वाले ( दशरथ ) जो दुलंव्य विपत्‌-सागर को पार कर चुके थे, अब आनन्द नामक पेलाहीन 
समुद्र में डूब गये | 


कंब रामायण 
लेश मात्र प्रेम से भी रहित उन ( परशुराम ) के द्वाथ के धनुष को लेकर ( उसके 
बदले ) उन्हे अनुपम अपयश देनेवाले उन महाचुभाव ( राम ) को ( दशरथ ने ) अंक में मर 


लिया, फिर सेंघा तथा अपने सुन्दर नेत्रो के आनन्दाश्रु-हपी कलश-धार से अमिषिक्त 
किया | 


नव 
शत 
का 


दशरथ ने सोचा--इस छोटी अवस्था मे ही इसने जो अपूर्ब कार्य किया है और 
पराक्रम दिखाया है, वह तीनो लोकों के निवासियों के लिए भी असाध्य है। निश्चय ही 
यह कुमार कर्म करनेवालो को ऐहिक और पारलौकिक फल प्रदान करनेवाला 'परमतत्त' है। 

तब राम ने पुष्पवर्षा करते हुए आगत देवताओं में सुन्दर शूलधारी वरुण को 
देखकर, यह कहकर कि--इस महिमा-मय कठोर धनुष को सुरक्षित रखो, उस विष्णु के 
धनुष को उसे सोप दिया और आनन्द-घोष करनेवाली अपनी सेना को साथ लेकर प्रसिद्ध 
तथा जल-समृद्ध अयोध्या नगरी को जा पहुँचे | 

सब लोग अयोध्या पहुँचकर आनन्द से रहने लगे | तब एक दिन, पराक्रमशाली 
तथा मार्जना से युक्त भेरी-वाद्यों से प्रतिध्वनित सेनावाले चक्रवर्ती ने, (भरत से) अति सुन्दर 
तथा मंगलग्रद वचन कंहे -- 

तात | तुम्हारे मातामह, प्रसिद्ध शासक केंकयाधिप तुम्हें देखना चाहते हैं, 
अतः आमरणो से प्रकाशमान वच्वाले ! सरोवरों में स्थित शख ( कीटो ) से प्रतिध्वनित 
केकय देश को तुम जाओ | 

( दशरथ के ) आदेश देते ही भरत ने उन्हे नमस्कार किया, फिर राम के चरण- 
कमली को अपने सिर पर धारण किया और रास के अनन्यग्राण भरत उन्हे छोडकर इस 
प्रकार चले, जैसे प्राणों को छोड़कर शरीर चला जा रहा हो | 

अयालयुक्त अश्वों तथा रथों से विशिष्ट एवं शखों से प्रविध्वनित सेनायुक्त 
धुधाजित्‌! नामक राजा उनके साथ चले | भरत अपने अनुज (शत्रुघ्न) को साथ लेकर, सात 
दिनो में शीतल जल से समृद्ध केकय देश में जा पहुँचे | 

भरत चले गये। चक्रवत्ती ( दशरथ ) चरुटिहीन शासन करते रहे। देवों की 
तपस्या अभी शेष थी, जिससे आगे जो घटनाएँ घटित हुई, अब उनका वर्णन करेंगे | ै 
( १०-४० 


कब रामायण 
धधोध्याकाएड 


#ै 


मगलाचरण 


49५ ए# 


छारभर. # 


क्ाए 





भध्याय १ 








२७० कंब रामायण 


वहाँ पहुँचकर चक्रवर्तती ने अपने साथ आये ( सामन्तों ) नरेशो, अनुपम बथुजनी 
तथा परिवार के अन्य लोगो को मूदुल वचनो से वहाँ से भेज दिया और एकात मे इस प्रकार 
बेंठे रहे, जिस प्रकार चक्रताणि ( विष्णु 2 वटस्थ रहकर ससार की रक्षा करने के निमित्त 
एकात में योग-निद्रा धारण करते है | 

उन चक्रवत्ती ने, जो चद्रोपम तथा गगनोननत श्वेत छत्र के साथ संसार की रक्षा 
करते थे, देवों के गुद् बृहस्पति के समान रहनेवाले अपने मंत्रियों को बुला भेजा | 

उस समय वे वसिष्ठ मुनि मंत्रणायह में जा पहुँचे, जो सुन्दर वीर-क्रकण धारण 
करनेवाले चक्रवर्त्ती को पौरोहित्य-रूपी रक्षा देने तथा मार्ग-दर्शन कराने के कारण अत्यधिक 
आदरणीय थे, देवो तथा झुनियों के लिए देवतुल्य थे, एवं त्िमूत्तियों के साथ चौथे देव फे 
सह्श थे | 

फिर बे मन्नी लोग आ पहुँचे, जो कुलक्रम से ( इच्चाकु-बंश के राजाओ के ) मंत्री 
का कार्य करते आये ये, प्रभूत कल्ता-सपन्न थे, बहुश्रुत थे, पुरुषार्थ-संपन्न थे, अपने हित की 
हानि होने की भावना होने पर भी जो तटस्थता को नहीं त्यागनेवाले थे, क्रोध आदि 
दुगुणों को जिन्होंने मूल-सहित मिटा दिया था तथा अपूर्व धमो का आचरण करते ये । 

जो वत्तमान व्यापारों से भावी परिणामों का अनुमान लगाने मे समर्थ थे, जो 
बुद्धिबल से युक्त थे, भाग्य का परिणाम होने पर भी भावी को बदलने का उपाय करने भे 
चतुर थे, जो उत्तम कु के योग्य सदाचार से युक्त थे, जिन्होंने अनेक अपूर्व शास्रों का 
अध्ययन किया था, जो अमिमान में चमरी-मृंग के समान थे |* 

वे ऐसे शीलवान्‌ थे कि उच्चित काल, स्थान, साधन आदि को शाज्नानुकूल रीति 
से परखकर, देव की अनुकूलता को भी देखकर, धर्म की उन्नति करनेवाले थे। यश देनेवात्े 
कार्यों को जानकर उनके द्वारा राजा के पुरुषाथो को बढानेवाले थे | 

चक्रवर्ती के क्रुद्ध होने पर भी वे भन्नी अपने ग्राणो की रक्षा की चिन्ता नहीं 
करते थे, किन्तु राजा के क्रोध को सहकर भी अपने पिद्धान्त पर दृढ रहते थे और नीति का 
ही कथन करते थे | सन्मार्ग से कभी न डिगनेवाले थे | त्रिकाल के व्यापारों को जाननेवाले थे। 
( स्वथ विचार करके किये गये निर्णय को ) एक ही वार प्रतिपादित करनेवाले थे | 

चक्रवर्ती के लाभ और हानि का विवेचन करके अन्त में वेद्य के समान ( उनके 
हित को ही ) सोचलेवाले थे | अकस्मात्‌ कोई विपदा उत्मन्न होने पर पूव्वे जन्म के सुझत के 
समान आकर सहायता करनेवाले थे | 

सपत्ति से युक्त ऐसे मन्री यद्यपि साठ सहस्त थे, तथापि चक्रचत्ती का हित करने फे 
विधय में सबकी बुद्धि एक ही थी। वे अपूर्व मत्रणा-शक्ति से संपन्न थे | ऐसे थे मत्री 
वीचियो से भरे समुद्र के समान वहाँ आ पहुँचे | 

वे मंत्री यथाक्रम आये ) उन्होंने पहले महान्‌ ज्ञानी वसिष्ठ को प्रथाम किया) 


१, अमिमान में चमरी-शूग के समान थे--अर्थात, जिंस प्रकार अपने केश खोकर चमरी-मृग जीवित नहीं 
रहता, उसी पकार ये मंत्री अमिमान को खोकर जीवित रहनेवाले नही थे ।--अनु० 


अयोध्याकाएड १७१ 


फिर अपने राजा को प्रणाम किया और यथोचित स्थान पर आसीन हुए | वे उचित शब्द 
तथा थर्थ के ज्ञान से युक्त उक्रवर्ती की कृपा-दृष्टि के पात्र बने | 
इस प्रकार, जब वे आसीन हो गये, तब चक्रवर्ती ने उनके सुखों की ओर क्रम से 
देखकर कहा) मेरी एक चिरकालिक इच्छा है, मेरी बुद्धि के अनुकूल रहनेवाले आप लोग 
ध्यान से सुनें-- 
मैं सूयकुल के उत्तम राजाओं की परंपरा मे स्थिर रहकर, आप लोगो की सहायता 
से साठ सहस्ल वर्ष से शासन करता रहा हूँ। 
मैनें कल्याओं के लिए योग्य पातितल्ल रखनेवाली धरती का धर्मपूर्ण शासम 
किया है ओर अवतक संसार के प्राणियों का हित करता रहा हैँ । अब में अपने जीवन को 
सफल करना चाहता हैं | 
मैं तपस्या के योग्य वाह क्‍्य को प्राप्त कर चुका हूँ | अवतक मै, फनवाल्ते आदि- 
शेष, दिग्गज, प्रसिद्ध कुलशैल--इन सब के भार को कम करके इस प्रथ्वी का भार वहन 
करता रहा | किन्तु, अब इस भार को वहन करने की किंचित्‌ भी शक्ति सुझम नही रही | 
मेरे कुल में उत्पन्न मेरे पूर्वज, अपने पुत्रों को राज्य का भार देकर स्वयं अरण्य मे 
चले जाते थे और क्रूर इंद्रिय-समुदाय को सयम में लाकर मोक्ष प्राप्त करते थे। ऐसे राजा 
( हमारे कुल मे ) असख्य उत्नन्न हुए है। 
समुद्र से आवृत घरती में, स्वर्ग में, पाताल में, सर्वत्र मैने शत्रुओ को परास्त 
किया | अब क्‍या मैं काम आदि अंतश्शन्रुओ के वशीभूत रहकर भय के साथ जीवन व्यतीत 
करूँगा ? 
मैने अलक्तक-रस ( महावर ) लगे हुए कोमल चरणवाली केकेयी के सारशथ्य 
करते हुए रथ पर आरूढ होकर, कठोर क्रोधवालें दस राक्षसों के रथ को विध्वस्त किया और 
उन शज्षुसों को परास्त किया | ऐसे मेरे लिए, पंचेन्द्रिय-रुपी रथी को, जिन पर मन-रूपी 
भूत आरुढ़ रहता है, परास्त करना क्‍या कठिन कार्य है ? 
कोई ( क्षत्रिय ) जवतक वह शत्रुओं की सेना के साथ युद्ध करते हुए न मरे था 
उत्तम ज्ञान को प्रास न करे अथवा सपत्ति की नश्वरता को देखकर संसार की आसक्ति को न 
छोड़ दे, तवतक उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती ) 
इस ससार के लोगों के लिए इस सत्य को भूलने से बढ़कर हानिकारक 
विषय और कुछ नही है कि हमारी त्यु अवश्य होनेवाली है | यदि विरक्ति-रूपी नौका 
हमारी सहायता न करे, तो इस जीवन-रुपी समुद्र को हम केसे पार कर सकते हैं 2 
यदि महिमा से पूर्ण वेराग्य तथा उस ( वैराग्य ) से उत्पन्न होनेवाला सत्वशान-- 
ये दोनों पंख हमारे पास हो, तो हम इस जीवन-रुपी कारागार से सुक्ति या सकते ह। 
मेरा मन) सुख की परंपरा के जैसे ( अर्थात्‌, खुख की ्राति उत्मन्न करते हुए ) 
आनेवाले इन्द्रिय-स्पी शब्ुओं को मिटाकर मोक्ष नामक अनुपम साम्राज्य को पाना चाहता है| 
अब इस ससार के राज्य को वह ( मेरा सन ) नही चाहता । 
आपलोगो को ( मंत्रियों के रूप में ) पाने के कारण में सारे ससार की 


१७२ कब रामायरां 


यथाविधि रक्षा करस का और पुण्य-कार्य किये। यो, इस ससार के जीवन मे मेरी सहायता 
करनेवाले आपलोगो को, मेरे परलोक-जीवन के लिए मी कुछ सहायता करनी है | 

जब हम अपने पृववकृत पापों को अपार करुणापूर्ण तपस्या से दर कर सकते हैं; 
तब कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो अनुप्रम अमृत को छोड़कर उसके विरोधी कठोर विषय 
का पान करेगा ? 

आलान मे बँघे हुए मत्तगज की पीठ पर के मयूरपखों तथा श्वेत छन्न की 
छुखद छाया शाश्वत नही होंती | अनेक दिनो से आस्वादित होकर जो जूठा हो गया है, 
उसके आस्वादन में अब क्या आनन्द आ सकता है १ 

पुत्न न होने से मैं अनेक दिनों तक दुःखी रहा। मेरे उस दुःख को दूर करने 
के लिए राम उत्पन्न हुआ | अब मै उसको प्रसन्न रखकर स्वय इस ससार की बाधा से मुक्त 
होने का उपाय करूँगा | 

एम के पिता ने युद्ध-क्ञेत्र म मृत्यु नही प्राप्त की। अधिक बृद्ध होने पर भी वह 
आसक्ति-हीन नहीं हुआ "--ऐसा अपयश उत्नन्न हों, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जायगा। 

रामचन्द्र जैसा पुत्र मुझे हुआ है और सीता जेसी लक्ष्मी के साथ उसका विवाह 
होते हुए मैने देखा है। अब मैं उस ( राम ) का विवाह क्षमा नामक गरुणवाली भूदेवी 
के साथ होते हुए देखना चाहता हूँ । 

भूमि नामक गौरबपूर्ण रमणी का तथा अरुण कमल पर आसीन लक्ष्मी का, अपने 
मनोनुकूल पति पाने का जो सौभाग्य होता है, उसके फलीभूठ होने में विल्मम्ब करना 
उचित नहीं है ) 

अतः; मै गम को राज्य देकर, अज्ञान-जन्य इस जन्म को दूर करने के उपाय-मूतत 
महान तपस्या करने के लिए, मैं अरण्य को जाऊँगा। इसके वारे में आपलोगो का विचार 
क्या है १--यों दशरथ ने कहा । 

पुष्ट कधोवाले दशरथ के यो कहने पर मंत्रियों के मन मे आनन्द उमड़ उठा, 
किन्तु साथ ही, उस समय चक्रततत्ती के वियोग को सोचकर, उनकी वही दशा हुई, जी 
वो बछड़ो के प्रति अपने प्रेम से व्याकुल होनेवाली गाय की होती है। है 

दुःखी होने पर भी मंत्रियों नें सोचा कि चक्रकती के लिए उस प्रकार करने 
के अतिरिक्त अन्य कोई हितकर कार्य नही है, तथा विशाल ससार मे रहनेवाले प्राणियों को 
राम के समान प्रिय अन्य कोई नही है, इस प्रकार सोचकर एवं भावी प्रवल होने के कारण 
बे ( मन्नी ) उस विचार से सहमत हुए | ३ 

घेदों के अधिष्ठाता चतृमुंख के पुत्र ( वमिष्ठ सुनि ) ले, मत्रियों के विचारों 
को, अपने पुत्र पर अधिक अनुरक्त चक्रवर्ती के मन को तथा ससार के आरणियों के हिंत की 
तटस्थता के साथ विचार कर थे वचन कहे-- आर नह 

है चऋव्ती | इसके पूर्व, तुम्हारे वश में उत्पन्न ग्सिद्ध चक्रबत्तियों भ किमने 
श्रीराम जैसा पुत्र पाया था? हम शास्त्रों के ज्ञाता हों, म्हारे लिए ऐसा कार्य 
उचित ही है; हैं विग्कशील । तमने घर्म के अनुकूल ही सोचा है | 


अयोध्याकारड १७३ 


हे महाभाग । तुमने पुण्यकारक अनेक यज्ञ किये है। अब तुम्हें अपूर्व तपस्या 
करना ही उचित है। तुम्हारा पुत्र वीर-कंकणधारी ( राम ) प्रथ्वी का इस प्रकार शासन 
करेगा कि सुन्दर ( समुद्र-रूपी ) मेखला-भूषित भूमि उम्हारे वियोग से नेत्रहीन न होगी | 
धर्म ही ( रास के रूप में ) अवतीर्ण हुआ है', इसके अतिरिक्त हम और क्‍या 
कह सकते हैं? वह विजयी ( राम ); सारे पदार्थों की सृष्टि कर, उनकी रक्षा कर, फिर 
उनका विनाश करनेवाले त्रिदेवो के व्यापारो को भी सुधारेगा | 
हे बुद्धि-वल से युक्त | सौन्दर्य से सम्पन्न श्रीदेवी और भूदेवी, दोनो जिसको 
अपना ग्राण-समान पति मानती है, वह केबल उनको तथा तृमको ही प्रिय नहीं है, अपितु 
वह संसार के सब प्राणियों को प्रिय है | 
है बीर | उस (रास ) के नाम का उच्चारण करते से ही प्रतिदिन के क्लेश 
दूर हो जाते हैं। इस कारण से, ब्राह्मण आदि तुम्हारे पुत्र को, उनके सुक्ृत्त के फलस्वरूप उत्तन्न 
मानते हैं। (राम के प्रति ) अन्य लोगों के प्रेम के वारे में और क्‍या कहना है १ 
महान्‌ कीर्ति से युक्त जानकी, भूदेवी से भी उत्तम है। लच्मी, सरस्वती तथा 
पार्वती से भी उत्तम है| रामचन्द्र उस (सीता ) के नयनों से भी उत्तम है। साधारण 
लोग तथा पडित, प्रिये जानेवाले जल और अपने प्राणों से भी बढ़कर उस ( राम ) 
को चाहते हैं | 
हे चक्रवर्ती | मानवों, देवों तथा अन्य ( नागो ) के एवं सर्वमाणियों के दुःखों 
को दूर करके उनकी रक्षा करनेवाला, राम से बढ़कर और कोई नहीं है। अतः, विचार 
करने पर विदित होता है कि तुम्हारे लिए यही उचित है कि राम को राज्य देकर तपस्या 
करने के लिए जाओ | 
वसिष्ठ के ये वचन सुनकर, दशरथ को जो आनन्द हुआ, वह रामक्तद्ध के जन्म 
पर, शिव-धनुष के टूटने पर और परशुराम के परास्त होने पर जो आनन्द हुआ था, उनसे 
भी बढ़कर था | 
दशरथ ने ऐसे आनन्द के साथ नयनो में अश्र॒ भरकर महिसामय गुरु वसिष्ठ के 
चरणों को नमस्कार किया और कहा--है भगवत््‌ ! आपने अच्छा कहा। आपकी कृपा से 
ही मै अवतक भूमि का भार वहन कर सका | यह कार्य राम के लिए कुछ कठिन नहीं होगा | 
है पितृतल्य | आपके परामश से भेरे कुल के राजा लोग अनन्त यश के भागी 
बने और अनेक यज्ञ करके दोनो प्रकार के कर्मों से मुक्त हुए; मुझे भी आपकी वही कृपा 
प्राप्त हुई है | --यो कहकर दशरथ आनन्दित हुए | 
निष्कलंक तपस्या से संपन्न सुनिवर मौन हो रहे। तब सुमंत ने सब विषयों का 
विचार करनेवाले मंत्रियों के सुख से प्रकाशित उनके हृटय के भाव को जानकर, अपने कर 
जोड़कर राजा से यो निवेदन किया--- 
है 'राम राज्य प्राप्त करेंगे', इस समाचार से आनन्दित होनेवाले हृदयों को, तपस्या 
करने के लिए आपके जाने का समाचार जला रहा है। अपने कुल के पूर्वजों का धर्म 
लागना भी ठीक नहीं है। अतः, धर्म से बढ़कर निष्ठुर विषय अन्य कुछ नहीं है । 


१७२ कब रामायण 


ही आलान मे बॉय जानेवाले मत्तगजी की सेना से युक्त राजाओं, नगर के लोगों, 
त्रैयों तथा मुनिवों के हृटय-रूपी नगाड़ों को घ्वनित करते हुए ( अर्थात्‌; आनन्दित करते 
हुए) आप, नीलरल-मद्श देह-कातिवालें अपने ( राम ) को राजा बनावें , फिर परलोक के 
अनुकूल व्यापार समन्न करें | 

सुमंत्र के इस प्रकार कहने पर चक्रवर्ती ने कहा--तुमने ठीक कहा , पहले 
राम को सुकुट पहनाकर फिर अन्य कत्तंव्य करना हैं। तुम शीघ्र जाकर लक्ष्मी-सह॒श (सीता ) 
के पति को ले आय | हि 

इशरथ के मन-सहृश वह सुमत्र, पुष्षमाला-भूषित चनक्रवरत्ती को प्रणाम करके, 
पर्वत-समान सौधो से युक्त राजबीथी मे; त्वरित गति से; स्वरणमय रथ को यो चलाता हुआ 
गया, मानों उसने सब लोकों को प्राप्त कर लिया हो और राम के प्रासाद मे प्रचि्ठ हुआ | 

उस प्रासाद मे रामचन्द्र, नारियों मे अमृत-समान सीता के साथ सुखासीन थे 
और उनके एक और, उनसे प्रथक्‌ न होनेवाले लक्ष्मण मी धनुप धारण करके खडे थे। उस सधुर 
दृश्य को देखकर सुमत्र के नयन तथा मन श्रमरों के समान सतृत्त हो गये | 

रामचन्द्र को देखकर सुमत्र ने हाथ जोड़कर नित्रेदन किया कि है ग्र्ु | इस 
समार के स्व्रामी ( दशरथ ) ने आदेश दिया है कि एक मुख्य कार्य के लिए मैं आपको ले 
आऊँँ। यह सुनते ही कमलनयन प्रभु ( राम ) कट उठ और सजल मेंघ के समान चलकर 
ब्वजा से भूपित उस रथ पर आरूढ हो गये | 

नगाडे मेंघ-पक्ति के समान वज उठे , सुन्दरियों की कलाइयो से फिसल पड़ते- 
वाली शख की चूड़ियाँ वज उठी , देवगण, यह विचारकर कि हमारा अमीष्ट पूर्ण होने- 
बाला है, आनन्द-ध्वनि कर उठे , रास के शिर पर आवेष्टित युष्यमालाओं पर के भ्रमर 
गुंजार कर उठे। 

सर्वत्र वाब्य-घोष भर गया, समीत-नाद भर गया, मन्मथ के बाण भर गये, 
प्रत्यचा के घोष भर गयें। ( वहाँ की रमणियों के ) मनोमाव-हूपी बाढ़, संयम के बाँध 
को तोड़कर उमड़ उठी और वे रमणियाँ हरिणियों के समान सर्वत्र फैल गई । 

दीर्घस्वमो से युक्त द्वारो में कमल-पुष्प--( थर्थात्‌ , स्मणियों के सुख ) ऊँ ड्लो 
एव खुले हुए केश-पाशों के साथ, प्रासादों के ऊपर अुल्लिव हो रहे थे, तथा गवाज्ञों में 
अ्मरो, करवालो, रक्त-सिक्त माली तथा मीनो के साथ दिखाई पड रहे थे। 

पूर्णचन्द्र सहश वठनवाले, कालमेघ-सह्श, देवाधिदेव ( राम ) के पर्वत-समान 
( इढ ) चच्ष पर स्थित पुष्पमालाओं मे, विंव-सहश अधरवाली सुन्दरियों के, सम, शज्जा 
आदि गृणी से अनुसत, सीन ( दृह्य नवन ) सथुरगान करनेवाले असरो के साथ उलमे 
पड़े रहे | 

(जब रामचन्द्र वीधी में जा रहे थे, तब ) मेघो के साथ चन्द्र नीचे की और भुक 
आया, जिनमे पुष्प बरम पढ़े, उत्तल-समान नबनों की कोरों से सुक्ताकण बरस पढ़े, 
मुझसे पुणो से युक्त पुष्ट स्तन ( फूलकर ) हारो के सध्य समा गये, विकसित कमल-पु्णों 


अयोध्याकारएड १७५. 


से संगुत चमकते हुए वल्र गगन से सरक पद्दे--( अर्थात्‌, राम के सौदय को देखकर नारियाँ 
मुख हुईं, जितसे उतके शरीर में अनेक काम-विकार उत्पन्न हो गये | मेघ-से किशा, चन्द्र- 
से विदन!), झुक्ताकप-से अश्रु!, कमल-से कर”, और गयन-से कि! का अर्थ लगाना 
आहिए | ) 

चर्ममव कोशो को हटाकर चमकनेवाले करवालो के जेसे चन्द्र शोमायमान हो 
रहे थे, ( अर्थात्‌ पलकों को खोलकर नेत्र चमक रहें थे, जिनसे नारियों के बदन शोमायमान 
हो रहे थे )। उन चन्द्रों को ढोनेवाली ओर भार से लचकनेवाली लताओ में दो-दो नारि- 
केल लगे थे ( अर्थात्‌ , स्तन थे ), जिन पर ओम की वूँढें फेल रही थी ( अर्थात्‌ ; स्वेद- 
कण फ्रेल् रहे थे ); और जिन पर सोने के पत्र यत्न-वत्र श्रकित ये ( वर्धाव। सोने के रंग 
की चित्रियाँ पड़ी थी ) | 

उधर ऐसी घटनाएँ हो रही थी, इधर पुरुष लोग, अपनी साँ का स्मरण कर 
आनन्दित होनेवाले गाय के बछड़ी के समान (प्रसन्न ) खड़े थे; थों रामचन्द्र, अपने 
प्रवित्र शीलवाले अपने भाई के साथ, सुमंत्र के द्वारा चलाये जानेवाले रथ पर सवार होंकर, 
प्रमन्न सन से बैठे हुए चक्रवर्ती के निकठ जा पहुँचे | 

रामचन्द्र ने महातपस्वी ( वसिष्ठ ) को नमस्कार किया, फिर उक्रवर्ती के कमल- 
सह्श चरणों को प्रणाम किया। तब चक्रवर्ती ने उमड़ते प्रेम के साथ आँखों से आनन्दाश्रु 
बहाते हुए सीता के वल्लम (राम) को राज्यलक्ष्मी के निवास-भूत अपने वक्त से लगा लिया | 

दशरथ ने मगल के आवासभूत अपने पुत्र का आलिगन क्या किया, वास्तव भे 
उन्होंने समुद्र से आबृत प्रथ्वी के मार को वहन करते की ( रामचन्द्र की ) शक्ति को आँकना 
चाहा और अपने वच्ष से उन ( राम ) के, लक्ष्मी तथा पुष्यमालाओं से विभूषित वक्ष को 
नापकर देखा | 

फिर, दशरथ ने राम को अपने पाश्व मे विठा लिया और आनन्द और उमड़ते 
प्रेम के साथ उन्हे देखकर कहा - परशुराम के महान्‌ वश को छोंटा करनेवाले उन्नत कथों 
से युक्त ( है राम )| तुमको पुत्र के त्प में पाने से मुके जो सबसे उत्तम फल प्रात होना है. 
उसके सपन्न होने का एक उपाय है| वह तृमने ही पूर्ण हो सकता है | 

हे तात | मैं बहुत थक गया हूँ . अवारणीय वाद्ध क्य भी मेरे शरीर में उत्मन्न 
ही गया है। तुम्हे मेरी ऐसी सहायता करनी चाहिए, जिससे मैं चिताजनक भू-भार नामरू 
कठोर कारागार से मुक्त होकर अनुपम निःश्रेबस्‌ (झुक्ति) के मार्ग पर जार और उल्जीवन' 
ग्राप्ष कर सकूँ | 

महापुरुषों का कथन है कि सद्युत्र प्राप्त करना, अपार दुःख से मुक्त होने तथा 
उभव लोको में आनन्द अनुमव करने का साधन है | तुम तो धर्म-स्वलूप ही हो। तुम्हे पुज 
के रुप भें पाकर भी में चिन्तित रहें, वह उचित नहीं। अतः, मेरें पति तुम्हारा एक 
कत्तेव्य है, उसे सुनो । 


जा श्कर 5 की शि लिककट मत 
१. विशिशद्वेत के अनुसार 'उज्जीवनः मुक्त आत्मा को स्थिति को कहते है। 


१८ कंब रामायण 


प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया | उन ( चक्रवर्ती ) के मन से सब चिताएँ दूर हो गई 
और वे तृप्ति से भर गये उनके नयनो से ( आनन्द के ) अभ्रु बहने लगे। फिर, समासदो 
को देखकर चक्रवत्तों ने कहा-- 
निष्पक्षता, धर्मनिष्ठा, सच्चारित्य, दुष्कार्यों के प्रति घृणा इत्यादि सदूगुणों से 
भृषित हे समासद नरेशों । यह ( राम ) मेरा ही पुत्र नहीं, अपने आचारण से यह हुम 
सबके पुत्र के समान है। इसे अपनाकर तुम सब इसका हित करते रहो | 
फिर, समा को विसर्जित करके चक्रवरत्ती ( राम के राजतिलक के लिए) एक 
शुभ मुहत्त निश्चित करने के विचार से ज्यौतिष-शास्त्र के पडितो को साथ लेकर एक पर्वत- 
सहश उन्नत मडप में जा पहुँचे | 
उस समय ( राम के राज्य तिज्षक के ) समाचार को सुनकर चार दासियाँ, बड़ी 
उमग से ( कौशल्या के आवास की ओर ) दौड पड़ी, तो उनके स्तनों के बंधन खुल गये, 
कश-पाश बिखर गये, वद्ध खिसक गये, किन्तु उनकी सूक््म कटियाँ किसी प्रकार नहीं हृटी। 
वे चारों सुन्दरियाँ नाच उठी | अपनी पूर्ब-दशा को भूलकर गाने लगी| जिस 
किसी को देखती थी, उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करती। इसका ध्यान उन्हें नहीं रहा कि 
वे क्या कह रही हैं। यो वे ( कोशल्या के ) प्रासाद के निकट जा पहुँची । 
घनश्याम की जननी कौशल्या ने, अपले पास आई हुईं उन दासियों को प्रेम 
से देखा और पूछा--है विवफल-समान ऑंठोवाली रमणियाँ । तुमको देखने से विदित 
होता है कि तुम कोई शुभ समाचार लाई हों। शीघ्र कहो, वह क्‍या है| 
तब दासियो ने निवेदन किया कि चन्रवर्त्ती तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को, यह कहकर 
कि 'नरेशों द्वारा त॒म्हारे वीर-चलय-भूषित चरणों के वन्दित होते हुए तुम चिरकाल तक 
पृथ्वी का शासन करो*--अपने प्राचीन झुकुट को उन्हे पहनानेवाले हैं | 
इस समाचार के सुनते ही कोशल्या के मन में 'राम को राज्य-सपत्ति मिलने- 
वाली है।' इस विचार से जो आनन्द का सागर उमड़ा था, उसे, “उक्रवत्ती राज्य त्याग कर 
( अरण्य मे ) जानेवाले है |! इस विचार-रूपी वड़वाग्नि से सुखा व्या | 
फिर भी, कौशल्या ने उन स्त्रियों को अपूर्य रलहार और धन दिये और अपने प्रेम 
के पाञ्न-भूत सुमित्रा को साथ लेकर उक्रधारी ( मगवान्‌ रगनाथ ) के सदिर में जा पहुँची । 
मंदिर में पहुँचकर, लच्त्मी और भूदेवी-सहित उस भगवान्‌ के, जो सब देबों 
के प्राण हैं, ज्ञान हैं तथा ( सब के ) आदि कारण हैं, चरण-कमलों को प्रणाम किया | 
सब लोकों को अपने उठर मे अन्तभृत करनेवाले नारायण को अपने गम मे 
रखनेवाली उस तपस्थामयी ( कोशल्या ) ने भगवान से प्रार्थना की कि तुमने मुझे! जो पुत्र 
दिया है, उसपर अनुअह करना भी हुम्हारा ही कत्तव्य है | 
यो प्रार्थना करके चारो वेदों मे प्रतिपादित विधान से उस नारायण की विशेष पूजा 
करके, उन्होंने (कौशल्या नें) उत्तम तपस्या से सम्पन्न लोगो को वत्स-युक्त घेनुएँ दान की। 
उन्होंने ब्राह्मणों को स्वर्ण, उत्तम रत्न, चदन-रस, भूमि, कन्याएँ इत्यादि सब 
प्रकार की बस्तुएँ दान की | उन्हे अन्न और उत्तम वल्न भी दान किये | 


अयोध्याकारड श्जर्‌ 


इस प्रकार दान करके, भगवान्‌ रगनाथ के सद्मःप्रसृत कमल-जेसे चरणों 
को नमस्कार करके, ( मगवान्‌ की ) आ्रार्थना करके तथा संदिर की परिक्रमा करके कौशल्या 
अपने दोषहीन संपत्ति से भरे प्रासाद में आई और त्रत आदि अनुष्ठान करने लगी । 
( १-८ ) 
७ 


अध्याय १ 
मंथरा-ष्यंत्र पटल 

उधर सुगन्धित पुष्पमालाधारी चक्रक्‍तीं ने गणितज्ञों ( मुहूत्त का विचार 
करनेवाले ) को देखकर, उनकी स्तुति करके फिर कहा, तीक्षण परशुधारी ( परशुराम ) 
को परास्त करनेवाले राम को मुकुट पहनाने के लिए सुयोग्य शुभ दिन बतलाइए | 

ज्यौतिष के सब विद्वानों ने उत्तर दिया, आपके पुत्र के लिए योग्य दिन 
कल ही है। यह आनन्ददायक वचन सुनकर वीर-बलय से भूषित, मत्तगज-सहृश ऋक्रवर्ती ने 
आजा दी कि निष्कलक तपस्थावान्‌ तथा अम्ृत-समान उत्तम वसिष्ठ को ले आओ | मुनिवर 
आ पहुँचे | 

दशरथ ने उन झुनिवरो से कर जोड़कर निवेदन किया, शुभ मुहुत्तं कल ही है; 
अतः कोदण्डधारी राम से आज ही आवश्यक अत करावें तथा उसे हितकारी उपदेश भी दें | 

सुनिवर भी अपनी उसंग के साथ होड़ करते हुए आगे बढ़ चले और मनु-कुल के 
प्रश्न ( शाम ) के प्रासाद में जा पहुँचे । सुनिवर का आगमन सुनकर पुष्यमाला-भूपित 
( राम ) उनके सम्मुख आये और उनको अपने भवन के भीतर ले गये ) 

अशिथिल तपोत्रत से सम्पन्न मुनिवर ने शास्रो के ज्ञाता उस उदार पुरुष ( राम ) 
से कहा--है युद्धचतुर | तुम पर अपार प्रेम रखनेवाले चक्रवर्ती तुम को कल ही राज्य देना 
चाहते हैं । 

यह कहकर वे फिर राम की ओर देखकर बोले--मुझे कुछ हितकारी वचन तुमसे 
कहने हैं। उन वचनों को सावधान होकर सुनो और उन पर हृढ रहो, फिर घनी मालाओ से 
भूषित राम से कहने लगे | 

वेद लोग, श्यामवर्ण विष्णु, ललाटनेत्र ( शिव ), कमलमव ( ब्रह्मा )) उल्नन्न 
पत्रभूतों तथा सत्य से भी श्रेष्ठ होते हैं, अतः तुम सच्चे हृदय से उनका आदर करना | 

हे वत्स | देवताओं में ऐसे लोगो की गिनती नही है, जो वेदज्ो के क्रोध से पतन 
को प्राप्त हुए और जिन्होंने उनकी कृपा से शीघ्र उद्धार प्रास किया | 

है वत्स | वेदश ऐसे होते हैं, अतः कठोर पापों से रहित इन आह्मणो के चरणों को 


हा झुकुट पर धारण किये हुए उनकी स्तुति करो और उनके वताये धर्म के मार्ग पर 
थर रहो | 


१० कंब रामायण 


विधि भी उन ब्राह्मपो की आजा के अनुसार वनमे और विगड़ने को सन्नद्ध 
रहती हैं। अतः इहलोक और परलोक मे देव-समान वेद चविप्रो की प्रस्तुति करने के जैसा 
उत्तम कार्य और कोई नहीं हे | 

वत्तलाकार चक्रायुध, उप्थ्वल परशु तथा भ्राति-रहित वाणो को शक् के रुप मे 
धारण करनेवाले निमूत्ति भी यदि सदधर्म को, श्न की स्वच्छता को तथा दया को छोड दें, 
तो इससे उनका कुछ हित नहीं हों सकता | 

स्वमाव से ही न्याय पर हृद रहनेवाले (हे कुमार )! जूआ आदि प्रसिद्ध 
दुब्यंमनन तुकम नहीं हैं, फिर भी यह जान लो कि वे दुर्व्यसन सव दोपो की प्रात्त 
के हेतु बनते हैं | 

यदि हमारे मन से किसी के प्रति विरोध भाव नहीं रहे, तो युद्ध भी शान्त 
हो जायेगे ( अर्थात्‌, इुड्ध नहीं होगे ), इस प्रकार ( बुद्ध नही करने से ) यश की भी हानि 
नही होती, सेना की ज्ञति भी नहीं होती | जब इस प्रकार हित होना सभव हो, तब शत्रु के 
समूल नाश की कामना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी | 

विषयों में प्रवृत होनेवाली पर्चेद्रयों को शान्त करके, सपत्ति को बढ़ाकर, 
निष्पक्षता तथा मन की दृढता केसाथ किया जानेवाला शासन ही सच्चा शासन है | है वत्स ! 
वैसा शासन, तलवार की धार पर खडे रहकर की जानेवाली तपस्या के सहश होता है | 

भले ही कोई शासक उमापति ( शिव ) की, गरुडबाहन ( विष्णु ) की 
और अनिमेप आ5 थँखोबाले (ब्रह्म ) की सुजाओ की शक्ति से युक्त हो, तथापि 
उसके लिए भी मत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना ही हितकारक होता है | 

अस्थि-चर्ममय शरीरवाले मनुष्यों तथा वैसे शरीर से रहित अन्य लोगों 
( अर्थात्‌ देवी ) को भी; अपने बलवान शत्रु पर्चेद्रयों का दमन करने से क्या फल मिल 
सकता है? तीनो अनादि लोको मे प्रेम से बढ़कर अन्य कोई फलदायक शुण नही है । 

राज्य के ग्राण है प्रजा , उन प्राणो की रक्षा करनेवाला शरीर है राजा | यदि 
बह राजा धर्म के अनुकूल रहकर सच्ची करुणा पर निश्चित रुप से दृढ खडा रहे, तो उसके 
लिए अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है ? 

या राजा मधुरभापी हों, दाता हो, विवेकबान हो, कर्मनिरत हों, पवित्र हो। 
ऋण हो, विजयी हो, न्‍्यायपरायण हो सन्मार्ग से प्रथक न होनेवाला हो तो उस (राजा) 
का क्रमी नाश नहीं होगा | 

जो राजा, सदाचार के बिगोधी कार्यों से दूर रहकर, सोने को तौलनेबाली एला 
के समान निणत्ष भाव से रहता है; उसके लिए अच्छे स्वमाववाले मत्रियों के द्वारा परीक्षा 
करके, कार्यविशेष के लिए, निर्धारित समय के अतिरिक्त अन्य कोई नेत्र नही हैं।.. “५ 

(कमी ) परिवर्सित न होनेवाली नियति भी, आलोचना से परे मक्तायबाएँ 
मनियो की वाणी के अनुसार चलती है, यह जानकर उन ( सुनियो ) पर इढ श्रद्धा रखनी 
चाहिए | उसमे उन ( झुनियो का ) प्रेम ( श्रद्ा रखलेवालो की रक्षा के लिए ) शल का 
काम देगा | 


अयोध्याकाणड १८१ 


पृथ्वी पर धूमकंतु के जेसे उत्मन्न, मेखलाधारिणी, रसणियों की कामव्वाधि नही हो, 
तो (किसी को ) कोई वड़ी विपदा उत्पन्न नहीं होगी । नरक की बातना भी उत्न्न 
नही होंगी । 

तत्लज्ञ मुनिवर ( वसिष्ठ ), सव लोको को अपने उदर से समानेवाले ( विष्णु के 
अवतार राम ) को इस प्रकार के नीतिवोधक मधुर वचन कहकर, उनके ज्ञान को बढ़ाकर, 
उन ( रास ) के साथ सहख शिखाले”" भगवान्‌ ( विष्णु ) के मंदिर मे गये | 

वसिष्ठ ( राम को साथ लेकर ) सर्पशय्या पर शयन करनेवाले भगवान्‌ (रगनाथ) 
के सम्मुख जा पहुँचे। उनकी पूजा की और चह॒बँदों के मंत्रों से अभिमन्रित युण्ब-जल 
से राम को स्नान कराया। फिर, राजाओं के लिए उचित) विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित, 
सब आचार संपन्न किये और श्वेत ढर्मों के आसन पर ( राम को ) आसीन कराया। 

जब रासचन्द्र इस प्रकार आसीन हुए, तब यज्ञोपत्रीत से अलंझृत बक्तवाले 
(बसिष्ठ) ने शीघ्र जाकर ग्रतापी राजा को ( राम के ब्रत आदि संपन्न करने का ) समाचार 
व्या। चक्रवर्ती ने नगर को अलकृत करते की आज्ञा दी | 

“वल्छुवर! ( ढिंढोरा पीटकर राजाज्ञा की घोषणा देनेवाली एक जाति ) लोग ने 
नगर की वीथियों भें घूमते छुए ढिढीरा पीट-पीटकर घोषणा की कि रामचन्द्र कल्न ही 
राजमुकुद धारण करनेवाले हैं। अतः; इस सुन्दर नगर को अलंकझृत कीजिए | इस घोषणा 
से देवता भी आनन्दित हो उठे। 

काव्यों मे ग्रतिपादित यशवाले रास, कल ही रलमय राजकिरीट धारण करते- 
वाले ह--बह सूचना लोगो के कानों को आनन्द देनेवाली थी। इतना हो नही, यह (वचन) 
सब लोगी के लिए देवों के आहारभूत हृविर्भाग तथा अमृत के समान तृप्तिकारक था | 

नगर के लोग कोलाहल कर उठे | आनन्द से नाचले-गाने लगे। उनके शरीर 
स्ंद से भर गये | वे फूल उठे | उनकी देंह पुलक से भर गई। थे चक्रवर्ती की स्तुति करते 
लगे। जो भी यह शुभ समाचार देता था, उसे वे अपार द्रव्य देते थे। 

प्रेम से भरे उस नगर के लोगों ने उस सुन्दर नगर का इस प्रकार अलंकरण 
किया; जेसे पुजीभृत किरणोंवाले सूर्य को ही सेंबार रहे हो वा शेषनाग पर सोनेवाले बिप्णु 
के विशाल वक्ष पर स्थित कौस्तुम मणि को सान पर रखकर उसे चमका रहे हो | 

श्वेत, काले, रक्तवर्ण तथा अन्य रगवाली ध्वजाओं की पक्तियाँ ऐसी लगती थी, 
मानो मधघुखावी पुष्प-सालाओं से युक्त राम के बेभच को देखने के लिए सब प्रकार के विहग 
उस सुन्दर नगर मे आ पहुँचे हो। 

उस नगर में युबतियों की जॉघो के जेसे कदली-दृक्ष लगाये गये) उन (युवतियों) 
की श्रीवाओ के जेसे ऋमुक-बृक्ष लगाये गये | उनके दाँतों की जैसी सुक्ता-पंक्तियाँ सजाई गई 
तथा उनके स्तनों के जेसे कनक-कलश श्रेणियां मे रखे गये | 


१, वदो में प्रतिपादित 'सहत्तशीर्षा पुरुषपः सहज्नान- सहस्तपात्‌? वाक्य के अनुसार हो यहाँ विधा को सहत्न 
शिरोवाला कहा गया है । 


रैधर कंब रामायण 


गोपुरी के द्वारो मे चंद्र को छूनेवालें अत्यन्त तथा नूतन तोरण बॉघे गये। उनसे 
ऐसी काति विखर रही थी, जेसे प्रमातकालीन वाल-सूर्य पहले से भी अधिक काति से युक्त 
हों गया हो | 

उत्तम माणिक्यमय स्तभ श्वेत बच्चो से आदृत होकर ऐसे लगते ये, जैसे पार्वती 
देवी को अर्द्धांड् मे रखे हुए विभूति रमाये हुए शिव भगवान्‌ हो । प्रवालमय स्तम ( श्वेत- 
बस्न्नों से आवृत होकर ) हिमावृत सर के समान लगते थे | 

उस नगर की वीथियाँ, मुक्ताओ से चंद्रिका के फेलने से, घनी रक्ष-पंक्तियों से 
सूर्यातप के फेलने से, नील रत्नों के किरण-पुजी से, अंधकार के फैलने से, ज्यौतिष शास्रशो 
के द्वारा प्रकटित दिन के समान लगती थीं। ( भाव यह है कि मानो ज्योतिषियों ने दिन 
के विधिध रूपों को एक साथ उन वीथियों मे प्रकट किया था | ) 

नाचनेवाले घोड़ो से दुक्त रथ-समुदाय, प्रथ्वी को देखने के लिए स्वर्ग से उतरे 
हुए दव-विमानों के जैसे लगते थे | मुख-पट्टो से भूषित विशाल मत्तगज सूर्य के साथ संचरण 
करनेवाले उठयाचल ( पर्वत )-से लगते थे | 

वैभव-पूर्ण उस नयर की स्फटिक शिलामय ऊोँची दीवारों में जठित पद्मराग रक्ष- 
श्रेणियाँ अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा रही थी। अतः, चक्रबाक के जोड़े कभी वियुक्त 
न होकर शान्तचित्त रहते थे। 

सोधो से भरी वीथियी मे पुष्पों की वर्षा, जलन की वर्षा, नवीन सुगंध-चू्ों की 
चर्षा, उज्ज्वल मुक्ताओ की वर्षा, आमरणों के रगड़ खाने से उत्न्न स्वर्ण-धूलि की वर्षा---ये 

सब वर्षाएं मेघ की वर्षा केसमान हो रही थी | 

मेघ जैसे मदस्तावी गज, कवच से आबृत तथा वीर-बलयघारी योद्धाओं के समान 
जा रहे थे। किंकिणी-भूपषित करिणियाँ, लटकती मेखलाओवाली नितबवती रमणियों के 
समान जा रही थी | 

उत्तरोत्तर बढ़नेवाला ऐश्वर्य, सौन्दर्य तथा सुख की उस नगरी मे कुछ कमी नहीं थी। 
राम के राज्यामिपेक को देखने के लिए उस नगर में आये हुए देवलोग, इस भाँति से कि 
अमी हम स्त्र्ग में ही हैं, अयोध्या में नही पहुँचे हैं, सोच में पड़ जाते थे | 

देवलोक के समान शोभायमान उस नगर का श्रृद्धार होने का वह कोलाहल सुन- 
कर क्रूरकर्मा रावण के पापों के समान स्थित तथा अन्य दुर्लभ कठोरता से युक्त मनवाली 
मंथरा वहाँ प्रकट हुई | 

उस मंथरा का मन तड़प उठा | उसमें क्रोध उमड़ पड़ा | उसमे पीडा उलन्न हुई | 
उसकी आँखों से अमि वरसने लगी | वह अव्यवस्थित रूप से कुछ वडबड़ाती हुईं, निशुवन 
को कुछ ढुःख देने के लिए आगे बढ़ी | है 

पूर्वकाल मे राम ने मिट्टी के ढेलो को अपने हाथ के धनुप पर रखकर उस (मंथरा) 
के कूबड़ पर मारा था; इस घटना को उसने स्मरण किया | क्रोध से वह अपने ओढ चबाने 
लगी और ब्रिंब-समान अधरवाली करकेयी के प्रासाद में गई। 

चारों समुद्रो के रलों से युक्त होकर कमलो से पूर्ण एक अनुपम ज्ञीर-सागर की 


अयोध्याकागड रैप्३े 


लहर पर कोई प्रवाल लता फेल्ी हो--इसी प्रकार केकेबी, अपनी आँखों के कोरों से करुणा 
की वर्षा करती हुई एक उज्ज्वल पर्यक पर शबन कर रही थी। उसके निकट संथरा शीक्र 
जा पहुँची | 

उसने उत्पात की सूचना देनेवाल किसी दुष्ट ग्रह के समान वहाँ पहुँचकर ककेयी 
के उन स्वर्ण आमरण-मभूषित छोटे पेरो को अपने हाथों से छुआ, जो पैर ढली से विकनित 
होलेवाले कमल पुष्पों की तपस्या के फुल से उन ( कमलो ) के योग्य उपमान बनकर 
उतसन्न हुए थे ) 

मंथरा ने (जब उसके पेर ) छुए, तब कैकेयी जग पड़ी, फिर भी दिव्य पातित्रस् 
से युक्त उस देवी के दीघ नेत्रो से निद्रा पूर्ण तप से हटी नही। तब मधरा घोर निंदा-जनक 
पाप की प्रेरणा पाकर ये गढ़ी हुई बातें कहने लगी-- 

दुःखदायक करवाल-सदृश और त्रिपपूर्ण (राहुनामक ) सर्प के अपले निकट आने 
तक जिस प्रकार शीवल तथा रजत वर्ण चन्द्रमा अपनी उज्ज्बल किरणे फेकता रहता है, उसी 
प्रकार तुम भी, जबतक तुम्हें बहुत बड़ी विपदा प्राप्त न हों, सवतक छस ( विषदा ) की 
चिन्ता नही करठी हुईं सुख से सोती रहती हो | 

क्रूर विप-सह्श मथरा के वचन सुनकर भाले जेंसे नयनवाली कैकेयी ले कहा-- 
शत्रुओं को परास्त करनेबाले धनुषों को धारण करनेवाले मेरे पुत्र सुखी हैं। वे अपने कायों 
में कमी धर्म से विम्युल् नही होते। फिर मुझे कौन-सी विपदा हो सकती है? 

यशस्त्री पुत्र को प्राप्त करने से कोई मी (व्यक्ति ) दुश्खमुक्त होकर सुछी हो 
जाता है | पचभूतों के मिश्रण से उतन्न पृथ्वी पर, वेद-स्वरूप होकर जो राम अवदीर्ण हुआ है, 
उसे ( पुत्र के रूप मे ) प्रात्त करने से अब मुझे कोई विपदा प्राप्त नही होगी | 

अत्यधिक प्रेस के समुद्र में डूवी हुई केकेयी ने ज्योंही ये वचन कहे, त्योही पाप- 
समान उस वक्त मंथरा ने कंहा--हुम्हारा हित नष्ट हो गया। दुम्द्रारा वैभव भी समिट 
गया। कौशल्या अपनी बुद्धि के वल से (ऐज़्वर्य-बुक्त जीवन ) जीठी है | 

उसके यह कहने पर, उत्तम आमरणघारिणी कंकेवी ने कह्य--राजाधिराज मेरे 
पति हैं, अवर्णनीय यशवाला भरत मेरा पुत्र है, इससे वदकर इन प्रथ्वी पर वह ( कौशल्या ) 
देबी और क्या पा सकेगी १ 

तब सथरा ने कहा--बीरो के द्वारा उपहस्ित होते हुए और पौदष को कुंठित 
करते हुए जिस ( राम ) ले ताडका नामक ज्ली को मारते के लिए अपना घनुप भुकाया था, 
वह कल राज-सुकुट धारण करलेवाला है; यही उसका ( जर्थात्‌ ; कौशल्या का ) आनन्द- 
मय जीवन हैं। 

...मथरा का वह अतिवचन सुनते ही, क्रेकेयी का मन, जो गरिमामव कौशल्या के 
मन के तमान ही था, विरोध भाव से नही, किन्तु आनन्द से भर गशण| इसका कारण 
कदाचित्‌ वही है कि राम के पिता उसके मन में निवास करते थे | 

उस निप्कस्ंक ( केकेदी ) देवी का प्रेम-हपी समुद्र उम्ड उठा | उसका अक्चीण 


चन्द्र 5६] <- 5 
चन्द्र-जमा मुख और भी सकराशमान हुआ। उसका आनन्द वेला को पारकर बंद गया । - 


१्८छ कैब रामार्यण 
उसने ठीन ज्योतियों (सूर्य, चन्द्र और अन्नि ) के जैसे (अति उज्ज्वल ) रलहार उसे 


जन] लक 


क्र ( मंधरा ) सिल्लाई। धमकी देने लगी। उसने अपनी छोटी 


तह (नष्छुर ओर 
आँझोे से आग उगलते हुए उसकी ओर देखा | केकेवी की निंदा की | उष्ण निःश्वास भरा। 
रोई | अपने रूप को किया और ( केकेयी के द्वारा दिये गये ) उत्त खवर्णणय रलहार 
से धरती को गडढ़ा बना दिया ( अर्थात्‌ : उस हार को धरती पर फेक दिया | ) 


पीड़ा उल्तन्न करनेवाली उस कूबरी ने क्रोध से धूरकर कहा--तुम मब्बुद्धि हो। 
भकन-माव ने होने ते ठुम अपने पुत्न-समंत बड़ा द।/ख पायओोगी ॥। किन्तु, में दीघंकाल तक 
तुम्हारी तोत ( कौशल्वा ) की सेवा करना सहन नहीं कर सकूंगी। 

अरुण अधरवाली सीता और नीलवर्ण राम सिंहासन पर आसीन रहे और तुम्हारा 
पुत्र धरती पर खड़ा रहे--जब ऐसी दशा उत्पन्न हुई है, तब इससे तुम कैसे आनन्दित 
होती हो / तुमने अपने सन भे कैसी धृढ्ता पाई है ? 

कौशल्था अपना हित भूली नहीं ) अद-, उतका पुत्र राज्व-सपत्ति पाकर उन्नति 
प्राप्त करेगा... भरत ऐड्व्य से वंचित होगा; वह ( भरत ) न सरा, न जीवित ही रहा; 
वह छित अकार त्ते अपना दुःख दूर कर सकेगा ? हुम्हारा पुत्र चनकर जन्म छेसे से उसका 
जीवन व्यर्थ हों गया | 

यूद्दि इस सारी प्रथ्वी का शासन यह वरठ ( राम ) ही अपसे भाई ( लक्ष्मण ) 
के साथ अनन्त काल तक करता रहे, तो भरत और उत्तके भाई शब्रुघ्त को देश से दूर रहकर 
( अरण्य मे ) अ्तदुक्त तपस्था करने के लिए मेज देना ही उच्चित होगा। 

मत्तगजों की सेना से चुक्त, भूदेवी के प्यारे, सुन्दर तथा वजाये जानेबाले नगाड़ों 

में घुक्त रहकर धरती का राज्य करनेवाले राजाओं की श्रेणी में भरत उत्तन्न नहीं हुआ है। 

स्वर्णवीर-कंकमघारी ऋ्ऋषतती ने उत दिन क्‍यों अभागे भरत को शालवबृक्षों से 








संथरा आय और भा कुछ बंचना-पृष उाक्त्या नहती 4 हुईं भरत के मात वोली' 

तुम्हारे मत्ति भेदमाव रखकर ( राम को ) राज्य देनेवाले तुम्हारे पिता निष्छुर हैं। ( वह 

नमाचार सुनकर हप॑ क्रनेवाली ) ठुम्हारी माता भी निष्दुर है। है मेरे तात | मरत, अब 
तुम क्या ऋसनेवाले हो ? 

फर उसमें क्ूयी के प्रति अह्य--ठुंम राजनुल म उलन हुई) राजेदश से 

बढ़ी और राजदुल को वधू बनो। यों राजमहिपी बनी हुई तुम बड़ी विपदा-रूपी समुद्र 





जे 
हृ 
स् 


विद्या. यौवन, अपार पराक्रम, धन॒र्तिया की अआतुरी; सोदर्य, बीरता इलादि 


अनेक गुण भरत में स्थित हैं: क्न्‍ति आज वे स्व घास-भरी घरती पर गिरी मधु की बूँढ 
हर 


5 


5. | + 2. क्रैक्ची क्षय न दर 
मधरा से सेंह कड़वा छरक जो बात कही, उनसे ककया का क्र एच वंट गया 


अयोध्याकाएड (८2 


जैसे जलती आग में घी पड़ा हों। उसकी रेखाओं से युक्त आँखे अधिक लाल हो गई । 
मंथरा को देखकर उसने कहा -- ' 

आतपयुक्त सर्य प्रति महान्‌ पुरुष, प्राण जाने पर भी न्याय-माग को नहीं 
छोड़ते | ह क्ुद्र स्वभाववाली | मेरे केकयवंश तथा ( वेवस्व॒त ) मनु के वंश को कलंकित 
करनेवाली केसी छ्ुुद्ग वात तूने कही १ 

तू मेरा हित करनेवाली नही है] मेरे खुत भरत का भी हित करनेवाली नहीं है। 
धर्म का विचार करने पर ( ज्ञात होता है कि ) तू अपना भी हित करनेवाली नहीं है। 
हे विवेकहीन | पूर्बजन्म के पाप-संस्कार के कारण तू ने ( अपने ) भन को अच्छी लगने- 
वाली वातें कही हैं। 

जन्म और मृत्यु के कारण जो वस्तु प्राप्त होती है या खोती है, वह एकमात्र यश 
ही है | अतः, शरीर चाहे गिर जाय, न्याय अपने विरुद्ध हो जाय, सन्मार्ग का रूप अपने 
प्रतिकूल हों जाय, तपस्या का रूप विरुद्ध हों जाय तथा निष्कलंक पराक्रम भी विरुद्ध हो जाय, 
तो भी अपने कुल-धर्म को छोड़ना उच्चित नही है | 

तू मेरे सामने से हट जा। क्ुद्र वचन कहनेवाली तेरी जीम को मैने काट 
नही लिया, पर तेरे इस अपराध को सह लिया, मेरे अतिरिक्त और कोई इस बात को सुन 
ले, तो तू अन्याय तथा अधरम करने के अपराध का पात्र वन जायगी। अतः, है 
बुद्धिहीन ! चुप रह | 

जिस प्रकार विप का उपचार करने पर भी वह विष न मिटकर पीडा ही उत्पन्न 
करे, उसी प्रकार सथरा ( केकेबी के ) वह वचन सुनकर भी भयभीत होकर हटी नहीं | 
किन्तु, यह कहती हुईं कि है मेरे अवलव, में तुझे हिंतकारी वचन कहें विना नही हदूँगी, 
उसके चरणों पर गिरकर फिर कहने लगी--- 

तुमने कहा--ज्येष्ठ के रहते हुए कनिष्ठ को राज्याधिकार नहीं होता| इस 
न्याय के अनुसार चनक्तवरत्ती के रहते हुए समुद्रवर्ण ( राम ) का राज्य पर कोई अधिकार 
नही है| जब ऋक्रवर्त्तों राम को राजमुबुटठ देने के लिए सन्नद्ध हुए हैं, तब वह सम्पत्ति भरत 
के लिए क्यो अप्राप्य हों सकती है १ 

वेराग्यपूर्ण, करुणायुक्त तथा अपूर्व तपस्या से सम्पन्न मुनि भी क्‍यों न हो, दुलंभ 
सम्पत्ति प्रात्त करने पर उनका विचार भी वदल जाता है ) अतः, भले ही अबतक तुम्हारा 
कुछ अहित ( कोशल्या और राम ने ) नही किया हों; तथापि ( सम्पत्ति पाने पर ) वे अपने 
मन मे निरन्तर तुम्हारे अहित का ही चितन करते रहेंगे | 

दूसरो की उन्नति पर ईर्ष्या करनेवाली कौशल्या का पुत्र जब राज करेगा, तब 
सारी पृथ्वी उसका स्वत्त वन जायगी। तब तुम्हारे पुत्र का तथा तुम्हारा इस प्रथ्वी मे 
उस ( कौशल्या ) के विये गये पढाथों के अतिरिक्त और कुछ अधिकार नहीं रहेगा ] 

याचक लोग निर्धनता और दुःख से प्रेरित होकर तुम्हारे निकट आकर द्रव्य 
मॉगेंगे, तव क्या तुम ( उन बाचकों को देने के लिए ) स्वव उस कौशल्या के पास जाकर 
हाथ फैलाओंगी १ वा ( बुछ देने का सामथ्यं न होने से ) लज्जित होकर रहोगी १ अथवा 


श्८द्‌ कंब रामायण 


( कुछ न दे सकने की ) पीडा से भर जाओगी १ नहीं तो, क्या उन याचको से 'मेरे पास 
नही है' कह दोगी / तुम केसा जीवन व्यतीत करोगी १ 

तुम क्‍या करने की वात सोचकर ह॑ से झुख हुईं थी / भविष्य में कभी तुम्हारे 
पिता, माता, कोई बन्धु या तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति अमाव-अरस्त होकर अपने अभाव को 
दूर करले के विचार से तुम्हारे पास आवेगा, तो क्या वह तुम्हारी सौत के ऐड्वर्य को देखकर 
छुप रह जायगा १ विचार करके देखो | 


तुम पर प्रेम रखनेवाले तुम्हारे गरिमामय पत्ति के डर से ही उस बिंवाघरा सीता 
का पिता तथा राम का ससुर, तुम्हारे पिता ( केकय राजा ) पर आक्रमण किये बिना 
रहता है। अब तुम्हारे पिता का जीवन समाप्त हो जायगा | है अबोध | तुम्हारे समान 
निदनीय जन्मवाला और कौन है १ 


और सुनो, यदि तुम्हारे पिता के कोर शत्रु जब तुम्हारे पिता से युद्ध करने 
के लिए आयेंगे, तव यदि कोशल देश की सेना उनकी सहायता न करेगी, तो उन्हे ( तुम्हारे 
पिता को ) विजय नामक बस्तु किस प्रकार मिलेगी / यह बताओ | अहो, तुमने अपने 
बघुजनो का भी विनाश करनेवाले दुःख-समुद्र मे ढबने का निश्चय कर लिया है? 


अपने उत्तम पुत्र को राज्य पाने से रोककर तुमने उसे मिटा दिया | उच्ज्यल 
समुद्र-रूपी वचन से भूषित प्रथ्वी को चक्रवर्ती ने अपने एक पुत्र को दिया, जो उसके 
प्रिय भाई का स्वत्व होगा | अन्य कौन उसपर अधिकार रख सकेगा /--इस प्रकार 
मन्थरा ने कहा | 

क्रूर सथरा के इन बचनो को सुनकर देवो की माया के कारण उन ( देबो ) 
के द्वारा प्राप्त वर के प्रभाव के कारण तथा सुनियों के तपःप्रभाव के कारण कैकेयी का 
सरल तथा निष्कलंक मन भी बदल गया | 

रा्षुतों के द्वारा कृत पापों तथा देबो के किये पुण्यों से प्रेरित होकर ककेयी ने 
अपनी करुणा को त्याग दिया स्वच्छ बचनवाली तथा हरिणी-तुल्य केकेयी की वह निष्ठुरता 
ही तो आज भी इस ससार के लोगों के, राम के अपार यशोमृत का पान करने का 
कारण बनी है १ 

इस प्रकार (प्रभावित ) होकर कैकेयी ने, पापकमों से पूर्ण कूबरी को प्रेम 
से देखकर कहा--हम झुमपर प्रेम रखनेवाली और मेरे पुत्र का हित करनेवाली हो | मेरा 
पुत्र अलंकृत राज-किरीट को किस प्रकार प्रास करे, अब यह वताओं | 

आम के टिकोरे के जेसे सुन्दर नयनोवाली ( कैकेयी ) की बात सुनकर मथरा 
बोली--मेरी सखी चतुर है, मेरी साथिन चतुर है | फिर ( केकेयी के ) चरणों को नमस्कार 
करके कहा--अब तुम्हारी अवनति नही होगी | यदि तुम मेरी बात सानकर उसके अनुसार 
काम करोगी, तो में सत्त लोको के राज्य पर भी तुम्हारे अनुपम पुत्र का स्वत्व बना दूँगी। 

उस मंथरा ने जिसका मन भी (उसके शरीर के जसे ही ) टेढा था, कहा-है 
उज्ज्वल रल-समान ढेवी। मैं भल्ी भाँति विचार कर तुम्हे एक बात बताती हूँ। पूर्वंकाल 


अयोध्याकाएड १८७ 


में जब घनी विजयमाला से भूषित श॑वरासुर मारा गया था, उस युद्ध मे विजयी चकवर्त्ती ने 
तुम्दे दो बर दिये थे ; उनको तुम उनसे अब मॉग लो | 

उन दो बरों में से, एक से राज्य को तुम अपना बना लो और दूसरे से, चोदह 
बर्ष के लिए राम को देश छोड़कर अरण्य में भेजने का उपाय करो | इससे सारी समृद्ध 
पृथ्वी तुम्हारे पुत्र के अनुकूल हो जायगी | 

इस प्रकार कहनेवाली मंथरा का कैकेयी ने हर्ष से गाठालिगन किया और 
नवरत्नो का एक हार तथा अपार द्रव्य उसे दिया । फिर कहा-मेरे अनुपम पुत्र को गरजते 
समुद्र से आबृत प्रथ्वी का राज तुमने दिया | एथ्वी के पति भरत की मात्ता तुम्ही हो | 

तुमने अच्छा उपाय बताया। भरत को गरिमामय भुकुट पहनाना और राम को 
घने अरण्य मे भेजना, ये दोनों कार्य यदि आज पूर्ण नही होंगे, तो चक्रवर्ती के सामने ही में 
अपने प्राण त्याग दँगी। अब तुम जाओ |--इस प्रकार केकेयी ने मंथरा से कहा | 

कूबरी के जाने के पश्चात्‌ कैकेयी उत्तम पुष्यों के पयंक से उतर गई। अपने 
वर्षाकालिक मेघ के जैसे केशपाश में गुँथी पुष्पमाला के ( उन पुष्षों के ) मधु पर आसक्त 
भ्रमर-कुल को व्याकुल करते हुए, इस प्रकार निकाल फ्रेंका, मानों आकाश के बादलों 
मे छिपे चन्द्रमा को ही पकड़कर फेंक रही हो । 

उसने अपनी प्रकाशमय गेखला को दूर फेंक दिया, जेसे अपने वढ़नेवाले यशरूपी 
लता को ही उखाड़ रही हों। मंजीर, क्ंकंण आदि को भी दूर फेंके दिया | यो उसने अपने 
क्ललाट पर केशपाश के समीप में स्थित अपूब तिलक को पोछ डाला, जैसे चन्द्रमा के कलंक 
को पोछ रही हो | 

फिर, उत्तम रक्ष-जठित आभरणों को एक-एक करके उठाकर फेक दिया | कस्तूरी- 
गध से युक्त अपने केशपाश को ऐसे खोल दिया कि वे लट्ककर धरती को छूने लगे; 
श्रंजनयुक्त नीलोट्ल-जेसे नयनों के अंजन को पिघलाते हुए वह अशभ्रु बहाने लगी एवं 
पुष्पह्दीन लता के समान धरती पर ल्लोट गई | 

केकय की पुत्री इस प्रकार ( धरती पर ) पड़ी रही, जेसे पीडा की अधिकता से 
कोई हरिणी पड़ी हो। नाचनेबाला कलापी थककर पड़ा हो, अथवा “कमलवासिनी 
( लक्ष्मी ) सीता, अयोध्या छोड़कर जानेवाली है”, यह विचार करके उस लक्ष्मी की बड़ी 
बहन ज्येष्ठा देवी* आकर वहाँ पड़ी हो | ( १-८ ) 


_ १, जिस प्रकार लक्षपी को मंगत देनेवाली इकी मानते है, उसी प्रकार ज्ये को अमंगल की देवी मानते है 
ज्येष्ठा लक्ष्मी की वडी वहन मानी गई है । -अलु० देवी मानते है 


अध्याग ३ है 
कैकेयी-(दुष्काये) पटल 

रात्रि का अर्धमाग व्यतीत हो गया] तब दी झुजाओवाले सिह-सरश चक्क्ती 
( दशरथ ), उनकी जय-जयकार करनेवाले राजाओ से घिरे हुए चले और वीणा-नाद को 
परास्त करनेवाली मधुर बोली से युक्त कैकेयी के प्रासाद मे पहुँचे | 

राजा लोग ( दशरथ को ) प्रणाम करके सौध-द्वार पर रुक गये ) दासियाँ दोड़- 
कर आई' और उन ( दशरथ ) का स्वागत करके उन्हें भीत्तर ले गईं | यो चलकर रक्रवर्ती 
पयक से अलग पड़ी हुई, बरछे-जेसे विशाल नयनों तथा मृदुल कंधोवाली सुन्दरी (क्षेकेयी) 
के निकट गये |] 

चक्रवत्ती ने वहाँ जाकर (कैफेयी की दशा) देखी यह सोचते हुए कि न जाने इसे 
कौन-सा दुःख प्राप्त हुआ है, व्याकुलन्चितत हुए। फिर, जैसे हाथी, हरिणी को उठा रहा हो, 
वैसे ही अपनी विशाल झुजाओ मे उसको आलिंगन-वद्ध करके उठाने लगे। 

सुगंधित पुष्पमालाधारी चक्रवर्ती के प्राष-तुल्य उस (केकेयी) ने उसका आलिंगन 
करनेवाले ( चक्रक्‍तों के ) विशाल हाथों को कटककर हटा दिया और विद्युत्‌ के समान 
वड़पकर धरती पर गिर पड़ी ) फिर, कुछ कहे विना दीर्घ श्वास भरती हुई पड़ी रही । 

पुष्पमाला-भूषित चक्रवर्ती ने प्रथ्वी पर गिरकर निःश्वास भरती हुईं उसको देखा 
और भयभीत हुए | फिर, उससे कहा--क्‍्या हुआ है ? इन सप्त लोको के रहनेवालो मे से 
जिसने तुम्हारा अपमान किया हों, वह अपने प्राण खो बैठेगा। सारा बृत्तात सुझे कह 
घुनाओ | फिर देखो कि मै क्या करता हूँ | सब बातें सुके बताओं | 

भ्रमरों से गुजरित पुष्पमालाधारी चक्रतत्तीं के वचन सुनकर कैकेयी ने सजल मेघ- 
जेसे अपने विशाल नयनो से अपने स्तनो पर अश्रु गिराती हुईं कहा--क्या आपको सु पर 
दया है 2 यदि है तो अपने पूर्व में जो वर सुझे दिये थे, उन्हे अब पूर्ण कीजिए | 

मधुवर्षी ( पुष्पो से अलंकृत ) केशोवाली केकेयी का मनोमाव नहीं जानते हुए 
चक्रवर्त्ती नें अति उज्ज्वल विजली के समान हँसकर कहा--तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगा। 
किंचित्‌ भी कमी नहीं करूँगा | तुम्हारे पुत्र उदार राम की शपथ खाकर कहता हूँ। 

यह वचन कहते ही हसिनी-सुल्य कैकेयी ने कद्य--यदि आपको मेरी बड़ी पीड़ा 
दूर करने का विचार है, तो है राजन । देवता आपकी शपथ के साक्षी हो | आपने उस व्नि 
जों गो बर सुझे दिये थे, उन्हे अब पूरा कीजिए । 

उस निष्ठुर हृदयवाली की वचना को नही जानते हुए चक्रकत्तीं ने कहा--लो, 
अपना वर लो । तुम्हे इतना व्याकुल तथा दुःखी होने की आवश्यकता नही है | अभी तुम्हारे 
बर देकर में अपना भार दूर कर लूगा | कहो ( तुम्हारी क्या इच्छा है )। है 

सब कठोर वस्तुओं से भी अधिक कठोर उस कर ( केकेयी ) ने कहा--आपके दिये 
दो बरो भे से एक से मरे पुत्र को इस समस्त राज्य का अधिपति बनाइए और दूसरे से रामचन्द्र 
को ( चोदह वर्षों के लिए ) अरण्यवास के लिए भेजिए---यह कहकर वह ( हृढ ) पडी रही | 


अयोध्याकाएड श्द्द 


सर्पिणी के समान कर उस कैकेयी की जिह्ना से उत्मन्न अत्यन्त पीडाजनक विष ने 
ज्यों ही चकतवत्तों को छुआ, त्यो ही वे कॉप उठे | उनकी सारी देह जलकर शिथिल हो 
गई | सर्प-दष्ट होकर निश्शक्त हुए मत्तगज के समान वे प्रृथ्वी पर गिर पडे | 
पृथ्वी पर लोटते हुए चक्रवत्ती की उस गंभीर पीडा का वर्णन करने का सामथ्य 
किससे है? उनकी पीडा के अधिकाधिक बढ़ जाने से उनका मन बहुत ही शोक-उद्चिम्म 
हुआ | उन्होने छुह्ार की मी की भाथी के जैसे उष्ण निःश्वास भरे | 
उनकी जिहा सूख गई | प्राण निकलने लगे | सन शिथिल हो गया | नयनो से 
रक्त वह चला | मन की चिन्ता बढ गई | उनके शरीर की पॉचो इन्द्रियाँ अपना व्यापार 
भूलकर अत्यन्त चंचल हो गई | 
प्राण-पीडा से विहल चक्रवर्ती उठकर प्रथ्वी पर खडे होते, रो पड़ते, गिरते, 
श्वास-हीन हो चित्र के जैसे निष्किय पड़े रहते, पाप-कर्सवाली केकेयी के सम्मुख जाकर 
उसे पकड़कर धरती पर पटक देने का विचार करते | न 
हढ बरछा दारुण छ्वत में धुसेड़ा जाय, तो उससे उत्पन्न पीडा से जिस प्रकार कोई 
मत्तगज तड़प उठता है, वैसी ही दशा को प्रात हुए चक्रवत्ती (ककेयी को मारने का विचार 
करते, फिर ) यह सोचकर कि स्त्री है, ( उसे मारने पर ) अपयश होगा, इस विचार से 
लज्जित होते | वे मन की वेदना से आहे भरकर तड़प उठते। फिर, इस प्रकार शिथिल हो 
पडे रहते, जेसे उनकी आँखें छिन गई हो ! 
आलान-र्तंभ मे बँघे हुए मत्तमज के समान चक्तबत्ती को शोक-पीड़ित होकर 
रोते, कलपते देखकर देवता भी भय से कॉँप उठे | वह समय ऐसा लगता था, जैसे पलय- 
काल आ गया हो | किन्तु, वाण-समान नयनोवाली केकेयी का मन यथापूर्व ( कठोर ही 
बना ) रहा | 
(पति की व्यथा को देखकर भी वह ( केकेयी ) कातर नहीं हुईं। उसका मन 
पिघला नहीं, वह लज्जित भी नहीं हुईं |--ऐसा कहने में ( कहनेवाले को ही ) लज्जा 
होती है। महान्‌ लोग प्राचीन काल से ही यह सोचकर कि छुल-कपट ही नारी का वेष 
लिये रहते है, नारियो को कभी अपना अवलंब नही मानते | 
इस दशा में खड़ी हुई कैकेयी की ओर देखकर तैलसिक्त तीद्रण धारवाला 
वरछा धारण करनेवाले उक्रवत्ती ने कहा--क्या ठुम भ्रम मे पड़ी हो ? या किसी वचक ने 
तुम्हे दुवुद्धि सिखाई है ? तुम्हे मेरी सोगंध है, क्या हुआ ? कहो | 
... पह सुनकर केकेयी ने कहा--रासवाले धोडे पर सबार होनेवाले ( हे चक्रवर्ती ) | 
में श्रम मे नहीं हैँ; किसी कपदी ने सुझे बुछ सिखलाया भी नहीं है। यदि आप पूर्व में 
दियि हुए अपने वरो को अब देगे, तो लूँगी | यदि नहीं देंगे, तो मै अपने प्राण त्याग ढूँगी, 
जिससे आपको स्थायी अपयश उत्पन्न होगा | 
अपने पुत्र ( राम ) के अतिरिक्त जिनके अन्य हैं, वैसे 
क्रेकेयी के यह कठोर वचन के के पूर्व ही इस जल 32 हज 082 
५ $ हुए घाव में 
बरछा घुसेड़ दिया गया हो | स्तब्ध खडे रहे | फिर, मूर्चिछत हो गिर पढ़े | 


१६० कंब रामायरा 


] विशाल स्वर्ग, पाताल तथा धरती को जीतनेवाले करवालघारी चक्रवत्ती, कभी, 

( अहो, क्र नारी । ) कहकर आह भरते; 'हाय | धर्म कितना कठोर है ।,! कहते ; 'ेरे 
शरीर का अंत हो जाय! कहकर उठते , फिर लड़खड़ाकर ध्रथ्वी पर गिर पड़ते | 

बीरो के पराक्रम को कुठित करनेवाले भाले को धारण करनेवाले चक्रवर्ती 
उमड़ते हुए क्रोध से कहते--'मै अपने तीरण करवाल से नारियों को निहत करके संसार को 
स्री-रहित कर दूँगा और मै भी पतित होकर नीच जनों मे गिना जाऊँगा |? 

वे चक्रवर्ती, जिनका सत्य आचरण संसार-मर में प्रसिद्ध था, हाथ पर हाथ 
मारते, भऑंठ चवाते, मन में यह सोचकर दुःखी होते कि सत्य-बचन भी हानिकारक है) 
जैसे घी में आग की गरमी लगी हो; वैसे ही उनका मन पिघल उठता | 

सत्यवादी चक्रवर्ती ने सोचा--यदि सत्य की रक्षा न करूँ और इस ( केकेयी ) 
को दंडित करूँ तो वह बुरा होगा। यदि इसके मॉँये वर हूँ; तो भी बुरा होगा। फिर, 
यह विचार करके उठे कि अपने हठ पर हृढ रहनेवाली इससे याचना करना ही अच्छा है| 

आलान-स्तम को भी तोड़ देनेवाले मद से भरे गज-जेसे राजा लोग अहमहमिका से 
आकर जिन ( दशरथ ) के चरणों को प्रणाम करते थे, वे ( दशरथ ), यह सोचकर कि जिस 
प्रकार अपराधों को दूर करने के लिए वेन्न-दंड को धारण करना उचित होता है, उसी 
प्रकार भावी हित को सोचकर क्षमा धारण करना भी उचित है--उस (ककेयी ) के 
चरणों पर गिर पडे | 

फिर, उन्होने केकेयी से कहा--तुम्हारा बेटा ( भरत ) यह राज्य (देने पर भी) 
नहीं लेगा। यदि बह स्वीकार भी करे, तो मी ससार के लोग वह कार्य पसन्द नहीं करेंगे | 
अतः, तुम्हें ससार में शाश्वत रहलेवाला यश नहीं प्राप्त होगा | अपयश पाने से तुमको क्‍या 
लाभ होगा १ 

( मरत का राजा होना और राम का अरण्य-वास करना ) देवता लोग भी 
स्वीकार नही करेंगे। ससार के लोग भी ( राम को छोड़कर ) जीवित रहना नहीं चाहेंगे | 
तब पातालवासियो के बारे मे क्या कहा जाय ? तुम किनको रखकर यह राज्य करोगी १ 
गम मेरे कहने से ही ( राज्य लेने को ) सहमत हुआ है। वह स्वय ही तुम्हारे पुत्र को 
पृथ्वी दे देगा--इस प्रकार चक्रवर्ती ने कहा | 

हे नारी। उदार केकयराज की पुत्री। यदि तुम मेरी आँखें मॉगो, तो देने 
को प्स्तुत हूँ। मेरे प्राणो को चाहो, तो ये प्राण अभी तुम्हारे अधीन ही हैं। अगर हम 
चाहती हों, तो प्रथ्वी ( का राज्य भी ) ले लो। किंतु दूसरे वर की बात ( अर्थात्‌ , राम 
का वन-गमन ) भूल जाओ। 

मैने वचन दे दिया कि वर दिये है) मैं स्वय उस बचन को नहीं बदलूँगा | 
तुम सुझे पीडा देनेवाली बात मत कहो । अभि के जैसी जलनेवाली आँखो से युक्त भूव भी, 
अगर कोई उससे कुछ याचना करे; तो माता के समान ( दयावान्‌ ) होकर दे देता है। 
यदि तुम सुझे यह दे दो ( अर्थात्‌ , राम के वन-गमन की इच्छा न करो ) तो क्या इुछ 


अनुचित होगा १ 


अयोध्याकाएड | १२१ 


विजयी चक्रवत्तीं ने इस प्रकार के वचन कहकर ( केकेयी से ) याचना की। फिर 
भी अपना उपमान न रखनेवाली अति कठोर कैकेयी का मन नहीं बदला । उसने कहा-- 
है चक्रवर्ती | आपने पहले ये वर मुझे दे दिये। अब उन्हे पूरा न करके क्रोध करें तो में 
क्या करूँ १ अब संसार में सत्यवादी कोन रह जायगा १ 

वे सत्यवादी चक्रवर्ती, जिन्होंने कमी असत्य बचन सुना भी नहीं; ( केकेयी की ) 
बह वात सुनकर अत्यत शिथिलमन हुए | किंतु; बड़ी सहन-शक्ति के साथ यह सोचते हुए कि 
यह खसत्री विष और अभि का रूप है, लजित होकर मूह्छित-सें पडे रहे। पुनः याचना के 
स्वर में कहने लगे--- 

तुम्हारा पुत्र ( मरत ) राज करेंगा। ठुम सुख से शासन करती रहो | सारी पृथ्वी 
तुम्हारे अधिकार में होगी। मैने दे दिया। मैं अपने वचन वापस नही लूगा। कितु; मेरे 
पुन, मेरे नेत्र, मेरे प्राण, सब प्राणियों के लिए पुत्र के समान ( हितकारी ) मेरे राम को इस 
देश को छोड़कर ( अरण्य मे ) जाने न दो। मेरी इस याचना को तुम स्वीकार करो। 

मैं यह देखकर कि सत्य ही मेरी जड़ खोंद रहा है, अत्यंत दुःखी हो रहा हूँ। 
मेरी जीम सूख रही है। ऐसी दशा में यदि कमलपाणि राम मेरे सम्मुख से हट जायगा; तो 
मेरे प्राण नही बचेंगे। अतः, है नारि। मेरे प्राण तुम्हारी शरण में हैं। 

इस प्रकार बिनती करनेवाले चक्रवर्ती के मधुर बचनों को नही मानमेवाली केकेयी 
का क्रोध कुछ भी कम नहीं हुआ | उसका हृदय काठ के जेसा था| उसे लज्जा नहीं हुईं। 
उसने अपने अपयश की परवाह नहीं की, और कहा--है अनेक थाणों को रखनेवाले | 
आपका यह कथन कि आपके पूर्व दिये वर को मै स्वीकार न करके छोड़ हूँ, अधर्म ही तो है १ 
आप ही कहिए। 

उस क्रूर नारी ने जब यो कहा, तब वे उत्तम कुल के क्षत्रिय (दशरथ), यह कहकर 
कि यदि मेरा ज्येष्ठ पुत्र किरीट धारण न करके कठोर कंकड़ो से मरे अरण्य में जायगा, तो 
उसके वियोग में निश्चय ही मेरे प्राण भी मुक से वियुक्त हो जायेंगे--बन्राहत पव॑त के 
समान धरती पर गिर पड़े 

चक्रवत्ती प्रथ्वी पर गिरे | गिरकर दारुण दुःख के समुद्र में डूबे | द्ववकर (उन्होंने) 
उस ससुद्र का कोई किनारा नहीं पाया | कोई किनारा न पाकर, क्रूर वचनवाली, अपनी 


वाणी से हृदय को तोड़नेबाली केकेयी के क्षुद्र स्वभाव को देखकर अत्यंत्त शोक से ( एथ्वी 
पर ) लोट गये । 

'कातिमय कंकण-धारिणी नारियों ने अपने प्राण-पतियो के मरने के पूर्व ही अपने 
प्राण त्याग दिये! --ऐसे यश की भागिनी बनने का अबतक प्रयत्न करती रही | किंतु; उनमे 
से किसी ने अपने पति की हत्या नही की थी। हे ऋर स्वभाववाली | क्या तुम अब अपने 
प्रति की हत्या करना चाहती हो ! 

ऐमने अपराध होने की चिन्ता नहीं की। सत्कुल-जात ख््रियों के धर्म का विचार 
नहीं किया। ( मेरे प्रति दया रखकर ) मूँह से आह तक नहीं निकालती | तुम्हारे हृदय में 
करुणा नहीं है। अपने बचन-वाण से तुमने मेरे प्राण पी लिये। अब तुम पाप की चिन्ता 
किये विना संसार के निवासियों के प्राण हरण करनेवाली हो |' 


१९२ कैब रामायण 


वे ही ज्ियाँ उत्तम होती है, जिनम लज्जा, सरलता, संकोच आदि महृत््त को 
बढ़ानेवाले गुण रहते है। किंतु, यश के कारणभूत इन शुणों को न रखनेवाली नारियों 
की गिनती खस्त्री-जाति में नही होती। वे पुरुष-जाति में ही गिनी जाती हैं। रूप के कारण 
ही उनकी गणना ख्तरियो में होती है। 

मैने प्रृथ्वी पर राज्य करनेवाले, बल तथा विवेक में उत्तम बडे राजाओ को जीता, 
देवलोक के निवासियों को भी पराजित किया | किन्तु, ऐसा होकर भी मैं अपने घर मे रहनें- 
वाली एक ज्री से परास्त हो गया। इससे मेरी कैसी हानि हुईं, क्‍या मेरी ऐसी दशा 
होनी चाहिए । 

वे चक्रवर्ती, जिनके कंधे ऐस थे, जैसे एक स्वर्णमय पर्वत दूसरे ( स्वरणमय ) पर्वत 
से आ मिला हो, इस प्रकार अनेक विधि से विचार करते, विविध वचन कहकर आह 
भरते, दुःख के समुद्र में ड्ूबते, एक से अतमान दूसरी पीडा को पाते ( परस्पर असमान अनेक- 
विध पीडाएँ पाते ); मूर्च्छित होकर यो गिरते कि यह सशय उत्मन्न होता कि इनके 
प्राण हैं या निकल गये | वे यो मग्नहदय हो रहे । 

पहियोंवाले स्वर्णमय रथयुक्त चक्रवर्त्ती इस प्रकार शिथिल हो पडे रहे | धरती पर 
यो लोटते रहे कि उनके सुन्दर क्रंघों पर धूल लग गई | ऐसे समय मे करुणाहीन उस केकेयी ने 
कहा-है सुन्दर विजयमालाधारी राजन्‌ | यदि मैं अपने वर यथाविध नहीं प्राप्त करँँगी, वो 
अपने प्राण त्याग दूँगी | 

जलकर भी तृप्त न होने तथा चारो ओर फेलकर प्राणों को जलानेवाली अग्नि के 
समान स्थित उस कैकेयी ने कहा--हे दृढ धनुषधारी ! पूर्वकाल में एक राजा' ने सत्य की 
रक्षा के लिए अपना ही मांस काटकर दिया था। उसके वश मे उत्पन्न होकर आप यदि वर 
देकर भी उनको पूर्ण करने के लिए ढुःखी हो, तो इससे वढ़कर और क्‍या होगा ? 

तव बलवान चक्रवत्तीं ने यह सोचकर कि कही यह पापिन अपने प्राण-ह्याग न कर 
दे, कहा--मैने वर दे दिये, दे दिये। मेरा बेटा अरण्य में शासन करेगा और मैं मरकर 
स्वर्ग मे राज्य करूँगा | तुम चिर्काल तक अपने पुत्र के सहित अपयश-रूपी समुद्र का पार 
न पाकर उसीमें ड्रबती रहोगी, ड्ूबती रहोगी | 

अपना यह बचन पूरा करने के पूर्व ही, वे काठनेवाले तीइण करवाल जेंसी पीडा 
के अपने मन में प्रविष्ट हो जाने से अत्यन्त व्याकुल हुए। समल न सके और निष्किय पड़े 
रहे | कैकेयी अपनी इच्छा पूर्ण होने से सतुष्ट होती हुई निद्रालीन हो गई । 

रात्रि-रूपी स््री यह देखकर कि चंद्रकला के सदश मनोहर मंदहासवाली यह सुन्दरी 
( कैकेयी ) चिरकाल से अपने पति के साथ एकप्राण-सी रही; भव अपने पत्ति को भलवन्त 
दारुण हुःख में ड्बते हुए देखकर भी किंचिन्मात्र दुःखी न होकर सो रही है, वह ( राध्ि- 
रूपी स््री ) मानों पुरुषों के सम्मुख खडी रहने को स्वयं लज्जित होती हुई, वहाँ से हट चली। 


: १, इसमें उल्लिखित राजा पड्बि! हे, जिसने वाज से एक कबूतर ओो वचाकर उस कबूतर के बदले अपने 
शरीर का मात काटकर वाज को दिया था। 


अयोध्याकागड ट्र्द्ई 


रात्रि के अन्तिम याम में वृक्कुट बोलने लगे। 


हाथो से छाती पीटते हुए रुदन कर रहे हो | 

जलाशयों तथा वृक्षों पर अपने मृदुल पंखों को फड़फड़ाकर कूदनेवाल और 
आकाश मे उड़नेंवाले पत्ती, सूक्ष्म कटिवाली सुन्दरियों के नृपुरों के समान ध्वनि करने लगे, 
मानो वे केकव-राजा की पुत्री होकर उत्न्न उस विय ( -समान केकेयी ) को कोस रहे हो; 
जिमने क्षुद्रता के नाथ गारण उत्पात उत्तह्न किया था | 

हाथी, जो अवतक ( हथमारों में ) मधुर निद्रा ले रहे थे, अब मानों यह सोच्छर 
कि प्रसिद्ध नामवालें प्रमु सुन्दर मखलाघारी अपनी पली-सहित अरण्य को जायेगे, अपने सन 
में कॉप उठे और यह कहते हुए कि हम भी इस प्रश्वरी को छोड़ देंगे, कट उठकर उल दिये। 

विकसित कमल जेसे अरुण नेत्रोवाले राम के गय-शुंड जेसे हाथ में मंगल-चूत्र 
बाँधने के पूर्व जो शामियाना शीतल किरपोंवाले मोतियों से अलंझत करके तथा नारी पृथ्वी 
को आबृत करके डाला गया था, वह अब खोला जा रहा हो--यों आकाश में उम्मनेगले 
नछत्र अच्श्य होने लगे | 

नगाड़े यह सूचना देते हुए बज उठे कि भयंकर कोबंडधारी राम करों प्रषाम 
करने का शुभ समय आ पहुँचा और राचिकाल, जब मन्मथ अपने इक्तु-धनुष का पराक्रम 
दिखाता था, व्यतीत हो गण, ( नगाड़ों की ) वह ध्वनि पर्वतों के शिखरगों पर के मेघ- 
गजन के समान थी | उस घ्वनि को सुनकर (अवोध्या की ) नारिशँ मवूरों के कुप्डो के 
समान विकसित बढनों के साथ निद्वा छोड़कर उठने लगी। 

विविध पुष्य-समुदाय खिल गये | उनकी सुगन्धि को लेकर मढ-माझ्त ठह चला | 
कुछ युवतियाँ उस (मंदानिल ) के स्पर्श से व्याकुल हुई और उनके वन््र तथा मेझलाभरप 
दीले हो खिसक यये | कुछ न्त्रियाँ, जो स्वप्नों मे अपने-अपने ग्रियतमी का गादा आलिगन 
करके दुःखमुक्त हो उठी थी, उन ऐन्द्रजालिक स्वप्तो में बाधा पड़ने से स्तव्च रह गई | 

कुमुदपुष्प इस प्रकार मुकुलित हो गये, जेम उत्तम गुणवाली न्‍्वियों ने, चिग्काल 


चत्कास्ध 
तक रहनेवाले अपयश को उत्पन्न करके अपनी अपब कीर्चि ऋ॑ | मिटानेवाली कठोरहदया 
केकेयो के पापकस को देखकर थीर उमसे ल्री जाति के गौग्व के मिटने से दुश्ली होकर: 


अपना मूँह बंद कर लिया हो | 


.... नव के समान ( दानशील ) मुजावाल पुरुष, अपनी शब्णजों से यह बिछार करते 
हुए उठे कि चक्रधारी ( राम ) के राजतिलक के शुभ दन के पूरे की वह राचि एक यंग दे 
रे  अक 


१९४ कब रामायण 


भी बड़ी लगती है तथा आज का समय ऐसा है, जब कमलनिवासिनी ( लक्ष्मी ), सप्त लोकों 
के निवासी एवं हमलोगों के पुण्यवान्‌ नयन तथा हृदय जीवन का लाभ प्रास करेंगे | 
जो रमणियाँ, तेल-सिक्त उज्ज्वल तथा तीचरण वरछे-जैसे अपने नयनो को बद करके 
मन मे राम के राजतिलक का ही ध्यान लिये, झूठी निद्रा ले रही थी, वे (जरिया) आश्चर्य- 
जनक शरीर-काति से युक्त राम की सुन्दरता को देखने की अधिकाधिक बंढनेवाली इच्छा से, 
पुष्पों की सेज को ऐसे छोड़कर उठ गई कि (उन पुष्पो का रस लेनेंचाले) अमर गुजार मरते 
हुए उड़ चले। 
मनोहर पुष्प-मालाधारिणी जो सुन्दरियाँ मन की हृढता के साथ ( अपने पतियों 
से ) मान किये वेढी थी, वे अब प्रभात-बाद्यो को बजते हुए सुनकर घबरा उठी और अपने 
दुःख व्याकुल पतियों को आ्राण-दान-सी करती हुई स्वर्णाभरणों के दवते हुए, लता-तुल्य कटि 
के भय-विकपित होते हुए तथा दलयुक्त पुष्पमाला के अंकित होते हुए समागम का सुख न 
प्राप्त कर सकी | 
सत्र मयूर-पस्र चमक उठे | भ्रमर शब्दायमान हो उठे | पुष्प-मालाएँ चमक उठी ) 
भेरियाँ शब्दायमान हो उठी | स्थान-स्थान पर स्थित सुक्ता-पक्तियाँ चमकती हुई शब्दायमान 
हो उठी | आमरण शब्दायमान हो उठे | पक्षी शब्दायमान हो उठे | वीणा-वाद्य शब्दायमान 
हो उठे | मन से भी अधिक वेग से दौड़नेवाले अश्व, मेधों के समान शब्दायमान हो छठे |* 
दीपक उसी प्रकार मन्द पड़ गये, जिस प्रकार चतुदंश भुवनों को अपने प्राणों- 
सहित दान देनेवाले, वीरो के बीर, अपने ज्येष्ठ पुत्र पर अधिक प्रेम रखने के कारण अत्यन्त 
विहल तथा पर्चेंद्रियों के निष्क्रिय हो जानें से कपित हो पडे हुए चक्रव्ती ( दशरथ ) 
की दिव्य-देह की काति मद पड़ गई थी | है 
अनेक वेषुवाद्य शब्द कर उठे | स्वस्ति-वाच्न सुनाई. पडने लगे। सगीत-ध्वनि 
गगन-मर में व्याप्त हों गईं। अनेक प्रकार के वाद्य बज उठे) ( सुन्दरियों के ) नूपुरों के 
साथ शख भी शब्द कर उठे तथा श्रृंगीवाद्य साम-गान कर उठे | 
सूर्य, धूप के समान बढ़े हुए अन्धकार-रुपी शत्रु को भगाता हुआ और प्रासादों 
के भीतर के दीपी की कारति को मन्‍्द करता हुआ उदय पर्वत पर उदित हुआ | वह लाल 
होकर टिखाई पड़ रहा था, मानो पापिन कैकेयी के वैर से अपने हुल के श्रेष्ठ पुत्र चक्वत्ती के 
ग्राणों को व्यावुल होते देखकर वह ( सूर्य ) अत्यन्त क्द्ध हों गया हों । 
पकज-समूह इस प्रकार सत्वर प्रकुल्ल हो उठे, जैसे वे उन रमणियों के बदन हों, 
जो ( रमणियाँ ) उन रामचन्द्र के झुदुट-धारण की शोभा को देखने की इच्छा पे भरी थी, 
जो ( रामचन्द्र ) ज्िमूर्सि बननेवाले त्रिदेवों के भी आदि कारण ये। स्वय सारी दृष्टि 
बनकर रहते थे तथा इन्द्रादि ढेवो के प्रसु शिव के धनुष को तोड़नेवाले मद्दावीर थे | 
ऐसे समय, उस विशाल अयोध्या की अजा, इस विचार से कि आज उक्वर्ती के 
कुमार निंहासनास्ढ होगे, बड़े हर्प के साथ ऐसे कोलाहल कर उठी, जैसे सातो समुद्र एक 


अपर अद्ा; "उपर का जऋऋया ता आउफज5 चल दोनों इनेवाली ० च 
२, मूल में चमकना और शब्दायमान होना इन दोनों अर्याँ को दनेवाली एक ही क्रिया “ओलित्तन' का 
वार-बार प्रयोग हुआ है, मिससे शब्दगत सुन्दरता वद गई है | -“अनु० 


अयोध्याकाएड श्रप 


साथ गरज उठे हो) उस दृश्य का वर्णन करने का विचार तक करना सुर जेसे लोगो 
के लिए असम्भव है, फिर भी किंचिन्मात्र हम उसका वर्णन करेंगे | 

कुंजर-जैसे वीर युवकों के मन को सुख्घ करनेवाली युवतियाँ ( अपने शरीर में ) 
महावर लगाती, दूध-जेंसे उज्ज्वल शंख-बलयों को चुन-चुनकर पहनती, करवाल तथा वाण- 
समान तीछ्ण नयनों में काजल लगाती, जैसे उनमे विष ही रख रही हो तथा नव पुष्षों को 
धारण करतो | 

बहाँ के युवक, जो अत्यन्त आनन्द से अश्रु बहानेवाले कमल-सह्श नयनावाले थे, 
दोप-हीन बदनवाले थे, जिनकी पुष्ट भुजाओं पर मीन समान तथा मद्य-पान से उत्मन्न वर्ण 
जैसे लाल रंग से मरे नयनोवाली सुन्दरियों के स्तनों पर के चदन-लेप का चिह्न अभी नहीं 
मिटा था, रामचन्द्र के मुकुट-धारण की वाद सोचकर उन (राम ) के भाइयों के जैसे ही 
( अत्यन्त आनदित ) हों उठे | 

उस नगर में रहनेवाले सदगुणो के आगार सब पुरुष दशरथ के जेसे थे| श्राक्मण 
सब वसिष्ठ के जैसे थे। सच्चरित्र स्त्रियाँ कोशल्या की जैसी थीं तथा अन्य युवतियाँ सीता 
के समान थी और वह ( सीता ) देबी लक्ष्मी के समान थी | 

सीता के पति के मुकुट-धारणोंसव को देखने की उमड़ती हुई इच्छा से प्रेरित 
होकर राजाओं का समूह अमृत का पान करने के लिए आये हुए देवो के जैसे आकर 
वहाँ एकत्र हुआ, जिससे शब्दायमान समुद्र से आवृत प्रथ्वी का सारा प्रदेश खाली हो गया.] 

उस सुन्दर नगर से सर्वत्र, शकरा के-से माधुय एवं प्रवाल के जेसे रक्त अधरोबाली, 
पीन स्तनोंबाली तथा विशाल जघन-तटवाली सुन्दरियों के भुण्ड थे ओर उनके साथ पुरुषों 
के झुण्ड भी थे | सब एक दमरे को ढकेलते हुए कह रहे थे कि चलो-चलो, किन्तु आगे जाने 
के लिए स्थान न होने से वे अपने-अपने स्थानों पर ही स्थिर खड़े रहने के अतिरिक्त 
न तो आगे बढ़ सकते थे; न उस विचार को ( अर्थात्‌ ; आगे बढ़ने के विचार को ) छोड़ 
ही सकते थे | 

उस जन-समुदाय को देखकर कुछ कहते थे कि राजा लोग ही अधिक हैं; 
कुछ कहते थे कि सैनिक वीर ही अधिक हैं, कुछ कहते थे कि पुरुष अधिक हैं, कुछ कहते थे 
कि ज्रियाँ अधिक है, कुछ कहते थे कि आगत यजा ही अधिक है, कुछ कहते थे कि अमी 
आनेवाली प्रजा अधिक है, जो जैसा समझता था, वह वही कहता था। किन्तु, कोई 
भी सम्पूर्ण रूप से ( उस भीड़ को ) नहीं देख पाता था। 

नीलोत्यल का लावण्य और भाले की क्रूरता, दोनो को एक साथ मिलाकर तथा 
उम पर मदुल अजन नामक विप को लगाकर जेंसे धवल चन्द्रमा पर रखा गया हो 
वेसे विशाल नयनो से युक्त सुन्दर तथा लचकती हुई सूह्म कटिवाली युवतियाँ नाचनेवाले 
मबूरों के भुण्ड के समान एकत्र हो थाई | 

सुगन्धित ठुलसी-माला से भूपित ( राम ) के भू-देवी के साथ शुभ विवाह को 
( अर्थात्‌ राज-तिल्क को ) देखने के लिए जो नहीं आये, वें थे लका के निवासी राक्षस, 
सप्त हीपो के इुल पर्वत तथा अष्ट दिशाओं में स्थित मदखावी गज | 


१९६ क्रव रामायण 


पिशाल राज्यी के शासक इन्द्र की समता करनेवाले नरेश ऐसे सुक्तामय धचल 
ऋन्नो को लिये हुए जेसे करोड़ो चन्द्र आकाश में भर गये हो तथा ऐसे श्वेत चामरो 
को लिये हुए जेसे अन्तरिक्षु मे अनेक हम उड़ रहें हों, अभिपेक के मण्डप मे आ पहुँचे | 
तपस्वा के द्वारा पुण्य-फलो को प्राप्त करनेवाले उत्तम वेदश ब्राह्मण ऐसे आनन्द के 
साथ कि अपने पुत्र के विवाह को ही देखनेचाले हो, राज्य-लक्ष्मो के साथ रामचन्द्र 
का विवाह देखने के लिए आ पहुँचे | 
देवता गगन-तल को भरने लगे ससुद्र-रूपी वल्न से युक्त भूमि पर रहनेवाले 
लोग सब दिशाओं को भरले लगे , मगल-सूचक शखों की ध्वनि तथा विशाल भेरियों 
की ध्वनि श्रोताओं के कानो में भरने लगी अपरिमेय स्वर्ण के साथ ( दान करते हुए ) 
बहाई हुई जल की धारा, वीचियो से पूर्ण सातो समुद्रों को भरने लगी। 
दीप की काति को मन्द करनेवाली देह की काति से युक्त राजाओ के विद्य तू- 
जैसे चमकनेवाले असख्य किरीटो की रह-रहकर चमकनेवाली जगमगाहट, गगनगामी सूर्य 
को भी आवृत कर फैल गई , समुद्र से उत्तन्‍्न सुक्ता जेसे दॉतोंवाली मदहस-युक्त युवर्ियों 
के आभरणों की काति, स्वर्ण को भी आबृत करके देवताओं की आँखो को भी 
चौधियाने लगी | 
उस समय, प्रभु ( राम ) के राज्याभिषेक के लिए आवश्यक समस्त सामग्री को 
लेकर वेदज्ञ ब्राह्मण चारों वेदों का वाचन करते हुए आये | उस पुरातन नगर के द्वार पर 
एकन्न हुई भीड़ उनके लिए मार्ग छोड़कर हट गई , इसे प्रकार ( आाह्मणो को अपने 
माथ लेकर ) महान्‌ तपस्त्री बसिष्ठ आ पहुँचे । 
बसिष्ठ मुनि ने गगा से कन्याकुमारी-पयत सब तीथों के पवित्र जल तथा 
चारो दिशाओं के जल को मेंगवाया | होम के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किया 
और वीर मिंहासन भी अस्तुत करके रखा तथा सव आचार सम्पन्न किये | 
ज्यौतिपजों ने कहा कि सुहूर्त निकट आ गया है। कर्म-वन्धन को तोड़नेवाले तप 
का आचरण करनेवाले महर्षि (वसिष्ठ) मे सुमत्र को आदेश टिया कि शीघ्र जाकर रत्न किरीट- 
धारी चक्रवर्ती को ले आओ | वह आज्ञा शिरोधारय्य करके सुमत्र बड़े प्रेम के साथ गया । 
गगनोौन्नत राज-ग्रासाद में चक्रवर्ती को न पाकर सुमत्न ने वहाँ के परिजनों 
से पूछा। उन लोगो से यह जानकर कि चक्रवर्ती कैक्रेवी के साथ हैः वहाँ पहुँचकर 
सुमन्न ने दासियों के छवारा अपने आगमन का समाचार भीतर भेजा । तब ख्तियो भें यमतुल्ब 
कैक्रैयी ने सुमत्र को यह आजा दी कि वह जाकर राम को यहाँ ले आये। 
कैकैबी का आदेश पाकर सुमत्र बडी उसग के साथ स्वर्णणय सौधों से युक्त 
बीथियो को शीघ्र पार कर गया और अपने मन भे अपना ही ध्यान करते रहनेवाले ( अर्थात्‌, 
नारायण के अवतारभूत तथा भगवान्‌ के ध्यान मे निरत रहनेवाले ) पर्वत ठुल्य कधोवाले 
राम को नमस्कार करके मुँह पर हाथ रखकर" यो निवेदन किया | 


नस आए शत अल 32 कक सम] हि हि 
2 बढ़े लोगों के साथ वात करते समय मुँह के सामने हाथ रखकर ब)सना विनम्नता का चित 
द्ोता है ++-ननु० 








अयोध्याकारर्ड १६७ 


राजा, ऋषि तथा भूतल के लोग तुम्हारे पिता के समान ही बड़े प्रेम के साथ 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहें हैं। तुम्हारी छोटी माता ( केकेयी ) ने आदेश दिया है कि मैं 
तुमकों वहाँ ले आऊँ | अतः, स्वृरणमय उन्नत सुकुट को धारण करने के लिए शीम्र चलो । 
प्रु ( राम ) वह वचन सुनकर, सहख शिरोबाले ( नारायण ) को नमस्कार 
करके समुद्र-जैसे राज-ससुदाय से घिरे हुए, पुण्यालंकृत रथ पर सवार होकर ऋले | उस 
समय देवता लोग दिव्य सगीत का गान करते हुए आनन्द से उन्हे आशीर्वाद दे रहे थे एव 
सुन्दरियाँ बड़े कोलाहल के साथ उन्हें देख रही थी | 
पीर (राम ), मनोहर रलन-मुकुट धारण करने के लिए जा रहे है,” इस उसग 
प्रेरित होकर वे सुन्दरियाँ एक से एक आगे बढ़कर मांग के दोनों पाश्वों में बड़ा 
कोलाहल करती हुईं आ खड़ी हुए | व इस प्रकार हो गई, मानों उन सबका एक ही प्राण हो 
और वह प्राण बाहर होकर एक अनुपम रथ पर आरूढ होकर जा रहा ही | 
वे उदार ( रामचन्द्र ) कठोर वचनवाली (केकेयी ) की आज्ञा से उज्ज्वल 
किरीट को छोड़कर, पवित्र प्रथ्वी-रुपी पत्नी से वियुक्त होकर, अरण्य के लिए प्रयाण करने 
के पूर्व ही, संगीत की मधुर कठध्वनि करनेवाली उन रमणियों को भुजा-स्पी बाँसों तथा 
नेत्-रुपी वरछो के घने अरण्य मे प्रविष्ठ हो गये | 
वे ख्त्रियाँ, सुगन्ध-चूर्ण, पुष्प, चन्दन, स्वर्ण आदि बिखेरने के लिए वहाँ आकर 
अपनी सुन्दर मेखलाओ को, कंगनो को तथा लज्जा को विखेर रही थी | वे मन्मथ के थाणों 
से आहत होकर, ज्षृतों से पूर्ण अपने परस्पर सटे हुए मृदु स्तनों को, काम-पीडा के कारण 
नयनो से वरसनेवाले अच्छे अश्रुजल से धो रही थी । 
यह सुन्दर नयनोवाला ( राम ) क्या ध्रृथ्वी की रक्षा करने के योग्य है ? हम, 
अबलाओ के प्रति किंचित्‌ भी प्रेम से यह हीन है, यो सोचकर वे व्याकुलता से कॉप उठती 
और यह कहती कि अरुण नयनों तथा श्यामल देह से युक्त यह राम सब स्थानों मे दिखाई दे 
रहा है, किन्तु न जाने कितने राम हैं | 
लियाँ इस अकार ( ग्रेममरन ) होकर, भुण्ड वॉधकर कोलाहल करती हुई आई । 
मुनियों तथा उस प्राचीन नगर के वृद्धों एवं बालकों ने राम के रूप को देखा, किन्तु ( उनके 
प्रति ) अपने प्रेम की सीमा को नहीं देखा | अब हम उनके मन के भावों एवं उनके बच्चनों 
का वर्णन करेंगे | 
उन लोगों मे से कोई कहता, यह ससार तर गया। कोई कहता, युगात काल 
को यही से तुम देख लो (अर्थात्‌ , वे राम को यह आशीर्वाद देते हैं कि झरुगात काल तक तुम 
जीवित रहो ), कोई कहता, हमारी आयु भी तुम ले लो, कोई कहता, पंचेद्रियों पर दमन 
करके हमने जो कठोर तपस्था को है, उसका फल तम्हारा ही हो और कोई कहते; है हरित 
तुलसी की माला धारण करनेवाले | तुमको समस्त पुण्यफल यरात हो | 
कोई कहते, इस ( राम ) के अत्यन्त कुणा से पूर्ण उज्ज्जल नयनो की समता 
करते हैं कमल और इसकी देह-छवि को प्राप्त किया है मेघो ने। न जाने, उन्होंने कैसा 
पुण्य किया है। और, कुछ कहते, चक्रकत्ती व्शग्थ ने अपूर्व तपस्था करके इस महानुभाव को 


१६८ कब रामांयरां 


पुत्र के रूप में प्रात्त करके इस ससार को दिया है, उनका हम क्या प्रत्युपकार कर सकते हैं ? 

कोई कहते, इस सहानुभाव की कृपा, गजेंद्र को पुकार को सुनकर मकर के प्राणों 
का अन्त करनेवाले चक्रधारी नारायण की कृपा-जेसी है। कोई प्रभु के निकट आकर, 
उनके दशन कर, कुछ कारण के विना ही अपने मनोहर नेन्रो से अश्नु वहाने लगते | 

कोई कहते--अ्श्रु की गंभीरता और बुद्धि महान्‌ श्याम घन के समान है; 
उनका जेसा शील और किससे हो सकता है ? चिरकाल तक गणना करने योग्य सबसे बड़ी 
सख्याओ के भी परे जो रहता है, उस अनादि तथा अनंत, अविनाशी मूर्ति ( नारायण ) का 
यह अबतार है। यह देवों में अतर्भत नहीं है | 

कोई कहते--समुद्र खोदभेवालो की ( अर्थात्‌ सगर-पुत्रो की ), धरती पर गगा 
नदी को लानेबालो की ( अर्थात्‌ मगीरथ की )) देवों की सहायता करने के लिए असुरो के 
साथ युद्ध करके उन्हें परास्त करनेवालो की ( अर्थात्‌ इच््चाकु, ककुत्थ आदि दशरथ-पर्यत 
अनेक सूर्यवंशी राजाओं की ) जो अति प्रदृद्ध कीर्सि स्थिर है, वह इस प्रभु (राम ) की 
'विजयमाला-भूषित झुजाओ की कीर्ति के कारण ही अमर बनी हैं । 

है बीर राम ! लो, यह चदन है, ये उत्तम रत्न-हार हैं। यहाँ तिलक एच सर्व 
आमरणो से भूषित मत्तगजो की श्रेणियाँ हैं। ये अश्व-पक्तियों हैं| ये पीत-स्वर्ण की निधियाँ हैं , 
निर्धन लोगो को इनका दान दो--यो कहकर कोई उन वस्तुओ की पक्तियाँ लगाते थे | 

विद्यु त-उमान रथ पर सवार होकर जब रामचन्द्र आ रहे थे, ऐसे द्रवितचित्त हो 
खडे थे, जैसे कोई गाय अपने वछुड़े को अकेले छल्लॉग मारकर आते हुए देखकर प्रेम से 
द्रवितमन होती है | 

कुछ संदगुण-सम्पन्न यह कहते कि श्वेतच्छनत्न की छाया किये, बड़ी सेना रखे, 
विविध शर्त्र धारण किये जो राजा भूमि का शासन करते है, उनका अब (राम जैसे 
व्यक्ति के उत्मन्‍्न होने के पश्चात्‌ ) पुत्री को जनना व्यर्थ है, और न्वित्र-लिखित मूर्चि-जेसे 
स्तन्ध खडे रहते | 

विद्य त-से शोमायमान श्याम घन जेसे वक्ष पर यज्ञोपचीत से शोमायमान राम) 
क्‍या रथ पर शीघ्रता से मार्ग पार करता हुआ जायगा १ (राम के ) रथ की गति को मंद 
करने के लिए अनेक स्वर्णराशियो और विषिध रलो से मार्ग को भर दीजिए--यी कहने 
हुए कुछ लोग भार्ग पर ( स्व, रतन आदि ) विखेर रहे थे | ॥ 

कुछ लोग कहते--यह अपनी माता की गोद में नहीं पता, किन्तु पूबजन्म 
के पुण्य से इसका पालन करनेवाली है कैकेयी, अतएबं वह ( कैकेयी ) समस्त एृथ्वी का 
शासन इसे देकर आनदित हो रही है। ऐसा करनेवाली उस ( केकेयी ) का आनन्द किस 
प्रकार का है। हम क्‍या कहे ४ है 

कुछ कहते---अब पाप और दुःख समूल मिट जायेगे। कुछ कहत-- भूमइल 
पर अब एक व्यक्ति का स्वत्व नही रहा; वह सब लोगो का हो गया। इुछ कहते--यह 
टेवताओ के शत्रु राक्षसों को मिटा देंगा और कुछ कहृते--इसकी आजा का प्रालन करने- 
बाले राजाओं का भाग्य कितना महान है | 


अयोध्योकाणडं ११६ 


जब नगरनिवासी इस दशा में थे, तब विजयी प्रभु ( राम ) अनुपम रथ पर 
आरूढ होकर, दीर्घ ध्वजाओं से शोमित ग्रासादो की पंक्तियों से थुक्त वीधियो को पार कर 
गये और महान्‌ यश से भूषित चक्रवर्ती के प्रासाद में जा पहुँचे | 
पुष्य-भूषित कुंतलोवाली सुन्दरियो के द्वारा चामर डुलाये जाते हुए, नूतन हर्ष से 
उल्लसित मन से, राम वहाँ आये, किन्तु वहाँ अपने अगाध स्नेह को प्रकट करते हुए, उन्नत 
किरीट धारण किये हुए, सुन्दर कमल-पीठ पर आनन्द के साथ आसीन हुए दशरथ को 
नही देखा। 
बे राम, जो वेदों तथा अन्य शात्रो के जाननेबालों के मन में प्रकाशित (भगवान्‌ 
के ) रूप के साथ एकरूप थे, उस स्वर्णमय समा-मंडप में नहीं गये, जहाँ ऋषियों और 
नरेशो के संघ बडे आनन्द के साथ यथाये प्रशस्तियों का गान कर रहे थे, किन्तु अपनी छोटी 
माता ( कैकैयी ) के आवास मे गये ) 
राम को यो जाते हुए देखकर राजाओं तथा ऋषियों ने सोचा--राम ने उच्चित 
ही सोचा है। वह पहले अपने प्रिता के चरणों को नमस्कार करके, फिर सब्र दिशाओं मे 
उज्ज्वल भासमान किरणोबाले सूर्य से प्राप्त अस्युत्तम मुकुट को यथाषिधि धारण करनेवाला है 
यह बिलकुल ठीक ही है। 
जब ऐसा हो रहा था, तब रामचन्द्र मन मे किंचित्‌ शिथिल होकर फिर स्वस्थ 
हुए और पवित्र दशरथ के रहने के स्थान को ढूँढते हुए आ पहुँचे। यह देखकर, अनुपम 
क्रूरता से युक्त केकेयी, यह सोचती हुई कि मेरा पति अपने मेंह से ( वरदान की बात ) नहीं 
कहेगा, अत- मै स्वयं इससे कहूँगी--उसको ( केकेयी को ) अपनी माता मानकर छसके 
निकट आये हुए राम के सम्मुख यम के समान वह प्रकट हुई | 
गोधूलि-वेला में अपनी माँ को देखनेवाले वत्स के सहश राम में अपने सम्मुख 
आई हुई माता को; धरती पर सिर रख नमस्कार किया | सिंदूर तथा प्रवाल-समान सुग्ंधयुक्त 
अपने मेँह को एक अरुण कर से आदृत करके और दूसरे कर से अपने वज्चो को सेभात्ते हुए 
बड़ी बिनम्रता के साथ खडे रहे । 
इस प्रकार खड़े हुए राम को देखकर, लोह-हृदय से युक्त होकर, "प्राणियों का 
संहार करनेंवाला यमो--केवल इस नाम से रहित होकर, कठोर इृत्य करनेवाली उस 
( कैकेयी ) ने कहा--हैं तात | तुम्हारे पिता तुमसे एक वात कहना चाहते है। यदि 
उनके अमिप्राय को कहना सुझे उचित हो, तो मैं उसे कहूँगी | 
आज्ञा देनेवाले मेरे पिता है। कहनेवाली आप स्वय हैं। यह सभव हो तो-- 
(्‌ अर्थात्‌ $ यदि आप स्वयं उस बात को सुझसे कहें तो ) मेरा उद्धार हुआ। मेरे सहश जन्म 
लेनेवाला ओर कौन है £ मेरे भाग्य से ऐसा अच्छा फल मुझे मिला है, इससे वहकर और 
क्या अच्छा फल हो सकता है / आप मेरे माता और पिता दोनो हैं। आपका वचन मेरे 
लिए शिरोधाये ह। ( अठः ) आप आज्ञा दें। 
दल गज एज 
स्त्री के वेष से घने अरण्य मे जाकर 


२०० कैब रामायण] 


गहो। वहा पवित्र नदियों से स्नान करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत करो और उसके पश्चात्‌ 
लोट आओ |] 

किसी के लिए अवर्णनीय गुणोंवाले रामचन्द्र के सुन्दर सुख-मडल की उतत समय 
जो शोसा थी, उसका कथन करना हम जेसे लोगो के लिए सुलम नही है। उस मझुख-शोभा ने, 
जो सदा कमल की सुषमा की जैसी रहती थी, कैंकेयी के यह वचन सुनकर सद्योविकसित 
अरुण कमल को भी परास्त कर दिया (अर्थात्‌ , कमल की शोभा से भी अधिक राम के बदन 
की शोभा बढ़ गई | ) 

रामचन्द्र पहले चिशुद् ज्ञानवाले चक्रवत्ती की आज्ञा का उल्लंघन होने से डरकर 
ही इस अधकारमय ससार के राज्य के दु.ख को स्वीकार करने के लिए सन्‍नद्ध हुए थे। अब 
वे उस भार से मुक्त होकर ऐसे लग, जेसे कोई दृषभ, जो चक्रवाले शकट में स्वामी के द्वारा 
जोता गया हो, पर किसी करुणामय व्यक्ति के द्वारा बंधन से छुड़ा दिया गया हो | 

यदि यह ऋक्रवर्त्ती की आजा न भी हो, फिर भी क्या आपकी आजा मेरे लिए 
पालनीय नही है? मेरे भाई ने ऐश्वर्य पाया, तो मैने भी तो उसे पा लिया। अतः, इससे 
बढ़कर मेरा हित और कया हो सकता है ? इस आज्ञा को मैने शिरोधार्य किया। में अमी 
ब्रिजली की जैसी धूप से युक्त अरण्य मे जार्ँगा। आपसे विदा भी ले रहा हूँ। 

( १-११० ) 
७ 


अध्याय ४ 


नगर-निष्क्राण पटल 

पर्वत से भी ऊँचे कधोवाले राम ने ऐसे बच्चन कहकर केकेयी के चरणों को पुनः 
नमस्कार किया | पिता दशरथ जिस स्थान में रहते थे, उम दिशा की ओर झंख करके 
नमस्कार किया और स्वर्ण कमल पर आसीन लक्ष्मी तथा भू-देवी के रोते हुए, वें कौशल्या के 
आवास मे पहुँचे | 

कौशल्या देवी जब यह सोचती हुई बैठी थी कि मेघों के आवासभूत पवत-जमा 
मेरा राम, किरीठ धारण करके आयेया, तब राम डुलनेवाले चाभर और श्वेतच्छन्र के बिना 
ही- विधि के अपने आगे-थागे जाते हुए और धर्मदेव के अपने पीछे-गीछे आते हुए, अकैश 
ही, कौशल्या के सम्मुख जा पहुँचे | दी 

“सने किरीट नहीं पहना है, इसके केश ती्थों के पवित्र जल से भागे नहीं हैं, 
दसका कारण क्‍या हो सकता हैं “दस ग्रकार आशकित होनेवाली उमर ( कौशल्या ) 
के चग्णों को स्वर्णणय बीर-बलयधारी राम ने प्रणाम किया। उस देवी ने चिंतित मन के 
साथ उन्‍हें आशीवरांद देकर एछा-सोचा हुआ काय क्या हुआ? क्या रायविलक मे 


कोई ब्रिन्त उत्क हुआ 


अयोध्याकारंड २०१ 


कौशल्या के यह पूछने पर राम ने अपने अरुण कर जोड़कर कहा--आए के प्रेम 
का पात्र, उत्तम गुणवाला मेरा भाई भरत ही उन्नत किरीट को धारण करनेवाला है। 

तब उस ( कौशल्या ) देवी ने, जो राम आदि चारों पुत्रों पर निष्कलंक प्रेम 
रखती थी और भेदभाव से रहित थी, कहा--( ज्येष्ठ को रहते हुए, कनिष्ठ को राज्य का 
अधिकार नहीं है, इस ) परिषाटी के अनुसार यह ( भेरत का राजतिलक) नहीं हो सकता। 
बस इतना ही ; नही तो वह ( भरत ) सब से अधिक गुणबान्‌ है, उससें कोई कमी नही है | 

कौशल्या ने राम से पुनः कहा--हें पुत्र । चक्रवर्ती की आज्ञा का निषेघ करना 
तुम्हारा धर्म नहीं है। इस आज्ञा को अपने लिए हितकर समककर तुम अपने भाई भरत को 
राज्य दे दों और उसके साथ एक होकर चिरकाल तक जियो | 

माता का कथन सुनकर पवित्र, हर्ष-भरे हृदयवाले तथा दोषहीन गुणवाले राम से 
कहा--उन्रवत्तती ने मुझे सन्‍्मार्ग पर चलने के लिए एक भाज्ञा दी है | 

कौशल्या ने पूछा--वह आशा क्‍या है ? तब रास ने कहा--चक्रवर्ती ने आज्ञा 
दी है कि मैं चौदह वर्ष-पयतत महान अरण्य भे ऋषियों के साथ निवास करके फिर लौट थाऊें | 

बह बचन रूपी अग्नि कर्णाभरण से भूषित (कौशल्या के ) कानी में प्रविष्ट होवे, 
इसके पूर्च ही वह दुःखी हुई, कृशगात्र हुई, भ्रांतचित्त हुई, रोई; मूल्छित हुईं और गिर गई | 

उसने ( राम से ) कहा--हे पुत्र। चक्रवर्त्ती ने तुम्हारे प्रति पहले जो कहा था 
कि तुम इस विशाल धरती का अवलब वनकर इसकी रक्षा करो, वह क्या धोखा था या वह 
विष ही था? भेरे पॉचो प्राण भयभीत हो रहे है । 

कौशल्या ( अत्यन्त पीडा के कारण ) कभी एक हाथ से दूसरे को मलती, कमी 
अपने प्यारे पुत्र के अधिष्ठान बने हुए, वठपत्र की समता करनेवाले अपने उदर को, 
कंकणधारी पल्लव-सहश करो से दवाती, कभी अग्नि से जैसे धुओं उठता हो, वैसा 
निःश्वास भरती | पुनः उस निःश्वास को निगल जाती | इस प्रकार वह दुःखी हो रही थी। 

“अऋवरत्ती की दया भी भली है !--कहकर हँसती | सामने खड़े पुत्र को देखकर 
यह कहकर कि तुम्हारा वन-गमन कब होगा १--उठती | कोशल्या यों दुःखी हुईं जेसे उसके 
शरीर से प्राण ही निकल रहे हो | 

वह यह कहकर कि हे पुत्र । तुम्हारे प्रति अपने मन में अत्यधिक प्रेम रखनेवाल्त 
चन्नवत्ती के प्रति तुमने क्या अपराध किया १ वह यो रोती, जैसे पूर्वजन्म के पाप के कारण 
दरिद्रता अनुभव करनेवाला कोई व्यक्ति सम्पत्ति पाकर भी उसे खो बैठा हो और 
रोरहाहो। 

वह कहती--क्या धर्म मेरा सहायक नहीं हैं / कमी कहती, हे देवताओं । मैले 
कौन-सा पाप किया कि इस प्रकार सुके विकल-प्राण होना पड़ रहा है? बह, बचढ़े 
से अलग की गई गाय के समान व्याइुल हुईं | इसके अतिरिक्त और क्या कहा जाय ? 

इस प्रकार च्याकुंल होंनेवाली माता को राम ने अपने हाथो से उठाया और यह 


कहकर सालना देने लगे कि हे अपूर्व पातित्रत्यवाली माता | सत्य की गरिमा से युक्त हमारे 
चक्रवत्ती को क्या आप असल्-युक्त करेंगी ? कहिए तो | 


२०२ कंब रामायंरां 


शिला-सद्श हृढता से युक्त पातित्रत्यवाली कौशल्या को सात्वना देने के लिए राम ने 

उसके मन में बेठनेवाले, सुन्दर, सारगर्मित और कहने योग्य ये वचन कहे --- 

मुझे ऐसा भाग्य प्रात हुआ है कि मेरा उत्तम भाई राज्य पा रहा है| मेरे पिता 
ऐसे सत्यवादी हैं कि भूलकर भी असत्य नही कहते | मै अरण्य भे निवास करके फिर वापस 
आऊेगा ] जन्म पाने से, इससे बढ़कर और क्या भाग्य प्रास हो सकता है ? 

आकाश), धरती, समुद्र तथा अन्य भूत भले ही मिट जावें, तो भी चक्रवर्ती की 
आज्ञा मेरे लिए अनुल्लंघनीय है | आप दुःखी न हो | 

राम के वचन सुनकर कोशल्या ने कहा--हे तात | तो मैं भी यह नहीं कह 
सकती कि चक्रवर्ती की आज्ञा के अनुसार तुम ( अरण्य में ) मत जाओ | तुमको छोडकर 
मेरे प्राण रह नहीं सकते। अतः, तुम अपने साथ मुझे भी वन में ले चलो | 

तब राम ने कहा--है माता । झुमसे वियुक्त हो चक्रवर्ती दुःख-सागर मे हूवे हैं। 
ऐसी दशा में उन्हे सांत्वना दिये विना मेरे साथ बन में जाने का आपका निश्चय करना 
उचित नहीं है। कदाचित्‌ , आपने धर्म का ठीक-ठीक विचार नही किया। 

हंढ धनुर्धारी भाई भरत को राज्य सौपकर जब चक्रवत्तीं राज्य की सम्पत्ति से 
पृथक्‌ हो तपस्या में निरत होंगे, तब उनके साथ रहकर आप भी अपूर्व जतो का 
आचरण करेगी | 

आप क्यो इस प्रकार व्याकुल हो रही है ? देवता भी महान्‌ तपस्या के आचरण 
से ही तो उन्नत हुए हैं | (मेरे वनवास के) ये जितने वर्ष हैं, वे देवों के चौदह दिन" ही वो हैं। 

पहले कौशिक सुनि की कृपा से मैने जो विद्याएँ प्रास की और उन्हें प्रात करने 
के पश्चात्‌ जो कार्य करके मै भाग्यवान्‌ हुआ, वे व्यर्थ नहीं हुए । अब भी ऐसे मुनियों की 
आज्ञा का पालन करना मेरे लिए उत्तम ही है। 

मै महान्र्‌ तपस्वियो की सेवा करके, अलष्य शान प्राप्त करके, दोषहोन अचुपम 
विद्याएँ सीखकर एव देवों का प्रेम भो पाकर इस नगर में लोट आर्क्लेगा, आप देखेंगी | 

मगरमच्छों से पूर्ण समुद्र से आवृत प्रथ्वी को खोदनेवाले, अमरों से गुजरित 
पुष्पमालाएँ धारण करनेवाले सगर-पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अपने 
आणो को त्याग दिया और उस काये से प्रभूत कीर्ति के पात्र बने | 

हरिण को धारण करनेवाले शिवजी के हाथ के परशु के जेसे शस्त्र को रखनेवाले 
परशुराम ले अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का उल्लघन न करके अपनी माता का सिर काट 
दिया था | अतः, मेरे लिए पिता की आज्ञा उपेक्षणीय है--यह सोचना भी उचित नही है | 

राम ने इस प्रकार के अनेक वचन कहे। उनको सुनकर सत्यरुपी उज्ज्वल 
आभरण से युक्त कौशल्या सोचने लगी कि राम कोशल देश को अवश्य छोड़कर जानेवाला है। 

फिर, कौशल्या यह विचार कर कि भरत प्रथ्वी का राज्य करे, किन्तु मैं चक्रवत्ती से 


१, इस पृथ्वी में सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन हे, वे ढेबो के लिए दिन और रात हैं। थत्त', 
भनुष्यो का एक वर्ष ढेवो का एक दिवस माना गया है । 


अयोध्याकागर्ड २०३ 


ऐसी प्रार्थना करूँगी, जिससे राम को देश छोड़ वन मे जाकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करना 
न पड़े, ( दशरथ के पास ) जाने लगी | 
यो जानेवाली कौशल्या कौ नमस्कार करके और यह विचार करके कि चक्रवत्तीं 
को तथा माता को सात्वना देने की सामर्थ्य रखनेवाली सुमित्रा देवी ही है, राम उसके 
मेघ-स्पर्शी प्रासाद में जा पहुँचे | 
उधर कौशल्या पेदल चलकर केकेयी के आवास मे पहुँची, वहाँ अपने पति 
को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर मूच्छित होकर ऐसे गिरी, जेसे प्राण निकलने पर देह गिर 
जाती है। 
फिर, प्रश्ञा पाकर कौशल्या कभी कहती--वियोग के अयोग्य व्यक्तियों से क्यों 
ऐसा वियोग होता है ? कभी कहती--हे गरिमामय | यह क्या तुम्हारे लिए योग्य है १ 
कभी कहती--क्या यह न्याय है £ कमी कहती--हम दासों की दशा को आपके क्यो नहीं 
सोचा १ कभी कहती--आप निर्धनों के लिए उनके अमीष्ट धन बननेवाले है | कमी कहती-- 
सुक दीन एकाकिनी के आप ही अवलंब हैं। कभी कहत्ती--क्या यह कार्य आपके विवेक के 
योग्य है ः कभी 'हे राजन्‌। हे राजन | रटती। 
कभी कहती--हे चक्रवत्तों। अधकार को मिटानेवाले सूर्य के समान अनुपम रूप 
में अपने आज्ञा-चक्र को प्रवत्तित करके, निर्विन्न रूप से दडनीति प्रवत्तित करके, अब क्‍या 
इस संसार का, समस्त वस्तुओ के साथ विनाश करनेवाला ग्रलय उत्पन्न करने के लिए आप 
यह कार्य कर रहे हैं १ 
कभी कहती--हे बीखि-भरे ससझुद्र से आदृत पृथ्वी के निवासियों के तप-समान | 
बेद-प्रतिपादित तत्त्दो के सार-सदश । है करुणालय | द्रवित मन होकर मे रो रही हूँ, 
किंतु आप मेरी कुछ नही सुनते हैं। क्‍या यह उचित है £ हे सप्त लोको के प्र्ञु | 
कभी कहती-है पुत्र | हुम्हारे पिता किसी अचितनीय दारुण पीडा से यी 
मूल्छित हो पड़े है कि विद्यत्‌ समान उनकी देह प्राण हीन-सी हो पड़ी है। वे कुछ वॉलते 
नहीं है। अहों ] इसका कारण क्‍या हो सकता है ? आओ, चक्रवर्ती की यह दशा देखो | 
इस प्रकार रोनेवाली कौशल्या की कंठध्वनि ( सभा-मंडप मे जाकर ) प्रतिध्वनित 
होने के पूर्व ही उज्ज्वल करवालधारी राजा तथा ऋषिगण परस्पर--यह उचित नहीं है | 
कहते हुए वसिष्ठ को देखकर कह उठे कि आप जाकर इसका कारण ज्ञात करें। तब वसिष्ठ 
मुनि चक्रवर्ती के निकट आये । आकर उन्होंने तीदण करवालधारी चक्रवत्तीं की वह दशा 
देखी । उनके मन म'आशका हुई कि न जाने इसका परिणाम क्‍या होगा १ 
वसिष्ठ विचार करते लगे-- ( चक्रवर्ती ) मृत नही हैं। बिना मरे जीवित भी 
नही हैं। प्रश्ञाह्ीन हो पड़े हैं। यह कंकेयी अव्याकुल खड़ी है। यह कोशल्या वेदना से 
घुल रही है। ससार से उत्लन्न मनुष्यों का स्वभाव विविध है | अन्य ( सामान्य ) व्यक्ति 
उसे समक नहीं सकते | 
फिर, सुनिवर ले यह सोचकर कि दुःख से उद्दिग्यमना कौशल्या, दुःख का कारण 
नही वतलायगोी | तब अपने सम्मुख अजलि बॉधकर खड़ी हुई कैकेयी से पूछ-- हे माता | 


२०४ कब रामायरा 


चक्रवत्तीं मूच्छित हैं । इसका कारण क्‍या है, कहो | तब केकेयी ने अपने कारण निष्यत्न 
बृत्तात को स्वयं कह सुनाया | 

उसके सारा बृत्तात कह सुनाने के पूर्व ही वसिष्ठ ने, चमकते करवाल को धारण 
कारनेवाले चक्रवत्तीं को अपने सुन्दर कमल-सद्ृश करो से धूलि-भरी प्रथ्वी से उठाया और 
यह कहते हुए कि--हे शासत्रश! चिंतित मत होओं , केकेयी स्वय तुम्हारे पुत्र राम को 
राज्य दे देगी | तुम यह क्या कर रहे हो £ तुम अपना दुःख दूर करो”, बार-बार आर्थना 
करते हुए खड़े रहे | 

फिर, मुनिवर वस्िष्ठ ने ( दशरथ पर ) शीतल जल छिड़का, पा डुलाकर हवा 
की और धीरे-धीरे उन्हे प्रज्ञा में लाकर मधुर वचन कहे | तब उन (मुनि ) ने, शीतल 
समुद्र से उत्पन्न विष-समान केकेयी के हलाहल-समान वचन के कुछ शांत होने पर, अपने 
प्यारे पुत्र का नाम-स्मरण करनेवाले चक्रवत्ती को होश में आते देखा। ” 

चक्रवर्ती के प्राण लौटते देखकर वसिष्ठ ने कहा-- है नायक । अब तुम आपनी 
गमीर वंदना को दूर करों। अब पुरुषोत्तम ( राम ) ही राज्य करेंगे। उसमे कोई विप्त 
नही होगा | गरिमाहीन बचनवाली केकेयी स्वयं उनको राज्य देगी । यदि घनश्याम 
राम राज्याभिषिक्त न होकर वन मे जायेंगे, तो क्या हम यही रहेगे १--(अर्थात्‌; हम भी देश 
छोडकर चल्ले जायेंगे )) तुम दुःखी मत होओ | 

यो विचार कर कहनेवाल्ते सुनि के वचन सुनकर दशरथ बोले--इस दशा में रहनेवाले 
मेरे प्राणो के निकलने के पूर्व ही आप राम को सुन्दर राजसुकुट पहना दें और बन जाने से उसे 
रोक दें तथा मेरे बचन को भी असत्य होने से बचावों | हे प्रशु। आप यह कार्य करें | 

तब मुनिवर ने गहिंत कार्य करनेवाली केकेयी को देखकर कहा--है लकष्मी-सहश 
देवी ! अब तुम अपने पुत्र ( राम ) को राज्य, अन्य लोगों को उनके प्यारे प्राण तथा 
( बेबस्वत ) मनु के वंश में उत्पन्न अपने पति को प्राण देकर निष्कलक कीर्ति प्रास करो। 

बड़ी महिमावाले कमों को समूल नाश करके शक्तिशाली बने हुए वसिष्ठ के इस 
प्रकार कहने के पूर्व ही कैकेयी सिसक-सिसककर रोती हुई कह उठी--यदि चक्रवर्ती अपने 
बचन से विचलित हो जायेंगे, तो मै इस विशाल धरती म अपने ग्राणों के साथ नहीं रहूँगी । 
अपनी वात सच्ची करने के लिए अभी मर जाऊेंगी । 

तब सुनिवर ने कहा--तुम यह नहीं सोचती कि तुम्हारा पति मर जायगा, 
तुम्हारा अपयश दिन-दिन बढता रहेगा, और इससे पाप उत्न्न होगा | एम अपना हंठ 
छोडती नही | तुम कुछ नहीं समकती हो। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ? यह 
कहकर पुनः कैकेयी को वे समकाने लगे | 

किंचित्‌ भी करुणा से हीन, त्वरित गति से निकलनेवाले चक्रवर्ती के प्राणी काभी 
विचार न कंर्नेबाली; छत मे घुमनेवाला अभिकण है या विप, ऐसा भ्रम उत्तन्न करनेवाले 
चचमन को कहनेवाली, है नारी । ठुम मानव-ल््री हो या अभि या मायाविनी पिशाचिनी ही ! 
है निप्ठरें) अब दशरथ का तुमसे और इस मिट्टी से ( अर्थात्‌, एथ्वी से ) क्‍या सबंध है 
तुम्हे प्राप्त होनेचाला अपयश बहुत बलवान ह] 


अयोध्याकाएड २०५ 


चक्रबत्ती अपने मुँह से रामचन्द्र को वन जानें को कहे, इसके पूर्व ही तुमने ( राम 
को वन जानें को ) कह दिया। वह वन के दुस्तर मार्ग में गये बिना नही रहेगा। तुम 
बह कठोर अभि हो, जो कीर्ति तथा अपने पति के प्राणो को जला रही हो। तुम्हारे सदश 
कठोर और कौन होगा १ इससे बढ़कर क्रूर कार्य और कया हो सकता है १ 

निष्कलक मुनि के ये वचन सुनकर व्याकुल होनेवाले चक्रवर्ती ने जिह्ा में विष 
रखनेवाली उस स्त्री को देखकर कहा--हे पापिन । क्‍या 'कठोर वन में जाओ”; कहकर 
मेरे प्राण ( -सहश राम ) को तुमने भेज दिया ? क्‍या वह चला भी गया १ 

हे पापिन | तुम्हारे सनोमाव को अब मेने स्पष्ट जान लिया। तुम्दारे विंवाधर 
के विष को अनेक दिनों तक मैने पिया है। अतः; ठंमने मेरे प्राणों को समूल खा लिया | 
मैने अम्रि समक तुमको पत्नी के रूप मे नही अपनाथा। किंतु अपने जीवन का अत करने 
के लिए एक यम को ही खोजकर अपनाया था। 


मेरे नयन-समान रास को तुमने छल से वन में भेज दिया। उससे सुझे तुम 
निहत कर रही हो। तुम अपयश से लज्जित नही होती हो। अब अनेक वचन कहने से 
क्या लाभ १ है अधम क्ररे |! तुम्हारे कक का मगल-सूत्र* ही तुम्हारे पुत्र भरत का रक्षा- 
बधन होगा ) 

इस प्रकार अनेक वचन कहने पर भी केकेयी का मन पिघला न देखकर चक्रवत्ती 
मुनि से बोले---हे मुनिवर | मै अभी कहे देता हूँ, यह ( केकेयी ) मेरी पत्नी नहीं है। 
इसे मैने त्याग दिया। राजा बननेवाले उस भरत को भी मैं अपना पुत्र नही मानता | बह 
पुत्रोचित कार्य ( अर्थात्‌ , पिता का मृत्यु-संस्कार ) करने की योग्यता नहीं रखता | 

अत्यन्त वेदना से पीडित उन्रवत्तीं ने उत्तम कौशल्या को देखकर पूछा--क्या 
राम ( बन जाने के पूष ) जैसे मुझसे नहों मिला, बेसे तुमसे भी मिलते विना ही चला 
गया ४ तब कौशल्या, राम के विरह में चक्रवत्ती की उस पीड़ा को देखकर अपने पूर्व 
विचार को (अर्थात्‌ , दशस्थ से यह प्रार्थना करनी है कि राम को वन मे न भेजें ) छोड़कर 
स्त्रयं व्याकुल हो उठी | 

अब कौशल्या को भी यह ज्ञात हो गया कि यह सब सपत्नी का कार्य है 
चक्रवर्ती पहले वर देकर फिर पश्चात्ताप से मूल्छित हुए | यद्यपि वह ( कौशल्या ) अपने 
पति का सालना देने के लिए यह कहती रही कि हे राम! तुम वन में न जाओ, किंतु 
यह सोचकर मन में चित्त हुईं कि यदि दशरथ के वचन सत्य न हो, तो संसार मे उन्हे 
अपयश उत्सन्न होगा | 

अपने पति के दुःख से दुःखी होनेवाली कौशल्या ने ( चन्रवत्तीं मे ) कहा--है 
वलवान | हृढ सत्य को अपनाकर, उस पर स्थिर रहकर, फ़िर यदि आप अपने अभिन्‍न 





१ अंत्रिम वाक्य का यह भाव है कि मगल-सूत्र सुहाग का चिह्न है। कैंकेयी का सुहाग अब अधिक 
काल तक नही रहेगा। उसके मिदने से भरत की रक्षा मी समाप्त होगी । अर्थात्‌ , दशरथ के मर जाने 
पर भरत अनाथ हो जायगा और उसे दुःखी होना पढ़ेगा ।--अनु० 


२०६ कब रामायण 


प्रेमबाले पुत्र पर प्रेम से व्याबुल हो और आपका अनिदनीय गौरव निंदास्पद हो जाय, तो 
संसार के लोग उस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे |* 

उत्तम कोशल्या-रूपी हंसिनी ने सोचा कि मेरा पुत्र बन को गये बिना नहीं 

_ रहेगा | वह वार-वार यह आशंका करती हुईं कि पुत्न-विरह भे उक्रवत्ती जीवित नहीं 

रहेगे, अत्यन्त शोक-मम्म हुई । बह फिर सोचती कि यदि पुत्र पिता की प्राण-रक्षा के ज्िए 
देश में ही रहेगा, तो उससे पति का यश मिट जायगा| यह बिचार कर चिंतित होती | 
अतः, वह अपने पुत्र से भी यह नहीं कह सकी कि तुम चन मे मत जाओ | अहो। थहों। 
कौशल्या केसे शोक से संतप्त हुई थी ! 

पुष्पमालालंकृत दशरथ ने उस ( कोशल्या ) के वचनो से जान लिया कि उत्तम 
कीर््ििवाला राम नगर में नही रहेगा | अवश्य बन मे जायगा। उससे वे शोकोद्दिम हुए 
और बोले--है मुझ पापी के अवलंब | आओ | हे पुत्र । मेरे सम्मुख आओ | 

पुनः दशरथ अपने पुत्र के प्रति कहने लगे--है पुत्र । मेरे नयनो से मेरे प्राण 
भी द्ववित होकर बह रहे हैं। मेरी मृत्यु अब निश्चित है। चतुर्वेदी के श्ञाता ब्राह्मण अग्नि 
के सम्मुख तुम्हारा अभिषेक करने के लिए जो तीर्थ-जल लाये हैं, उनको मेरे मुँह मे डाल- 
कर ( अर्थात्‌ , मेरी मृत्यु के इस समय से मेरे मुँह में गगाजल डालकर ) फिर तुम विशाल 
चन में जाकर रहो | 

हे पुत्र) बड़ी सेना के वल से सपन्न राजाओं को इक्कीस बार अपने फरसे से 
मारनेवाले, शक्ति में अपना उपमान स्वय ही बने हुए ( परशुराम ) को भी तुमने धनुष से 
परास्त कर दिया था| किन्तु मैं (पापी) ने; 'कुलक्रम से आप्त सुकुद को धारण करो,” ऐसा 
कहकर तुरन्त ही तुमकों जटामय झेँचा भुकुट दिया | 

है श्यास । हे स्वच्छ मन | हे अरुण नयनों तथा करों से शोमायमान | हे क्षमा- 
सुण से पूर्ण / मिपुर-दाह के समय शिव के उपयोग में आनेवाले धनुष को तोड़नेवाले | मै 
एकाकी हो गया हूँ। इस बुढापे की अवस्था में तुम म॒ुके छोड़ चले। अब मैं जीवित 
रहना नहीं चाहता । 

स्वर्ण से भी अधिक उज्ज्वल स्वर्ण । यश के भी यश ! बिजली से भी अधिक 
कातिपूर्ण धनुष को धारण करनेवाले । सत्य के सत्य | मै इतना कुद्र नही हूँ कि अपनी 
आँखी के सामने ही तुमको बन जाने द्ँ। तुम्हारे वन जाने के पूर्व ही मै स्वरगंलोक को 
चला जाऊेँगा ] 

मेरा मन प्रेम से पिघलनेवाला है ] मेरा शरीर प्रेम के कारण प्राण छोड़नेवाला है | 
मे तुम्हारे समान ( कठोरहदय ) नही हैँ) मैने अपनी जिन आँखों से तुमको जानकी का 
पाणि-ग्रहण करके अयोध्या में प्रवेश करते ढुए देखा था, उनसे अब तुमकों नगर छोडकर 
जाते हुए नही देख सकता | 


१, भाव ०. प्लान यह है--“जिस सत्य को आपने स्वीकार किया है, उसके परिणामों को ब्ढता के साथ सहते में 
ही गौरव है। उसके परिणामभूत दुःख को देखकर व्याकुल होने में अगौरव ही है | --अनु२ 


अयोध्याकाएड २०७ 


तुम्हारे बिरह को नगर के लोग भत्ते ही सह लें; दवतालोग भले ही दुःखी न हों; 
तो भी हैं स्वरणमय स्थवाले | हे मेरे यशस्कारक | हे मेरे प्राण | तुमकों जन्म देनेवाला, 
मै तुम्हारे महत्त्व को जानता हूँ | अब अपनी दशा के बारे मे मैं क्या कहूँ ? मैं नही जि्ँगा | 
मैं नही जि्ेंगा | 

मृदु सिकता से पूर्ण गभीर समुद्र से घिरी हुई विशाल पृथ्वी को, इस राज्य को, 
अक्षय संपत्ति को और अन्य सब बस्तुओ को छलनामयी केकेयी को हो देकर यश पानेवाला 
मेरा उदार मन अब मेरे प्राण मिटा देगा, भेरे श्राण मिटा देगा | 

शब्दायमान समुद्र से आवृत इस प्रथ्वी के निवासियों मे, देवतायों में तथा 
पाताल के निवासियों मे ठुम्दारे सहश सदगुणों से भूषित कोन है १ हे स्वर्णतल्य[ जब 
परशुराम यह कहता हुआ आया था कि मेरे सामने खड़े रह सकनेवाला वीर कौन है ? तब 
दृढ चित्त के साथ तुमने उसका सामना करके उसे परास्त किया था। ऐसे तुमकों छोड़कर 
मै कैसे रह सकता हूँ ! 

तुम बन को जानेवाल्ले हो, यह सुनकर भी मै जीवित रहा | फिर भी, यदि अब 
मैं उत्तम स्वर्गलोक को नहीं जाऊं, तो कठोरहृदय कहला सकता हूँ £ हे पुत्र | यदि तुम 
बन में निवास करोगे और मै इस केकेयी को देखता हुआ इस नगर में रहूँगा, तो मेरा स्वभाव 
नीच ही तो कहा जायगा | 


लक्ष्मी तथा भू-देवी वड़ी तपस्या करके ही तुम्हारे बलवान वक्ष का आलिंगन कर 
सकी | तुम से वियुक्त होकर वे नहीं रहेंगी, नही रहेगी। में पापी, तुम से विदुक्त होकर 
मर जाऊँंगा। हे बत्त | तुम्दारे विरह में भी यदि मै जीवित रहा, तो क्या मैं भी क्रेकेयी 
के समान नहीं हो जाऊँगा १ 

तुमको उत्तम आमरणों, किरीट, स्वरंण-आमन, श्वेतच्छुत् तथा विशाल बचक्ष पर 
आमीन जयलझछमी के साथ शोभावमान होते हुए देखना चाहता था, किन्तु इसके विपरीत 
वल्कल, क्ृष्णाजिन आदि से युक्त रहते हुए तुमको कैसे देख मकता हूँ? ऐसी अवस्था में 
प्राण छोड़ देना ही मेरे लिए अच्छा है। 

इस पकार विविध वचन कहते हुए चक्रवर्ती यों व्याकुल हुए, जेसे उनके जीवन 
का अत आ पहुँचा हो । तब मृदुल कृष्णाजिनधारी मुनिवर ( वसिष्ठ ) ने उससे कहा--- 
है राजनू। चिंतित मत होओ | में उस राम की आज वन जाने से रोक लूँगा। 

झुनिवर के वचन सुनकर मलुष्य-रूप से स्थित (वैवस्वत) मनु-सब्श चक्वर्त्ती, ऐसे 
लगते ये; जैमे तुरत प्राण छोड़नेवाले हों, यह चिचार कर कि यदि ये परिशुद्ध स्वभाववाले 
मुनित्रर वहेसे, तो राम वन-गमन न करेगा, किंचित्‌ स्वस्थ हुए और एकाकी हो अत्यन्त 
विकल होनेवाले अपने प्राणो को रोके रहे । 

चक्रवर्ती को व्याकुलप्राण तथा प्रभाहीन देखकर तथा यह सोंचकर कि उनकी 
मत्ु हो गई है, कोशल्या अल्वन्त व्वाकुल हुई और कहा--है पुत्र] इस नगर के साथ 
हमको भी तुमले छोड़े दिया। फिर कहा-हे प्रमो । क्या रूस्थ-जीवन में आप इसी 


श्ण्८ कब रामायण 


प्रकार मेरा साथ देनेवाले है ? -६ अर्थात्‌; आप रहस्थ-जीबन में मेरा सहारा ढेनेवाले हैं ; 
अब वैसा न करके मुझे छोड़कर चले जा रहे हें--यह क्या धर्म है १ ) 

कोशल्या ने फिर कहा--है सत्यस्वरूप | हे ससार के राजाओं के राजाधिराज | 
यदि आप अपने ग्राणो को इस अकार पीडित करेंगे, तो सारा ससार इससे दुःखी होगा। 
गुनिवर के साथ कदाचित्‌ हमारा पुत्र लौट आयगा | इसलिए, हे राजन्‌ ! आप चितित न हो । 

इस प्रकार के विविध वचन कहकर कौशल्या, चकवत्तीं के शरीर पर, पेरों पर 
और मुँह पर अपने अरुण करों को फेरती हुईं राजा को सालना देने लगी। तब चक्नज़्त्ती 
धीरे-धीरे प्रश्ञावान्‌ होकर वोले--क्या हृढ धनुर्धारी मेरा पुत्र लौट आयगा ? लौट आयगा? 

चक्रवर्ती वोले--करर तथा छलनामयी केकेयी ने कुबड़ी की बातों को सुनकर मेरे 
पूर्व दिये बरों के द्वारा मेरे प्राण लेने का निश्चय कर लिया | अपने महिमा-पूर्ण सुत तथा 
स्वय ( अपने लिए ) प्रथ्वी का राज्य पाने के अतिरिक्त हाय | मेरे ज्येष्ठ पुत्र को बन में 
जाने को कहा--बन में जाने को कहा | 

फ़िर चऋक्रवत्ती ने कौशल्या से कहा-हे कौशल्ये। स्वर्ण अगद-धारी राम वन- 
रामन से नहीं रुकेगा, भेरें प्यारे प्राण भी गये बिना नहीं रहेगे। इसका एक और कारण 
भी है सुनो, पूर्व में एक सुनि ने मुझे एक शाप दिया था। यों कहकर पूर्व घटित सारा 
बृत्तात सुनाने लगे | 

चक्रवर्ती ने कहा--पूर्काल में एक दिन मै आखेट की उमंग से बडे बन से गया था 
और हाथियों और सिंहो को ढूँढ रहा था। फिर, एक सुन्दर नदी-तट पर जा पहुँचा, 
जहाँ हाथी सचरण करते थे | वहाँ हाथ मे धनुप-बाण लिये हुए छिपकर खड़ा रहा | 

उसी वन में एक अधा तपस्बी, अपनी आधी पत्नी-सहित रहता था| उनका प्रिय 
पुत्र ही उन झुनि-दपति का एकमात्र सहारा था | वह सुनिःपुत्र नदी मे जल भरने के 
लिए थाया। यह न जानकर, वल्कि कोई आगत आखेट समककर मैने शर-सधान किया | 
तब बह सुनिकुमार आहत होकर धरती पर लोट गया और विलाप करने लगा । 

मैने उस मुनिकुमार द्वारा नदी मे जल भरने के शब्द को सुन, यह समझकर शर 
छोडा था कि कोई हाथी जल पी रहा हैं ! मैने आँखों से देखकर शर-सधान नहीं किया | 
किंतु, हाथी की ध्वनि के बदले नर की ध्वनि सुनकर आशकित होकर में उस स्थान पर 
जा पहुँचा | 
वहाँ मैने उस छुसार को शर से विद्ध होकर छठ्पटाते हुए देखा | उसके हाथ 
सर कमडलु लुक गया था | तब मेरे शरीर, मन तथा धनुप्र शिथिल हो गये | उस सुनि- 
बालक पर गिरकर मैंने दुःख के साथ पूछा--है वत्म | हाय | तू कौन है ? कह ) किंचित्‌ 
भी असत्य से परिचय न रखनेवाले उस ( अवोध ) बालक ने कहा-- 

मत्स्यावतार लेनेवाले ( वेदों को घुरानेवाले राक्षस को मारकर वेदों की रक्षा 
कग्नेबाले ) भगवान्‌ के नासिकमल से उत्पन्न चत॒मुंख ने वेदोक्त प्रकार से जिन असेक 
प्राणियों की दृष्टि की, उनमे मनुष्यों के चाहुबंषों से से ग्रथम वर्ण मे मेरा जन्म हुआ | 

चतर्मज़ की वश-परपरा में उत्पन्न काश्यप का पुत्र था विद्य त-समान यशोपषवीत 


अयोध्याकाणड २०८६ 


से शोभित वच्तवाला इतेश, उमका पुत्र था चत॒वेदज शलमोशन ( चलमोजन ४ ); उसी का 
मै पुत्र हूँ। मेरा नाम सुरेचन है। 
इस समय, अपने नेत्रहीन माता-पिता के लिए जल लेने वहाँ आया था; यहाँ यह 
विपठा उत्मन्न हुईं | हे पर्वत-समान कधीवाले । तुमने ( मनुष्य ) न जानकर हाथी के 
श्रम से वाण प्रयुक्त किया । यह नियति का कार्य है। अतः, तुम दुःखी मत होओ | 
तीव्र पिपासा से मेरे माता-पिता हुःखी हो रहे हैं। हे अनुपम | तुम जल ले 
जाकर मेरे माता-पिता को ढो और मेरी मृत्यु का समाचार देकर उनसे कहो कि स्वर्गलोक 
को जाते हुए तुम्हारे पुत्र ने तुमको प्रणाम किया है | यह कहकर वह मुनि-कुमार स्वर्गलोक 
में देवो के स्वागत का पात्र वनकर चला गया । 
अपने पुत्र की प्रतीक्षा मे ही बेठे हुए उन दृढढ तपस्व्री-दडपतियों के निकट मैं जब 
उनके पुत्र कों और जल को लेकर पहुँचा | तब वे बोले--है बत्स | तू इतना चिलंब करके 
लौटा है। हम यह मोचकर ठुःखी हो रहे थे कि तुझ पर कोई विपद तो नहीं आई | 
है चटन-गध से युक्त भुजावाले । आओ, हम तेरा आलिगन करेंगे | 
तब मैने कहा--हें स्वामिन्‌ ! में अयोध्या का रहनेंवाला एक राजा हूँ | में 
शिकार की खोज से अँपेरे मे वेठा हुआ था | उस्ती समय आपका सत्यभाषी पुत्र कमडलु मे 
जल भरने लगा | तब आँखी से देखे बिना, केवल शब्द को सुनकर मैने वाण चलाया ) 
शर के लगने पर ( आपके पुत्र ने ) जब शब्द किया, तब बह जानकर कि यह 
हाथी नही, किन्तु कोई मनुष्य है, दोड़कर वहाँ गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो १ 
सब बृत्तात कहकर वह शान्त हो गया और देवो के द्वारा स्वागत पाकर स्वर्सलोक में जा 
पहुँचा । 
मैने बाण से ( आपके पुत्र को ) मारा; इससे आप मुझपर क्रोध न करे | 
उमर निरपराध के जल भरने से उत्मन्न शब्द को सुनकर मैने उस दिशा में शर छोड़ा, 
किंतु आँखो से उसे नहीं देखा | मेरे इस अपराध को क्षमा करें | यह कहकर मेने उनके 
चरणों को अपने मिर पर रख लिया | 
( पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर ) वे ग्ुनि-दपति गिर पड़े, मूर्च्छित हुए 
लोटने लगे। फिर कहने लगे--आ ज सचमुच हमारे नयन फूट गये | वे शोक-समुद्र में डूब 
गये | हैं तात। है तात। कहकर चिल्ला उठे | कह उठे कि तुमने हमारे हृदय के ठकड़- 
झुकड़े कर दिये | फिर बोले--( है पुत्र ) तुम स्वर्गलोक में चल्ले गये। अब हम वहाँ रह 
नहीं सकते। हम भी आ गये, आ गये | 
| इस प्रकार शोक-मग्न मुनि-दपति के चरणों को प्रणाम करके मैसे कहा--आज से 
में ही आपका पुत्र हूँ। आपकी आजा का पालन करता हुआ, मैं आपकी सेवा में निग्त 
रहँंगा। आप किचित्‌ भी शिथिलमन न हो। शोक को दर कर दे। मेरा कथन सुनकर 
उन्होंने कहा--हे दृढ धनुर्धारिन्‌ | सुनो, फिर वे यो बोले-- 
आँख का तारा जैसे पुत्र को खोकर भी ग्राणो पर लालमा ग्खकर यदि हम 
भाजन करत चठ रहे, तो समार के लोग हमारी निद्य करेंगे | हम भी स्वर्य से जायेगे | 


२२० कंव रामायण 


अमर प्रकाश से शोमित श्वेत्तच्छत्नाले ! ठुमले आ्रार्थना की है कि में 
आपकी शरण में हैँ । आप मेरी रक्षा करें । अत-) हम तुमकों भयकर शाप नहीं ढे रहे हैं 
आज अपने प्यारे पुत्र से. जो आज्ञा व्यिं विना ही, इग्रित-मात्र से सब कुछ जानकर हमारी 
इच्छा पूरी करता था, वियुक्त होकर जिस प्रकार हम स्वर्ग जा रहे है, उत्ती प्रकार तुम भी 
विशाल स्वर्ंल्ोक से जाओंगे। वह कहकर वे स्वर्यलोंक को निधार गये | 

मैं अपने मन में किंचित्‌ भी व्याजुल न हुआ, किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌, 
उनके इस वचन से कि मेरे मधुर वच्नवाला पुत्र होनेवाला है, आनन्दित होता हुआ नगर 
को सौठा। उस मुनि के कथन के अनुमार जब राम का बन-गमन और मेरा ग्राष-त्वाग 
दोनों अभश्ृव सघाटित होनेवाले हैं। इसमे किंचित्‌ भी परिवत्तन नहीं होगा. ऋक्रवर्ती ने 
वो कहा | 

चक्रवर्ती इस अत्यन्त दुःखदायक कथा को कहकर व्यदुल हो पडें ग्है| तब 
कौशल्वा शोकोडिभ होकर मूर्डछित हों गई। झुनिवर ( वमिष्ठ ) विधि के परिणाम से 
उत्पन्न होनेवाली डुःख-परपरा को देखकर व्याकुल हुए और शीघ्र चलकर-- 

प्रभूत कीत्तिसान्‌ . पुण्वच्ाच्‌ तथा पर्तंत-सहश उन्नत मत्तगजों से बुक्त चक्रवत्ती के 
मनोहर प्रासाद के सम्मुख, उत्तम सभा मे जा पहुँचे, जहाँ नगाडे वज रहे थे और राजा 
लोग राम के अमिपेक के लिए एकत्र थे। 

शत्रघारी राजाबं ने आये हुए सुनिवर को देखकर पूछा--है पिता | क्या कोई 
विन्न उपस्थित हुआ है! अपार पीडा ने रोने की यह ध्वनि केसी सुनाई पड़ रही है £ यह 
हमे बताकर हमारे मन को शान्त करें | 

मगुनि ने उन राजाओं +--केकेयी ने चक्रवत्ती से दों वर यास्॒ किये थे। 


अपतिहत दडनीतिवाले राजा ने भी वे बर उसे द्यि थे। केकेयी ले उन वरो में से एक 
से राम को वन-गमन की जाज्ञा उेने के लिए ( राजा को ) नहमत किया है, यही घटित 


हुआ है | 
आक्रवरत्ती की आज्ञा से कंकेबी के गर्म ने उत्तन्‍्न पुत्र (भरत) आब्यिप पर स्थित 
प्रथ्वी की रक्षा क्रेगा। ऊँचे कंधोवाला, सीता का परति- राम बन से जाकर रहेंगा। 
अभिन्‍नमलस्वमाववाले मुनिवर के वचन अपने छानों से पड़ने के पूर्व ही- 
अधद प्रेम से दुक्त राजा लोग, मुनिगण- अन्य लोग एवं कचुक-बद्ध स्तनोवाली स्त्रियों, सत्र 
दशस्थ के समान ही ( मृच्छित हो ) गिर पड | 
मबके शरगीर- जेसे घाव पर आर रख टी गई हो, ऐसे ही पीडित होकर जलन 


गिरकर 


लग न-श्वान भरते हुए और गद्ंगर वन कहते हुए घग्ती पर गिरकर लोढने लग। 
नी आँखों ने वहनेवाला जल नमुद्र के न्मान था। उस समय सब क्शाओं से जा ब्टी 


| 


हू || 
प्रमतन के उलने मे कपिन होनेवाली पुप्पलना के ममान न्यियाँ अलत दस मे 


अयोध्याकाणड २११ 


धरती पर गिर पड़ी, तों उनके आभरण और मगल-सूत्र बिखर पडे | उनके केशपाश खुल 
गये और उनकी यम-सहश आँखें लाल हो गई | 

राजा लोग कहते--हाय | हाय। चक्तवत्ती करुणा-हीन हो गये। हम धर्म 
की रक्षा नही करके उसे छोड़ ठेगे और वे ऑधी से गिराये गये बडे दृक्ष के समान प्रथ्वी पर 
गिरकर रोने लगे | 

“उदार ( राम ) बन को जानेवाले हैं'--इस वचन मात्र से शुक और सारिकाएँ 
भी रो पड़ी | झेँचे प्रासादों से निवास करनेवाले मार्जार भी रो पडे। रूप को पहचानने 
में असमर्थ शिशु भी रो पड़े | तो, अब बड़े लोगो के बारे मे क्या कहा जाय १ 

रक्त कुवलय तथा विंवफल की समता करनेवाले मेँह में, कुंद पुष्पो के जेसे दातो को 
प्रकट करती हुईं तथा परस्पर सटे हुए (पीन) सतनो पर जैसे मुक्ता-माला हटकर गिरी हो, ऐसे ही 
अश्धारा बहाती हुईं, जिह्ला पर ठीक-ठीक अंचित नहीं होनेवाली बोली से युक्त स्त्रियों रोई | 

चक्रवर्ती के समान ही गाये रोइ| उन गायो के बछडे रोये। सभी विकसित 
पुष्प रोये। जलचर पक्षी रोये। मधु बहानेवाले उपवन रोये। गज रोये और रथो से 
जुते हुए वलवान्‌ अश्व भी रोये। 

यह न सोचकर कि राम से वियुक्त होकर ज्ञानी लोग भी जीवित नहीं रहेंगे, 
जिस केकेयी ने अपने पत्ति से राम को वनवास दो” यह वचन कहा था, वह ( केकेयी ) 
तथा ऋर कुबरी--इन दोनो के अतिरिक्त और कोन ऐसे कठोर हृदयबालें थे, जों इस समय 
रोये नही हों १? सब लोग ( दुःख की अधिकता से ) जल के समान पिघल गये | 

जो प्रज्ञाहीन ( वेहोश ) हो गये, उन लोगो की गिनती ही नहीं रही | रथों के 
आवागमन से जो वीथियाँ धूलि से भर गई थी, उनमें अश्रुधाराएँ वह चली। हॉ, एक 
कसी रह गई, वह यह कि उनके सन जो अरूप थे, छिन्‍न होकर नही बिखर पाये । 

अयोध्या के निवासियों मे कोई कहते--यह भू-देवी के पाप का फल है। कोई 
कहते--कमल पर आसीन लक्ष्मी देवी का पाप उससे भी बडा है। कोई कहते--विधि ने 
सब हुदयों को विज्षुत कर दिया ओर कोई कहते--ससार के लोगो के नेत्रो ने जो पाप 
किया है, वह समुद्र से भी वड़ा है। 

कोई कहते--भरत राज्य नही करेगा | कोई कहते--प्रश्नु (राम) अब (नगर को) 
नही लौठेंगे। कोई कहते--यह राज्यामिषेक भी क्या आया, यह हसारें लिए काल वन गया | 
और कोई कहते--हम अभी तक जीवित है, हमसे अधिक निष्ठुर और कोन हो सकते हैं ? 

कोई कहते--चक्ततत्ती ने केकेयी पर अधिक प्रेम के कारण विवेकहीन होकर बर 
दिये और कोई कहत--सीता और राम के साथ हम भी घोर वन में जायेगे, अथवा अमन मे 
प्रवेश कर मरेंगे ] 

कोई धरती पर हाथ फेरते हुए, अपने अश्रुजल को लीप रहे थे। कोई 'कौशल्या 
देवी अब जीवित नही रहेगी,” कहते हुए निरन्तर निःश्वास भर रहे थे। कोई, “हे कनिष्ठ 
कुमार ( लक्ष्मण ) | क्या तुम यह सह तकोगे 7--कहते थे | इस प्रकार उस विशाल नगर 
के लोग अग्नि में गिरे घृत के समान हो रहे थे | 


२१२ कंब रामायण 


कुछ लोग कहते--केकेयी ने अपने पुत्र के लिए राज्य तो मॉगा, किन्तु राम को 
देश से निष्कासित क्‍यों कर रही है ? इसका कारण इतना ही है कि इसमे ऐसा प्राप-कार्य 
करने का निश्चय कर लिया है | और, कोई यह कहकर व्याकुल होते कि यह कैकेयी रक्त 
अधरवाली गणिका-तुल्य है, क्योकि इसके हृदय से पत्ति के प्रति गाढानुरक्ति नही है | 
कुछ लोग कहते थे--क्या चक्रवत्ती ने घोर तपस्या करके अपने ग्राणो को छोड़ने 
का निश्चय किया हैं / नहीं तो, क्या इस ससार के रहनेंबाले सव लोगों को मारकर इसे 
समूल विनष्ट करने का यह उपाय है? अहो। क्रेकेयो को दशरथ का यह वर देना भी 
भला है। भला है। 
रामचन्द्र, जिन्होंने श्राप्त राज्य को उस (कक्ेयी ) को दे दिया है, स्वय ज्येष्ठ 
होकर जन्म पाने के कारण त्रिल्ोक के राज्य के अधिकारी हैं | हम सब उनसे प्रथक्‌ न होकर 
वन में जाकर उनके साथ निवास करेंगे | बेसा करने से फराड तथा वृक्षों से भरा हुआ कानन 
भी कुछ दिनों में नगर वन जायगा। 
दशरथ का यह कार्य भी केसा विचित्र है? अपने उपमा-रहित ज्येछठ पुत्र 
को पहले राज्य देकर फिर न्‍्याय-श्रष्ट होकर उनके अनुज को वह राज्य दे रहे हैं। क्‍या यह 
सत्य के चिरुद्ध नही है १ 
नगर के लोग कहते--विजयमाला-भूषित धनुष को धारण करनेवाले राम को जो 
पृथ्वी प्राप्त हुई है, उसे दूसरा कोई कैसे अपना सकता है ? सीता देवी इस नगर को छोडकर 
जायेंगी, तो क्या राज्यलक्ष्मी भी ( उसी प्रकार बन मे न जाकर ) छलनामयी कैकेयी के 
पुत्र को अपनायगी १ 
बिना वत्ती की बढ़ाये और बिना तेल डाले ही जलनेवाले और पवन के मोके से 
भी विकृत न होनेवाले दीप के सहश ( शरीर-कारतिवाली ) स्त्रियाँ, क्या अब कॉपती हुई 
अरुण कमल-समान विशाल नयनवाले प्रभु की क्ृपा-दृष्टि ग्राप्त क्रिये बिना, जीवित 
रह सकेगी ? हाय। यह क्ेसा दुर्भाग्य है | 
जब इधर ऐसा हो रहा था, तब कनिष्ठ कुमार ( लद्दमण ) ने यह सुना कि 
स्वभावतः तीचण रहनेवाले भाले की समता करनेवाली आँखों से युक्त विमाता ने करता 
सहित, अपने वर से प्रथ्वी (के राज्य ) को माँग लिया है और ज्येष्ठ श्राता कों वन द्व 
दिया है। यह सुनते ही वह, किसी के द्वारा अज्वलित न द्वोनेवाली ग्रलय-काल की अखिन के 
समान; क्रोध से उमड़ उठा । 
( लक्ष्मण के ) नयनो की कोरों से आग वरस पड़ी | मौहो के रोम ललाद पर 
वंट गये | उनकी उम्रता से गगन का रुर्य भी अस्त-ब्यस्त होने लगा | उनकी देह से स्वढ़ 
बह चला | उनके अन्तर की प्राणवायु बाहर प्रकट हुई। थो अति छँचे आकारवाले लक्ष्मण 


अपने आईदिल्प ( अर्थात्‌ आव्शिप */ की ही समता करने लगे । 
यह कैकेयी सिह-शावक के लिए रखे हुए स्वाद-भरें मास को, विकृत नवनी से 





पा 


अयोध्याकाणर्ड २१ 


युक्त छुद्र श्वान को देना चाहती है। अहों!। इस नारी की बुद्धि भी अच्छी है| इस 
प्रकार कहकर गगा के अधिपति* ( लक्ष्मण ) हाथ-पर-हाथ मारकर हँस पड़े है 

लक्ष्मण ने चारों ओर रलों से जटित करवाल को अपने पाश्व मे वॉघ लिया , 
धनुष को उठा लिया। शीतल मेरु पंत पर स्थित बॉवी के समान तृणीर को पीठ पर बॉध 
लिया और रक्त स्वर्ण से निर्मित कवच से अपने उन्‍नत कंधों तथा वक्त की आंत कर लिया | 

उनके पेरो के बीर-ककण ऐसी ध्वनि कर रहें थे कि उनसे समुद्र भी लज्जित 
होते थे। धरती को छूनेवाली ( उनके धनुष की ) डोरी की बड़ी ध्वनि युगान्त काल में सत्त 
समुद्रों के जल को पीकर गरजनेवाले मेघ की ध्वनि से भी तिगुनी अधिक थी | 

स्य ( अर्थात्‌ लक्ष्मण ) और उनके ज्येष्ठ श्राता ( राम ) इन ठोनों को छोड़कर; 
अन्य सब ज़िलोकबासी म्राणी 'ऐसा सोचकर कि विशाल आकाश, धरती, इत्याढि पॉचो 
अपार भूत ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं,” भय से कॉपने लगे | ऐसा उस लक्तमण का 
बीर-वेष था| 

लक्ष्मण गरजकर बोले--युद्ध म आये सब बीरो को मिटाकर में भूमि का भार कम 
करूँगा। उनकी देहों से धरती को पाट दूँगा। मेरे प्रभु ( राम ) को आज ही में विजयप्रठ 
मुकुट पहनाऊँगा | जो झुझे रोकनेवाले हो, आवे; रोके | 

देव, मर्त्त्य, विद्याधर, नाग तथा अन्य सब स्थानों के निवासी पड़े रहे | भूमि की 
सष्टि,; रक्षा तथा प्रलय करनेवाले स्त्य त्रिदेव भी क्यों न मेरा सामना करने आवे, तो भी 
में नारी की इच्छा ( अर्थात्‌, केकेयी की इच्छा ) पूर्ण नही होने दूँगा ) 

चक्रवत्तों-कुमार लक्ष्मण आकाश के मध्य-स्थित सूर्य के समान उम्रता दिखा 
रहे थे। उम नगर मे वे इस प्रकार धूम रहे थे, जैसे सुन्दर शिखरो से युक्त मदर-पर्वृत पूवकाल 
में क्षीरससुद्र के मध्य घूमा था | 

उस समय राम, विरोधकारी क्रूरता से पूर्ण केकेवी के द्वारा उत्मादित उत्पात से 
व्याकुल होकर, सात्वना देने पर भी शान्ति न पालेवाली सुमित्रा के पास थे | उन्होंने अपने 
सहचर वलवान्‌ अनुज ( लक्ष्मण ) के धनुष-रुपी मेघ से उत्यन्न, ब्रह्माड को भेव्नेवाले टकार- 
रूपी गजेन को सुना | 

तरत वे, अन्यत्रदुलंभ शोभा से युक्त आमरणों की काति को चारो और 
विखेरते हुए, वक्ष पर उज्ज्वल मुक्तामाला से शोमित होते हुए, किसी से शात न होनेवाली 


नल टाल नरक 
१ लक्ष्मण को गया का अधिपति कहां गया ह। इसको विविध प्रकार से व्याख्या की गई है * 
(क ) कोशल देश की सीमा में गगा बहत्ती है, अतः कोशल के राजा गगापतति माने जाते हें । 
( ख ) सरबू नदी का एक नाम है 'रामगगा?। कोशल देश में उस नदी के वहने से वहाँ के राजा 
गगापति हुए | 
(ग ) सब नदियों के लिए गगा शब्द का व्यवहार साधारण हे - अत. यहाँ यगा का अर्थ सरबू हे और 
उस देश का राजा लक्ष्मण गयापत्ति है | 
(घ) ग्गा को स्वर्ग से धरती पर लानेवाले थे भगीरथ . उनके वश में उत्पन्न होनेवाले लोग यगापत्ति 
कह गये है | >-अनु० 


२१५ कब रामायण 
प्रनयकालीन अग्नि वो भी शात करनेवाले कालमेघ के समान, अनुपम और मृढुल बचन- 
नयी वर्षा की बूद बरसात हुए आये | 

उज्ज्वल स्वर्ण -समान देह तथा मेघ-समान विशाल हाथों से शोभायमान लक्ष्मण 
के विद तू-समान क्रोधाम्ि ग्रकट करते हुए देखकर गसचन्द्र ने कहा--हें मेरे वत्म! 
कभी क्रोध न करनेवाले तुम अब युद्ध के लिए सन्‍नद्ध हों गये हो। यो धनुष उठाने का 
क्या कारण ह १ 

तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया मत्व को मिटाकर, तुम्हारे असाधारण राज्य को तुम 
में छीननवाली ओर काले मनवाली उस ( कैकेयी ) की आँखों के सासने ही तुमको राज- 
मुकुट पहना देँगा। इसमे विष्न डालने के लिए स्वय देवता भी क्‍यों न आवे, उनको 
में बल को जलानबाली अग्नि के समान जला दूँगा। 

जबतक यह हृढ धनुप्र मरे हाथ भे रहेगा, तवतक वे देवता भी कुछ विष्न 
उतन्न करने का साहस नहीं कर सकते | यदि वे विध्न उल्न्न भी करें, तो भी में अपने 
शग का लक्ष्य बनाकर उन्हें जला दूँगा और चतुर्दश झुुवन की रक्षा का भार अभी आप को 
सौंप देगी । आप उसे स्वीकार करे--यो लक्ष्मण ने कहा | 

अपने अनुज की बातें सुनकर राम ने कहा--तुम्हारी बुद्धि सटा शाल विहित 
न्‍्याब के अनुकुल मार्ग मे चलती हैं| किन्तु, आज नीति के विरुद्ध, अविनश्वर धर्म को भी 
मिद्धाता हुआ; यह क्राध तुम्हारे मन से कैसे उत्पन्न हुआ १ 

स्पेष्ठ भ्रात्ता के यह कहने पर, लक्ष्मण अपने ढाँतो को प्रकट करते हुए हँस पढे 
और बहा--आपके पिता ने कहा कि यह विशाल प्रथ्वी तुम्हारी है, तो इस पृथ्वी को 
स््रीकार करके, पुन. उस खोकर आप वन को जा रहे हैं। ऐसे समय मे मुझे क्रोध उत्पन्न 
ने हीकर और किस समय उत्पन्न होगा १ 

मेरी ओंसो के सामने ही आपको राज्य देकर, फिर नहीं! कह देनेवाले तथा 
मर गंत्रवाले च्कऋतरतती के नमान ही प्रमहीन माता ( केकेबी ) हुम को अर्ण्य भेज रही 
ऐसे समय भे क्या मैं ठु.सदायक टड़ियों से युक्त इस देह का धारण करके अपने प्राणों की 
गज्ञा परता रहूँगा ८ 

यही मेरे क्रीध का कारण ४| दस प्रकार, लकद्बमण के अपना कथन समाप्त करने 
के प्रव्त ही अपने बछ पर प्रेम रफनेबाली गाय के समान- विविध योनियों भें उत्पन्न 
जापियो की रक्षा ऊस्नेत्रालि, अपन करो में आशाचक तथा दृढ़ कोढड धारण करनेयाले, मनु 
नामर उन्नत स्फधोबाल बीर के यश में उत्पन्न श्रीराम ये वचन कटने लगे | 

सिगत को अपनी काति से परास्त करनेत्राल तथा यूस-किरण एव अभि से निर्मित 
साला जया गरण बग्सेबाले (है लक्ष्मण )!। ग्रउ्दधारी चक्ाती से जब राज्य का भार 
मुझे उसे की बात के ट, सब यह विचार झिय्े यिना हीं झि सह राज्य पीछे यलेर नष्ट 
उन बरेगा. मैं 2से स्वीकार बरसे शो राजी हो गया। का मेरा ही अपराध 7] शेख 


परी का पा टच / ? 


मिल ४2% 5 देन *#ै; ०८८ निदप 
रद ए० %े सर जाने से नी का सीई दस मे होगा | सी वार | झूरे 


अयोध्याकाणड २१४ 


बन जाते की आजा देने से मुझ पर अधिक प्रेम रखनेवाले ) चक्रतत्ती का कोई दोष नही है | 
जन्म देकर जब सुमे वन मे जाने की आज्ञा देंने मे, अवतक हंस पर वात्सल्व रखनेवाली 
माता ( कैकेवी ) का भी दोघ नहों है। इसमे ( कंकेबी ) के पुत्र भरत का भी दोंप नहीं है ! 
है वत्स | यह विधि का ही दोप है | इसके लिए तुम क्यो क्रोध करते हो १--वीं श्रीराम ले कहा | 


तब लक्ष्मण ने लुहार की विशाल भह्ठी की अग्नि के समान; निःश्वास भरकर 
उत्तर व्या--ताप से भरे अपने इस हढ्य को मे केसे शान्त करूँ? मेरा यह घनुप उत्पात 
उत्पन्न करनेवाली ( क्रकेयी ) के मन मे सन्‍्मति उत्नन्न करेगा और त्रिदवों के वश में भी 
रहनेवाली बहुत ही वलवान्‌ निवति के लिए भी निबति वनेगा। आप देखेंगे] 
लक्ष्मण के वो कहने पर राम ने उससे कहा--हें तात | वेदों के तत्त्व को 
जाननेबाले तुम, अपने मेँह म जो कुछ वात आती है, उसे कह रहे हो । तुमने जो कहा; 
बह धर्म का अनुसरण करनेवाले लोगों भे नहीं देखा जाता | ( तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध 
कार्य करनेवाले ) जब तुम्हारे माता-पिता ही हैं, तब्र उनपर क्रोध केसे कर सकते हो £ 
चन्ठकला को शिर पर धारण करनेवाले रुद्व के समान रोप से मरे हुए लक्ष्मण ने 
कहा--दूसरो को अपना स्वत्व दान करने की मीख पाये हुए हे उदार | मेरे उत्तम पिता 
आप हैं | स्वामी आप हैं | जननी आप हैं ] मेरे अन्य कोई नहीं हैं) आज आप मेरे धनुप के 
प्रमाव को देखें | और, उसने आगे का कार्य करने के लिए अपना हाथ उठाया | 
तब बरढ ( राम ) उससे कहने लगे--साता ( केकेयी ) ही- जिसने वर प्राप्त 
किया है, वास्तव में इस राज्व को पाने का अधिकार रखती हैं। उसके और मेरे पिता की 
आज्ञा से भरत इस राज्य का अधिकार प्राप्त करेंगा । अब मै जो ऐएवर्य प्राप्त करनेवाला हूं, 
बह है तपस्था | वह इस राज्य से भी अधिक सुखटायक है| उससे बढ़कर वस्तु और 
क्या हों सकती है १ 
राम आगे बोले--ह भाई ! तुम्हारा वह कोप केसे शात होगा १ क्‍या इस 
ससार की माया से प्रथक्‌ रहकर पवित्र सन्‍्माग पर जीवन व्यतीत करनेवाले भाई ( भरत ) 
को युद्ध मे मारकर; या महापुरुषों के द्वारा प्रशसित अनुपम कार्य करनेवाले पिता ( दशरथ ) 
को पीडा ठेकर, अथवा जननी को परास्त करके १--कहो, कैसे शात होगा १ 
मन को प्रभावित करतेवाले वचन कहने में समर्थ ( राम ) के वच्नों के उत्तर मे 
लद्ठमण ले कहा--शत्रुओ के द्वारा भी प्रशसा पानेवाला मैं, बढ़े हुए दो पर्बतों के समान 
दो ग्ुजाओ का भार व्यथ ही वहन कर रहा हूँ | तृणीर एवं दृढ धनुप को भी ढोने के लिए 
में उत्पन्न हुआ हूँ। अब ( मेरे ) क्रोध करने से क्या लाभ ? 
तब दक्षिण की भाषा ( -रुपी समुद्र ) के पारगत तथा सस्क्ृत-भापा के शात्र 
तथा विज्ञान की मीमा तक पहुँचे हुए राम ने लक्ष्मण से कहा--अवतक जिन पिता ने मुमे 
मधुर वचन कहकर तथा पाल-पोसकर बड़ा किया, उनके वचन का उल्लघन करके तुम यदि 
कुछ करोगे, तो उससे तुम्हारी क्या हानि होगी 2* 





१ भअल्तिम वाक्य में लक्ष्मण की आलोचना अंतर्निदित है +-झलु० 


ला 
ज्च्छ 
नह 


कंब रामायरों 


कभी पीछे न हट्नेवाले प्रमु ( राम ) की आज्ञा से लक्ष्मण ने अपना क्रोध शात 
किया और ग्रग्ु के सम्मुख खड़े होकर चार वेदों के समान ही अपने विवेक से कुछ बचन 
ऋहना छोड़ व्या | अपनी पेला का अतिक्रमण न करनेवात्ते समुद्र के समान लक्ष्मण अपने 
मे उपशात् ही गया | 

( भाव यह है--बेद भी जिस मगवान्‌ के सम्मुख मौन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
लक्ष्मण भी उसके सम्मुख हारकर निरुत्तर खड़े रहे | ) 

तब प्रभु ने लक्ष्मण का ऐसे आलिंगन किया, जेसे वे ( राम ) स्वयं जिसका 
आदि और अन्त नहीं पहचान सकते, व उन्हीं ( राम ) के स्वरूप ( अर्थात्‌ विष्णु ), स्वणबर्ण 
मृगचर्म को पहननेच्राले शिवजी का आर्लिंगन कर रहे हो | फिर, मथुर बचनो से युक्त सुमित्रा 
देवी के प्रासाढ मे ( लक्ष्मण के साथ ) जा पहुँचे | 

सुमित्रा ने, अपने दो नेत्री-जेसे उन दोनो ( राम और लक्ष्मण) को देखा, जो 
दडकारण्य भे जानें का निश्चय करके आये थे, तो उसका हृदय विदीर्ण हो गया। वह शोक- 
समुद्र का पार न देखती हुई धरती पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी | 

तब रामचढ् दुःखी सुमित्रा के, उसके काटनेवाले ढुःख-रूपी करवाल से उसको 
बचाने के लिए, उसके चरणों को उमस्कार करके मन को सात्ना देनेवाले वचन बोले-- 
युद्ध में निपुण शब्रधारी चन्रवर्ती कों में असत्यवादी नहीं बनाऊँगा | काले मेघो से युक्त 
विशाल वन कों थोड़ा देखकर में यहाँ लौट आऊँगा। 

मैं बन में जाऊँ, समुद्र सम जाऊँ, कोलाहल से भरे देवलोक मे जाऊं, मेरे लिए 
कोई भी स्थान महिमामय अयोध्या के समान ही होगा। सुमे दुःख देनेवाला कौन है! 
अत आप व्याकुलप्राण और कृशगात्र होकर मूच्छित न हो। 

जब वे ( राम-लक्ष्मण ) सुमित्रा के दुःख को ऐसे शात कर रहे थे, जैसे वे अग्नि 
को बुका रहे हो, तब रोग की पीडा को न सहनेवाले जीत्र के जेसे लचीली कटिवाली कुछ 
स्त्रियाँ अमिट अपयशवाली केकयी के द्वारा व्यि गये बल्कल लेकर उनके निकट आई ॥ 

( कैकेयी की दासियाँ ) कालमेघ-सहश राम को ज्यो-ज्यो ेखती थी: त्यी-त्यो 
उनकी आँखों से भी अधिक उनका मन पिघलकर पानी हों रहा था। उन्होंने राम से 
कहा--विपटा से पड़े हुए अन्य लोगों को पीडित देखकर भी अपने निश्चय से न डिगन- 
बाली कठोरहठवा ( कैकेयी ) के भेजने से हम ये वल्कल ( आपके लिए ) लाई है| 

तब अनुज ( लक्तमण ) ने उज्ज्वल मुक्तातुल्य टॉतोवाली उन दासियों को देखकर 

कहा--मबीन तथा बैमभवमय राज्य को जिन केकेयी ने (राम से ) छीन लिया है, उनके 
टिये हए सब प्रसाधनों को पहनने के लिए उत्पन्न ये मेरे भाई खडे हैं | हाथ म युद्ध के यग्यि 
बनुप को रखे हुए में भी निष्किय होकर यह सब देखने के लिए उत्तन्न हुआ ह | उन 
प्रमाघनों को दिखाओ। 

फिर, राम ने उन टासियों के व्यि वल्कलों को आदर के साथ लेकर पवित्र 
सुमित्रा ढेंबी के स्त्र्ण-आमरणों से भूपित चरणों को यह कहकर अणाम किया कि है हमारी 
स्वामिनी, त्रढि आप हमे यह आजा दें कि पीठाजनक कष्टी गे से मुक्त होकर तुम ( वनवास 


पु 


अयोध्याकाएंड २१७ 


के लिए ) अविलव जाओ, तो आपकी वही ( आज्ञा ) हमारी सहायता करनेवाली होगी। 

तब सुमित्रा ने लक्ष्मण के प्रति ये वचन कहे--वन तुम्हारे जाने के लिए अयोग्य 
नहीं है। वह वन ही ठुम्हारे लिए अयोध्यानगर होगा | तुम पर गाढ अनुराग रखनेबाले 
ये राम ही तुम्हारे लिए दशरथ है। पृष्पालंकृत केशोवाली सीता ही ठम्हारे लिए वे 
माताएँ हैं, जिन्होंने राम के राज्य त्याग कर वन जाने पर भी अपने प्राण नही त्यागे। 
इस प्रकार का विचार रखकर तुम राम के संग वन में जाओ] अब तुम्हारा यहाँ रहना 
अपराध होगा । 

पुनः सुमित्रा ने उससे कहाय-हे पुत्र॥। इन (राम) के पीछे-पीछे जाओ। 
उनका भाई होकर नही, किन्तु उनका दास होकर जाओ | उनकी सेवा करना। यदि ये 
राम नगर को लौट आयेगे, तो तुम भी लौटकर आना , यदि नही आयेगे तो तुम उनसे पू्च 
अपने प्राण त्याग देना। यह कहकर वह देवी (सुमित्रा ) आँखों से अश्रु वहाती हुई 
खड़ी रही | 

फिर, दोनों ने सुमित्रा को नमस्कार किया | सुमित्रा, अपने दो बछड़ों से विद्युक्त 
होकर पीडित होनेवाली गाय के समान व्याकुल हो रो पड़ी | उपमाहीन कुमार भी अपनी 
सुन्दर कटि के रेशमी वसछ्नो को हटाकर वल्कल पहनकर वाहर निकले | 

भ्रमरो से गृजरित पुष्पमाला धारण करनेवाले राम ने लक्ष्मण को अपने जेसे ही 
वल्कल पहने हुए देखकर कहा--हे स्वर्ग को अलंकृत करनेवाली कीर्ति से शोमित ! मेरी 
इस बात को सुनो और उसका निरादर मत करो | 

हमारी सब माताएँ तथा चन्रवत्तीं पूर्व दशा में नहीं हैं। वे दारुण दुःख में 
निमरन हूँ। सुझसे वियुक्त है| अतः, तुम मेरे लिए यहाँ रहकर उनकी विपदा दूर करो। 

पौरुषवान्‌ राम के यह बात कहने पर भक्तिपूर्ण लक्ष्मण ऐसे मयभीत हुए कि 
उनके स्तभ-समान पुष्ट कधे कॉप उठे। उनके जो प्राण ( रास के संग बन जाने की उमंग 
में ) लौट आये थे, वे बीच मे ही व्याकुल हो उठे | यो रोते हुए लक्ष्मण ने ( राम्‌ से ) 
कहा--आपके प्रति कौन-सा अपराध मैने किया है ? 

है ज्या-युक्त कोदंड धारण करनेवाले । विचार करके देखने पर विदित होंगा कि 
जहाँ जल है; वही मीन हैं और नील उत्बल होते है| यह प्रथ्वी है, इसीलिए तो सब 
प्राणिजात है| उसी प्रकार आपके न रहने पर मैं तथा आपकी देवी केसे रह सकते हैं १ 
आप ही बताबे १ 

स्वरकंकणधारिणी एक ( पत्नी ) के कहने से; रक्षा करनेवाले चक्रवर्ती, भूमि 
देवी के कातर होकर व्याकुल होते हुए, आपको यह आदेश देकर कि वन को जाओ, 
स्वय जीवित हैं) क्या उन चक्रवत्तों का सुके पुत्र मानकर ही आप यह बचन कह रहे हैं? 

॥॒ है मेरे स्वामिन्‌। अपके बन-गमन के कारण मेरे मन मे जो क्रोध उत्पन्न हुआ, 

उसे मैने शान्त कर लिया | अब सुकसे आप जो कह रहे हैं, उससे अधिक पीडाजनक मेरे 
लिए और क्या हो सकता है १ 


तेल से सिक्त शत्रु-नारियो की ऑखों के काजल को पोछनेवाले तथा शज्रहीन 


श्श्८ ऋष रामायण 








होने से क्लेश से रखे हुए भाले ते युक्त हे अमो | आए पूर्वजों से प्रास अपना समस्त स्वत्व 
खोकर जा रहे हैं, तो क्या हमे भी छोड़ जाना चाहते है १ 

लक्ष्मण के यह कहते पर रामचन्द्र कुछ नहीं कह सके और पव॑त-सच्श कथोवाले 
लद्टमण जय बदन देखते रहे | लक्ष्मण के मन की पीडा को जानकर अपने सुगधित विशाल 
जेसे नयनों से अश्रुधार वहाते हुए खड़े रहे | 

उतस्ती समय ग्रेम-भरे तथा पवित्र सपन्न मुनिवर ( व्तिष्ठ ) राजसमा से 


हु 
># 
हर 
हि 2] 


वहाँ आये। ढोनो मनोहर राजकुसारों 
दु.झनामक महासमुद्र से ड्रव गये। 

सत्वज्ञान से सण्न्न सुनिवर ले उन ( राम-लक्ष्मण ) के वहन को तथा उनके मन 
को भी देखा | उनकी कंटि से वधे वल्कल की शोभा को देखा | फिर क्‍या कहना है! 

समय उत्पन्न मनोव्दना के कारण सुनिबर अपने को भी भूल गये। 

जो दिन (्‌ रामचन्ध्र क ) राजविलक के उलव के लिए निश्चित हुआ था, उन 
चुखंडायक दिन मे रास व, ठु-खंदायक विधि के प्रमाव से, वल्कल घारण किया। स्व 
चतुमख ही निवरति को वब्लने का प्रवत्त क्यों न करे, तो भी नियति का विधान आकर घेर 
ही लेता हद | ऐसी नियति को जोन मिटा सकता ह2 

यह उत्पात, केबल कठोर केंकेवी के कारण ही उत्पन्न नही छुआ है। वह पुण्व- 
स्त्य ( राम ) ऐसा हुख पाले के योग्य भी नहीं हैं; तो किस कारण से यह सब 
संघटित हुआ १ यह किसका षड़यन्त्र है! यह सब भविष्य में प्रकट होंगा। इस प्रकार 
वत्तिष्ठ ने सोचा | 


मिर भुकावा | ( उन्हे ठेखकर ) सुनिवर 


| 





कोइण्ड तथा विशाल कमल-सह्श नवनों से शोमित चीर (राम) के समीप आकर 
बसिष्ठ से अऋह्य--+ह॥ूं चल |! तुस यहाँ से जाकर उन्नत पवर्ता स॑ युक्त चने का देखोगे | कन्दूं 


अति विशाल सेना से युक्त उक्रतर्त्ती को जीवित नहीं पाजोगे। 
तब आहिशिष के पर्यक से हटकर पृथ्वी पर अवतोण (ओऔराम ) से चत्तिष्ठ 
से कद्या--चक्रवत्ती की जाज्ञा को ैि धारण रर उसका पालन करना मेरा कत्तेब्य हैं । 





>> 
ध्् 
गा] 
4६ श 

















उब बनिष्ठ ने ऊहा--चक्रतर्ती ने यह आज्ञा नही दी है कि तुम 'कठकपूर्ण अरण्य 
में जाओ । हाँ, शत्रुओं के शर के तमान वचन कहनेवाली कर केकेयी की ओर से पनाये गये 
भाले को धारण करनेवाले चक्रवर्तों ले उसको वर व्वि हैं। 

उज्ज्वल धर्म की रक्षा के लिए उत्तन्न राम ले कहा--मेरें पिता ने मेरी माता का 
बर विये। भेरी माता ने सके ( इन जाले की ) आज्ञा ठी। मैने वह आज्ञा शिरोधाय कव। 
सबके साक्षी बने हुए आप क्या हमको रोकने का विचार कर रहे हैं हे 

तब परत्तिष्ठ अवाक्‌ होकर, धरती पर अश्रु बहाते हुए रछड़े रहे । प्रवताकार कषी: 
बाले राम- सुमिवर को प्रयाम करके अछती के स्वपनव याचीरों से घुक्त याताद के 
वार घर जा पहुँचे । 


बा 


इल्कल मे शोमायनान- लक्ष्मण में अनुद्ृत- प्रभृत आनन्द से भरित और नमन 


री 


अयोध्याकाएड २१६ 


भी अधिक सुन्दर बदन से युक्त राम के निश्चय को जानकर उस नगर के लोगो को जो ढुःख 
हुआ; अब हम उसका वर्णन किसी प्रकार से करेंगे । ५ 
ब्राह्मपो, अपूर्व तपस्या से युक्त सुनियो, राजाओ तथा उंस देश के निवासियों के 
हृदय की दशा के बारे मे हम कया कहे १ (इस घटना से) देवता लोग भी इतने दुःखी हुए कि 
उन्होने भविष्य में उत्तन्न होनेवाले सुख को भी त्याग दिया | 
देव-स्मणियो की समता करनेवाली नारियाँ ( वल्कलधारी ) रास को देखकर 
अपने करो से अपनी मदभरी आँखों पर इस प्रकार प्रहार करने लगी, जेसे कमलपुष्प पर 
मेंडरानेवाले मत्त भ्रमरो को घने पल्‍्लवों से उड़ा रही हो । 
कुछ लोग ( राम के प्रति ) अक्ञीण अनुराग के कारण राम के पिता के पूर्व ही 
स्वर्ग में जा पहुँचे। क्या इसका कारण उनका द्विविध कर्म-बन्धन को तोड़ देना था? 
या उनके व्याकुल प्राणी का लौटकर नही आना था १ 
कुछ गिर पड़े। कुछ सिसक-सिसककर रो उठे | कुछ अपनी आँखों से बहनेवाले 
अश्रुओ से ढक गये ! कुछ इस प्रकार कातर हो उठे, मानों उनके केशो में आग लग गई हो | 
कुछ लोग, जो इस प्रकार दुःखी थे, जैसे प्रभूत संपत्ति को खो बेंठे हो और 
जो इन्तुरस-समान ( मधुर ) वचनवाले थे, आँखों से ऑसू न बहाते हुए लौह-सहश हृदयों 
के साथ स्तव्ध हो खड़े रहे। कदाचित्‌ अपार दुःख से उनकी बुद्धि भ्रात हो गई थी | 
कुछ लोगो के शरीर से निकले हुए प्राण एक दशा में स्थिर नही रहे और ऐसे हो 
गये कि अभी चले, अभी चले। कुछ के प्राण बाहर निकलकर पुनः शरीर में लौट आये। 
कुछ लोगो की आँखों से, अश्रुओं के सूख जाने से, रक्त ऐसे बहने लगा, जेसे घाव से 
बहता है। 
दो सूँड़ोबाले हाथी-जेसे ( सुजाओवाले ) अनेक वीरो ने अपने बड़े करवाल से 
अपने शिर को काट डाला और एक हाथ में ( अपना शिर ) रखकर उसे उछालने 
लगे और कुछ वीरो ने अपने कमल-नेत्रों को कटार से भोककर निकाल दिया | 
उनके ( ल्लियों के ) आभरण बिखर पड़े | आमरणो के रत्न बिखर पड़े | पृष्पहार- 
जेसी मेखलाएँ बिखर गईं। रमणियो के उज्ज्वल मंदहास अदृश्य हो गये। उनके सुन्दर बदन 
( जो पहले कभी चन्द्रमा से परास्त नही होते थे, अब ) चन्द्रमा से परास्त हो गये | 
चक्रवर्ती की पवित्र पातित्रत्यवाली साठ सहख पत्लियाँ अश्नु बहाती हुईं राम के 
पीछे-पीछे चली और अपने मुँह खोलकर वीची-भरे समुद्र के समान शब्द करती हुई रो पड़ी | 
वे स्रियाँ, जिनके राम के अतिरिक्त अन्य कोई पुत्र नहीं था, इस प्रकार ( भूमि 
पर ) गिरकर रोती थी, जेसे मयूर, कोकिल और हस पंखों से हीन होकर धरती पर 
आ गिरे हो | 
उन स्त्रियों की अमृत से भी अधिक मधुर वाणी, अविराम रूप में निःश्वास भरते 
हुए रोते रहने के कारण, वंशी तथा तत्नी से युक्त मधुर नादवाले याक-वाद्य से हार गई | 
अहों। क्या ( राम के ) जाने योग्व स्थान अरण्य है। कहकर वे र्त्रियाँ 
विलाप कर रही थी। उनके वदनों से विशाल चहार-दिवारी से युक्त प्रासाद एक 


२२० कब रामायरा 


ऐसे सरोवर के समान लगता था, जिससे रक्त कुबलय दिन में ही विकसित हो रहे हो | 
उनके नेत्रों से उत्मन्न अभ्रु की नव्या, उनके वक्ष पर के प्रभूत कूछुम-लेप और 
चदनरस-स्पी कीचड़ से मिलकर सुक्ताहार को वहाती हुई, घने स्वन-रुपी पर्वतों को पार 
कर गई और मेखला-युक्त कटि-तट रुपी समुद्र मे जा पहुँची | 
उद्यानो से पूर्ण कोशल देश के प्रस्न॒ ( दशरथ ) की पत्नियों को, उनके कमल- 
सहश उज्ज्वल सुखों को आज सूर्य ने भी देखा । स्वर्ग भे रहनेवाला देवेंद्र ही क्यो न हो, 
जब विपदा उत्पन्न होती है, तव उसे क्या नहीं मोगना पड़ता है 7--( अर्थात्‌ , असूर्यम्पश्या 
कही जानेवाली ल्ियाँ भी राम के वबन-गमन का समाचार सुनकर वाहर निकल आईं ) ) 
माताएँ, बधुजन, आश्रित जन, दूर की रहनेवाली, समीप की रहनेवाली, सब 
प्रकार की ज्तरियों प्रज्बलित अप्नि मे गिरी-सी तड़प छठी और घरो के ऑगनो मे और बाहर 
भर गई । 
सब लोग चिल्ला उठे | ( अयोध्या की जनता ) सब दिशाओं में उमड़े हुए 
समुद्र के समान वड़ी ध्वनि करती हुईं राम को घेरकर चल पड़ी | पर्वत-समान कंधोवाले 
राम, उनको क्‍या कहना चाहिए-यह नही जानते हुए और उनको लौटाने का कोई उपाय 
भी नहीं देखते हुए अपने प्रासाद की ओर बढ़ चले | 
जो राम उन्नत किरीट को धारण करने के लिए, उत्तम रत्नों से जटित रथ पर 
सवार होकर गये थे, वही अब वल्कल पहनकर पुनः उसी सुन्दर तथा विशाल वीथी मे 
( पेदल ) चल रहे थे | 
उनको देखकर कुछ लोग कह रहे थे--अजन-वर्ण इस प्रम्मु पर जो विषदा आ 
पड़ी हे, उसे देखकर भी जो प्राण शरीर को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, उन प्राणो' तथा उन 
हृंढयों से बढ़कर कठोर वस्तु का हम अनुमान तक नहीं कर सकते ) सचमुच भनुप्य का 
स्वार्थ विष से भी अधिक ऋर होता है। 
कुछ लोग कह रहे थे--हम इस प्रतीक्षा में वीथी मे खडे थे कि रामचन्दर राज- 
तिलक धारण करके इस मार्ग से लौठेगे , किन्तु अब हम उन्हें धूप से मरी धरती पर यो 
चलते हुए देख रहे हैं। इस देश मे, जहाँ एक खत्री इस प्रकार का कर कार्य करती है, 
नेत्रवान्‌ होकर जन्म लेना ही पाप है| 
कुछ लोग कह रहे ये--क्या यह उच्चित है कि सारे ससार को अपना बनाने 
की शक्ति रखनेवाला, ज्येष्ठ पुत्र होकर उत्पन्न होनेवाला, यह राम; व्याप्रो के निवासभूत 
अरण्य में निवास करने के लिए जायें और यो उसे जाते हुए देखकर भी हम चुप रहे! 
अहो । हमारा प्रेम भी अदभुत सुन्दर हे ! 
कुछ लोग कद रहे थे--क्षनिय-छुल को मिटानेवाले परशुराम के बल को भय 
करनेवाले इस घनश्याम राम ने शक्तिदीन वथा विवेक-अष्ट हुए उक्रवत्ती को देखकर यह नहीं 
कहा कि आप हित को छोड़कर धर्म का नाश क्यों करना चाहते हैं? अतः, यह राम भी 
इस प्रथ्वी के शासन से हटानेवाली उस केकेबी के ही समान है | हु 
बुछु लोग कह रहे थे--अपनी सुन्दर कटि में वल्कल पहने, बड़े ढ'स से अमिमृत 


अयोध्याकाणड २२१ 


होकर राम के पीछे-पीछे चलनेवाला दो पुत्रो की जननी ( सुमित्रा ) का यह पुत्र ( लद्षमण ) 
ही इस नगर-भर में रास का अनन्य वन्धु है | 
कुछ लोग यह कहते हुए कि पत्थर से भी अधिक कठोर अपने हृंदयों को हम 
फरसे से काट देगे--दौड़ जाते थे और मार्ग-मध्य अपने अश्रुओ के कारण उत्मन्न कीचड़ मे 
फिसलकर गिर पड़ते थे। 
कुछ लोग अपने शरीर पर से रल्ताभरणों कों उतारकर फेंक देते थे। विद्य त्‌- 
समान कांति से युक्त अपने शरीर पर से रंग-विरगे वस्रों को फाड़कर फ्रेंक देते थे और 
छोटे फटे वत्न पहन लेते थे। 
कुछ लोग कह रहे थे--संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अनेक पुत्रों के 
होने पर भी, यदि उनका कोई एक पुत्र किसी अवयव से हीन होंकर उत्नन्न होता है, 
तो अपने प्राण छोड़ ढेते है | किन्तु इन चक्रवर्ती का; जो अपने ज्येष्ठ पुत्र को अरण्य मे 
भेजकर अपने वचन की रक्त! कर रहे है, उनका मन लोहे से भी अधिक कठोर है| 
कुछ लोग कह रहे थे---यह रामचन्द्र मेघ के अतिरिक्त अन्य किसी उपमान से 
दीन श्रेष्ठ करुणा की मूर्ति है, इसके अतिरिक्त इसमे दूसरी कोई कमी नहीं है। यदि नगर 
की सारी प्रजा इसके साथ ही अरण्य भे जा बसे, तव मी क्‍या केकेयी अपने प्रिय पृत्र के 
साथ इस प्रृथ्वी का शासन करती रहेंगी ? 
कुछ-कुछ भुकी हुई सूछम कंटि को दुखानेवाले स्तन-भार से युक्त ख्त्रियाँ रोदन 
की ध्वनि के साथ, घने 'कान्टल पुष्प-सह्श अपने अरुण करों को सिर पर रखे हुए. 
लताओं के समान एक ओर खड़ी रही | 
चन्द्र को छूनेवाले शिखरो से युक्त प्रासाटो की ऊपरी मजिलो में खड़ी हुई ल्लियो 
की आँखों से निरंतर बहनेवाले ऑसू उनके स्तनों को भिगो रहे थे | वे स्लियाँ पबत-शिखरो 
पर स्थित मयूरों के समान ढुलखी हो रही थी। 
मेघ-सह्श अगरु-धूम से भरे सौधो के विशाल वातायनों से ( राम को ) 
देखलेवाली गद्गढ स्वरवाली ल्लियो की अजन-लगी आँखों से अश्रुजल निर्भार के समान 
बह रहा था | वे स्तरियॉँ पिंजरस्थ शुक के समान रो रही थी | 
सौधो की ऊपरी मजिलो से देखलेवाले लोगो की आँखों से वड़ी-बड़ी अश्रधाराएँ: 
“ निकलकर सौधो के वाहर वह रही थी | अतः, ऐसा लगता था, मानों वे सौध भी चक्रक्‍तती- 
कुमार ( राम ) के अति दुःखी होंकर गो रहे है| 
ल्विवाँ अपने शिशुओ को भूल गई | पुत्र अपनी माता को भूल गये | इस प्रकार 
उम नगर के लोग ध्याकुल होकर बड़ी प्रीडा से ग्रजा-रहित-से होकर बड़े शब्द के साथ 
रोरहेथे। 
.... कामर ( नामक ) राग के समान झदु स्वर्चाली सब सुन्दरियाँ वीथी में एक 
हो गईं, जिससे घवल प्रासाद, सुन्दर दृश्य तथा सुगधित केशोवाली लक्ष्मी से विहीन कमल 
के समान लगते थे | 


शर-विद्ध हरिणियाँ विकल हो रही हो---हस गलार 7प कफक एकरलि+ “--+ 


२२ 
पर 


न 


कंत्र रामायस 


हुई उत्तम कर्णामरणों से युक्त सुदरियाँ घन-पटल के समान केशपाशों को धरती पर फैलाये 
अपने आभरण बिखेरते हुए भुण्डो में जा रही थी। 

पर्वत-्समान सौधो की पताकाएँ संकुचित हो गईं। उत्तम भेरियों के शब्द 
थम गये | विविध वाद्यों के नाद दव गये। आखादों के प्राचीरों से बाहर की वीथियों की 
धूल धरती में चारों ओर वहनेवाली अश्लधारा से दब गई | 

रमोईघर धूम-हीन हो गये | छँचे सोध अगरु-धूम से विहीन हो गये। शुक्षों के 
पात्र दूध से विहीन हों गये और उत्तम रत्न-जटित पालने और उनमे सोनेवाले शिशु, 
स्त्रियों के आगमन से विद्ीन हो गये--(अर्थात्‌ , पालनों में स्थित बच्चों के रोने पर भी 
माताएँ नही आती थी | ) 

सबके झुख प्राण-हीन जेसे काति-रहित हो गये। मेघ-समूह वर्षा-रहित हो गये। 
घोड़े, स्वच्छ जल से युक्त अश्व-शालाओ को छोड़कर चले गये । मत्तगज, पुष्पों के मधु को 
पीनेवाले भ्रमरो के जैसे, अपने आनन्द को छोड़कर चले गये। 

छत्र छाया नही कर रहे थे | दी्ध नयनोवाली रमणियों के केश पुष्पों से शोमित 
नही हो रहे थे | पुरुषों के पाद-युगल बीर-बलयो से युक्त नही थे। क्रोधी मन्मथ के बाण भी 
उप्णता-विहीन हो गये | हस अपनी हसिनी को छोड़कर चल पडे | 

वीथियाँ, अश्वो की किंकिणियो की ध्वनि, भेरियों के चर्म-आवरण की ध्वनि 
और मेघ-समान शब्द करनेवाले रथों की ध्वनि से रहित होकर स्वच्छ वीचियो से युक्त जल 
की ध्वनि से विहीन समुद्र के समान लगने लगी | 

राजवीधियों भे रोदन की ध्वनियों को छोडकर वाद्यो की ध्वनियाँ नहीं होती थो। 
बीणा-सत्रियों के क्रमवद्ध स्व॒रों की ध्वनि नही होती थी | अनिमेष नयनोवाले देवो के उत्सवी 
मे उत्न्न होनेवाली ध्वनि भी नही हो रही थी | रु 

स्पष्ट शब्दवाले नूपुरो से प्रतिध्वनित सौध, अब शब्द-रहित थे। मेखलाओं के 
सबंध मे भी यही वात थी । जलचर पक्षी नही बोल रहे थे। उद्यान में भी ऐसी ही बात थी। 
पृष्यो में श्रमर शब्द नहीं कर रहें थे | हाथी भी ऐसे ही हो गये। 

खेत, जल को भूल गये--(अर्थात्‌ , किसान खेतों को सोचने की बात भूल गये ।) 
लाल अधरवाली सुन्दरियों के कर, नवजात शिशुओं को भूल गये | प्रज्वलित होमाभियाँ, 
घृत को भूल गई--( अर्थात्‌; ब्राह्मण उनमे धृत का होम करना भूल गये । ) आतग्ानी 
ब्रात्मतत््व को भूल गये। वेद. शब्द को भूल गये--(अर्थात्‌ , वेदों का वाचन बन्द हो गया) | 

मुण्डी में नृथ् करनेवाले अब रो पढ। अम्ृत-समान मधुर सत्त स्व्री मे री 
करनेवाले अब रो पढ़े | अपने प्रियतमों के साथ अरणय-कलह में कुषित तथा पुण्ममालाओं है 
गद्दित मुन्दर्यों अब रो पी । अपने प्रिकततमो से मिलकर (आनदित) ग्हनेबाली सुन्दरियों 
भी अब सो पी । 2 

हागी जलाशयो के पास जाकर अपनी सूंड. जल पीने के लिए महीं बढ़ते थ। 
प्रोडे मेंह मे थास नहीं लेते थे | पत्ती अपने बच्चो के लिए आहार नहीं लाते थे। गागे जपने 
बच्ची को दृध नहीं पिलानी थी और उनके वत्स व्यावुलता से द्रवित हो र४ई के । 


अयोध्याकाएड २२३ 


पुरुषों के वक्ष पर युवतियों के स्तन-रूपी नारिकेल अंचित नहीं हो रहें थे-- 
( अर्थात्‌; वे आलिंगन नही कर रहे थे ) | पुष्प-ससुदाय, चंदन-लेप करनेवाले पुरुषों के केशो 
को तथा उनकी युवतियों के केशों को अलंकृत नही कर रहे थे | 

बडे गज, सुखपट्ट और उत्तम आमरणों से घृणा करते थे। सौध-समुदाय, शिखरों 
में पहनने योग्य सुन्दर अलंकारो से घृणा करते थे। ध्वजाएँ, आकपक सौदय से रहित हो 
गई थी। स्वर्णणय मनोहर प्राचीर, सुदुगतिवाले कबूतरों तथा कवूतरियों की सुन्दरता से 
रहित हो गये | 

सुख-दुःख को समान रूप से देखनवाले योगी भी अधिक पीडा से दुःखी हुए। फिर, 
उन साधारण संसारी व्यक्तियों के बारे भे क्या कहा जाय, जो दुःख के समय, अपने पाप का 
फल मानकर व्याकुल होते हैं और सुख प्रात्त होने पर पुण्य का फल मानकर आनंदित होते हैं| 

वह अयोध्यानगर, (प्राणियों के ) शरीरों से निःश्वास के साथ बाहर न 
निकलनेवाले प्राणों के व्याकुल होने से, मनोहर शोमा के मिट जाने से, अत्यधिक पीडा 
कारक दुःख के बढले से तथा न मिटनेवाली पंचेंद्रियों के अस्त-व्यस्त होने से, उन (दशरथ) 
के समान ही लगते थे, जो ( राम के विरह में ) अपने प्राण छोड़ रहे थे। 

इस प्रकार, जब उस नगर के लोग अत्यन्त कातर होंकर पीडित हो रहे थे, कही 
भुंण्ड बाँधकर खडे थे और कहो बुद्धिश्रष्ट दो रोते हुए पीछे-पीछे चल रहे थे, तव राम, जो 
सचरणसान विविध आ्राणियों की एक आत्मा के समान थे; उज्ज्वल आमरण-भूषित स्तनवती 
जानकी के आवास में जा पहुँचे | 

ज्यों ही सीता ने वल्कलधारी राम को एवं उनके पाशवों में माताओं, सुनियों, 
ब्राह्मणों और राजाओ को रोते हुए तथा धूलि-भरे शरीरो के साथ थाते हुए देखा, त्यो ही 
वह चित्र-प्रतिमा जेसी सुन्द्री, स्तव्ध होकर उठ खड़ी हो गई। 

इस प्रकार उठकर खड़ी होनेवाली उन सीता का आलिगन करके उनकी सासो से 
उन्हें अंजन-अंबित नयनों के नूतन नीर से नहलाया। तब जानकी, जो उस परिस्थिति का 
कारण नही जानती थी, व्याकुल चित्त के साथ अपनी विशाल आँखों से राम को देखकर 
अभ्रु-धारा बहाती हुई-- 

और विद्युत्‌ के समान कॉपती हुईं वोली--हे स्वरणवीर-बलयधारी | इस दुःख 
का कारण क्या है? क्या कीर्तिमान्‌ चक्रवर्ती को कुछ विषदा हुईं है £ क्या हुआ १ बताइए | 

रास ने सीता से कहा--मेरा उपमा-रहित भाई ( भरत ) राज्य करेगा। अपने 
आश्रयभूत गुदजनों की आज्ञा से, मैं मेघो से भरित घने वन में जारँगा और उस घन 
को देखकर फिर लौट आऊेँंगा | तुम दुःखी मत होओं | 

"पति राज्य के अधिकार से वचित हो गये और वन-गमन करनेवाले है'---इस 
विचार से सीता डुःखी नहो हुईं। किन्तु 'तम ढुःखी मत होओ, मै जा रहा हूँ"--राम का यह 
कठोर वचन ही ( सीता को ) अत्यन्त पीडित कर रहा था | 

जब विष्यु भगवान्‌ धर्म मिट जायगा, उसकी रक्षा करनी हे [इस विचार 
से ज्ञीरसागर में अपने पर्यक को छोडकर अयोध्या में अबतीर्ण हुए थे, तव लक्ष्मी देवी भी 


२२४ कंब रामायण 


( सीता के रूप में ) अवतीर्ण होकर उनसे विद्युक्त रहने लगी थी; ऐसी वह (सीता ) 
क्या इस वचन को सह सकती कि राम उसको छोड़कर चले जायेंगे ? 

राम की छक्ति को सोच-सोचकर सीता ऐसी व्याकुल खड़ी रही, जेसे उसके प्राण 
ही निकल रहे हो | फिर, यह वोली कि माता-पिता की आजा का पालन करने का निश्चय 
अत्यन्त उचित ही है, किन्तु मुझे किस कारण से ( अयोध्या में ही ) रहने को कह रहे है ! 

तब राम ने कहा--शीतल अलक्तक-रस से अलंकृत तुम्हारे मृदुल चरण इस योग्य 
नहीं है कि राक्षत्त जैसे लगनेवाले पर्वतों मे, पिघली हुईं लाख जैसे उष्ण पत्थरों पर तुम चलो। 

यह सुनकर सीता ने उत्तर दिया--आप मेरे प्रति कृपाहीन और प्रेमहीन होकर 
मुके छोडकर जाने की वात कह रहे हैं, ( आप के बिरह में उत्तत्न होनेवाले ) इस ताप 
के सामने प्रलयकालीन सूर्य का ताप भी कुछ नहीं होगा | वह विशाल अरण्य क्या आपके 
विरह से भी अधिक तापजनक है? 

प्रकु ने सीता के वचनों को सुना और साथ ही उन ( सीता ) के मन को मी 
पहचाना , वे यह भी नहीं चाहते थे कि सीता अपने नेत्रों से अश्ु-समुद्र को प्रवाहित करती 
रहे | इसलिए, वे सोचते खडे रहे कि अब मेरा कर्तव्य क्या है। 

उस समय, सीता अपने विशाल प्रासाद के भीतर गई | अपने योग्य वल्कल-चतन 
धारण करके विचार-मम्न प्रसु के निकट आकर उनके तालवबृक्ष जैसे दीघ कर को पकड़कर 
खड़ी हो गई | 

सीता का वह कार्य देखकर सव लोग धरती पर गिर पड़े। फिर भी मर नहीं 
गये। जब आयु के दिन अमी शेप थे; तब वे केसे मर जाते ? जिनकी आश्यु ममात नही 
होती, मे थुगान्त के समय में भी जीवित ही रहते है। 

सीता को देखकर, माताएँ, बहिनें, साथिनें, सखियौं---सब जैसे अग्नि की 
ज्वाला में गिर पड़ी । तब कमलनयन रामचद्र सीता के प्रति कहसे लगे-- 

कुद और सुक्ता को परास्त करनेवाले उज्ज्वल दाँतो से युक्त; है देवि | वन-गमन 
से होनेबाले कष्टों को तुम नहीं जानती हो । मेरे साथ चलने को सनन्‍्नद्ध हो गई हो, अतः 
तुम मेरे लिए अपार दुःख उत्नन्न कर रही हो। 

क्षत्रिय-वश के श्रेष्ठ राम के यह कहने पर कोकिल को परास्त करनेवाली मधुर 
वाणी से युक्त सीता, कोप के साथ बोलौ---आपको मेरे कारण ही संकट उतन्न होता है, 
कदाचित्‌ सुके छोड़कर जाने मे आपको सुख ही सुख है। 

तव उदार सुणवाल्ते राम कुछ उत्तर नही दे सके और सीता को साथ लेकर उत 
बीथी में, जहाँ नर-मारी, अभु-प्रवाह के कारण खेत के जैसे कीचड़ से भरी धरती पर पढे थे, 
चलकर बड़ी कठिनाई से आगे बढ़े। 

राम आगे-थागे जा रहें थे, उनके साथ सीता बल्कल पहले पीछे-पीछे जा रही थी 
और उनके पीछे धढ धनुर्धारी लक्ष्मण जा रहें थे। उस दृश्य को देखकर, छत्त नगर के 
लोगी को जो हुःख हुआ, उसका वणन करना समव नहीं है । 

उस समय कोई भी अमगल उत्न्न करने के कारण रोये नहीं | सब व्याकुछ चित 


अगोध्याकारइ दर 


के माथ वह सोचकर कि राम के पहले ही हम वन में पहुँच जायेगे, कोलाइल-व्वनि बढ़ाते 
हुए, थागे बढ़ चले | 25 
रे विजयमाला से भूपित भाले को धारण करनेवाले रामचंद्र अपने प्ता के मौध- 
द्वार पर पहुँचे । वहाँ अपनी माताओं के प्रति कर जोड़कर विनती की कि छाए लोग 
यही रहकर चक्रवर्ती को मालना दे । वह सुनकर माताएँ मू्च्छित होकर गिर गई। 

सज्ञा लीटने पर उन्होंने गदगढ कठ से पुत्र ( राम ) को आशीष विये [ पुन्न'द्ू 
की प्रशंसा की । कनिष्ठ कुमार ( लक्ष्मण ) की प्रस्तुति की और देवताओं में धार्थना दी कि 
है वुल-देवताओ ! इनकी रक्षा करना। ु 

उन माताओं के बड़ी कठिनाई से हटसे पर, राम ने मुनिवर वरिष्ठ को प्रणाम 
किया | फिर, स्वय अपने प्राप-ममान भाई और सीता के नाथ एक रथ पर बारूद होकर 
चल पढ़े। ( १-२४० ) 


६५] 


अध्याय ३ 
ते्न-निमज्जन पटल 


विशाल सेना से युक्त चक्तत्ती से क्रमी विशुक्त न होनेवाली उनकी पलियाँ 
( राम के साथ न जाकर ) इक गई | उस विव्य नगर में स्थित चित्र भी प्राणहीन होसे 
के कारण (जाने से ) रह गये | इनको छोड़कर. पिता की थाना से (बन ) 
के माथ न जानेवाल्ा वहाँ कोई नहीं रहा | 

वह स्वर्णमय रथ, उसके चारो ओर उप्ण अश्रु-जल 
धीरे-धीरे चल रहा था और उस विव्य म्ल्व ( विष्यु के मत्यावतार 
जिसते मप्त लोकों को एक करनेत्राले महान 
प्राण्यों का छद़ार किया था | 

सूर्य मानों राम को वन जाते हुए नही देखना चाहता हो, (इसलिए) वह पर्वत के 
मध्य जा छिपने के लिए लरित गति से वह चला) तव गाये और मैंसे अपले गोष्ठों में 
आकर य्रविष्ठ हुईं | धूप मिट गई और नहत्र चमकने लगे | 

कैमलमव ब्रह्मा के द्वारा चन्द्र के खड़ों को लेकर मिर्भित उज्ज्वल ललादवाली 
पुन्दरियों के बदन के समान कमल-युणों के उमृह) अश्रुजल-हुपी भद्र के प्रवाहित होने 
से शोभाहीन होकर मेंह भुकाये खड़े रहे | 

तध्वाकाल भ्रे सूर्य के बस्तंगत होने से बाकाश: 
से विक्तत हुए कैकेवी के मन के समान ही 
अन्धकार से भर गया । 


जालेवाले राम 


ले के प्रवाहित होने से, 
बदार ) के समान लगता था, 
हान्‌ समुद्र के जल्न में संचरण काके समार के 


-अदेश, मंथग के वच्न-ल्‍्वी वि 


अपनी अदुणिमा बने ( प्रकाश को ) छोड़कर 


र२६ कब रामायगु 


सर्वत्र नक्षत्रों से प्रकाशमान नील वर्ण आकाश, इन्द्र की देह के समान लगता था, 
(देह) मुनिवर ( गौतम ) के द्वारा दुःख के माथ दिये गये शाप के प्रभाव से अनेक अनिमेष 
नवनों में युक्त हो गई थी | 

राम उस अयोध्यानगर को छोड़कर शीघ्र गति से दो योजन दर पारकर गये 
और सुगनन्‍्व-मरे एक उद्यान भें पहुँचे। वहाँ उतरकर अपने मिन्न-समान अनेक झुनियों के 
साथ विश्राम करने लगे ; तव--- 

राम का विरह न सहकर उनके साथ आई हुई जनता एक ग्ोजन-पयंत ग्रदेश को 
घरकर पत्तियों से भरे उस उपचन के बाहर इस प्रकार पेली पडी रही कि तिल रखने के 
लिए भी वहाँ स्थान नहीं रहा | 

वे लोग मुँह मे रखकर न बुछ खा रहे थे, न सो रहे थे, पर मन मे दुढकर 
सिसक्‌-सिसककर रो रह थे | उत्तम रत्न जहॉ बिखरे पड़े थे, ऐसे नदी-तट पर सैकत-राशियों 
और हरियाली पर वे ( विकल होंकर ) लोट रहे थे ) 

जलाशय में विकसित कमल-पुष्प के मध्य जैसे सुगंघ-मरें सद्योविकमित नील 
उत्मल खिले हों, बेसे नेन्रों से तथा कस्तूरी-गध से युक्त केशों से शोभावमान सुन्दरियाँ, धूम 
से आवृत दूध के फेन-जैसे वल्लो को ही शब्या वनाकर सो गई ) 

कमल-कोरक-ममान स्तनों, तीक्षण शर-समान नेत्रों तथा इक्छु रस-समान मधुर 
वाणी से युक्त कन्‍्याएँ, दिन-भर की बड़ी थकावट के कारण, नारिकेल-फल के जेसे स्तनों से 
युक्त अपनी धाइयो की गोद में ही पड़ी-पड़ी सो गई | 

( कमी ) मास से रहित न होनेवाले ( अर्थात्‌ , मदा शत्रुओं के मास से युक्त ) 
करत! नामक शत्र धारण करनेवाले वीर युवक, सिकता-राशियों से भरे प्रदेश में, आम के 
टिकोरे के समान नेत्रोंवाली अपनी यौचनवती पत्नियों के साथ, हथसार में वध हुए छोटी 
आँखोवाले मत्तगज के समान सोये पड़े थे | 

कुछ युवतियाँ जो सद्गुणों तथा ( पावित्रत्य के ) तप से सपन्न थी और अपने 
पति के सुखो के दर्शन तथा उनकी करुणा से तृप्त रहती थी, अब अत्वधिक ढुःख के कारण, 
जैसे नृत्यशील मबूर निष्याण हो पढ़े हों, उमी श्रकार सो रही थी और उनके शिशु उनके 
स्वन-चूचुकों पर अपने करों को फेग्ते हुए ठुख्थ-पान कर रहे थे | 

कुछ ख्त्रियाँ माधवीलता के कुजो मे. नक्षत्र-भरें आकाश के समान उन्ज्वल, नीले 
समय सेकत वेढी पर, मबूरों के विशाल मुण्ड के समान सोई पड़ी थी | बुछ स्तियाँ कुक 
वन के मध्य स्थित जलाशय के निकटस्थ सेक्त प्रदेश पर हसिनियों की श्रेणी के समान 
पड़ी थी | रे 

कुछ स्त्रियाँ चपक-पुष्पों के रुगन्धित उद्यानों मे इस प्रकार शिथिल पड़ी थीं जर्म 
तद्ण लताएँ छिन्न होकर मुरकाई पड़ी हों और कुछ खियाँ कचुको मे वेंबे स्तनों के साथ 
'मिकता-राशियों पर फेल्ी हुई प्रवाल-लताओं के समान प्रभाहीन हो सो रही थीं। 

कुछ ज्यों इस प्रकार सो ग्ही थी कि उनके पीन स्तनों पर धूल जग गई थी, 


जैसे कबुम-पुष्पों से भरे पंत पर ओस छाई हुई हो। दुछ लियाँ अपने हाथ का सिरहाना 


अयोध्याकाएड श्र७ 


बनाकर यो सो रही थी कि उनके वदन कातिहीन होकर, कुम्हलाकर, झुकुलित हुए कमल के 
समान लगते थे | हे 

कुछ, पथ-गमन के श्रम से चूर होकर, फैले हुए पत्थरों पर पड़ी सो रही थी | कुछ 
नीचे पडे पत्तो की राशि पर वेसुध पड़ी सो रही थी। कुछ, अपने वस्ौ का एकभाग मात्र 
पहनकर शेष भाग को विछाकर उस पर सो रही थी । कुछ पह्लवों को विछाकर उनपर 
शिथिल हो पड़ी थी | 

जब सब लोग इस प्रकार पडे सो रहे थे; तव ( बैवस्व॒त ) मनु के वंश में उत्पन्न 
राम ने सुमत्र को अपने निकट बुलाया ओर उससे कहा--तुम दोषहीन हों और सब गुणों के 
आगार हो | तुम्हे एक काम करना है | छुनों-- 

सुझपर गाढ प्रेम रखलेवालों को लौटाकर भेजना कठिन है। इनको यहाँ से 
भेजे बिना मेरा यहाँ से चला जाना भी उचित नहीं है। अतः; हे पितृ-तुल्य ! तुम अभी इस 
रथ को लौटाकर हे चलो | रथ के चिह्न को देखकर सब लोग यह समसेंगे कि मै अयोध्या को 
लौट गया हूँ ] इससे सारी जनता नगर को वापस चली जायगी | तुमसे यही मेरी प्रार्थना है | 

सद्गुणों से पूर्ण राम के यों कहने पर रथ चलाने मे चतुर सुमंत्र ने कहा--इस 
स्थान में तुम्हे छोड़कर और अपने प्यारे प्राणों को रखकर मुझे उस अयोध्यानगर में, वहाँ 
की दुःखपूर्ण दशा को देखने के लिए जाना है। मै उस क्र माता और कठोर नृपति से भी 
अधिक कठौर हूँ। 

लोहे के समान हृदयबाला मै, वहाँ जाकर क्या कहूँगा ! का यह कहूँगा कि राम 
को, अनकी पत्नी तथा भाई के साथ पुथ्पों से भरे उद्यान में जाने के लिए छोड़ आया हूँ? 
या यह कहूँगा कि राम को साथ लेकर अयोध्या को लौट आया हूँ ४ 

क्या यह कहूँगा कि पुराना मित्र तथा दोषहीन आचरणवाला मै, माला के योग्य 
कोमल पुष्पो पर भी चलने मे अशक्त ( अर्थात्‌ , अति सुकुमार ), कंचुक से बेंधे स्तनोवाली 
सीता के साथ दोनो बलवान कुमारों को कठोर धरती पर चलने के लिए उतारकर, स्वय 
रथ पर लौटकर चला आया हैँ १ 

क्‍या कठोर इन्द्रियो तथा शिला-जेसे मनवाला वचक मै, टूटे हृदय तथा शिथिल 
गात्र से पीडित होनेवाले चक्रवर्ती के निकट दक्षिण दिशा के अधिपति यम के दूत के समान 
जाऊं! क्या मैं तुमसे यह निवेदन कर सकता हूँ कि तुम अपनी सदबुद्धि से कोई योग्य 
बचन मुझे वताओ ( जिसे में अयोध्या मे चक्तवत्तीं को सुना सक्‌ )। 

है प्रभु । चारों दिशाओं के निवासी तथा नगर की प्रजा राम को समका-बुका- 
कर अयोध्या लौटा ले आयेगे'--यो कहकर चितित चक्रवत्ती को स्वस्थ किया गया था। 
अब कया मैं कठोर यम-सहश बचन से उनके प्राणो का हरण करूँगा ? 

क्या मैं उनको यह सुनारूंगा कि अम्नि में यज्ञ करके, बड़ी कठिनाई से प्रास किये 
गये आपके सिंह-सहश पुत्र, अरण्य में चले गये हैं/ ठीक विचार करने पर जान पड़ता है 


कि चक्ततत्ती को इस कठोर वचन को सुनानेवाले मेरे जैसे व्यक्ति से तो वह .कैकय-राजपुत्री 
ही अच्छी है। 


श्र्‌८ कंब रामायरा 


हे इस भ्रकार अततिम प्रार्थना करने पर मी सुमंत्र को बज्र का घोष ही ( अर्थात्‌ ; 
मै नही लौदूँगा ) सुनाई पड़ा, जिससे अत्यंत व्याकुल होकर तड़पनेवाले सर्प के समान व्याकुल 
होकर सुमन राम के चरणों को पकड़कर धरती पर लोट गया और विविध वचन कहकर 
रोने लगा। 

तब उन राम ने, जो निम्नह करने योग्य इन्द्रियों तथा मन के लिए अगोचर, पर 
परिशुद्ध बुद्धि के लिए गोचर हे, अपने विशाल हाथों से उठाकर उस सुमत्र को गले लगा 
लिया और उसके अश्रुओं को पोछकर एथक्‌ ले जाकर उससे कहा--- 

इस संसार भे हमारा जन्म हुआ है। उस ( जन्म ) के साथ घटित होनेवाली 
सव बातों को, उचित बुद्धि से, सोचकर समभने की शक्ति तुम रखते हो। यह सोचकर कि 
विपद उत्न्न हुई है, क्या तुम असाधारण रूप से उत्न्न होनेवाले अपयश को एवं धर्म के 
तत्त्व को भूल जाओगे १ 

श्रेष्ठ धर्म सब कार्यों से आये रहकर यश को स्थिर बनाता है और झूलु के पश्चात्‌ 
भी शाश्वत फल प्रदान करता है | ऐसे धर्म का आचरण करते ससय, कया यदि सुख हो, तो 
हम उसका आचरण करेगे, पर यदि कष्ट हो, तो क्या उस (धर्त ) को छोड़ देना उचित 
होगा १ 

शत्रुओ के उज्ज्वल शस््रों को बीरता के साथ अपने वक्ष पर सहन करना शूरता 
नही है। मृत्यु का भी सामना होने पर, अथवा सारी संपत्ति को खोने की आवश्यकता पडने 
पर भी, धर्म का परित्याग न करना ही शरता है। 

( शत्रुओ के ) शरीर को भेदकर उसमें स्थित ग्राणों के अपहारक भाले को धारण 
करनेवाले है राम | यदि मैं वन-गसन से होनेवाले कष्टों का विचार करके नगर को लौट 
जाऊँगा, तो क्या बेवस्थत मनु का यह कुल, जिसकी कीर्ति स्वर्ग तक फेली हुई है, धर्मच्युत 
नहीं कहलायया १ 

“आचरण के लिए दुस्साध्य सत्य का अनुसरण करनेवाले चक्रवर्ती (दशरथ) ने 
अपने प्यारे पुत्र को बन से सेज दिया-ऐसी”-- प्रख्याति उन चक्रवत्तीं के लिए एक तपस्या 
ही होगी और उनकी आजा को शिरोधाय्य करके वन जाना मेरे लिए भी तपस्या ही है| 
अतः, हे मेरे पितृ-तुल्य | तुम इससे छुःखी मत होओ | 

( नगर में लौटकर ) तुम पहले मुनिवर ( वसिष्ठ ) को नमस्कार करना और मेरे 
प्रणाम एवं मेरे बचनो को उन्हें सुनाना | उन झुनिवर से यह निवेदन करना कि वे स्वयं 
चक्नबर्त्ती के पास जाकर मेरा मनोभाव उनसे अकद करें | | 

सुनिबर के द्वारा ही मेरे भाई (भरत) को यह सन्देशा देना कि वह नीति-मा्ग 
पर दृड रहकर वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा स्वर्गलोकवासियों के लिए हितकारी कार्य करे तथा अपन 
आचरण से, मेरे वियोग से उत्पन्न सब लोगो के दुःख को दूर करे। फिर, रामचन्द्र ने सुमत्र 
में कहा-- 

तुम ( वसिष्ठ मुनिवर से ) यह कहना कि इस समय मेरे मन को यह वात किचिति 
भी पीडा नहीं ढे रही है कि मेरी छोटी माता के कारण एक वड़ा हुःख गरुझे उत्तन्न हुआ है| 


अयोध्याकाणड २२६ 


अतः, मेरे प्रति उनकी जेसी कृपा है, बेसी ही कृपा उस (केकेयी अथवा भरत) पर भी रखें | 
तुम यहाँ से लौटकर महान तपस्त्री (बसिष्ठ ) के साथ राजप्रासाद में जाओ 
और भेरे पिता के अपार दुःख को शांत करने का उपाय करो । उन चक्रवर्ती की कृपा मेरे 
उस भाई ( भरत ) पर भी वनी रहे, ऐसा उपाय करो--वही मेरी प्रार्थना है। 
मुखपट्ट से भूषित, मदखावी हाथियों को सेना से युक्त उक्तवर्ती को वसिष्ठ के 
द्वारा मेरा यह सन्देश पहुँचा देना कि चौदृह वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ में नगर को लोट 
आऊझँगा और उनके चरणों को प्रणाम करूँगा | वे दुःखी न हो | 
मेरी तीनो माताओं को क्रम के अनुसार भेरा प्रणाम पहुँचाना । फिर, चक्वर्ती के 
दुःख को शात करते हुए उनके निकट रहना--इस प्रकार राम ने, जो वेदों के लिए भी 
५ अज्षेय हैं ओर अब वन में जाकर रहते हैं, सुमंत्र से कहा | 
अनुपम महान्‌ रथ को चलाने में समर्थ सुमत्र ने, यह विचार कर कि दासता से 
वि्ुुख होना एक सेवक का कर्त्तव्य नही है, राम के चरणों पर नत हुआ | फिर, यह सोचकर 
कि पूर्व कर्मों के कारण हमे हुःख मोगना पड़ता है, भाले-जैसे नेत्रवाली जानकी को समस्कार 
करके उनकी ओर देखा | 
तब सीता ने ( सुमंत्र से ) कहा--चक्रकती को तथा सासों को मेरा नमस्कार 
कहना । फिर, मेरी प्यारी वहनो से कहना कि सोने के रगवाली मेरी सारिका को और तोते 
को सावधानी से पाले | 
सीता के बचन सुनकर, सारथि (बनवास से ) अधीर न होनेवाली उन (सीता) के 
हुःख का विचार करके व्यथित हुआ, और यह कहता हुआ कि “विपदा उत्तन्न होने पर उसे 
दूर करने में कौन समर्थ होता है और प्राण छोड़ना भी सुगम नहीं है'--पहले भीतर-ही- 
भीतर व्याकुल हुआ, फिर ऐसा रो पड़ा कि महाबीर राम के समकाने पर भी वह शान्त 
नहीं हुआ | 
सदा स्थिर रहनेवाले प्रेम से युक्त सुमंच, अपने दुःख से किंचित्‌ शान्त-सा होकर 
राम को पुनः-पुनः नमस्कार करके उनसे बिदा हुआ | फिर लक्ष्मण से उसने पूछा कि आपका 
क्या सन्देश है। 
तब लक्ष्मण से उत्तर दिया---जिन सत्वसध ने, पहले मेरे भाई को राज्य देने का 
वचन देंकर पुनः सारी संपत्ति को सुगन्धित केशोंवाली एक मारी को दे व्या, उनको चक्रवर्ती 
भानकर क्या अब भी कोई सदेश देना उचित होगा १ 
दे" फिर भी, उन असलहीन चक्रवत्तीं से, जो अपने ज्येष् पुत्र के वन में जाकर कद- 
यज्ञ खात रहते समय, स्वथ राजोचित भोजन करते रहते हैं, यह कहना कि उनके शरीर भे 
स्थित मांग इस ससार को छोड़कर अभी तक स्वर्ग नही गये, अतएव मैं उनकी हृठता की 
प्रशंसा करता हूँ । 
जल करवालधारी राजा भरत से कहना--मै, राजा होने के अधिकारी मेरे- 
अभु ( गम ) का भाई ( होने योग्य ) नहीं हूँ ( क्योकि मै अपने पिता से लड़कर उन्हें 
राज्य नही दिलवा सका )| राज्य का शासन करनेवाले उस भरत का भी भाई नहीं हूँ 


२३० कब रामायर| 


तथा उस शन्रुध्न को भी अपना अनुज नही मानता हूँ | में केबल एकाकी ही जन्मा हूँ। 
मेरा बल किचित्‌ भी कम नहीं है | 

इस समय आर्य (रास ) ने अपन भाई को देखकर कहा--है तात। ऐसे 
अशोभनीय बच्न कहना उच्चित नही | तव सारथि अपने मन में व्यथित होकर धरती पर 
गिरकर उनको प्रणाम करके रथ की ओर बढा | 

सुमत्र ने रथ-रूपी यत्र को ठीक किया। उसमें घोड़े जोते। सबकी दृष्टि से 
साफ सिखाई देनेवाले मार्ग से अपने रथ को लौटाकर ले चला | उसने निपुणता से रथ को 
ऐसे चलाया कि कोई भी व्यक्ति निद्रा से नही जग सका | ५ 

उस अधरात्रि से, प्रश्न ( राम ) भी देवी का पातिजत्य, अपनी उदारता, कलक- 
हीन कृपा, विवेक, सत्य, कार्य में निपुण अपने धनुष तथा अनुज ( लक्ष्मण ), इन सबको 
साथ लेकर चल पड़े। 

तब दिव्य प्रकाश से युक्त चद्रमा ऐसे उदित हुआ, मानो मायावी जीवन व्यतीत 
करनेवाले राज्ञसों का साथी बनकर उनके क्रूर कार्यों मे सहायता ढेनेवाले तथा राम-लक्मण 
के ( वन-गमन में ) विश्न-सा बने हुए, अजन सहृश अंधकार को भगाने के लिए आकाश ने 
अपने हाथ में दीपक ले लिया हो | 

बह अनुपम शीतल चंद्रमा इस प्रकार प्रकाशित हुआ, जैसे उस धर्मदेवता का 
प्रसन्न झुख हों, जो उसके प्राणों का विनाश करनलेवाले पाप को मिटाने में समर्थ, वज्न-सहश 
धनुष से युक्त राम-लहमण को वन-गमन के लिए सहमत करनेवाले सुकृत का विचार करके 
बड़ी प्रसन्‍नता से उन ( राम-लक्ष्मण ) के दर्शनार्थ वहाँ आया हो। 

ऊँचे बढ़े हुए बॉसो से युक्त उस वन मे पैदल चलनेवाले राम की ढुःख-दशा को 
देखकर, दुःखी होकर ही मानो रक्त-कमल मुकुलित हुए थे। कुबलय-पुष्प भी सप॑ के सिर 
का रूप धारण कर पीडित हो भुके थे। अब दूसरे पुष्पों के बारे में कहने की आवश्यकता 
ही क्‍या है ? 

चद्रमा अपनी चद्विका फैला रहा था, मानों इस विचार से कि धनुष जेसी भौहों- 
वाली (सीता ) के मदुल चरणो को चलने में क्लेश न हो । उसने कानन में सफेद रूई विद्वा 
दी हो। उस प्रकाश में अंजनपर्व॑त-सहृश सुन्दर पुरुष ( राम ) तथा वह कनिष्ठ ताजा 
ऐसा था, मानों पर्चु ( राम ) को उत्तम स्वर्ण के आवरण से आबृत कर रखा हो--धीरे-धीरे 
पग बढात हुए चले | 

क्ञीण कटि से पीन स्तनों का भार वहन करनरंवाली, लक्ष्मी कहलानेवाली तथा 
घने केश-मार से युक्त सीता, जल के बुदबुटों से भी अधिक मृहुल अपने छोटे चरणों को 
रखती हुईं रामचन्द्र के पीछे-पीछे चली | क्या कलक-रहित प्रेम से भी बढ़कर दृढ कोई 
वस्तु हों सकती है # है 

सूर्य के उदयाचल पर आने के पूर्व, लक्ष्मी के पति ( राम ) दक्षिण दिशा मे दो 
योजन दूर चले गये | अब उस सुमत्र के सबंध में कहेंगे, जो निर्मर-जेंस वहते नयन; आहत 
मन तथा अकेलापन साथ लिये तीत्रगामी अश्व-जुत रथ पर चला था। 


हे 
हद 
न 


अयोध्याकागड 


पॉठ घड़ी के अन्दर बह (सुमत्र ) ग्राचीरों से सुरक्षित अवोध्यानगर में था पहुँछा 
ओर जाकर कुलगुद्ध ( बमिष्ठ ) के चरणों पर नत हुआ | वे मुनिवर भी छ दृत्तांद सुनकर 
व्यथित-चित्त हुए ओर भविष्य को जानकर वोले--हाव । चऋकऋतर्ची के प्राण अब गये | 
मुनिवर यह कहते हुए कि उदारयुण दशस्थ स्थायी गहनेवाल अपवाद के डर से 
( राम को ) रोक नही सके । धरम की रक्षा करनेवाले राम ने मेरे कथन को भी माना 
नहीं। नियति को कौन जीत मकता है? इस ग्रकार रोते हुए वे सुमंत्र के साथ गज- 
प्रासाठ में गय। 
मत्रिगण वह सोचकर कि गम रथ ण्य लौट आये हैं--चंद्र के चारो ओर एंरि- 
वपण के समान दशरथ को घेरकर आये| किन्तु; वहाँ राम को न देखकर और अजल्ल उप 
धारा बहानेवाले सुमंत्र की दशा को देखकर बपने आनन्द को भूल गये 
पथ आ गया --यो वहाँ के सव लोग वोल उठे। उसे सुनकर और बह सीच- 
कर कि राम आ गये; दशरथ मृच्छा से उठ| कमल-समान अपने नेत्र खोलकर देखा | फिर 
अपने सम्मुख महान तपस्त्री ( वरिष्ठ ) को देखकर उनसे पृछा--क्श महादीर (राम) 
लौट आया १ 
मुनिवर, नहीं आये! कह सकने में असमर्थ हो थर्त्त विकल होकर झुफछाप 
रहे। मदगृणों से धूर्ण मुनिवर का मुख सूचित कर रहा था छि राम नहीं लौट] दव वशस्थ 
फिर मूर्च्छित हो गये । मुनिवर दुःखी होकर बह कहते हुए कि में चक्रवर्ती की पीडा को 
नही देख मकता, वहाँ से दूर हट गये | 
तब चक्रवर्ती ने अपने सारथि को देखकर पूछा--मेरा बल ( गम ) छू है वा 
समीप में 2 उत्तर मे सुमंत्र ने ज्योही वह कहा कि वे उनके अनुज तथा मिथिला मे 
उतनन्‍न लक्ष्मी-मह्श देवी तीनो सीधे बढ़े हुए वॉसों से मरे वन में गये, लवोही ठशस्थ के श्राप 
भी शरीर को छोड़कर निकल गये | 


श्ध्ि 
पे 


उस समय, उस स्थान पर, इन्द्र आदि सव देवता आकर एकत्र हुए और बह 
साचक्रर आनन्दित हुए के हमारे पिता ( विष्यु ) के पिता हमारे निकट आनेवाले हैं। 
उन्हाने चढ़ समान एक अनुपम विमान में उन ( व्शस्थ ) को व्छाब्र, नारायण के नामि- 
क्रमल मे उतन्न ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर ( बेकूंठ ) लोक में पहुँचावा, जहाँ से 


पुनगद्वात्ति नहीं हीती। 


उत्तम कुल्नजात मवृर-महश कोशल्वा; दशरथ की दशा को देखकर आश्रित हुई 
ओर उनकी देह का स्पश करके देखा। तब बह जानकर कि इनके प्राण निकल गये, दह 
स्यवन-हीन हो गई है, अल्न्त ब्वाइुल होकर घरती पर गिर पड़ी और यों वड़प उठी, जैसे 


कोई अस्थिहीन कीड़ा; कड़ी घृष मे पड़कर तड़प उठा हो | 
... पैह कोशल्या; उन्होंने ब्रह्मा ग्रदृति सारी उष्ठि के कारण+ भूत ज्िप्णु को पुत्र के 

हुप मे ग्ात्त करने का बड़ा मुकृत किया था; अब पति के विद्येग से इस 

बिलाप करने लगी जसे उन्द्रसा ने अमृत वन खो विया हो, जेसे कोई नाग उपसे मार्िक्य 

का स्वोक्य मृल्छित हुआ हो ओर कैसे क्राद्नी अपने साथी के खोक्रर 


| 


अचक्यर अक्रेल हक होछ द्वार 


श्३र्‌ कंब रामायरां 


जिनको कुछ कमी नहीं थी, ऐसे दशरथ हम पर कृपाहीन होकर अब हमे छोड़कर 
चले गये। मृत्यु के कारणभूत किसी व्याधि के विना ही मर गये | यो कहकर वे (कोशल्या) 
इस प्रकार तड़पकर गिरी, जेसे आकाश से वर्षा के न गिरने से किमी सूखनेवाले जलाशय में 
रहनेवाली मछली तड़पती हो । 

जो पुत्रवान्‌ होते है, उनको एक ही सुख नहों, अनेक सुख मिलते है| वे अपने 
पितरों को नरक से झुक्त करते है) इस लोक में अपने माता-पिता के जीवन की रक्षा 
करते हैं| जो पुत्र पाकर जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कोई विपदा उत्न्न नही होती « 
किन्तु मेरा पुत्र ( राम ) तो यहाँ आकर यह नहीं कह रहा है. कि ठुम डरो नहीं, ( इसके 
विपरीत ) बह अपने पिता की झूत्यु का कारण वन रहा है। यो कहती हुई कोशल्या कातर 
होकर बिलखने लगो | 

हाय ! दशरथ को, किसी व्याधि से या युद्ध मे साले, करवाल आदि शत्न्र से 
मृत्यु नही मिली। किन्तु अपने जाये पुत्र से ही मल ग्रा्त हुई ( अर्थात्‌, अपना प्यारा पुत्र 
ही झुत्यु का कारण बना ) | अहो, केकडा, मोती की सीप, फल देनेवाले केले का पेड़ और 
बाँस के जैसे दशरथ भी ( अपने जाये पुत्र के कारण ही ) मेत्यु-अस्त हों गये | यो कहकर 
वह मूर्चिछत हो गिरी । 

मेघ के मध्य कौघनेवाली विजली के समान दशरथ के वक्त पर गिरकर विलखनेवाली 
कौशल्या कहने लगी, मनोहर दी केशों से युक्त केक्ेयी । बुद्धि की चाठरी से तुमने राज्य 
प्रात्त किया । अपरिवर््तनीय वचन एसने प्रात किये। ढहुमने एक साथ अपने सारे मनोरथ 
पूर्ण कर लिये, अहो !” 

अनुपम गजराज से वियुक्त होकर, गहरे प्रेम के कारण विकल होनेवाली हृथिनी 
के समान कौशल्या कहने लगी--है राजन! हमने पूर्वकाल में एक अपूर्व रथ में बेठकर 
शबरासुर के युद्ध में उसे निहत किया था । त॒म्हारी कृपा से देवता लोग सुझी हुए थे। आज 
तुम स्वय उन ( देवो ) के अतिथि बन गये | 

बह कौशल्या, जिन्होंने राम को जन्म दिया था, जिससे देवता लोग भी शुतति 
(अर्थात्‌ , वेद ) के सारभूत परमपुरुष के दर्शन कर सके, कहने लगी--है राजन, एस क्या 
अपने पूर्च अनुप्ठित यज्ञी के फल भौगने के लिए गये हो १ या सत्य का अत लेने से उल्नन्न 
निःश्ेयस्‌ का अनुभव करने के लिए गये हो ? या श्रेष्ठ मनु द्वारा अतिपादित धर्म-मार्गे पर 
चलने से प्रात्त परमसुख का अनुमव करने के लिए गये हो १ 

जब चक्रवर्त्ती की पत्नियों में पट्टमहिषरी कौशल्या इसे प्रकार के वचन कह-कहकर 
बिलाप कर रही थी, उसी समय, उनकी सहेली जैसी सुमित्रा भी बिकलता से रोती हुई 
बेसुध पड़ी रही। सारे अन्तःपुर में ऐसी ब्शा थी, जैसे बुगान्त आ गया हो। आम ये 
डिकोरे-जेसे ममनोवाली ( दशरथ की ) अन्य देवियाँ भी आकर एकच हों गईं और 
बड़ा कातर शब्द करके रो पड़ी | 
“यू पक्िम पक्तियों में यह भाव व्वनित हुआ है कि अपने पत्ति को मारने की तुम्हारी इन्छा भी 

पूरी हो गई । 


अयोध्याकाएड २३३ 


उन्होंने अपने ग्राणो के साथी को मृत पड़े हुए देखा, तो वे भव के कारण 
विष-पान किये हुए व्यक्ति के जैसे कंपित हो उठी | उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि 
निष्कलक गुणवाले दशरथ का अनुसरण करके देवलोक मे जाना ही उत्तम है | इसलिए, भय 
और ब्याकुलता के उत्तरोच्तर बढ़ते रहने पर भी वे मूर्च्छित हो नही गिरी (अर्थात्‌ , दशरथ का 
सहगमन करने का दृढ निश्चय करके धीरता के साथ खड़ी रही ) अहो । क्या प्रेम से भी 
बढ़कर कठोर वस्तु कुछ है ? ! 
कलंकहीन चन्द्र-जेसे मुखबाली वे देवियाँ ऐसी खड़ी थी कि समुद्र से आबृत 
धरती भे, देव-लोक में, उससे परे स्थित अन्य लोको मे भी पातित्रत्य से युक्त स्त्रियों भ इन 
देवियों से बढ़कर कोई नही थी | अरणप्य की किसी नदी की धारा से पव॑त के घिर जाने पर, 
उसके शिखर के अच्चल पर एकत्र होनेवाले मयूरों के समूह के समान उन देवियों का समूह 
स्थिर खड़ा था । 
अपने पुत्र से वियुक्त होकर तथा अत्यन्त पीडाजनक कड़वे बचनों से अपने प्राण 
त्यागकर भी अन्त तक सत्य पर हृढ रहनेवाले चक्रवर्ती की देह को थे स्त्रियाँ पकडे हुए 
रो रही थी। वे ऐसी थी, मानो मोहजनक माया-रूपी मकरों से भरे जीवन-रूपी समुद्र 
के पार (एक व्यक्ति को ) पहुँचाकर लौटी हुई नोका में स्वयं भी जाने का श्रयज्ञ कर 
रही हो १ 
इस प्रकार जब साठ सहस्ल देवियाँ रो रही थी तथा निष्कलंक गुणवाली 
कौशल्या तथा सुमित्रा विकल हो मूच्छिंत पड़ी थी, तब रत्नमय रथ का सारथ्य करनेवाले 
सुमत्र ने जाकर झुनिवर ( वसिष्ठ ) को दशरथ की दशा का समाचार दिया | वे वेढक्ष मुनि 
तुरन्त आये और विधि के विधान के बारे मे सोचते हुए दुःख-मग्न हो रहे | 
सुनिवर यह सोचकर कि हमारे चक्रवत्ती वर देकर पुत्र से वियुक्त होने के दुःख से 
अब मुक्त हो गये, चिन्तित हुए। तरगों से च्चुब्ध सागर में किसी नोका के टूट जाने 
और उस नोका के नायक के म२ जाने पर किंकत्तंव्यविमृढ हो रहनेवाले पतवार चलानेवाले 
व्यक्ति के समान वे ( किकर्त्त॑व्यविमूढ़ ) हो रहे | 
सस्कारादि क्रियाएँ सम्पन्न करने के लिए यहाँ कोई पुत्र नही है| जो घटित 
होना है, वह अवश्य घटित होगा ही। अब क्‍या किया जाय १ यी विचार करके फिर यह 
निश्चय किया कि श्राति में पड़ी क्रूर केकेयी के पुत्र ( मरत ) के आले पर सब अतिम 
क्रियाएँ पूर्ण करेगे और स्त्रियों के समुद्र-मध्य पडे व्शरथ के शरीर को तेल के समुद्र 
में निमज्जित करके रखा | 
राजा की पत्नियों को देखकर वसिष्ठ ने कह्ा--जिस दिन इन ( चक्रवत्ती ) के 
अतिम सस्कार किये जायेगे, उत्त दिन इनकी देह का आलिंगन करके रक्तवर्ण अग्नि-ज्वाला में 
अपने प्राण छोड़ना। यो उनको वहाँ से हटाकर दोनों पह्ममहिषियों ( कौशल्या और 
सुमित्रा ) को कल्नकहीन प्रासाट से मेजा। फिर, सदेशवाहकों को यह कहकर कि 'शीतल 
पुष्पमालाओ से भूपित मरत को जाकर ले आओ”, और यह लिखकर कि “यह चक्रवत्तों की 
आजा है--भेज दिया । 


२३४ कब रामायण 


वे दूत केकरय-महाराज के सुन्दर नगर की ओर चल पड़े ] अपूर्वनान तथा तपस्या 
से सपन्‍न वरिष्ठ ने सेनापतियों मे एक चतुर व्यक्ति को देखकर कहा कि तुम आवश्यक 
राज्य-कार्य पूर्ण करो | फिर, अपने कुल-घर्म के अनुष्ठान के योग्य स्थान में जा पहुँचे | अब हम 
उस ग्रजा की दशा के संबंध मे कहेगे, जो राम के साथ (अरण्य में) जाकर निद्रामग्न हुई थी। 

सहस्ल उज्ज्वल किरणो से युक्त सूर्य, मानों यह कहता हुआ कि “उत्तम गुणवान््‌ 
पुत्र दशरथ स्वर्ग मे पहुँच गया, उनके ( चारो ) पुत्र नगर से बाहर कही रहते है, उन पुत्री 
( भरत और शब्रुब्न ) के आने तक मै ही इस नगर की रक्षा करूँगाः--प्रकाशमय रथ पर 
आरूढ होकर उज्ज्वल कर-रूपी करवाल लिये हुए प्रकट हुआ | तब मत्सों से पूर्ण समुद्र ने 
नगाड़े वजाये। देवताओ ने स्तुति-पाठ किया , ससार के लोगो ने वन्दना की । 

राम के पीछे-पीछे आये हुए लोग, जो इस प्रकार दु.खी थे कि उतना दुखी 
अन्य कोई नही हुआ था, वेसुध होकर निद्रा मे ड्रबे थे और यह सोचकर कि उदारगुण 
( राम ) वहाँ रहते हैं; उसी स्थान में ठहरे हुए थे, सब इस समय जग पड़े | फिर, करुणा 
से पूर्ण विशाल कमल-सदृश नयनोवाले घनश्याम राम को कही न देखकर विकल हुए और 
यह कहकर कि कभी न बद होनेवाले हमारे नेत्रों ने आज बद होकर हमे धोखा दिया, 
दुश्खी होकर धरती पर लोट गये। 

वे लोग राम का अन्वेषण करने के लिए आठो दिशाओ मे दौड़ते, किन्तु मार्ग- 
मध्य गिर पड़ते। यह कहते कि अहो । हमारे पर्रु हसे दुःख के ससझुद्र भे निमज्जित करके 
चले गये। उन्होने कितना क्लूर कार्य किया है | वह घना दडकारण्य इसी धरती पर है, 
अपनी बुद्धि से हम उसे दूँढकर पहचानेगे | हम यो चुप पडे नहो रह सकते | हम उस वन 
की ओर गये हुए रथ के चक्रो के चिहो को पकड़कर आगे चलेंगे | 

रथ के चक्रो के चिह्ृ को खोजते हुए जानेवाले लोगो ने रथ के चिहो को 
अयोध्यानगर की ओर लौटते हुए देखा । उससे उनके प्राण स्वस्थ हुए | वे सोचने लगे कि 
डरने की आवश्यकता नही | अम्ल अयोध्या पहुँच गये हैं| इस पर आनदित होकर वे यो 
घोष कर उठे, जेसे बज्रयुक्त आकाश और समुद्र एकत्र होकर शब्द कर उठे हो | 

उन नगरबासियो ने विचार किया--बसन्त के साथी मन्मथ के रुप-गर्व को 
मिटानेवाल्ले राम अयोध्या को लौट गये हैं। उनकी दशा इस प्रकार हुई, जैसे फुफकार 
करनेवाले सर्प के भयकर वक्र दत के दंश से ( उनके शरीर में ) वहे हुए विष को दर करने 
का अपूर्व औषध, अमृत” उन्हे मिल गया हो और उससे उनके ग्राण स्वस्थ हो गये हों | ;, 

ज्यो-ज्यो वे मार्ग में बढ़ते जाते थे, त्यों-त्यो उस रथ के चक्कों का ही चिह 
देखते थे | नगर से इतर अन्य किसी दिशा में उन चिहो को न देखकर वे उत्तरोत्तर वढनेवाले 
आनद से भरकर अपने अयोध्यानगर में उसी प्रकार पुनः आ पहुँचे, जिस प्रकार समुद्र 
प्रलय-काल से अपनी सीमा को पारकर ससार-भर में वह चलता है और पुनः अपनी सीमा के 
अन्दर आ पहुँचता है। 

नगर मे पहुँचने पर उन लोगो ने सुना कि चक्रक्ती स्वर्ग सिधार गये। वह 
समाचार भी सुना कि दशरथ के स्वर्गवास करने का कारण राम का वन-गमन ही हैं। तब 


अयोध्याकाणड २३५ 


उनके हृदय टुकड़े-टुकढ़े हो गये और वे मूर्चिछित होकर गिर पड़े। उनके महान्‌ शोक का 
बर्णन करना हमारी शक्ति के परे है। प्रत्येक व्यक्ति के प्राणों के निर्गेमन के लिए एक समय 
निश्चित होता है। अतः, बेसा गंभीर दुःख होने पर भी उनके प्राण शरीर को छोड़कर 
केसे निकल सकते थे ४ 

वे चक्रवत्ती की कुछ सेवा नहीं कर सके | वन को गये हुए राम के साथ रहकर 
उनकी कुछ सेवा नहीं कर सके | दुस्सह दुःख-रूपी कारागार में बदी होकर वे तड़प रहे थे ; 
तब अपूर्व तपस्या से सपन्‍न बसिष्ठ सुनिवर ने उनको, यह कहकर कि मै भी तो अपवाद से 
डरकर इन प्राणों को रखे हुए हूँ और इस शोक का अनुमव कर रहा हूँ; और कई प्रकार से 
सममाकर उन्हे शात किया । 

मुनिवर की आज्ञा से जलमध्य-स्थित वडवाप्ि से डरकर बेला को न लाँधनेवाले- 
समुद्र के समान, नगर के लोग छुःख-सागर मे निमभ्न हो रहे। अब हम, सदारगुण पिता 
की आज्ञा, देवों के सुकृत' से, अर्धरात्रि में बन-मार्ग पर चलनेवाले हृढ धनुर्धारी राम के 
कार्यों का वर्णन करेगे। ( १-८७ ) 


अध्याय 8 
गंगा पटल 


“इनके शरीर का रण अजन-सा है, या मरकत-समान है, अथवा तरंगो से पूर्ण 
ममुद्र-जेसा है, या वर्षाकालिक मेघ-समान है ”” ऐसा सन्देह उत्नन्न करनेवाले अनुपम तथा 
अनश्वर सौदयय से युक्त रामचन्द्र, “नही है” ऐसा कहने योग्य कटि से युक्त अपनी पली तथा 
अपने अनुज के साथ इस प्रकार चले कि सूर्य की काति उनके शरीर से फूटनेवाली किरणों मे 
अदृश्य होने लगी । 

भ्रमरकुल-समान और अनुप्रम काली मिट्टी के समान घने केशोवाली, क्षीरसागर में 
उत्पन्न अमृत-जेसी झुदु-मधुर बोलीवाली, पूर्ण तपस्या के समान व्यापारो से युक्त, आकाश 
( शून्य )-जेसी कठटिवाली सीता के साथ, वृषभ-जैसी गतिवाले रामचन्द्र ने मस्त हंसो तथा 
हंसिनियो के बिहार को देखा | 

€ मन्मथ के ) पत्न वाणों तथा राम के तीछृण बाण को भी परास्त करनेवाले तथा 
विष को जीतनेवाले नयनों से युक्त सीता ने देखा कि रामचन्द्र के चरण, रेखावाले मत्त 
भ्रमरों की गुजार से भरे कमलपुष्यों का उपहास कर रहे हैं | 

अत्यन्त सुगध और सकरद से भरे अलको से युक्त चन्द्रखंड-सहश ललाटवाली 
( सीता ) के साथ प्रवाल-समान अधरवाले रामचन्द्र इस प्रकार चले, जैसे उज्ज्वल आभरणो 


से भूषित कोई मेघ, बिजली के साथ आ रहा हो या कोई मत्तगज, करिणी के साथ 
आ रहा हो | 


२३६ कब रामायण 


छेदवाले वंशी की ध्वनि के समान, तत्रियों से युक्त वीणा के नाद के समान, पीछे 
मधु के समान और इक्षु-रस के खंड के समान माहुर्य से युक्त तोते की-सी वोलीबाली 
सीता के नयनो के जेसे लगनेवालें और खेतों को निरानेवाले किसानो के द्वारा खेतों से 
उखाड़कर फेक गये कुबलय पुष्पो के पृुज को राम ने देखा | 

“इसके द्वारा ढोये जानेवाले ये कुड्मलो से युक्त दो स्वर्ण-कलश है, अथवा 
मद-भरे गज के दंत-युगल हैं,” ऐसा संदेह उत्पन्न करनेवाले स्तन-युगल से युक्त, मेघ-समान 
केशोवाली सीता, पर्वताकार कंधोवाले राम के सग बडे आनन्द से, दुःख का लेशमात्र भी 
अनुभव नहीं करती हुई और मार्ग में, ईख पेरनेबाले कोह्हुओ (इक्षु-यत्र ) आडि को 
देखती हुईं चली । 

विविध शखो से उत्पन्न मणियी से भरे; फैली हुई कमल-छताओ से शोभायमान 
जलाशयो से भरे एवं हसों के विश्राम-स्थान बने हुए शीतल उद्यानों को, दोनो पाश्वों 
में शंखकीटो से युक्त सेकत श्रेणियों को, विविध पुष्पों को विखेरनेवाले वृक्षों से भरे बनों को 
तथा स्वर्ण को वहा लानेबाली नदियों को देखकर वे मन में आनन्दित होते हुए चले । 

वहाँ के जलाशयो मे, जहाँ बड़ी-बड़ी मैंसे धान की वालियों को चबाते हुए 
ऐसी खड़ी रहती थी कि ( उन वालियो का ) रस उनके मुँह से वहकर उनकी टॉगो 
पर से होकर नीचे की ओर बहता रहता था, जहाँ ( जलाशयो में ) 'शेत्र!' और कियल 
( नामक ) मछलियाँ इस प्रकार ऊपर उछल पड़ती थी कि मघु-पूर्ण कमल पुष्णों में रहने- 
बाले भ्रमर ( मयमीत होकर ) कट ऊपर छड़ जाते थे, जहाँ युवतियाँ लाल टॉगोंवाले 
मत्त राजहसो के समान स्नान करती थी, ऐसे सुन्दर दृश्यों से युक्त उस कौशल देश को 
पार करके वे तीनो आगे चले । 

सूर्य के समान उज्ज्वल आमरणो से युक्त वे तीनो खेतों और कृद्दो से प्र 
“सझदम प्रदेश” ( उपजाऊ भूमि ) पारकर, विशाल वीचियो से युक्त उस गगा नदी पर जा 
पहुँचे, जहाँ वेदों को जाननेबाले पाप-रहित झुनि रहते थे । है 

गगा नासक उस दिव्य नदी पर रहनेवाले सब तपोधन सुनि आनन्द से यह कहते 
हुए कि 'हमारी शरण तथा लक्ष्य-भूत परमतत्तव अब हमारे सम्मुख प्रकट हुआ है, सुन्दर 
नयनोवाले रामचन्द्र के दर्शन के लिए जा पहुँचे | 

से सुनि चिन्तन करके कहने के लिए असाध्य माधुय से परिपूर्ण तथा स्वर-हम 
वेदों के द्वारा प्रतिपादित अमृत-स्वरूपी ( राम ) को अपने चर्मं-चछुओ से देखकर इस प्रकार 
प्रसन्‍नचित्त हुए, जिस प्रकार उन ( सुनियो ) से मिन्‍न लोग ( अर्थात्‌ , सांसारिक व्यक्ति ) 
स्त्रियों के पास इन्द्रिय-खुख पाकर प्रसन्‍नचित्त होते है | 

बॉस के दण्डो को धारण करनेवाले उन झुनियो ने उज्ज्वल कमल-समान नेन्रोवाले 
राम को, अपने नयन-पुठों से, समुद्र में उत्मन्न दिव्य माधुर्य से युक्त अमृत जैसे पिया | 
आगे जाकर उनका स्वागत करके एवं मधुर गानी से उनकी स्तुति करके आनन्दित हुए | 

घर से भागे हुए अपने पुत्र को दूँढ-ढूंढकर भी कहो न पाकर दिन-भर 
हुःखी रहनेवाले माता-पिता अपने सम्मुख उस पुत्र के आ जाने पर जिस प्रकार आनन्दित 


अग्रोध्याकागड २३७ 


होते हैं, उसी प्रकार वे मुनि (गम के दर्शन से ) आनन्द्धित हुए और बड़े आदर के साथ 
अपनी तपस्या के योग्य आश्रमों मं ले गये | 
राम आई के पथ-श्रम को मिटाले के लिए उन मुनियो ने अश्रु के नवीन जल से 
उन्हें स्तान कराया; अपने मधुर वचन-रुपी घनी पुष्प-मालाएँ पहनाई तथा अक्षय ग्रेम-रुपी 
भोजन कराया। ४ 
वे मुनि, अरण्य के स्नच्छ शाक्र, कंढ ओर फल दूँढकर ले आये और राम 
आदि से प्रार्थना की, है उत्तम | समीपस्थ गगा में स्नान करके, अग्निहोत्र * करके इस 
फलों का आह्यार करो | 
राम ने स्ली-कुल के लिए दीपक समान ( सीता ) देवी कों अपने अरुण कर से 
पकड़े हुए, ठेवो के द्वारा प्रशसित होते हुए, उस गगा नदी मे स्नान किया; जो ( शणगा ) 
पूव॑काल से ब्रह्मढेव के द्वारा अपने कर में उत्तन्न जल से उन (गाम ) के (अर्थात्‌ , विष्णु 
के एक अवतार त्रिविक्रम के ) चरण के धोने से वह चली थी | 
कभी बिनष्ठ न होनेवाली ( गंगा ) नदी ने, कर जोड़कर ( राम से ) कहा-- 
समार के लोग मुझसे स्नान करके अपने पाप दूर करते हैं; आज मै, मुझे उत्तन्‍्न करने- 
वाले तुम से ( स्पश पाकर ) सब पापी से सुक्त हो गई । 
कठोर नयनीवाले हाथी की सूंड़-जेमी भुजावाले, जटा से वहनेबाले श्वेत गगाजल 
से युक्त पातित्रत्य से पूर्ण दवी ( सीता ) के देखते हुए स्नान करनेवाले वे ( राम ), विषधर 
सर्प को हाथ में ( आभरण बनाकर ) धारण करनेवाले, पातित्रत्य से पूर्ण देवी ( पार्वती ) 
के देखते हुए नृत्य करनेवाले, श्वेत गगाधारा से युक्त जठावाले तथा चन्द्रकला को शिर पर 
धाग्ण करनेवाले शिव के समान लगत थे । 
दिलनेवाले जल से भरी गगा नदी की तरगो के मध्य वे ( राम ) ऐसे लगते थे, 
जैसे रजत-समान श्वेत वर्णवाले ( विष्णु ) छ्ीर-सागर मे, लता-जेसी कटिवाली कमलवासिनी 
( लक्ष्मी ) के सम, शवन से उठकर खड़े हुए हो | 
अलक्तक (महावर) रम से अलकृत मदु चरणोवाली, चित्र-समान मुन्दरी मीता ने 
स्नान ( के लिए जज्ल मे प्रवेश ) किया, तो उनकी कटि की सुन्दरता से परास्त होकर 
वजि' नामक लता, लज्जा से जल में अपना मुँह छिपाने लगी। ( उनकी ) मंद गति से 
हारकर राजहम दर हट गये। उनके उरण-जेसे लगनेबाले कमल जल से भद्श्य हो गये। 
मीन वहाँ से हट गये | 
महादेव के जटाजूट से रहकर भी जो गया नदी आकक, पुन्नाग' आदि विविध 
पुष्पो की गध से युक्त नहीं हुईं थी, वह मुन्दर केशोबाली मीता 
कम्तूरी-गध तथा सक्षोविकमित पुष्पो की गध से भर गई | 
लहरो पर फेन के उढ-उठकर हिलते रहने से, श्वेत क्रेशोचाली रक्री के समान 
लगनेवाली गगा. (पातित्रत्व धर्म में) प्रसिद्ध सौता को एकाकी देखकर स्वय, धाई के समान 
अपने करो (अर्थात्‌ , लहरों) को बटाकर उसे स्नान कराने लगी | 
*, औपासन-होस करना गृहस्थ का भिन्‍्य कार्य कहा गया है | 


देवी के कृतल मे स्थित 





श्य्८ कंब रामायण 


सीता के दीध केशपाश-रूपी मेघ-समुदाय खुलकर जल में इस प्रकार विस्पद्दित 
हो रहे थे, जैसे गंगानदी के मध्य काले रगवाली यम्नुना नदी की धारा हो और उसमें अनेक 
मेंवर दिखाई दे रही हो । 

मँंवरों रो युक्त, अनेक लहरो से मरी, शब्दायमान गगा नदी की उत्त श्वेतघारा मे, 
जहाँ उन (सीता) की आँखों के जेसे मीन उछल रहे थे, स्नान करके सीता देवी जव जल से 
बाहर निकली, तब वे क्वीर-सागर में तत्काल ( मथन-काल में ) प्रकट हुईं लक्ष्मी-सी 
लगती थी ] 

पूरवंकाल में गगा नदी, विष्णु के अरुण कमल-समान चरण का स्पर्श करने से, सब 
लोगो के पापों को दूर करने की शक्ति से युक्त होकर प्रकट हुई थी | अब प्रभु के सारे शरीर 
का स्पर्श करने से क्या यह ससार कभी नरक में जायगा १ (भाव यह है, गया नदी मे, 
राम के स्नान करने से ऐसी पविन्नता उत्पन्न हो गई कि अब ससार का कोई भी प्राणी नरक 
में नहीं जायगा | ) 

रास, उस पवित्र जल में स्नान करके सुनियों के आवास मे पहुँचे | फिर, शानियो 
के ध्यान के विषयभूत परब्रह्म को नमस्कार करके प्रज्ज्वलित अग्नि में होम किया | फिर, उन 
मुनियो के प्रेम के योग्य अतिथि बनकर भोजन स्वीकार किया | 

जिस विष्णु भगवान्‌ ने बहुत कष्ट उठाकर अम्तत्त उत्मन्न किया था और स्वय उसे 
न पीकर देवों को दे दिया था, उसके अवतार राम ने, अब सुनियो के द्वारा दिये गये शाक- 
कद का भीजन स्वीकार किया | अहों | जिनका मन अत्यन्त शुद्ध है, उनके कार्य कभी च्ुटि- 
पूर्ण नही होते | 

उस समय सहस्त नौकाओं का अधिपति, ढीघ॑काल से पवित्र गंगा में नौका चलाते 
रहनेबाला, शत्रुध्वंसक धनुष को धारण करनेवाला, पर्वत के जैसे पुष्ठ कघोवाला, शहद नामक 
निषाद,-- 

पठह वाद्य से युक्त, श्वानों को पालनेवाला, अपने वडे-बडे पेरी में चमडें के जूत 
पहननेवाला, घनीभूत अधकार जेसे साकार हो गया हो--ऐसे रूपवाला, अपनी सेना के 
साथ इस प्रकार आया; जेसे जल-भरा मेघ ही समूल उठकर चला आया हो ) 

उसकी सेना के लोग छोटे डडे से दुदुमी को वजा रहे थे। पवे! नामक पटह- 
वाद्य बजा रहे थे | वह पल्‍्लव-समान लाल रगवाले शरों को धारण करनेवाला था | अनेक 
नौकाओं का स्त्रामी था | सदसावी गडमागो से युक्त गजन्यूथ के समान परिवार से घिरा था। 

कटि से जॉघो तक जॉघिया पहने हुआ था | गंगा की गहराई की हक, 
महिमा से युक्त था | उमकी कटि से लाल रग का चर्म लटक रहा था| वह कि में ले 
हुई व्या्र की पूँछ से शोभायमान था | ु 

डॉवो की माला-जेसी लगनेवाली छोटे-छोटे उपलो की माला पहने था| उसके 
वैर ऐसे थे, जैसे पत्थरों के बने हो। उसके केश ऐसे थे, जेस अधकार को बॉमकर रखा 
गया हो | उसकी ऊपर की ओर कुचित भोहों पर धान से भरी वाली रखी हुई थी !_ 

उसके हाथो पर, ताड के पेडो से लटकनेवाले मोर रेणों के जैसे बढ़ें: घने 


आयोध्याकाएड २३८ 


सुल्दर केश बढ़े थे ) उसका वच्च विशाल शिला के समान था | उसका रंग तेल लगाये गये 
अधकार के समान था | 

उसकी कटि मे; रक्त के चिह्ो से युक्त कटार थी। उसकी दृष्टि ऐसी भयंकर थी 
कि विषेला सर्प भी उसके आगे कॉप जाय | वह उन्मत्त के जैसे असंवद्ध वचन बोलता था | 
उसकी कि इन्द्र के बज्र के समान अत्यन्त हृढ थी | 

शरीर को पुष्ट करनेचालें माम और मछली खाने से उसके मेँह मे दुर्गन्‍्ध आ 
रही थी | उस (मेंह ) पर हँसी नहीं थी। बिना क्रोध के भी उसके देखने पर ( उसकी 
आँखों से ) चिनगारियाँ निकलती थी | उसकी कण्ड-ध्वनि यम को भी डरानेवाली थी । 

तरगो से भरे गंगा नदी के तट पर स्थित श्रृंगवैर नामक गॉव में उसका 
निवास था| ऐसा बह (गुह ), आश्रम मे ठहरे हुए उदार पुरुष ( राम ) के दर्शन करने के 
लिए मधु, मछली आदि उपहार लेकर आया | 

अपने परिवार के लोगों को दूर पर खडा करके, खूब तपाये गये बाण से 
युक्त अपने धनुष को भी दर रखकर, कटि मे बेंघे कतार को भी उतारकर, निष्कलंक तथा 
प्रेमपूण चित्त के साथ, वह राम के आवास-भूत उस आश्रम के द्वार पर पहुँचा 

बह निषादों का गजा, प्रेम से द्रवित हो बही खड़ा रहा | फिर पुकारकर कह[--- 
हे स्वामी । मै, श्वान के समान छुद्र, आप का दास, आप की सेवा में उपस्थित हुआ हैँ | 

गुह के यो कहने पर लद्धमण उसके निकट आये और उससे पूछा--तुम कौन हो १ 
किस कार्य से आये हो/ तब गुह ने प्रेम के साथ उन्हें नमस्कार करके कहा-- 
है देव। मैं श्वान-समान दास नाव चलानेवाला हूँ। आप के चरणों का दर्शन करने 
के लिए आवा हूँ । 

तव लच्तमण शुह से बही ठहरने को कहकर अपने ज्येष्ठ भाई के पास पहुँचे और 
निवेदन किया--हे विजयशील । पवित्र चित्तताला, माता से भी अधिक प्रेम से युक्त, बीची- 
भरे गगा मे नाव चलानेवाला निषाद-पति गुह, अपने बड़े परिवार के साथ आपके दर्शनार्थ 
आया है। 

उदार ( राम ) ने आदेश दिया--उसे मेरे पास ले आओ | सद्णुणबाले लक्ष्मण ने 
जाकर गुह को वह आदेश सुनाया, तो शुह प्रेमाधिक्य से तुरन्त भीतर प्रविष्ट हुआ और 
सुन्दर नेनोवाले राम के दशन कर नेत्र-लाभ पाया र काले केशो से युक्त अपने शिर पर 
कर जोड़कर, शरीर भुकाकर, नमस्कार करके, कर से अपना मुँह वद किये खड़ा रहा | 

राम ने रुह से कहा- बैठो | किन्तु रह वेठा नहो। असीम प्रेम से युक्त होकर 
उसने कहा-है देव | आपके भोजन के लिए अत्युत्तम मधु और मछली लाया हूँ। आपका 


। ५६ तपस्वियों का 
चित केमा है ? यह सुनकर वीर ( राम ) वृद्ध तपरिवियों की ओर देखकर मुस्कुराये* और 
फिर बोले-- 





२१. कंव ने मासाहार को काफो निल्दा को है। रामचन्द्र मी, इस रचना में, मासाहारी नही हैं। यही 
कारण है कि गुह के लाये भोजन को, उसके प्रेम को और उसके भोलेपन को देखकर राम मुस्कराय | 


न्ध्ज 
ष्ध्छ 
छ 


कब रामायण 


ये वस्तुँ सन में स्थित प्रेम के आधिक्य को प्रकट करनेवाली हूँ और बड़े आदर के 
साथ लाई गई हैं। अतः दुलंभ अमृत से भी ये अधिक उत्तम है| प्रेम से लाये जाने के 
कारण ये प्रचित्र हैं, अतः मुक्त जेसो के लिए ये योग्य ही है। अब जेसे मैसे इन वस्तुओं 
को स्वीकार कर लिया है ( तुम इनकों स्वय स्वीकार कर लोटाकर ले जा सकते हो )। 

सिंह-सदृश वीर राम ने पुनः कहा---आज यहाँ रहकर हम कल गंगा पार करेगे। 
अतः; तुम अपने परिवार के लोगो के साथ अपने नगर मे जाकर सुख से वास करों और 
प्रभात के समय नोका लेकर गया-तट पर आ जाओ | 

मेघ के जेंसे काले रंगवाले राम के यह कहे पर प्रेम-भरे गुह से निवेदन किया-- 
है सारे ससार के स्वामी । आपको इस वेष भे देखकर भी अभी तक मै, चोर ने, अपनी 
इन आँखों को नोचकर फेंक नही दिया । अब आप को छोड़कर मैं अपने आवास भे नहीं 
लौट सकता | हे प्रभ्भ | अपनी शक्ति-मर मै आपकी सेवा करता रहूँगा । 

विजयमाला से भूपित कोंदड-धारी पुरुषोत्तम ने गृह की वात सुनकर अपने भाई 
और देवी सीता की ओर दृष्टि फेगी और कहा--यह अपार भक्तियुक्त है। और फ़िर: 
करुणा-पूर्ण मन से कहा--सवसे उत्तम स्नेह-सुण से सपन्‍न हे मित्र | तुम यही रहो | 

तब गुह ने राम के चरणो को प्रणाम किया और उमड़नेवाले आनन्द के साथ, 
पटह-वाद्यों से थुक्त समुद्र के समान अपनी सेना को दुलाकर रामचन्द्र के आवास के चारो 
ओर रहकर उसकी रक्षा करने की आज्ञा दी और वह स्वयं हाथ में धनुष लेकर और 
उसपर शर को भी चढ़कर, कंटार को अपनी कर्ि के वस्न में खोंमकर, गरजते मेघ के 
समान ( ध्वनि के साथ ) राम के चरणों की स्तुति करता हुआ खड़ा रहा | 

शुद्द ने लक्ष्मण से प्रश्न किया--है मनुकुल मे उत्पन्न। सुन्दर अयोध्या नगर 
को छोड़कर यहाँ आने का कारण वताओ | तब राम के वनवास से दुःखी लक्ष्मण ने स्व 
वृत्तात कह सुनाया। ( राम की ) भक्ति से पूण गृह ने अत्यत हुःखी होकर कहा--विशाज् 
भृदेवी ने, तपस्या से सपन्‍न होकर भी, ( तप के ) फल को ग्रात्त नही किया | यह कसा 
अनर्थ है? और अपनी आँखों से अश्रु बहाता हुआ खड़ा रहा | 

जिन्‍्होने अधकार के जेसे सर्वत्र फैले हुए शत्रुओं को पराजित करके भगाया- 
सब दिशाओं में अपना अधिकार स्थापित किया, असत्युन्नत स्थान में रहकर अनुपम आजा" 
अक्र चलाया, श्रेष्ठ कीर्ति को स्थापित किया, अपने शासन-काल में इस विशाल ससार के 
सब लोगो के मन मे रहकर सव पर कृपा की, और अब जो मृत हो गये हैं, ऐसे शुदध/वीर 
दशरथ के समान ही अरुण किरणवाला सूर्य भी अस्त हो गया। 

सध्याकालीन नित्य कृत्यो को यथाविधि समात करके वीर (रामचन्द्र ) और 
प्ीर-मससुद्र में उत्पन्न अमृत समान (सीता ) ढेवी ने धरती पर विछाई गई “नाप 
घास की बनी चटाई पर विश्राम किया, कनिष्ठ ( लक्ष्मण ) हढ धनुष हाथ में लिये, प्रभाव 
होने तक अपलक खड़े रहकर पहरा दत रह | 


जाया आयकर जा + का आाकत अर प काजल काट 
१, इस पढ में प्रयुक्त 'सब' विशेषण दशरथ और सर्य--दोनो के लिए समान है । 


अयोध्याकाणड २४१ 


जिन ( लक्ष्मण ) की देह-कांति सूर्य की किरणों से आढृत् भेर की स्वर्णणय आभा 
को मात करनेवाली थी, जो जगमगाते हीरकों के आभरण पहनने योग्य थे, और जो सिंह 
के सहश ( बलवाब ) थे, ऐसे लक्ष्मण ने, निद्रा नामक सुन्दरी के उनके सम्मुख प्रकठ होने 
पर उससे कहा--जब हम सुन्दर प्राचीरों से घिरी अयोध्या मे लौठकर जायेंगे तब तुम मेरे 
पास आना | ( तबतक तुम मेरे पास सत आना )। 
वीरता के आगार, करवाल-धारी लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के 
कारण निद्गरा-देवी लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम करके और यह कहकर कि जब तुम प्राचीरों 
से घिरी स्व लोक-जैसी अयोध्या मे आओगे, तब मै तुम्हारे चरणों के आश्रय में आऊेँंगी, 
वहाँ से चली गई। 
निद्वादेवी के यो प्रणाम करके चल्ले जाने के पश्चात्‌ लक्ष्मण, अपने प्रभु को निरंतर 
उत्तम कमल के आसन पर रहनेबाली लक्ष्मी ( के अवतार सीता ) के साथ उस प्रकार 
( भूमि पर ) शयन करते हुए देखकर, उनकी छुशखद दशा पर अत्यन्त शोकाकुल हुए। 
उनका मन हूट-सा गया | उनकी आँखों से अश्रुओं के निमोेर वह चले। वे दुःख से भरी 
प्रतिमा-सहश एक शिला पर निणद हो खड़े रहे। 
पिछले दिन जन्म-रहित सूर्य मानों यह सून्चित करते हुए अस्त हुआ था कि 
“असंख्य जन्म लेते रहनेवाले ये जीव, पवित्र दिखाई पड़लेवाले स्वर्ग आदि (विनश्बर ) 
लोको को भूल जाये और ( मोक्ष के एक सार्ग को ) सोचकर जान लें और उस पर चलें; 
क्योंकि उनके मर जाने का यही ढंग है |! वही सूर्य मानो यह सूच्चित करते हुए. अब उदित 
हुआ कि ये जीव ऐसे ही जन्म लेते हैं। 
कीचड़ मे उस्न्न होनेवाले अति सुन्दर कमल-पुष्प, रथारूढ होकर प्रकट हुए 
उष्ण किरणधन सूर्य के मंडल के दर्शन से प्रफुल्ल हुए। विलक्षण अजन-वर्ण सूर्य-जेसे प्रश्ु 
(राम) को देखकर सुन्दर 'बजि' लता जेसी सीता का मनोहर झुख-कमल प्रफुल्ल हुआ | 
राम, प्रभातकालीन निद्य-कझृत्य समाप्त करके श॒त्रुओ के लिए भयकर अपने कन्धे 
पर धनुष को रखे हुए, वेदश सुनियो से अनुसत होते हुए ( आश्रम से ) चलन पड़े और प्रथम 
दशन मे ही भक्ति से दास्य स्वीकार करनेवाले शहद को देखकर कहा--है तात । हमको पार 
उतारने के लिए एक अन्छी नौका शीत्र लाओ | 
आज्ञा के यह वचन सुनकर रुद्द के नेत्रो से अश्रु वह चले, उसके प्राण व्याकुल 
हो गये, राम के चरणो से वियुक्त होने की इच्छा न होने से वह, सीता देवी के साथ शोमित्त 
होनेवाले नील कुवलय, अतसी पुष्प, समुद्र और सजल मेघ--इनकी समता करनेवाले राम 
के चरणों को नमस्कार करके यो कहने लगा-- 
हम कभी अत्ृत्य मार्ग पर चलनेवाले नहीं है। हमारा निवासस्थान वन ही है | 
हम अक्ुग्ण वल् से युक्त हं। आपकी भाज्ञाओं का हम यथाविधि पालन करते रहेगे। 
इसलिए सुन्दर पुष्पमालाधारी हे प्र | हम, दासो को आप अपने वन्धुजन समझें और 
हमारे ग्राम मे चलकर चिरकाल तक सुख से रहे | 


हमारे यहाँ मधु प्रभूत सात्रा में होता है, धान बहुत होता है, देवो के भी आहार 


रछर कब रामायण 


के योग्य मास है। हम श्वान के जेसे आपके सेवक है| हमारे प्राण आपकी सेवा मे निरत हैं। 
आपके विहार के लिए वन हैं| स्नान के लिए गगा भी है। अतः; जवतक मैं यहाँ रहूँगा, 
तबतक आप भी आनन्द से हमारे सग रहे हमारे यहाँ पधारे | 
पहनने के लिए. रेशमी जेसे चर्म-वस््र हैं, विविध रस के भौज्य पदार्थ हैं। 
श्रृद्डलाओं में लटकाये गये निद्रा करने के योग्य पयक के जैसे तर्ते ह। निवास के योग्य 
छोटे-छोटे कुटीर है। शीघ्रगामी ( हमारे ) चरण हैँ और (विश्न डालनेवालो को मारने- 
वाले ) धनुर्धारी हमारे कर हैं। आप यदि शब्दधर्मा आकाश में स्थित किसी वस्तु को 
भी चाहेंगे, तो हम शीघ्र उसे ला देंगे। 
आपकी आज्ञा का पालन करनेवाले पॉच सो निषाद हैं। वे देवों से भी अधिक 
शक्तिशाली हैं| यदि आप एक दिन भी हमारे झोप्डे में ठहरेंगे, तो उससे हम तर जायेंगे।| 
उससे उत्तम कोई दूसरा जीवन हमारे लिए नहीं होगा--यों गुह से निवेदन किया | 
तब गुह की प्रार्थना सुनकर महिमामय प्रभु ने अपने मन को कृपा से मरकर, 
उज्ज्वल मंदहास करके कहा--है वीर | हम गगा मे स्नान करके, वन मे रहनेवाले महात्माओं 
की सेवा मे रहकर कुछ ही दिनो में पुनः तुम्हारे आवास में आनन्द के साथ आ पहुँचेंगे| 
इंगित को जाननेंवाला गृह, शीघ्र जाकर एग दीर्घ नोका ले आया। कमल- 
समान नयनोवाले राम ने निकटर--स्थत वेढश ब्राह्मणी को देखकर कहा--सुझे आजा दं। 
फिर, अर्धचन्द्ररमहश ललाटवाली (सीता) एबं अपने अनुज के साथ उस नौका पर 
आरूद हुए | 
शरीर के प्राण जेसे ( राम ) ने आजा दी--नदी मे नौका को शीम्ता से 
चलाओ | दी बीचियो से पूर्ण नदी में वह दी्घ नौका बाल-हस की गति से शीक्र 
चलने लगी। तब तट पर स्थित वेदज मुनि अग्नि मे पढ़ें मोम के जेसे पिघल उठे | 
दुश्ध-सहश मीठी वोलीवाली सीता और सूर्य-समान रामचन्द्र, 'शेल” ( नामक ) 
मछलियों से पूर्ण गगा के अति पवित्र जल को उछाल-उछालकर खेल रहे थे। दी 
डॉडो से खेई जानेवाली बह नौका अनेक टॉगोवाले एक बड़े केकडे के समान शीमवा से 
चली जा रही थी | 
चढन (बच्चो ) से युक्त सेकत श्रेणी-लपी विशाल स्तनोवाली गगा-नदी ने: 
उज्ज्वल रलल-समुदाय से युक्त ओर सुगधित कमलपुष्यी की अरुण आभा से शोभावमान; 
स्वच्छ तरग-रूपी अपने हाथो से, अकेले ही उस नौका को उठाकर मंद-मट (गति से ) 
दूमरे तट पर पहुँचा दिया । है 
उस किनारे पर पहुंचकर प्रभु ने अपने मित्र (गृह ) से पूछा- चित्रकूट का 
जाने का मार्ग कौन-सा है, ववाओ। तब भक्ति से अपने प्राण भी देने के लिए सत्तद 
उस गुह ने ( राम के ) चरणों पर नत होकर कहा--हे उत्तम। श्वान-तृल्य इस दास को 
एक निवेदन है | सलीम 
श्वान-तुल्य मैं, यदि आपके सग चलने का भाग्य प्रात करूँ, तो वन में आपके 
चलने के लिए मार्ग बनाऊँगा। अति उत्तम फल ओर मधु ढदकर ला दूँगा। ऑर्पक 


अयोध्याक्ागूड २9३ 


निवास के योग्य स्थान वनाछेंगा । एक क्षण भी ते छोड़कर इंध्क नहों रहूँगा। 


2 


| 
ही 
» 
र्ज्न 
४ 


8 या के "हटकर म्दि देगा और 
( आपके आश्रम के ) चारो ओर हछूर व्यात्रों को दूँद-दुंदुकर सा दूँगा और 
अति पत्रित्र प्राणियों के आव्नभूत बन वो ढूँढ़कर वहाँ आप को पहुँचा दूँगा। आपकी 


5... भरी जाज्ञा न प्रणा 5 आल दान 
इच्छित वस्तुएँ दुद़ुकर ला दूँगा। में आपकी किमी भी डा हो पृण क्ग्ले को शक्ति 
दच्छि हद 

हा. सागे कि ््् 9... 
रखता हूँ। में राजि-काल से मी साग में चल सच्ता हूँ 


| 
मैं 'कवले आदि कंदो को पर्वदो पर ने छोदकर ला दूँगा। पापों के आधारभूत 
४ ह > 





स्च्छु जल, उाह कितनी भी दर हो; वहाँ जाऋर ला दूँगा 
मेरे पास है| में किसी से डरता नहीं हूँ। हे मल्लबुद्ध में चतुर कवीबाले। आएके क्मत्- 
तुल्य चरणों से में कमी अलग नहीं होखँगा | 


हि आप स्वीकार दल भी हैं छप्नी सेना के 
है अनुफ्स सुन्दर वच्तुवाले। बदि आए स्वीकार करेगे, दी में अपनी सेना के 


साथ आपके साथ रहेगा और कमी ज्यप से प्रथक्ू नहीं होझेगा | वि मेरे लिए धसाध्य 


कोई शत्रु होगा, तो पहले मैं उमके नाथ बुद्ध करके अण्ते प्राप त्याग दुँगा छोर ( अण्से 


मेरा अनुज तुम्हारा अनुज है। छुन्दर ललाब्वाली बह ( मीता ) 
ममुद्र से घिरी सारी धरती तुम्हारी संपत्ति है: में ठुम्हारी सेवा के अधिकार (रूतल ) 
से बेँधा छुआ हूँ। 

जब दुःख हो, तमी सुख होता है। छठः, यह सोचकर कि में ( गृह ), तुमको 
( राम को ) कमी भविष्य में देखूँगा; किल्‍्दु इस ठीच दारुप विद्योग-हुःख को भोगना 
पड़ेगा? दुःखी मत होथों| (तुमसे मिलने के ) पहले हम 
प्रेम से युक्त हम पाँच माई हो गये हैं | 





हे उज्ज्वल तीछ्ण भाले को घारप करनेवाले ! जब॒तऊ में बन में निवास करूँगा, 
तबतक तुम्हाग माई बढ लक्ष्मण मेरे कप्ठों का भार गहन करने के लिए मेरे साथ रहेगा [ 
मुझे दुःख देनेवाले शत्रु कहाँ हैं ? हुम जाडो और मेरे जैसे ही ( ठपने छाख्ित जनों की ) 
रक्षा मे निरत ग्हों। जब मैं उत्तर की ओर लौटकर यार्ँगा- दव तुम्हारे छावाम में जगकर 

















ठहसेंगा। अपने दिये बचन से में मी विमुख नहीं होकेंगा । 

तुम्हारा भाई भरत, ज्योध्या की प्रजा की रक्षा करने के बोगस्य गुफों से 
सम्पन्न है। वहाँ के बंधुओं की रक्षा करनेशला ( तुम्हारे सिवा ) कौन है £ इसलिए तुम 
जाओ, हुम्हारे बन्द मेरे बच्चु हैं, वे लोग दुःछी होंग। मेरी णाज्ञा से वहाँ के मरे वन्‍्चुओं 
की रक्षा करते हुए तुम वहाँ रहो [ इन प्रकार गार ने कहा | 

तब गृह, राम की आाज़ा का उल्लंबन नहीं कर सकने तथा ( राम से ) विद्येग 
के दुःख को भी दर नहीं कर पाने के कारण व्यपि-बत्द-सा दिखाई पड़ा और जिद हुआ | 

>> 2 5 


अध्याय (व 


बन-प्रवेश पटल 


जिन वारनारियों की संगति को छुद्ध जन प्राप्त करना चाहत हैं, उनके मन के 
जैसे ही, यह आए है या नहीं' ऐसा निश्चय करने के लिए असाध्य वसन्‍्त ऋत, रामचनक 
के बन में आते ही, आकाश मे सर्वत्र जल-भरे मेंघो को दिखाने लगी | 

सूर्य अपनी किरण, चन्द्रिका के जैसे ( शीतल ) बनाकर फैला रहा था। उहाँ के 
घने वृक्ष छाया दे रहे थे। आकाश के वाइल थोसकण-जैसी वृंढो की वर्षा कर रहे थे | मठ 
अनिल पुष्पी की गध लेकर मदु गति से वह रहा था। ऐसे समय भे वे तीनो, मोरो 
के नृत्य को देखते हुए वन-मार्ग मे प्रसन्‍नता के साथ चले | 

तब रामचन्द्र सीता को वन के विविध दृश्य दिखाने लगे। हे सुगधित पुष्ममाला 
धारण करनेवाली ! कलापी-ठल्य । यौवनपूर्ण हरिण के समान इष्टि से शोमायमान । (देखो) 
मधुर निद्रा करनेवाले इन्द्रगोए सर्वत्र फेले हुए हैं और कमैल के स्वर्णवर्ण पुष्यो की राशियाँ 
पढ़ी हैं। इन सवका दृश्य ऐसा ही है, जेसे अनेक रत्नजठित स्व्॒दार पडे हो | 

भ्रमरों के गान ओर भेघ-रूपी मर्दल-बाद् के साथ अपने पंख फैलाकर मनोहर नृत 
दिखानेवाले, लजीले-से ये मगर, जैसे तुम्हारे सोदर्य को अनेक नेत्रो से देखकर आनन्दित 
होरहेह । 

सुन्दर आम्र-पल्लब के समान शरीर-काति से युक्त, हे सुन्दरी । मनोहर आमा 
से युक्त रक्तवर्ण मुख और हरित देह-काति से शोभायमान शुक, लावण्यपूर्ण कादल' पुण 
पर बैठे हुए ऐसे लगते हैं, जैसे तुम्हारे हाथ पर बेंठे हों, ऐसे शुको को देखो | े 

तेल-लगे दी बरछे के जेसे तथा हथेली के विस्तार से मी बड़े नयनों में 
शोमायमान; है देवी । अनेक मथूर और यौवन से युक्त हरिण, तुम्हारी ढह की छुपमा को 
देखकर और अपने ही कुल का व्यक्ति ममककर तृम्दारे निकट आते हैं, देखो । 

सुन्दर *कुरा? पुष्यों एव उनके आस-पास फैले हुए “पिड़बु! वृक्ष के पुणों की 
राशियों में सोकर उठनेबाले एक सयूर की देह-गध को पाकर उसकी मयूरी, यह भोचेकर 
कि उसने अन्य किसी मयूरी की सगति की है, उससे रूठ गई है, यह दृश्य भी देखी | 

है असुधती के ममान ( पत्तित्रत )। अमृत से भी अधिक मनोहर | जेशर्क 
पुष्यों पर 'शेरन्द! के स्व के रंगवाले पुष्प पड़े हैं और उनपर श्रमर-हुल्न मच हीं रहत हैं। 
यह दृश्य ऐसा लगता है, जैसे सोने के टुकड़ों पर कोयले डालकर ( नाली से ) हवा पूँकी जा 
रही हो और उससे अग्नि की ज्वाला ऊपर उठ रही हो, यह दृश्य मी देखो ।. 

है उमरे हुए स्तनोवाली! चित्र के लिए असाध्य मौदर्यवाली। देखो, एक 
मबूर 'कादल! पुष्प की कली को ध्यान से देखकर उसे कोई सर्प समक लेता है और 
उसे अपनी चोंच में छठा लेता है, यह दृश्य ठेखकर महु-पूर्ण कुदपुष्प हेंस पडत है।.“_ 

पर्वत पर निवास करनेवाला व्याप्र-शावक, घने अधकार-जेसे हाथी के बच्चे 
और गाय के वछुडे, अपना सहज बेर छोड़कर एक साथ खेल रहे हैं, यह दृश्य ठेखों | 


अयोध्याकाणड ४४ 
अगर के धूम से सुवासित केशोवाली ! जलाशयो के तढ पर अलकार के 
योग्य आमरण-जसे पुष्यों से लदे हुए पौधे ( हवा के रोके से ) श्वेत रेशमी वछ्छ जैसे जल मे 
निममझ होते हुए ऐमा दृश्य उपस्थित करते हैं; जेसे मृढु स्वनोवाली झु॒तियाँ ही स्नान 
कर रही हो | । 

है धनुप समान सुन्दर भकुटिवाली । श्रमग्-्लक, बढ़ें हुए पुष्पो 
उनके भीतर जाने का प्रथल न करते हुए कोगु दृक्ष के चारों ओर स्थित 


ता 





न आर 
|/ 

| 

2] 

हि 


न्ट 

/ 4 #| 
| 

शो 

हे | 


है:। 





सो रहे हो , वे ऐसे लगते हैं जेन स्वर्ण के फलकों पर जड़े नील रल हो; वह दृश्य मी देखो | 
अपने मुँह भे अधिक मधु को भर लेने के कारण आँख खोलकर नहीं देख सकने 
से, शीघ्र जाने का मार्ग नहीं देंदव पाते हुए, अदे के जेसे हिलते-डुलते हुए जानेवाले 
बड़े भ्रमर, आगे-आगे जानेवाली प्रमरियों को ही अपना लेन्र बनाकर जा रहे हैं| 
है हम-तुल्य मूदु गठिवाली | स्वर्णमव पुष्यो से कछदी वेंगा दृक्ष की अनेक 
शाखाएँ, कन्याओ के श्र गार करने की रीति का अभ्यास-मी करती हुई, तुम्हारे अलक से 
शोभावमान लल्लाट के ऊपर अपने नव मृदुल पुष्यों को लगा रही हैं, मानों वे ( अण्ले 


पुण्यो को ) वग्सा रही हों । 

है अप्मराओं से भी अधिक सुन्दरी | सुगधित मंद मार्य के बढले से पुष्प-पंजो 
का मकरद पत्थरों से भरें कानन में इस घकार विखरा पड़ा है) जिस ग्रकार तुम्हारे 
मुक्ताहार से शोमित स्तन-तटो पर दाग" फेले रहते हैं | 

इन घने वृक्षों ने, मानो वह सोचकर कि तुम्हारे मूदुल चरण प्त्थरो पर चलने के 
अभ्वस्त नहीं हैं, मार्ग-भर भे पुष्यो को विखेर रहा है, देखो | हे कोब्लि-समान सधुर- 
भाषिणी | अपनी शाखाओं में सुगधित पुष्पो से मरी हुई लताएँ तुम्हारी डमरू-सहरा कदि 
की समता नहीं कर सकती | 

है करबाल-मच्श नवनोवाली | तुम्हारे कमल-सब्श चग्पो तथा तुम्हारे चरण-तुल्व 
पल्लवो पर मेंडरानेवाले इन भ्रमरो को देखो। सर्वत्र अंधकार फेलानेवाले तुम्हारे सुगंधित 
केंशों के समान इन मेंधों को देखो | तुम्दारे कंधों के समान इन कोमल बाँनों को देखो [| 


हरिणो, मधथूरों तथा कोकिलो के सचरण से युक्त वह वन; जिविध युष्णे से भरी 
शाखाओ से पूर्ण है| बन्न-तत्र पक्षिगण हैं | विविध लवाएँ सुन्दर ढंग से फैली हैं| बन्नि के 
वर्ण ( के पह्लबो ) से युक्त हैं। अतः, यह वन विविध चित्रकारी से युक्त यहनिका के 


समान दिखाई पड़ता हे | 


स्वर्ण-आमरणो से भूषित पुष्ठ कघोवाले गाम- बौवन से परिपृण सीता से थे ठचन 
कहते हुए, मधुर विहार-से करते हुए वन-मार्य पर चले जा रहे थे | व उर्य पश्चिम दिशा 
मे जा पहुँचा | तब दूर से चित्रकूट पंत को देखकर राम कह उठे, दोनो कर्म को जीतने 
वाले मुनियो का निवानभूत पर्वत यही है | 





२४६ कब रामायण 


उस समय, प्रेम की उस्ग से युक्त भरद्वाज मुनि यह समककर कि चिरकाल से 
की गई अपनी तपस्था आज फलीभूत हो रही है, जन्म-व्याधि के लिए औषध-समान 
राम का स्वागत करने के लिए सम्मुख-आये | 

वे ( भरद्वाज सुनि ) छत्रघारी थे। दीघ दडधारी थे। कमडल्ु से युक्त थे। 
अधिक जदा से शोभायमान थे | मनोहर वल्कल वस्त्र पहने थे| सारण पर इस प्रकार चलते थे 
कि उनके कारण अन्य प्राणियों को कुछ कष्ट न हों। उनकी जिह्य पर चारों वेद नत्तन 
करते थे। 

प्रतिदिन सक्तवर्ण अभि को अज्ज्वलित करनेवाले थे। चतुमुख के द्वारा सष्ट सब 
प्राणियों को अपने प्राणों के समान सुरक्षित करनेवाली शीतल करुणा से परिपूर्ण थे। वे ऐसी 
महिमा से सपन्न थे कि विष्णु के नामि-कमल से उत्पन्न न होने पर भी सप्त लोकों की 
सृष्टि कर सकते थे। 

उस महर्षि के आते पर अनघ ( रामचन्द्र ) ने पृष्पो का अर्थ्य देकर तीन बार 
उनको प्रणाम किया | उन उत्तम महर्षि ने रास को गले से लगाकर कहा-हाय | तुमको 
यह (भुनि का) देष धारण करना पड़ा और मन मे पीडित होकर नेत्रों से आँतू बहाने लगे | 

फिर सुनिवर ने राम से पूछा--शब्रुओ के विनाशक हे वीर | इस अवस्था में ही 
तुम सारे संसार का शासन करने की क्षमता रखते हो) ऐसे कार्य को छोड़कर हम जेसे 
सुनियो के आवासभूत बन में अपने लिए अनुपयुक्त वेष धारण करके, अनुज-सहित आये हो। 
इसका क्या कारण है १ 

फिर, राम के द्वारा सारा बृत्तान्त कहे जाने पर उन उत्तम तपरनी ने अत्यन्त दुःखी 
होकर कहा--अहो। इस अवस्था में ऐसा घटित हुआ यह विधि का दुष्कृत्य है| इस 
विशाल धरती का दुर्भाग्य है ( कि तुम राजा नही वने ) । 

मेरे मित्र ( दशरथ ) ने पहले यह कहकर कि अरुण सुखबाली तथा मधुरभाषिणी 
सीता के साथ तुम जल-पूर्ण समुद्र से आवृत इस धरती का शासन करो, पुना किस अकार 
तुम्हारे जैसे अपने अनुपम पुत्र को अरण्य में जाने को आज्ञा दी और थों आज्ञा देकर वे 
केसे जीवित रह सके १ 

सुख और दुःख दोनो परिवर्सनशील होते रहते हैं“-यह नियति हैं। इनके 
कारण हमारे पूर्वजन्मकत पुण्य-पाप होते हैं। अतः, अब मेरे ढुःखी होने ते कुछ साभ 
नही है |--थो विचार कर वे ( मरद्वाज महर्षि ) शात हुए और थुन. राम का आलिंगन 
कर उन्हे अपने आवास में ले चले। 

उन प्रवित्र सुनिवर ने अपने आश्रम में जाकर उनका वथीचित सत्कार किया | 
उत्तम फल और कंद भोजन के लिए दिये और मधुर वचन कहे। यो अपने आरष-सच्श 
पुत्र-जैंसे उन ( राम, लद्धमण और सीता ) के प्रति ओम दिखाया, जिससे वे तीनो बहुत 
आनदित हुए। 
वे तीनो उस आश्रम में सुख से रहे। तब भरद्वाज महर्षि ने यह सौचकर कि 
इन रामचन्द्र के सग रहने से मैं तर जाऊँगा, सव प्रकार से सत्कार करके फिर अझ्ठु के इसे 


अगयोध्याकाणड १४७ 


की और देखकर कहा--है उत्तम पुष्प-माला से भूपित वक्ष॒वाले | झुके एक बात कहनी है-- 
यह स्थान जल; पुष्य, कद जौर फल से समृद्ध है। वहाँ रहसे से पूर्वक्ृत पाप 
भी कट जाते हूँ और पुण्य बढ़ता है। अठः हम लोगों के साथ तुमलोग भी यही रहो। 
श्रेष्ठ तपस्था करनेवालों के लिए इस स्थान से बढ़कर अन्य कोई उत्तम स्थान नहीं है| 
यहाँ गगा नढी के साथ काली (बसुना) नदी और सरस्वती का संगम है| अतएवब- 
मैं इम स्थान को छोड़कर और कही नहीं जाता हैँ। कमल-तुल्य नयनोवाले ( हे राम ) | 
यह ब्रह्मा के लिए भी हुलंम तीर्थस्थान है। हम जेसे लोगो के लिए यह सुलभवया ग्रात्त 
होनेवाला नही है। ऐसे स्थान पर तुम रहो | 
महान्‌ तपस्था से संपन्‍न मरद्वाज ने प्रेम से इस प्रकार कहा | तब राम ने उत्तर 
दिया--हे उदारचित्त | वह स्थान जल-संपन्‍न कोशल देश से बहुत दर नहीं है। भ्रढदि 
मैं इस स्थान मे रहूँगा, तो कोशल देश के लोग यहाँ आयेगे | 
तब भरद्दाज महर्षि ने कहा--है तात | तुम्हारा कथन सत्य ही है। वहाँ से 
एक खात ( खात"-ढम मील ) दूर चलने पर देवताओं के लिए भी बन्द चित्रकूट पव॑त है। 
वह स्त्रग से मी अधिक मुखठायक है। वहाँ जाकर तुम सुख से निवास करों। 
राम आदि तीनो व्यक्ति; प्रेमपूर्वक इस अकार कहनेवाले भरद्वाज के चरणो को 
नमस्कार करके, कोने! ( वृक्षविशेष ) के वाजे तथा बाँसुरी बजानेवाले खालो के निवास- 
भूत 'मुल्ले! प्रदेश ( अरण्य-प्रदेश ) कों पार करके चले और जब अरुण किरण (सूर्व ) 
उब्याचल से चलकर आकाश के मध्य में पहुँचा; तव उन यमुना नठी के निकट जा पहुँचे, 
जहाँ हरिण-शावक जल पिया करते थे | 
धूलि से धूसर शरीरवाले वे तीनो उस (यमुना ) नदी को देखकर प्रसन्‍नच्त्त 
हुए और उसको नमस्कार करके उसमे स्नान करने का कर्चव्य पूरा किया। फिर, मधुर 
स्वाब्वाले कद और फल का आहार किया और उम्र नदी का जल पिया | तब राम से 
कहा--इस नदी के पार हम केसे जाये ? तब लक्ष्मण मे-- 
भुंकनेवाले वाँगो को काठकर “मे” (नामक एक ) छा से उनको वॉधकर 
एक नाव बनाई | उस पर पर्वत समान पुष्ठ कधोचाले राम अपनी देवी-सहित आसीन 
हुए। लक्ष्मण दोनो हाथो से उस नाव को ढकेलते हुईं तेरकर उस बड़ी नदी के पार पहुँचे | 
जहाँ गन्ने के कोल्‍्हुओ से इक्तु-रस का प्रवाह वहकर खेतों को सीचता रहता हैं, 
डक अवोध्या के प्रभु राम के अनुज ने अपनी मंदरपर्वत-समान, पुष्प-भूषित दोनों शुजाओं 
से, वारी-बारी से बम्ुुना-जल को ढकेलना आरंभ किया । ठवव जल आगे बढ़कर उद्याचल 
के निकटस्थ पूर्वी समुद्र को भी पार कर चला और पीछे की ओर बढ़ा हुआ जल पश्चिमी 
समुद्र मे जा पहुँचा । 


सुन्दर वल्कल घारण किये हुए वे तीनो उस यशुुना-घारा को पार कर दूमरे 


हद 
पर पहुंच और कुछ वर चलकर एक ऐसे उजड़े हुए मर-प्रदेश के निकट पहुँचे, जहाँ वृक्षी की 
शाला, कद और मूल, मुल्तम गये थे। जहाँ की घग्ती अग्नि के समान जल रही थी और 


जो उसका स्मरण करतेवाले के मन को भी मु्मा देती थी | 


२४८ कब रामायण 


प्रश्यु ते सोचा--जानकी से इस मरुप्रदेश को पार करने का सामथ्य नही है। 
तुरंत ही सूर्य, चन्द्र के समान शीतल किरणे फेलने लगा। उप्णता से झुलसे हुए वृत्ष 
पल्‍्लवी से भर गये। दारुण अभि से पूर्ण प्रदेश मे कमल-बन छा गये | 

भूने हुए बीज जेसे उपल-खंड, विखेरे गये पुष्पो के समान मूदु और शीतल हो 
गये | छिनन तथा जली हुईं लताएँ कोमल पल्‍लव निकालने लगी | वहाँ के फ़ुफकार करनेवाले 
विपघर सर्प, उनके विप-दतो में अमृत प्रकट हो जाने से, अत्यन्त आनन्दित हो उठे । 

भेघ उमड़-धुमड़कर गरज उठे और शीतल जल-बिन्दु वरसाने लगे | तीष्ण 
शर लिये हुए व्याध लोग भी प्राणियों पर सुनियों के समान ही दया दिखाने लगे | वाधिनें 
भूख से हीन हो गईं और सम्मुख आलनेवाले प्राणियों का आलिंगन करने लगी | हरिण- 
शावक उनके थनों से दूध पीने लगे | 

शिल्लाओ के बिली में रहनेवाले दारुण विषघर सर्प अब पीडा-मुक्त होकर ऐसे 
शान्त हो रहे; जेसे वे तरगायित शीतल जल्ल में पड़े हों, वहाँ के बनों के बॉस जो पहले 
जल उठते थे, अब सुक्ता-समान दॉतोवाली नवयुवतियों के कथो के जैसे ही सुन्दर दिखाई 
देने लगे | 

हरित कवल के समान हरियाली विछ गई। स्थान-स्थान पर मयूर प्रख फैलाकर 
युवतियों के समान नृत्य-भगियाँ दिखाने लगे। उनके पाएवों में भ्रमर गवैयो के समान नृत्य के 
अनुकूल संगीत गाने लगे। 

अकाल मे भी पेड़ो मे फल लग गये। बिना मूलवाले पौधों मे भी कद उत्तन्न 
हो गये। सर्वत्र पृष्पलताएँ आमरण-भूषित युवतियों के समान दिखाई देने लगी) उत्तम 
शील से बढ़कर अन्य कौन-सी तपस्था आचरणीय है 2 (अर्थात्‌; शील ही सबसे बड़ी 
तपस्या है | ) 

व्याधो के निवास ऋषियों के आश्रम जेसे हो गये, माणिक्य-कातिवाले इस्र- 
गोप ( कीट ) स्थान-स्थान पर फेल गये | कोकिल घने बृत्तो मे बेठी विरह-पीडित कोकिल- 
बालाओं को गा-गाकर शात करने लगे। करीर के दृक्ष भी हरे-भरे होकर कोमल पह्लवों 
से भर गये | 

वह वन पहले इस प्रकार भुलसा हुआ था, जिस प्रकार एक निश्चित अवधि 
देकर युद्ध करने के लिए जानेवाले वीरों को याद आलिगन करके भेज देने के पश्चात्‌ 
उनकी विरहिणी पलियों का मन भझुंसस जाता है। अब वह इस प्रकार लहलहा उठा) 
जिस अकार उन योद्धाओ के लोट आले पर उन युवतियों का मन लहलहा उठता है | 

उस मरु-प्रदेश को उन तीनों ने धीरे-धीरे पार किया. फिर वे उस चिनकूट 
पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ मत्तगज, आकाश में ग्रकाशमान चन्द्र के बादलों के मध्य छिंप 
जाने पर, मेघ को देखकर हथ्रिनी समझ लेते हैं और बाड़ (बृत्ष )-जेसी अपनी विशाल सेंड 
को पसारकर उस ( मेघ ) को छूने की चेष्टा करते है। ( १-४७ ) 


अध्याय & 
चित्रकूट पटल 


हमारे लिए पूज्य देवताओ तथा हम जैसे मनुष्यों के लिए जो एक समान ही 
अविजेय है, बेसे अनघ, सुन्दर नयनोवाले तथा सह नामबाले अमल विष्णु (के अवतार राम); 
यौवन से परिपूर्ण कलापी-ठुल्य जानकी को चन्दन-दच्षो से भरे, स्वर्ण से पूर्ण उस (न्चि्रकूट) 
पर्वत की प्राकृतिक शोभा दिखाने लगे ) 

करवाल तथा बरछा--दोनो एक साथ रखे गये हो, ऐसे लगसेवाले नयनों से 
युक्त ( हे सीता )। इस पर्च॑त के पाद-प्रदेश से एला की लताएँ तथा तमाल फैले हैं। इस 
प्वत की सानुओ पर सोनेबाले दीर्घ तथा जल से भरे मेघों एवं हाथियों म कोई भेद ज्ञात 
नही होता | 

है रक्त लगे करवाल-जेसे लाल रेखाओं से युक्त नयनोवाली |! इस उन्नत पर्वत 
पर उछल-कूद करनेवाला पहाड़ी बकरा, (विष्णु के प्रतिपादक) वेदों” के समान शोभावमान 
मरकत रलनों के काति-पुज से आबृत होकर सूर्यदेव के हरितवर्ण अश्व के समान दिखाई 
पड़ता है। 

रलहार से भूषित स्तनोवाली हे कलापी [| मत्तगजो को निगलनेवाले विशाल 
उद्रवाले अजगरों की केचुलियाँ बॉसों के भुरसुटो मे लगी हुई हिल रही हैं। वे 
( केंचुलियाँ ) उद्मानों से घिरी अयोध्या के सौधों पर फहरानेबाली श्वेतपट-युक्त ध्वजाओ- 
सी क्षगती है। 

लवण-ससुद्र से उत्तन्‍्न न होकर ज्ञीर-समुद्र मे से उत्पन्न अमृत-समान हे सुन्द्री | 
( पव॑तों के ) प्रवालमय सानुओ में यत्र-तत्र कबरीझगो के वाल हिलते हुए ऐसे दिखाई 
पड़तें हैं, जेसे निझ्र बह रहे हों । उनको देंखों | 

क्रोध से भरे सिंह से आहत होकर मत्तगज के गिरने पर उसके रक्त के साथ उसके 
सिर से जो गजमुक्ता बिखर पड़ती हैँ, वे प्रणय-कलह में मानिनी स्त्रियों के द्वारा फेंके गये 
रक्त-चंदन लगे मोती-जेसे लगते हैँ । ' 

इस पर्वत के शिखर पर जब चढ्रमा दिखाई पड़ता है, तब इस पर्वत के पदञ्चराय 
रलनो की काति जटाजूद का दृश्य उपस्थित करती है। इसके उज्ज्वल निर्कर गगा की 
समता करते हैं। इस प्रकार, यह पंत वृषभ पर आरुढ़ होनेवाले भगवान्‌ (शिव ) के 
समान लगता है| 

हाथियों को निगलनेवाले अजगर (उन हाथियों के मद-जल प्रवाह को न सहकर ) 
उनको अपने उज्ज्वल माणिक्यों के साथ ही छोड़कर चले जाने हैं| तब शिलाओ पर 'वेंग 
( नामक वृक्ष के सुनहत्ले ) पुष्पो के माथ पड़े हुए थे माणिक्य उन हाथियों के झुखपड्ट का 
दृश्य उपस्थित करते हैं। 





२. विष्णु का रग श्यामल है, अत्त उनका वर्णन करनवाले वेदों का र्‌ग मी श्यामल माना गया है | 


२५० ”. कंब रामायण 


“एक सूत्रयुगल रत्नजटित कलशो को दो रहा हो |--यो सूक्रम कटि तथा घुष्ट 
स्तनों से युक्त है पुष्पलते । इस पर्चत्त प्र के चदन-वृक्त मानो आकाश-मार्ग को ही रोक रहे हूं 
और चद्गमा, जेसे इन दब के बीच में से होकर जा रहा है, यह सुन्दर दृश्य देखों | 

चद्रकला-जेसे ( आकारवाले ) दातों से शोमायमान है देवी! हाथी, बृत्त को 
शाखाओं पर लगे मधु के छत्ते पर की मक्खियो को उड़ाकर उसमे स्थित सुगधित अरुण 
वर्ण मधु को उठाकर अत्यधिक प्रेम के साथ पूर्ण गर्भ से युक्त अपनी हथिनी के मेंह में डाल 
देता है, यह दृश्य देखो। 

सृष्टि की रक्षा करनेवाले भगवान्‌ (विष्णु) बद्यपि माया मे छिपे रहत हैं, तथापि 
इद्रियों का दमन करनेवाले योगियों के लिए अद्श्य नहीं रहते | उसी प्रकार, इस पर्वत पर 
रहलेवाले दिव्य हयग्रीव ( घोडे के जैसे सुखवाले) मानव छिप जाने पर भी यहाँ की स्फटिक 
शिक्षाओं मे ( प्रतिविबित होकर ) प्रकट दीख पड़ते हैँ, यह देखो | 

नर्तनशील कलापी से भी सुन्दर और कोकिल के जैसे स्व॒रवाली है सीत ) यहाँ के 
उन किल्नरमिथुनों को देखो, जो इस प्रकार गा रहे है कि अपने प्रियतमो से मान करदी हुई 
परव॑तवासी स्त्रियाँ (उन गानों को सुनकर ) द्ववितच्चित्त होकर स्वयं अपने प्रियतमो को 
खोजने लगती हैं। 

किसी धनुर्वीर के धनुष के समान शोभायमान ललाटवाली । हे कुलदीपिके । अरण्य- 
निवासी, लगी जड़वाले 'कवले' (नामक) कद को खोदकर ले जाते हैं। उनके खोदने से जो 
गडढ़े पड़ जाते हैं, उनको लबे वॉसो के टकराने से करनेवाले मधु के छत्ते ( अपने मधु से ) 
भर देते है। 

नारीत्न-रूपी शरीर के लिए प्राणतुल्य हे सुन्दरी । देखो, जलाशय में उसके 
साथ आनन्द से डुवकी लगानेवाली वानरी जब बानर पर पानी उछालती है, तव वह (वानर) 
पर्वत के दूसरे पाश्य में जाकर वहाँ के एक मेघ को पकड़कर हिलाने लगता है--(जिससे 
वर्षा की बूंदें बिखर पड़ती हद] 

बत्ती के बिना ही अमृत में जलनेवाले उत्तम दीपक-सहश हे देवी | उन माणिक्य- 
मय शिलाओं को देखो, जो अपनी कांति से अंधकार को चीर डालती हैं और अपने स्थान 
से कभी न हठते हुए मंडलाकार सूर्य के समान लगती है। 

अरुधती ( जेसी पतित्रता ) को भी सच्चे शील का आदर्श दिखानेवाली लद्॑मी- 
तुल्य, हैं सुन्दरी ! जब कालवर्ण भ्रमरों के भुण्ड वेंगे! वृक्ष की शाखा पर बैठते _4 
तब वै शाखाएँ भुक जाती हैं। फिर; उन (श्रमरो) के छड़ जाने पर वे ऊपर उठ जाती हैं; 
बे शाखाएँ ऐसी लगती हैं, जैसे अपने स्वरणमय पृष्पो को विखेरकर ( हमारे) चरणों 
पर नमस्कार कर रही हो | 

उज्ज्वल ललाट तथा शोभायमान आभरणो से युक्त है देवी ! है पल्‍्लवित शाखा- 
समान सुन्दरी ! सर्थ को छूलेवाले इस पर्वत पर पतिमै! ( एक अनाज ) की खेती की 

रखवाली करनेवाली तीद्ष्ण वरछे-जैसे नवनोवाली ल्लियाँ, फसलों पर आनेवाले पक्तियी पर 


अयोध्याकागड 5५ 
बुबुचियोँ फेकदी हैं। वे घुंशुचियाँ आकाश मे उड़ते हुए ऐसी लगती हैं; जेन ( क्ाकाश से ) 
नक्षत्र ही गिर रहे हो | 

दृल धनुष को धारण करनेवाले वीरो के फरसे से कटकर गिरी हुई अगदढ की 
लकड़ियों को जलाने से उठनेवाला धूम-समूह; ब्राक्मपो के दोम-कुंड के धूम के साथ मिलकर 
फैल रहा मैं, जेता कोई विशाल कालवर्ण पर्वत-शिखूर हो | 
नव-पुष्प, अगर-घूम, आदि से सुगधित होकर निरंतर वर्षा करनेवाले मंब-सह्स 

काले तथा दीर्घ केशो के भार से कंपित होनेवाली दूद्ूम कदि से युक्त हे मवूर-हुल्य सुन्दरी ! 
गगन में नकत्रों को चमकते हुए देखकर सूखी हुई परवंत-न्वाँ भी अपने रक्त-ससुदाव 
को चमका रही हैं | 

अपने प्रिवतमी स रूठकर चलनेवाली विद्याधर-तुन्दरियों से मनोहग; अछक्तक ने 
अचित छोटे-छोटे पदों के चिह्न, मेघो को छुनेवाली माणिल्यमव शिलाओं में अच्श्य हो 
जाते हैं और मरकतमय शिलायं पर रक्त वर्ण दिखाई पड़ते हैं, देखो | 

रक्त स्र॒णेमव गमीर नामि से शोमायमान है मेरी सहथर्सिणी | निर्करों में स्वान 
करने के लिए आनेवाली देवल्लियों के द्वारा अप्ने काली मिद्दी-जेंसे केशों से उतारवर फेक 
गये कल्पबृत्ष के पुष्य; प्रभूत रक्ू-राशियों सहित ररनेवाले निर्भरो के साथ गिर 
रहे हैं, देखो | 

देखो, मुखरित वीर-ककण और धनुष से युक्त किसी व्याऊ के द्वारा: खेती की 
रक्षा के लिए ( बजाने के उद्देश्य से ) रखे हुए पटठह ( नामक चमड़े के बाजे ) को एक 
बानर खड़ा होकर वजा रहा है, ठेखो। एक व्याप्न-क्री उन्द्र को पकड़कर प्रेम से उसके 
कलक को पोछ देने की चेष्टा कर रही है | 

देखो, बने माधबीलता-कुजो में ण्ल्लव की शब्याएँ पड़ी है. जिनपर देवन्प्रियाँ 
विश्राम करती थी और अब उनके चिरक्रालिक वियोग की मूद्ना दें हुई-नी मुलनकर 
काली पड़ी हुई हैं। 

स्मरण-मात्र से अत्यधिक आनन्द प्रदान कग्नेबराली अमृत-समान आमरप से 
विभूषित सुन्दरी ! देखों, मधु से भरे 'ेंगे! वृक्षों में बथा कॉगे! वृक्षों में स्थान-स्थान णर 
लगे हुए, हिलनेवाले भूलो पर बैठकर पहाड़ी ज्त्रियाँ जब पव॑तीय रागों का 
तो उनसे आकृष्ठ होकर अशुण ( नामक ) हरिण" उनके समीप आ जाते हैं । 








£2॥ हा 











महुए के पुष्प तथा इन्द्रगोप के सम्गन अधघर से युक्त है सुन्दरी | इस पर्वत पर के 
निर्करों से उठनेवाले ठुपार-विन्दुओ के समुदाय, अप्सराशों के नृत्व के समय विरूरे 
कल्प्पुष्या 








बिछर हुए श 
चन्दन आंद उुगन्धत ल्प, ऋस्तूर।-कुकूम आंद का लेप एव क दे मकरंद से 
मयुक्त ह 

जे £ः 














२५२ कब रामायर 


पा 


सूर्य जब इस स्वर्णणय उन्नत प्रवंत पर पहुँचता है, तब यह पर्वत ऐसा लगता है, जैसे यह 
स्वण-मुकुट धारण कर रहा हो | 

नारियो के तिलक-समान हे सुन्द्री |! बॉसो से विखरे हुए सुक्ता-माणिक्यमव 
शिलाओ पर इस ग्रकार पडे है, जिस प्रकार लालिमा से युक्त आकाश पर तारे चमक रहे हो | 

सुहम रघ्री से युक्त बॉसुरी की ध्वनि और शीतल तथा मधुर स्व॒र्वाली वीणा की 
ध्वनि से भी अधिक मधुर बचनो से युक्त, हे शुक-समान सुन्दरी । सर्वत्र लाल पुष्ों से भरे 
हुए पलाश-बृक्षो का वन ऐसा लगता है, जेसे (सारा वन) अग्नि की ज्वाला मे जल रहा हो | 

कांदल' पुष्प को ककण पहनाया गया हो, यों अति सुन्दर करो से शोमायमान 
हे सुन्दरी ! बडे हाथियों के बच्चे अपूर्व तपस्या से सम्पन्न ऋषियों के लिए अपनी सूँडो में 
दूर-दूर के नि्रों से पानी भरकर लाते हैं और उन ऋषियो के कमंडल्ुओं में भर देते है। 

आम की फॉक-जेसे सुन्दर नवनोबाली कलापी-तुल्य हे सुन्दरी। लम्बी तथा 
झुकी हुई पूँछवाले तथा द्रवित खित्तवाले बानर, वाद क्य से पीडित तथा मन्द दृष्टिवाले 
व्याकुल सुनियों को जाने का भार्य दिखाकर उनकी सेवा करते हैं। अहों ! 

सॉप के फन एवं रथ का उपहास करनेवाले विशाल जघन से युक्त, है सुन्दरी | 
देखो, बडे पखोवाले मबूर यज्ञोपवीत से शोमायमान वच्षवाले ब्राक्षणो के होम-कुडों की 
अग्नि को अपने दीर्घ पखो से प्रज्वलित कर रहे है | 

दी केशों से शोभायमान सुन्दर मयूर-तुल्य सी-कुल का भूषण, हे देवी ! 
आम्र-बृत्चो पर फलो को खानेबाले वानर, लोकहित में निरत वेदज्ञ आक्षणो के वक्ष पर धारण 
किये जानेबाले यज्ञोपव्रीत के लिए रेशम के कीड़ो के घोसलो एबं कपास के पौधों से 
आवश्यक रेशे ला देते हैं। 

नारियों की सृष्टि के लिए आदर्श बनी हुईं, है लक्ध्मी-तुल्य सुन्दरी | वानर, 
आम्र, पनस और कदली-इच्नो से बड़े-बड़े पके हुए अति मधुर फल चुन-चुनकर (झनियों को) 
ला देते हैं और जंगली सुअर कदो को उखाड़कर ला देते है । 

तुम्हारे कर मे रखने योग्य, लाल झुखवाले तोते, पर्वत के 'तिने' धान्‍्य, ज्वार$ 
सेम आदि की बीजों एवं भुकनेवाले बॉस में उत्पन्न होनेवाले चावल को, असलरहित 
ऋषियों के आशभ्रमों मे जाकर दे आते हैं ) 

बड़े-बड़े अजगर, जो चिघाड़नेवाले और दॉतो से युक्त बड़े हाथियों को भी 
निगलमे की शक्ति रखते हैं, ज्ञानियों के समान इद्निय-दमन करके यहाँ रहते हैं और जढा- 
धारी सुनियो के सा से सीढियाँ वनकर पड़े रहते है | 

देखों, सूर्य के किरणों को ढकनेवाले अनेक स्वर्णमय विमान" यहाँ आते जाते 
रहते हैं, मानो वे ( विमान ) जल के सोतों से युक्त पर्वत पर अपूर्व तपस्या करनेवाले वथा 
( भगवान्‌ के ध्यान से ) अपने दोनो नयनों से यो आनन्दाश्रु बहानेवाले; जैसे जल का घड़ा 
ही उडेल रहे हों, ऋषियों को मोज्ष-लोक में ले जाने के लिए ही यहाँ आते हो। 


“यू भेपिमान खितकूह परत पर संचरण करनेवाले देवों के हैं, जो पेसे लगते हैं, मानों मुनियों को मो” 
थोक में ले जाने के लिए आये हुए हो। 


अयोध्याकाणएड २५३ 


अग्नि भे तप्त, तेल से अचित अति तीचरण बरछे-जेसे अंजनाचित एवं यम को भी 
व्याकुल करनेवाले नयनों से शोभायमान, है सुन्दरी ! देखो, ( बच्चे दने की ) पीडा से 
युक्त हथिनियो को हाथी अपनी सूंड़ो का सहारा दे रहे हैं। 

विष-स्वभाववाले नयनो से युक्त है देवी । तुम्हारी कटि को देखकर उसे विजली 
समझकर, फनवाले सर्प डर जाते है और तड़पकर बिल मे घुस जाते हैं | मदपूर्ण घटवाले हाथी, 
मेघ-गर्जन की सुनकर सिह-गर्जन समझकर डर जाते है और अस्त-व्यस्त हो सागने लगते हैं। 

गहस्थी में रहकर ही सप्त बतों का पालन करनेवाले चक्रवर्ती के पुश्र॒ ( राम ) ने, 
आमरणों से भूषित (सीता) देवी को इस प्रकार के अनेक दृश्य, उनका वर्णन करके दिखाये। 
फिर, उनका स्वागत करने के लिए सम्मुख आये हुए मुनियों को नमस्कार करके उन पाप- 
रहित सुनियों के अतिथि बने 

महिमामय सुन्दर तुलसी-मालाधारी भगवान्‌ (विष्णु ) ने बेर से युक्त अ्ंधकार- 
सहश राक्षस-कुल के विनाश की कासना करके कालनेमि" नामक राक्षुस पर ही अपना चक्र 
चलाया है, इस प्रकार ( का दृश्य उपस्थित करते हुए ) सूर्य अस्ताचल पर जा पहुँचा | 

जब विष्णु का चक्र असुर ( कालनेमि ) के शरीर मे जाकर लगा था, तव उसके 
शरीर से निकले हुए अत्यधिक रक्त प्रवाह के समान ही आकश मे सर्वत्र लाली फेल गई 
और उस राक्षस के मुँह से गिरे हुए वक्र दत के समान ही चंद्रकला प्रकाशमान हो गई | 

सूर्य के अस्त होने पर, कमलपुष्प, स्त्रियों को बदन की शोभा प्रदान करके 
मुकुलित हो गये। आकाश-रूपी जलाशय मे सर्वत्र श्वेतवर्ण कुमुद-रूपी नक्षत्र चमक उठे | 

उस समय वानर और वानरियाँ वृक्षों की ओर बढ़े, हाथी और हथिनियाँ 
जलाशयों की ओर बढ़े, सुन्दर पत्नी घोंसलो की ओर बढ़े और तत्त्वज्ञान से संपन्न प्रभु (राम) 
सध्याकाल्ीन कार्यों की ओर बढ़े ( अर्थात्‌ , सायकालीन कृत्यो को करने गये ) | 

घने ढलोवाले सुगधित पुण्यो मे से कुछ बंद हुए। निर्दोष तथा सुगंध से भरे 
पुष्यो मे से कुछ विकसित हुए, प्रश्च॒ के साथ, अनुज ( लक्ष्मण ) तथा अमृत-समान (सीता) 
देवी के कर एव नेन्न भी कमलपुष्यो के समान ही बढ हुए ( अर्थात्‌ , वे तीनों हाथ जोड़कर 
और नयन बंद करके भगवान्‌ का ध्यान करने लगे)। न्‍ 

सध्याकाल व्यतीत होने पर (रात्रि के आगमन पर) उत्तम स्वभाववाले,लक्ष्मण ने, 
अनघ राम तथा उनकी सूकुम कटिवाली देवी के निवास के लिए विचार करके वहाँ किस 
प्रकार से एक पर्णशाला बनाई, हम उसका वर्णन करेगे | 

लक्ष्मण ने छोटे-छोटे वाँन के टुकड़ों को लेकर खड़ा किया और फिर बक़ता से 
हीन सीचे तथा लवे वॉसो को उनपर आड़े रखा . फिर उनपर शहतीरों की तरह बॉसो 
को रखकर ठाट बनाई और उनपर पत्ते बिछाये 


(तब डक + पल अप पथ 5 

१ कालनेमि हिरग्यकशिपु का एक पुत्र था। उसके एक सौ सिर भौर एक सौ हाथ थे। विष्यु के 

शरा अपने पिता के मांर जाने पर वह अत्यन्त क्रूद्ध हुजा और ठेवो को परास्त करके अपना पराक्रम 
दिखाने लगा। तब विष्णु मगवान्‌ से चक्र प्रयोग करके उसके शिर जौर हाथो को काट डाला | 


२५४ कब रामायण 


ऊप्पर पर शालवबृत्ष के पत्ते बिछाये और उन्हें मूँज से बॉँध दिया | नीचे खडे 
किये बॉसो के टुकड़ों के बीच में मिट्टी भरकर दीवारे खड़ी कौ और उनपर जल छिड़ककर 
( ठीवारों को ) समतल बनाया | 

पर्णशशाला के भीतर शाज्रोक्त रीति से राम और मीता के (सोने के ) लिए 
अलग-अलग आसन वनाये , लाल कूकुम की मिट्टी से उन्हे लीपा और दीबारों में मीतर 
की ओर नदी में उ्नन्न रत्न और मोती चिप्रकाये | 

( पर्णकुटीर के भीतर ) मयूर-पखो का एक वितान लगाया। अपनी छुरी से 
काट-काटकर लटकनेवाले तोरन वनाकर लगाये और नदी-तट के बाँसों को काटकर उस 
पर्णशाला के चारों ओर एक ग्राचीर ( वाड़ ) भी बनाया | 

वह प्र, जो चतुमुख के हृदय मे एवं हम जैसे अज लोगो के हृदयों में एक 
समान ही रहता है, स्वर्णमय देह काति से युक्त लक्ष्मी-समान सीता देबी के साथ अपने 
अनुज के द्वारा इस प्रकार निर्मित पणकुटीर में प्रविष्ट हुए | 

ज्ञानियो का अविद्या-रहित हृदय है, महिमामय वेढ है, या पवित्र छीर-सागर है, 
या वैकुठधाम ही है--यो कहने योग्य उस पर्णकुटीर में अगाध प्रेम से प्राप्त होनेवाले प्रशु 
( राम ); प्रेम-पूर्ण मन में आनदित होकर निवास करने लगे | 

सीता देबी के, पुष्प से मी कोमल, चरण काँटो और कंकड़ो से भरे अरण्य मे 
चले, मेरे दोषहीन भाई के करो ने यह पर्णशाला बना दी। अहो। जिन्हें कोई सहायक 
नही होता; उन्हें भी कोन-सी वस्तु अप्राप्य होती है ? ( भाव यह है--निस्सहाय व्यक्ति के 
लिए उसके समीपस्थ पदार्थ ही सब आवश्यकताएँ पूर्ण करते हैं । ) 

यह विचार करके फिर राम ने अपने अनुज से कहा--ढों पर्वतों के समान पुष्ट 
कधोवाले । तुमने ऐसी छुन्दर पर्णशाला बनाना कब सीखा १ उस समय उनके कमल- 
समान विशाल नयनो से अश्रु-विद्धु वरस पडे | 

अपार सपत्ति को प्रदान करनेवाले ( दशरथ ) की आज्ञा से वन मे आकर उत्तम 
धर्म का पालन करते हुए मैने सूर्य के समान उज्ज्वल सत्य-रूपी यश को प्राप्त किया, ऐसा 
कहते में क्या तथ्य है ? मैं तो अनेक ढिनों से तुमको कष्ट ही देता आ रहा हूँ। इस प्रकार, 
राम ने बड़ी मनोवेदना के साथ कहा | 

प्रभु के यह कहने पर लक्ष्मण ने चितित होकर उनकी ओर देखा और कहा-: 
हे मेरे पिठृ-तल्य । (हमारे ) कष्टों का अकुर तो पहले ही (अर्थात्‌, जब केकेयी को 
दशरथ ने वर दिये ) फूट निकला था। (भाव यह है, हमारे इन कष्टो का कारण आप 
नहीं हैं। इनका कारण केकेयी का वर ही है, अतः आप चिंतित न हो | ) 

फिर, रामचन्द्र ने मन मे सोचा--जो हो, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। 
अब ( लक्ष्मण के कष्टो को देखकर ) मै धर्म के मार्ग को छोड़कर नहीं जा सकता। फिर 
अपने ज्येष्ठ आ्राता की सेवा में आनन्द पानेवाले लक्ष्मण की इस मानसिक ताप को ( कि मेरे 
बड़े भाई वनवास का कष्ट भोग रहे हैं) जानकर राम सोचने लगे--इम ( लक्ष्मण ) के 
मानसिक कष्ट को दर करना असभव है | 


अयोध्याकासड २५५ 


फिर अग्मज ( राम ) ने अपने छोटे भाई को देखकर कहा--ससार से प्रात 
होनेवाली सपत्ति सीमावद्ध होती है। किन्तु, भविष्य में अपार आनन्द उत्मन्न करनेवाले 
हमारे इस वनवास-रूपी सुख के वारे में विचार कर देखो । इसमें क्या कमी है १ 

हृढ धनुर्धारी रामचन्द्र अपने अनुज को सात्वना देकर, देवों की स्तुति प्राप्त 
करते हुए, अपने अत का पालन करते रहें। उधर महान्‌ तपस्वी ( वरिष्ठ ) की आज्ञा से 
( केकय देश को ) गये दूतों का क्या हुआ--अब हम उसका वर्णन करेंगे। ( १-५८) 


भध्याय ९ 
चिता-शयन पटल 


असत्य-रहित अनुपम दूत, जो अयोध्या से चले थे, रात-दिन वेग से चलकर 
(क्रेकय देश में ) भरत के भवन में पहुँचे | वहाँ पहुँचकर द्वार-रक्षकों से कहा--द्वाररक्षुको । 
राजा भरत को हमारे आगमन का समाचार दो | 

“आपके पिता का समाचार लेकर दूत आये हैं !--यह वचन सुनकर भरत अत्यन्त 
आनदित हुआ और प्रेमाधिक्य से उन दूतों को अपने निकट लाने की आज्ञा दी। जब वे 
दूत निकट जाकर नमस्कार करके खड़े हुए, तब भरत ने कहा--सुकुटधारी चक्रवत्ती, किचित्‌ 
भी कष्ट के विना सुखी है न ? 

दूतों ने कहा--उक्रत्ती शक्तिशाली हैे।' यह सुनकर आनन्दित हो फिर 
भरत ने प्रश्न किया--मेरे प्रशु ( राम ) के साथ आभरण-भूषित अनुज ( लक्ष्मण ) अक्तुण्ण 
वैभव से युक्त ६ न १ दूतो ने 'हाँ' कहा | तब भरत ने राम को उद्दिष्ट करके अपने शिर 
पर हाथ जोडे | 

फिर, यथाक्रम सब बंधुओं के समाचार सुनकर भरत आनन्दित हुए | तब दूतों ने 
भरत से यह कहकर कि चित्रित करने के लिए असाध्य रूप से सपन्न है मरत। चक्बतीं 
का यह श्रीमुख ( अर्थात्‌, चिट्ठी ) है, पत्र दिया | 

उनके यह कहने पर भरत ने उस पत्र के प्रति नमस्कार किया और उठकर अपने 
स््रणं-आमरण से भूषित दीर्घ कर में उसे लिया और द्ववित-चित्त होकर सद्योविकसित पुष्पो से 
भूषित अपने शिर पर उसे रख लिया । 

यो शिर पर रखने के पश्चात्‌ भरत ने, उपर से चंदन से लिप्त मिट्टी लगाकर 
बद किये गये उस पत्र के चोगे को खोलकर देखा | उसका समाचार पढ़कर उन द्तों को 
कोटि से भी अधिक धन दिया। 

तब भरत इस उम्रग मे कि वे अपसे ज्येष्ठ श्राता के दर्शन करनेवाले है, उज्ज्वल 


काति फेलनेवाली हँसी से युक्त हुए, पुलकित हुए ओर उस पत्न पर सद्यः तोड़कर लाये गये 
पुष्प डाले | 


ल्‍प 
लौट 
ल्‍्षोोि 


कंव रामायण 


.. दुर्त मरत ने अपनी सेना को मन्‍्नद्ध होने की आजा दी ओर वह मी न प्रचार 
कर कि बह मुहूर्त वात्रा के लिए अच्छा है या नहीं, ककेयराज को प्रणाम करके, उनकी 
आजा लेकर, अपने भाई ( शत्रुन्न ) के साथ घोडे जुते हुए रथ पर आसीन होकर चल्त पे | 

छ्स समय हाथी ( भरत की ) घेरकर चल पड़े। रथ कोलाहल करते हुए 
साथ चल पड़े | बड़े महिमापूर्ण राजा लोग घरकर चल पडे | करवालघारी पदाति-सेना चल 
पड़ी | शख वज उठे । नगाडे, मत्म्यों के निब्रास समुद्र के समान गरज उठे | 

ध्चजाएँ एकत्र होकर निकली | निशान निकले। आम के टिकोरे-जेसे नयनो- 
वाली युवतियों के आरुढ होने योग्य हथिनियाँ चली | मेघों के गरजते समय कौधनेवाली 
बिजली के समान सर्वत्र आमरण चमक उठे | 

अनेक रथों पर रखे गये विविध वाद्य बड़ी ध्वनि करने लगे। नारियो की पुष्प- 
सालाओ के भ्रमर ककार मरने लगे। शर के समान वेगगामी अश्व मार्ग पर चलने लगे। 

अपनी नासिका से सॉस छोड़ते हुए वाँसुरी की-सी ध्वनि करनेवाले, झुख पर 
आमरणों से भ्रृपित, गगन पर भी उड़ जानेवालें, निश्चित समय मे कितनी भी दूर चले 
जानेवाले, मुकी हुई गरठनवाले अश्च चल पे | 

धनुर्विधा में निपुण, करवाल-युद्ध में चहर, खडग-बुद्ध में कुशल, मझ्ल-युद्ध मे 
प्रवीण, वरछे, भाले आदि शत्रों के अभ्यासी योद्धा तथा पुराने हाथीवान भी घेरकर चले | 

परस्पर टकरानेवाले मैंसे, बकरे, रक्त का चिह देखकर लड़ने को कपटनेवाले 
कुक्कुट) वाज, 'करुंपूल! ( नामक लड़नेवाला पत्ची-विशेष )) कौदारी” ( नामक लड़नेवाले 
पत्ती-विशेष ) आदि को पालनेवाले जो कमी उत्तम मार्ग पर न चलनेवाले थे; ऐसे मनुष्य 
भी घेरकर चलते | ३ 

भरत कही त्वरित गति से आगे न निकल जायें, इस आशंका से आतुर होकर 
ख्िद्या, शान आदि से भरे हुए व्यक्ति आगे-आगे उलने लगे। ईस प्रकार चलते हुए द 
ऐसे लगते थे, जेसे शापवश इस धरती पर जन्म लिये हुए देवता सदज्ञान पाकर पुन. संग 
को जा रहे हो ! हे 

बटी-मागधों के मधुर गीत गगन को भरने लगे। जेसे प्राण शगर मे ब्याप्त 
गहवा है, उसी प्रकार मर्दल-ध्वनि सब गीतों में ध्यात हो गई | 

बजनेवाले नगाड़ों की ध्वनि ने मी बढ़कर वेदन ब्राह्मणों के अशीर्वादों की ध्वनि थी ! 
बृपभ-समान मल्लन्चीरों के गर्जन से भी बढ़कर बंदी-मागधों के स्तृति-्पाठ की ध्वनि थी। 

भरत सात दिन चलकर नदियों, काननों और विशाल पर्वतों को प्रारकर उस 
कौशल देश मे जा पहुँचे, जहाँ गन्ने के कोल्टुओं से निकला हुआ रस नालो मे, बाघ वोदता 
हुआ; वह चलता है और अकुरो से भरें खेतो को भर ठेता है| 

खेत हलो से शल्य थे ! युवकों की मुजाएँ पुष्पमालाओं से शल्य थो | शीवल 
धान के खेत पानी ठे शन्‍्य थे। कमल में वात करनेवाली सपत्तिकी अधिप्ठात्री देंवी लक्ष्मी 
उस ठैश को छीटकर चली गई थी | 


अयोध्याकागड २५७ 


मधुर फलो के रस विशाल जलाशयो में भर रहे थे और चारो ओर वहकर ब्यर्थ 
हो रहे थे। मनोहर पुष्यो के समूह तोडे न जाकर पौधों पर ही विकमित होकर; फिर 
कुम्हलाकर भर रहे थे | 
फसल को काटने का उचित समय को जाननेवाल किसानो के अमाव से शालि- 
धान के पौधे, आम्र-रत की धारा के वहने के कारण, सिर झुकाये दूटकर खड़े थे और धान 
घरती पर भरकर अंकुरित हो रहे थे | 
तिलपुष्प-जैसी नासिकावाली तथा उन खेतो मे जहाँ पत्छी आनन्द से सचरण 
करते थे, काम करनेवाली अंत्यज-नारियाँ काम छोड़कर दुःखी पड़ी थी, मानों वे अपने 
प्रियतमी से मान करके निराने का काम छोड़ बेठी हो | 
शुक मौन हो बेठे थे। सुन्दर केशोंवाली त्लियाँ अपनी सखियों का ठोत्य करती 
हुईं उन ( सखियो ) के प्रियतमो के निकट नहीं जा रही थरी। नगाड़े नहीं बज रहे थे। 
स्वर्ण से अलंकृत वीथियों में विवाह आदि के चुलूम नहीं निकल रहे थे | 
संगीत-शासत्री मे कथित विधान के अनुसार वनाई गई मधुर नाववाली बाँसुरी 
अब नहीं वज रही थी। नृत्यवशालाओ तथा जल्ाशयो में नृत्व तथा जल-क्रीडा नहीं हो 
रही थी। (लोगो के ) शिर पुष्पालंकार से विहीन थे। विद्य॒तू-निवाग्क यत्री से युक्त 
प्रासाद धान कूटनेवाली ज्त्रियो के गीतों से विहीन थे | 
(लोगो के) प्रकाशमान झुख हास-हीन थे | सौध सुगन्धित अगरु-धूम से विहीन थे ) 
दीप पुषट ज्वाला से विहीन हो मंद पड़े थे | नारियो के केश मधुपूर्ण पुप्षों से त्रिह्दीन थे | 
मली भॉति बढ़े हुए तथा लहलहाते हुए सस्य के पौधे, विशाल नालों के निकट 
रहने पर भी किसी के द्वारा उन नालों से पानी को मोड़कर न वहाने के क्रारण उसी प्रकार 
शुष्क खड़े थे, जिम प्रकार निष्ठुर लोभी के द्वार पर, दान पाने की इच्छा से आया 
हुआ व्यक्ति हो । 
वर्णन करने को भी असाध्य, अपार सपत्ति से मसृद्ध वह कौशल देश, पुप्पहीन 
हो, पुण्ण पर आसीन लक्ष्मी से विहीन हो एवं सारी शोमा से रहित होकर ग्राण-विहीन 
देह के ममान लगता था | 
इस प्रकार के कौशल देश को देखकर भरत बहुत ढुःखी हुए, किन्तु वहाँ घटित 
किो वृचान्त को न जानने से यह मोचते हुए कि शायद हम अब कोई शोक-समाचार 
सुनने जा रहे है, वे रह-रहकर थह भर रहे थे | 
सत्य नामक उत्तम आमरण से भूषित चक्रवर्ती के पुत्र भरत ने कुछ दर आगे 
जाकर वेगवान्‌ अश्वो से खीचे जानेवाले रथ से मी आगे जानेबाल अपने मन मे ( भावी के 
सम्बन्ध मे ) विचार करते हुए, अवोध्या के विशाल द्वार को देखा | 
भरव से उम नगर से उन दीर्घ ध्वजाओं को नही देखा, जो (ऐसी लगती थी ) 
मानो त्रे सहल्नकिरण ( सूर्व ) के पीछे-पीछे चलकर उनसे यह कहती थी कि तुम सारे ब्रह्माड 
में घूमते-घूमते थक गये हो, ( यहाँ किंचित्‌ समय ठहरकर ) विश्राम कर लो. तब जाओ 
और उन (सूर्य ) की गति को रोक लेदी थी | ह॒ 


>ध्ज 


८ कंव रामायण 


( भरत ने उस नगर मे ) उन नगाडो का शब्द नहीं सुना, जो ( नगाड ) मानो 
विशाल जनता को यह सूचना देतें वजते गहते थे कि राजा को यथेष्ट यश देते हुए यहाँ की 
समस्त भम्पत्ति को ले जाओ। 

श्रमरों से पिये जानेबाले मधु से युक्त पुष्पमाला को धारण किये हुए भरत ने 
मंगल-गीत गानेवालो को तथा स्तृति-पाठ करनेवालो को प्रधुर सात्रा भें उत्तम हाथी- 
हथिनी, अन्य सम्पत्ति आदि पुरस्कार के रूप में ले जाते हुए नहीं देखा | 

लोक-रक्षुक चक्रवर्ती के पुत्र ( भरत ) ने भूछुरों ( अर्थात्‌ श्राकह्मपो ) को दान के 
रूप में गाय, गज, सुन्दर सम्पत्ति आदि को जाते हुए नही देखा । 

मेंडरानेवाले भ्रमरो एवं वीणा आदि से सस्त स्व॒र-युक्त संगीत न गाये जाने के 
कारण वे ( अर्थात, भ्रमर और वीणा आदि वाद्य ) आम के टिकोरे-जेंसे नयनोंवाली ( मूक ) 
नारियो के केशों की समता कर रहे थे | 

उस नगर की वीधियों मे रथ, घोड़े, हाथी, शिविका, शकट आदि नही दिखाई 
देते थे । अतः, वे ( वीथियाँ ) जल के सख़ने पर सिकतामय दिखनेवाली नदियों के समान 
शोभा-विहीन लगती थी | 

सजनो के द्वारा प्रशंसित सदगुणों से पूर्ण भरत ने नयर के भीतरी प्रदेश को 
अपनी पूर्व दशा से विहीन देखकर अपने भाई ( शत्रुत्त ) से कहा-है अनुज। चकत्ती 
के निवासभूत इस राजधानी की ऐसी दशा क्‍यों हुई १ 

शत्रुओं को बीर-स्वर्ग पहुँचानेवाले तथा सजल मेघ-जैसे कंधोवाले हे भाई। यह 
नगर मीन-समान नयनोवाली लह्मी से विहीन विशाल क्ञीर-सागर के जेता लग रहा है, देखो | 

तब उत्तम रत्न-खचित आमरणों से भूषित सिंह-समान अनुज ( शबरुत्त ) ने हाथ 

जौडकर निवेदन किया--ऐसा लगता है कि इस नगर में कोई अति दारुण शोकप्रद घटना 
हुई है, जो साधारण नही है। लक्ष्मी भी युगान्त तक अविनाशी रहनेवाले इस नगर को 
छोड़कर चली गई हैं | 
इतने में, कुछ अधिक मौचने के पूर्व ही चक्रवत्ती-हुमार विशाल तोरण से भूषित 
अत्युन्नत राजप्रासाद के द्वार पर आ पहुँचे और तुरन्त अपने पिता के विश्वाम-स्थान में गये। 

पर्वतों को लज्जित करनेवाले ऊँचे कंधी से शोमायमान मरत ने जाकर देखा; 
किन्तु कही भी अपने पराक्रमशाली पिता को नहीं देखा | तब उनके मन में आशका उत्पन्न 
हुईं कि अब पिता के न देखने का कारण कुछ साधारण नहीं है । 

उस समय, अपने पिता को दँढनेबाले और अपने पवित्र करो से उनके चरणी को 
छूने की इच्छा रखनेवाले भरत से, बाँस-जेसे कधोचाली एक दासी ने कहा--माता आपका 
स्मरण कर रही हैं | आप इधर आइए | हे 

मरत ने आकर अपनी माता ( कैकेयी ) के चरणों का नमस्कार किया। माता नें 
मन-मर उनका आलिंगन किया और पूछा--मेरे पिता, मेरे भाई आदि सब वुशल हँ ने! 


अपार गुणाकर भरत ने कहा-हाँ दे सब कुशल ह्ं। हि 
उमडनेवाले हम हल र्‌ पर 
तब भरत ने कहा--मै उमड़नेवाले प्रेस से पूर्ण चक्तव्ती के कमज्-ममान चरता 


आयोध्याकागड 


ल्‍्प्त 


्‌ 


को नमस्कार करने के लिए आया हूँ। पिता के दशन करले के लिए मेग मन जावृर हो 
रहा है, पौरष से पूर्ण तथा टीर्घर सुकुटधारी चक्रवर्ती कहाँ हें; वबताओं | यह कहकर 
भरत हाथ जोड़कर खड़ा रहा | 

भरत के यह पूछने पर अव्याकुल चित्तवाली ककेयी ने कहा--टानवो का विनाश 
करनेवाली सेना से युक्त तथा भ्रमरों से अंचित पुष्पमाला धारण करनेवाले चक्रवर्ती, देवताओं 
के नमस्कार का पात्र बनते हुए स्वर्ग को सिधार गये है, तुम चिन्ता न करो | 

आहत करनेवाले वह वचन ज्योही भरत के कानी मे पड़े, त्योही घ्रंधराले केशा से 
शोभायमान वह निःसन्न होकर गिर पड़े | विलव तक ऐसे मूच्छित पड़े रहे, जेसे कोई बड़ा 
वृक्ष बज स आइत होकर गिरा हो | 

फिर, किचित्‌ प्रज्ञा प्रात्त कर भरत ने मंद पड़ी हुई अपनी मुखकाति के साथ एवं 
प्रफूल्ल कमल-जैसे नेत्रो में अश्रु भरकर माता को देखकर कहा--कानों में जैसे किसी ने 
अभि-ज्वाला रख दी हों--ऐसे कठोर वचन कहने का विचार तक करनेवाला तुम्हारे 
अतिरिक्त और कौन हो सकता है १ 

सुब्रह्मण्य (शिव के पुत्र कारत्तिकेव) ते भी अधिक सुन्दर वह कुमार (भरत), बड़ी 
बेदना के माथ उठे | पुनः धरती पर गिर पढ़े] उप्ण निःश्वास भरे | रोचे | फिर, ये वचन 
कहने लगें--- 

है पिता | तुमने धर्म को विस्ट्ृत कर विया | ढया को मिटा ब्या | अल्युत्तम 
करुणा-रूपी सपत्ति को मिटाकर इस समार को छोड़ चले | हाय ! तुमने न्याय को भी भुला 
दिया | इससे बढ़कर ठोष और क्‍या हो सकता है १ 

तुमने क्रोध-रूपी छुगुण को मिटा दिया था | काम-रुपी अप्रि को वुका दिया था 
तथा लोभ भ्राडि के समूह को भी विध्वस्त किया था| सब लोंगो के मन के अनुकूल चलने- 
वाले, हे उदारगुण| अब दूसरों को भूलकर केवल अपने मन के अनुमार कार्य करना 
( अर्थात्‌ , हम सबकी 5च्छा के विरुद्ध इस ससार को छोड़ जाना ) क्या उचित है १ 

हे प्रभु | इस कुल के महान्‌ पूर्व-पुरुष, सूर्य आदि के वीर चारिव्य को तुमने पुनः 
नवीन कर दिखाया था। ललाट-नेंत्र ( शिव ) के दृढ धनुप को तोड़नेवाले अपने पुत्र 
( राम ) को छोड़कर तुम केस चले गये १ 

है ताव | न्‍्याय-माग्र से आजा-चक्र प्रवर््तित करनेवाले राजन्‌ । इस समार मे 
किसी भी वश के हो, सब लोग तुम्हारे सम्मुख वाचक ही थे | इसलिए (यहाँ अपने समान 
मित्रो को न पाकर ) क्या उत्तम मित्री को पाने की इच्छा से तुम स्वर्ग गये हो १ 

महल युद्ध मे चतुर विशाल कंधोवाले | चिरकाल से छात्रा देते रहनेवाले तम्हारे 
श्वेतच्छुत्न की विशाल छावा में विकास ग्राप्त करनेवाले सब याणियों को ब्याकुल ही छोड़कर 
क्या तुमने स्वय ( स्व॒ग से) कह्म-दृक्ष की छाया में सुखपूर्वक निवासकरने की इच्छा की 

है ताव। क्या शवर के समान असुर अब भी आकाश से रहते है १ क्‍या देवता 


लोग अछुगे से हारकग अपने स्वग को भी खोकर रक्षा की ग्रर्थना करते हुए तुम्हारी शग्ण 
मंआय थे 


शक 


| 


का 


हट 8 । 
ल्‍णे 
] 


कंच्र रामायण 


तुम बठों मे प्रतिपादित अश्वमेध यश्ञ करते थे और वाद्ो के शब्द से युक्त सेना के 
साथ जाकर अन्य राजाओं के द्वारा समर्थित राजस्व को ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप भे दान 
कर देते थे | इस प्रकार, गाहपत्व अभि को ग्रज्ज्वलित करते रहते थे | यह सब कार्य छीडकर 
क्या तुम स्त्र्ग में निष्किय बेठ सकते हो १ 

सात हाथ ऊँचे तथा मद वहानेवाले हाथियों के स्वामी । क्या यह सोचकर कि 
शयामल ( राम ) ( शासन चक्र धारण किये विना ) खाली हाथ रहता हैं, उन ( ग़म ) को 
शासन का मार देने के लिए तुम इस ससार को छोड़कर चल्ले गये २ 

तुमकों तप में आसक्ति नहों थी | अतएच, पहले की हुईं बड़ी तपस्या के फलखस्प 
प्राप्त रामचन्द्र को, राज्य मिलने पर होनेवाले अभिषेक के उत्तव की शोमा भी, अपने 
विशाल नयनी स देखने का भाग्य तुम्हे नही मिला | 

पिता की मृत्यु से उसन्न दुःख का सहन न करते हुए मग्त ने इस प्रकार के वचन 
कहे और वे इस प्रकार पिघल उठे कि उनके नेत्रों से नदी-अवाह के समान अश्रधाग वह 
खली | फिर, वह यम-सहश धनुर्धारी मग्त स्वय ही अपने आपको सालना देकर किंचित 
स्वस्थ हो बोले-- 

मेरे पित्ता, मेरी माता, मेरे भगवान्‌, मेरा भाई, सब कुछ वें अपार सदुगुणाकर 
राम ही हैं | अतः, जवतक उनके बीर-वलय-भूपित चरणों को नमस्कार न करूँगा: तवत्तक मेरे 
मन की पीडा दूर नहीं होगी। 

बह वचन सुनते ही घोर वच्न-त्य वचनवाली कैकेयी पुनः बोल उठी--ह शर्ुः 
नाश॒क धनुर्धारी ! वह ( राम ) अपनी देवी तथा माई-सहिंत वनवास को गया है। 

(राम) वनवास के लिए गया है ।--कैकेयी के कहे इस वाक्य को सोचकर भरत 
ऐसे हुए, जैसे उन्होंने आग नियली हो। वे आशकित होकर वोलें--अही ! मेरे पापकर्म 
कितने मयकर हैं? न जाने, सुझे अभी और क्या-क्या समाचार सुनने हैं। 

पीडा से मौन रहनेवाले उस पुरुष-अरेष्ठ ( भरत 2 ने पूछा--बीरबलय-घारी उन 
शाम का अरण्य में जाना क्‍या किसी बुरे कार्य के परिणामस्वरूप हुआ 2 या वह देवी कीए 
का परिणाम है ? अथवा अति बलवान नियति का विधान है ? किस कारण से वह हुआ 

यदि राम स्वय कोई बुरा कार्य भी करें, तो वह (कार्य ) इस समार के सर 
प्राणियों के लिए माता के कार्य ( जैसे अपने बच्चे के हाथ-पेर ब्वाकर उसके सेँह में औपध 
आदि डालने के ) जैसे ही हितकारी होगा | राम का वन-गमन क्या पिता के स्वर्ग सिधारने 
के पश्चात्‌ हुआ या उससे पूषर हुआ १ कृपया बताओ | 

तब ककेसी ने उत्तर दिया--राम का वन-गमन गुरुजनो के अति कोई अप 
करने के कारण नहों हुआ | गर्व के कारण मी उसे वन नही जाना पड़ा । देवी अकीप मे ० 
यह नहीं हुआ | सूर्त-समान राजबश में उसन्र चकबत्ती ( व्यर्थ ) के जीवित रहते सम है| 
बढ बने की चला गया । नि 

ह तब भग्त ने प्रश्न किया-“राम का अपना किया हुआ कोई अपराध ना, 
शत्रुओं वी दी हुई पराजय नहीं, टैवी प्रकोप भी नहीं # | तो भी पिता के जीवित सतह 


ह 


आयोध्याकाए्ड २६१ 


उनकों अरण्य जाना पड़ा--इसका क्‍या कारण है ! उन चक्रबर्त्ती के प्राण छोड़ने का क्या 
कारण हुआ १ 

तब कैकेयी ने कहा--चक्रवत्तीं ने मुझे दो वर दिये थे। उनके दिये बरा में से 
एक से मैने राम को वन भेजा, दूसरे से तुम्हारे लिए राज्य प्रात किया। चक्रवत्ती इसकों 
नहीं सह सके, अतः उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिये | 

भरत के कर जो अवतक उनके सिर पर जुड़े हुए थे, केकेयी के यह वचन समात्त 
होने के पूर्व ही; उनके कानो पर आ लगे ( अर्थात्‌; उन्होंने अपने कान बंद कर लिये )। 
उनकी भौहें ठेढ़ी होकर काँपने लगी । उनके निःश्वासों से चिनगारियाँ निकलने लगी तथा 
उनकी आँखों से रक्त-विदु चू पड़े। 

उनके कपोल फड़क उठे |  रोगठो के चारो ओर अभिकण छा गये। धूम भी 
( उनके शरीर से ) निकलकर चारो ओर छा गया | औठ दव गये | मेघ-समान उदार गुण 
से युक्त उनके दीर्घ हाथ वच्ञ को भी मीत करते हुए परस्पर आघात कर उठे | 

भरत अपने पैरों को वारी-बारी से धरती पर पटकते थे, उससे मेंस पर्वत-सहित 
यह धरती इस प्रकार दोलायमान हो उठी, जैसे हाथी को लादकर चलनेवाली लंबे मस्तूल से 
युक्त कोई नोका, ऑधी के चलने पर समुद्र के मध्य ऊब-द्रव हो उठती है। 

(भरत का क्रोध देखकर ) देवता डर गये। असुर बड़े भय से मरने लगे। 
दिग्गजों ने अपने मदसावी रप्नी को बद कर लिया। सूर्य अस्त हो गया। कठोर क्रोध- 
बाले यम ने भी अपनी आँखें बंद कर ली | 

घोर क्रोध से भरे सिह-सहश भरत ने क्रूर कार्य करनेवाली उस केैकेयी को अपनी 
साता नहीं समझा | फिर, उसको इसलिए नहीं मारा कि उससे रामचद्र क्रोध करेंगे। यो 
चुप रहकर फिर उसे देखकर वज्रघोष से ये वचन कहे--- 

तुम्हारी क्रूरता के कारण मेरे पिता मर गये। मेरे भाई तपोत्त धारण कर 
बन में चले गय। में; जो ( इस प्रकार के वर माँगनेवाले तुम्हारे ) मुँह को चीरे बिना 
( तुम्हारे वर माँगन की ) बह सुनता हुआ खड़ा हूँ, बड़ी इच्छा से राज्य का शासन 
करनेवाला हूँ ! द् 

( मेरे पिता और मेरे श्राता को दर करनेवाली ) तुम अभी यही हो | ( हुम्हारे 
वचन सुनता हुआ ) में भी वही हूँ | क्षण-मात्र में ही तुम्हे मारकर नही गिग देता | मैं इसी 
विचार से डरता हूँ कि जगत्‌ की माता के समान वे मेरे भाई क्रोध करेंगे । अन्यथा, तुम्हारा 
माता का पद ( तुम्हारी हत्या करने से ) मुझे कभी रोक नही सकता था | 

एक चन्ततत्ती ऐसा है, जो कठोर वचन सुनकर प्राण छोड़ देता है | एक वीर भी 
ण्सा हे, जो अपना राज्य त्यागकर चला जाता है और एक भरत भी ऐसा है, जो अपनी 
माता के द्वारा प्राप्त राज्य का शासन करनेवाला हैं। ऐसा हो, तो धर्म ऐ॥ 
प्रतिकूल है और वह हमारे लिए चाहने योग्य नही है| रपट ले पर 

यदि भविष्य मे ऐसा अपवाद उत्तन्न हो कि--भरत ने वंचनाशील माता के ऋर 
पंडयन्त् के कारण आद्काल से आये हुए अपसे कुल-महत्त्व को मिटा दिया और उ्स (कुल) 





| 
के 
8 %$ 
ऊञ्रि 
ड34 
| 
5 
38: 
ञ् 







अलवदाले चनह्तत्ता का तुमने बचने वे मार आता 
कम 


अण्डूद णब्र भी दुन्दे राज्य प्रात न्रके चुली जीवन व्यतीत करने का वफ हे 
अ्रप्य फेदकर गाव हर उसके बछड़ो को पृथक कर दिया (४ 








हुनते राम वो 
नगर के लागो से प्रध्कू सवा) | ऐठा करते हुए ठग्हारा मन दिख मो कु 
उकदतती, अपने दिये हुए वरों को न टालकर सय मर गये ४५ 
हा 


अप्ने पिता की आना को ही धर्म ममनकर वन जले गये | किंत उन (सरोह* | 
स्ल 


मैसे माता के पडवन्द्र से संगार का राज्य प्राप्त क्या) ऐसा अपवश कस 
जिनको राज्य करते का अधिक्यर है; वे राम-यह व गो ० 
से पिता प्राण त्वाग देंगे और यह मानकर कि अपयश का पा है 
प्रतिकूल विचार मेरे ही (अर्थात्‌ : भरत के हीं) वारप उतने हुआ“ तथा * ॥॒ रा 
करनेबाला हूं--स्वय वन को चले गये | यदि वें (राम) ऐसा हरे ५99 


जाने 


| 


जाने का विचार नही करते। का 
प्रसिद्ध पुरातन डु्ल में उत्तन्न चमकती का विचार जला मी 
( शाम ) वड़ि बह सोचे कि मेरी ऊेवा मे निरत रहनेवाला भगत ( मे # 
रखता है. तो इसके लिए मेरी माता का राज्य मासना ही परयात वार | । का 
मेरे स्पे्ठ श्राता, वन में अपनी अजलि-रुपी पत्र मियां पर 
मे क्र बनकर अपना जीवन रखे हुए, उत्तम (स्व के) पाते मे हक हे 


अमृत समान घत से सिक्‍त करके भोजन करता माँ + अहों हिीः 


नहीं सोचेगे ? है का 
धनुर्भेपित कवाले राम वन को चले कक 0 ली 
४ व मारी गौ गा 47 
चमबसी ने अपने थ्राथ छोड़ दिये | कित विषन्मान रगे हो पा 
ऊना पते 4 


जैंस गगदख हरे में 


बिना जीवित गारुबाली में ऐस रो रहा हूँ 
विनने घे २ प्रधयण झा पावर बने गया है 


अयोध्याकाणड २६३ 


मेरा राज्य करना लोग स्वीकार नही करेगे | में भी जेसे जीवन की इच्छा करके 
अपयश को स्वीकार नहीं करूँगा । इससे उत्वन्न होनेवाला अपयश किसी भी उपाय से नहीं 
मिटेगा | अधर्म से युक्त इस नगर में लक्ष्मी निवास नही करेगी | अहो ! तुमने ( यह सब 
उत्पात करने के लिए ) किसके साथ मत्रणा की १ तुम्हे परामर्श देनेवाले कोन है ? धर्म का 
समूल नाश करके तुम्हे क्या मिला ? 

तुम्हारे छूर वचन के द्वारा मैने अपने पिता को मारा (अर्थात्‌ , पिता की मृत्यु का 
निममित्तकारण मैं बना) । ज्येष्ठ भ्राता को अरण्य में सेज दिया । अब संसार का राज्य करने 
के लिए था उपस्थित हुआ हूँ | तुम पर क्‍या दोष डाले १ तुम्हारा क्या अपयश होगा १ पर 
क्या किसी दिन भेरा अपयश भी मिट सकेगा १ 

अब लोग देखे कि मै क्या करने जा रहा हैँ। जवतक लोग ( भेरे स्वभाव को ) 
नही देखेंगे, तवतक मेरी निन्‍्दा करेंगे | किन्तु हे माता | तुमने व्यर्थ अपबाद प्राप्त किया 
(जो किसी भी रुप में नही मिठनेवाला है) | मेरा यह विचार है कि विष, बिना उसे खाय, 
किसी को नहीं सारता, इसलिए अबतक में जीवित हैँ। अन्यथा में प्राण नहीं रखता 
( भाव यह है कि जिस प्रकार विष खाने पर ही मारता है, उसी प्रकार जब मै राज्य स्वीकार 
करूँ, तभी मेरा अपबाद होगा, अन्यथा नहीं ) | 

मै तुम्हारे पाप-पूर्ण नरक-तुल्य उदर में रहा--इससे जो पाप मुझे लगा है, उसे 
मिठाना है | इसलिए, सद्धर्म के देवता को साक्षी वनाकर, त्रिलोक के निवासियों के देखते 
हर मैं घोर तपस्या करूँगा | 

ज्ञानी लोगों के वचन को ही मै सुनता हूँ। यदि तुम अपने न मिठनेवाले प्राणो 
को त्याग दोगी, तो तुम्हारे कार्य बुद्धिपूवंक किये गये ही माने जायेगे | उससे तुम पुनः शुद्ध 
बन जाओगी | ससार मे जन्म लेने का लाभ तुम्हे मिलेगा | इसके अतिरिक्त तुम्हारे निश्तार 
का अन्य कोई उपाय नहीं है | 

राम के अनुज ( भरत ) ने फिर यह कहकर कि मैं अब अकथनीय करता से युक्त 
इस परापिन के निकट नही रहेँगा, अपनी अपूर्व मनोपीडा को मिटाने के लिए पवित्र 
स्वभाववाली कौशल्या के उत्तम चरणी को नमस्कार करूँगा, उठकर चले गये | 

पौरुष से युक्त भरत कौशल्या के निकट जा पहुँचे । वहाँ जाकर धड़ाम से ऐसे 
गिरे, जैसे धरती फट गई हो और अपने उज्ज्वल करो से कौशल्या के कमल-जैसे चरणों को 
प्रकड़कर रोने लगे । 

उस समय भरत ये वचन कहकर अश्रु बहाले लगे, जिसे देखकर स्वर्ग के निवासी भी 
रो उठ--मेरे पिता क्रिम लोक मे गये हर 2 मेरे ज्येष् भाई कहाँ गये हे ? क्या यह सारा उत्पात 
देखने के लिए अकेला मैं ही आया हूँ १ हाय | मेरे हृदय की इस वेदना को आप ही मिटाये | 

भरत इस प्रकार लोट गये कि उनके के धूलि से मर गये। वे बोले--मैं अपने 
प्रश्भ ( राम ) के चरणों के दर्शन नहीं णरा सका | क्‍या उन रास को जो इस पृथ्वी के 
स्वामी हें. इस देश को छोड़कर जाना चाहिए था १ क्‍या आपने उनको बन जाने से 
रोका नहीं? ( आपसे ) यह भूल की | 


२६४ कंब रामायण 


( राम के प्रति ऐसा ) क्र इत्य करनेवाले सब लोग अभीतक मिटे नही है | इस 
सम्बन्ध भें हम क्‍या कहे / करा (केकेयी ) के गर्भ में उत्मन्न में प्राण त्याग करूँगा और 
अपने मन की पीडा को दूर करूँगा | मरत ने पीडित होंकर यो कहा | 

मरकतमय पर्वत के जेसे बढ़े हुए कधोवाले मरत ने फिर कहा--रथ पर आरुद 
होकर सार के अंधकार को दूर करनेवाले उस सूर्य से लेकर उज्ज्वल प्रकाश-युक्त इस पुरातन 
राजवश में भरत नामक एक अपयशकारी कलंक भी उत्पन्न हुआ | 

जानु तक लंवमान दीघ भुजाओवाले पर्म-स्वरूपी भरत ने पुनः आग्रे कहा-- 
करवालघारी दशरथ स्व॒र्ग सिधारे | उनके अनुपम ज्येष्ठ कुमार बन को सिधारे | ऐसे अवलंबो 
से रहित होकर यह कौशल देश घोर दुःख से पीडित होनेवाला है | 

कुलीनता, छामा, पातित्रत्य, इन गुणों से पूर्ण कोशल्या ने रोनेवाले पुरुषवर भरत 
को देखा और यह जानकर कि भरत मे राज्य पाने की इच्छा नहों हैं, उसका मन कलंक- 
रहित है, इसलिए उनका ( भरत पर संदेह के कारण उत्पन्न ) क्रोध दूर हों गया। फिर वे 
अधीर होकर बोली-- 

उन कोशल्या ने यह जाना कि भरत का निष्कलंक मन अपराध-जन्य पीडा से 
मुक्त है| अतः; उन (भरत ) से बोली कि हे तात | कदाचित्‌ तुमको केकेयी का छुल विव्ति 
नही था| 

कौशल्या के चरणी पर गिरे हुए भरत, उनके वह वचन सुनते ही, पकड़े गये 
सिंह के समान घवराकर उठे ओर रोते हुए ऐसी शपथें खाने लगे कि नित्य प्रवर्तमान पर्म- 
देवता भी उनकी बात सुनकर कॉप उठा । 

धर्म का विनाश करनेवाला, किंचित्‌ भी दया से रहित, दूसरों के द्वार पर (उसकी 
नारी का अपहरण करने के लिए ) खड़ा रहनेवाला, दूसरों पर क्रोध करनेवाला कर्ता के 
साथ ससार के प्राणियों को मारकर जीवित रहनेवाला, विरागी महातपस्त्रियों के प्रति कर 
कार्य करनेवाला, 

“कुरा* आदि पुष्यो से भूषित केशोचाली युवती को करबाल से मारनेवाला, राजा 
का साथी बनकर युद्ध-क्षेत्र में जाकर फ़िर भय से शन्नुओ को पीठ दिखाकर भागनेवाला; 
मिन्षा में स्वल्प धन माँगकर हाथ में रखनेवाले से उस धन को छीननेवाला, 

पुष्ट तथा शीतल तुलसी की माला से भूपित भगवान्‌ ( विष्णु ) के बारे में वह 
भगवान्‌ परम तत्त्व नही है'--ऐसा वचन कहनेवाला, धर्म-मार्ग से न हटनेवाले आह्णों के 
प्रत्ति अपराध करनेवाला तथा अपौरुषेय एवं भ्रुटिद्दीन वेदों के संबंध में यह कहनेवाला कि 
कई व्यक्तियों की कल्पना-प्रसूत रचना ही वेद है *, 

अपनी माता के भूखी रहते हुए, स्वय अपने पाषिष्ठ उदर-बुहर को अन्न से भरने- 
वाला, अपने स्वामी को युद्ध-भूमि में छोड़कर भागनेवाला, ये सब लोग जिस नरक की आय मे 
गिरत है, (यदि कैकेयी के घडयुन्त्र भे मेरा भाग रहा हो; तो) मैं सी उठी नरक में गिर | 

अपने प्राणी के मय के कारण शरण में आये हुए की रक्षा न करनेवाला 
सद्य धर्म को विस्मृत करके आचरण करनेबाला, जो नरक पाते हैं; उसी में मैं भी गिर । 


अयोध्याकाणएड २६५४ 


न्यायालय मे भूठी साक्षी देनेवाला, युद्ध से डरकर भागनेवाले व्यक्ति के हाथ 
की वस्तुओं को स्वयं छिपकर छीन लेनेवाला, विषदा में पड़कर पीडित हुए व्यक्ति को और 
अधिक पीडा देनेवाला--ये लोग जिस नरक को पाते हैं, उसी में में भी गिरें। 

ब्राह्मणो के निवास को आग से जलानेवाला, वालकों की हत्या करनेवाला, 
न्यायालय में ( न्यायाघीश के पद से ) दोषपूर्ण न्याय करनेवाला, देवताओं की निन्‍्दा 
करनेवाला--ये लोग जो नरक पाते है, उसी में मैं भी पड़ । 

बछडे को दूध पीने न देकर, उसको भूखा ही रखकर गाय का सब दृध दुह्कर 
स्वयं पीनेवाला; भीड़ मे दूसरों की वस्तुओ को चुरानेबाला, दूसरों के किये हुए उपकार को 
भूलकर उनकी निदा करनेवाला, न्यायहीन जिह्ना से युक्त व्यक्ति--ये जो नरक पाते हैं, 
( अगर केकेयी के घडयंत्र मे मेरा भाग रहा हो, तो ) सुझे भी वही नरक मिले। 

यात्रा से अपने साथ आनेवाली मधुरभाषिणी नारी के दूसरों के द्वारा सताये 
जाने पर स्वय अपने प्राणी की रक्षा करने के लिए उसे छोड़कर भाग जानेवाला, अपने पास 
रहनेवाले भूखे व्यक्तियों की भूख मिटाये बिना स्रय भोजन करनेवाला--ये सब जिस दुर्गति 
को प्राप्त होते है, वही दुर्गति मेरी भी हो 

( यदि मेरे कहने से मेरी माँ ले राम को वन भेजा हो, तो ) शत्रों से सुसजित 
होकर युद्ध करने के लिए युद्धक्षेत्र भ जाकर अपने ग्राणों के मोह में पड़कर शत्रुओं के सम्मुख 
युद्ध न करके शिर भुका देनेवाला तथा धम की सीमा लॉघकर (प्रजा से ) धन संग्रह करने- 
वाला राजा--जो नरक पाते हैँ, बही नरक मुझे; भी मिले। 

( यदि केकेयी के पडयंत्र में मेरा भी हाथ रहा हो, तो ) उत्तम राज्य को पाकर 
मनमाना आचरण करते हुए नीच कार्य करनेवाले राजा के समान ही मै भी परंपरा से ग्रात् 
धर्म का त्याग कर अपयशकारक अधर्म-मार्ग मं चलनेवाला हो जाऊें। 

जो राजा, अपनी रक्षा मे रतेवाली प्रजा के व्याकुल होकर अस्त-व्यस्त होंते 
हुए, 'वंजि' पुण्षों की विजयसूचक माला पहने हुए, शत्रु के सम्मुख बारे पुष्पो की माला 
पहनकर खड़ा हो, उसकी जो दुर्गत होती है, वही दुर्गति मेरी हो | 

( यदि केकेयी के पडयत्र में मेरा साग रहा हो, तो ) कन्या का मान-मंग करने 
का प्रवत्त करनेवाला, गुरु-पत्णी की ओर कामुक दृष्टि डालनेवाला, मद्यपान करनेबाला, 


छुद्र चोये-कर्म से स्वर्ण प्रात्त करनेवाला (अर्थात्‌ ; सोना चुरानेवाला)--ये लोग जैसी दुर्गति 
पाते हैं, में भी वैसी ही हुर्गति पाऊँ | 


उत्तम भोजन पदार्थ को कुत्ते-जेसे ( अर्थात्‌, दूसरों से छिपराकर अकेले ही ) 


खानेवाला, यह पुरुष नही; ज्री भी नही शक्तिहीन नपुसक है'--ऐसे अपयश का 


भाजन बनकर निलंज हो क्षुद्र कार्य करता हुआ जीवन व्यत्तीत करनेवाला, महात्माओं का 
कथन भूलकर सदा पापकर्म में रत रहनेवाला तथा सर्वदा दूसरे की निन्‍दा करते रहनेवाल[--- 
ये सब जो नरक पाते हैं, वही मुझे भी मिलते | 


» पति! 


व कक ड, पु तन 
वेज पुष्या को माला विनव-यचक और वाह पृष्या को माला प्राजय-पूचक मानी गई है [--अनु० 


जज 
नरक 
ता 


कब रामायण 


( यदि केकेयी के पडयत्र मे मेरा हाथ हो, तो ) दोषहीन प्राचीन वशों को 
कलकित कहकर उनकी निदा करनेवाला, अकाल के समय मे द्रिद्र लोगो के कमाये अन्न 
को विखेर देनेवाला, सुगंधित भोजन पदार्थों को, समीपस्थ व्यक्तियों को दिये बिना, उनके 
मुँह मे लार ठपकाते हुए, स्वयं खानेबाला--जों गति पाते है; वही गति झुके भी मित्ते। 

जो व्यक्ति, धनुष से और करवाल से प्रकट किये जानेवाले पराक्रम को व्यर्थ 
करके, इस नश्वर शरीर को कुछ समय तक सुरक्षित रखने की लालसा से विरोधियों के घर 
मे उनके द्वारा क्रोध के साथ दिये जानेवाले अन्न को अपने हाथ पसारकर मॉगता हुआ 
रहता है, उसकी जो दुर्गति होती है, वही मेरी भी हो। 

कोई व्यक्ति याचक से. उसकी माँगी हुई वस्तु 'मेरे पास है'--कहकर भी उसे 
न दे और यह भी न कहे कि 'मेरे यास वह वस्तु नहीं है'--ऐसे मूर्ख व्यक्ति को जो नरक 
मिलता है, वही नरक मुझे मी मिले | 

( यदि राम को बन भेजने मे मेरा हाथ रहा हो, तो ) जो व्यक्ति शत्रु-भयकर 
करवाल को अपने दीर्घ हाथ मे लेकर युद्धक्षेत्र भें जाय और फिर व्याधियों के आवास, 
दुगध से युक्त इस कुद्र देह को बचाने की इच्छा से, मोती-समान दाँतोवाली युवती के देखते 
हुए, शत्रुओं के सम्मुख सिर भुका दे--उस व्यक्ति की जो दुर्गति होती है; वही 
मेरी भी हो | 

विशाल गन्ने के खेतों तथा लाल धान के खेतो से युक्त जल-समृद्ध देश को, शत्रु के 
द्वारा हरण किये जाते देखकर भी जो व्यक्ति अपने प्राणी को बचाने के लिए वेड़ी में बेंधे अपने 
चरणों के साथ शत्रु के सम्मुख खडा रहे, उसकी जो दुर्गति होती है, मेरी भी वही दुर्गति हो | 

क्र कैकेयी के किये कार्य को यदि मै जानता ही हूँ, तो मैं भी उन लोगों की 
दुर्गति को प्रास कहूँ, जो धर्म से न हृटनेवाले अपने पूर्वजों को दुःख देते हुए पाप-कर्म करते 
रहते है। 

इस प्रकार अपने मन की निष्कलंकता को प्रकंद करनेवाले भरत को देखकर 
कोशल्या यो आनंदित हुई, जेसे राज्य त्यायकर वन को गये हुए राम को ही लौट आये हुए 
देख रही हो। उन्होंने आँसू वबहानेवाले भरत को अपने गले से लगा लिया | £ 

कंपटहीन उत्तम स्वभाववाले मरत के कार्य को, तथा उनकी माता ( क्ैकेयी ) के 
पराप-स्वभाव को) पहचानकर दुःख की अधिकता से कौशह्या यो रो कि उनके पीन स्तनों 
से दूध ठपकने लगा और उनका मुख सज गया। है 

कौशल्या बोली--है राजाधिराज ( मरत ) | हठ॒म्हारे कुल के मनु आदि भर्ति 
पुरातन पूर्व पुरुषों मे भी तुम्हारी समता करनेवाले कौन थे / यो कहकर एन्होंने आशीर्वाद 
दिया | भरत बार-बार उनके वचन (अर्थात्‌ ५ उनका भरत को राजाधिगज कहना) को स्मरण 
करके द्रवितचचित्त होकर रो पढ़े। का 

भरत के अनुज ( शत्रुप्त ) ने भी, भरत के सदगुणों को सोचकर प्रेम से द 
बाली माता ( कौशल्या ) के चरणो पर नत हुआ और यथाबिधि नमस्कार करके व्याकुल 
मन से खड़ा रद्द | इसी समय वसिष्ठ झुनिवर वहाँ जा पहुँचे । 


अयोध्याकागड श्द्छ 


तब भरत उन महातपस्व्री के चरणों पर गिरकर बोला-मेरे पिता कहाँ हैं! 
बताइए | तब वसिष्ठ दुःख की अधिकता के कारण कुछ उत्तर न दे सके और व्याकुल हों 
आँखो से अश्वु बहाते हुए मरत को गले से लगा लिया। 

बसिष्ठ ने कहा--हे दौष-रहित कुमार | उद्यरशुणवालते तुम्हारे पिता के प्राण 
छोड़े, आज सात दिन हो गये। दम पुत्रों के द्वारा किये जानेवाले कार्य ( अतिम क्रिया ) 
करों| तब कौशहया ने उनको ( उस स्थान पर, जहाँ दशरथ की देह रखी थी ) जाने की 
भाज्ञा दी | 

पिता की देह को देखने की अनुमति देनेवाली माता ( कोशल्या ) के चरणों को 
नमस्कार करके मरत, सुन्दर दी्घ जटाओवाले पवित्र वसिष्ठ मुनि के साथ चले और अपने 
प्राण देकर धर्म की रक्षा करनेवाले चक्रत््तीं दशरथ के अति ग्रशंसित साकार धर्म-जैसे शरीर 
को देखा । 

भरत दहाड़ मारकर रो पडे और धरती पर गिर पडे और महिमामय आशाचकऋ 
को प्रवर्चित करनेबाले ( दशरथ ) के तेल-पात्र में रखे हुए सोने के रंग के शरीर को अश्रुओं 
से धो दिया 

चारो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों ने आदर के साथ दशरथ के शरीर को उस स्थान से 
अपने हाथ से उठाया और स्वर्ण से निर्मित एक विमान में रखा | तब राजा के योग्य नगाड़े 
बजने लगे । 

नगर के लोग, वला मे बंधे ससुद्र के समान रुदन से उत्यन्न ध्वनि करते हुए 
व्याकुलप्राण हो रहे। राजाओं का समूह चारों ओर हाथ जोड़कर खड़ा रहा | ऐसे समय 
मे, गले भे रस्सी से युक्त एक हाथी पर उस देह को रखकर लोग ले चलते | 

सुन्दर तथा विशाल रथ को चलानेवाले सुमंत्र के साथ, मन्नणा करने से निपुण 
मत्री तथा अनुपम सेनापति, मित्रवर्ग तथा अन्य लोग व्याकुल हो चारो ओर से रो रहे थे | 

शख, पटल, श्वद्धी आदि वाद्य सब विशाओं में उसी प्रकार बज उठे, जिस प्रकार 
मेघों के आश्रय वननेवाले ऊँचे प्रासादो से युक्त उस नगर की त्तरियाँ, अपने उमड़ते नेन्नो पर 
हाथ से मारती हुई रो रही थी। 

घोड़े, हाथी, उज्ज्वल रथ, राजा, चारो वेढों के ज्ञाता ब्राह्मण, उस देह को 
लेकर, दशरथ की रानियो के साथ, स्वच्छ वीचियो से पूर्ण जल से समृद्ध सरयू नदी पर जा 
पहुँचे । 

शाज्नज्ञ पुरोहिती ने यथाविधि सब कर्म कराके चिता सजाई | उस पर दशग्ध 
की देह को रखा | फिर भरत से कहा--हे वीर । शाज्लोक्त विधान के अनुसार तुम अपने 
पिता का अतिम सस्कार पूर्ण करो | 

ष़ो कहने पर भरत पिता का अ्रतिम सस्कार करने के लिए प्रस्तुत हुए। उस 
समय उनको देखकर वसिष्ठ ने कहा--तुम्हारी माता के दुगुण के कारण उक्रवत्ती ( दशस्थ ) 


अत्यंत पीडित होकर; तुमकों भी त्वाय कर ( अर्थात्‌ , तुम्हारे पुत्र॒लन-संबंध को तोड़कर ) 
चल बसे | । 


रच८ क्रब रामायर 


है उत्तम कुमार | मानो यह दिखाने के लिए ही कि तुम्हारे जन्म से परंपरा से 
आगत धर्म परिवत्तित हो गया है, तुमको त्यागकर वे मृत हुए । यह वचन सुनकर भरत मृत- 
से हो गये | ऐसा लगा कि वहाँ जो खडे थे, असली भरत नही थे, कोई और थे। 

महान तपस्त्ी यो कहकर निःश्वास भरते खडे रहे | तब, पर्वताकार कधीबाल्ल 
भरत, “अच्छा है, अच्छा है !!--कहकर सुस्करा उठे | 

जेसे काला सर्प घोर वज्न-घोष से भीत होकर कॉप उठा हो, उसी प्रकार भरत 
कॉपकर धरती पर गिर पडे | उनका मन बडी व्याकुलता से तड़प उठा। उनके हृदय का 
दुःख रोकने पर भी न रुकता था | वे आँसू वहाते हुए कहने लगे--- 

मतक-सस्कार करने का अधिकार मुझे नहीं था | ऐसा में क्या राज्य का शासन 
करने की योग्यता रखता हूँ १ सूर्यकुल मे उत्तन्न मेरे पिता से पूर्व उत्तन्न राजाओं में मुझ 
से बढकर कीत्तिमान्‌ कौन हुए १ 

हैं कमलभव ( ब्रह्मा ) के पुत्र (वसिष्ठ )। मेरे पूंज दोषरहित, धर्म के अप्रतिकूल 
मार्ग पर चलकर स्वर्ग में गये। पर मैं तो अपने वालकपन मे ही व्यर्थ जीवन धारण करने- 
वाला हों गया हूँ | हाय । 

मै घने पत्तों से युक्त प्रसिद्ध केतकी-पुष्पो के मध्य स्थित रहकर निस्सार तथा 
गधहीन वस्तु के समान हो गया हूँ। झुके जन्म देनेवाली मेरी जननी ने मेरा जो उपकार 
किया है, वह ( उपकार ) भी केसा है। 

चारों वेदों मे प्रतिपदित विधान के अनुसार सब कार्य कराने से समर्थ वसिष्ठ 
उपयुक्त प्रकार से कहकर छुःखी हो खडे रहनेबाले, पृष्पमाला-भूषित भरत के अनुज (शत्रु) 
के द्वारा उस समय यथाविधि प्रेत-सस्कार कराया |* 

उत्तम पुष्पलता-सदश राजपत्नियाँ अपने हार, आभमरण तथा लच्तकनेवाली 
कटि के चमकते हुए, इस प्रकार चिता की अभ्रि में प्रविष्ट हुईं, जिस प्रकार पव॑त-कदरा में 
निवास करनेवाले कलापियो का समुदाय पत्रहीन कमल पुष्ों से भरे जलाशय मे अविष्ट 
हुआ हो | ( भाव है) प्रधान महिषी कौशल्या, केकेयी और सुमित्रा इनके अतिरिक्त अन्य सब 
पत्लियों ने सहगमन किया ) | 

उन स्त्रियों के बदन कमल-पुष्य तथा चद्र के समान शोभायमान दो रहे थे। चिता 
की अभि, उनके पति ( दशरथ ) का देह-स्पश करके अत्यत शीतल लग रही थी | वे राज- 
पत्लियाँ मन की पीडा से रहित होकर, पति के साथ सहगमन करनेवाली नारियों की सदृगति 
को प्राप्त हुई । 

इसके पश्चात्‌ मरत ने शत्रुघ्न के द्वारा पिता के सब सस्कार कराये | फिर; मात्ता 
के क्र कृत्य के कारण क्षत्रियोचित जीवन से वंचित होकर उपमाहीन शोक-रूपी समुद्र के 


साथ अपने निवास में जा पहुँचे | 


लता ४ ५4 भ्ने 
१, राजा दशरथ ने कद्दा था कि केकेयी को मे त्याग देता हूँ, भरत को भी में अपना पुत्र नहीं मानता। 
इसी कारण से वसिष्ठ मुनि ने शबुन्न से दशरथ का अश्नि-सस्कार कराया [- अनु? 


अयोध्याकागड श्ध््र 


चक्रवर्ती के कुमार ने दस दिन तक किये जानेबाले पितृकर्स को, एक-एक दिन 
को एक-एक युग के समान व्यतीत करते हुए तथा अल्यन्त वेदना के साथ, शाज्रोक्त विधान से 
पूर्ण किया ) 

सब पितृ-संस्कार पूर्ण कराके, अपने कार्य-भार से सुक्त होकर महान तपरबी वसिश्ठ 
ब्रिसूत्रयुक्त यश्ञोपवीत से शोमायमान ब्राह्मणों के द्वारा अनुछझत होते हुए, विजयी माले को 
धारण करनेबाले मरव के निकट पहुँचे | 

कुल-क्रमागत मंत्री यह विचार कर कि बिना राजा के राज्य का रहना 
उचित नहीं है, भरत को राजा बनाने का दृढ निश्चय करके, उस राज्य के बडे शञानवान्‌ 
लोगों को माथ लेकर आये। ( १--१४४ ) 


अध्याय ३० 


वनमप्स्थान पटल 


मनत्रणा-कुशल मत्री (भरत के प्रति ) * प्रेम से भरे हृदय के साथ यह सोचते 
हुए कि परम्परा से प्राप्त वेदों को अधिगत करनेवाले तथा तपस्था के सब तत्तवी को 
जाननेवाले वसिष्ठ उस राजसभा मे उपस्थित है, शीघ्र सभा मे आ पहुँचे और मग्त को 
नमस्कार किया। 

तपस्या के प्रभाव से गगन से भी संचरण करने की शक्ति रखनेवाले मुनियों के 
साथ मन्री, नगर के लोग, रेनापति, राजा तथा सब बुद्धिमान्‌ एवं विवेकी पुरुष, सुन्दर वीर 
( भरत ) को यथाक्रम घेरकर बेठ गये | न्‍ 

जब सव लोग इस प्रकार बेठे हुए थे, तब ज्ञानी तथा रथ चलाने मे दत्त सुमत्र ने 
विजयी चनक्रवत्ती के कुमार ( भरत ) को अपने मन के विचार सूचित करने के उद्देश्य से 
सर्वज्ञ मुनिवर ( वसिष्ठ ) के मुख की ओर देखा | 

तपस्बी वसिए्ठ ले सुभत्र के अपनी ओर देखते से, वचनों के विना ही, उसके मन 
के आशय को जान लिया। फिर चक्रवर्ती के कुमार से बोले--राज्य की रक्षा करो। यही 
तुम्द्ारा कत्तंव्य है। 

( वनिष्ठ ने भग्त से कहा--) है दोष-रहित । ग्रुणवान्‌ , चेदश, अपूर्व तपस्था- 
सपन्‍न, वृद्ध, नरेश आई जो तुम्हारे पास आये है, इनके आगमन का प्रयोजन यही है कि 
नीति तथा धर्म को स्थिर बनायें ( और उसके लिए हुम्हे राजा बनाये )। 6म इस बात 
को अपने मन मे समझ लो | 

धर्म नामक अनुपस वस्तु का सबसे आचरण कराना तथा उसको स्थापित करना 
कठिन कार्य है। है तात । तुम इस विषय को भली भाँति समक लो | यह धर्म इहलोक ओर 
प्रल्तोक-दोनो को प्रदान करनेवाला है| स्वच्छ चित्तवाले ही इसका पालन कर सकते हैं | 


२७० कब रामायण 


विचार करने पर विवित होता है कि कटि में हृढ करवाल धारण करनेवाले 
राजा के अभाव मे यह ससार सब की इच्छा के पात्र सूर्य से विहीन दिन-जैसा होता है, 
नक्षत्रों से घिरे हुए चद्र स विहीन राचि-जेसी होती हैं तथा अपने अतर मे ग्राणों से 
विहीन शरीर-जंसा होता है| 
देवलोक मे अत्याचार करनेवाले वलवान असुरो के देश भे, तथा लोक कहलाने- 
वाले सब ग्रदेशों मे, रक्षा करनेवाले राजा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। यह हम 
देखते है| 
उचित रीति से विचार करने पर विदित होंता है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाये गये 
धरती तथा स्वर्ग मे निवास करनेवाले जगम तथा स्थावर पदार्थ कभी शासक बिना 
नही रहते। 
कमलभव ब्रह्मा से लेकर सब पुण्य पुरुषों ने जिस वश की प्रशसा की है, ऐसे 
( तुम्हारे ) वश के लोगो ने अवतक इस समार की रक्षा की है। अब ऐसे रक्षुक के अभाव 
में यह ससार, उज्ज्वल समुद्र में टूटी हुई नौका के समान हो गया है। 
हे तात। तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधारे। ठुम्हारे ज्येष्ठ श्राता राज्य छोडकर चले 
गये। अनन्त वैभव से युक्त यह विशाल राज्य तुम्हारी माता के वर से ठुम्ह मिला है , इस 
राज्य पर तुम शासन करों | यही हमारी सलाह है--यो वसिष्ठ ने कहा | 
ज्यों ही मझुनिवर वसिष्ठ ने कहा कि इस राज्य पर तुम शासन करों, त्यो ही भरत 
अपने नेत्रों से निमौर के समान अश्वुधाग वहाते हुए, “विष खाओ' कहने से भयमीत 
होकर कॉपनेवाले से भी अधिक भीत होकर कॉप उठे | 
( वसिष्ठ के वचन सुनकर ) भरत का मन कॉप उठा] कठ गदुगढ हो उठा। 
नग्रन मुकुलित हों गये | ख्त्रियो के जेसे ही उनका हृदय द्रवित हो उठा | उनके प्राण 
व्याकुल हुए | कुछ काल यो मूच्छित रहने के वाद जब उनमे प्रजा आई, तब वे उस सभा मे 
स्थित लोगो से अपने वित्चार कहने लगे-- 
तीनी लोको के आदिकारण बने हुए, मेरे ज्येट्ठ भ्राता वनकर उत्न्न हुए 
(श्रीराम ) के रहते हुए मै राज्य करँ। अहों | यह श्रेष्ठ पुरुषों का धर्मोपठेश हो गया। 
फिगर तो अब मेरी जननी के कार्य में भी कोई दोप नहीं रहा | 
क्ररता से युक्त मेरी जननी ने जो काय किया, उसके बारे मे, सदाचार में निरत 
आपलोग कहत ई कि यह उचित है | क्‍या इस समय; कृतयुग के पश्चात्‌ आनेवाले दोनों 
युग ( द्वापर और चेता युग ) व्यतीत होकर अतिम युग ( कलियुग ) ही आ गया ई ! 
कमलमभव अहा के सब लोकों मे क्‍या कही भी बडे भाई के रहते हुए छोटा भाई 
ग्रयाविधि राज्य का शासन करता हैं १--राजसमा से रहनेवाले आपलोग ही बताये | 
का चित्‌ आपलोग इस कार्य को न्‍्याय-सगत भी प्रमाणित कर दें, तो भी मे 
इस समार के याणियों के शासन-भार को वहन करता हुआ जीवित नहीं रहूँगा। कित्ता 
में उनको ( अर्थात्‌ - राम को ) ले आरऊँगा ओर पुप्पसाला-भूपित किरीद: आदि काल १ 
आगत नीति के अनुसार, उन्हीं को पहनाऊँगा | बह आप दखग | 


अयोध्याकाणड २७२ 


यदि में उन (राम) को नहीं ले आ सक्कूगा, तो दु्गंस भरण्य में रहकर यथाविधि 
कठोर तपस्या करूँगा | यदि और कोई बात कहकर आपलोग सुझे; विवश करने का प्रयत्न 
करेंगे, तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा--इस प्रकार मरत ने कहा । 

महिमा में श्रेष.्ठ चक्कत्ती ( दशरथ ) जीवित रहते समय भी प्रभु (राम) ने 
रत्ममय किरीट को धारण करना स्व्रीकार किया। किन्तु, है उत्तमशील भरत। तुम तो, पिता 
के स्वर्ग-गमन के कारण ग्रास हुए राज्य को भी अस्वीकार कर रहे हो | राजकुल के पुत्री मे 
तुम्हारे समान ( त्यागी ) कौन है 

आज्ञा-उक्र प्रवर्सित करना ( अर्थात्‌ ; न्याय-पूर्ण शासन करना ), धर्म की रक्षा 
करना, वज्ञ करना--इनके द्वारा तुम्हे अपना यश वढाना आवश्यक नही है। चतुदश भुवन 
मिट जाने पर भी तुम्हारा बड़ा यश शाश्वत रहेंगा--इस प्रकार कहकर उन समासदों ने 
मरत को आशीर्वाद दिये। 

मरत ने अपने अनुज ( शत्रुप्त ) को बुलाकर कहा--मेघ-गर्जन के समान नयाड़े 
की ध्वनि करके, यह घोषणा कराओ कि इस राज्य के धार्मिक प्रभ्नु ( राम ) को हम लौटा 
ले आनेवाले हैं और सारी सेना को यात्रा के लिए तैयार करो | 

सदगुण भरत की आजा से शनरुन्न ते वेसी घोषणा करा दी, तब दुःख मे ड्रवे 
हुए उस विशाल नगर के लोग यो आनन्द-घोष कर उठे कि मानों उनके ग्राणहीन शरीरों 
पर बचनरूपी अमृत छिड़क दिया गया हो | 

'रामचन्द्र स्वणमुकुट धारण करनेवाले है '--यह घोषणा होते ही पंचेन्द्रियों का 
दसन करनेवाले सुनियो से लेकर समी लोग महान्‌ आनन्द से भर गये|। (रामचन्द्र को 
लोटा लाने की ) वह समाचार कानों के लिए टिव्य अमृत ही था | 

भरत अपने ज्येष्ठ श्राता कों ध्व्जाओं से अलंकृत नगर में ले आनेवाले है , 
उनको ले आने के लिए सेनाएँ भी जायेंगी' --नगाडे बजा-बजाकर इस प्रकार की 
जो घोषणा की जा रही थी, वह उस वेमवपूर्ण अयोध्या नामक महा-समुद्र से चंद्र के 
उठय होने के समान थी | 

वह बड़ी सेना युगान्त में उमड़नेवाले सतत समुद्रों के समान उमड़ उठी और 
घोर शब्द करती हुई आगे बढ चली | उससे केकेयी की कामना समूल विनष्ट हो गई | नगर 
के लोग भी ग्रेम से उमड़ उठे और उनका (रामचंद्र के वियोग से उत्पन्न) दुःख मिट गया | 

अलंकारो से सजे हुए घोडे, हाथी और रथ, धरती को ढककर छा गये | सेना की 
अत्युन्नत ध्वजाएँ, आकाश-तल को ढककर छा गई। ऊपर उठी हुई धूल कमलमब ब्रह्मा के 
भी नयनोी को उककर उन्हें ग्रधा दनाने लगी | 

इन्द्रदेव जिस समय इस सृष्टि का अत करता है, उस समय उठनेवाली ध्वनि 
से भी अधिक ( मयकर ) ध्वनि उत्तन्न हुईं) अकलंक रामचन्द्र के दर्शन करने के लिए 
उठनेबाली उसय से मी अधिक उल्लसित होकर बह विशाल सेना उमड़ने लगी | 

उस सना का एक अति विशाल सूँड़वाला हाथी अपनी हृथिनी के साथ इस 
मकार जा रहा था, मानो राज्य के जेसे ही उस नगर का त्वाग कर विविध वृत्षी 


र७र्‌ कब रामायण 


पूर्ण अरण्व की ओर सीता नामक लता को याथर लिये हुए रामचन्द्र-स्पी मेघ ही जा 
गहा हा । 
हर कीचड मे उत्तन्न होनेवाले कमल-पुष्प भी जिनके सामने शोभाहीन हो जाये, 
जेंसे भूदु चरणों से युक्त कन्याओ के साथ छोटी हथिनियाँ स्पर्धा करने लगी थी, किन्‍्तृ 
कदाचित्‌ उन सुकुमारियों की मृदुगति से हारकर ही मानो वे (हथिनियाँ) उन सुन्दरियों को 
ढोये हुए जा रही थी | 

बे दी ध्वजाएँ, जो मेघों के जल-बिदुओं से इस प्रकार मिचित हो रही कि 
पीडादायक सर्य-किरण भी उन ( ध्वजाओं ) से शीतल हो जाती थी, भिजयमाला-भूषित 
धनुर्धारी गम के राज्यामिप्रेक का दर्शन न पाने से ढुःखी हुई त्लियो के समान कॉप रही थी। 

असरुय राजा लोग हाथियों पर आरूढ होकर इस ग्रकार जा रहे थे, जैसे 
महिमामय उष्ण किरणों से युक्त सूर्य, असख्य रूप लेकर, अपने ऊपर घवल चन्द्रमा को 
( छत्र के रूप मे ) धारण किये, मेधो पर आरूढ़ होकर, धरती पर उतरा हो ओर एक व्शि 
मे जा रहा हो | 

एक समुद्र रथों पर जा रहा था | दूसरा समुद्र लाल चित्तियों से युक्त मुखवाले, 
मेघ-समान हाथियों पर जा रहा था। अन्य एक काला समुद्र सुन्दर घोडो पर जा रहा था 
और पदाति सेना-रूपी समुद्र धरती पर सर्वत्र छा गया था | 

प्तारें! ( एक वाद्य ), ताल, शख, श्रृज्ञी, चर्म से आबृत 'पत्रे' ( नामक एक 
वाद्य ), डमर, भेरी तथा अन्य वाद्य भी उमी प्रकार मौन होकर जा रहे थे, जेमे मू्खों के 
समुदाय में जानी पुरुष ( मौन ) रहते है। 

चिरस्थायी लजा के अतिरिक्त शरीर से अन्य आमरणो को भी दूर किये हुए तथा 
अप्मराओ की अ्राति उत्पन्न करनेत्राली अति सुन्दरी ल्लियाँ ऐसी लगती थी, जैमी, पृण्रों के 
मड जाने पर, लताएँ हो | 

उस सेना में, गरजते समुद्र से घिरी सारी प्रथ्वी का शासन करनेवाले ( चक्की 
दशरथ) का परपरा-प्रास खेतच्छत्र नहीं था | इमलिए वह सेना, अनेक छोटे-छोटे श्वेवच्छत्र- 
सपी न्षत्रो से युक्त होकर भी कलाओ से पूर्ण चन्द्रमा से रहित रात्रि के समान लगती थी । 

बह सेना अपने विस्तार से दिशाओ को बहुत छोटी बना रही थी, ऐमी सेना को 
जब वह पृथ्वी वहन कर रही थी; तब गरजते समुद्र सें आवुत इस भूमि को एक “ली कहना 
क्या सत्य कथन हो सकता है ? 

उन नारियो के, शीतल चन्दन, अगरु आदि से शृत्व; कुकुम-लेप में रहित तथा 
सुक्ता-मालाओं से हीन, (ग्रतिक्षण) बढनेवाले मृदुल स्तन किसी भी प्रमाधन से रहित होकर 
नाग्किल वृक्ष पर लगे हुए कोमल नारिकेल फली के समान लगते थे | 

यौजन से पूर्ण अपनी पल्ियों के स्तनो पर के चदन-लेप ( के चिद्र ) एव मुगधित 
पुण-मालाओं से शल्य ( पुरुषो के ) उत्त कवे घने लता-कुजी तथा काडी से शत्त्य पर्वती 


के ममान लगते थे | हे हा दि 
सुगध के सस्कार से शत्त्य केशोबाली नार्यी की, नित्य के धद्वार अब ने कि 


अयोध्याकाणड २७३ 


(पर 


जाने के कारण, अ्रजन से अनलंकृत आँखें, युद्ध की समाप्ति पर रक्त को धो देने के पश्चात्‌ 
यम के करवाल जैसी लग रही थो | 

नारियों के जघन-तट, मेखला की मणियों की कनकनाहट से शून्य होकर, 
घटियों से रहित रथों के समान लगते थे | भ्रमरों से शूत्य कमल-पुष्पो के समान ही उन 
नारियो के अदुण पद भी नूपुर की ध्वनि से शून्य थे। 

नारियो की लचकनेवाली कटियाँ, पहनने योग्य सुक्ताहार आदि के न पहनने से, 
अब एक प्रकार ( बोक ढोने के काम ) से विश्राम पाकर रहती थी, मानों कैकेयी को जो वर 
विये गये थे; वे इन नारियो की कटि के लिए ही फलीभूत हुए हो | 

रामचन्द्र के वन चले जाने से शोभाहीन होकर कमल मे निवास करनेवाली 
लक्ष्मी भी तपस्या करने लगी हो तथा मन्मथ भी अपार दुःख-सागर में ड्रब गया हो-- 
इसी प्रकार वह सेना भी शोभाहीन और बिनोंद एवं हर से रहित थी |* 

वह सेना-भूसि, आकाश, प्रकाशमान दिशाएँ, इन सवकों निगलने के लिए 
उमड़े हुए प्रल्यकालिक समुद्र के समान थी'--ऐसा कहना क्या पर्याप्त होगा ? उसकी 
संख्या का विचार करें; तो यह ज्ञात होगा कि वह सृष्टिकर्ता की दृष्टि तथा मन से भी 
अधिक विशाल थी। 

वीचियो से भरे समस्त विशाल नदियों का जल, वह (सेना ) पी सकती थी। 
वीचियो से भरे समुद्र के सारे जल को वह (सेना ) पी सकती थी | वह धरती का संतुलन 
बनाये रखती थी । ऊँचे उठे हुए पव॑तों को भी अपने पद-भार से धरती में दवा सकती थी | 
अतः, वह सेना द्रविड-महर्षि ( अर्थात्‌ , अगस्त्य ) की समता करती थी | 

बह अयोध्या नगर आवालवबृद्ध सब लोगों के तथा समस्त सेना के निकल जाने 
के कारण, अगस्त्य मुनि के द्वारा समस्त जल के पिये जाने पर समुद्र जेसा लगता था, बेसा 
ही शूत्यता से भराहुआ पड़ा था | 

वह सेना, बड़ी वीचियो से भरी नदियों, खेतों, मनोहर वृक्षों, प्वंतों तथा 
सेकत श्रेणियों को देखती हुई, मार्ग पर जा रही थी | उस समय वह मार्ग अयोध्या की उस 
बीथी के समान लगता था, जिसकी सफाई नहीं की गईं हो ) 

मेघ के समान अति क्रोधी मत्त गजो के मदजल की गध के अतिरिक्त, उस सेना 
मे, पुष्प, चन्दन या अन्य कुंकुम-लेप आदि, किसी प्रकार की गध नहीं थी । 

जिस विशाल समुद्र को लोग बड़ी बड़ी नौकाओ से पार करते है, उस (समुद्र) से भी 
विशाल उस सेना-रूपी समुद्र में, उज्ज्वल ललाटवाली सुन्दरियों की कटि के अतिरिक्त, कचे 
तक लटकनेवाले कुंडल या अन्य कोई आमरण प्रकाशमान विद्युत्‌ केममान नही चमक रहा था | 

सुन्दर म्दंल आदि वाद्यों की ध्वनि से दीन होकर चलनेवाली वह सेना विशाल 
भित्ति पर अकित सेना के चित्र के समान लगती थी | 





३, वैभव की देवी लक्ष्मी हे, और स्षो-पुरुषो की क्रीडाओ का कारण मल्मथ का प्रमाव है। अब लक्ष्मी 
और मन्मथ के अपने-अपने कार्यों से विरत हो जाने से, उस सेना में न पुराना वैभव थर, न स्त्री-पुस्पो 
की विनोद-क्रीढाएँ ही थी [--अनु ० 


२७४ कब रामायण 





विष्यु (के अवतास्मृत राम) ब्य बन-गम्न भी क्या था १--अवोध्या के दुबको के 
लिए, प्रकुल्ल पुष्णे की माला से विभूषित सुन्दरियों के लटाज्न-ल्पी घाप उन ( पुरुषों ) 
के हबयों को छेडकर उनके प्राषो को पी न डाले--इसके लिए अपूर्व कवच बन गया था ] 

मन्मथ के पॉच वाणों ने पीडित होनेवाले पुल्पो के हतय अब्र पहले की तरह 
इवतियों -० अल कल. पर आनक्त नहीं होते थे च्वर्णम हक कर्यासरण कल हे पफमीयल अं ची5 5. 5 
अउदप्व। ऊ सतना पर आनक्त नहा हात थ| स्णमब कर्यामरण से भूपत ककया के ग्रात 
उन (पुरुषों ) के मन मे जो क्रोवामि उतसन्न हुई थी, बह ( दृष्टि के हारा प्रन्‍्द होकर ) 
चुवतियों के न्‍्तनो को कही जला न डालें मानो यह मोचच्र ही. उन एव्पों की दृष्टि उनपर 
से हट गई थी | 


] 


इस प्रकार वह विशाल सेना जा रही थीं। महिम्ग से प्र भगत मी. दर््न 
सुन्दर काट में वल्कल पहनकर अपने अनुज (श॒म्रुप्त ) से अनुस्तत होते हुए. एक सुन्दर र४ 
पर बडी ब्यथा के साथ बैठकर जाने लगे | 

साताओ. तपस्वियो. पितृ-लमान गोरव के योग्य दृद्ध मत्रिगण, असरूव ब८गंण- 
पावत्र स्वमाववाले ब्राह्मण-चग--ह्र न नव ने अनुसृत होते हुए भरत अग्ध्या-नगर के बहिह्ार 
पर जा पहुँचे | 

उस समर मन्‍्धरा नामक उस यम ( रपिणी दासी ) को भी ऋलनेच्छ्षे 
के मध्य पक्काबुक्की सस्ते हुए जाते देखकर शज्रुप्त का क्रोध भड़क उ ही 

ठौड़कर. गरजते हुए उसे पकड़कर मक्‍कोरा | तब म्नोहर कधोवाले 

को सेक्कर कहा-- 


ब्ब 5|। 


प्प 
>्प 
पं 
शव 


कि हि । 


कुल-परम्पग हो तोड़कर अपनी कामना को प्रण म्रनेवाली माता को में ह््ब्ट 
टुकड़े कर्क अपना क्रोघ शात कर सकता था। क्ति हेतात! वेसा करने पर झुभे गर 


प्रश्ु ( राम ) त्वास देंर--इसी विचार से छुप रह गया। सेसे उसे अपनी माता 
ससका | 
अत", है दोपहीन सद-अथों के ग्रतिपाठक शान्गे के जाता ] वह्॒पि हम दर वदटी 


से सष्ट हैं. तो भी प्रमु हमारा वह काय पसन्द नहीं वरग | अतः इस छोडक्र हम बाम 
इढें | यो कहकर कठिनाई हे शतब्रुघ्न का समकात हुए उन्हें अपन साथ लून्र वे आध बदद | 


हु थ 
नमुद्र-जैमी उमडनी हुई गज आदि की गेना तथा पदाति-नेना के साथ भगत 
उसी उपब्न में जान्‍र ठहरे, जिससे हहले ( बन-गरन के समय ) प्रभु ( राम ) बसनी परी 
तथा मिह-समान भाई के साथ उहने थे | 


| 
पीदपतान रामचन्द्र उन स्थान ने गिल ही मार्य तब ज्य्ग टरए गये »। पर 
के भरत भी बटों से 4: 2 ले और री अज्यों मया गए की >े ना इनसे पीा- 
करण हू मरत भे बढ़ा से उदल 7४ जले आर रखा अश्ा सा मणझा हारा 5 
पीड़े चली 
डे चली (१-४६ ) 


अध्याय १६९ 
गुह पटल 


मनोहर, स्वर्ण-निर्मित वीर-कक्ण से भूषित तथा अनुपम सेना-वाहिनी से 
भरत, कावेरी नदी से सिचित चोल देश को समता करनेवाले और उपजाऊ खेतों से 
कोशल देश को छोड़कर गंगा नही के तौर पर ऐसे दुःख के साथ आ पहुँचे कि उनको 
कर स्थावर और जंगम--सव वस्नुएँ द्रवित हो उठी | 

उनकी सेवा में स्थित मत्त गजो का मद-जल अपार जल्ल से पूर्ण गगा से सर्वत्र बह 
चला, जिस कारण से वह गंगा-प्रवाह, असख्य श्रमरों के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के पीने 
या स्नान करने के अनुपयुक्त हों गया ] 

उनकी सेना में स्थित अश्वो के खुरों से उठी हुई धूल बब्ताओं 
पर किस प्रकार छा गई, यह हम समझ नहीं सके ) वे ( अरब ) पानी पीते समव 
तक पानी पीते रहते और फिर लंबी श्वास छोड़ते, जल में उत्तरकर तेरते आर धूल पर लोट 
जाते भे | 


38 4, 4५ 


शिगी 


दीघक्ाल 


[| नल हे 


हि 
ब्क 

जि 
ढ़ 


लि 


( पहले ) गया का ग्रवाह दूध के रण से युक्त होकर गरजते हुए ममुद्र मे जा 
मिलता था, किन्तु अब वह पहले जेसे वग से नहीं वह रहा था; क्योंकि पुष्यमाला से मूपित 
दीर्घ किरीट्धारी भरत की सेना-ल्‍पी समुद्र ने उस ( गया के जल ) को पी लिया था। 

__ वन को यये हुए वीर ( राम ) का अनुसरण करके जानेवाले मरत के णैछे-पीछे 
जो सेना उस समय जा रही थी, वह साठ सहस्त॒ अक्षोहिणी परिमाण की थी | 
जब वह सेना गगा के ( उत्तरी ) किनारे पर पहुँची, तब गृह उसे देखकर और 
यह सोचकर कि यह विशाल समुद्र के जल से मरे मेथ-समान प्रश्न ( राम ) से बुद्ध करे के 
लिए ही जा रही है, अत्वन्त क्रोध से मर गया | 
गुह नामक यम-सहृश उस पराक्रमी व्यक्ति ने आकाश तक उड़नेवाली धूल से 
उस सेना की संख्या का अनुमान कर लिया। तब उस (गुह ) की आँखों से चिनगारियाँ 
निकली | नासिका से धुआँ उठा | वह अद्ृह्म कर उठा । उसकी भोहे ऐसे कुक गई, जेस 
बुद्ध के उपयुक्त धनुप हो | 
पाप करनेवाले सब प्राणियों के प्राणो का अत करनेवात्त, अपने कर मे च्रिशल 
धारण करनेवाले यम ने ही मानो पॉच लाख बीरो के रूप घारण किये हो--हस प्रकार के थे. 
उस ( गृह ) की सेना के वीर | वह ( सृह ) धनुर्विगा मे निपुण था | 
उम ( गुह ) ने अपनी कटि में कठार बाँध रखी थी | अपने ओठ चबा रहा था | 
कठोर शब्द कह रहा था, उसकी धूरनेवाली आँखों से अम्रि-क्ण निकल रहे थे | उसकी सेना 
में डमरू वज रहे थे, श्रृद्धी वज रहे थे और उसकी भुजाएँ यह सोच्कर वि अब मुझे बुद्ध 
करने का मौका मिला है (हप॑ से ) फूल उठी थी | 

उस ( गृह ) ने यह कहते हुए कि “वह सेना चूहों का कुड है और में उनके लिए 


२७६ कंब रामायण 


विपधर सर्प हूँ--बडे कोलाइल से भरी अपनी सना को पुकारा । बह सेना ऐसी थी, मानों 
तीक्षण नखोंवाले समस्त घोर व्याप्तों को एकन्र कर दिया गया हो। 

बढ़े कोलाहल से मरे और प्रलय-काल में गरजनेवाले मेघ तथा काले समुद्र ही उमड 
आये हौ---इस प्रकार उमड़कर आनेबाली अपनी सेना को लेकर वह ( रह ), समीप-स्थित 
( गंगा के ) दक्षिणी तट पर आ पहुँचा | 

अपने सेनिको को देखकर गृह ने कहा-मैने इस पद़यंत्रकारी सेना को वीर- 
स्वर्ग पहुँचाने तथा अपने प्यारे मित्र ( राम ) को महिमामय महान राज्य देंसे का निश्चय 
किया है| तुम सव सहमत हो न ? 

गृह ने फिर आज्ञा दी--पठहों को बजाओ | रास्तों तथा घाटों को सर्वन्न मिटा दो | 
एक भी नाव न चलाओ | सुगध से पूर्ण गगा-तट पर आनेवाले इन (भरत के) सेनिकों को 
पकड़ लो और काट डालों | 

गृह ने आगे कहा--मेरे प्राणों के नायक, अंजनवर्ण प्रभु ( राम ) को राज्य से 
वचित करके स्वय ( राज्य ) लेनेवाले ये राजा यहाँ भी था पहुँचे , हमारे अग्नि वरसानेवाले 
तीहृरण वाण क्या इन लोगो पर नहीं चलेंगे? बढि ये मुझसे वचकर चले जायेंगे, तो क्या 
समा? सझुझे कुत्ता नहीं कहेगा १ 

क्या ये ( भरत आदि ), गंभीर विशाल और वीचियों से भरी इस ( गंगा ) 
नदी को पार करके जा सकेंगे / क्‍या मैं ऐसा धनुवीर हूँ कि इनकी वड़ी गज-सेना को 
देखकर ( डर से ) भाग जाऊँगा £ उन ( राम ) ने सुक से मित्रता की जो बात कही थी, 
वह भी तो एक बात थी--(अर्थात्‌ ; राम का वह वचन आदरणीय है और मुझे मिन्नधर्म का 
पालन करना है। यदि मित्रधर्म का पालन न करूँ, तो ) क्या लोग मेरी निंदा यह कहका 
नहीं करेंगे कि यह चछुठ़ निषाद मरा क्यो नहीं १ 

आह | इस ( मरत ) ने यह नहीं सोचा कि वे ( राम ) हमारे ज्येष्ठ श्राता है| 
यह भी नहीं सोचा कि उनके साथ अति बलिष्ठ व्याप-समान उसका भाई भी है। यदि 
उन्होने ये बातें न मोची हों, तो न सही, किन्त इसने मेरी उपेक्षा केसे की ? जो हो) इसका 
पराक्रम इस सीमा को पार करने पर ही तो ज्ञात होगा | क्या निषादो के द्वारा प्रेयुक्त बाण 
राजाओं के वच्च मे नहीं लगते १ 

क्या धरती पर राज्य करनेवाले ये चन्रिय, पाप, स्थिर रहनेबाला अपवश, शत्रु 
मित्र ( दमरों को) हुःख देनेवाले कार्य--इनके बारे भे विचार नहीं करते १ जो हो; सो हो. 
मेरे अप्रर्व प्राण-दुल्य मित्र ( राम ) पर इनका आक्रमण तमी तो हो सकता है, जब ये धपनी 
मेना तथा अपने ग्राणो को ( हम से वचाकर ) अपने साथ ले जा सके | 

जब मेरे प्रिय मित्र ( राम ) अप्॒र्व तपस्था कर रहें हों, तब क्या यह ( मस्त ) 
पृथ्वी का राज्य कर सकता है? ( हमारे लिए ) अपने आण बुछ अमर वी नहीं हैं? (मत 
से शुद्ध करके यदि मरना भी पडे, तो) बडा यश पाकर मरूँगा | मेरे यत्ति यभीर प्रेम रखने- 
बाले प्रश्यु के साथ मै जो बन में नहीं गया और यही रह गया; बह भी अच्छा ही हुआ | 
अब में अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। 


अयोध्याकाएड २७७ 


हाथियों और घोड़ो से भरी सेना से युक्त तथा सुगधित पुष्पमाला से भूपित इन 
( भरत ) का शज्न-पराक्रम तो गंगा को पार करने के पश्चात्‌ ही काम आयगा न १ तुम 
सब उम्र व्याप्त यहाँ रहते हो | गगा के घाटों पर नाव चलाना छोड़ दो | ( यदि आज हमे 
मरना भी पढ़े, तो ) हमारे प्रभु ( राम ) से पहले ही (दुछ मे ) अपने प्राण छोड देना 
उचित ही तो होगा १ 
हमारे साथ आई हुई सेना के साथ एक वार युद्ध के लिए भी यह ( भरत की ) 
सेना पर्यात नहीं है, यह कहना अनावश्यक है | यदि देवताओं की सेना भी (हमारे विरुद्ध ) 
आवे, तो भी हम अपने धनुष-रूपी काल-मेघो से शरो की वर्षा करके उनकी ( चिर स्थिर ) 
आँखों ( पल्को ) को हिला देगे और करवाल से सारी गज-सेना को विध्वस्त कर देगे। 
इस प्रक्रार, सबको अस्त-व्यस्त करके हरा देगे | 
उस दिन (जब राम के राज्यामिप्रेक का निश्चय हुआ था) उदार, दानशील तथा 
मेरे प्रेम के पात्न प्रश्नु के पहनने के लिए जिस क्रूर केकेयी ने वल्कल दिये थे, उसके इस पुत्र 
( भरत ) की सेना को अपने शरीर से निहत करूँगा । चर्बी से भरे शवों की राशि को यह 
ग़गा नदी वहा ले जायगी और लहरों से भरी विशाल समुद्र मे डालकर उस समुद्र को 
पाठ देगी 
“निषादो ने फहरानेवाली पताकाओ से युक्त (भरत की) सेना को विध्वस्त करके 
धर्मरुपी राम को ही शासन करने के लिए राज्य दे दिया'--ऐसा यश क्या हस नहीं पायेगे। 
जिन प्र्चु ( राम) ने अपना राज्य तक भरत को दे दिया था, वही भरत आज हमारे निवास- 
भूत इस अरण्य को भी देना नहीं चाहता और देखो, यहाँ भी चढाई करने आया है। 
भहान्‌ तपस्वियों के बंधु होकर अरण्य मे नित्रास करनेवाले प्रभु ( रास ) क्रोध 
करेंगेः--यह विचार न करके यदि हम युद्ध-क्षेत्र मे इस ( भरत ) पर शर प्रयुक्त करेगे, तो 
चाहे यह सेना सप्त समुंद्रों के समान ही क्यो न हो, तो भी हम इसे उसी प्रकार मिटा दंगे, 
जिस प्रकार गाय अपने सामने की छोटी और कोमल घास को सवा डालती है 
हढ तथा बड़े धनुष से युक्त, मह्ल-युद्ध मे निपुण झ्ुजाओ से युक्त तथा युद्ध मे 
प्रवीण प्रश्न (राम ) के प्रति भक्ति से पूर्ण गृह ने लोहे के जेसे शरीरबाले अपने साथियों के 
प्रति ये बचन कहे | उसको वहाँ खड़े देखकर, दृढ रथ को चलानेवाले सुमंत्र ने सिह-समान 
वली भरत के निकट आकर कहा-- 
यह गंगा के दोनो तटो का नायक है | असंख्य नावो का स्वामी है | तुम्हारे वश 
मे उसन्न अनुपम पुरुष राम का प्राणप्रिय मित्र है| उन्नत भुजाओवाला ( बीर ) है, मह्ल- 
गज-तुल्य है | घनुर्धारी सेना-युक्त है। मघुलावी प्रफुल्ल पुष्पो की माला से भूषित है | इसका 
नाम ग॒ुह है। 
है बल की सीमा को देखनेवाली मनोहर तथा दीर्घ जाओ से युक्त) है नील- 
मेघ-सइश नीज्षवर्ण | यह पर्वत के जेसे हृढता से पूर्ण है। (राम के प्रति ) असीम प्रेम से 
पूर्ण ह। देखने म, रात्रि की जेसी सुन्दर देह-काति से पूर्ण है। ऐसा यह हमारे सार्ग से 
नम्छुस आकर खड़ा हुआ है| तुम्हे देखने की इच्छा रखकर आया है, यो सुमंत्र ने कहा | 


र्ज्ट कब रामायण 


अपने पिता के मित्र सुमत्र के द्वारा दूर पर अपने सामने खडे गुह के विषय मे 
सुनकर, कलक-रहित भरत के मन में बड़ी उम्ग उत्न्न हुई | फिर, वे यह कहकर आगे बढ़े 
कि यदि यह ग्रभु के आलिगन का पात्र, प्रिय मित्र है, तो उसके यहाँ आने के पहले ही मे 
स्वथ उसके पास जाकर ( उससे ) मिलूँगा | 

यह कहकर वे उठे और अपने अनुज तथा उमड़ते हुए प्रेम के साथ गया के 
किनारे पर ऐसे जा पहुँचे, जेसे कोई पर्वत चला हो । किनारे पर आये हुए भरत को घने 
तथा काले केशोवाले गृह ने देखा और उनकी दशा को पहचानकर वह चौका | 

गुह ले, वल्कल पहने हुए, धूल-भरी शरीरवाले, सुन्दर कलाहीन चद्र-जैसे मदह्मत 
की काति से हीन वदनवाले तथा ऐसे शोक से पूर्ण कि जिसको देखकर पत्थर मी पिघल जाये, 
भरत को देखा | देखते ही उसके हाथ से धनुष खिसककर नीचे गिर पड़ा। वह व्याकुल हों 
उठा | स्तम्घ हो गया | 

गुह ने सोचा, यह उत्तम पुरुष ( भरत ) मेरे प्रश्न (राम ) के जेसा ही लगता है) 
उसके पाश्ब॑ में खड़ा हुआ कुमार (शब्रुप्न ) भी प्रभु के अनुज ( लक्ष्मण ) के जेसा ही है। 
इस ( भरत ) ने झुनि-वेष धारण किया है। इसके शोक की कुछ तीमा नही है। राम की 
दिशा मे देखकर नमस्कार कर रहा है| अहो। क्या मेरे प्रझ्"ु के भाई बुछ दोप करनेवात्ते 
हो सकते हैं १ ( अर्थात्‌ , नही होगे )। 

फिर रुह ने यह कहा--यह ( भरत ) गमीर शोक से पीडित है। अचचल प्रेम 
रखनेवाला है| ( राम के ) धारण किये मुनि-बत को स्वय भी अपनाया है | में वहाँ जाकर 
इसके मनोंभावों को समककर लौट आता हूँ। तवतक तुम लोग घाटो की रक्षा करतें हुए 
यही रहो और शीतल गगा के घाट पर एकाकी ही एक नाव में बेठकर (भरत के निकट) 
आया | रु 

सम्मुख ( राम की दिशा में ) खड़े रहकर प्रणाम करते हुए (भरत ) के चरणो 
पर गुह नत हुआ | तब, उत्तम स्वभाववाले, सजनी के मन एवं शिर पर धारण किये जाने- 
वाले, पवित्र यशवाले तथा कमल-पुष्प पर आसीन ब्रह्मा के लिए भी वंदनीय उन (भरत) ने 
अपने चरणो पर पडे ( गृह ) को उठाकर, ( पुत्र से मिलनेवाले ) पिता से भी अधिक थानद 
के साथ उसका आलिगन किया । 

(भरत के द्वारा इस प्रकार ) आलिंगित निपादनपति ने, कमल्-समान _इत्दर 
नयनोवाले ( भरत ) से पूछा--हे प्रस्तर-स्तम-एल्व भुजाओवाले ! किस प्रयोजन से हुम 
(यहाँ ) आये हो ? भरत ने उत्तर दिया--ध्वृथ्वी की रक्षा करनेवाले मेरे पिता ने इकनपरार 
के नियम का उल्लघन किया | उस ( अनियम ) को दूर करने के लिए रामचन्द्र को लौटा 
ले जाने के उद्देश्य से मै आया हूँ | कं 

असत्य-रहित चित्तवाले किरातपति ने (यह बचन ) सुना | छुनते ही उसने दीघ 
पनिःश्वास भरा | उसके मन मे हर्प उत्नन्न हुआ | उसकी देंह फूल उठी | फिर) वह धरती मर 
पगर पडा और चित्र मे अकित करने के लिए दुस्माध्य त्पवाले भरत के चरण-कमलो का 
अपने करों से वॉधकर यह कहने लगा--- 


अयोध्याकागड र्‌जर्‌ 


है बशस्विन्‌ | ( ठुम्द्ारी ) साता के वचन मानकर ( ठुम्हारं ) पिता से जो राज्य 
( ठुमक्नो ) दिया, उसे पाप-झृत्य के समान मानकर तुमने ( उसे ) त्याग व्या और अपने 
मन में चिन्ता रखकर इस प्रकार वहाँ आये हो। दुम्हारें, इस समव का वह भाव दुरूने 
पर, क्या महख रामचन्त्र भी दुम्हारी ममता कर सकते 

है उत्तम गुणशील तथ्य वलिश्ठ सुजाओवाले 
कहूँ १ जिन प्रकार सूर्य अपनी किरपो के पूंज से अन्य ज्योतियों को मंद कर देता है; उसी 
प्रकार छ्षत्रिव-समुदाव के द्वारा प्रशसित तुम्हारे छुल के सब पूर्वजों की कीर्चि वन भी तुमने 


छा 


अपनी कीर्ति मे अतर्भूत कर लिया | 








हा, 9 
८! 
। 
पं || 
घन 
भा 
0. 
> 
जन 
थ्ध 
53 
पं 
| 
५९ 
क्ट् 
सन 
| 


गेम न रखनवाले भी क्या कोई हा सकते हैं १ 
कारण ही तो गृह उन ( राम ) का भक्त बना था | 

करुणा के समुद्र-जेंस, सन्‍्मार्ण पर उलनेवाले मन से दुक्त भरत ने उस समय 
रामचन्द्र की दिया की ओर देखकर नमस्कार किया ओर गुह से पूछा--हमारे ज्वेष्ठ (राम) से 
किस स्थान पर विश्वाम किया था १ तब किरातपति ने कहा--हैं वीर | मैं ( वह स्थान 
तुम दिखाऊंगा, चलो इस थोर | 

तब भरत मेघ के तमान उलकर अतिशीत्र वहाँ गये और पथरी भूनि पर 
उम घास की शब्या को देखा, जिसपर रामचन्द्र से विश्राम किया था। उसे देखते ही 
भरत तड़पकर गिर पढ़े ओर अपने अश्रुजल से घरती का मंगल-स्नान कराण और शोक- 
समुद्र में द्रव गये । 





( भरत कह उठ--) जब मेने यह झुना कि 'मेरे ब्यरण हुमछो बह वनवास का 
दुःख ग्रात हुआ है! तब मैने अपने प्राण नहीं छोड़े | “कद और फलों को ही अमृत मानकर 
तुमने उनका भोजन किया--ब्रह सुनकर भो मैंने अपने प्राप नहीं छोड़ | दुःख दलेबाली 
घास की नेज ण्र तुम सोये यह जानकर भी मैने श्राप नहीं छोड़ । अठः; उज्ज्वल रतल- 
जठित मुकुठ धारण करने के लिए भी कढाचित्‌ मैं प्रस्तुत हो जारझँ, तो इनमें आश्चर्य ही 
क्या होगा १ 

स्तम-समान इृठ सुजाओवाल भरत ने आगे कहा--बढि उन ( राम ) के विश्राम 
करने का स्थान यह था, तो कहो कि उनपर अत्वन्त भक्ति रखकर उनके साथ आये हुए 





अनुज ( लद्रमण ) न कहाँ विश्वाम किया १ तब किरातपति से उत्तर दिया-- 

है पवत-समान ऊँचे कधोवाल ! रात्रि के स्म्गन मनोहर वर्षवाले वे प्रश्मु तथा 
बह देवी यहाँ विश्राम करते रहे और वह बीर ( लक्ष्मण ) कर में धनुष लेकर निःश्वास 
भरते हुए ओर आँखों से अश्रु बहाते हुए राज के व्यतीत होने तक, एक प्लक भी मारे 


विना, ( पहरे पर ) रड़े रहे | 
बह सुनकर भरत ने कहा--राम के अनुज वनक्र एक समान 
लोगो मे ने एक मै हूँ, जो 





है उल्लन्त हुए हम- 
राम के लिए ) चणर कट का कारण बना। और, एक बह 


चु८० कंब रामायण 


( लक्ष्मण ) भी है, जो मेरे उत्पादित कष्टो को दूर करने के लिए सहायक बना। अही। 
प्रेम की भी कोई सीमा हो सकती है १ मेरा दासत्व भी खूब रहा |* 

_.. फिर; भरत उस रात को वहीं धूल पर लेटे रहे। प्रातःकाल होने पर उन्होने 
यृह से कहा--शत्रु-मयकर नाद से युक्त बीर-वलय धारण करनेवाले हे वीर | यदि तुम इस 
समय हमलोगो को गंगा के उस किनारे पर पहुँचा दोगे, तो तुम हमे दुःख के समुद्र से 
निकालकर प्रभु ( राम ) के पास पहुँचानेवालें हो जाओगे | 

गुह भी अच्छा” कहकर अपने सैनिकों के निकट गया और कहा कि छुमलोग 
शीत्र जाकर नौकाएँ ले आओ | तब नौकाएँ इस प्रकार आईं, मानो शिवजी का केलास, 
उनके द्वारा (धनुष के रूप में) भुकाया गया स्वर्ण-पर्वत मेढ एवं कुबेर का पुष्पक विमान-- 
थे तीनी एकाकी ही रहने से लजित होकर अब अनेक रूप धारण करके आ गये हो | 


उस किनारे से इस किनारे पर तथा इस किनारे से उस किनारे पर लोगो को ले 
जाने और ले आने के कारण वे नौकाएँ ( पुण्य-पाप-रूपी ); कर्म-युगल से समान थी, जो 
जीवो को इस लोक से स्वर्गलोक में तथा स्वगंलोक से इस लोक मे लाते-पहुँचात रहते है 
युवतियों की गति एवं हसी ( की गति ) को लजाती हुई चलनेवाली वे नौकाएँ गया नदी 
मे सर्वत्र फैल गईं। 

तब श्रृद्धवेरपुराधीश ( गृह ) ने भरत से कहा--है हृढ धनुर्धारी चीर। असरय 
नौकाएँ आ गईं हैं। अब आप क्‍या करना चाहते हें / तब सुन्दर धनुर्धारी भरत ने 
सुमन्न से कहा--इस सारी सेना को शीक्र इन नौकाओ पर चढाकर उस पार ले चलो | 

भरत की आज्ञा से, अश्व-छुते बड़े रथ को चलाने में ऋठ॒र सुमंत्र ने, क्रम का 
तोडे बिना, प्रथक-प्रथक्‌ वर्गों में, गजों; अश्वो, रथी तथा पदाति सेना को उस पार पहुंचाया। 
बह सेनाबाहिनी, उज्ज्वल रलो को अपनी बीचियों से विखेरनेवाली गंगा नदी के दूसर 
किनारे पर जा पहुँची । 

प्रलय-काल में मानो मेघों के भूड गरजते हुए समुद्र के सारे जल को भरने के 
लिए उमड़ आये हों, अथवा जल-नोकाएँ ऊँची ध्वजा और मस्तूल के साथ (जल में ) जा 
रही हो--इसी प्रकार दीर्घ शुडवाले मत्तगज, अपनी सूँड़ को ऊपर उठाये हुए जल में उतर- 
कर तैरते हुए नदी को पार कर गये | 

अति विशाल हाथियों के द्वारा ढकेला जाकर गगा का जल, शख, मकर: मीन) 
सुक्ता तथा अन्य रलो को विखेरता हुआ तट की लॉधकर दक्षिण की दिशा में उमड़ चला; 
जिससे ( दक्षिण का ) समुद्र उसके मार्ग में निकट आ गया; मानों वह गगाम्रवाह भी 
रामचन्द्र के दर्शन करने की इच्छा से ही चल रहा हो। 


नीीीभ-++55 “7: मामा एक गप पीस क ) हर 
१, अतिम वाक्य का यह माव हैं कि प्रेम का क्रियात्मक रुप ही दासत्व है। यह वृण्णवा का सिद्धांत हर 
दान्‍्सल्य, दापत्य, सत्य आदि का प्रेम भी क्रियानहप में दारव ही हैं। अत, भर यह कहर ६ 
कि में राम के प्रति प्रेम रखकर भों उनका कुछ दास्‍्य नहीं कर सका, जब कि लक्ष्मण दालोचित 


कार्य कर रहा है । “7० 


अयोध्याकाएड २८१ 


(गया के प्रवाह मे जब हाथी तैर रहे थे, तब ) भत्यन्त मदजल वहानेवाले मत्त- 
गजो के उन्‍नत कुं-मात्न ऊपर दिखाई दे रहे थे । गजों के शरीर के छिपे रहने से; तथा 
सुल्दर उत्तरीय-जैती ही वीचियो के; उन कुंभो पर फहराने से, वे कुंभ ऐसे लगते थे; मानों 
गंगानदी-रूपी युवती के स्तन ही हो | 

रथी के चक्र, धुरी; छत, ध्वजाएँ, पीठ आदि उनके सब भाग प्रथक-पृथक कर 
दिये गये | अश्ब, तथा रथो के माग, प्रथक्‌-परथक नावो पर चढाये गये तथा दूसरे पार 
पहुँचाये गये। पुनः रथी के सब अंग जोड़े गये | वह ऐसा था, जेसे मनुष्य के शरीर के 
अंगों को अलग-अलग करके पुनः उन्हे जोड़नेवाली किसी विद्या के प्रभाव से उन्हे जोड़ 
दिया गया हो । 

जैसे दूध हो, बैसे ( उज्ज्वल ) शरीरबाले, जेसे भय ही घनीभूत हो गया हो, 
वैसे हृदयवाले--(अर्थात्‌ , छोटी-सी ध्वनि से भी मड़ककर दौड़नेवाले), जैसे बायु ही घनी- 
भूत हो गईं हो, वेसी टाँगोवाले (रत वेगगामी ) एवं लगाम लगे हुए आठ करोड़ घोडे, 
मीन जैसी नावो पर चढ़कर उस पार जा पहुँचे | 

कंकणों से भूषित पहलव-समान करोवाली युवतियाँ, नावों में परस्पर संटठकर 
और आमने सामने होकर, इस प्रकार बेठी थी कि उनके उभरे हुए स्तन परस्पर यो 
टकराने लगे, जैसे दी्घ दतोवाले मनोहर मत्तगजो के कुड मे उनके दाँत टकरा छठे हो | 

जब वेग से चलती हुई नावें एक दूसरे से टकराकर हिल उठती थी, तब स्वर्ण- 
कर्णामरणों से भूषित युवतियाँ भय से व्याकुल होकर दोनों ओर अपनी दृष्टि फेकती थी | 
बह दृश्य ऐसा था, मानों चंचल जल-तरगो से फेके जाकर मीन घबराकर दोनों ओर 
उछल रहे हो। 

वेगगामी नावो के दोनों ओर खेवेयो के द्वारा चलाये जानेवाले डॉड़ी से जल- 
बिन्दु उड़-उड़कर युवतियों के पतले वस्नों को भिंगो देते थे और उनके विस्तृत जघनों के 
आकार को प्रकट कर देते थे | वह दृश्य थके-माँदे वीरों की थकाबद को मिटा देता था। 

कोलाहल भरी सेना को, इस किनारे से लेकर उस किनारे पर उतारकर खाली 
लौटनेबाली नावें उन बडे-बडे भेघो-जेसी लगती थी, जो ( मेघ ) समुद्र के जल को भरकर 
लाये हो और उसे बरसान के पश्चात्‌ खाली होकर समुद्र की और लौठ रहे हो | 

अगरु-धूम के समान चुने हुए मबूर-पखों से भूषित दंड, मस्तूलो-जेसें लगते थे। 
भोती की लडी से सजी हुई ध्वजाएँ, पाल-जेसी लगती थी। यो वे नाबें विशाल जल- 
नौकाओ की समता करती थी | 

विशाल गगा नदी आकाश के समान थी | उससे विखरनेवाले मोती नक्षत्रों के 
समान ये। कसल-सहश बदन, अमृत, मधुर रक्त-अधर तथा (पुष्यो के) मधु से सिक्त 
केशोबाली विद्युत्‌-जैसी सुन्दरियों को दोकर चलनेवाली नावें उन चिमानो के समान थी, 
जो जल-विहार करके लौटनेवाली देव-स्तरियों को लेकर चलते ह। 

जल-विन्दुओ को उड़ानेवाले डॉड़-समान अपने पैरो के साथ वे नावें, जो 
शीतल जलथुक्त गगा नदी में चल रही थी; ऐसी लगती थी; मानो हर्ष-मरी, मोर-समान, 


ह्प् कंब रामायण 


घने केशोवाली तथा मीनाक्षी युवतियों के उज्ज्वल पद-कमलो के स्पर्श से प्राणवार है 
उठी हो । 

मुनि, निम्न जाति के लोगो के द्वारा चलाई जानेवाली नावों को न छुब्प, 
सकत्पमात्र से सिद्ध होनेवाले गगन-सचार ( गगन-मार्ग ) से देवों के जेसे गये | स्व, भूमि 
और अन्य किसी भी लोक मे सत्त-युक्त तप्स्या से बढ़कर और क्या हो सकता ६? 

साठ सहस्त॒ अ्योहिणी सख्यावाली वह सारी सेना तथा नगर की सारी प्रवा, 
बीचियो से पूर्ण गगा नदी को पोछे छोडकर आगे बढ चली । 

जव सारी सेना भोरो से भरी नदी को पार कर गई, तब कपट पूर्ण धन-लिप्सा 
से रहित होकर अपने त्याग के द्वारा प्रृथ्वी के पुराने बडे राजाओं को भी नीचा दिखानेवाले 
भरत, नाव पर आरूद हुए | 

उनका अनुपम अनुज (शत्रुत्त ) तीनो माताएँ, उत्तम शुणवाला सुमत्र तथा 
पवित्र मित्र गृह--ये सब जब आसीन हो गये, तब वह नाव भी डॉड-रूपी अपने परो को 
बढ़ाकर चल पड़ी | 

तब गुह ने, बथुजनों तथा देवो के द्वारा भी आइत होनेवाली अति गभीर 
कौशल्या देवी को देखकर मरत से पूछा--है विजयमालाधारी | ये कौन हैं: भरत ने 
उत्तर दिया--जिन चअक्रवर्त्ती के द्वार पर बडे-बडे राजा लोग भी खडे रहते थे, उनकी ये 
पद्ममहिषी हैं। जिन्होंने त्रिभ्नवन के सष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी उत्मन्न करनेवाले को (अर्थात्‌ « 
विष्णु के अवतार को ) अपनी अपूर्व सपत्ति के रुप में पाकर भी मेरे जन्म लेने के कारप 
खो बिया है | 

भरत के यह कहते ही गुह उनके चरणों पर दडबत्‌ हो गिर पडा और रोने 
लगा ] बचेडें से बिछुड़ी हुई गाय के समान ठुःख से युक्त कोशल्या ने भरत से पूछा--वह 
कौन है? वीर ककणधारी कुमार ( भरत ) ने उत्तर दिया--यह पुरुष रामचन्द्र का प्रिय 
मन्र है। लक्तमण, उनके अनुज (शत्रुघ्न ) तथा मैं; हम तीनो का वडा भाई है | पर्व॑त-्समाव 
कधोबाला इस पुरुष का नाम गुह है। 

यह वचन सुनकर कौशल्या ने यह कहकर आशीर्वाद व्या--हैं पुत्रों । अब परम 
लोग दुःखी मत होओ | पराक्रमी राम-लद्रमण का नगर छोड़कर वन 28 भी ॥/ 28 
ही हुआ। तुम पॉचो परवंत-समान कधी तथा सूडबाले हाथी के जेसे बीर इस सुद के काम 
मिलकर एकता से चिरकाल तक इस पृथ्वी की रक्षा करते रहो | 

फिर साकार धर्म-जेसी सुमित्रा के बारे मे गृह ने मस्त से प्रर्न किया--' तोत ! 
ये करुणामयी देवी कौन हैं? भगत से उत्तर टिया--सत्य को स्थिर रखकर 5 
पर चलकर, अपने प्राण त्यागनेवाले चमत्रत्ती की थ छोटी पली हैं। सबक हा 
बदनीय प्रशु ( राम ) का अनुज, जो सदा उनका अनुबत्ती रहता है, उस ( लक्ष्मप ) 7 
जननी ६। 


फिर, उस ऊक्ैयी छो। जिसने अपने पति का श्मशाने मे; धुत ( कि ; 
ढ ए-सागर में; कदणा-समुद्र राम को घोर झानन में मेनकर। जीर ककप गा हरा: 


अयोध्याकाएड र्‌ब३े 


( विष्णु ) के द्वारा पूर्वकाल में नापी गई सारी प्रथ्वी को अपने मन के घडय॒न्त्र से नापा था, 
देखकर गृह ने भरत से पूछा--ये कोन है १ 

तब मरत ले कहा--सब विपदाओ को उत्पन्न करनेवाली, लोकनिदा ( रूपी ) 
सतान को पालनेबाली माता, उसके पापी पेट मे चिरकाल तक वास करनेवाले सुर पुत्र 
के प्राणों को भार बनानेवाली तथा इस लोक में; जहाँ के सब प्राणी प्राणहीन शरीर-जेसे 
लगते हई--(अर्थात्‌ , राम-वियोग भे ठुःखी है), पीडा के लक्षणों से रहित होकर रहनेवाली 
वह एकमात्र व्यक्ति है, ऐसी इस स्री को क्या तुमने नहीं पहचाना 2 यहाँ खड़ी हुईं यही 
मेरी जननी है | 

भरत के वचन सुनकर गुह ले उस दयाहीन सर्री को भी अपने कर जोड़कर 
नमस्कार किया | उस समय वह नाव भी पंख-रहित होकर तेरनेवाली हंसिनी के समान 
किनारे पर आ लगी | 

नाव से उत्तरकर माताएँ. पालकियों पर आसीन होकर चली। मरत ने अश्रु- 
प्रवाह बहानेबाली आँखों के साथ पेदल ही चलकर दीर्घ मार्ग पार किया | गुह भी उनसे 
पृथक न होकर उनके साथ चला | 

फिर, भरत कर्म-सार से मुक्त भरद्वाज नामक, महान्‌ तपस्त्री के आश्रम से आदर 
के साथ जा पहुँचे | उस समय वे महर्षि, वृद्ध तपस्त्रियों के साथ, उनके सम्मुख आये | 


( १-७३ ) 


अध्याय १४५ 
पादुका-पट्टामिषेक पटक्ष 


भरत ने अपने सम्मुख आये ( भरद्वाज ) झ्रुनि को, पिता-समान मानकर बड़ी 
विनम्रता से प्रणाम किया । चन्द्रशेखर ( शिव )-सदृश उन भुनिवर ने प्रेम से उन्हे अनेक 
शुभ आशीर्बाद दिये | 

फिर भरद्वाज मुनि न भरत को देखकर कहा--हैं तात। तुमको जो राज्य 
प्राप्त हुआ है, किरीट धारणकर उसका शासन किये बिना क्‍यों इस प्रकार जटा धारण 
करके यहाँ आये हो ? 

यह वचन सुनते ही भरत घोर क्रोधाशि से भड़क उठे । किन्तु क्रोध को दवाकर 
उन महान्‌ तपस्वी को देखकर कहा--हे ज्ञानी | आपने यह समभकर कि मैने अपना कर्चव्य 
पूरा नहीं किया, अब यह जो प्रश्न किया है, यह क्या आपके लिए उन्वित है 

वेदो के प्रश्न ( विष्णु ) के अवतार राम के योग्य भाई भरत ने पुनः कहा--कुल- 
परपरा से आगत धर्म का त्याग कर में राज्य नहीं करना चाहता] यदि रामचन्द्र उस 


२८४ कब रामायण 


६ गज्य 2 की नहीं स्वीकार करेंगे, तो वनवास की अवधि तक मैं भी उनके साथ बने मे है 
शम्हगा । 
पक राम के प्रति अलन्त प्रेम से पृर्ण उन महान्‌ तपस्वियों ले, ज्योही यह बचन सुना. 

त्योही उनके फूले हुए शरीर और मन में ऐसी शीतलता ब्याप्त हुई, जैसे किमी ने ऋचन 
लगा दिया हो | 

भरद्दाज महर्षि प्रेम के साथ भरत को अपने पतित्र आश्रम में ले गये और उनके 
साथ आई हुई सेना का आतिथ्य करने के विचार से अपने अरुण करों से अग्नि में कुच्च 
अहुतियाँ टी | 

विगगी तपस्वी ( भरद्वाज ) के स्मरण करने मात्र से स्वर्गलोंक शीध्र वहाँ भा 
पहुँचा । सेना के लोग मानो पुनर्जन्म प्राप्त कर दसरे लोक मे जा पहुँचे हो--इस प्रकार 
अपनी पूवंदिशा को भूलकर बडे आनन्द में निमम्न हो रहे । 

स्वर्ग की अप्मगओ ने यह मानकर कि ये लोग शाइत्रत धर्म के आश्रय हैं, उस 
सेना में स्थित लोगो का प्रेम से स्वागत किया और चन्द्र-मडल के समान स्थित प्रागाढ मे 
उन्हे ले गई | 

उन ( अप्सराओं ) ने उस सेना के लोगी को स्नान के उपयुक्त सुगंध-चू्णों का 
लेप कराकर स्वर्य-गगा के दुलंभ तथा अपूर्व जल में स्नान कराया। सुरभिमय बड़े कहप- 
वृ्ञो के डिये हुए पुप्प-सह॒श मद वस्र पहनाये | 

पुष्पित शाखा के समान लचकती देहवाली उन अप्मगओं ने रक्तस्वर्ण के बने 
मनोहर आमरण पहनकर बड़े प्रेम से उन लोगों को अमृत-समान भोजन कराया । 

फिर, भरत की सेना में स्थित पुरुषों न अलक्तक-लगे, नृपुरों से भूपित एवं पह्स- 
समान चरणों से युक्त तथा विप-समान नयनों से शोमाबसान उन अप्मगओं के साथ पच 
लक्षणों से युक्त उत्तम शय्या पर सुखनिद्रा की | 

राजाओ से लेकर पालकी ढीने से सूजे हुए कधोब्राले लोगो तक, सबका उन 
सुन्दर कैशोीबाली ज्मगओ ने यथाक्रम ऐसा ही सक्तार किया, जेसा देवताओं का करती है। 

भगत की सेना में आई हुई स््रियाँ, बिबफल-समान रक्त अधरोबाली तथा निर्गेध 
बैमब से पूर्ण उन अप्यराओं के ससि्रों तथा दासियों के समान सेवा करत रहने से, दे।- 
योग्य भोग अनुमच करती ग्ही | 

उपचनों में स्थित सब विकसित पुण्यों से भरे कल्पबृक्षो से सदर सादत, संभ्याक 
हाथ का सहारा लिये हुए, अचे व्यक्ति के समान. धीरें-घीरें आया | हि 

मथु-धारा से सिकत अन्न-पिडी तथा लाल धान के पचों की राशि को कलवृत्तों से 
स्या, तो उसको खाकर मत्तगय तृप्र हुए और उनके मद-जल से भ्रमर भी कमहए। 

नरक मे सुक्ति दनेच्नले पवित्र आकाशन्गया के जल की मत्तमसों ने अपने आर के 


् रु 
ने लक्षय टजमोर्िव, संग, संयरय शीतलता (4 ऋाफ़न डमा।.. फवीस # 


मे आयुर्पेच, तर काका कद नगर गाप-य्न वी से सम रहने । 5 व! 


अयोध्याकागड श्र 


अप 


पैरो को पसाग्कर, लबी सेंड्रो से भमग्कर पिया | अश्व-समूह ले मरकत-समान काति से युक्त 
घास को खाया। 
सब लोग इस प्रकार दव-योग्य भोगों का अनुभव कर रहे थे| किन्तु, भग्त ने 
क्ंद-मूल और फल खाकर ही, अपनी स्वरणमव देह को धूल पर डालकर, किसी प्रकार उस रात 
को व्यतीत किया | 
नीलवर्ण अधकार के हटने से जिस प्रकार स्वप्न भी मिट जाता है, उसी प्रकार 
उनके स्वर्गिक भोगो के मिटले का कारण वनकर सूर्य इस प्रकार उद्त हुआ, जैसे पुण्चानुभव 
करनेवालों के पुण्य का द्वी अत हो यया हो | 
सयम के साथ जो धर्म का आचरण नहों करते, उनके जीवन के समान ही उन 
सेनिको का भोग भी मिट गया, मानो उन्हे दस्तरा जन्म ही प्राप्त हो गया हो। यो (स्वर्ग 
भोग के खो जाने में ) चिता न करते हुए व पूर्व दशा मे पहुँच गये | 
उस बिन प्रातः ही निद्रा से उठकर वह सेना उपवनों तथा पर्वतो को धूल 
बनाकर उड़ाती हुई चल पड़ी और एक मस्भूमि में जा पहुँची, जिसे देखकर देवता भी 
यह सदेह करने लगे कि यह समुद्र है कि सेना है। 
ऊपर उठी हुई धूल से आइत होकर सूर्य, ताप-रहित हो शीतल पड़ गया | गजो 
के मढ-ग्रवाह, धूल-भरे उस मरु-ग्रदेश मे यो वहे कि आगे चलना कठिन हो गया | 
तीच्षण भालेवाले राजाओ के श्वेतच्छत्रन, वृक्षों की-सी घनी छावा दे रहे थे, 
जिससे अग्नि के समान उष्ण एवं ककड़ो से भरा वह मरु-प्रदेश इस प्रकार शीतल हो गया, 
मानो उसके ऊपर घनी लताओं से युक्त कोई बितान ही छा विया गया हो। 
यह विशाल राज्य तुम स्व्रीकार करो'--बों कहनेवाली माता के प्रति उत्पन्न 
क्रोध से जिनका झुख लाल हो गया था, ऐसे नीलवर्ण भरत को देखकर रखे हुए वृक्ष भी 
प्रेम के कारण द्ववित होकर पल्चवित हो गये | 
अपने प्राणो से भी सदूधर्म को ही अविक श्रेष्ठ मानकर प्राण त्वागनेबाले, शासन 
में चतुर दशरथ की वह सेना, छुःखदायक मरु-प्रदेश को ऐसे पार कर गई जेने शीतल वृक्षों 
में भरे ( मरुद नामक ) भू-प्रदेश कों ही पार कर रही हो और इस प्रकार चित्रकूट पर्वत 
के निकट जा पहुँची। 
धूलि का समूह, अश्वो, रथो तथा मत्तगजीं का शब्द एवं पेंदल सेना का कोला- 
टेल--यह भव सूचना दे रहे थे कि एक विशाल सेना आ रही है, जिसे सुनकर--- 
लक्ष्मण उठे और एक ऐसे पर्वत पर चढ़ गये, जो प्रध्वी के सूज उठन से उमरा-सा 
लगता था ओर बीचि-पूर्ण सागर को छोटा वना ढनेवाली तथा हृढ घनुर्धारी उस विशाल 
सना को ढेखा | 
दि तब लक्ष्मण, यह सोचकर कि सारी प्रथ्वी का राज्य करने की अव्म्ब इच्छा से 
प्रेरित होकर ही भग्त इस सेना को लेकर अतधारी (रामचन्द्र) पर आक्रमण करने आया है-- 
यह सल्य है |--अल्यन्त क्रोध से भर गये | 
वें दौइकर. उस पर्बंत को चूर-चूर करते हुए, भृमि पर कृढ पड़े और शीघ्र 


श्द् कंब रामायण 


रामचन्द्र के निकट जा पहुँचे और वोले--भरत आपका आदर किये बिना ग्राचीरों से आदत 
अयोध्या की सेना को लेकर आप पर आक्रमण करने को आ रहा है| 

यो कहकर लक्ष्मण ने ( कटि में ) कटार और ( पैरों में ) वीर-बलय धारण 
किये। अनेक बाषों से भरा तूणीर लिया। युद-कबच पहना | हाथ मे धनुष्त लिया | 
और प्रश्चु के चरणों को प्रणाम करके ये बचन कहे--- 

इह और पर-लोक दोनो के फलों को खो देनेवाले उस भरत के छँचे कंधों के 
वल को, उसकी सेना के महत्त्व को एवं अपने इस अनुज ( अर्थात्‌ , लद्ठमण ) के अनुपम 
पराक्रम को देखकर आप आनन्दित होगे। 

बड़ी पीडा से मरनेवाले हाथियों के ढेरों को लुढ़कानेवाले, रथों को वहानेवाले- 
( हाथी, अश्व आदि की ) आँतो को विखेरकर ले चलनेवाले तथा अरण्य में पैलनेबाले 
रक्त-प्रवाह को आप अभी देखेंगे | 

मेरे बाण ( शत्रुओं के ) हथियार, हाथ, कवच से आवृत्त वक्ष तथा प्राण सबको 
छिनन करके उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट होगे। ( मेरे वाण ), उनके रक्त से भी सिक्त न 
होकर बड़े वेस से सब दिशाओं में जाकर, दिग्यजो को भी भयभीत करेंगे। है वीर | 
आप देखेंगे | 

अति वेग से फॉदनेवाले अश्वी के मर जाने पर, रथो की स्वर्ण मय पीठों पर, हूंट- 
कर गिरे हुए ढालों को अपने हाथ में लेकर भूतों को सगीत के साथ नृत्य करते हुए देखेंगे | 

( लक्ष्सण ने राम से कहा--) अलंकारों से युक्त हाथियों से पूर्ण भरत की सना 
को मै एक क्षण मे निर्मेल कर दूँगा, जिससे बीर-स्वगे भी मार से अपनी पीठ भुकाने 
लगेगा तथा समुद्र-रूपी वस्त्र से युक्त प्रथ्वी भार-मुक्त होकर विश्राम करेगी। हें उदारगुण। 
यह आप देखेंगे | 

उमड़कर चलनेवाले रक्त-प्रवाह में तेरने के कारण लाल हुए भून और उनके साथ 
छोटी भाँखवाले पिशाच तथा शिर-रहित कब॒ध, देवों के जैसे ही यह कहते हुए कि री 
पृथ्वी आपके अधीन ही गई है, नाचेंगे। । 

सुख-पड्टो से सूषित मत्तगजो, अश्वो, भारी झुजाओं से युक्त पेबल सेना के वीरो 
आदि के मरने पर उनके समुद्र-सहश रक्त से सत समुद्रों को उथलकर गरजत हुए आप 
सुनेंगे। 
आप देखेंगे कि मेरे शरों से कैसे पेठल सेना छिन्न-मिन्‍न होती है | रथ विध्वस्त 
होते हैं। वीरों के करवाल हूट जाते है। हद धनुप हट जात है। बडे गजो और बची 
के पैर, शिर आदि हृठ जाते ई और उनपर आसरूदढ वीरों के पैर और हाथ कट जाते हैं| 

बडे पखवाले तथा स्वर्णिम काति को विखेरनेवाले मेरे बाणों को, उन टौनी-- 
( अर्थात्‌; भरत और शश्रुन्न ) के वच्ची को छेदकर, उनका मास निकालकर, गंगन-माग मे 
उडते हुए और ( मासभक्षी ) पक्षियों को बुलाते हुए; आप देखेंगे |. 

हे चक्रधारी। एक स्त्री के मोह से समास-भर को हुःख इनेवाले पा 
( दशग्थ ) की आजा से जिम भरत ने राज्य पाया हैं; उसे अब मेरी आशा से वह राई 


चक्रयर्ी 


अयोध्याकाणड श्ष्छ 


च्यागकर, पुनरावृत्ति से रहित ( अर्थात्‌ , जहाँ से लौट आना असंभव है ), नरक-लोक प्राप्त 
करते हुए देखेंगे 
यह देखकर कि आपको राज्य छोड़कर वन में निवास करने का दुःख प्राप्त हुआ है, 
जब आपकी जननी रो रही थी, तब उसे देखकर जो केकेयी आनन्दित हुईं थी, उसे अब 
( पुत्र के शोक में ) एथ्वी पर गिरकर रोते हुए देखेंगे | 
सान पर चढ़ाकर तीद्ृरण किये गये, अभि के समान भयकर और विजयमाला से 
भूषित बरछा धारण करनेवाले | मै एक क्षण मे एक तीह्रण तथा विध्व॑सक वाण से इस सेना- 
समुद्र को त्रिपुर-दाह करनेवाले शिवजी के समान सुखा दूँगा--इस प्रकार लक्ष्मण ने कहा | 
तब रामचन्द्र ने उससे कहा--है लक्ष्मण | यदि तुम चतुर्दश लोकों को हिला देना 
चाहो, तो तुम्हारे इस निश्चय को कोई रोक नहीं सकता | उसके बारे में कुछ कहने की 
क्या आवश्यकता है ? ( पर मै तुम से ) एक उचित वचन कहना चाहता हूँ | उसे सुनो । 
उज्ज्वल प्रस्तर-स्तंभ के प्रतिरुप बने कंधीवाल्े। हमारे कुल में जो निष्कलक 
गुणवाले राजा उत्मन्न हुए, उनकी गणना नहीं हो सकती । हमारे कुल मे कौन ऐसा हुआ, 
जो अपने कुत्न-धर्म से हटा हो १ 
ताल-बृक्ष जैसी सूंडोवाले हाथियो की सेना से युक्त मरत ने जो कार्य किया है; 
वह वेद-प्रतिपादित धर्म के अतभूत ही है। ठुम जैसा कहते हो, बेसा नहीं है ( अर्थात्‌; 
अधर्म-कार्य नही है )। इस सत्य को तुमने मेरे प्रति प्रेमाधिक्य के कारण सोचा नहीं | 
भरव, मुझ अपने ज्येष्ठ भ्राता पर प्रेम के कारण ही यहाँ आयगा और राज्य मुझे 
सौप देगा--यों सोचने के बदले क्या यह सोचना बुद्धिमत्ता है कि वह (भरत ) सेना के 
साथ आकर मुझसे युद्ध करेगा १ 
हे विद्युत्‌ के समान चमकते हुए बरछे को धारण करनेवाले । पीर-वलयधघारी 
भरत यहाँ आकर विशाल सेना को, राज्य-सपत्ति के साथ, भुमे। सौपेगा--इसके विपरीत 
यह कहना भी अनुचित है कि बह मेरे साथ युद्ध करेगा | 
हैं आभरण-योग्य कधोवाले । उत्तम धर्म के देवता के समान एवं सच्चारित््य की 
घुरी बने हुए उस ( भरत ) के सबंध में इस प्रंकार सोचना क्या उचित है ! उसका यहाँ 
आना, मुझे देखने के लिए ही है। इसे तुम अभी सममोगे | 
प्रसु ने अनुज ( लक्ष्मण ) से यो कह्ा--उस समय, मरत अपनी सेना को पीछे 
छोडकर, अपने से कमी प्रथक्‌ न होनेवाले प्रेमदुक्त भाई शन्नुध्त कों साथ लेकर, आगे बढ़कर 
( राम के निकट ) आया | 
नमस्कार की मुद्रा मे हाथो को उठाये हुए, शिथिल देहवाले, अश्रुपूर्ण नेत्रोवाले 
पा साकार दुःख बने हुए चित्र-जेसे आनेवाले भरत को सर्वज्ञ प्रश्ुु ने पूर्ण रूप से देखा- 
( अर्थात्‌ , शिर से पैर तक दृष्टि फेरकर देखा )। 
रह कि 28 काले मेध-जेसे आकारबाले प्रगनु ने लद्दमण से कहा--शब्दायमान द्द 
लि चुज। हे तात। देखो, रथ आदि की सेना को लेकर यह भरत बड़े 
करधि के साथ थुद्ध करने के लिए कैसा युद्धोचित वेष धारण कर यहाँ आ रहा है ! 


र्द्८ कंब रामायण 


....6ह सुनकर लक्षमण-तपोवेष मे; निर्बल हुई मुजाओ से युक्त मरत के संबंध मे 
अपने कहे हुए कठोर वचन भूल गये। उनका क्रीध तथा ज्ञान भी शिश्िल हो गये और 
काति-हीन बदन के साथ यो खड़े रहे कि उनका धनुष तथा अश्रु दोनों धरती पर गिर पढे | 

उस समय, भरत अपने दोनों हाथो को जोड़कर इस अकार राम के सम्मुख 
आये, मानों रामचन्द्र को, अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करके उन्हें प्राप्त करने 
के समय अकस्मात्‌ उनसे वियुक्त हुई-राज्यलद्मी का (राम के पास ) भेजा हुआ कोई 
द्त हो | 
अरत आये ओर जैसे अपने पिता के ही दर्शन कर रहे हॉ--यह वचन कहते 
हुए राम के चरणों पर गिर पड़े कि आपसे धर्म का विचार नहीं किया। करुणा को 
त्याग दिया और परंपरागत नीति को छीड़ दिया | 
उसमें प्राण है या नही, ऐसा संदेह उत्पन्न करनेवाले, अत्यन्त कृशगात्र हुए, 
भरत को प्रभु ने देखा | देखते ही उनके नयन-रूपी कमलो से ( अशु ) जल प्रवाहित होकर 
( मरत के ) जठा-मंडल पर गिरकर उसे भरकर फिर उमंडकर वह चला। 
दयामय परमात्मा ने धर्म-देवता का आलिगन किया हो, इस ग्रकार ( का भ्रम 
उत्पन्न करते हुए ) समस्त नीति के एकमात्र आश्रयभूत रामचन्द्र ने निःश्वास भरते हुए 
तथा वक्त पर ऑसुओं को बहाते हुए द्रवितत्चित्त होकर भरत का आलिंगन किया । 
भरत को गले लगाकर रामचन्द्र ने उनके वेष को वार-वार ध्यान से देखा और 
विविध भाँति के विचार किये | फिर पूछा--हे वात । हम हुःख-समुद्र में हवे हो। संतार 
का शासन करनेवाले, मल्लयुद्ध में चतर स्ुजाओवाले, हमारे पिता सुखी हैँ न) 
ज्ञानी ( प्र ) का वचन सुनकर भरत ने कहा--हे प्रश्म ! आपके विरह-स्पी 
व्याधि से एवं मेरी जननी के वर-रूपी यम से पीडित होकर हमारे पित्ता इस संसार में मल 
को स्थिर करके परलोक में जा पहुँचे है। है 
८ पिता ) स्वर्गलोक को गये---यह तीकहरण बचन घाव में वरछे के समान उन 
कानों में बुसने के पूर्व ही परमणद के निवासी प्रक्॒ ( विष्णु के अवतार राम ) के नयन और 
भन चरखी के जैसे धूम उठे और वे मूर्चिछत हो भूमि पर गिर पडे। 
प्रश्यु विशाल धरती पर गिरे। उनके आ्राण अप्रकट हो रहें। बिजली से पीडित 
सर्प के समान वे मूर्चिछ्ृत हो रहे | फिर, वडी कठिनाई से उनके आप लौटे । तब वे निवास 
भरते हुए बड़ी व्याकुलता के साथ विविध वचन कहकर विलाप करने लगे | 
अमद दीप-सहश है शासक । ससार के निवासियों के लिए पितृ-तुल्य । अनुपम 
धर्म के लिए माता वननेवाले | दया-निलय । मेरे पिता ! शब्रुरूपी हाथियों के लिए मिंह 
बननेवाले ! तुम मत हो गये | अब सत्य का यथार्थ आश्रय और कोन बनेगा १ 
है शत्रुओ के लिए मयकर, विध्वसक तथा विजयमाल्ा से भूषित वी 
धारण करनेवाले! प्रसिद्ध तपस््री ऋष्यश्र ग की कृपा से उत्तम ये संपत करके तुमने 
सुके पुत्र के रूप में पाया। क्या उसका फल ढुम्हारा इस अकार मैं गा 339 


जाना ही है १ 


त॑ वीद्भमाला 


अयोध्याकागड स्वर 


स्वर्णरंग की धूलि विखेरनेवाले पुप्पो से भूपित, तीदण सूर्य-किरण की-सी उल्ज्वल 
काति बिखेरनेवाली धबल्ल माला धारण करनेवाले | प्रजा का हित करनेवाले शासन का 
भार मेरे द्वारा लिये जाने पर विश्वाम पाने का तुम्हारा ढंग क्‍या यही है? मै तुम्दारे 
प्राणों के लिए यम बनकर उत्तन्न हुआ | क्‍या मैं सचझुच ससार का राज्य करने की 
योग्यता रखता हूँ १ 

शंबरासुर को मिटाकर देवेन्द्र को स्व्रम का शाश्वत राज्य अदान करनेवाले 
हे चक्रधारी | राज्य का भार मुझे सौपकर पंचेन्द्रियो पर दमन करके तुम्हारी तपस्या करने 
की क्‍या यही रीति है १ 

सबके स्पृहृणीय राज्य को स्वीकार करके संसार के लिए दुःख उत्तन्न करनेवाला 
जुद्र हैं मै। अब यदि मै अयने प्राण छोड़ने के बदले इस शरीर को रखकर राज्य करने 
लगूँ, तो वह किसकी तृप्ति के लिए होगा १ 

पुष्ट देहबाले शत्रुओं के प्राण हरण करनेवाला भाला रखनेवाले, है पिता | मघुल्ाबी 
पुष्पोध्ानो से पूर्ण कोशल देश को छोड़कर में वन में आया हूँ--यह वात सुनने मात्र से उसे 
न सहकर तुम स्व॒ग को चले गये | किन्तु, मै अभी तक यह ( संसार का ) जीवन चाहता 
हुआ जीवित हूँ। 

गरिमासय चन्द्र को भी शीतलता प्रदान करनेवाले अनुपम छुत्र से युक्त हें 
चक्रकत्ती | तुम दातृत्व, गोरव, स्त्रगंवासियों के लिए भी अविनाशी पराक्रम, न्याव से 
विचलित न होनेवाली शासन-रीति, अपरिवर्त्तनीय सत्य तथा अन्य समस्त सदगुणों को अपने 
साथ ही ले गये ( अर्थात्‌ अब इस संसार मे वे गुण नही रहे ) | 

इस प्रकार, विविध वचन कहकर विलाप करनेवाले, पुष्ठ पर्वताकार इृढ कधोवाले, 
पिंहतुल्य राम को विशाल म्रुजाओवाले भाइयों तथा वहा आये हुए नरेशों ने जाकर 
संभाला | तव महान्‌ तपस्वी बसिष्ठ उन्हे सालना देनेबाले वचन कहने लगे। 

उस समय, वर्णनातीत तपःप्रमाव से युक्त भरद्वाज आदि जठाधारी मुनि; सत्त 
हीपो के राजा तथा सभो मंत्री आ पहुँचे | सेनापति भी आ गये | 

आते योग्य सब लोगो के आ जाने पर शोक मे निमम विजयशील पुरुषोत्तम 
( राम ) को देखकर कमलमव ( ब्रह्मा ) के पुत्र (वसिष्ठ ) ने कहा-- 

ससार के प्राणियों के लिए, संन्यास अथवा (ग्हस्थ-जीवन में रहकर) उत्तम धर्म- 
मार्ग पर चलना--इनके अतिरिक्त अन्य कोई साथी नही है। इन प्राणियों के लिए जन्म 
लेना और मरना स्वाभाविक है| वेदों के पारंगत तुमने क्या इस वात को भुला व्या १ 

प्राणियों के अनिद्य जन्म असख्य कोटि होते हैं, जो सुख और दुःख से भरे 
रहते ६-शात्नरों में अनेक स्थानों से प्रतिपादित इस सत्य को जानने के पश्चात्‌ भी क्या 
यह सोचना उचित है कि यम पक्षपात से काम करता है? 

हम देखते है कि कुछ प्राणी जन्म लेने के पूर्व ही मर जाते हैं। चक्रवर्ती उत्तम 


गन के साथ, साठ सहस्य वर्ष-पयत सारी प्रृथ्वी का शासन करके स्वर्गवास करने गये है| 
इसके लिए रोना क्या | 


२६० कब रामायण 


तपस्या, धर्म ओर सृष्टि ए् ब्रिशुल, कक और सरस्वती, ऋमशः इनको धारण 
करनेवाले त्रिदेव ( शिव, विष्णु और ब्रह्म ) भी काल के प्रभाव से युक्त नहीं हैं 
सेत्र आदि इद्वियो के कारणसूत, अपार विशालता से युक्त एवं स्धि के सब 
पदार्थों के उत्त्ति-स्थान बने हुए प्रृथ्वी, जल आदि प्रचभूत भी नश्वर हैं, तो अब एक 
प्राणी के लिए तुस क्यों शीक करते हो ? 
है है उत्तम ! पुण्य-त्पी सुगधपूर्ण तैल में अनुपम काल्न-रपी बत्ती, विधि-रुपी 
ज्योति से दीत होकर जलती रहती है। जब तैल और बत्ती समास होती है; तव दीप बुक 
जाता है, इसमे कुछ सदेह नहीं | 
ये विविध जन्म, इस लोक से दुःख भोगकर, परलोक मे यातनाएँ मोगकर, फिर 
जन्मातर में भी भाग्य का फल मोगने के स्थान हैं| इनकी गणना कीसे सभव है £ 
सबके आदरन्योस्थ सदूंगु्णों से पूर्ण। हुम्हारें पित्ता बनने के कारण दशरथ 
कमलभव बह्म के लिए भी दुर्गंम विष्युल्लोक में जा पहुँचे। इसके अतिरिक्त तुम अपने 
प्रिता का और क्‍या उपकार कर सकते हो ? 
है तात। ठुम किंचित्‌ भी दुःखी मत होओ। उन दशरथ के लिए इससे 
वढ़कर उद्धार का मार्य अन्य कोई नहीं है। अब तुम शाज्नौक्त प्रकार से उत्तरकृल करो 
तथा अपने अरुण करों से तिल्लाजलि आदि दो | 
मेघ से गिरे हुए जल में जेसे बुद्बुद हो, वैसे ही इस नश्वर शरीर के बारे में 
सोचकर दुःख करना अश्ञान है। आँखों से आँसू वहाने से हम कुछ नहीं पाते हैं | अतः, अब 
तुम जाओ और कमल-समान अपने करों से पापहारी तथा पवित्रता उत्मन्‍्न करनेवाला जल- 
वर्ण करो--यो वसिष्ठ ने कहा । 
वरिष्ठ के यह कहने पर रामचन्द्र उठे तथा स्वर्ण के रगवाली जथा से युक्त और 
चार वेदों के ज्ञाता वसिष्ठ के साथ घनी लहरों से भरी गंगा पर जा पहुँचे। वरिष्ठ के 
कथनानुसार राम ले ( अपना दुःख शान्त करके ) कत्तंव्य का विचार किया | 
सब जीवात्माओं से एक ही समान अतरात्मा के रूप सें रहकर उनको शान 
दनेवाले विष्णु ( के अवतार राम ) ने, जल भें उतरकर स्नान किया, वेदज वर्सिष्ठ के बताये 
ढंग से अपने कर से तीन वार जल लेकर छोड़ा | 
जल-तर्पण करने के पश्चात्‌ अन्य सब कृत्व पूर्ण करके राम, बडे मत्रियों, राजाओी, 
महान्‌ तपस्वियों तथा अन्य लोगों के साथ उस प्रणंशाला में जा पहुँचे, जहाँ सीता देवी थी। 
जब सब लोग पर्णशाला में पहुँचे, तब उत्तम भरत ने अक्ली बेठी सीता देवी को 
देखा और उस पर्णकुटी को भी देखा | हुःख के आवेग से, अपनी कमल-जैसी आँखों को 
हाथों से थाहत करते हुए वे सीता देवी के चरणों पर गिरकर रोने लगे | 
महत्ता से युक्त भरत की लाल आँखें शोक के उद्देंग के कारण अत्यधिक 
अश्रुओं को निरतर वहाती रही, जिससे ऐसा लगा; मानों इन्द्रियों में मी बीचियो से पूर्ण 


समुद्र रहता हो | ने अपने दीर्ष करो से हैँ 
जम प्रकार बड़े शोक से आहत बीर भरत को राम ने अपने दी करों से समाला 


अयोध्याकारड २९१ 


और मनोहर केशोव्राली सीता को देखकर कहा--हमारे पिता ( दशरथ ) मेरे चिरकाल के 
वियोग के कारण उत्पन्न शोंक से मर गये 
यह सुनने ही सीता चौककर कॉपने लगी । उनकी दोनों विशाल आँखें समुद्र 
के समान जल बहाने लगो | भूमि नामक अपनी धाई के ऊपर हाथ रखे, सगीत-मथुर अपने 
कंठ-स्व॒र से अनेक वचन कहती हुई विल्ञाप करने लगी | 
पर्वत के समान पुष्ट भुजाओवाले राम के पीछे-पीछे चलनेवाली नीता को अरण्य 
भी नगर के समान ही लगता था। अब यह सुनने से कि चक्तवर्ची मर गये, हंसिनी-जेनी 
बढ़ सीता भी शोक-समुद्र से निमम् हो गईं | 
उस समय दोध-रहित झुनियों की पत्नियों ने माताओं के समान होकर ( प्रेम से) 
सीता की अपने हाथो से उठाकर सँभाला | गया के पवित्र जल में स्तान कराया और 
उनके शोक को कम करके ग्रसु ( राम ) के पास पहुँचाया। 
तब सुमत्र पृष्यमालाधारी चार उत्तम गुणवाले कुमारों को जन्म ढनेवाली तीनों 
माताओं तथा जन्म-म्ृत्यु. सुख-दुःख आदि इन्द्रो के तत्त को जाननेवाले गृढजनों को साथ 
लिये, सदा धर्म का ही विचार करते रहनेवाले प्रस्भ (राम) के निकट हाथ जीड़े हुए आवा | 
सष्टिकर्ता ब्रक्षा के भी आडिकारणभूत राम, यह कहते हुए कि “मेरे पिता कहाँ हैं, 
वताइए/--बहाँ थाई हुई उन माताओं के उज्ज्वल चरणों पर अपने अरुण नवनों से अश्रु 
बहाने लगे | 
तब वे माताएँ राम को गले लगा-ल्गाकर रोने लगो| वहाँ एकत्र सेना के 
बीर एवं अप्तरा-समान ख्रियाँ भी आग मे पड़े मोम के जेसें पिघल उठी | 
फिर, राम आदि उन वीरो को जन्म देनेवाली व माताएँ जनक की पुत्री का गाद 
आलिंगन करके शोक-समुद्र मे निमम्न हो गई | 
सेना के वीर, नगर के लोग, ग्रेम से पीडित पुदप, अन्श (ज्ली) जन, गजा 
लोग---सब ढुःख से व्याकुल चित्त के साथ प्रमु ( राम ) के निकट आ पहुँचे | 
शेष-शब्या पर शयन करनेवाले विष्णु ने जिस वंश को अपले अवतार का स्थान 
बनाया, उसके कुलपुरुष होने के कारण सूर्य भी, सानों अब (ठशरथ की मृत्यु पर ) स्व 
जज्ञ मे स्नान करके तिलाजलि आदि देने का कर्तव्य पूर्ण करते जा रहा हों--बों सूर्य 
पश्चिमी समुद्र मे निम्न हुआ | 
वह दिन वीत गया । दूसरे दिन जब गजा लोग, घनी जठा धाग्ण 
लोग, वधुजन, अनुज-बर्ग ( भरत आदि ) सब एकत्र हुए, तब राम ने कहा-- 
है भरत | सबके अभीष्ट पूर्ण करनेवाले चक्रवरत्ती मर गवे। उनकी आज्ञा से मारी 
पृथ्वी हम्हारी हुई है। तो तुमने किस कारण से झुकुट धारण किये विना सुनि का वेष 
स्त्रीकार किया है ? कहों। 
._ राम के यह कहते पर भरत, विकल मन के साथ उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो 
८ अनेक क्षण तक प्रमु की देखकर फिर बोले--आपके अतिरिक्त धर्म-मार्ग पर स्थिर 
रहनेवाले और कौन हो सकते हैं १ ऐसे आप भी क्या धर्म से हट जाना चाहत हैं ? 


६ 


क्व्यि्‌ मान 


॥ 
|; 


रामायण 


कै 











































































































(कं एुए हू 
बट ला 2... 8 ४ शा ।८. ० 
“तह पल टू | ि जी है 5] न ५५ ६६ 7 की 
2. ट ऊ प ॥। | हि (. 8 पठ न ता ई 8 
8 हि की किक कि 6 ० | 5 2 
० 9 व >... ॥7 कि तए.. (० ॥४ दाए ! ५, तट [2५ थे हि हर | कर ञ भ् 
6 [७ 2 ५० [7 णएि (५ म गई पए जप ४ ँ ५० >> फ न 5 | 
रे हि ४ कि 5 # ४8 की ः ५ पद हर ,हिं आठ हिल 
ि को 2/ छिप ने 6+ 7 7574, /ए ४ ि पे, पृए 0४! ,» (- न्छि “कप हि 
/7 ४ हा १ 2 ड। हा न (५ फ् हे का रा हर | हर शह 5 ६ ७. | एप तु फ 
75% रन प्र ४ हद 79 46 ५ ता: ० | रण, 5 88 6, 47 ॥र / ७ के आंख ् गा 
बुर हक (४ ॥/ ! > $॒ ्ि ट * ड्ि ५७.१ बछ 0० ७ न है 5 १ ४ गए ५7 रपट 
2 7 6 आप # 4६ 6 ही, 8 हि 5. के ४ हि हे 5 0 की ५ 
(हि कक एत अम हि आर के बीज ऋ 
7 | ७ 0. है? 3, 2 [6 #& ही मिए.  #० नि प्र 4 हब का कि -> | ॥ 
की किक 7” (5 6०, (१ है 5 है 5 ४ ४ ॥ईि 45 । न जा 
४ कि िहह ० हि. ॥४ हि [३ 5 फ हि छि ॥ ५ . ४ ६ पि ४० 
४ )4 07% | 6- /॥६७ 4 ते 5 ए हि हि ठीक | 0४३ 75% 7 5 
ध्हडा ५ ई 48 न किक हा कट हि ॥#क है 5 
+ छि जम दि तै5 ठ् | ऑब *+ ॥/ ठि ऱिफँ ६ ्उ् ४ 7 ] 
जिम एज पद ह . ऐ| 06 बम ४ ।। आ 
फ कटि हक 5 गए कप पल हिरण पी आई 
[6 कट ब्रश >-.. 0 ४॥/ लक र पु १ 9 ६० 72, जि ७ ६४४ हिः शा 
मंद्ता 53 0 न: मि:2 हक /।# (, 7 6 ॥68 ० 0५ पु 8 पिलय।. "हर 0 
| ॥% 7 कि छा ॥ ० गए 6 7 5 ड़ (५ डर | ५०7 + 05 [ (५ 
॥ै& ४ (58 6 न (हि टिक कि हर हिकेक | ५ पं का (7 
7 [7 (65 7: ८५ भी ड़ ड्ि 0. [पे ४ शल है पी 5 का ! » भे|फि #०्/ छ है गुट 
+ प्र (| 2 4५८. ज्ु ॥0 09% 90 ि [ [४ 2 । ह6 दाए | 50 ॥छ ९. ॥2 ॥8 हि लक 86 0 
४” ॥-« £ 2 है जा का 0  +75५ 5 ओर? प्रा प्व्ि न ।£] 
४ जा 9 7 0 4४ 7 0 फ% (७7 का व. (0 09 ० कई पर ६ 
0.2, हर कि मी ्ि 4 का हि ० ्लि द्रि भर; ह्नि ० | न | ४ ्गफि हरि |, 6 जिद: हि 
/44 ८ [ 7 7 ९7 
हा 0 हि हि हू हैं. है 7 न यम हि हा 0 ण हि कि 0 
2५०8७ 2७० ८ (5 ए ता न जल ०5० ए ० 
है हुआ हट की कक हि आए हिडिए॥ _ह छत 2 0 दर कर पक हक 
५ ॥& ए 230 / 8: ०५ हि गन ( | री 
प है ५ 6 /7 (०, गए ८ षि ध (६ 0९ त४ हि ५ ॥6: मी 5 0 [टि गा हि प्र ि ४ 5 (१ 
0-८ का ॥४ (5 6 3. दि नि विप्िकऔणफ पक >|दप आल प्र >> १ 
हि ८ कि जी, की हि और एक ता 2 0 बल कि 3 
४ [27 या 0 40  थपः जट मि एज 9 की ४ हर रे कफ ४ 2 हि र्टि स ्‌ँ पं 
हि ए ट्रि गए नि गा एफ मम गिः तय ॥ 5 एफ न  ॥ ध्ण जि ट. छह 
4 (... ८0 कफ | हक 9 0०4 /७ 5 (एक फि पे ० अन्न  प 
कह ६५ हक हैं वी कई ४ 8 के किए के हैंड ४४ 
गीः | द्रि ४7 पल गे प्पज ए पड हू फि एप ०] छि ऐैट ०५ 
४ पर | हे | बप्ण 
9 ॥ ७ डिक ७ छि ४2, है ४ प हि है 2 | धे दि 
पु ई ् टू गय 














अंयोध्याकारोडे १६३ 


क्या मेरे लिए यह उचित है कि पिता के वचन को घुलाकर बेमव तथा ऐश्वर्य- 
पूर्ण राजमोग का अनुभव करता हुआ शासन करूँ ओर उससे इस लोक में पिता को असत्य- 
बादी तथा परलोक में कठोर नरक-मोगी बना दूँ १ 
“प्रिता के दिये बर के अनुसार प्रथ्वी का राज्य तुम्हारा है। तुम ( उस राज्य का 
निर्वाह करने योग्य ) शक्ति तथा सामर्थ्य से युक्त भी हो | अतः, राज्य तुम्दारा ही स्वत्व है, 
तुम राज्य करो!--राम ने जब यों कहा, तब भरत ले कहा-- 
यह प्रृथ्वी, जिसपर जिश्ुवन में भी अपनी समता न रखनेवाले आप मेरे ज्येष्ट 
भ्राता बनकर अवदीर्ण है, यदि मेरी है, तो अब इसे मेने आपको दिया। है राजन्‌ | आप 
लोटकर मुकुट घारण करें | 
जब सारा ससार व्याकुल हो रहा है, तब स्तंभ-तुल्य भुजाओ से दुक्त आपको 
क्या यह उचित है कि आप अपने मन के अनुसार कार्य करें ? अतः; संसार की व्याकुलता 
को शांत करते हुए लौट चलिए और (संसार की ) रक्षा कीजिए, यों कहकर भरत ने 
रामचन्द्र के मनोहर चरणी को पकड़ लिया। 
तब राम ने भरत से कहा--मुझपर प्रेम होने के कारण यदि तुम संसार को सुके 
सोप दोगे, तो क्या वह न्‍्याय-संगत होगा १ अपयश से डरकर पिता मे जो वर दिया, उसको 
भानकर जिस वनवास के लिए मैं आया हूँ, क्या ( अब राज्य स्त्रीकार करने से ) उस 
( वनवास ) की अवधि पूरी हो जायगी १ 
संसार में क्‍या सत्य के अतिरिक्त अन्य कोई पवित्र गुण है ? उस सत्य से दुगुण 
भी मिट जाते हैं, किन्तु सत्य से कुछ हानि नही होती है | तुम ठीक विचार कर देखो | 
पिता की आजा के अनुसार मैं चौदह वर्ष बन में निवास करूँगा | तुम मेरी आशा 
से इन चोदह वर्षों तक, सत्य से विचलित न होते हुए, पिता से दिये गये राज्य का पालन 
करो | 
चक्रवर्ती के जीवित रहतें हुए भी यदि रल्ममय मुकुट को धारण करने के लिए मे 
सहमत हुआ, तो बह पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करने के लिए ही था। (राज्य करने 
की इच्छा मुझे नही थी | ) मेरा उस ग्रकार सहमत होने की बात जानकर भी तुम क्‍यों मेरी 
आज्ञा का प्रालन नही करना चाहते हो १ हे भ्राता। दुःख को दूर करो | मेरे कथनानुसार 
कार्य करो | यो राम ने भरत से कहा | 
जब शोभा से पूर्ण रामचन्द्र ने ये वचन कहे, तब कुछ उत्तर देने के लिए उद्यत, 
समुद्र के समान गंभीर भरत को रोककर वसिष्ठ (राम से) बोले--है उदारगुण | तुम्हारे बश में 
उत्तन्न कुछ प्राचीन राजाओं के आचरण के सबंध मे तुम्हें सुनाता हूँ | उन्हे ध्यान से सुनी-- 
विष्णु ले पू्वंकाल में अनुपम वराह-रूप धारण करके, उमड़ते हुए समुद्र से अपने 
एकदंत के मध्य रखकर भूमि को यो उठाया कि वह बढती हुई चंद्रकला के मध्य कलंक- 
जेसा दृश्य उपस्थित करने लगा | 
पूव॑ कल्प के अत से, जब पंचमहाभूत अपले-अपने तत्त्वों में लीन हो गये, तब 
विष्णु, विस्ती्ण जल को उत्तत्न करके उसपर ज्योति-रुप में निढ़ित होने लगे । 


२८४ कंब रामायण 


इस प्रकार चीरतागर में ) शयन करतें रहनेवाले, देवों को अमृत ग्दान करने- 
वाले ससुद्र-जैसे नीलवर्ण विष्णु भगवान्‌ की नामि से एक शतदल (कमल) उत्मन्न हुआ, जिसमेंसे 
सारी सृष्टि करनेवाला बक्मा उत्तन्न हुआ | 

ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट सतार की रक्षा के लिए हम्हारे कुल का आदि पुरुष पूर्य 
उत्पन्न हुआ | उस सूर्य-कुल में अवतक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, जो न्याय से हटा हो | 
एक वात और सुनो | 

है मत्तगज-सह्श | हित करनेवाले पॉच प्रकार के गुरुओ में (अर्थात्‌ माता, पिता, 
अध्यापक, राजा और ज्येष्ट आता इनमें ) वही उत्तम गुरु होता है, जो इह और प्ररलतोक 
दोनो में सुख उत्पन्न करनेवाली शिक्षा प्रदान करता है ( अर्थात्‌ , आचार्य ही सर्वोत्तम 
गुरु है )। 

( शास्त्रों मे ) इसी प्रकार कहा गया है। मैने तुम्हे विविध विद्याएँ सिखाई है| 
अतः, है तात | इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो । लौटकर राज्य का सुशासन 
करो--यी ( वसिष्ठ ने ) कहा | 

यो कहनेवाले वसिष्ठ को अरुणनेत्र राम ने मुकुलित कमलों को शोभाहीन कर 
देनेवाली अपनी अ्रंजलि से नमस्कार किया और कहा--हे मन पर दमन रखनेवालें। है 
शानी | आपसे एक निवेदन है--- 

मधु बहानेवाले कमल पर आसीन अज्षा के पुत्र | चाहे कोई बडे हों, शुरू हों। 
माता आदि हो, सत्य-परायण पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी मै यह कारये 
करूँगा--यो प्रतिज्ञा कर लेने पर उस प्रतिज्ञा कों तोड़ना उचित नहीं है। 

माता की आज्ञा को तथा पिता के द्वारा अनुमत कार्य को जो पुत्र पूर्ण नही 
करता है, उसके जैसा पापी बनकर रहने की अपेक्षा कत्तेव्य-अकत्तंव्य के जान से हीन शवान 
बनकर सर्वन्न भटकते रहना अच्छा है ।| 

पहले से ही माता-पिता की आज्ञा को मैने अपने शिर पर धारण कर लिया है। 
उसके पश्चात्‌ अब आप दूसरी आाज्ञा दे रहे है | हे महात्मन्‌। अब मेरा कर्तव्य क्या है 
आप ही बतायें--यों राम ने वसिष्ठ से पूछा | ह 

तब बसिष्ट राम की प्रतिज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकने के कारण मौन हो रहे। 
उस समय भरत ने कहा--यदि ऐसी वात है, तो जो चाहे राज्य करे। में वो अपने ज्वे्ठ 
भाई के साथ ही इस मयकर वन मे रहूँगा |... 

उस समय देवता लोग आकाश-पथ में एकत्र होकर यह सोचले लगे कि यदि 
अब भरत रामचन्द्र को अयोध्या लौटा ले जायगा) तो हमारा कार्य पूर्ण नही होगा और 
'फिर बोल उठे-- प की 

प्रशसा के योग्य उत्तम गुणों से युक्त राम , पिता का वचन चुरक्तित करते हुए 
इस वन में रहे और सरत का कर्तव्य है कि वे चौदह वर्ष-पयंत, राज्य की रक्षा करे । 

देवताओं के यो कहने पर राम ने भरत से कहा--यह वचन उपेज्षा करने योग्य 
नहीं है। मेरा भी हम से यही आग्रह है। अब मेरी आज्ञा से हम ठुचाद तय हें पृथ्वी का 


अयोध्याकाएंडै २६४५ 


राज्य करो--यो कहकर राम ने भरत के विशाल कमल-जैसे करो को अपने हाथो मे ले 
लिया ) 

तब भरत ने कहा--यदि ऐसा हो, तो हे प्रभु) चौदह वषे व्यतीत होंते ही यदि 
आप भयकर परिखा से घिरे अयोध्या-नगर में आकर प्रथ्वी का शासन नहीं सभालेंगे, तो मै 
प्रज्वलित अग्नि मे प्रविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दूँगा | 

इस प्रकार कहकर भरत चिंता से वि्युक्त हुए। अपने यश से भी महान्‌ स्वमाव- 
वाले राम ने उन ( भरत ) की मानसिक हृढ्ता को देखकर प्रेम से द्रवित होते हुए चित्त के 
साथ कहा--बैसा ही करूँगा |? 

भरत अब और कुछ न कह सके। रामचन्द्र से वियुक्त होकर जाना उनके लिए 
कठिन था | उन्होने व्याकुल होकर राम से प्रार्थना की कि आप कृपा करके अपनी पाहुकाएँ 
मुझे दे | प्रभु ने भी समस्त सुखो को प्रदान करनेवाली अपनी पादुकाएँ भरत को दी | 

अश्रु बहानेवाले नेत्रों तथा धरती की धूलि से धूसर शरीर से युक्त भरत ने 
( प्रभु की ) दोनो पादुकाओं कों किरीट मानकर अपने शिर पर रख लिया। फिर, धरती 
पर गिरकर रामचन्द्र के प्रति साष्टाग प्रणाम करके लौट चलते | 

माताएँ, असरूय बंधुजन, बड़े लोग, सुनिगण, विशाल सेना तथा अन्य सब लोग 
भरत के साथ चले और यज्ञोपवीत से शोमायमान कंघेवाले वसिष्ठ महर्षि भी चलते | 

प्राचीन शाज्रो के ज्ञाता भरद्गाज महर्षि लौट चले | परिखा से आबृत अयोध्या के 
निवासी लौट चले | आकाश-पथ मे एकत्र हुए सभी देवता लौट गये | मेघ-सहश राम की 
आज्ञा लेकर गुह भी लौट चला | 

भरत ( प्रश्न की ) पादुकाओ को शिर पर रखे, शीतल जल से युक्त गंगा को पार 
करके, पुष्पों की सुरभि से भरी अयोध्या मे न जाकर रात्रिकाल में भी निद्रा से विहीन हो--- 

नंदिग्राम नामक स्थान में ऐसे रहने लगे, मानों प्रश्ठु की पादुकाएँ ही शासन 
करती रही हो | भरत, रात-दिन अश्र-विह्दीन न होनेवाली आँखों के साथ, मन से पंचेन्द्रियो 
का दमन करके वहाँ रहने लगे। 

उधर रामचन्द्र, यह विचार कर कि अयोध्या के निवासी, उनके चित्रकूट पर्वत 
पर रहने से प्रेम के कारण, वार-वार वहाँ आयेंगे; इसलिए अपने साथी अनुज लक्तमण 
तथा अपनी देवी के साथ (चित्रकूट को छोड़कर) दक्षिण दिशा में चल पड़े | ( १-१४१ ) 


कंब रामायण 
अरधकाएड 


मंगलाचरण 


आदि ब्रह्म भेद-रहित है तथा उत्पत्ति तथा विकारों से युक्त नाना प्रकार के रूपी 
( बस्तुओ ) मे अनन्य होकर मिला रहता हैं| वह, उन वेदों के लिए, जो पुनः-पुनः उनका 
अध्ययन करते रहने से ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, एवं उन वेदों के ज्ञाता 
ब्राह्मणों और ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अज्ञेय है, वही परब्रह्म (अब रामचन्द्र के रूप में) 
हमारे ज्ञान का विषय हो गया है| 


अध्याय १ 


विराध-वध पटल 

मनोहर वक्र धनुष को धारण करनेवाले वे राजहुमार ( राम-लक्ष्मण ), उन सीता 
देवी के साथ, जिनके दंत ऐसे थे, मानों चुनी हुई सुक्ताएँ पंक्तियों में जड़कर रखी गई हो, 
अपूर्च तपस्या से संपन्‍न अन्नि महासुनि के, पत्र-फल से परिपूर्ण घने दक्षोवाले वन में जा 
पहुँचे | 

दिशाओं में महान््‌ भार का बहन किये हुए रहनेवाले, पीन और मनोहर सँंडो- 
वाले तथा छोटी आँखोवाले पवत-सदश गजों की समता करनेवाले वे ( राम-लक्ष्मण ), 
वन मे प्रविष्ट हुए और काम आदि तीन हुगुणों को दूर करके तपस्या करनेवाले अतिपविन्र 
अन्नि मुनि को प्रणाम किया | 

वे मुनिवर ऐसे प्रसन्‍न हुए, जेसे अपने 
चुमारों | तुम स्वय यहाँ आकर हमे दर्शन दे 
यह तो ऐसा है, मानो सब देवता तथा सभी 
ज्मिकी तपस्या का यह फल है। 


ही आ गये हों जोर वोले--हे राज- 
ऐसे तोौमाग्य सदा सुल्लम नहीं होवा। 
यहाँ आ गये हों। न जाते हम में से 


हि. 
०] 
रहे 


हु 
लाक 


च्चु 
होः 
ह्दी 





है] न हैंड 
|, ८ 
09 ,,* 
8] श् 
हि (४ 
मे पं 
है 09 
जा 
की । 
* है] 
॥४ ॥८ 
॥/ 
के 7 ः 
2 फक 
शेर 20 ॥॥/ 
४ 2, /ट 
8 ग छ 
' रा 
| 
कै कप 
| (॥ 
|| 0, 
१५ न+ १ 
ः | ५ रे 
हि 8 // | 
(॥ (म जे (है: 
है ॥ रण 0) "0 
5 (ग | $) 0 गे 
2075६ ४" ४ ० ॥५ 
क $ | +4 
९ १ ६ ॥ : 0" 
४ ॥9 ५ 
बीव |) ि 


(१ भठ 
0 रे 
] ये ] 
का है, (2 ] 
2] ४9, 
श्र। 09 | |! 
॥/ 
4२, मा 
एप हर 0 
(॥)। |? (४ 
हि 
[0 
| |; थे 
| आर; गटर 
प 
|! 
॥॥ ५१ | 
है| |! 0 
गा | / 
+ [0 
४० रे 
६ हर 
| ] 











की 
गा 
हि 
१, 
जय 
हा श्र 
ही ए 
(72 ४! 
५१% १ 
(९ 
[॥॥ ्ि 
9 वर 
7. ००५ «६ 
[7 ही 
9 ॥ 
5 ट, 
>. 
७ ५८ 
प्र ः 
5 
॥३ पु 
रे 
[४ ॥४ 
७.6, 
नं 
४7१ ५ 
न 
क्र 
श््फा 
4 पढ़ 
हि 0 
02 





220 
झह्यान्य जरठां, 


ज््ज्ड 
कछ,57« 


५ 
उ>->घघारी 
जा ग्रड 


. 
] 


) 


| 





हक 


2 | 


ता 

प्रि 
रु 
| 


पे 
९ 


ः 


7 





| 


मा 
॥ 


थे ४ | 
(॥॥ 


>_॥ झा 


शझजार 
जी री कि 


जे 
ब्धाय 


लय 


पच्यज २ 





॥0९ |! न] 


॥४/ 
श 
) हा 


छा 
ता 
जी] 
कक 
7? १ ह्ड 
3 (हक 
| डे 
क्या हि 
्क्ति ;ः 
॥] ॥% 
जे (५ 0] 
| 
पे ७ 
छ ज 
कआ [५ 
ता > 
| | 
सा 2 शा 42 
ब्०_ ०| | [+ 
7 
(५ | | 
पं ७ ४४ 
0 ॥ || 
रा १ भ 
| | 
(4 पे व 
हैं, ऐ ४ 
न क 
(0 «६ 


अरण्यकाण्ड ३०१ 


मारे हुए कठोर व्याप्रो के चर्म को ऐठकर उसे ( उत्तरीय के रूप से ) पहन 
लिया था | दथियों के चर्मों को कटि में बॉँध लिया था। विजयी दिर्गजों के रल- 
समुदाय को अजगर-रूपी रस्सी में पिरोकर कटि-बध के जेसे बाँध लिया था । 

रक्त नयनों एवं दीघ देहवाले अनुपम सर्पों की मणियों कों जड़कर अनेक वलय 
उसने अपने शरीर में पहन लिये थे। उसके करो में “चलंचल' नामक शब्दायमान शंखो के 
चलय चमक रहे थे ] 

उसके पैर ऐसे थे कि वह उन पेरो से कैलास और मेरु पर्वत को गेंद के समान 
उछालकर उन्हे परस्पर ठकरा सकता था| ऐसे पेरो से गंभीर गति में वह चल रहा था| 
यद्यपि वह भूलोक में संचरण कर रहा था, तथापि देवलोक के निवासियों के मन में भी उसके 
बल का प्रभाव पड़ता था। 

उसका आकार ऐसा था, मानो सब प्राणी एक रूप वनकर और नवीन आक्ृति 
धारण करके भा गये हो। उसकी कंठध्वनि वज्र्घोष के समान थी। ( उसकी तपस्या 
से ) प्रसन्‍न हुए ब्रह्मा के द्वारा दिये गये वर के प्रभाव से वह सवा लाख हाथियों के बल्ल 
से युक्त था | 

महावज़-सहश कार्य करनेवाला विराध नामक वह राक्षुस जब आ रहा था, तब 
( उसकी गति के वेग से ) उसके दोनों पाश्वों में बच्ष उखड़-उखड़कर धराशायी हो रहे थे । 
बड़े पव॑त ढह जाते थे | यो वह उन धनुर्धारियों के सम्मुख आ पहुँचा, जिनकों अपनी वीरता 
के योग्य युद्ध अभी तक प्रास नही हुआ था | 

मास चवानेवाले लबे दाँतो, वलिष्ठ खडग-दंतो से चमकनेवाले अपने कंदरा- 
सहश सुँह को खोलकर ठहरो, ठहरो', चिल्लाता हुआ वह आया और घने दलवाले कमल 
पर आसीन रहनेवाली लक्ष्मी रुपी ( राम की ) देवी को; एक शब्द का उच्चारण करने के 
समय से ही, कट उठाकर आकाश-मार्ग से जाने लगा | 

वृषभ-सहृश वे दोनों वीर उसकी आकृति को देखकर क्रोध से उग्र हो उठे और 
कंधे पर के धनुष को वाम हस्त मे लेकर, उज्ज्वल तथा तीच्ृरण नोकवाल्े बाण को दक्षिण कर 
में ज्ेकर उस राक्षस का पीछा करते हुए वोले--अरे, इस प्रकार धोखा देकर कहाँ जा 
रहा है ? तब उस विराध ने ( कहा--) 

ब्रह्मा के द्वारा दिये गये वर के प्रभाव से मै मृत्यु-रहित हूँ। समस्त लोकों के 
निवासी भी यदि मेरा सामना करने आयें तो, मै किसी आयुध के विना ही उन सब को जीत 
सकता हूँ । अरे | मैने तुम्हारे प्राण छोड दिये है। इस स्त्री को छोड़कर सुख से चले जाओ, 
यो विराध ने कहा | तब-- 

वीर ( राम ) ने अपने रजत मदहास-रूपी ज्योत्स्ना को प्रकट करते हुए कहा-- 
इस ( राक्षस ) ने युद्ध क्या है--यह जाना नहीं है। अब इसके प्रताप और बल सब मिट 
जायेंगे--फ़िर, सन में बिचार करके अपने भारी धनुष का टकार किया । 

वर्षाकालिक मेघ-सहश रासचन्द्र ने, जो वज़-सम वरछे एवं अपार पराक्रम से 
युक्त थे, अपने कोदड की लवी डोरी से जो घोर टकार उत्पन्न किया; वह तरंगायमान समुद्र से 


३०२ कंब रामायण 


आइत तथा भूधरों से सरित ध्रथ्वी मे, पाताल से, स्वर्गलोक़ में तथा अन्य सब लोकों में बन्न- 
घोष के समान प्रतिध्वनित हो उठी । 

वव वह राक्षस, वेंचक तथा अत्थाचारी मार्जार के मुँह में ऐसे हुए तोते के 
पस्ान चिल्लानेवाली सीता को छोड़कर किंचित्‌ विकल-चित्त-सा खड़ा सोचता रहा । फिर, 
विह्लुब्ध होकर अंजनपर्वत-सदश राम के सम्मुख आ खड़ा हुआ | 

फिर, उसने अपने त्रिशूल को, जो शत्रुओं के रक्त में द्व-हृवकर पिशाच्ों की 
भूख को मिटाता रहता था और जो अपने तीनो नोकों से वडवाप्मि के सहश ज्वालाँ 
उगलता था; घुमाकर ( रामचन्द्र पर ) फेंका | 

बह चिशूल हालाहल विष के समान उज्ज्वल हो अतिवेग से आने लगा, जिसे 
देखकर अष्ट दिशाएँ, दिक्पाल दिग्गज तथा सर्वलोक काँप उठे | तब राम ने महामेरु और 
सत्त कुलपरब॑त-समान अति हृढ दीर्घ कोदड मे एक अपूर्व बाण रखकर प्रयुक्त किया | 

आज से राक्षस-समूह का नाश हो गया--रेसी छूचना देते हुए, दिन में ही 
मानों गगन से नक्षत्र गिर रहे हो--ऐसा दृश्य उपस्थित करते हुए चारो ओर प्रकाश पेलाने- 
बाला वह शूल्ञ दो ठुकड़े हो गया और दिशाओं के अंत में जा गिरा | 

देवताओं का भी दसन करनेवाले उस शूल को हटकर गिरते हुए देखकर भी 
उस राच्चस ने युद्ध करना छोड़ा नहीं ) किन्तु, अधिक उत्ताह दिखाता हुआ धरती को कप 
देनेवाले अपने हाथी से अनेक पर्वतो को जड़ से उखाड़कर त्वरित गति से वह (राम पर ) 
फेंकने लगा | 
रामचन्द्र ने अति दृढ तथा अति तीकुण वाणो' को उन ( पचेतों ) पर बोड़ा) 
जिससे घेरकर आनेवाले वे पर्वत दृटकर नीचे गिर गये | वह राक्षत्त एक-एक फरके जो 
पर्वत फैंकता था; वे लौटकर उसी की देह पर गिरते थे, जिससे उसके शरीर में अनेक घाव 


हो गये। 

“तब उसने एक बड़ा बृक्ष उखाड़ लिया और उसक़ों लेकर उत्त राम पर आकर 
करने के लिए आया, जिनके नामो को ज्ञानी पुरुष जपते रहते हैं, जो धर्म को स्थापित करते 
के लिए सर्पशय्या को छोड़कर इस धरती पर अचतीर्ण हुए हैं| तब-- 

उत्तम वीर ( राम ) ने चार वाणों से उस बड़े दृत्ष के हुकड़े-डुकडे कर दिये बौर 
( राज्षत के ) कपों और वक्ष मे बारी-वारी से अत्यन्त बेग से अनेक अति तीएण बाण मरे , 
तब वह राक्षल-- 

ह अपने शरीर में अति वैने वाणो के छिद जाने से बहुत पीडित हुआ और त्रखि 
गति से अपने शरीर को कटकाकर उन वाणों को छितराने लगा, जेंसे कोई वहुत बड़ा शाही 
अपनी देह पर के काँटों को फुलाकर खड़ा हो | 

तब राम ने और मी अभि-स्मान तीहण वाणी की आयुक्त किया; जो कही भी 
सके बिना ( उसके शरीर को ) भेद देते थे | फिर भी, उत्त € राह्छ ) का चित्त है 2 
नही हुआ | पर्वत से गिरनेवाले निकेर के समान उसके शरीर से रफे बहने लगा । 


बह दुर्बल तथा मूह्छित होकर गिर पड़ा | 


अरण्यकाएड ग्रे ३०३ 


वे दोनो ( राम-लच्तमण ), जों विना थके हुए मल्लयुद्ध करने मे कुशल थे, यह 
सोचकर कि इस राक्षंस्त को सत्य ही बर प्राप्त हुए हैं, जिससे यह शज््रो के प्रयोग से मर 
नहीं सकेगा, अत्यन्त क्रोध से करवाल निकालकर उसकी भ्लुजाओं को काटने के विचार से 
घसके कंधों पर चढ़ गये। 
बहनेवाले रक्त-प्रवाह से युक्त वह ( विराध ) पुनः संशा पाकर उठा | जब उसको 
यह मालूम हुआ ( कि राम-लक्ष्मण उसके कंधो पर चढ़ गये हैं ) तव वह तुरन्त दंड-सहश 
अपनी भुजाओं से उन दोनो को दबाकर अपनी पूर्व गति से भी दसगुत्ते वेग से चल 
पड़ा | 
तब वे दोनो मेर् की परिक्रमा करनेवाले सूर्य-चन्द्र के समान शोमायमान हो 
उठे | उस राक्षस का सिर गगन-तल से टकरा रहा था। वह अतिबेग से धूमने लगे भौर 
उसके शरीर से रक्त-प्रवाह बह चला। 
स्ववर्णवाले ( लक्ष्मण ) के साथ कृष्ण वर्णवाले ( राम ) को अपने कंधों पर लिये 
आकाश तक उठकर वह राक्षुस चल पड़ा ] तब वह उस पक्षिराज गरुंड की समता करता था, 
जो धर्म-रूपी अपने पलों पर बलराम और कृष्ण को उठाये वेग से जा रहा हो । 
उत्तम कुल में उत्पन्न सीता, अति कृपालु अपने पति को वंचक राक्षस के द्वारा 
दूर उठा लिये जाते हुए देखकर अत्यन्त व्याकुल हुईं और उस हंसिनी के समान हो गई, 
जिसका जोड़ा ( हंस ) किसी के द्वारा बंदी बना लिया गया हो ] वह मुरफाई हुई लता के 
समान अपने केशो को फेलाये धूल में गिर पड़ी | 
फिर वह उठी । उनको सभालनेवाला व्यक्ति भी वहाँ कोई नही था। उन्हे 
साल्ना का कोई शब्द भी नही मिला। वह शीघ्रता से ( राक्षस का ) पीछा करती हुई 
दौड़ी, जिससे उनकी विद्युतसमान कटि काँप उठी | फिर, उस ( राक्षस ) से कहा--इन 
मातृ-समान करुणावाले धर्म-स्वरूप कुमारों को छोड़ दो और झुकको खा डालो | 
वह रोईं | उनका स्वर गदूगद हुआ | उनके प्राण विकल हुए | बड़ी वेदना से 
वह चित्र-लिखित प्रतिमा के समान स्तव्ध पड़ी रही | उनकी उस दशा को देखकर कनिष्ठ 
प्रसु ( लक्ष्मण ) ने कर जोड़कर ( राम से ) निवेदन किया--देबी अत्यन्त पीडित हो रही हैं। 
उनको इस दशा में छोड़कर यो विनोद करना ठीक नहीं है। इससे अहित हो सकता है। 
तब सृष्टि के आदिभूत ( भगवान्‌ के अवतार राम ) कहने लगे-- 
हे उपमाहीन | मैले सोचा, इस प्रकार ही सही, हम अपने गंतव्य स्थान को 
शीघ्र पहुँच जायेंगे। अब इसको मारना कोई बड़ा काम नहीं-यों कहकर मदहास करते 
हुए अपने वलिष्ठ पेर से उस राक्षस को धक्ला | तब भी वह नीचे गिरा नही | 
तब वलिष्ठ भुजावाले ( राम-लक्ष्मण ) ले क्रुद्ध होकर तीच्रण करवालो से उसकी 
दोनो भुजाओ को काठ डाला और धरती पर कूद पडे। तब वह राक्षस उन दोनो के निकट 
इस प्रकार भुक गया, जसे रक्त नयनोवाला सर्प ( राहु ) भौहो-रूपी भुजाओं को भुकाये 
दोनो ज्योति-पिडो ( अर्थात्‌ , सूय-चन्द्र ) को असने के लिए आया हो ] 
एस ( राक्षस ) के घावों से अधिकाधिक रक्त वह रहा था| तो भी उसके प्राण 


३०४ कंत रामायण 


परलोक को नही जा रहे थे | उस दशा को देखकर सर्वान्तर्यामी (राम) ने विचारकर कहा-- 
भाई | इसे शीम्र भूमि में गाड़ देना ही ठीक है। 

मत्तगज-सच्श लक्तमण मे यो गढा खोदा, दोपहीन रामचन्द्र ने अपने उस रक्त 
चरण से विगाघ के शरीर को उसमे ढकेल दिया, जो (चरण) नर्मदा नदी मे निमभ्न हुआ था, 
जो प्रवित् यज्ञो की आहुतियों को प्राप्त कर ससार के भक्तों को उनके अमीए प्रदान 
कर्ता था | 

...पह राचस, उस गमच्न्द्र के प्रभाव से, जो ब्रह्माड की सृष्टि करके स्वय उस 

ब्रह्माठ मे अवतीर्ण हुए थे, प्रव-शाप से उत्पन्न दुःखटायक राक्षुम-शरीर से मुक्त हो गया और 
गगन-तल म पूर्वजान से युक्त होकर दिव्य देह धारण करके शोभायमान हुआ । 

अब उय ( विव्य देहधारी ) की बुद्धि, पच्चेन्द्रियों के अधीन नहीं रह गई थी 
और बासनाओ से मुक्त दो सन्मार्ग पर स्थिर हो गई थी | उस ( विराध ) में पहले से ही 
अनन्य भक्ति विद्यमान थी | अतः, अब उसको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे प्रभु ( राम ) 
को पहचानकर वह उनकी स्तृति करने लगा। 

सब वेदों के द्वारा स्तृत्य तुम्हारे चरण ही यदि सब लोकों मे व्याप्त हैं, तो तम्हारे 
अन्य अ्रग कैसे और कहाँ रहते होगे। (कौन जाने 2 ) ठुम शीवलता से युक्त समुद्र के 
निवामी हो, यदि तुम परस्पर असहश पाँचो भूतोों मे निवास करने लगे, तो क्‍या ने ( भूत ) 
तुम्हे धारण करने में समर्थ हो सकेंगे ? ( अर्थात्‌ , नहीं होंगे ) | 

क्रूद्ध मगर से अस्त होने पर एक गज ने अत्यन्त आर्त्त हो शिथिल शरीर से) 
अपनी सूँड को ऊपर उठाकर सर्व दिशाओं में फैलनेवाली अपनी ऊँची ध्वनि से तम्हें पुकारा था 
कि है महिमापूर्ण, अनुपम, आदिकारण-भूत, है परमतत्त्त आओ) मेरी रक्षा करो | उत्ती 
क्षुण तुम 'क्या हुआ ?! कहते हुए दौडकर वहाँ आ गये थे (और उस गज की रक्षा की थी)। 

है मेरे प्रभु | तुम अपने (अर्थात्‌ , परम पद में स्थित नित्य तथा सुक्त जीवात्मा ) 
तथा बाह्य (अर्थात्‌ ; लोको में वर्तमान भक्त आदि जीव)-इन दोनो को देखनेवाले हो, पच्च- 
पातहीन हो, कृपा से कभी रहित न होनेवाले हो | हे कमल-सहश नेत्रवाले। हम धर्म की 
रक्षा फे लिए, अन्य किसी की सहायता के विना, एकाकी चक्र के समान घूमते 
रहते हो ; यह तुम्दारा ही कार्य तो है| 

जन्म और मरण इन दोनो खेलों को बडी उमर के साथ करते रहनेवाले है प्र । 
तुम्हारी कृपा से सब प्रकार के जीवों को सुक्ति-पद प्राप्त करना कठिन नही है। विरक्ति को 
सर्वात्मना अपनाये हुए सुनि लोग यदि दूसरा जन्म ग्रहण भी करते हैं, तव मी वे अपने 
आस्मस्व॒रुप को नही भूलते। इतना ही नहीं, अन्य लोगों के समान ( अर्थात्‌ , जो विस्क 
नहीं है; पुनः-पुनः जन्म भी नही पाते ( अर्थात्‌ ) वे शीघ मुक्त हो जाते हैं ) | 

भयकर जन्म-सागर के पार पहुँचने के लिए तरणि के समान रहनेवाले जितने 
धर्म हैं, उन सव धर्मों के अनुयायी जिस परमात्मा'की अशसा अनुपम और अवाइमनतगाचर 
कहकर करते हैं, तुम उसी परमात्मा के अवतार हो। अब तुम्दारे सम्युख अन्‍य देवों की क्या 


गिनती है? ः 


अरण्यकाएड १०६ 


हे धर्म के अनुपम स्वरूप | सृष्टिकर्ता कमलमव से लेकर सब देवों तथा उनसे इतर 
प्राणिवर्ग के लिए माता और पिता दोनो हुम्ही हो | 

आदि परत्रक्ष तुम हो, सब लोक तुम्हारे अधीन हैं | विवेचन से परे अनेक धर्म 
तुम्हारे चरणों के ही आश्रित हैं | फिर, तुम बचक के सहृश क्यो छिपे रहते हो १ यदि तुम 
प्रकट हो जाओ, तो क्‍या हानि है ? क्या तुम्हारी यह अनन्त मायामय क्रीडा आवश्यक है १ 

हे प्रभु | तुम अशेय होते हुए भी ( अपने दासों के लिए ) सुलम-श्षेय भी हो। 
ससार में ऐसा कोई बछुड़ा नही होगा, जो अपनी माता को नहीं पहचानता हों। ऐसी 
माता भी नही होगी, जो अपने वछुडे को नही पहचानती हों। अखिल सृष्टि की माता 
बने हुए तुम सवको पहचानते हो | किन्तु, वे सव तुम्हें यथार्थ रूप मे नही पहचानते | यह 
भी तुम्हारी कैसी माया है १ 

संसार के लोग अनेक देवताओं की स्तुति करते हैं | किंतु महात्मा पुरुष तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य किसी को श्रेष्ठ नही मानते। सदाचार से स्थिर रहनेवाले वे लोग क्या यह 
नही जानते कि ब्रह्मा आदि वेदजों के द्वारा आराध्य देव तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नही है १ 

है लक्ष्मी से अधिष्ठित सुन्दर वक्ष॒वाले | हे सदा जागरित रहनेवाले | अनेक घर्मो 
के द्वारा आराध्य देवता भी कर्म के बधनों मे पड़े हुए लोगों के समान ही कठोर तपस्या 
करते रहते हैं | किंतु, तुम्हारे लिए करने योग्य कोई तपस्या नहीं है। अतण्व कर्म-वधनो 
से मुक्त आत्माओं के सहश तुम योगनिद्रा में मग्न रहते हो |१ 

तुम स्वयं आदिशेष का रूप धारण करके सुन्दर भूमिदेवी का वहन करते हो | 
( बराह के रूप में ) अपने दाँत पर ( इस भूमि को ) धारण करते हो | ( प्रलय-काल मे ) 
एक ही वार ( एक ही कोर में ) इस झ॒ष्टि को निगल जाते हो | एक ही पणग में इस सारी 
पृथ्वी को ढक लेते हों | उस भूमि के प्रति तुम्हारे प्रेम को यदि सुगधित तुलसी-हारों से 
अलंझत तुम्हारे सनोहर वक्ष पर आसीन ( लक्ष्मी ) देवी जान लेंगी, तो क्या वह तुम से रूठ 
नही जायेंगी १ 

है प्रभु) तुम्हारे द्वारा स॒ष्ट प्राणी यदि परम तत्त्व को किचित्‌ भी पहचान 
लेंगे और मुक्त हो जायेंगे, तो इससे तुम्हारी क्या हानि होगी १ स्वर्ग एवं इस धरती 
के निवासियों मे ऐसे लोग भी तो है, जो पूर्वकाल मे, तुमने शिवजी को जो मिक्षा दी थी, उस 
घटना को जानकर, सदेह से (अर्थात्‌, कोन परम-तत्त्व है; इस शंका से) मुक्त हो गये हैं [* 





२, भाव यह है कि भगवान्‌ विणा, कम्-वधन में पड़े प्राणियों के समान निद्धित नहीं हे, वह सजग हैं। 
कितु, ऐश्लो योग-निद्गा में निरत हैं, जिससे अखिल विश्व की रज्ना होती है| 

३, भाव यह है कि शिवजी ने एक वार ब्रह्मा के पाँच शिरो में एक को काट दिया, तो बह कपाल शिवजी 
के हाथ भे सद गया। बहुत कोशिश करने पर भी वह कपाल उनके हाथ से नहीं छृूटा । तब 
आकाशवाणी हुई कि उसमें मोख माँगते रहो । जब वह कपाल भीख से भर जायगा, तब बह छूट 
जायया। शिवजी सर्वत्र भीख भाँगते रहे, कितु कपाल मरा नहीं । अत में विष्णु भगवाय के पास 
पहुँचे। जब उन्होंने मोख दी, तव कपाल एकदम मर गया और हाथ से छूट गया। इस घटना से 
यह सिद्ध होता है कि विष्णु शिवजी की मी रक्ना करनेवाले है। --अनु० 


३०६ कब रामायण 


.._ हैं वराह-रूप में पृथ्वी को उवारलेवाले | तुमने हंस का आकार धारण करके 
अपूर्व शब्दों का उपदेश (ब्रह्मा को ) दिया था। पहले तुम्हे उन वेदों को सिखानेवाले 
कौन थे ! वे सब कया अब समाप्त हो गये हैं? तुम ( चर और अचर पदार्थों से ) परे 
होकर अकेले रहते हो ओर सबके अतर्यामी हो। हठुम्हारी यह स्थिति क्‍या इन पदार्थों से 
'मिन्‍न हो रहने से सभव होती है या अभिन्‍न होकर रहने से ः यह कैसी माया है ? 

है उपभान-रहित ] हैं एकनायक | तुम अपने पूर्व विश्नाम-स्थान ज्षीरसागर 
को छोड़कर मेरे सुकृत से ही यहाँ आये हो | मै इस जीवन के सागर को पार कर गया। 
मै जन्म-हीन हो गया। तुमने अपने प्रवाल-समान चरण-युगल से मेरे कर्महय को 
पीछ दिया। 
विराध इस प्रकार के वचन कहकर देवरूप धारण कर खड़ा हुआ | तब विजय- 
शील ( राम ) ने कहा--तुम अपना बृत्तांत कहो | 
तब विराध ने सारा बृत्तात यो कह सुनाया-असत्य जीवन से मुक्ति देनेवाले, 
शान को प्रदान करनेवाले चरणो से युक्त, है प्रभु। त॒म्हारी जय हो। 
कठोर धनुष को हाथ में धारण करनेवाले हे देव। मेरा नाम तुबुर है। मैं 
कुबेर के लोक का निवासी हूँ | अब मै इस धरती पर जन्म पाने का वृत्तात कहता हूँ। 
नरतकी रमा एक बार विशाल नृत्य-शाला मे गायन और नृत्य कर रही थी। 
( उसपर अनुरक्त रहने के कारण ) मैं उसके ऊपर कुपित हुआ और ( उसके डराने के लिए ) 
राक्षस का रूप धारण कर लिया | 
मेरी काम-वेदना मुझे आत करती हुईं बढ़ने लगी | उस अपराध से ( बुबेर ने ) 
सुझे शाप दिया, जिससे मै राक्षस ही बना रहा | 
है आदि भगवन्‌। उस यक्ञुराज ( कुबेर ) ने सुझे दुःख से झुक्ति पाने का वर 
देते हुए, झुक दुःखी के प्रति कहा--जब मै तुम्हारे चरण का स्पर्श प्राप्त करूँगा, तब यह 
शाप मिट जायगा। 
मै, भयकर शूलधारी और विजयी किलिंज नामक राक्षस का पुत्र होकर उत्तन्न 
हुआ तथा इस विशाल लोक के सब प्राणियों को खानेवाला बना । 
है आदिव्रझ्न १ अब मै, उस दिन से आजतक, भल्ते-बुरे का विचार किये विना 
(सब प्राणियों को ) खाता हुआ पाप-कर्म करता रहा | 
ज्ञान के प्रवोधक, अनादि वेदो के द्वारा ग्रशसित तुम्हारे स्वर्ण-वलय-भूषित चरण 
के स्पर्श से मै आज शाप-झुक्त हुआ | 
हे सृष्टि के आदिकारण | तुमने; प्राणियों की हत्या करने के कारण मेरे (सचित) 
पापों को मिटा दिया | शानहीन हो, मैने तुम्हारे म्रति जो अपराध किया, उसे क्षमा करों-- 
यो प्रार्थना करके वह ( विराध ) वहाँ से चला गया | जा 
देवो को सतानेवाला राक्षस मिट गया [--यों सोचकर आनन्दित ही, धनुर्विया 
में निपुण राम-लद्रमण भी, कमलासना ( लक्ष्मी के अवतार सीता ) को साथ लिये हुए घहाँ 


से आगे बढ़े । 


अरययकाणएड ३०७ 


अपने करो में यम-सद्श धनुष को धारण करनेवाले ८ वीर, सत्वम्य वेक-स्वत्प 
सुनियों के निवास-स्थानभृत एक घने उद्यान में गये और दव्नि-भर वही रहे | ( १-७२ ) 


अध्याय ४ 


शरमंग-देहत्याग पटल 
जव रात्रि के आगमन का समय हुआ, तठ दुरवक' तथा 'कोणु” नामक पुष्यों 
से युक्त लता के सब्श सीता के माथ (राम-लक्ष्मण) उस स्थान से चलकर उत सुरमित स्थान 
में जा पहुँचे, जदाँ शरमग मुनि तपस्या करते थे और जहाँ छुकुमबृत्ष और कोंगु ( नामक ) 
वृक्ष लहलहाते थे | 
मनोहर शूल्ल से युक्त वे वीर जब उस आश्रम मे पहुँचे; तब दवन्द्र वहाँ आवा, जो 
रात्रि में भी मुकुलित न होनेवाले कमल-सद्श प्रथक-प_्रथक्‌ शोमायमान सहत्त नवनों 
से युक्त था। 
उस ( देवेन्द्र ) की देह-काति ऐसी थी, जेसे उसको घेरकर रहनेवाली लक्ष्मी- 
सहश सुन्दर अप्मराओं के आमरणो की काति तथा उस ( काति ) पर फेली हुई विद्युत्‌ की 
ज्वाला, ठोनों मिलकर चमक रही हो | 
उसके काले वर्ण के शरीर पर के नेन्न-रूपी श्रमर, विव्य ज्लियों के नवन-रूणी पुष्पित 
उद्यान में मत्त हो मेंडरा रहे थे | उमके कण-रपी भ्रमर श्रीनारट की वीणा के नाव-ल्‍णी 
मधु का पान कर रहे थें। 
उससे, शाज््रों मं प्रतिपादित अनेक कर्मो 
किये थे। उसके पेरो के वीर-वलबो पर, त्रिमू्तियो 
'किरीट आकर लगते थे। 
वह इन्द्र विशाल रक्तकमल पर आमीन लक्ष्मी के ममान रहनेवाली अपनी दवी 
(शची ) के साथ, त्रिविध मदजलो से युक्त, आगे-घागे पेर उठा-उठाकर उल्लनेवाले, अति 
उष्ण श्वेत ऐरावत गज पर आरूद होता ध्य | वह उज्ज्वल ग्जत॒गिरि पर (पराञ्ती के 
सग ) आसीन शिवजी की समता करता था। 
ऊपर का लोक ( स्वर्ग ) स्वय इवेत छत्न का रूप धारण कर उस (इन्द्र ) के 
ऊपर यों छाया हुआ था कि उसे देखकर सर्वत्र फेलनंवाली कांदि से युक्त शीतकिरप (चंद्रमा), 
बह सोचकर कि यदि अब में उमकता रहेूँ तो उनसे कुछ प्रयोजन नहीं 





डे 
प्र 
बे 
फ् 








उसके ( दोनो पाश्वों मे ) च्ामर उज्ज्वल काति विखेर रहे छे, 
ऐसे थे, मानो जसुरो की प्रभूत कीर्ति ही; टिग्गजो के स्वच्छु मवजलो का स्पर्श 
गजो से अनेक युद्धो में झक्कर लेकर और उनमे परास्त हो घनीशृत 
गये हो | 





न्ध्ए 
(2 
॥ 


क्रव रामावणु 


उसका किगीट के >> ८5. रहनेंवाली 
सका छिरीद ऐसा था, मानों निरन्तर सचरण ऋरती रहसेवाली ज्रिणा से दुछ्त 








गद्दी हो | 

उसका कचुक, उसमे जडे हुए सूर्य के समान उज्ज्वल रक्तवर्ण रत्नों के व्यतिपुंज 
से शोमित था। वह विजयलक्मी के शोतल तथा उज्ज्वल मन्‍्बहात के समान चारीं और 
काति विखेरनेवाले वाहु-बलयो से विभूषित था 


अनेक सहत्तर जगम्गाते हुए अति थाचीन रलमव आमरणों की काति 
चमक उठने के ब्यूरण उसकी देह इस ग्रकार लग रही थी, जने उनके धमुप् ( अर्पात्‌ ; इन्द्र- 
धनुष ) से युक्त मेध ही हो । 

चह ऐसे मधुलावी, मनोहर पुणहारो से अलझठ ध्य, जिनकी उुबव नाना लोकों 
में फैलती थी। उसपर देव-ल्लियों के, मीन-मह्श दथा श्रेष्ठ बिजव से युक्त नवन-हूपी 
ऋग्वाल बाघात करते थे | 

उसके पास ऐसा बज्ाबुध था; जिसकी घार, वर्व-ममान काति से इुक्त विजयमाला 
धारण करनेवाले रावण पर विजय पाने की आकृच्षा से प्रुक्त करने पर भी धान की नोक के 
बरावर भी ( रची-भर भी ) इृठ्ति नहीं हुई थी | 

इस प्रकार का इन्द्र शग्भग के वाश्रम में छा पहुँचा | मुनिवर ने सम्मुख जाकर 
उसका स्वागत किया और उत्तम रीति से सत्कार किया। फिर प्रश्न स्वि--आपके 
आगमन का प्रयोजन क्या है ? अविनश्वर स्वर्ण-बल्वोंचाले इन्द्र ने कहा ८ 

है स्वर्ण-नहश जदा से युक्त महाव्‌ तपन्‍्ची । अहदेंव ने; वह 
तुम्हारा अति दीर्घ तप उनके लिए भी अवर्णनीय है, ढस्ददे बाज्मा दी है कि तुम उनके लोक 
में आ जाओ । अतः बत्र यहाँ से च्ती ] 

है महामुने | है अकुठित ठफ्स्ग से सपन्‍न | सब लोकों के 
प्राणियों की सृष्टि कर्नेबाले उस ब्रह्मा ने तुम्हे अपने लीक का वास ढ्या 
उनके लोक में जाओगे. तो वे सम्मुख जाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। 

है निर्देप तपस्ण-सपन्‍न | मेरे कहने की आवश्यकता 
हो कि वह ( बह्मलोक ) सब लांचों मे श्रेष्ठ ट। अतः, ठुम छुरंत वहां 


अस्वीर्क्ात्त लाश प्रच्द न 


छ् 
का यह कथन सुनकर तत्त्वत्ञ सुनि ने अपनी अस्वीकृषति प्र्द करते हुए कह! 
है अति प्रस्यात की तिवाले |! क्या नश्वर चित्रों के सह्दा रहनेवाले लोक तो 
मैं आरात्त करना अहूँगा ! मैं ऐसे दुल्छ पढों का विचार तक अपने मन में नही लाता हू। 
मेरी तपस्या अनेक कल्मों की हैं। यह दुम जानते हो न £ हि 
है वीर-कंकणघारी | ऐसा वच्न कहना उचित नहीं 
वा न धराप्त करना मेरे लिए ठोनों समान हैं। अधिक कहने से क्या प्रवीजन 
रहकर अपनी तपस्या पूर्ण की है । पे 
हे देवाधिंदेव | थे पच्महायूत जी चिरकालिक हैं, सठा स्थिर हैं, संकोच 


रछ 


औरेणयकार्र्ड ३०६ 


और विकास से हीन हैं तथा जिनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता, भले ही वे विनष्ट हो 
जायें, ती मी मै अविनश्वर पद की प्रासि का उपाय करना नहीं छोड़ूंगा | 

इस प्रकार, जब ( शरमंग ) कह रहे थे, तभी सुच्द तथा गठौले धनुष को धारण 
करनेवाले वीर उस आश्रम के निकट आ पहुँचे और वहाँ होनेवाले कोलाहल को सुनकर, 
उसका कारण क्‍या है--यह सोचते हुए खड़े रहे | 

तब उन्होने देखा कि उज्ज्वल कातिवाले हीरक-जटित वलयो से भूषित, परस्पर 
समान चार दॉतो से युक्त, आलान में बाँचे जानेवाला ( अति मह्दान्‌ ) गज वहाँ खड़ा है। 
उससे उन्होंने जान लिया कि उस महातपस्वी के पास देवेन्द्र आया है। 

हरिणी-सहश नयनोवाली देवी के साथ लक्ष्मण को उस पुष्योद्यान के बाहर छोड़- 
कर रामचन्द्र ( अकेले ) उस विशाल बन में वृषभ और सिंह के जेसे गये। तब-- 

देवताओं के स्वामी ने उस स्थान में दर्शन-दुलंभ, चत्तुवेंदों के फल को (अर्थात्‌, 
भगवान्‌ के अवतार राम को ) अपने सहस् नेत्रों से इस प्रकार देखा, मानो कमलसम नयन- 
वाला एक नीलवर्ण सूर्य को ही देख रहा हो। 

इन्द्र उन्हे देखकर मन-ही-मन हुःखी हुआ ( क्योंकि उन देवो की रक्षा के लिए 
ही रामचन्द्र को वन का दुःख भोगना पड़ रहा है )। फिर, उसने मुनियो के नायक उस 
पुरुषोत्तम को, नित्य ग्रणाम करनेवाले अपने शिर से तथा स्तंम-समान अपनी झ्रुजाओ से 
नमरकार किया | 

उस ( नारायण के अवतारभूत राम ) को--जो ध्वजाओं से भरे हुए युद्धो मे 
शत्रुओं का ( असुरों का ) विनाश करके, विशाल समुद्र-समान वेदों के पदो के अर्थ को 
समकाकर; नित्य धर्स के सन्‍्मार्ग पर ( लोको को ) चलाकर, संपत्ति और मोझ्-पद देकर; 
(प्राणियों की) रक्षा करनेवाला अविनश्वर कवच बनकर, उनके प्राण बनकर, तपस्या बनकर, 
मेत्न बनकर एवं अन्तहीन शान बनकर ( सब लोको की ) रक्षा करता है--देखकर वह इन्द्र 
अपने को भूल गया; द्रवितच्ित्त हुआ, एक ओर खड़ा रहा और उस (राम ) की महिमा 
का एक साधारण व्यक्ति के समान ही गान करने लगा | 

तुम ऐसी ज्योति हो ,जो सब पदार्थों में ( अंतर्यामी के रूप मे ) मिली रहती है, 
तथापि निर्लिप्त रहती है। तुम आसक्ति-हीन ( विरक्त ) व्यक्तियों के बंधु हो | अपार करंणा 
का आवास हो। वेदोक्त मार्ग से विवेचन करने से उत्पन्न होनेवाले तत्त्वशान के विषय हो | 
है हमारी माता एवं पिता | हम, तुम्हारे दासों ने जब शत्रुओं से पीडित होकर तुम्हारी 
प्राथना की, तब यथाग्रदत्त वरदान के अनुसार तुम हमारी सहायता करने के लिए (इस 
रूप मे ) अवतीर्ण हुए हो। अन्यथा, क्या तुम्दारे चरण-कमलयुगल इस विशाल धरती के 
योग्य हैं ? 

_( तुम्हारी देह की काति की छाया से ) नीलवर्ण बने ( छ्वीर- ) सागर मे शयन 
करनेवाले हे देव | ( तुम्हारे ) शत्रु नही हैं| मिन्न भी नही हैं। ( हुम्हारे लिए ) प्रकाश 
नही, अंधकार भी नहीं है। यौवन भी नही, बुढ़ापा भी नहीं है। आदि, मध्य और अंत मी 
नही है। तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है | किंतु, यदि तुम यो हाथ मे धनुष लिये हुए, अपने 


३१० कंब रामायण 


अरुण चरणों को दुखाकर पेर रखते हुए हमारी रक्षा करने को ने आते, तो उससे तुम्हारा 
क्या अपयश होता £ ( जिससे बचने के लिए तुम आये हो ) या ( हमसे कुछ प्रतिफ़ल की 
कामना रखते हो, पर ) कौन-सा प्रतिफल देना हमारे लिए सभव है? 

है उत्तत। हम्हारे नामि-कमल से उत्मन्न चहुमुख भी, दोषहीन सब लोको को 
गणना-चिह मानकर, गिनले लगे, तो उसका एक अश भी नहीं गिन सकता है | पूर्वकाल 
में धरती को पात्र, ज्वीर सागर को दही और उन्नत ( मंदर ) परव॑त को मथानी वनाकर अपने 
कमल-तुल्य करों को दुखाते हुए हमने मथा था और अमृत निकालकर केवल हम देवो को 
दिया था! तब असुर लोग भी एम्हारे दास हो गये थे न १ 

आदि में तुम एक ही ये। फिर, अनेक रुप हुए और सबके प्राण और प्रभा भी 
हुए | महाप्रलय के समय तुम विनाश का रुप लेते हो और (सृष्टि के आरंभ में) नाना 
लोकों का रूप धारण करते हो। हें स्वच्छु ज्ञान का विषय बने हुए मगवान्‌। हमारे 
अमीष्टो को पूर्ण करनेबाले श्रम्ष | तुम पवित्न आत्माओं की रक्षा करते हो तथा पापियों 
को दड देते हो | वह विनश्वर पाप भी तो एम्हारी ही सृष्टि है ) हे 

है भेरे पिता | पूर्वकाल में अपार माया के ग्रभाव से जब हम इस शंका में 
पडकर कि तुम परम तत्त्व हो या नही, विश्ान्त और दिड मूठ हो गये थे, तब हमारे सुझव के 
परिणाम से सप्तर्षिगण हमारे सामने प्रकट हुए और शिवजी के पास पहुँचकर, हमने यह 
निर्णय किया कि समस्त लोक तुम ( विष्णु ) से ही उत्मन्न होकर बढते हैँ । यो हमारी शंका 
को दूर करले का साधन भी हम्हो बने ये |* > 

स्वर्णमय दी्घ मुकुटवाले इन्द्र ने मन मे विचार कर इस प्रकार के अनेक वचन 
कहकर उनकी प्रशसा की | फिर, यह सोचकर कि (रामचन्द्र के वहाँ आगमन का ) कोई 
विशेष कारण है, अपना उपमान न रखनेवाले मुनिचर से आज्ञा माँगी और देवलोक को जा 
न शरभग ने इस प्रकार जानेवाले देवेन्द्र का मनोगत भाव जान लिया। फिर, देवाधि- 
देव ( राम ) के सम्मुख जाकर स्वागत कर उन्हे ले आये | उस समय राम ने एन सुनि के 
चरणी को प्रणाम किया, तब वह शुनि जो निःश्ेयस पद पाने की इच्छा से कठिन साधना 
कर रहे थे, प्रेम के आधिक्य से रो पड़े ) 

4६ मुनि ने रास से कहा--'छुखी हो और जीते रहो । अपनी एली ओर अनुज को 

भी यहाँ आने दो ।! तब रामचन्द्र उनको भी ले आये। अनेक थुगो से तप करनेवाले 


, एक वार झुनियों और देवो में यह विवाद छिड़ा कि कौन परमात्मा है। तब सप्ठ्षियो में प्रधान शृु, 
क्रमशः कैलास और सत्यलोक में गये | किंतु, यहाँ शिव भोर भकऋ्षा को अपनी-अपनी देदी के साथ सद्ाप 
में निरत देखा | वहाँ से निराब्त होने पर वे वैदुं5 में गये | वहाँ लक्ष्मी के संग सप-शब्या पर काश 
विषय को देखा, पर विष्णु की नियाह भृयु पर न पड़ी। इसपर क्रूद्ध होकर भयु ने विष्य न 
पर पदाघात किया । तब विष्णु यह कहते हुए कि ऐसा करने से महर्षि का पैर दुख गया कर 
उनके चरण को पकड़कर दवाने लगे । इस पर भृगु ने पहचाना कि विष्णु हो साच्विक देव है जीर 
अन्य मूत्तियों से श्रेष्ठ ह। इसो कथा की ओर इस पद में सकेत किया गया है ।-7अतु० 


अरणयकारंड ३११ 


उप्त मुनि के आश्रम में आकर वे यो आनन्दित हुए, जेसे क्ञीरसागर में ( शेष ) शयन पर 
ही विश्राम कर रहे हों | 
उस स्थान मे, तत्त्वज्ञ मुनि के धर्ममय उपदेश सुनते हुए रामचन्द्र ने हरिणी-समान 
नयनोवाली देवी के साथ वह अंधकार-भरी रात्रि व्यतीत की | 
तब सूर्य, ससार को आवृत करनेवाले घनें अंधकार-रूपी चादर को अपने सब 
दिशाओ में परिव्यास अपरिमेय उज्ज्वल करो के आतप-रूपी धारवाले करवाल से हटाने लगा। 
उस समय, तत्त्वज्ञ मुनि ने उन ( राम ) के सम्मुख ही अप्नि को प्रज्वलित करके 
उसमें प्रवेश करने का विचार किया और शाज्रोक्त विधि से सत्र अग्नि प्रज्वलित करके 
रामचन्द्र से प्रार्थना की कि अब सुझे आजा दीजिए | 
हृढ धनुष्य (धनुष के प्रयोग में निपुण) राम ने वेदों मे निपुण (शरमंग) को देखकर 
कहा--आप क्या करना चाहतें हैं, वताइए | तव झुनि ने कहा--हे लक्ष्मी-नायक | मे मोक्ष 
प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में प्रवेश करना चाहता हूँ, आप आज्ञा देने की कृपा कीजिए | 
रामचन्द्रने उनसे प्रश्न किया--अजिन (मृंगचर्म) से शोमायमान वक्तुवाले, हे 
मुनिवर | मेरे आगमन के समय आप यह क्‍या कर रहे हूँ १ तब मन्‍्मथ की विजय को कुठित 
करनेवाली मानसिक हृढता से युक्त उस मुनिवर ने अपना शरीर त्याग करने के उमंग में यो 
उत्तर दिया-- 
है विजयशील | विविध प्रकार की तपस्यायो में निरत रहनेवाला मै--तुम अवश्य 
यहाँ आओगे, यह निश्चय करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था| अब मेरे दोनी प्रकार के कर्मों 
का बंधन टूठ गया | जेसे घटित होना था, बेसे ही हुआ और तुम आये | अब मेरे लिए यहाँ 
और कोई कार्य नही रह गया है। 
है शक्तिशाली | इन्द्र ने आकर कहा था कि कमलभव ब्रह्मा ने तुम्हे सत्वलोक का 
निवास प्रदान किया है। प्रलय-काल तक तुम वही रह सकते हो | किन्तु, शाश्वत परमपद्‌ 
की प्राप्ति की कामना करनेवाले मैनें उस सत्यलोक को पाना नही चाहा | 
अपौदषेय वेदों के लिए भी अशेय परमतत्तव को जाननेवाले ( शरभंग ) ने कहा 
कि तुम ऐसी कृपा करों कि मैं परमपद प्राप्त करूँ | फिर, अपनी प्रिय पली के साथ उद्र अग्नि 
में प्रवेश करके अनुपम अपवर्ग-पद में जा पहुँचे | 
भावी को जाननेवाले, महिमामय सुगधित कमल में उत्न्न ब्रह्मा भादि देव, 
मुनिगण तथा अन्य लोग भी, दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जिस पद को प्राप्त करने की 
कामना करते हूँ, उ्त पद में वे मुनिवर जा पहुँचे | 
अखिल ब्रह्मांड को झश्ेय रूप में निगलनेवाले ( भगवान्‌ राम ) के एक नाम को 
जो जानते हैं, उनके पुण्य-फल भी विचार से परे होते हैं। फिर, जो अपने अंतिम समय में 
उस भगवान्‌ के दशन करते हैं, उनको कौन-सा बढ़ा पद आरान्त होगा, इसको कौन जान 
सकता है | ( १-४४ ) 


भ्षर्ध्याय ३ 
अगस्त्य पटल 


आनन्द उत्तन्न करनेवाले, वक्र धनुष को धारण किये हुए वे कुमार (राम-लक्ष्मण), 
उस शरमभग की मृत्यु का दृश्य देखकर मन में बहुत दुःखी हुए | फ़िर, ( सीता ) देवी के 
साथ उस पवित्र ( मुनि ) के आश्रम से धीरे-धीरे चले | 

पव॑त, वृक्ष, सुन्दर काली शिलाएँ, तरंगो से मरी नदियाँ, मरनों से युक्त परव॑त- 
शिखर, घने उद्यान, सुहावने स्थान एवं गभीर जलाशय सबको धीरे-धीरे पार करते हुए वे 
आगे बढ़े | 

पुरातन अक्मदेव के पुत्र, मुंडे हुए शिखावाले बालखिल्य आदि दंडकारण्य के 
निवासी झुनि उनके सम्मुख आये और उनके दर्शन करके थआनन्दित हुए | 

अत्यधिक बढनेवाले क्रोध से युक्त राज्षसों के भत्याचारों से ( बचने का ) कोई 
उपाय न देखकर पीडित होनेवाले वे सुनिगण जलते वन के उन सूखे वृत्तो की समता करते थे, 
जो अम्ृत-समान जल-धारा से सिचित होकर जीवित हो उठे हो | 

अधिकाधिक बढ़ते हुए बलवाले शक्ष॒सों का नाम लेते हुए भी उनका कठस्वर 
विक्ृत हो उठता था | ऐसे संकट से अब युक्त हुए उन झुनियो की दशा उस बच्ड़े की- 
सी थी, जो दावानल से जलनेवाले वन में फंस गया हो और फ़िर अपनी माँ को अपनी ओर 
दौड़कर आते हुए देखकर आनन्दित हो उठा हो | 

किसी के द्वारा प्रतिकार करने को दुस्साध्य, क्रूर इत्यवाले राज्सी के साथ युद्ध 
करके उन्हे मिटाने का कोई उपाय न देखकर वे मुनि मन-ही-मन कुछते रहते थे । अब ऐसे 
निश्चिन्त हुए, जैसे राक्ष॒तत नामक ससुद्र के मध्य द्ववनेवालो को एक नौका ही कर हो। 

उन सुनियो ने (रामचन्द्र को) भली भाँति देखा और ऐसे प्रसन्न हुए, जेसे अपने 
महान तप की महिमा से शान पाकर, जन्म-रूपी कठोर बधन से सुक्त ही गये हो और मोछ- 
पद्‌ प्राप्त कर लिया हो। 

यद्पि वे ( सुनि ) ऐसी सत्य तपस्या से सपन्न थे, जो साधकों के सब अभीश्टे 
को पूर्ण करनेवाली होती थी, तथापि उन्होने क्षमा-शक्ति के कारण उत्तरीत्तर बढ़नेवाले अपने 
क्रोध को समूल विन कर दिया था | इसलिए, उस वन के राह्यमो से पीडित होते रहते थे। 

वे मुनि उठकर आये। काले मेघ-सहश स्थित उन राम के निकट उमड़ते ग्रेम 
के साथ आ पहुँचे | ज्यो-ज्यों वे राम उन्हे नमस्कार करते थे, त्यो-्लों वे घुनि आशीः 

देते रहे 

पक वे सुनि उन ( रामचन्द्र ) को एक सुन्दर पर्ण-शाला में ले गये और यह कहकर 
कि यहाँ तुम सुख से निवास करो, अनेक सत्कार किये , फिर वे स्वयं अन्यत्र जाकर ब्हरे] 
फिर ( उचित समय पर ) राछ्षसी के अत्याचार को कहने के लिए ( राम के पास ) आये | 

प्रसु ने आये हुए सुनियी को प्रणाम करके उनकी अस्तृति की और आसन होने 


अरयकाएड १ 


पर प्रश्न किया कि क्या आज्ञा है? तब उन्होंने उत्तर दिवा--है संसार के रक्षक ( दशरथ ) 
के पुत्र | अब जं। अल्याचार वहाँ हो रहे हैं, उन्हे सुनो | 
ब्या नामक शुण का लेश भी जिनके ह॒ट्य में नही है, ऐसे धर्म-रहित कुछ लोग हैं; 
जिन्हे राक्षस कहते हैं| वे ( राक्षस ) हमें अनुचित तथा अधथर्स के मार्य पर चलने के लिए 
विवश करते हैँ, जिससे हम धर्म और तपस्या के सन्मार्ग से भटक जाते है| 
है धनुप से युक्त भुजावाल [ धनेक व्याव जहाँ संचरण करते है, ऐसे वन में रहनेवाले 
हरिणो के समान, हम रात-दिन व्यथितमन रहते हैं। हमसे अब अधिक सहा नहीं जायगा | 
प्रख्यात घर्म-पथ से भी हम स्खलित हो रहे हैं | क्या हम इन दुःखों से झुक्ति मिल्लेगी 2 
महिसामय तपीमार्ग मे हम नहीं चल पाते | अब वेदी का अध्ययन भी नहीं कर 
पाते | अध्ययन करनेवालो की सहायता भी नहीं कर सकते | पुरातन वज्षान्नि को भी हस 
प्रजजलित नहीं कर पाते। सठाचरण से भी भ्रष्ट हों गये हैं | अतः, हम ब्राह्मण कहलाने बोस 
भी नहीं रहे | 
इन्द्र के बारे में पूछी, तो वह राक्षुमो के आदेशों को, अपने शिर आँखों पर 
धारण कर उनका पालन करता रहता है | हें हमारे प्रभु | तम्हारे अतिरिक्त हमारे दुःखों को 
दूर करनेवाला ओर कोन है १ हमारे सुकृत से ही तुम यहाँ आये हो | 
ससार-भर भें ग्रचलित अपने शासन-चक्र से सतार की रक्षा करनेवाले चक्रव्ती 
के हे पुत्र | हमारे ढिन अवार्य अंधकार से भरे है| अब हुम सूर्य के समान उठ्ति हुए हो | 
है क्ृपालु वीर | हम तुम्हारी शरण में ह--यों झुनियों ने निवेग्न किया | 
सूब॑कुल मे उत्मन्न वीर ( राम ) ने कहा--बढि वे ( राक्षस ) मेरी शरण में थाकर 
क्षमा नही माँगेंगे, तो भल्ले ही वे इस ब्रह्माड को छोड़कर बाहर भी क्यो न भाग जादय॑ँ, 
मेरे बाण खाकर नीचे गिरेग | अब आप लोग इस अनुचित पीडा से मुक्त हो जाइए। 
मेरी माता का वर माँगना, मेरे पिता की मृत्यु होना, मेरे गौरब-पूर्ण माई (भरत) 
का दुःखी होना, मेरे नगर के लोगो का अत्यत वेदना से दुःखित होना--इन सबके होते हुए 
भी मेरा बन-गमन मेरे पुण्यो का ही फल है । 
यूढि में उन राक्षसों की शक्ति का समूल नाश न करेँ, जो धर्म से कभी स्खलित न 
होनेबाले मुनियो के महत्त को भूलकर, नीच वनकर उन्हे सताते हैँ, तो मेरे लिए यही उचित 
होगा कि में ( उनके हाथ ) मर जाऊँ। अन्यथा, मनुष्य-जन्म पाने से सुझे क्या सुकृत 
मिल्नेगा १ 
उत्तम वेदों के ज्ञाता आपलोंग भी उन राज्ष॒त्तों के कबंधों को नाचते हुए सह 
देखें | तमी दृढ घनुप तथा अवार्य वाणो से पूर्ण तूणीरों का बहन करनेवाली मेरी भुजाओं की 
पीडा दूर होंगी | 
े गो-आाह्मणो तथा अन्ब लोगो की रक्षा के लिए जो अपने प्राणो का त्याग करते हं, 
ते ही उत्तम खय के निवासी देवताओं के लिए भी पूज्य देवता बनते है| 
बिपुरो की मिटानेवाले ( शित्र ) भी, उन राह्षसों की रक्षा 


हे 
ल्‍्प्ण 


डे कंब रामायण 


करने आयें, तो भी में उन अधर्मी (राक्षस) का समूल विनाश करूँगा | आपलोग डरें नहीं | 

(राम के द्वारा) कथित ये वचन सुनकर थे आनंदित हुए | उनका प्रेम उमड़ उठा, 
उनकी पीडा दूर हुईं | वे अपने दंड उछालने लगे | मधुर वेद-वाचन करने लगे | नाचने लगे | 
फिर यो बोले-- 

है सृष्टि के नायक | यदि तुम क्रोध करों, तो इन तीनो लोको के जेसे तीस 
कोटि लोक भी यदि तुम्हारा सामना करने आयें, तो वे भी तुम्हारे लिए कुछ नही होगे। 
सब वेद, ( हमारी ) तपस्या और ज्ञान इसके साज्षी हैं | 

अतः, तुम ( वनवास के ) दिनो हमारी रक्षा करते हुए, यही इस आश्रम में 
आराम से रहो--यो झुनियो ने कहा | तब राम ने उन महान्‌ तपस्वियों के चरणों को 
नमस्कार करके वही निवास किया | 

वे कुमार ( राम-ल्रमण ) उस स्थान सें बिना किसी कष्ट के दस वर्ष-पयंत रहे | 
फिर, उन तपस्वियों ने विचार करके इनसे कहा कि तुम अगस्त्य के पास जाओ। तब वे 
अर्धचंद्र-सम ललाठबवाली सीता देवी के साथ वहाँ से चल पडे | 

द्रारी से भरी तथा उबड़-खाबड़ धरती को और बाँस आदि के भाडो से भरे 
स्थलों के संकीर्ण मार्गों को धीरे-धीरे पार करके वे उज्ज्वल शरीरवाले कर्म-बंधन से रहित 
सुतीर्षण मुनि के आश्रम में पहुँचे । 

गव॑-रहित चित्तवाले उन कुमारो ने वहाँ पहुँचकर, सूर्य के समान तेजस्वी उन 
मुनिवर के अरुण चरणो को अ्रणाम किया । तब सुनि ने उनका सत्कार करके कहा--6म 
लोग यही विश्राम करों | तब वे वीर उस सुगंधित उद्यान मे ठहरे। 

जब वे वहाँ ठहरे हुए थे, तव उन सुनिवर ने उनका सब प्रकार से उपचार करके 
कहा-हे श्रीमन्‌ । यह मेरे सुक्ृत हैं, जो तुमने यहाँ आने की कृपा की | पशु ने भी बड़ी 
भक्तिपूर्वक उन झुनिवर से कहा-- 

प्रख्यात चहुमुंख के वंश में उत्नन्न सुनिश्रेष्ठो में ठुम्दारे समान पूर्ण तपस्या से 
संपन्न अन्य कौन हैं! और, हुम्हारे-जैसे महान्‌ तपस्वी की कृपा का पात्र में बना हूँ। इसलिए 
मेरे समान ( भाग्यशाली ) शहस्थ भी कोन है १ 

न्िरकालिक तपस्या से संपन्न सुनिवर ने उपमान-रहित (राम) को उत्तर दिया-- 
तुम आतिथ्य स्वीकार करके उसे सफल बनाओ | मै अपनी समस्त तपस्या दक्षिणा के रूप 
में तुम्हे अर्पित करता हूँ। 

बदान्य ( राम ) ने उस वेदश्श सुनि को उत्तर दिया--है स्वामिन्‌! हुम्हारी यह 
करुणा ही किस तपस्या से कम है ? फिर कहा--अब झुमे। एक वात निवेदन करनी है। 
अगस्त्य महर्षि के दर्शन अमी मैने किये नहीं | यही एक कमी रह गई है। 

तब सुनि ने कहा--तुमने ठीक सोचा है। मैने पहले ही यह कार्य निश्चित 
किया था। ऐम उन सुनि के आश्रम में उनके निकट जाओ। चहाँ जाने पर तम्हारे लिए 


कोई सुफल अलमभ्य नही रह जायगा । 
इतना ही नही । वे अबतक तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए रहते होगे। 



































४ 
नह, *5 है; 
हट है।$ पि $ 2४४ 
कक ६ च्यि : ॥ हि। | : (४ शी || पा टर पु ५ 
॥%' छठ ॥ ४ 9 पं. + ०. 0 पड है ध है रे 
|! "है है| छः प््प ह् ५ 
ली] रथ चण हक ४ ही # हेड हा 2 छ्ि 
| / ९, हे ५, ५ के [७ / ॥ का मी 
हा 20 [8 7 #0 5 र्डि ७ १ ॥ 
0 ह 7 ॥5 +  ए हू (+ ॥ +0 पर कित्धाण ॥+ कर | 
# फ हि; है! 5 0 ७ हाफ | ४६ ॥ "एव 
6 ॥४४ [0 ३२ 4$9 हे! डी पे * श्र न 5] 
ज हे 0 मं ्ि ५ ४ कि रे के ।। पा न | ५७४ शं रा 
० ५4] श्ट। | [न बा 
0» 2 [के 2० हे |! केक प्र 8 ॥ | 
मे ही | 55, (१... कै ३ ५ 6 पे ,# बज भ४* 6) 
[४ [४ | (० 6 कप हम है नि 
का की पीट व 9 [/.  ह 29 ॥|४ ४ (0५% । (9 7. ७ 
न | न 2 हि 0 हिजिफि रिहा 
४ नष्ट ( शो ५ 3 | हट फ रा + पं मं |, 
0५ “ि 4 बल 9 4 है हि ४ 
धा पु कि हि 0 तए | 6 0 आह रन 0 ५ (० 
, 8 68 ४४ है  &॥6% 85% कह 
्ि | का | # ० प्र 6 6५ कक ४ हा ,. #  आ 
छं ।। ५६ ५ | पर हा 5 भ्‌्र रे ““ [7 क 
ु - हो 7 करत | मा ५ ।> ॥ ला ई हक ह॥॥ ७ यह पर 
पे ड़ » प+ ता हम ध्ड 
॥ पा हिट हि लि हि ५ 0॥ 
डगाप्र >> हि लिप 7... ४7 है ट्य ५ 0 पा ० वए * $ ! 0 
हर है ही हम ण पी घट हा 5 | ि (पट |ए + ५ ॥ हा 5५ न 
५१ नि ] ४३० आप ॥ ६ ही ॥ हे | 88 ॥ ः ०, 
कह है 6 एप कक हित हक 6 5 हक कह ग 
९४ 0 ४ ॥: ०, पे (है छ. «>> ४ |] हि >> ्ि ट ४ ॥|( | ४ | । 
20 (४9 है हि हक हि छत हि है हा 
है व किक टिक कह ही 0 28% ६ 
श्र पु पु | [५ #| [७.१ 
उप मम फ हक फेक कि हि हि, मत धर आज !। 
2 कि 5 री ++ भय गाए (५ गु + 5 ६ है. रथ. 
गए एम हक पर के पैक हि 2 नह!) (ः आती की का 
प ॥छी 0. 7 # करी 2 हरा | कि पा एस प्र पद ४ ; 8» की हैं के ह 
हित एफ कि फि कक 7 कण आर नड ०, हि कह नए 
दि ण्ज हू है हैंड | 6 7 आए ४ हि न पथ | | नि दी 0 | 
न्‍् | ष्र 2 हन्च ग पट बट 0 6 ०५० 
हक कह बी पिक ह, हज व अत 
छ एम 8 9७9 श्ठ ग््ि हि, लिए "० न फ ता प्रिसटिशि हि 
9. ५४ श्िहिटः व एक. # 6 


३१६ कंब रामायों 


जिस परम तत्त्व के बारे मे सब लोग यह सोचते रहते हैं कि वह स्वर्ग में है, 
भूलोक में है, अन्य किसी लोक में है, ( योगियों के ) हृदय में है अथवा वेदों में है, 
उस तत्त्व को मै अपनी आँखों से देख सकूगा--यह सोचकर अगस्त्य आनन्दित हुए | 
ब्रह्म आदि भी, प्रसिद्ध वेदों तथा अन्य ( दशन-अन्थों ) का सम्यक्‌ अध्ययन 
करने से तीक्षण बने हुए अपने ज्ञान की कसौटी पर अनेक युगो तक कस-कसकर भी जित्त तत्तत 
को ठीक-ठीक पहचान नहीं पाते, वही परम तत्त्व अब मेरे सम्मुख स्थित होकर मुझसे बोलने- 
वाला है--यो सोचकर अगस्त्य अत्यन्त आनन्दित हुए | 
असाध्य तथा ऋर वलवाले राक्षुस-रूपी विष को, जड़ से उखाड़ देनेवाला वैद्य 
अब आ गया है। अब देबता लोग वच गये। तपस्चियों के प्राण भी सुरक्षित हो गये। 
ब्राह्मण मी धर्म-मार्ग में स्थिर हुए--यो अगस्त्य ने विचार किया | 
अब ग्राणियों को ( उनकी आयु के ) मध्य में ही चवाकर खा जानेवाले राक्षसो 
के बजत्र को भी जलानेवाले क्रोध-रूपी अम्रि को शीघ्र मिटाकर सततार की रक्षा करने के लिए 
गगन के मेघ के समान ये ( रामचन्द्र ) आये हैं--इस प्रकार सोचकर उम्रंग-मरे हृदय से 
अगसत्य आगे बढ़े ] 
उस भुनि ने, जो अपने कमडल्ु से भरकर अनुपम कावेरी को लाये थे और उसके 
द्वारा अष्ट दिशाओं, सप्त लोकों तथा सब प्राणियों को सदृगति अदान की थी, राम को 
आते हुए देखा, तब ग्रेमाधिक्य से कमल-समान कातिवाले उनके नयनों से आनन्‍्दाभु 
बह चले | 
वहाँ स्थित मुनि को श्रीराम ने आकर प्रणाम किया | तब शाश्वत रहनेवाली 
मधुर तमिल-भाषा ( के व्याकरण ) को प्रचलित कर यशस्वी बने मुनि ने प्रेम से उनका 
आलिगन किया और आनन्दाशुु वहाये। फिर (तुम्हारा स्वागत है|! कहकर अनेक 
मधुर वचन कहे | 
महान्‌ तयस्‍वी तथा ब्राह्मणजन घिरकर वहाँ आये, वेद-पाठ किया तथा कमडलु- 
जल का प्रोक्षण कर पुष्प वरसाये | फिर अगस्त्य, पुष्पो की सुरभि से पूर्ण शीतल उद्यान में 
( राम, लक्ष्मण और सीता को ) ले गये | 
अमल ( राम ) ने हर्प के साथ उस सुन्दर उद्यान में अवेश 'किया। सझुनि ने उनका 
आतिथ्य किया। फिर कहा--है करुणामय । यह मेरे बडे सुकृत का फल है; जी एम 
मेरी कुटी में आये । ठमने मेरी अपूर्व तपस्था को सफल बना दिया | 
थो कहने पर रामचन्द्र ने अगस्त्य से कह्ा--देवता और महान तपस्‍््री शनि भी 
आपकी कृपा को ( सुलमता से ) नहीं प्राप्त कर सकते | में आपकी कपा का पात्र बना; 
अतः मैं समस्त लोको का विजयी हो गया हूँ। अब सुझे प्रात करने को क्‍या शेप 
रह गया १ 
तब अपने उत्तम शिर पर चन्द्रकला को धारण करनेवाले (शिव ) की समता 
करनेवाले उन सुनि ने कहा-“हे प्रशसनीय गुणों से विभूषित । मेने सुना था कि ठुम 


अरणयकाणड ३१७ 


दंडकारण्य में आये हो ) इस पर में वह सोचकर आनन्दित हुआ कि तुम इस स्थान पर भी 
अवश्य आओगे | फिर आगे कहा--+ अर 

हे प्रभु] अब तुम यही निवास करों; यहाँ रहने से आवश्यक तथा स्थृहृणीय 
महान्‌ तपस्या को पूर्ण कर सकोगे। बढ़ते हुए क्रोध से युक्त ऋर राक्षस जब आयेगे, 
तब युद्ध में उन्हे निहत करके हमारे मन के क्लेश को दूर करना । 

हे चक्रवत्ती-कुमार । (अब ) वेद जीवित रहेंगे | मनु-विहित नीति जीवित 
रहेगी। धर्म जीवित रहेगा। हीन बसे हुए देवता उन्नति प्रात करेंगे| असुर अवनति 
प्रात करेंगे। इसमे कुछ सदेह नही है| यह निश्चित है। सप्त लोक जीवित रहेंगे | तुम 
यही निवास करों--यो अगस्त ने कहा | 

तब राम बोले--हे वेद-शान से युक्त झुनिवर । गर्वाीले राक्षस, जो अत्याचार 
कर रहे हैं, उन्हे मिटाने एवं उनके गे को दूर करने के हेतु उनका शीम हनन के लिए 
मै सन्नरद्ध हूँ। अतः, मैं सोचता हूँ कि वे जिस दिशा से आते हैं, उसी दक्षिण दिशा मे मेरा 
आगे बढ़ जाना उचित है। आपकी क्या सम्मति है ४ 

तब अगस्त्य ले यह कहकर कि, ुमने सुन्दर वचन कहे! आगे कहा-यह 
जो धनु मेरे यहाँ है, यह पूर्वकाल से विष्णु के पाम था। चिलोंकी के लोग तथा मैं इसकी 
पूजा करते रहे हैं। इस धनुष को तथा अज्ञय वाणोवाले इन (दो ) वृणीरी को लो | 
यह कहकर धनुष एवं तूपीर रास को प्रदान किये | 

अगस्त्य ने राम को एक ऐसा करवाल दिया, जो यदि त्रिभ्ुवन को तराजू के एक 
पलडे में रखकर और दूसंरे सु उस करवाल को रखकर तोलें, तो निमुवन भी उसकी समता 
नहीं कर सकते | फिर, एक ( वेप्णव नामक ) शर दिया, जिसे अप्नि-रूपी हर ने महान 
मेद् को धनुष वनाकर उस पर रखकर प्रयुक्त किया था और उससे त्रिपुरों को मिटाया था| 
उन दोनो शत्रों को देकर-- 

अगस्त्य ने कहा--है तात ] उन्नत वृक्षों, पंत शिखरों, सिकता-श्रेणियों तथा 
पुष्प-राशियों से शोभायमान, आसपास में शीतल उद्यानों से शीमित और तरगायमान 
नब्यों से घिरे हुए पर्वत में पंचवटी नामक एक स्थान है | 

उस स्थान में फल दनेवाले वालकदली-बक्ष, रक्त धान की वालियों से पूर्ण सस्य, 
मघुल्ताबी पुष्प तथा दिव्य कावेरी के समान नदी का ग्रवाह है। वहाँ इस देवी (सीता ) 
के कौतुक के लिए सारस एवं हस भी हैं| 

अब ठम उसी स्थान से जाकर निवास करो--यों | (अगस्त्य ने) कहा | घनश्याम ने 
भी उन्हें प्रणाम किया, उनकी आना ली और आगे चले। उनके पीछे खॉड़ के रस के 
समान मीठी वोलीवाली ( सीता ) तथा उनके अनुज चले और उनका अनुसरण करता ह्ुआ 
उन झुनिवर का सन चला| वे सत्वर आये बढ़ चले | ( १-३६ ) 


भध्याोग ४ 
जटायु-दुशन पटल 


वे ( राम, सीता और लक्ष्मण ) कई कोस चले और वहनेवाली अनेक नदियों, 
स्थिर रहनेवाले कई पर्वतो, क्रमशः स्थित घने बनो आदि को पार करके गये और एक स्थान 
पर झुद्धों के राजा ( जठायु ) को देखा ) 

वह जटायु इस प्रकार शोमायमान था, जेसें उदयगिरि पर स्थित पिघले स्वर्ण 
सहृश वाल्न रवि हो, जो इस विशाल धरती की सब दिशाओं को प्रकाशित करनेवाली अपनी 
घनी किरणो-रूपी पंखो को फेलाये हुए बैठा हो | 

बह (जठायु) एक ऊँचे पर्वत के शिखर-मध्य बेठा हुआ ऐसा था; मानों वेवताओ ने 

अपार शब्दायमान च्षीरसागर के मध्य चंद्र की काति से सयुत मदर पर्वत को खडा कर 
दिया हो । 

बह जटायु, विशाल प्रदेशवात्ते उस नीलबर्ण पर्वत पर ( अपनी देह-काति से ) 
नीलवर्ण गगन की कांति को आदत किये हुए, दीर्घ प्रवाल-लता के समान सुन्दर वर्ण से 
युक्त अपनी मनोहर टाँगों की अरुण काति के साथ शोभायमान था | 

वह पवित्र था। अपार शिक्षा तथा ज्ञान से युक्त था | सत्यपरायण था। दोषहीन था। 
सूक्म बुद्धिगाला था। अपनी विवेचन-शक्ति से (बातों को ) जाननेवालों के जेसे ही 
दूर की वस्तुओ को भी अपनी छोटी आँखो से देख सकता था | 

वह ऋर राक्षसों को मारकर यम को भोजन देकर तदनतर बचे हुए मास की स्वयं 
खानेवाला था, नित्य रगड़ खाने से उसकी चोंच इन्द्र के छोटी आँखबाले ( ऐरावत ) हाथी 
के अकुश के समान चमक रही थी। 

वह नवग्रहों और इनसे घिरे हुए अआ्रूव नक्षत्र का-सा दृश्य उपस्थित करनेवाले 
रक्नहार से शोमित था | उसके शिर पर किरीट इस प्रकार शोमित हो रहा था, जिस प्रकार 
मेरु के शिखर पर उज्ज्वल रवि हो | 

वह शब्दों की शक्ति को कुठित करनेवाले (अर्थात्‌ , शब्दों के द्वारा प्रकट करने मे 
असभव ) महान्‌ यश से उदित होनेवाले अदुणदेव का पुत्र था और उसने अनेक कल्पों को 
दिनो के समान व्यतीत होते हुए देखा था| 

बह एक अत्युन्नत पर्वव पर खड़ा था | वह इतना बलवान था कि उत्तके भार को 
न सँभाल सकने के कारण वह परबंत धरती में धैँसकर नीचा हो गया था। ऐसी वीरता से 
पूर्ण उस ( जठायु ) के निकट, वे ( राम-लक्ष्मण ) आशका-युक्त मन के साथ जा पहुँचे । 

बडे वीर-क्रकण को पहने हुए उन बीरो ने, यह सोचते हुए कि कोई ज्ान-रहित 
राछ्स हमारी हानि करने के विचार से पक्ती का वेष धारण करके आया है; सदेह के साथ 


उसे देखा | 


अरणयकाएड श्श्द 


चह ( जठायु ) भी, वीर-कंकणों से भूषित तथा इढ धनुष को धारण करनेवाले 
उन वीरों को देखकर सदेह करने ज्ञगा कि जठायुक्त शिखाले ये ( पुरुष ), कर्म-बंधन से 
मुक्ति-प्राप्ति का साधन तप करनेवाले ( तपस्वी ) मात्र नहो दिखते , क्योकि इनके हाथ में 
धनुष है। शायद ये स्वय॑ देव ही तो नहीं हैं ? 
मै तो इन्द्र आदि सब देवताओं को देखता हूँ | चक्रधारी ( विष्णु ), अभीष्ट वर 
देनेवाले ( प्रह्मा ) और परशुधारी (शिव ) भी मेरे लिए अच्श्य नहीं है| मै उन्हे 
सदा देखता हूँ। है 
-. मन्मथ को भी मैने अपनी आँखों स देखा है। वह, कमल-सहश अरुण नयनो तथा 
विशाल हाथो से युक्त इन वीरो की चरण धूलि की भी समता नहीं कर सकता | फिर, ये वीर 
3 
४94 इनके शरीर में तीनो लोकों को अपना स्वत्व वनानेवाले उत्तम पुरुष के लक्षण 
विद्यमान हैं| कमलभव देवी ( लक्ष्मी ) का उपमान कहने योध्य एक रमणी इनके साथ चल 
रही है। मै नही जानता कि ये धनुर्धारी वीर कोन हैं। 
ये नील तथा रक्तवर्ण पर्व॑तो के जेसे रूपवाले हैं। 'विजयलछ््मी से शोमित बक्त- 
वाले हैं। अरुण नयनवाल्ले हैं। ये दोनो वीर, मेरे सुदृद्‌ अपूर्व सदुणुणों से पूर्ण चक्रकतती 
( दशरथ ) के जैसे हैं | 
वह ( जठायु ) मन में इस प्रकार अनेक तक-वितक॑ कर रहा था | उसके मन मे 
कठोर शख्नधारी उन बीरो के प्रति प्रेम उसड़ आया | उसने प्रश्न किया--छउत्तम तथा हृढ 
धनुष को धारण करनेवाले, वृषम-सहृश ( वलवान्‌ ) आप कौन हैं? 
उसके यो प्रश्न करने पर, पुष्प-मालाओ से अलंझत, सत्य के अतिरिक्त अन्य 
किसी अकार का वचन न वोलनेपाले इन वीरों ने उत्तर दिया--शब्दायमान विशाल सागर से 
आदृत धरती की रक्षा करनेवाले बीर-कंकणधारी चक्रवत्ती ( दशरथ ) के हम पुत्र हैं | 
उनके यो कहने पर, उमड़ते हुए हर्प-रूपी समुद्र मे निमम्न होकर प्रेम से उनका 
आलिंगन करने के लिए वह ( उस पर्वत पर से ) नीचे उत्तर पड़ा और वोला--हे सुरमित्त 
हारो को धारण करनेवाले वीरो । उस चक्रवर्ती की पर्वत-समान विशाल भुजाएँ वलशाली 
तोहँन? 
ज्योही ( उन बीरो ने ) यह कहा कि वे ( चक्रवर्ती )2 अविस्मरणीय सत्य की रक्षा 
करते हुए स्वर्ग सिधार गये, त्योंही उनकी मद्यु का हाल जानकर वह शोकोह्विम हो उठा 
और फिर मूच्छित हो गिर पड़ा। 
तब उन दोनो ने अपने विशाल हाथों से उसे उठाया तथा अपने अश्वुओ से उसके 
सुख को धोया | अपने प्राण ( सच्चा ) लौट आने पर जटायु शिथिन्षमन होकर रोने लगा। 
है राजाओं के राजा । हे असत्य के शत्रु | हे सत्य के आमरण | है यश के प्राण | 
ऐम्हारी अवर्गनीय दानशीलता, उच्ज्वल शवेतच्छन्न तथा क्षमा के सम्मुख जो उ्डुपति 
( चद्रमा ), ससुर से आदृत धरती तथा उठार कल्पदृज्ञ अपनी गरिमा को खो बेठे थे, अब 


आनद से जीवित रहेंगे | इस प्रकार तुम याचको को, सदधधर्म को गे 
से | एवं झुकको यह शोक 
भोगने के लिए छोड़कर चलते गये | ! के ५ 


हर0 कब रामायण 


है महाराज । शोमा वदढ़ानेवाले तथा लोकों को अमृत प्रदान करनेवाले 
श्वेतच्छूत् से युक्त । समुद्र से आबृत इस धरती की रक्षा का भार त्याग कर क्‍या मेरे अस्थिर 
प्रेममय मित्र की परीक्षा करने के लिए ही तुम यो चलते गये हो? हे नायक। हाय! 
पापकर्मी मैं, मित्र-धर्म से स्वलित होकर अभी तक जीवित हूँ | 

हे ढोष से रहित परिशुद्ध मनवाले । दही को मथनेबाली मथानी के समान लोकों 
को दुःख देनेवाले शवरासुर को जब तुमने परास्त किया था, तब तुमने सूक्ष्म मृत्तिका से भरी 
इस धरती के सब लोगों के सम्मुख अपने को देह और मुझे प्राण कहा था | हुम्हारे वचन 
अबवथार्थ नही होते | विवेक-रहित यम ग्राणों को छोड़कर शरीर को ही स्वर्ग ले गया है | 

मैं अब अपनी कीत्ति को बढ़ाते हुए प्रज्वलित अभि में गिरूगा | अन्यथा, भीर 
'स्लियों के समान धरती पर गिरकर विलाप करना क्या मेरे लिए उचित होगा १ यो कहकर 
आतज्ञानी के जैसे वह उठा और उन ( राम-लक्ष्मण ) को देखकर वोला--सप्त लोकों को 
अपने अधीन वनानेवाले है कुमारों | सुनो-- 

दक्ष प्रजापति की पच्चास पृत्रियाँ थी, जो पीन स्तनोवाली छुन्दरियोँ थी। उनमे 
तेरह पुत्रियों से काश्यप ने विवाह किया ) उनमे से अदिति ने तेंतीस करोड़ सुरों को जन्म 
दिया औरकाजल-लगी आँखोंवाली दिति ने उन ( सुरों ) से हुगुने झछुरों को जन्म दिया। 

दनु ने दानवो को जन्म दिया | मति ने मनुष्य जातियों को जन्म दिया | सुरभि ने 
गायों, अश्वो और अन्य जन्तुओं को जन्म दिया। क्रोधवशा ने गर्दभो, हरिणों और ऊेँटो 
को जन्म दिया। 

मेघठल्य केशोवाली विनता ने घन की विद्युत्‌ को, अरुण ने गरुड को पह्लव- 
तुल्य पखवाले उल्लूक को तथा चील आदि पक्षियों को जन्म दिया। ( ख्तियों में ) रल-ऐल्य 
ताम्रा से गोरैया, कौदारी, 'काडे! आडि ( छोटे ) पक्षियों को जन्म व्या | केला नामक 
लता-सदृश महिला ने लता-गुल्मो को जन्म दिया | 

कढ्ू नामक विद्युल्लता-सदश स्त्री ने अनेक भयकर फनोंवाले सपा को जन्म 
दिया | सुधा ने एक शिरवाले नायो को जन्म दिया | अरिछप्ठा ने योह, गिरगिट, गिलहरी 
आदि जनन्‍्तुओं को जत्म दिया | इडा ने जलचरों को जन्म दिया | 

अदिति, दिति; हनु, अरिष्ठा, सुधा, कला, सुरभि, विनता, मर्ति, इडी) केक, 
क्रोधवशा, ताम्रा--इन्होने भी क्रमशः इन सब को जन्स टिया | विनता के पुत्र अरुण के कौमल 
भुजाओं तथा वाल-चन्द्र तुल्य ललाटबबाली रमा से हम ( अर्थात्‌, सपाति और जटाड ) 
उत्तन्न हुए।* ०, 
यौबन की शोमा से युक्त हे कुमारो । में अरुण का पुत्र हूँ। जिन-जिन छोकों 
में वे ( अरुण ) व्याप्त होते हैं, उन-उन लोकों में जाने की शक्ति मै रखता हैं। उसे व्शरथ 
का; जिन्होंने ( लोकों के ) अधकार को दूर करते हुए शासन-चक्र को चलाया था, मे आए 
प्रिय मित्र हूँ। जिस समय देव तथा अन्य जातियो का विभाजन हुआ था, उसी समय मे 
पल हनी मम मम कक जी) 


१. उपर के पाँच पद प्रद्चिप्त जान पड़ते है। “अन्तर 


२१ 


ल्‍्प्0 


अरूयकाएड 


उस (जठायु) ने जब ये बचन कहे) तब पर्वत-मह्श कंधोबाले उन (राम-लक्ष्मण) ने 
अपने कमल-करो को जोड़कर प्रणाम किया | उस समय प्रेम के कारण उत्पन्न अत्यधिक 
बेदना से अपने कमल-सहश नवनों से वश्रु बहाते हुए इस प्रकार हुए, मानों घस्ती पर अपार 
यश को छोड़कर स्वर्ग मे पहुँचे हुए अपने पिता ( दशरथ ) को ही धुनः लौटे हुए देख 
रहे हो | 

सुन्दर गुणोंवाले उन वीरो को अपने दोनो पखों से आलियन करके ( जठायु ने ) 
कहा--है पुत्रो ! अब तुम ही सुझ पापकर्मवाले की भी अतिस क्रिया करके मेरा उपकार 
करो | हमारे दो शरीरों के लिए एक ही ग्राण बने हुए वे ( दशरथ ) जब चल बसे, तब भी 
यह मेरा शरीर सुखपूर्वक अवतक जीवित है। यदि मैं इस शरीर का मोह छोड़कर अमी 
इसे अग्नि मे न डाल दूँ, तो इस दुःख को मै कमी भूल नही सकूंगा | 

इस प्रकार कहनेवाले ग्रधराज को देखकर घनी पुष्प-मालाओं से पिभूषित उन 
बीरी ने उसे प्रणाम किया और अपने नयनो मे मोती-जेंसे अश्रुओ कों अधिकाधिक बहाते 
हुए ये वचन कहे-- 

जबतक चक्रवर्ती जीवित रहें, वे हमारी रक्षा करते थे। वे अपने सत्य की 
रक्षा के लिए, ( अपने शरीर का ) कुछ भी विचार न करके स्वर्ग सिधार गये। अब हे 
महाभाग । तुम भी यदि हम छोड़कर चले जाओगे, तो हमारा अवलब कौन रह जायगा ? 

है धर्म का कभी त्याग न करनेवाले । जिनका बियोग असह्ाय होता है, ऐसे 
पिता, माता तथा सुखद नगर से विछुड़कर भी तुम्हारे कारण हम वन मे आने के दुःख से 
मुक्त हुए हैं। अब क्या तुम भी हम छोड़कर जाना चाहते हो १ 

जब बे वीर इस प्रकार ग्रार्थना करते हुए, दुःखी मन के साथ खड़े रहे, तब 
उन्हें देखकर जदायु से कुछ विचार कर कहा--हे तात | यदि मेरा इस समय सर जाना 
तुम्हे स्वीकार नहीं हो, तो तुमलोग जब अयोध्या वापस पहुँचोगे, तब में उन चक्रवर्ती 
( दशरथ ) के पास जाऊेंग] | 

यदि चक्रवत्तीं स्व्रगे सिधार गये, तो तुम वीर राज्य का भार बहन किये बिना 
इस बन में क्यी आये हो १ तुम्हारे इस कार्य से मेरी बुद्धि चकरा रही है। अतः, मारा 
बृत्तात ठीक-ठीक कहो। 

प्रज्राकार अति तीक्षण मनोहर तथा रक्त के चिद्दों से इुक्त शुल॒ को धारण करतने- 
वाले हे वीरो | वलवान देव हो, दानव हो, नाग हो अथवा धन्य कोई भी हों, यदि वे तुम्हे 
कुछ कष्ट देंगे, तो में उनके प्राण हरूँगा और तुम्हें राज्य प्रदान करूँगा । 

तात (जटायु) के यो कहने पर सीता-पति ने अपने अनुज की ओर देखा । तब उस 
( लक्ष्मण ) ने अपनी विमाता के कारण उत्पन्न सारी घटना को सपूर्ण रुप से कह सुनाया | 

तब जदायु ने राम से कह्दया--तुम अपने पिता के मत्न-वचन की रक्षा के लिए 
अपनी विमाता की आजा को शिरोधायय करके एथ्वी ( के राज्य ) को अपने भाई ( भगत ) 
को सोपकर यहाँ आये हो | हे बदान्य । मेरे तात । तुमने जो साहसपृर्ण कार्य किया है, 
उसमें और कौन कर मकता है श्‌ 


३२२ कंच रामायण 


यों कहकर कमल-ससान नवनोवाले ( राम ) का प्रेम से आलिंगन करके उनका 
सिर सूंघा ओऔर आनन्दाश्रु वहाते हुए कहा--हे समर्थ बुमार । तुमने उन ऋक्रवत्ती को तथा 
मुककों अपार यश दिया है | 

फिर, उस महात्मा ( जठायु ) ने ककणों से भूधित हंस-सहश देवी ( सीता ) 
को देखकर ( राम से ) पूछा--हैं चक्रवर्ती कुमार | यह ज्री कौन है ? कहो। 

तव राम के अनुज ते पू्वंकाल में साकार अधकार-सहश ताडका के वध से लेकर 
शिव-धनु का भग करने तक की सारी घटनाएँ तथा वन-गमन तक के अन्य प्रसंग भी कह 
सुनाये | 

उज्ज्वल शिरवाले वयोवृद्ध ( जठायु ) ने सव सुनकर थआनन्दित होकर कहा--- 
पुष्ष-मालाओं से भूषित हे कुमारो | समृद्ध देश को त्यागकर आये हुए तुमलोग उज्ज्वल 
ललाटवाली ( सीता ) के साथ इसी वन मे निवास करों। मै तुमलोगो की रक्षा करूँगा। 

तब सबके हृदयों में निवास करनेवाले ( राम ) ने ( जठायु से ) कहा--है तात ! 
अगस्त्य महर्षि ने विचार करके, एक अति सुन्दर नठी के तट पर स्थित एक स्थान के बारे 
में कहा है | 

तब जठायु ने कहा--बह महियमापूर्ण स्थान बहुत ही अच्छा है) हमलोग वहाँ 
रहकर अपने धर्म का निर्माह करो | आओ । मै हुम्दे वह स्थान दिखाता हूँ--यों कहकर 
उनपर अपने विशाल पख्रों की छाया करता हुआ वह गगन-मार्य से उड़ने लगा | 

परिशुद्ध चित्वाले तथा दोषहीन गुणवाले उस जटायु ने उन्हें ( पंचवटी नामक ) 
उस स्थान को दिखाया और फिर चला गया | उन धनुर्धारी बीरो ने उस सुन्दर उद्यान भे 
अपना निवास बनाया | 

वहाँ के राज्षसों के बल को असंव्ग्धि रूप से जाननेवाला जठायु उचित ढंग से 
विचार करके कंचुकावद्ध स्तनोंवाली वधू ( सीता ) की एवं अपने पुत्र (सहश राम-लद्धमण ) 
की, घोसले में रहरुंवाले अपने बच्चों की तरह रक्षा करता रहा। ( १-४८) 


अध्याय ४ 


शूप्रणखा पटल 
उन वीरो ( राम और लक्ष्मण ) ने उस गोंदावरी नदी को देखा, जो धरती का 
आमरण थी; उत्तम पदार्थों को प्रदान करनेवाली थी, अनेक धाराओ में प्रवहमाण थी। 
उण्ता को शाठ करनेवाले घाटो से शोमित थी; एवं पचविध मणिमातओं से युक्त थी। 
(अर्थात्‌; १- पर्वत, २. अरण्य, ह- नगर, ४. समुद्र, एवं ५४७ मद नामक पाँचों 
प्रदेशों में बहती थी तथा पूर्ोक्त पाँच प्रदेशों में होनेवाले मनुष्य के व्यापारी का वन 


अरगयकागड श्श्३ 


करनेवाली थी )। बहुत स्वच्छ थी | शीतल गुणवाली थी। वीं वह नदी उत्तम कवि की 
कविता के समान थी | 

बह दिव्य नदी अमरों से ग॑ंजित, कमलपुष्प-र्पी अपने वदन को विकसित किये, 
सुरभित नीलोत्यल-रूपी नयनों से एकटक देखती हुई, क्रमशः एक के पश्चात्‌ एक करक 
आनेवाली लहरों के करो से उत्तम पुष्पों को विखेर रही थी, मानों उन प्यारे छुमारों क्के 
चरणों की पूजा करके उनको अंगाम कर रही हो | 

चंचल जल से पूर्ण वह नदी, निरपराघ तथा सत्य-युक्त उन कुमारों को वन-जीवन 
के कष्ट उठाते देखकर, उमड़ते .हुए प्रेम से, मद्योविकसित नीलोतल-समुदाय-रुपी अपने 
मनोहर नेत्रों से अश्रु-विंदु बहाती हुई, अत्यन्त द्रवित होकर मानों दहाड़ मारकर 
रो रही थी | 

दीर्घ धनुर्धारो ( राम ); माल-संयुक्त कमलपुष्प-रूपी शय्बा पर युगल नयनों के 
जैसे विश्राम करनेवाले चक्रताक-मिथुन को देखते और अपनी प्रियतमा ( सीता ) के वच्ष की 
ओर दृष्टि फेरते तथा उत्तम आमरणों से भूषित सीता महिमावाद प्रभु (राम ) के कंघो मे 
रमे हुए अपने मन के साथ उन्ही ( कंधों ) के जेसे शोमित होनेवाले रलमय पुलिनों की 
ओर देखती | 

उत्तम प्रभ्;ु ( राम ), हसो को ( उनके आने की आहट पाकर ) वहाँ से हट 
जाते हुए देखकर अपने समीप मे आलेवाली सीता की पदगति को निहारतें हुए मंदहास 
करते | तब वहाँ पर आकर, जल पीकर लौट जानेवाले मत्तगजो को देखती हुई वह देवी 
भी एक नवीन मंद-मुस्कान से खिल उठती | 

धनुष को अपने विशाल कर में धारण करनेवाले वीर ( राम ), जब जल से समृद्ध 
उस नदी में लवाओ को हिलते हुए देखते और अपनी प्रियतमा की कटि को देखते, तब सीता 
अधकार-सह्श कातिवाले मनोहर कुवलय-पुष्पो के मध्य अरुण कमल को विकमित देखती 
और ( उस दृश्य में ) अपने प्रभ्नु के सौदर्य को देखती | 

राम, इस प्रकार चलकर उस नदी के निकट, शीतल “पंचबटी” नामक पुष्पमरे 
उद्यान में जा पहुँचे और वहाँ अनुज के द्वारा निर्मित एक सुन्दर पर्णकुटी में निवास करने 
लगे। फिर एक दिन-- 


( शूपणखा उस आश्रम में आ पहुँची ) जो नीलरत्न-समान कातिवाले गक्षम-- 


१, तमिल काव्य-लक्षेणे के अनुसार कविता मे 'तुरें और 'तिण? नामक दो लक्षण होने चाहिए। 
हुए का अर्थ है अहम? और 'पुर्मा! । ये क्रमशः मनुष्य के आंतरिक भाव और वाह्म-व्यापार को 
व्यक्त करते हैं। पुरम्‌ को अपेत्ता भहम्‌ को व्यक्त करनेवाली कविता अधिक सुन्दर होती है। 
नवर्सो में ख गार को अहन्‌ में और अन्य रसो को पुर में अंतर्भत किया जा सकता है। 'हुर 
रब्द में इलेप से घाट का भय मो है। तिणे का अथ है पाँच प्रकार के फ्रेश । इन्हों पाँच प्रदेशों 
की भूमिका पर मनुष्य-जीवन की सुख-दुःखात्मक विभिन्‍न दशाओं का चिद्रए करना प्राचीन तमिल 
कबियों को परिपाटो रही है। नदी और रविता-दोनों का संवंध इन पाँच प्रदेशों से दिखाया 
यया है। यह पद कवन की कदिता-कौशल का एक सुन्दर नमूना है। -ले० 


३२४ कंव रामायण 


राज ( रावण ) के समूल विनाश का कारण वननेवाली थी और किसी के जन्‍्मकाल में ही 
उसके ग्राणो के साथ उत्पन्न होकर, अपना प्रमाव दिखाने के लिए उच्चित समय की प्रतीक्षा 
करती हुई किसी व्याधि के सदश थी; 
जो तॉवे के जेसे लाल और घने केशोंबाली थी। राहु को भी मद कर देनेवाले 
शरीर से युक्त थी। स्वर्ग के देवों, तपस्वियों तथा समुद्र से आवृत घरती के लोगो का एक 
साथ विनाश करने की शक्तिवाली थी , 
किसी क्रूर कार्य के हेतु अकेले ही उत्त बन में निवास करनेवाली थी। वह ऐसी 
दक्ष थी कि इस सारे ससार मे सर्वत्र अनावास ही धूम सकती थी। ऐसी वह (छर्पणखा ) 
राघव के निवासभूत उस थाश्नम में आईं | 
अपने वंधुजनों का अंत खोजनेवाली उस श॒र्पणखा ने; पूर्वकाल में पूजनीय 
देवताओं की इस प्रार्थना पर कि--राक्षुस लोग हमारा विरोध करते हैं, इसलिए आप 
उनका नाश करें), आदिशेष पर योगनिद्वा छोड़कर ससार में अचीर्ण हुए प्रशु 
को देखा | 
वह सोचने लगी--सन में रहनेवाले ( मन्मथ ) के आकार नही होता। देवेन्द्र 
के सहस् नयन होते हैं। शिवजी के कमल-तुल्व नयन तीन होते है। अपनी नाभि से सारी 
सृष्टि की रचना करनेवाले ( विष्णु ) के चार भुजाएँ होती हैं। (अतः, यह उममें से 
कोई नही हैं। ) 
बह फिर विचार करने लगी--तों क्या जटा-जुंट से शोमित (शिव) के (लक्ञाठ) 
नेत्र से देखे जाने से जलकर अनग बना हुआ वह ( मन्मथ ) ही, भ्रेष्ठ तप करके अव पहले 
से भी अधिक सुन्दर रुप प्रात करके वहाँ आया है। 
बह सोचने लगी--इसकी मनोहर बाहुएँ, उत्तम जज्ञणो से पूर्ण हैं। ( आजानु ) 
ली होकर सुषमा का निवास-स्थान वनी हैं। वृक्ष भी इनकी समता नहीं कर सकते। 
पर्वत भी इनके सम्मुख कुद्र हैं। तो क्‍या ये बल से प्रभूत दिग्गजों की सेड़े ही हैं! 
धतुरयद्धू में निपुण इस व्यक्ति के वीरतापूर्ण कंधों की समता शिल्लामय पर्व भी 
नहीं कर सकते। किसी धत्युन्नत इन्द्रनील रल के पर्वत को छोडकर) प्रत्यात मैंक-परत 
भी, स्वरणमय होने से, इन ( कंधों ) की समता नहीं कर सकता | श्र 
नाल पर उठे हुए रक्तकमल के दलों की समता करनेवाले इसके नवनी हवा 
पर्वत के समान उन्नत आकार से शोभायमान इस पुरुष की; एक कंधे से दूसरे कथे तक से 
हुए ( वक्ष ) प्रदेश को दृष्टि-पथ में लाने की चेष्टा करूँ, तो मेरे नेत्र इतने विशाल नहीं हैं 
कि इस विशाल वक्त को पूर्णतया एक साथ देख सके | 0230 2 
यह सुन्दर अति-उज्ज्वल वठन क्या अफुल्ल कमल के जैसा है ( नहीं, उमसे 
भी अधिक सुन्दर है )। क्या किरणों से यू्ण चन्द्र मो ( इसके बदन का ) उपमान वह! 
पर उस ( चन्द्र ) की कलाएँ तो क्लीण होती रहती है। चह जब पूछ रहता है, तब भी उत 
में कलक रहता हैं ( अतः, वह टसके बदन का उपमान नहीं हो सकता )। के 
ऐसे मनन सोदर्य से पूर्ण यह पुरुष किस प्रयोजन से, व्यर्थ ही अपने 


सुन्दर शरीर 


अरणएयकागर्ड ३२५ 


को कष्ट देता हुआ यो अताचरण कर रहा है £ न जाने तपस्या ने स्वयं केसी तपस्या की है 
कि ऐसे नवीन कमल-तुल्य नयनों से युक्त यह पुरुष उस ( तपस्या ) को अपनाये हुए है £ 
ससुद्र-रुपी वसल्र से शोमित, सुन्दर रुपबाली, गज की गति से युक्त एथ्वी का 
सत्रील भी कैमा (सार्थक ) है? उसपर उगी हुई हरियाली ऐसी है, मानों इस पुरुष के 
पदतल के स्पर्श से वह ( पृथ्वी ) पुलक से भर गई हो। 
कटि मे बँघे हुए करवाल से शोमित इस पुरुष की उप्ज्वल काति को दिनकर नें 
कदाचित्‌ देखा ही नहीं है। इसीलिए, मन में ल्ला का अनुभव न करके, वह दूर तक 
अपनी किरणों को प्रसारित करता हुआ सचरण करता है। 
दुलब्य महान्‌ पर्वत को भी जीतनेवालते उन्नत कथो से युक्त इस पुरुष के अधर का 
ससार में उच्चित उपसान क्या दूँ? है मन । यढि प्रवाल से इसकी उपमा दूँ, तो तू मेरा 
पिक्वार करेगा ( क्योंकि वह उपमान-योग्य नहीं है )। अब किस उत्तम पदार्थ को इसका 
उपमान बता १ 
सब कलाओ से पूर्ण चंद्रमा के समान शोमायसान इस सुन्दर की, सूर्य को भी 
( अपनी काति से ) विचलित करनेवाली कटि को प्राप्त करसे के लिए, न जाने, इन 
वल्कलो ने कौन-सा तप क्रिया था , दोषहीन पीतांवर ले कदाचित्‌ वैसा तप नहीं किया | 
लंबे, घुँघराले, भुकी हुईं मेघ-पक्तियों के समान दीखलेवाले, मध्य मे ठढ़े एव 
काले केश-पाश को, यदि इसले जटा बनाकर न पहन लिया होता, तो उसे देखकर सब 
युवतियों के प्राण निकल गये होते | 
प्रकट ग्रकाशवाले उत्तम आमरण भी यदि (इसके शरीर को ) प्राप्त करे, तो क्या 
थे इसके सौदय को वढा सकेंगे / क्‍या अच्छे लक्षणों से युक्त अनुपम रत्न किसी ढसरे रल 
को धारण करके और अधिक ग्रकाश से चमक उठेगा १ 
जो इन्द्र, वर प्राप्त करके भी इसके परस्पर तुल्य, चरणों की धूलि की भी समता 
नहीं कर सकता, वह सब लोको पर शासन करता है| ( किन्तु ) इस ( राम ) में ब्रह्मा ने 
सब उत्तम लक्षुणो को प्रकट किया है, फिर भी यह अरण्य से निवास करता है। इस कारण 
ब्रह्मा भी निन्‍दा का पात्र हो गया है। 
उस ( शपंणखा ) के मन में ऐसी वासना उमड़ी कि नदी का अवाह और समुद्र 
भी उसके सम्मुख छोटे पड़ गये। उसकी बुद्धि (उन बासना-यवाह में ) निमम् हो गईं, 
जिससे उसका शील इस प्रकार क्रमशः घटने लगा, जिस प्रकार घ्म-कार्य के लिए कुछ दान 
दिये विना अपने धन को बचाकर रखनेवाले व्यक्ति का यश घटता है ) 
उस समय वह शुपणखा गगन पर अकित चित्र-प्रतिमा के समान थी | उसका 
मन मलिन हुआ। उससे वेदना उसन्न हुई। प्रभु की प्रकाशमान सुन्दर भुजाओं भ अपनी 
दृष्टि गड़ाये, उस ( दृष्टि ) को फिर खींच लेने मे असमर्थ होकर वह स्तव्घ खड़ी रही | 
आलिंगन 729 अक हे हक+ ३३ 2४ ३० हक 23036 
के प्राण नहीं वच सकेंगे। अब और कोई 
उपाय नही है---इन ( राम ) के सम्मुख जाने का उपाय सोचले लगी ) 


३२६ कंब रामायण 


खडगदंतबाली यह राज्ष्सी सब प्राणियों को अपने उदरस्थ करनेवाली 
(राक्सी) है'--यो सोचकर कही वे मेरा तिरस्कार न कर दें, इसलिए उस ( शुपणखा ) ने 
कोकिल-तुल्य मधुर वाणीवाली तथा बिब-समान रक्ताघर से शोमित कलापी-तुल्य सुन्दर 
रमणी का वेष धारण किया। 

उसने रक्तकमल पर आसीन लक्ष्मी का अपने मन मे ध्यान किया | अपने वश में 
स्थित किसी भत्र का जप किया ओर चंद्र से भी अधिक सुन्दर बदनवाली सुन्दरी का रूप 
लेकर गगन-तल मे अपनी कांति को विखेरती हुई नीचे उतर आई। 

'रूई को एवं रुचिर पल्‍लव दल को भी दुखानेवाले अरुण मनोहर कमल-दल-से 
लगनेबाले उसके छोटे-छोटे पैर थे । बह मायाविनी ( शूपंणखा ), मधुर बोलीवाली पिक- 
बयनी-सी, कलापी-सी, हंसिनी-सी, उज्ज्वल वजि लता-सी एवं विष-सी बनकर वहाँ जाई | 

स्वर्ण-पराग से युक्त कमल में वास करनेवाली ( लक्ष्मी ) देवी के सौदय को तथा 
शुक के सौदर्य को भी परास्त कर देनेबाले उत्तम सौदर्य से युक्त होकर, दो चमकते करवालो 
( अर्थात्‌ , नयनों ) से शोमायमान बदन के साथ, वह (गगन-तल से ) यो उतर आई, मानों 
विद्युल्लता ही मेखला-भूधित विशाल तथा मनोहर रथ (अर्थात्‌, जघन तट) से युक्त होकर, 
एक सुर का रूप धारण करके उतर रही हो । 

मानो अति सुरभित कल्पबृक्ष की कोई प्रकाशमान लता, एक सुन्दरी का पेष 
धारण करके, अधिकाधिक वढनेवाली कासुकता तथा मधु-सहश मधुर बोली को पाकर, नेत्रो 
को आनन्द देसेवाले लावण्य से युक्त होकर, अनुपम हरिणी की चितवन प्राप्त करके कलापी 
के समान चली आई हो। 

( उस शूप्ंणखा के ) नूपुर, मेखला, हार, काली सिकता के समान केशो मे गुंथे 
हुए पुष्पों पर मेंडरालेवाले श्रमर--इन सबकी ध्वनि यह सूचना दे रही थी कि कोई युवती 
आ रही है। चक्तकत्ती कुमार ( राम ) ने उस ध्वनि की दिशा में दृष्टि डाली । 

पस्वग के द्वारा प्रदत्त कोई अनुपम मधुर अमृत हो'--ऐसी बह सुन्दरी, मनोश 
स्तनों के भार से कमर लचकाती हुईं आ रही थी। अज्ञान को दूर करके उत्तरोत्तर 
बढ़नेवाले सत्य-शानरूपी नेत्न प्रदान करनेवाले भगवान्‌ ( के अवतार राम ) ने अपने दोनों 
नयनों से उसे अपने सम्मुख देखा। 

विशाल प्रदेशवाले नागलोक में, स्वर्गलोक में एवं भूलोक में भी अप्राप्य उस 
उपभा-रहित री-लावण्य को देखकर राम ने सोचा--यह कौन है? इसकी सुन्दरता की 
भी कोई सीमा हैः आभरण-शभूषित सुन्दरियो में इसका उपमान कौन हो सकता है 

उस समय, कामना से पूर्ण हृदयवाली उस (शुप्ंणखा ) ने (राम का ) वेदन 
देखा। अपने अरुण करो से उनके चरणों का स्पर्श किया | फिर अपने दीर्घ तथा तीच्ण 
नेन-रूपी शूलों को उनपर फेककर कठाज्ञ-पात करती हुई, हरिणी के समान लबा-ती 
दिखाती हुईं, एक ओर खड़ी रही | ॒ 

बेदों के आदि ( प्रकाशक ) उन ( राम ) ने उससे प्रश्न किया--हैं लक््मी-समान 
देवी | गौरवर्ण सुन्दरी । तुम्हारा आगमन मंगलप्रद हो। यह हमारा पुष्य हो हो है कि 


अरयकाएड श्र७ 

तुम्हारा आगमन हुआ है। हुग्हारा स्थान कौन-सा है? नाम क्या है £ बंधु-जन कौन है? 
तब उस मुग्धा ने अपना बृत्तात यो कहा-- 

कमलमभच ( ब्रह्मा ) के पुत्र (पुलस्त्य ) के कुमार ( विश्रवसु ) की मै पुत्री हूँ । 
जिपुर-दाह करनेवाले वृषम-वाहन ( शिव ) के मित्र रक्त करोंवाले ( कुबेर ) की मगिनी हूँ | 
दिग्गनो का बल चूर-चूर करके रजत-पर्वत को उठानेवाले, जिलोक का शासन करनेवाले 
रावण की कनिष्ठा ( वहन ) हूँ। मैं कामवल्ली कहलादी हूँ। 

ये वचन सुनकर वीर ( राम ) ने संशय-भरे चित्त के साथ सोचा कि इसका 
कार्य कपट-रहित नहीं है। इससे और कुछ प्रश्न पूछकर इसका हाल जानना चाहिए। 
फिर, प्रश्न किया--यदि यह कथन सत्य है कि तुम रक्तनेत्रवाले, भमयकर आकारवाले (रावण) 
की बहन हो; तो तुम्हे यह मनोहर रूप केसे मिला १ 

उन पवित्र पुरुष ( राम ) के यो पूछने के पूर्व ही, स्फ्ूत्ति के साथ कह उठी-- 
मायावी तथा ऋर राक्षसों के साथ रहना अनुचित समककर, विवेकशील होकर मैने धर्म को 
अपनाया और उसी पर स्थिर रहने लगी | फिर ऐसा तप किया, जिससे मेरे पाप मिट गये 
और देवो का अनुग्रह प्रात्त हुआ | 

तब रास ने प्रश्न किया--है सुन्द्री | देवताओं का अधिपति भी जिसकी 
सेवा करता रहता है; ऐसे त्रिभुवन के शासक ( रावण ) की तुम बहन हो, तो समृद्धि-वैसव 
के साथ न आकर, किसी को साथ लिये बिना एकाकी यहाँ क्यो आई हो £ 


वीर के यह पूछते पर सत्यरहित ( शूर्पणखा ) ने कहा--है विमल | हे प्रभु 
में असजन ( रावण आदि ) लोगो के समीप नही जाती हैँ। देवताओं तथा उत्तम झुनियों 
के संग में रहती हैँ। यहाँ एक काम से तुम्हारे दर्शन करने आई हूँ। 


उसके यह कहने पर अभ्ुु ने यह सोचकर कि सुन्दर ललाटवाली स्त्रियों का हृदय 
सुलभता से ज्ञात नही होता, इसका हृदूगत भाव पीछे प्रकट होगा, कहा--है कंकन-भूषित 
हाथोवाली | सुमसे तुम्हे क्या काये है? बताओ। यदि उचित होगा; तो बह कार्य 
पूर्ण करके तुम्हारा उपकार करूँगा | 

कुल्लीन स्रियो के लिए यह सभव नही है कि वे अपने हृदय के काम-भाव को स्वय॑ 
ही प्रकट कर सके | फिर भी, मै ऐसी हूँ कि मेरा कोई नहीं है। पर मै क्‍या करूँ 8 
काम नामक एक ( दुष्ट ) के अत्याचार से तुम भेरी रक्षा करो |--थो उस स्त्री ने कहा | 

दूर तक जाकर अवरुद्ध हो लोट आनेवाले, विखरी हुईं लाल-लाल रेखाओ से 
युक्त, नानाविध भंगिमाएँ दिखाते हुए, चमचमभानेवाले काले रंगवाले तथा करवाल-सदृश 
न्ेन्रो एवं आभरण-भूषित स्तवनो से शोमित उस (शूरपणखा ) के ये वचन कहने पर, प्रमु ने 
विचार किया--यह लजाहीन है | नीच स्वभाववाली है। मायाविनी है। इसमें किंचित्‌ 
भी सद्ग़ुण नही है। 
ध भोन रहनेवाले उदार प्रभु के हृदय का भाव वह नही जान सकी | अ्रमर-समुदाय 
के शुजारो से युक्त कुतलोबाली यह ( शूर्पणखा ) "मेरे बचनों से सुकपर अनुरक्त हुआ है 


श्श्८ कब गमायरां 


अथवा मुझे नाहीं! कहसेवाला है यों संबल्प-विकल्प म ठोलायमान चित्तताली होकर 


लिए दुस्माध्य सोदर्य से पृर्ण | हुम्हारे वहाँ आगमन का 
समाआर नहीं जानने से में सर्वज्ञ मुनियों के आज्ञानुसार उनकी सेवा में ही निरत रह गई। 
भरे कलंकहीन कील एवं यो ही व्यथ व्यतीत हुए| यो ही एक-एक व्नि एव 
उसका प्रत्येक पल व्यर्थ ही चल गये। 

यह सुनकर श्रमु ले मन से वह विच्यर कर कि वह नीछ राक्षसी नीति-रहित है, 


अनेंतिक कार्य करने का निश्चव करके वहाँ आई है, उससे कहा--हे सुन्दरी | तुम्हारी 
इच्छा परपरागत । दुम ब्राह्मण जाति मे उत्नन्न हो घोर में 


| 
च््क| 


| 


पु 


है 

रागत आचार के अनुकूल नहीं है 
क्षत्रिव वश का हैं | 

( तब्र शूर्पणखा ने कहा--) है बुद्ध के अलकारभूत माले को धारण करनेवाले | 
मेरे पिता ब्राह्मण हैं; छितु अदंधती-सद्श पातित्रत्ववाली मेरी माता धस्ती का राज्य 
करनेवाले मालकठकर्ट के वश में उत्पन्न है। यदि सुझे स्वीकार करने मे यही ( अर्थात्‌ 
मेरा ब्राह्मण-जन्म में उत्पन्न होना ही) कारंण है, तो मेरे प्राय अब वच गये | भाव वह है कि 
मेंग पिता ब्राह्मण है; किंटु माता क्षत्रिय है, अतः में अनुलोम जाति में उत्तत्र हूँ और शात्र- 
जिधान के अनुसार कोई ज्षचिव सुकसे विवाद कर सकता है। 
उस काझुकी ( क्षपणखा ) के यह कहने पर, अतर के मंदहास की उज्ज्बलता 


4 


पा 


बाहर प्रक्द करनेवाले नोलबर्ण मेध-सह्श उन प्रश्ुु ने विनोद-पूर्ण चित्त से कहा--है जीरल | 
दु-खहीन राक्षमों के साथ हम, हुःखी मनुष्य; विवाह करें यह उचित नहीं है। वह बुद्धि 
गं का कथन है| 


तब उसने कहा--अवर्णनीय ग्रेमाधिक्य से युक्त मेरी भक्ति-भावना को न ठेखकर 

हि आइडिशेष है. कलम हद ५2. 2 

सुझे रावण की बहन कहना ही अनुचित ह। आउइिशेष पर लेंट हुए अमल ( विष्णु ) जेसे 
है सुन्दर | मैने पहले ही कहा था कि उत्त यहंणीय राज्षस-वश से पृथक होकर मे देंवता्नी 


बेढों के लिए भी अतीत उन भगवान्‌ ( के अवतार राम ) ने तव उतस्त वहा 


हे सुन्दरी ! बढि विचार करे देखे, तो दुम्हारा एक भाई तिश्रुवन का नावक हैं; दुतरा 
दुचेर है, यदि उनमें से कोई तुम्हें दान करे; तो हम विवाह करेंगे | अन्यथा) एकाकी आई 
हुई ठुम किसी दूसरे स्थान मे जाओ। मुझे दो (ठुमसे बात करने से मी ) वाश्चछा 
हो रही है 


वर उस ( शूप्ंणखा ) ने कहा--है पर्वत-ममान छुल्दर कंधीवाले ! जो पुद्ध 

और ल्‍्ली, अनुराग से एकीमूत हृ्ववाले हो जाते हैं, उनके लिए वेह-विहित विवाह एक 

गांधर्व विवाह ही है न? यह विवाह हो जाय, तो मेरे आता भी इसे स्वीकार करेंगे बोर 
एक बात कहती हैँ-- 

मेरा भाई ( राबण ) पहले से ही गुनियों से गहरा वर रखता है | चह ( श्रुबी 

का विनाश करने में ) नीति का भी विचार नहीं करता | बत-; एम एकाकी रहनेंवाले का 


अरंस्यकाएड दर्द 


उसके साथ मित्रता हों जाय, इसके लिए वही उपाय है ( कि ठुम सुझस 
मेरे भाई तुमसे स्नेह करेंगे ओर चाहो. वो स्वर्ग का राज्य भी तुम्हे 
तुम्हारा आदेश पूरा करते रहेगे। 

राक्षसों की कृपा सुके मिल गई। तुम्हारी संगति भी मिली | अब में तुम्हारे 
संग शाश्वत वेभवपूर्ण जीवन सदा व्यतीत करनेत्राला हो गया | उत्तम अवोध्या को 
त्यागने के पश्चात्‌ मेरे पूर्वकृत तप अनेक रूप मे फलित हुए हैं| यो कहकर हृढ धनुष के 
प्रयोग में अभ्यस्त भुजावाले प्रभु अपने ढाँतों के उज्ज्वल प्रकाश को दिखाते हुए हस पड़े | 

इसी समय; स्त्रियों की रानी; धरती का रल; वर्जि' लता समान उुन्दरी देवी 
(सीता ) सुगधित पर्णशाला के मीतर से, देवताओं के सुझृत के फलस्वरूप, उस मूत्ति के 
पास आ खड़ी हुई, जो ऐसे प्रकाशमय त्पवान्‌ है; जिसे देखने पर देवलोक; मनुष्यलोक 
एवं पाताल-लोक के निवासी वथा ब्रह्मा प्रद्ृति देवों की आँखें भी उोधिवा जाती हैं। 

मास को पकाकर खाने के लिए ललचानेवाले विल-सहृश मुह से युक्त उत 
( शूर्पणखा ) ने डिव्य ज्योति के समान एक रूप को ( राम और उसके) मध्य में आकर खड़े 
होते हुए देखा; मानो उसने नक्षत्रों से प्रकाशमान आकाश और घरदवी में फेले हुए बीर 
गक्षुस-रूपी वन को जलाने के लिए उततन्न हुई पातित्रत्व-हपी अमि-ज्वाला को ही देखा हो | 

तब बह ( शूपंणखा ) बह सोचती हुईं कि सुरमिपृर्ण केशोंवाली (अपनी पत्नी) 
को यह पुरुष वन में नही लाया होगा, इतनी सुन्दरता से पूर्ण कोई रमणी इस अरण्य में 
भी नहीं है, लक्ष्मी अरविंद का आवास छोड़कर क्या अपने चरण-बुयल को धरती पर 
रखती हुई यहाँ आ सकती है १ 

वह ( शर्पणखा ) तन्‍्मय होंकर विलब तक (सीता को ) देखती छड़ी रही। वह 
यह सोचती रही- दश्टिकर्ता की कुशलता छी सीमा हो सकती है। किंतु मन से कमी 
हटनेवाली (अर्थात्‌; मन में स्थिर रूप में अंक्ति रहनेवाली ) सुन्दरता की कोई सीमा 
नहीं है। फिर सोचा--इसे देखने पर मुझ र्री-जन्म में उत्न्न हुई की आँखें भी अन्य 
चस्तुओ पर नहीं जा रही है। जब मेरा ही मन ऐसा हो रहा हैं. जब दूसरों की 
( अर्थात्‌ ; इसे देखनेवाले पुदघो की ) क्या ठशा होंगी १ 

फिर, उसने बुद्ध मे निपुण प्रम्ुु को देखा और शुरी-तुल्व देवी को देखा और 





। 


रण 


वेनी ही (स्तव्य ) खड़ी रह गई।| फिर, यह सोचने लगी--अब थन्द कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं हैं। कमलमत्र ने स्वयं सारी उृष्ठि का अवलोकन करके, तिमुवन के 
निवासियों मे दोनो अकार के (अर्थात्‌ , क्री और पुरुष) व्यक्तियों की उुन्दरता की पराकराठ्ठा 
बनाकर इन ठोनों को उत्तन्न किया है | 

उसने विचार क्थि--स्त्र्ण के जेसे प्रकाश फेंक्नेवाले तथा अत्सी-पुष्ठ के जैसे 
रगनाल इस पुदपष का शरीर » इस जिद्युतू-ममान चक्ष्म काब्वाली के साथ चद्ुत नहां गो हट 


( अर्थात्‌ ; यह पुरुष इस री का पत्ति नहों है रखनंवाली, 
समान चरपोचाली यह उुन्दरी, भेरे जैसे ही वी 
हुई भोई ! 


;8/ 


शँ| हा 


पर आखरुक्ष हाव्र ) आई 





ध्द्र है| पं 
दर १ कम 


पुद्प 
कराझुूँगी 
रू 


/१४| 


इसका शश्छ् रद 
इसका तरल्‍्ऋ 


धो 


(्‌ 
) 


३३० कब रामायरा 


_... _ तब उस ( शएंणल्ा ) ने ( राम से ) कहा--है उत्तम | है बीर | यह माया 
में चतुर है। यह वंचक राक्षसी है। इसका हृदय दुर्जय है| इसे सदगुणबत्ती समकना 
उचित नही है। इसका यह रूप सत्य नहों है। यह मास खाकर जीवित रहनेवाली है। 
इसे देखकर मै डर रही हूँ। इसे मेरे निकट आने से रोकों और मेरी रक्षा करो | 

यह सुनकर वीर ( राम ) बोले--है विद्युत-समान क्री | तुम्हारा शान खूब है। 
तुम्हे धोखा देने की शक्ति किसमें है ? यह ज्ञात हुआ कि तुम्हारी मति स्वच्छ है और हुम 
सद्गुणयाली हो | अहो | यह ( सीता ) कदाचित्‌ क्र राह्षती ही है। इसे हुम मल्ती 
भाँति देख लो और अपने उज्ज्वल दॉत-रूपी मोतियों को दिखाकर हँस पड़े । 

उस समय, अमृत्त के जेती आई हुई, अरुन्‍्धती के सहृश पातित्रत्यवाली, मधुर 
बोली एवं वॉस के जेसे सुन्दर कंधोंवाली देवी ( सीता ) बीर ( राम ) के निकट आ 
पहुँची । तब भड़कती अग्नि के सहश वचकरणुण से पूर्ण चित्तवाली (शूप्ंणखा ) यह कहकर 
(सीता को ) धमकाने लगी कि हे राक्षस-कुल में उत्पन्न स्त्री, तू क्यो बीच भे आ पड़ी है 

हंसिनी-तुल्य वह ( सीता ) भीत हुईं। भीत होकर कढ (राम की ओर ) 
यो दौड़ी कि उसकी विद्युत-समान सूछम कटि लचक गईं और कोमल चरण दुखने लगे। 
यो दौड़कर वह कुंजर-समान वीर की पुष्ट श्ुुजाओं से ऐसे लिप्ट गई, जैसे वर्षाकालिक 
जल से भरे बादल के मध्य कोई अवालमय लता कौध गई हो | 

तब वीर (राम ) ने यह सोचकर कि वक्र खड॒गदतवाले राज्षसों के साथ विनोद 
करना भी दुरा ही होगा, उस ( शूपंणखा ) से कहा--तुम कोई अहितकारी कार्य न करो | 
(मेरा) अनुज यदि तुम्हारा समाचार जान लेगा, तो वह अत्यन्त क्रुद् होगा | है ल्ली ! तुम 
शीघ्र यहाँ से चली जाओ | 

लावप्य से युक्त उस राज्षसी ने कहा--कमल में, जल में और केल्लास मे निवास 
करनेवाले करुणा-पूर्ण हृदयवाले देव ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ), अनग तथा अन्य देवता 
भी सुके प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। ऐसी हूँ मै। मेरी उपेक्षा करके तुम चमाहीन 
इस सायाबिनी को चाहते हो, यह केसे उचित है १ 

तब पवित्र चित्तवाले (राम), यह सोचकर कि यह शिलातुल्य कठोर चित्तवाली 
( राक्षसी ), मेरे यह कहले पर भी कि मैं तुमसे सबंध रखना नहीं चाहता हूँ, हृठती नहीं है, 
किन्तु कपट-बचन कह रही है--मिथिलापति की पुत्री के साथ विद्युत्‌ के साथ चलतेवाले 
मेघ के जैसे उस सुन्दर उद्यान के बीच स्थित कुटी मे चले गये | ] 

उनके चले जाने के वाद, यह जानकर कि वे चले गये हैं, शूपंणखा शरीर से 
निकले हुए प्राणो के साथ श्वासहीन हो गई | मन में अत्यत विहल हुई। उसे कुछ अवलवन 
नहीं मिला। मन में क्ुद्ध हुई और सोचने लगी--अंजन-समान काले केशोंवाली उस नारी 
पर यह पुरुष गहरा प्रेम रखता है। 

इस प्रकार चिंतित होकर, वह वहाँ खड़ी नहीं रह सकी | वह उत्त पुरुषोचम की 
सगति प्रास करने का उपाय सोचती हुई वहाँ से चली गई। यह सोचकर कि यदि में इसके 
शरीर का आलिगन नहीं कहूँगी, तो अपने आ्राण खो दूँगी, स्वर्ण-पराग से पूर्ण सुन्दर उद्यान 


अरशेयकारडे ३३१ 


में स्थित अपने स्फटिकमय आवास में जा पहुँची | सूर्य भी पश्चिम दिशा में जा पहुँचा 
और लाली छा गई ) 

वह ( शुर्पणखा ) इस प्रकार प्रज्ञाहीन और शिथिल हो गई, मानो काल-सप के 
छेदवाले दत से निकला हुआ विष उसकी देह में संचरण कर रहा हों। पग्रस्यात कामारिन 
( उसके शरीर में ) भड़क उठी | 

युद्धुकु शल मन्मरथ के तीचण बाण उसके बच्ष में ऐसे जा लगे, जैसे ताडका नामक 
ऋर राज्षती के विशाल वक्ष में पुरुषोत्तम ( राम ) का तीक्षण शर लगा था; इससे उसके भीत 
प्राण काँप उठे | 

वह ( काम-बेदना से पीडित ) राक्षसी यह विचार करके उढी कि कलाओ से पूर्ण 
चन्द्रमा को साग बनाकर हृढ धनुर्धारी मन्मथ को ही चबा डालू, किन्तु मलय पर्वत से 
आनेवाला पवन, जब यम के दी्घ शूल के समान उसके बच्च पर लगा और पीडा उत्मन्न करने 
लगा, तब वह निष्किय होकर गिर पड़ी | 

( तरंगायमान समुद्र जब अपने शब्द से उसे सताने लगा, तव ) उससे तरंगपूर्ण 
उस समुद्र को परव॑तों से पाट देना चाहा; किन्तु स्थिर गगन में प्रकाशित होनेवाले पूर्णचंद्र 
की दीर्घ किरणें उसे भयभीत कर रही थीं, जिससे वह बलहीन होकर कुढ़ती हुई पड़ी रही । 

(कभी ) वह क्रुद्ध हो सोचती कि मै इस धरती के सब उच्यानो को विध्वस्त कर; 
सब पुष्पो को चूर-चूर कर दूँगी; किन्त अपने पति के सग रहनेवाली लाल मुकुटवाली 
क्रौची की ध्वनि सुनकर वह अपने मन में कॉप उठती | 


(कभी ) वह क्रोध के साथ सपप ( राहु ) को लाने का विचार करती, जिससे 
बह अपने प्रतिकूल रहनेवाले चद्र को निगल जाय, किन्तु उसके पीन स्तनों पर शीतल-मंद 
पबन के लगने से उसके प्राण तप्त हो उठते ओर वह ज्याकुल हो पड़ी रहती। 

( अपने ताप को शात करने के लिए ) वह अपने करो से अति शीतल हिम- 
खंडों को लेकर अपने पुष्ट स्तनों पर रख लेती, किन्तु ( उसके स्तनों से ) उत्पन्न होनेबाली 
अग्नि मे; तप्त पत्थर पर रखे हुए मक्खन के समान वे (हिमखंड ) पिघल जाते। 

कभी वह कामारिन से पीडित होकर निःश्वास भरती हुई अपने शरीर को शीतल 
जल में निमग्न करती, किन्तु वह जल ( उसके शरीर के ताप से ) उष्ण हो उठता | बह 
चिता करती, किन्तु गरजनेवाले समुद्र एवं क्रूर मनन्‍्मथ से बचकर रहने का स्थान कहाँ है ? 

उसका शरीर इतना तप उठा कि शीतल चंद्रकात की शिला भी उसके स्पर्श से 


पिघलने लगी | वह काले मेघ को देखती या उत्तम नील रल्ममय स्वभ को देखती, तो 
( सम का स्मरण कर ) उन्हे हाथ जोड़ देती । 


कभी सोचती कि मैं किसी भयकर, क्रूर दॉतोबाले सर्प से सुरक्षित पर्वत 


की बड़ी गुहा में जाकर रहूँगी, जहाँ मनोहर पूर्णचद्र, शीतल्न पवन और मदन मुझे पहचान 
नहीं सके | 


उस समय, उण्ता बढ़ानेबाला मद पवन पहले से भी तियुने वेग से वहकर 


३३२ कंच रामायण 


उसको तथाने लगा | उसके स्तन उत्तत हो उठे | वह क्या उपचार करना है--यह न जानती 
हुई स्वर्ण रंग के नवपल्लवों की श॒स्या पर करवदे लेने लगी | 

बीर ( राम ) का आकार उस क्रूर सञत्री की दृष्टि मे कालमेघ के समान दिखाई 
पड़ता | तब वह लजित हो उठती, शिथिल हो उठती, चौक पड़ती, जेसे वह उनको अपने 
सम्मुख ही देख रही हो] जब वह आकार अद्श्य हो जाता, तब वह कठोर विरहाग्नि मे 
फेंस जाती | 

अजन-समान काले मेघ को ग्रभ्ुु ( राम ) ही समककर वह उसे पकड़कर अपने 
स्तनों से लगा लेती | किन्तु, उस मेघ को झुलसकर मिटते हुए देखकर रो पड़ती। छुडद 
स्वमाववाली उस राक्षती की काम-वेदना की कोई सीमा भी थी १ 

वह यो तप रही थी, जैसे प्रलय-काल की भीषण अग्नि मे फेस गई हो | फिर भी, 
वह भूढ स्त्री चक्रपारी ( राम ) को प्राप्त कर जीवित रहूँगी--इस आशा-ठपी ओपषधि से 
अपने ग्राणो को रोके रही । 

कभी वह (राम से ) प्रार्थना करने लगती-तुस क्रूर साया को अधिकाधिक 
बढ़ाने की शक्ति रखनेवाले मेरे विष-सहृश हृदय मे आ जाओ और मेरी वेदना को दूर करो। 
कभी कहती--है अजन पर्वत! झुकपर कृपा करो। वह इस प्रकार पीडित हुई, जेसे 
उसने विष पी लिया हो। 

प्राण जाने पर भी कामना को न त्वागनेवाली वह (स्त्री ) सोचती--( उस स्त्री 
के नयन ) नीलोत्ल है ? या मीन है £--ऐसा सदेह उत्तन्न करनेवाले नयन-युगल से युक्त 
बह स्त्री ( सीता ) लक्ष्मी से भी अधिक सुन्दर है। ऐसी दशा में वह ( राम ) क्या सुकत 
प्रापी की ओर दृष्टि भी फेरेगा ? 

बह सोचती--इस पुरुष के पास रहनेवाली सुन्दरी उत्तम पातिजत्ववाली है। रक्त 
कमल में वास करनेवाली लक्ष्मी ही है, फिर सोचती--मैं उस ( पुरुष ) पर अनुसक्त होझें, 
तो भी वह इस वेदना से त्तम्त नहीं होता ) 

जब उसकी काम-बैदना इस प्रकार बढ रही थी, तब सूर्य इस प्रकार उदिव हुआ; 
जैसे तीनों लोकों में भरे हुए राक्षस-रुपी गाढ अन्धकार को दूर करने के लिए राम ही उक्ति 
हुए हो । 
उस क्रूर राज्षसी ने प्रभात को ठेखा और अपने आणो को भी सुरक्षित देखा । 
उसने विचार किया--जवतक वह अनुपम सुन्दरी उसके समीप रहेगी, तवतक वह पुद्प आँख 
उठाकर भी सुझे नही देखेगा, अतः मैं शीम्र जाकर उस ज्त्री को उठा ले आऊँगी और कही 
छिपा दूँगी । फिर, उस पुरुष के साथ सुखी जीवन व्यतीत करूँगी। है 

उसने ( पर्णशाला मे ) आकर देखा--राम गोदावरी के सुन्दर घाट पर संध्या 
पासना मे मग्न हैं, पर उसले यह न देखा कि समीपस्थ घनी छाया से पूर्ण सुरमित उद्यान मं 
रहकर उनके अनुज, चंद्र-समान ललाठबाली देवी (सीता ) की रक्षा कर रह हैं। 

उसने सोचा कि वह ( सीता ) अकेली है, मेरा उद्द ध्य सफल हुआ, अब सोचते 


हुए बिलम्ब करना उचित नहीं है। और, कलकित चितवाली वह, कलापी (तह्य सीता को) 


अरणयक्राणड श्श्३ 


पकड़ने के लिए उनका पीछा करती हुईं गई। फल-भरे उद्यान में स्थित लक्ष्मण ने यह 
देख लिया | 

उन्होंने कद होकर गरजते हुए कहा--अरी | ठहर | फिर, कट उसके निकट 
आकर देखा--यह स्त्री है; हाथ भे धनुष लिया नही है; फिर उस (शूपंणखा ) के भड़कती 
आग-जेपे दीखनेबाले केशों कों अपने अरुण कर से ऐंठकर पक्रड़ लिया | उसके पेट पर 
शीघ्षता से एक पदाघात किया और अपने कर मे उज्ज्वल करवाल धारण किया | 

तब बह उन ( लक्ष्मण ) को मी उठाकर आकाश-मार्ग से उड़ जाने का प्रयल 
करने लगी। इतने में ( लक्ष्मण ने ) उसे कट नीचे ढकेल दिया और “अब-भआगे कभी ऐसा 
कार्य न करना'--कहते हुए उसकी नाक, कान और कठोर स्तन के चूबुको को एक-एक कर 
के काठ दिया | फिर शातकोप होकर उसके केशो को छोड़ दिया | 

उस क्षण, वह ( शूपणखा ) अपना मुँह खोलकर चिह्ला उठी। वह ध्वनि सब 
दिशाओं में व्याप्त हो गई और देवताओं के कानो में भी जा पड़ी | अब उप्तकी दशा का 
क्या वर्णन करना है ? उसकी नाक के छेड़ से प्रवाहित रक्त से धरती गल गई | 

उसकी हत्या न करके, लद्मण ने अपने उज्ज्वल करवाल से उस क्रूर ( राक्षसी ) 
के नाक-कान काट दिये | वह कार्य ऐसा था, जैसे रावण के रत्ममय झुकुट-शूषित शिरों को 
काटने के लिए सुदिन का निर्णय करके, उसका प्रारम करते हुए पर्वत-शिखर को ही 
उन्होंने काठ दिया हो | 

वह घरती पर धड़ाम से गिर पडी और पैर उछालती हुई दहाड़ मारकर रोने लगी | 

बह ऐसी दिखाई पड़ती थी, भानो यम के समान कठोर शुल् को धारण करनेवाले च्लुब्ध हो 
युद्ध करनेवाले खर प्रभ्टति राक्षसी के विनाश की सूचना देता हुआ कोई कालमेध रक्त की 
वर्षा कर रहा हो | 


दुःख स्वय जिनसे डरकर दर भागता था, ऐसे राक्षमी के कुल में उत्पन्न वह स्त्री, 
आकाश में उछलती, धरती पर गिरती, लोट जाती, शिथिल पड़ जाती, व्याकुल हो हाथ 
मलती, मूस्छित होती, मूर्च्छा से जग पड़ती, बार-बार कहती--मुक सत्री-अनन्‍्म पानेवाली का 
आज केसा परामव हुआ १ 

पु डर, ३ ० 6 

हाथ से नाक दवाती, लुहार की भॉाँथी के जेसे निःश्वास भरती, धरती पर हाथ 
सारती, अपने युगल स्तनों पर हाथ रखती, उसकी देह स्वेद से भर जाती, अपने वलवान्‌ पैरो 
को लिये चारो ओर दोड़ती, फिर रक्त बहाती हुई शिथिल् पड़ जाती । 


सोत से उमड़नेवाले जल के समान वहनेवाले लहू से जो कीचड़ बन गया, उसमें 
लोटती हुई बह राचसी पीडा को नहीं सह सकी ओर अपने कुल के लोगो के नाम पुकार- 
पुकारकर रोने लगी, जिससे यम भी भयभीत हो गया और देवता भय से भागने लगे | 

अश्नि-ज्वाला को कर से धारण करनेवाले (शिव ) के पर्वत (क्लास ) की 
उखाइकर उठानेवाले, हें पंत ( सहश राबण ) | ठंम्हारे धरती पर जीवित रहते हुए 
ये सुनिवेषधारी धनुष लेकर घूम रहे हें। क्या यह तुम्हारे लिए अपमानजनक नहीं है | 


३३४ कब रामायण 


“देवता लोग आँख उठाकर भी त॒म्हारी ओर नहीं देख सकते--क्या यह कहने मात्र से 
तुम्हारा काम हो गया ? आओ, यहाँ की दशा भी तो देखो |? 
( रावण ) | न के बह 39३ कब पक हे हर न 
से आबृत धरती के लोगों का यह कथन भी क्या असत्य है ? आय गो कह 
व ज , मेरी इस बेदना 

है रावण | जब देवेन्द्र ऐरावत पर आरूढ हो देवताओ की सेना के साथ गरजन 
करता हुआ युद्ध करने के लिए सम्मुख आया था, तब तुमने उसे परास्त करके भगा 
दिया था| है इन्द्र की पीठ को देखनेवाले| आओ, मेरे अपमान को भी तो देखो। 

है शिव के द्वारा प्रदत्त बड़े करवाल को धारण करनेवाले ! तुम पवन, जल, अग्नि, 
कालातक यम, स्वर्ग एवं ग्रहों से अपनी सेवा कराने में समर्थ हो | क्या अब इन दो नरो 
के बल से परास्त हो निबल होकर बेठे हो ४ . 

चलते समय जिनके भारी पैरों के पद-तल से चिनगारियाँ निकलती हैं, ऐसे 
मद-भरे दिग्गजों के दाँतों को तोड़नेवाले तथा पर्वतों को फोड़नेवाले कंधों से युक्त, हे 
वलवान्‌ ! रूप में मन्मथ के समान होने पर भी ये मनुष्य तुम्हारे जूते के नीचे की धूल के 
बराबर भी नहीं हैं, क्या इनपर तुम क्रोध न करोगे १ 

हाय ! क्‍या मधुपूर्ण सु्गान्धिक पुष्प-मालाधारी देवों को मिटाने की, रावण एवं 
उसके भाइयो की शक्ति अब नष्ट हो गई है १ क्‍या अब वह शक्ति मांसमय शरीखाले, 
हमारे कुलवालों का आहार वननेवाले मनुष्यों के पास चली गई है? 

युद्ध में सम्मुख पड़नेवाले, जिसे देखकर यों सदेह कर उठते हैँ कि यह हर है, 
विष्णु है अथवा ब्रह्मा है--हे ऐसे शक्ति से संपन्न खर ! घने वृक्षों से मरे विशाल वन में 
एकातवास करनेवाले सुनिवेषधारी मनुष्यों की शक्ति से, अथवा पराक्रमी राक्षतों के निवीय 
हो जाने से सुकपर जो विपदा आ पड़ी है, उसे तू देख | 

इंद्र, हर, ब्रह्मा तथा अन्य देव जब हुम्हारी सेवा में निरत रहते हैं; सत्लोकों 
के निवासी तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं, तब तुम्हारे पूर्णचन्द्र-सह्श शवेतच्छत्र की छाया में 
आसीन रहते समय तुम्हारी सभा के मध्य मैं निलेज-सी आकर किस अकार अपना झुस 
दिखा सूँगी ! 
शिव के आसन कैलास को उखाड़नेवाले हे मेरे भाई । मेरे बल को चूर करते 
हुए, पदाघात से झुमे नीचे गिराकर जिस ( मनुष्य ) ने मेरी नाक काट दी, वह जीवित 
रहकर अपनी सुजा को (गये से ) देखे और मै नीचे गिरकर रोती रहूँ- क्या पह 
उचित है? यह वन खर का है न! तो भी क्या सुझे ये कह भोगने पड़ेंगे 2 

दिव्यजी के क्रोध को कम करते हुए, उनके साथ युद्ध करके उनके दाँतों को 
तोड़नेवाले और उससे प्रास यश से फूले हुए कंधोवाले है रावण । कामना के वशीभूत दीकर 
मैने नाक खोई और निर्लजता से जिस अपमान का भागी हो गई हूँ, इससे क्या कहा 


यज्ञ कलंकित नही होगा १ 


अरणयकाएड श्रे५ 


दानवों के कुल को मिठाकर, इन्द्र को वन्‍्दी बनाकर, देवों को ढास बनाकर 
उनसे सेवा करानेवाल्े हे मेरे भतीजे | अरण्य मे ठी मनुष्यों ले मेरे कान और नाक काठ 
दिये हैं। क्‍या, मै पापिन इस अपमान से यहाँ यो ही मिट जाऊे १. 

पूर्वकाल मे; हाथ में एक ही धनुष लेंकर सतलोकों को जलानेवाले, अशमनीय 
क्रोध के साथ सव दिशाओं को परास्त करनेवाले तथा इन्द्र के दोनों चरणों मं श्रृंखला 
डालनेवाले हे मेरे भतीजे | क्या इन मनुष्यों का पराक्रम देखने के लिए नहीं आयोये १ 

शिलाओ की भेदनेवाले शत्रों को घारण करनेवाले विशाल करों से युक्त, 
है पराक्रमी खर-दूषण आदि | है अंधकार को मिटानेवाल्ले प्रकाश से युक्त रलामरणों को धारण 
करनेवाले राक्ष॒सों के कुल मे उत्तन्न लोगो | छुह्वार के द्वारा पैनाये गये शत्रोवाले कुमकर्ण- 
जेसे ही क्‍या तुम लोग भी धरती में कहीं सोये पड़े हो ? मेरी पुकार तुमलोग सुन क्यों नहीं 
रहे हो १ 

यों अनेक वचन कह-कहकर वह वलवान्‌ राक्षसी शोक-मम्म हो रोती हुईं वहाँ की 
मनोहर आश्रम-भूमि पर लोठती रही | उस समय, अपने कर में दृद धनुष लिये, विशाल 
स्ुजावाले, मरकत पव॑त ( सहश राम ), ( गोदावरी ) नदी पर सध्या आदि नित्यकर्म समात्त 
करके वहाँ आये। 

तब वह ( छूर्पणखा ), वंहाँ आनेवाले ( राम ) को मार्ग के मध्य ठेखकर, अपनी 
छाती पीटती हुईं, आँखो से अश्रु की वर्षा करती हुईं, अपने शोणित के ग्रवाह से वहाँ की 
सुन्दर भूमि को कीचड़ से भरती हुई, यह कहकर कि--हे ग्रमु | हाय | मैं तुम्हारे छुन्दर 
रुप पर आसक्त होने के अपराध में इस दुर्देशा को प्रात हुई हैँ | यह देखों [---उन (राम ) 
के सामने गिर पड़ी। 

प्रभु ने अपने उपमाहीन मन से समक लिया कि बिखरे केशोंवाली इस (राक्षसी) ने 
कोई ऋर कार्य किया होगा। यह भी समर लिया कि अनुज ने ही इसके दीर्घ कान-नाक 
काठे हैं। फिर उस ( राक्षसी ) से पूछा--तू कौन है १ 

उस प्रश्न को सुनकर क्र राक्षसी ने उत्तर विवा--क्या तुम मुझे; नही पहन्चनते ? 
बैर के नाम तक को घरती पर से मिटा देनेवाले क्रोध से युक्त, भयंकर पत्राकार भाले को 
धारण करनेवाले, त्रिभ्ुवन के शासक रावण की मै बहन हूँ | 

तब ( राम के ) यह प्रश्न करने पर कि, पराक्रमी राक्षमों के स्थान को छोड़कर 
हमारे तप करने के इस स्थान मे दृ क्‍यों आई १ उतने उत्तर दिया कि, है अमिकण के 
समान तपानेवाली काम-बेदना के लिए उत्तम ओषधि-समान | मैं कल भी आई थी न ? 

( वब राम ले प्रश्न किया--) क्या रक्त मीन के समान चंच्ल, काले वर्ण से युक्त 
दीघ नयनोंवाली, मधुपूण कमल में निवास करनेबाली लक्ष्मी का भ्रम उलन्न करनेवाली, 
जो ज्ली कल आई थी, वह ह॒म्हो हो १-६ राम के ) यों प्रश्न करने पर उस राक्षसी ने उत्तर 
विया--सुन्दर नेत्रोवाले हे राजन्‌ | स्तन, ताटंक-भूपित कान और लताहुल्व नासिका को 
काट देने पर सुन्दरता कहाँ रह जाती है ६ 

यह सुनकर ग्रमु, ढाँतों को किंचितु खोलकर, मुस्कराये श्ौर अनुज का सुर 


३३६ कब रामायण 


देखकर पूछा--है वीर | इसने क्या अपराध किया था कि तुमने सूट इसके कान-नाक 
काट दिये! तब शूर तथा उदार गुणवाले (लक्ष्मण) ने उनके चरणों पर भत्त 
होकर कहा-- 

अपने तीच्षण दाँतों से ( मास ) खाने के उद्देश्य से या कऋरकर्मा राज्यों के 
उसाड़ने से, न जाने किस कारण से, यह दुगुणवाली राक्षती अपनी आँखों से चिनगारियाँ 
उरालती हुई अज्ञात रुप से आई और उत्तम गुणवाली देवी (सीता) की ओर क्रोध करके कपटी | 

धनुर्धारी लक्ष्मण के अपना कथन समास करने के पूर्व ही, वह ऋ्रर राक्षसी बोल 
उठी--है ऐसे देश के अधिपति, जहों के जलाशयों मे कीचड़ मे स्थित शंखकीट को अपने 
पति के सय रहते देखकर यर्मिणी संड्क-स्री (ईर्ष्या से) क्रुद्ध हो जल को हिलाने लगती है ! 
अपनी सौत को देखने पर किस स्त्री का मन क्ुद्ध नही होगा १ 

( तव राम ने कहा--) भीरुता से ( भाया ) दुद्ध करनेवाले क्र राज्षतों के 
विशाल कुल को एक साथ मिटाने के लिए हम यहाँ उनके स्थान को खोजते हुए आा 
पहुँचे हैं। अब तू कुछ निंदा-बचन कहकर हमारे हाथ से अपने प्राण न गँवा। सल के 
आवासभूत इस वन को छोडकर तू दूर भाग जा। राम के ये वचन सुनकर भी वह राक्ृती 
बोल उठी-- 

जिस बुढ़ापे में वाल पक जाते हैं और ( शरीर मे ) कुरियोँ पड़ जाती हैं--ऐसे 
बुढ़ापे से रहित ब्रह्मा आदि सब देवता, रावण को कर देते हैं। अतः, तुमने जल्दी से जो 
यह काम कर दिया है, वह उचित नहीं किया | यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो. तो 
सुनो; मैं एक वात कहती हूँ । 

वह दशमुख इतना क्रोधी है कि जो कोई जाकर उससे यह कहे कि हुम्हारी बहन 
की नाक कट गई है, तो वह उस कहनेवाले की जीम काट ले | अतः, मेरी नाक काटकर 
तुमलोगों से अपने कुल की जड़ ही काट दी है। अब तुम्हारे आण नहीं बच सकते। हाथ ! 
अपने इस सारे सौदर्य को तुमने धूल मे मिला दिया | 

अब स्त्रगे के रच्कों ( देवताओं ), धरथ्वी के रक्ञक्ों ( राजाओ ) और नाय-लोक 
के रक्षको में ऐसा कौन है, जो अपने शिरो की रक्षा करते हुए हमलोगो की देह की भी रफ्षा 
कर सके १ यदि तुम मेरे प्राणो की रक्षा करो ( अर्थात्‌ , विरह-पीडा से मेरी रक्षा करो ) 
तो मै तुम्हारी रक्षा करूँगी । अल्यथा वे रावण हैं (जो दुम्हारा विनाश करेंगे ) “यो 
उस ( शूपंणखा ) ने कहा | हा 

उससे आगे कहा--चारिव्य की रक्षा करनेवाले अचचल पातिबल्ल-पस से इक 
ज्ियाँ, अपने महत्त्व को स्वय नही कहती हैं। तो भी मै, तुम पर अधिक प्रेम होने कल 
कारण, यह कह रही हूँ। क्या ठुम अपने इस अनुज को नहीं बतलाओये कि मैं देवतानी 
से भी अधिक वलवान्‌ ( रावण ) की वहन हैँ और ससार के सब म्राणियों से अधिक 
बलवान हू बडे अं सेमी मै तुमलोगो की रक्षा कर सकती हूँ । ढुस्‍्हें उठाकर हरे 
से जा सकती हैं। मास-सहश स्वादवाले अनेक फल लाकर हुम्हे दे सकती हूँ। ऐम्ह 


अरायकाएड ३१७ 


मन भें जो भी इच्छा उत्तन्न हो, उसे में पूरा कंरुँगी । जो रक्षा कर सकते हैं, उनसे द्वंप 
करने से क्या लाभ १ और, सुमन के जेसे कोमल स्वभाववाली इस नारी से ही क्‍या 
प्रयोजन है ? कहो तो सही | 
उत्तम कुल, उत्तम स्वभाव; उद्दिप्ट वस्तुओं को लाने की शक्ति, बुद्धि, आकार, 
थौवन--सब विषयो से मेरी ससता करनेवाली कोई स्त्री धरथ्वी के निवासियों से या स्वर्ग के 
निवामियों में भी कौन है १--यदि तुम समर्थ ही तो कहों। 
तुमने मेरी नाक काट दी। उससे क्‍या हानि है! यदि तुम सुझे स्वीकार 
करो, तो मैं एक क्षण में उसे उत्पन्न कर लूँगी | मेरा सौंदर्य पूर्ण हो जायगा | यदि तुम्दारी 
कृपा प्राप्त करने का सौमाग्य मुझे प्रास हो गया, तो नासिका के लोप से क्‍या हानि होगी १ 
अत्युल्नत दी्घ नासिका भी तो स्लरियों के लिए (सौदय का ) लोप करनेवाली ही 
होती है न १ 
मन न मिलने पर ही वो दवष उत्पन्न होता है ? यदि मन से ग्रेम हो और में 
तुम्हें स्वीकृत हो जाऊेँ, तो मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे। देखनेवाले सब ल्लोग 
मुख्ध होकर प्रेम करने लगे, ऐसा सौदय मी विष-समान ही तो होता है, विवाह करनेवाला 
पति जितना सोदर्य चाहे, केवल उतना ही सौदर्य हो, तो कया (तुम ) उसे स्वीकार नहीं 
करोगे ? 
शिव, कमलभव चह्मुंख, विष्णु; विनाशकारी बद्र को धारण करनेवाला इन्द्र 
सब मिलकर एक रूप धारण करके खड़े हों--ऐसे रूपवाले, हे सुन्दर । सब लोको के 
प्राणियों को अपने अनुपम वाणों से सतानेबाला मनन्‍्मथ भी क्या तुम्हारा भाई ही है ? बह 
( मस्मथ ) भी तुम्हारे इस अनुज-जेसा ही करुणाहीन है ) 
हे स्वर्णमय वीर-कंकण से भूषित वीरों ! हमने यही सोचकर कि यह (शुर्पणखा) 
सदा के लिए इस सुन्दर रूप में हमारे पास ही रहे, अन्य कही नहीं जा सके और कोई इसे 
देखकर मोहित न हो जाय--तुमने मेरे कान-नाक काट दिये। तुमने कुछ बुरा नहीं 
किया | अन्यथा, मेरी नाक काटकर बड़ा छेंद कर देने से तुम्हारा अन्य क्या प्रयोजन हो 
सकता है? एम्हारा वह उद्देश्य जानकर ही अब मै पहले से हुगुना प्रेम करने लगी हूँ | में 
कया ऐसी निबुद्धि हूँ ( जो इतना भी नही समझ सकूँ ) 2 
उग्र कोपवाले, शत्रधारी राक्षस, यह समाचार जानकर यदि लाल आँखें करेंगे, 
तो सारा संसार ही तुम्हारे कारण विनष्ट हो जायगा | उत्तम कुल में उत्मन्न व्यक्ति धर्म 
का विचार करके ऐसा विनाश नहीं होने देंगे | तुम यह विचारकर यह अपवाद दर करो 
और मेरा उपकार कर मेरे संग रहो--यह कहकर वह विनय करती खड़ी रही | 
तब रामचन्द्र ने कहा--हे क्र राक्रसी | ससार के सब प्राणियों कों दुःख 
देनेवाली कर राज्षसी ठुम्हारी माता की जननी ताडका के प्राण जिस शर ने हर लिये थे, वह 
अभी तक मेरे पास ही है। इतना ही नहीं, भुजबल से युक्त तथा पुण-मालाओं से भूपित 
कर राक्षमों के ुल का विनाश करने के लिए ही में उत्नन्‍्न हुआ हैँ। तू अपना छुद्र 
च्यवहार त्वाग दे। यह कहकर रामचन्द्र ने जागे कहा-- - 


रैरे८ कंब रामायण 


हम, सारी पृथ्वी का शासन करनेवाले चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हु और माता की 
आना से सुगधित वन में आये हुए हैं। वेदजों तथा तपस्वियों के कहने से हम, अपार सेना- 
समुद्र से युक्त राच्सों के वश का विनाश करेंगे और उसके पश्चात्‌ ही पर्व॑त-सहश सौधोंबाली 
अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे--इसे ठीक समम्त ले | 

राज्ष्तों के सम्मुख सन्‍्मा्ग पर चलनेवाले देवता लोग खड़े नहीं रह सके और 
परगजित हो भाग गये, तो यहाँ ये दो सनुष्य क्या कर सकेंगे /--ऐसा विच्चार मत कर | 
यदि तू शक्तिमान्‌ है, तो जा, क्ोधी, तीक्ष्ण शत्रधारी राक्षसों में तथा बलवान वन्नो में, जो 
अत्यन्त शक्तिमान्‌ हैं, उन्हें जे आ। हम उन सबका विनाश कर देंगे। 

तब उस राक्षसी ने कहा--है घान आदि अनाजो को अधिकाधिक उत्पन्न करनें- 
बाली जल-समृद्धि से पूर्ण देशवाले | सुनो, यदि हम मुझे झुँह के ऊपर भोंढ से बाहर 
उभरे हुए दाँतोंवाली, विकृत रूपवाली कहकर मेरा तिरस्कार न करो और सुमसे प्रेम करो, 
तो उन राज्ञततों को अवश्य मिटा सकोगे। (उनकी ) माया को यथात्थ रूप में जान 
सकोगे। उनको सपूर्ण रूप से परास्त कर सकोगे | उनके कर छृत्यों से तुम बच सकोगे | 
फिर उसने कहा--- 

तुम इस बॉस-सहश कंधोवाली को न त्यागो, तो भी मै क्या तुम्हारे लिए भार 
हो जाऊँँगी ? यदि तुम मायावी तथा सद्ज्ञान-हीन राक्षुसों से युद्ध करने का विचार 
करते हो, तो पंचेंद्रियों के समान विविध माया करनेवाले, उनके यंत्रों को समभकर मै 
उनसे तुम लोगों की रक्षा करूँगी | 'सॉप के पैर साँप ही जानता है! वाली कहावत को 
जानते हो न 

यदि तुस यह सोचते हो कि हृदय से ग्रेम करके ही इस (सीता ) ने तुमसे 
विवाह किया है, तो अपने इस अनुज के साथ--जिसने इतना मी विचार न किया कि राहसों 
के साथ युद्ध करना पड़े, तो हम तीनी एक साथ मिलकर रक्त की नदियाँ वहा देंगे और 
राक्षुसो पर विजय प्राप्त करेंगे (और मेरा अ्रग-भग कर दिया)--मेरा विवाह करा दो | दी 
ग्रहों ( सूर्य और चन्द्र ) को बन्दी बनानेवाले रावण से मै बल में कुछ कम नहीं हूँ। 

जब तुम उत्सव के दृश्यों से युक्त अपने बडे नगर में प्रवेश करोगे; तब मै ( अपनी 
मायाशक्ति से ) मनचाहा रूप धारण करूँगी। ऐम्हारा यह अनुज, शातमन होकर भी 
यदि यह कहे कि इस नाककटी स्री के साथ कैसे रह सकता हूँ? तो हे ग्रश्ु। तुम इसे 
सममाकर कहना कि चिरकाल से मै कटिहीन * छ्री के साथ रहता हूँ। 

उस (शूरपणखा) ने जब ये वचन कहे, तब अत्यन्त क्रुद्ध हुए अनुज लक्ष्मण ने पत्राकार 
बरछे की और दृष्टि करके ( राम से ) कहा--हे प्रश्भ | यदि इसे अभी न मार दें; तो यह 
बहुत पीडा उत्पन्न करेगी । कहिए; आपकी क्या भाज्ञा है ? ग्रशठु ने कहा--यदि अब भी 
यह हमें छोड़कर न जाये तो बेसा ही करेंगे । तब उस राक्षसी ने यह सोचकर कि ये झुक- 
पर कुछ दया नहीं करेंगे और यहाँ रहूँगी, तो मेरे प्राणो की हानि होगी | 


१, शपणख्ता सीता को कटिहीन! कह रही है ।--अनु० 


अरणयकाण्ड शेशृर 


फिर, यह कहकर कि--अपनी नाक, कानों और स्तनों को खोकर भी ( तुम 
लोगो के साथ ) मैं कैसे रह सकती हूँ १ तुम्हारे मन को समझने के लिए ही वो मैने यह 
माया की थी १ अब मै पवन से भी तेज अभि से मी ऋर खर को बुला लाऊँगी, जो तुम 
लोगों के लिए यम वनेगा--अशमनीय बेर के साथ वहाँ से चली गई ) ( १-१४३ ) 


र 


अध्याय 58 
खर-वध पटल्न 


रक्त की धारा वहाती हुई, बिखरे केशोवाली, नाली-जैसे छेद से युक्त नाकवाली 
और विशाल मुँहवाली वह (शूएंगला), जाकर ( जनस्थान में ) स्थित भयंकर खर के चरणों 
पर ऐसे गिरी, जैसे कोई लालिमा से युक्त वादल हो | 
८ राक्षसों के ) विनाश का यह दिन है'--इस बात की सूचना देते हुए, यम की 
जा से बजनेबाले नगाड़े के समान, अकेली चिल्लाती हुईं वह ( शुपंणखा ), इस प्रकार 
धरती पर लुढ़कती रहो, जिस प्रकार गरजते मेघ से गिरे हुए वज्र की अग्नि से जलता हुआ 
कोई नाग हो | 
उस खर ने उसे देखा, जिसके मुँह से कठोर वचनों के अनुकूल धुओं निकल 
पड़ता था और पूछा--“निर्मय होकर इस ग्रकार तुम्हारा रूप विकृत करनेवाले कोन हैं ४! 
तब नासिका-द्वार से वहनेवाले रक्त से रुँधी हुई आँखोवाली उस ( शूपंणला ) ने कहा-- 
दो मनुष्य हैं, जो सुनिवेषधारी हैँ, हाथो में दृढ़ धनुष्र एवं करवाल धारण करने- 
वाले हूँ, मन्मथ के समान सुन्दर रुपवाले हैं, धर्मस्वभाववालेे हैं; दशरथ के पुत्र हैं, राक्षमो 
के साथ युद्ध करने के विचार से उनको ढूँढते रहते हैं| 
वे तुम्हारे बल की कुछ परवाह नहीं करनेवाले हैं | धर्म-मार्ग पर स्थिर रहकर 
उसकी रक्षा का विचार करनेवाले हैं, विजयशील भाले रखनेवाले राक्षुतों का विनाश करने 
का हृद निश्चय रखनेवाले हैं। 
उनके साथ एक मुख्य ( स्री ) है; जो इतनी महिलोचित सुन्दरता से पूर्ण है कि 
पृथ्वी में, दुर्लक्य स्वर्ग-लोक मे तथा अन्य ( पाताल ) लोक में, कही अन्वेषण करने पर भी 
उसकी समता करनेवाली स्त्री नही मिलेगी। मैने अपनी आँखो से उसे देखा है। लेकिन, 
उसका वर्णन मै नही कर सकती | 
०8 ५ 278 कसर इुलभ सुन्दरता से युक्त इस रमणी को मै लकाधीश 
के लिए ले जाऊँगी ओर उस पर रपटी | तब उन मनुष्यों ने क्द्ध होकर मेरी 
डोगी।>संद पद न कुंद्ध होकर मेरी नाक काट 


इस खर ने; जो अपने आकार से समार को भय-विकपित करनेवाला था और 


9० कब रामायण 


पते 


जिसको सामने से देखनेवालों की ऑजे भुलस जाती थी, जिसने उस ( शर्पणखा ) को 
पहले ठीक-ठीक नहीं देखा था, अब उसके वचन सुनते ही, यह कहकर उठा कि उन विनाम 
को य्रात्त होनेबाले मनुष्यों के द्वारा, ताल-फल के कोए के जैसे उखाड़ी गईं अपनी नाक को 
मुझे दिखाओ | 

वह उठकर खड़ा हुआ | उसका मन ऐसे क्रोध से बोखला उठा, जो सप्त लोको 
को जलाकर भस्म कर सके, और बोला--'भनुष्य-मात्र मर गये, केवल इतना कह देने से ही 
हमारा यह अपमान नहीं मिटेगा | * 

तब ज्योही उसने रथ लाओ' कहा, त्वोही उसके निकटस्थ रहनंवाले, एक ही 
हाथ से सारी धरती को उठाने की शक्ति रखनेवाले, दो हाथवाले झँचे पव॑तों के जैसे 
लगनेवालें, लद्ह वीरो ने ( खर से ) निवेदन किया कि यह ( युद्ध का ) कार्य हमे सोपो | 


प्रिशल्, करवाल, तोमर, क्र, कालपाश, गदा आदि शस्त्र हाथों में हेकर व 
अले, तो उनके फोलाहल से भमुद्र से थावृत धरती के सब प्राणी सयभीत हो उठे | उनके 
आकार ऐसे थे, मानो विप ही साकार बन गया हो | 

जलती क्रोधा्ि पे युक्त, उन राज्षसों ने ( खर से ) कहा--है वीर ! हमारी सेवा 
आज धन्य हुई क्‍या तृम देवों से युद्ध करने जा रहे हो? हमारे जीचित रहते यदि हम 
भनुष्यों से युद्ध करमे जाओगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा | यों कहकर उन्होंने उसे रोका | 

तब खर ने कहा--ठीक है| अच्छा कहा, यदि में इन छुद्र मनुप्यों ते युद्ध करने 
जाऊँ, तो देवता लोग हँसेंगे। तुम लोग जाओ | उनकी मारकर उनका रक्त पियो और 
उम सुवुसारी को साथ लेकर आओ | 

* ( खर के ) वह आजा देते ही, आनव्ति होकर उन वीरों ने उसे प्रणाम किया 
और समाचार देनेबाली निलंज ( शप्रंणखा )-ल्‍पी यम के दत को आगे करके, उसके पीछे- 
पीछे चलकर दशरथ के पुत्रो के निव्रास पर गये | 

उस (शूपणखा ) ने कोलाहल के साथ युद्ध के लिए आये हुए उन राक्षमी को* 
कमल-समान नेत्रवातें उन राम को अपनी 3गली उठाकर दिखाया, जों अकलकमहसनाम 
बारी चक्रपाणी ( विष्णु ) के ध्यान भे मस्न थे | 

कुछ राज्म कह रहे थे कि ( उन मनुष्यों को ) पकड़कर ऊपर उद्चालेंगे। फिर 
हाथो में लोक लेंगे। और, हुछ कहते थे कि इन्हे दीर्म पाश से हम वॉँधगे। योंसा7 
गात्तमों ने, अपने नायक ( ख़र ) की आजा के अनुसार कार्य को प्रूर्ण करने के विचार से, 
पहाड़ी के जैम आकर उन ( राम-लक्ष्मण ) को बेर लिया | 

प्रस्यात शक्तिवाल्े राम ने अपने अनुज को यह आदेश देकर कि देवी वी रक्षा 
करे, उच्ज्वल वल्पवृक्ष के पुप्य-समान अपने अनुपम करो गे डोरी से युक्त पर्वतत-सहश विनाश 
कारी धन॒ुप्र को उठा लिया | +१ 

क्मल-मह्य नवनोवाले असु- यो ( पठुप को ) उठाये, करवाल के याथ बादी रे 


अज+-+प्र पद पड़ - मद 5 
हे क्षग्गं ।7मारा यह धण्मान मे मिटिया | +०? 


एज मार के स्गेरे मसष्पों यो मार देने से न 


जोर 
7] 
हि 
शक्ल 
हि । 
लक 


अरंशयकागर्ड ३४१ 


पूर्ण तृणीर को भी लिये, उस पर्णकुटी से बाहर निकले और थरे। इधर आज |-वो वीर- 
बाढ कहते हुए भुजाओ को फुलाये दुद्ध करने लगे | 

परशु, करवाल, उज्ज्वल फलवाला त्रिशुल्ञ तथा भयकर प्रलयक्रालानि की ममता 
करनेवाले उन राक्षमों करे स्‍्तम-मह्श हाथो को लक्ष्य-बधक शरो से काट-क्राठकर उन्हें धरा- 
शायी क्र दिया | 

बड़े-वडे शस्त्रो-सहित अपनी भुजाओं के, वड़े-बढ़े वृक्षों के समान कटकर 
गिर जाने पर भी अपने वलिए इच्चो को लिये हुए वे राज्षुस युद्ध करने के लिए आगे बढ़े । 
तब बलवान (राम) के द्वारा प्रठुक्त शर, वेग मे उनसे था लगे, जिससे उनके शिर कटकर गिर 
पडे| ( यह हृश्य देखकर ) पापिनी ( शूपंणखा ) वहाँ से भाग चली | 

गरजनेवाले, क्रोधी तथा पराक्रमी सिंह के द्वारा सब हाथियों के मारे जाते पर 
जिस प्रकार हथिनी अपनी सूँड को उठाकर मिर पर रखे हुए चिल्लाती हुई भाग रही हो 
उसी प्रकार वह ( शुप्ंणखा ) भी भागकर खर के पास गई और उच्ज्वल शूलघारी झूर को 
उसने सब बृत्तात सुनावा। 

वृषभवाहन ( शिव ) के लिए भी अजेय पराक्रम से दुक्त ऋर खर नामक वह 
(राक्षस), यह समाचार सुनकर कि सब राक्षुम मारे गये, यो क्द्ध हों उठा कि उसकी ऑँखो 
में रक्त उमड़ पड़ा | 

कन्दरा में रहनेवाले क्र सिह भी जिससे डर जायें, ऐसा गर्जन करते हुए खर ने 
यह आज्ञा दी-- हि सेवकों ! मेरा रथ. मेरे चढ़ने के लिए अभी लाओं। मैं दुद्ध करूँगा | 
क्षणमात्र मे सेनाओ के निवान में जाओ ओर मेघ के जैठे बड़े नगाड़ो को हाथियों पर घुमा- 
कर वजवाओं ।* 

ज्योही नयाड़ो की ध्वनि हुईं, त्योही रथारुढ राक्षमों की सेना एकत्र हो आई, 
मानों वर्षाकालिक बड़े-बड़े मेघ अपार रुप मे घिर आये हों--यह देखकर स्वर्ग और नाग- 
लोक भी कॉप उठे | 

बुद्ध की सूचना दनेवाले बड़े नगाडो की ध्वनि समुद्र गर्जन के सद्ृश थी । 

(राक्षमी की ) दी्घे मुजाएँ समुद्र की वीचियो की जेसी थो। महान गर्जन और मेघ- 
सहश काले वर्णवाला समुद्र, प्रलयकालिक पत्नन से प्रताडित होकर उमड़ पड़ा हो--यो वह 
( राक्षमो की ) सेना बड़ा कोलाहल करती हुई उमड़ आई | 

घना वन ही उड़कर गगन-तल को ढक रहा हो, (ऐसा हृश्व उपस्थित करते हुए) 
सर्वत्र उठी हुई ऊँत्री प्वजाएँ यो नाच रही थी, जेसे सूत ही हमारी भूख मिट जायगी'- 
इस विचार से आनन्दित होकर--नाच रहे हों | 

आलान से अभी छूटे हुए, किसी की ण्ग्वाह न करवेवाले, वड़ी और लम्बी हो- 
दो सूँड़ोवाले मत हाथियों के ऋुड-महइश वह राक्स-सेना चल पड़ी। उनके घले शस्त्र एक 
दूसरे से टकरा उठते थे; तो उससे जो चिनगारियाँ निकल पड़ती थी, उनसे सारे बन 
में आग लग जाती थी | 


दोनो पाएवों मे 'मुदह' ( नामझ वाद्य ) वज रहे थे। उनकी ध्वनि, पहियों के 


३४२ कब रामायंण 


घूमने से आगे वढ़नेबाले रथो की ध्वनि में दव जाती थी। उत सेना ने, करुणा की मूत्ति 
के समान स्थित रामचन्द्र-स्पी सूर्य को, फैले हुए अन्धकार की तरह घेर लिया | 
.. _ वह दृश्य ऐसा था, जैसे सप्त लोकों में ऊँचे बढ़े हुए सव पर्वत एक ही स्थान पर 

इकट्ठ हो गये हो, जिससे बड़े-बड़े सपा के द्वारा अपने शिरों पर घारण की हुईं यह धरती 
डोल-डोलकर अपनी पीठ भुकाने लगी। 

व्याध-समूह है ? घनघरा है १ गरजते हाथियों का भुड है! छोँचे पर्वत हैं: 
नही तो सिंहो की सेना है १--यो सदेह उत्पन्न करते हुए शस्त्रधारी राजसों की सेना हजारों 
की सख्या में आ पहुँची | 

( जब राक्षुसों की उस सेना मे ऐसे रथ थे, जिनसे ) कुछ में शरभ छते थे, कुछ 
से सिह जुते थे, कुछ में वलवान्‌ हाथी जुते थे, कुछ में बाघ जुते थे, कुछ में श्वान छुते थे, 
कुछ में श्रगाल छुते थे, कुछ में भूत जुते थे, कुछ में घोडे जुते थे । 

कुछ से वृषमों के सुंड जुते थे, कुछ में शूकर जुते थे, कुछ में वायु-रूपी पिशात् 
जुते थे, कुछ में गर्दभ छुते थे, कुछ मे वाज जाति के पक्षी जुते थे। वे (रथ ) ऐसे थे कि 
क्षण-भर में ही सारे ससार मे घूम आ सकते थे | 

इस प्रकार के रथों के समुदाय घिर आये। छोटी ऑखो और लाल मुखवाले 
हाथियों के झुंड घिर आये | अपने पैरों से वायु के जैसें अतिवेग से दौड़नेवाले घोड़े घिर 
आये। उस समय शख बज उठे ) 

परशु; बरछे, करवाल, वक्तदड, तोमर, माल्ले, शुशुडि, जो (शत्रु के ) शरीर-भर 
को आबृत करनेबाले थे, गदाएँ, त्रिशुल, मूसल, काल-पाश--- 

कुंतक, कुलिश, दंड, मिदिपाल, असख्य धनुष, शर, चक्र, वे”, उत्ज्वल 
शखी के समुदाय, 'कप्पर्ण प्राश--- 

इत्यादि शस्त्र ऐसे प्रकाशवाले थे कि सूर्य और अग्नि भी उन्हे देखकर मंद 
पड़ जाते थे, जिनमे ( शत्रुओ का ) मास और रक्त लगे थे, जो देवो को पीडा देनेवाते थे) 
जो विजयसूचक पुष्प-माला से अलंकृत थे, घिर आये | 

अनेक सहस्य हाथियों के वल से युक्त, विशाल प्रथ्वी को निगल सकतेवाले मुँह से 
युक्त, और अरिनि उमलनेबाली आँखोवाले चौदह राक्ुस उस सेना के नायक थे | 

विद्वानों का कथन है कि इस सेना-वाहिनी मे एक-एक दल्ल की सर्या सांढ 
लाख थी और उसमे ऐसे चोदह दल थे | हि 

वे सेना-नायक अपार वल से युक्त ये, वज्ञ-समान घोष करनेपाले मुँह से युक्त मे 
सव शख्रो के प्रयोग मे कुशल हाथोंवाले थे | वे इतने ऊँचे ये कि मेघ, पर्वत-शिखर की अति 
से, उनके शिर पर विश्राम करते थे | वे गयीं थे और उत्साहित मनवाले ये। है 

उनके आकार अंतरिक्ष को मापते थे। उनके वक्त लेत्रों की परिधि से नहीं आते थे। 

अपने पैरो से सारी धरती को नाप सकते थे | बड़े पराज्रमवाले थे। देवों के ताथ असस्य 

युद्धों मे उन्होंने बिजय म्रास की थी। 


अरण्यंकाणड ३४३ 


उनके कथे इतने दृढ तथा वलबान्‌ थे कि इन्द्र आदि के द्वारा फेंके गये बड़े शत्र 
उनपर लगकर चूर-चूर होकर छिंतरा जाते थे । उनकी कढोर आशा ऐसी थी कि यम भी 
उनके चरणों पर गिरकर उनकी अधीनता स्वीकार करता था| वे ऐसे थे, मानों भयंकर 
अग्नि ही साकार हो गई हो | 

वे शूल, पाश, घने लाल केश, कर नेत्र और खडग दंतों से युक्त थे। वे इतने 
काले थे कि उनके सन्मुख विष भी सफेद जान पड़ता था। अपनी शक्ति से काल भी उन्हे 
अपना काल समझकर डरता रहता था। वे ऐसे रूपवाले थे | 

वे बीर-ककणधारी थे | पुष्पमालाधारी थे | कवच से आवृत वच्च॒वाले थे | उज्ज्वल 
आभरण-भूषित थे। कुंचित भ्कुटिवाले थे | अग्नि-सह्श ( लाल ) केशवाले थे | उनके 
मन युद्ध की कामना से उसके लिए उमंग से भर जाते थे। अपने सें वे लोग बड़ी एकता 
रखते थे | 

अतिदृद दंत और मद-ल्वावी हाथीवाला इन्द्र भी उनके सम्मुख आ जाय, तो वह 
भी भयभीत होकर, पीठ दिखाकर, भाग खड़ा होगा | तीनो नश्वर सुवनो में युद्ध करने 
का मौका न पाकर उनके पर्वत-जेसें कपे खुजलाते रहते थे | 

हाथी, घोड़े, भूत, वानर; बलवान सिंह, क्रोधी भालू , श्वान, व्याप्त, शरम--- 
ये अम्रि-सतहश चमकते तथा भयजनक मुखबाले तथा छीर-समुद्र में उत्पन्न हलाहल के समान 
नयनवाले थे | 

कोई आठ हाथोबाले थे। कई सात हाथीवाले थे | कई नेन्नों से अमि उगलने- 
वाले सात-आठ सुखोबाले थे | बलिष्ठ टॉगोवाले थे। प्राणियो को अपने दीर्घ करो से 
उठाकर झुँह में दूसकर चंबा जानेवाले थे | विनाशहीन थे 

यक्ञो से छीनकर लाये गये, असुरो से दिये गये, देवी को डराकर उनसे बलात्‌ 
लिये गये, अश्रान्त गन्धर्वों को भगाकर उनसे छीनकर लाये गये, करुणात्नु सिद्धो को सताकर 
उनसे लिये गये-- 5 

मयूर-पख, ध्वजा, छत्न, चामर, हाथियों पर रखने योग्य बड़ी पताकाएँ, वितान 
तथा अन्य अलेक राजचिह, विना व्यवधान के, स्वेत्न शोभायमान थे और गगनतल मे 
व्याप्त होकर ससार-भर में सूर्य का-सः प्रकाश फेला रहे थे | 

वे चौदह सेनापति चौदहों भुबनों को जीतनेवाले थे। वे सेनिक परशुधारी थे, 
करवालधारी थे, उज्ज्वल त्रिशुलधारी थे और सिंह और व्याप्र के समान हिंस क्रोधवाले थे। 

वे घनुर्धारी थे। बडे खड़गो से थुक्त थे । ओठो पर रखे ( भोदों को चबाते 
हुए ) दाँतोवाले थे | मेर पवत को भी उखाड़ने की शक्ति रखते थे | अश्व-झुते रथोवाले थे | 
अपने कहे अनुतार करने की धृति और इच्छा-शक्ति रखते थे। ऐसे सेनिक सब दिशाओं 
से आकर एकत्र हुए | 

शब्बुओ के आणी को उनके शरीरो से प्रथक्‌ करनेवाले और विजयमाला से भूषित 


भिशूलो को धारण किये हुए, इढता से युक्त दूधषण, त्रिशिरा इत्यादि अनेक राक्षस-नायक 
कोलाहल से भरी, नगाड़े वजानेवाली सेनाओं को लेकर आ पहुँचे | 


३४४ कंब रामायरा] 


समृद्ध तथा शन्नुविनाशक सेना-रूपी विशाल समुद्र जब खर-रूपी गगनस्पशों मेर 
को घेरकर चला और जब उस सेना के मध्य में रथारूढ होकर वह ( खर ) निकला, तब उतत 
दृश्य को देखकर सब कॉप उठे | 

निर्मरो के सहश मद-स्तावी हाथी; अश्ब, स्वर्ण-कलशो से भूषित रथ, राक्षत-- 
इन ( चतुर्विध ) सेनाओ के अभियान से जो धूलि आकाश मे व्याप्त हुई, उससे सूर्य का 
स्वर्ण-रथ और हरित अश्व भी श्वेत बर्ण हो गये । है 

क्रोध-भरी, विशाल समुद्र के समान फैली हुई सेना के चलने से जो धूलि-समुदाय 
उठा, उससे मव कानन धूलिमय हो गये । पर्वतों पर एवं गगन में स्थित बादल भी धूसतर 
हो गये। समुद्र पट गये | अब ओर क्या कहा जाय! 

हत्या करने में, विष के समान उम्र मनवाल्ले राक्षस, भूमि पर एवं आकाश मे 
रिक्त स्थान न रहने से पर्वतों के शिखरों को ऐसे लॉघते चले आये, जेसे उन पर्वतो पर दूसरे 
पव॑ंत चल रहे हो | 

माया-बधन के कारण उत्पन्न कर्म-परिणास को मिटा देनेबाले, आसक्तिहीन महा- 
पुरुषों के लिए भी अवार्य, शरीर के साथ उत्पन्न होकर उनके ग्राणो कौ यम के हाथ सौपने- 
वाली व्याधि के समान बह राक्ष॒त्ती (शूर्पणखा) आगे-आगे आ रही थी | वह राक्षस-वाहिनी 
उदार महाग्रभु ( राम ) के निकट आ पहुँची | 

उनके वाद्यो की ध्वनि से आकाश के बादल भी कॉप उठत थे। दी भनुषों के 
टंकार से बच भी भय-विक पित हो उठते थे । कोलाहल से समुद्र भी डर से उपशान्त हो 
जाता था] यो वह राक्षुत-सेना उप्त वन मे स्थित दोनो वीरो के आवास पर आ पहुँची | 

(उस बन के ) पक्ती तथा स्रग ( उस सेना को देखकर ) भय से व्याकुल हुए। 
उनक॑ सुँह सूख गये । उनके शरीर शिथिल पड़ गये | वे उसास भरने लगे । उनकी आँखों 
पर श्रेंधेरा छा गया | यो वे कही मी के विना भागते चले आये और वे ऋूर राक्षतो की 
सेना के आगमन की सूचना देनेवाले गुस्तचरो के समान लगते थे | 

उस वन के शरभ, सिंह आदि ऐसे डरकर भाग रहे थे कि धूलिसुज उड़कर 
सर्वत्र छा गये। उनके पेरो-तले दवकर बृत्त और काड़ चडचड़ाहट के साथ दृट गये। उन 
भृगो को देखकर पुष्ट शुजाओवाले .राम-लक्ष्मण ने सोचा कि राज्यृस-सेना उनपर चढाई करने 
आ रही है। 

«विद्युत के जैसे प्रकाशमान धनुषवाले, अतिदृद कबर्च॑वाले, कटि मे बँधे करवात- 
बाले, स्वरणमय किनारे से थुक्त तृणीरधारी और क्रोधाम्ि से जलते मनवाले लक्ष्मण; स्वयं 
पहले युद्ध के लिए सन्‍नद्ध होकर राम के निकट आये और यह कहकर खडे हो गये कि आप 
यही रहे और मेरे शुदू-कौशल को देखें | तब अपने अनुज को देखकर अश्ु कहने लगे-- 

हे वीर | सन्मागंगामी महातपस्वियों को मैने पहले बचन डिया है कि मे 
राजसों के प्राण हरुूँगा, उसको अयथार्थ न करने के लिए इस राज्षस-दल को मैं ही मारंगा। 
सहज सुवासित तथा पुष्यालकृत कुतलोवाली देवी सीता की रक्षा करते हुए एम यही रहो। 
मै यही चाहता हूँ--यो ( राम ने ) कहा | 


ल्‍प्पा 


अरगयकाणड 9५ 


जिस सेना के आगमन से दृद्चो से भरे कानन से बड़ा मार्ग हो गया था. उस 
( सेना ) को खर की सेना समझकर, कालबर्ण कमल-सहश नेत्रवाले प्रसु न अशिथिल वल्ल- , 
युक्त अपने कथे पर वाणों से पूर्ण तूणीर बॉघ लिया। कर में चाप थारण किया। सुदृद 
कवच को भी पहन लिया ओर खडग मी ( कटि मे ) बॉध लिया । 
फिर, लद्मण ने गम से प्रार्थना की-है सिंह-सहश वलशाली ! यदि युद्ध से 
अजेय स्वर्गलोकवासी और इस लोक के सब प्राणी भी अधिकाधिक सख्या में शुद्ध करने 
आये, तो भी उन सबकी आयु ( मेरे हाथो ) समात्त हो जायगी | यह बात अब झुझे आप 
से कहन की आवश्यकता नहीं है न यह युद्ध मेरे लिए छोड़ दं और मेरी झ्ुुजाओं को 
सतानेबाले आलस्य को दूर कर ढें | 
लक्तमण ने यह कहा | किंतु, राम इससे सहमत नहीं हुए! तब लक्ष्मण, जो 
राम की उन्नत पर्वृत-सहश सुजाओ के वल को पहचानता था और अपले भाई की थाज्ञा 
को टाल नहीं सकता था, अपने सुन्दर करो को जोड़कर सीता देवी के निकट उनकी रक्षा के 
लिए खड़ा हो गया, जो अपनी आँखो से अश्रधारा को धरती पर गिराती हुईं खड़ी थी। 
चह सीता, जो उस लता के सहश थी, जिसमे ताठकों से शोमित एक चन्द्रमा 
पुष्पित हुआ था, व्याकुल हो खड़ी रही और अनुपम भनुर्धारी मेरुजेसे रामचन्द्र, मेघो के 
समान गजन करनेवाले, खड॒ग-दतोवाले राक्षतों के सामने पर्णकुट्टीर से यो निकल आये, जैसे 
कोई मिंह पर्वत की कदरा से निकल पड़ा हो | 
गगन तक बढ़े हुए बाँसों की भुरसुट भे उत्तन्न होकर उसको जला देनेबाली 
अप्नि के समान अपने कुल का सर्वनाश करनेबाली वह राक्षमी ( शप्णखा ), पर्णशाला से 
निकले हुए राम की ओर सकेत करके वोली कि हमारा शत्रु यही रास है। 
स्वणमय रथ पर, गगन को छूत हुए खड़े रहनेवाले, पर्वत-सम कधोवाले उस 
विजयी खर नामक राक्षस ले, जिसको देखकर सहखकिरण भी भय से हट जाता था, (राम 
को ) देखा और अपने सैनिकों से कहा--मैं अकेला ही इन युद्ध करके, इस मनुष्य के बल 
को मिटाकर विजय-माला धारण करूँगा। 
यह सनुष्य तो अछेला ही है और यहाँ पर आई हुई ग्लवान्‌ राक्षस-सना इतनी 
विशाल है कि इनके लिए वन से स्थान ही नहीं है। जब ससार के लोग इस दशा पर 
अहो !! कहेंगे (अर्थात्‌, आश्चर्य प्रकट करेंगे) तव मेरी विजय क्या रह जायगी £ 
अतः, तुम सव लोग यही देखते हुए खडे रहो। में अकेले ही (हमारे लिए ) मोज्य 
मास से विशिष्ट इस मनुष्य के प्राणी को पी जाऊंगा | 
रु तब अक्पन नामक विवेकवान्त्‌ राक्षस, यह बचन सुनकर उतके निकट आया और 
कहने लगा-ें स्वामी | है वीरों में महावीर । मेरा एक निबदन ह | डुद्ध से अलवन्त उम्र 
होना उचित ही हैं। तो भी इस समय अनेक दुःशकुन हां रहे ६ 
महल पड़ा ह है 00523 420 जे 53 हा अप 2 
नम हुए आपकी ध्वजा से टकरा रहे हं और धग्ती पर 
गिर रहें | इन वातो पर ध्यान दीजिए | 


२०६ कंच रामायरां 


खड़गो की धार पर मक्खियाँ भनभना रही है| सेना के बीरो की वाम सुजाएँ 
"और वाम नेत्र फड़क रहे हैं। वलिष्ठ सुजाओबाले सेनापतियों के अश्व छँघते हुए गिर 
पड़ते हैं। श्वानो के साथ श्गाल-दल भी मिलकर आये हैं और रो रहे हैं। 
हथिनियाँ मद-जल वहा रही हैं| विशाल गंडवाले हाथियों के दाँत टूटकर 
गिर रहे हैं। धरती काँप रही है। उन्नत आकाश से विजलियाँ गिर रही है। दिशाएँ 
अकस्मात्‌ जल उठती हैं। सबके शिरो की पुष्य-मालाओ से मास की दुर्गधि निकल 
रही है। 
ऐसे लक्षणों के उत्पन्न होने के कारण, इसे अकेला मनुष्य कहकर इसकी उपेक्षा 
न कीजिए। मेरा कथन सत्य है। यदि हमसव एक साथ युद्ध करने लगें; तो भी 
इसे परास्त नहीं कर सकते। है विजयमालाधारी | मेरे बच्चनो को क्षमा कर टो। यो 
अकंपन ने कहा | 
यह वचन सुनते ही खर हँस पड़ा, जिससे सारा संसार कॉप गया | फिर, वह 
चोला--मेरा हृढ पराक्रम पत्थर का वह सिल है, जिसपर देवता पिस चुके हैं। युद्ध की 
कामना से फूली हुई मेरी भ्रुजाएँ क्‍या एक कुद्ध मनुष्य के आगे नीची होकर रहेगी ! 
खर के इस प्रकार कहते ही क्रोधभरी राक्षस सेना ने दशरथ पुन्न को ऐसे बेर 
'लिया, जैसे घुंघराले केसरों से शोभायमान सिंह को क्रुद्ध गज-समूह ने घेर लिया हो। उस 
समय उनके भयकर श्र एक दूसरे से टकराकर वज्ज-सी ध्वनि कर उठे | 
यो उस सेना के घेरते ही राम के हाथ में स्थित धनुष के सिर झुक गये | उस 
समय जो युद्ध हुआ और उसका जो परिणाम हुआ, इसका वर्णन हम करेंगे। राम के 
वेगवान्‌ वाणों की नोक से दौड़नेवाले अश्व छिंद गये और घरती पर लोट गये। लाल 
बिंदियों से भरे सुखवाले हाथी ऐसे गिरे, जेसे बच्न से आहत पर्वत हो | 
( राज्षुसों के ) त्रिशुल छिन्न हुए। अग्नि-ज्वाला उगलनेवाले फरसे टूट गये। 
करवाल दुबड़े-ठुकड़े हो गये | गदाएँ चूर-चूर हुईं | सिदिपाल मिट गये | वाण विनष्ट हुए। 
शरीर को चीर देनेवाले भयकर माले तहस-नहस हुए। धनुष एवं वरछे भी चूर-चूर हो 
उड़ गये। 
बीर-कंकण हूंटे। हाथो के साथ तोमर भी ढूटे। गजों के पेर ढूटे | धुरियों के साथ 
रथ और उनपर की ध्वजाएँ हूटी | अश्व हूटे, (शरम आदि) जन्तुओ के दलो के शिर ढूंढे 
मूसल जड़ से हूठ गये | से, दीप 
रामचंद्र के वाण, जीनवाले अश्वों वथा काले वर्णवातें मदजल-सावी, दी 
पंड्वाले, पर्व॑त-समान हाथियों को भेदकर पार कर जाते थे और सब दिशाओं में दितरा 
जाते थे | निरंतर बरसनेवाली वर्षा के जल के समान रक्त, धरती पर फैल गया | रादसों के 
शोमादीन वक्ष खुल गये | उनके शिर कठकर ( घड़ से ) पथक हो गये | है 
राघ॒व ने एक, दस, सौ, सहस्त, कोटि--यों गणना के लिए डुसाध्य कठोर शरो 
के सिलसिले को जारी रखा] उन बाणो ने राज्षसो को मारकर पर्वत-शिखरो एवं अनेर पव॑तों 
के ससुदाय के समान शब-राशियों की पक्तियाँ लगा दी | 


अरंण्यकीरंड ३४७ 


तड़पते हुए कबंधो की राशियाँ, बहती हुई रक्त-धारा के साथ, ऐसा इृश्य 
उपस्थित करती थी, जेसे अरण्य के घने वृक्षों की शाखाएँ दावारिन में जल रही हो, गगन में 
उड़नेवाले राम-वाण ऐसे लगते थे, जेसे मृत (राक्ष॒तों) के प्राणो का भी पीछा करते हुए जा 
रहे हो। 
युवतियों के दी नयनों के समान ही राम के वाण, करवाली के साथ ही राक्चंसो 
के करो के गिरने पर, उनके कंठों के कट जाने पर, कवच से आदत देहों के छिंद जाने पर; 
उनके शिरो को भी भीषण रुप में छितरातें हुए जलकर दिगंतों को भी पारकर जाते थे | 
वर्षा के सहश राम-बाण, पर्वत-समान राक्षसों के विशाल शरीर-रूपी तटो के 
मध्य तालाब बना रहे थे, नदियाँ वना रहे थे, रण में रक्त-प्रवाह को भर रहे थे और यों उस 
स्थान में वन के दृश्यु को मिटा रहे थे (अर्थात्‌, वहाँ के वन को रक्तमय जलाशयों में 
परिवर्षित कर रहे ये )॥ 
उस समय, विशाल रक्त-समुद्र तरगायमान हों उठे | राक्षत्रों के शिर उस (समुद्र) 
मे उतराने लगे| उनकी दीर्घ मांस पेशिया उतराने लगी। दीर्थ सूँड़वाले पर्वत-जैसे हाथी 
उतराने लगे | कपटकर चलनेवाले घोड़े उतराने लगे | ध्वजाओ के साथ रथ भी उतराने लगे। 
उस समय, अनेक बलवान राक्षस, ज्वाला उगलनेवाली दृष्टि से देखकर, गरजकर, 
किसी विशाल अचल पर्वत को घेरकर, वरसनेवाले मेघ-जैसे, तीहण बाण आदि उम्र शस्प्रो 
को ( राम पर ) बरसाने लगे। 
राम ने अपने वाणो से वरसनेवाले शस्त्रों के टुकड़ें-टुकड़े कर दिये, अनेक श्रों को 
विभिन्न दिशाओं में छितरा दिये ओर बिखरे रक्त-केशोवाले काले राज्षसों के शिरों को काट- 
काटकर यों गिरा दिया, जिससे भूमि ( उन शिरों के भार से ) अपनी पीठ को भुकाने लगी 
और वन ( उन शिरों से ) भर गया | 
उस समय कबंध नाच उठे, हाथी लाल शोणित की धाराओं में गोत लगाने 
लगे, भयंकर भूत; वेर-मरे क्रोघवाले एवं क्रूर कार्य करनेवाले राक्षसों की चरवी को भर पेट 
खाकर आनन्द मनाने लगे, (मृत हो स्वर्ग मे आये हुए वीर) प्राणियों के भार से देवलोक की 
भी देह भुक गई | 
मायावी, हर्ष तथा कपट से भरे, वक्र दंतोवाले राक्षरों की उन आँखो की 
पुतलियो को, जिनकों देखकर गदंड भी भयभीत हो जाता था, अब काक निकाल-निकाल- 
कर खाने लगे | अधकार के समान बंचकों के मध्य विनाश अनायास ही पहुँच जाता है; 
क्योकि कृपामय धर्म को छोड़कर अन्य कोन-सी वस्तु बलवान हो सकती है १ 
तब ( अनेक राक्षुसों के ) घने अ्रधकार को मिटाकर प्रकाशित दे 
जेसे धनुर्धारी ( गम ) को ऋधी राज्षत्ों ने चमकते वरछे-जैसे 2030 
53 ५ 
काली तथा विशाल घनघटा-जेंस युगान्त मे पत्थरों की वर्षा करे, वेसे ही सर्व प्रकार के 
शस्त्रो को उन ( राम ) पर वरसाकर दुद्ध किया | 
करनेवाले ( हर ) ः 5 59% 85९54 वीक बना 
92526 5 ले ( राज्षमो ) को, पहले पराजित हो 


३४८ कंब रामायरा 


भागकर दुबारा युद्ध करने के लिए आनंवाले (राक्षतों) को, अपने तीक्षण बाणों मे इस प्रकार 
काटकर गिरा दिया कि यह विठित नहीं हीता था कि किसने भाला फेका, क्मिने तीर 
छोड़ा, किसने प्रयुक्त करने के लिए शस्त्र उठाया, किसने कौशल से कार्य किया या किसने 
नहीं किया | 
काकुत्थ्थ ( राम ) ने बाणों से जो शिर कार्टी उनमे से कुछ मेघ-सडल में जा 
पहुँचे, कुछ समुद्र के किनारे के प्रदेशो में जा गिरे, कुछ चढद्र को घेरे हुए नक्षत्रों मे जा पहुँचे, 
कुछ उज्ज्तल कुंडल-भूपित मिथुन नामक राशि सजी पहुँचे, कुछ भीषण अरण्यो में जा गिरे, 
कुछ पर्वतों पर जा गिरे ओर कुछ दिशाओं की सीमाओ पर स्थित दिग्गजी के निकट जा गिरे। 
वे ( राम के ) वाण, जो राँक्षसों के, मेद् का भी उपहास करनेवाले, अतिहद 
बच्चो को भेदकर आर-पार हो जाते ये और क्षुतरों स बहनेवाली रक्त-रूपी« ऊँची तरड्ढो से पूर्ण 
नदियों को उमडा देते थे, कुछ मेधो पर जा लगते थे, कुछ चद्र से युक्त गगन में जा लगते थे 
और कुछ समुद्रों के बाहरएव भीतर जा लगत थे । 
सुन्दर सर्लिधारी एवं अग्नि-ज्वालाओं को उगलती आंँखोबाले सब राक्षन, सुदद़ 
तथा तीच्षण शख््री को प्रयुक्त करके, ( राम के ) शर से आहत होकर अपने राक्षत-शरीर को 
समुद्र में छोड ढेते थे और अविनश्वर ( देव ) शरीर को पाकर देवो के साथ मिल जाते थे 
और यह कहकर कि राक्षस लोग मिट गये, आनन्द-ध्वनि करने लगते थे | 
बहाँ विशाल तरंगो से भरे अनेक ऐसे रक्त-समुद्र उत्पन्न हो गये, जिनमे (राक्षो 
के ) यज्ञत-रूपी कमल थे, रथ-रूपी फुलिन थे, वलवान्‌ गज-रूपी मगरो के भुड तैर रहे थे, 
भारी ऑत-ल्पी घने तथा हरे कमल-पत्र ऊपर की ओर फेले थे और जिनमें भूत स्नान 
करते थे। ४ 
प्राणहारी अग्रभागों से युक्त ( रामचन्द्र के वाण-रूपी ) बौछार के गिरने से कुछ 
( राज्ुस ) हाय-हाय कर उठे, कुछ मूच्छित हो गिर पडे, कुछ मिट गये, कुछ उसास मरने 
लगे, कुछ लोट गये; कुछ छुढक गये, कुछ कीचड़-भरे एवं गहरी लहरों से युक्त रक्त-मझुद्र म 
डूब गये, कुछ धरती पर पड़े रहे, कुछ दुकडे-टुकडे ही रहे। 
तब विष के समान क्रूर चौदहों सेनापति ऐसे उठ आये, जिससे विशाल क्षौर- 
समुद्र को मथनेवाले ( देव तथा असुर ) मी भयभीत हो उठे | वे (सेनापति) निहत होकर 
गिरे हुए राक्सो का उपहास करने लगे | हृढ पहियोवालें रथो प्र आरूढ होकर बरछे और 
करवाल लिये हुए तथा धनुप धारण करके अपार समुद्र-जेसी सेना-बाहिनी को लेकर एक 
साथ आ पहुँचे | पे 
पूर्व समय में एक वार पर्वत को धनुष बताकर आये हुए शिव को त्रिपुरासुरों न॑ 
जिस प्रकार धर लिया था, उसी प्रकार प्रश्न ( राम ) का आदर न करनेवाले वे राहत, मे 
की क्रोधारित को आँखो से निकालते हुए आये और कालमेघ-सहश धनुवींर ( रामचंद्र ) 
को घेरकर युद्ध करने लगे। 
चुन्द्रकला-पमान खड॒गढतोवाले राक्षसो में से कुछ में वाण का प्रयोग किया; 
कुछ ने वक्त दडो का प्रयोग किया | हुछ ने अनेक श्र से प्रहार किया | कुछ से नित्दा- 


अरखण्यकाशड ३४८ 


बचन कहे । कुछ ले धमकियों दी। यो सबने प्षेतों के जैसे आकर (राम को ) घेर 
लिया | ला > ५ 
( रामचन्द्र के ) धनुप पर चढ़कर निकले हुए बाणों से ( उन राक्षसों के ) रथो 
मे जुते धोड़े सब धराशायी हो गये । सब मत्तगज बलि चढ़ गये। मजीर-सूबित घोड़ो के 
मिर उनकी धड़ों से अलग हो गये | जिस प्रकार उप्णकिरण (सूर्य ) को पेरनेवाला परिवेप- 
मडल शीघ्र ही मिट जाता है. उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षुसो के पेर उखड़ गये और वे काँपत्े 
हुए भाग खडे हुए 
मूर्चिछत हुए क्रूर राक्षमों के शरीरों में जहॉ-जहाँ शरों की वौछार लगने से छेट 
हो गये थे, वहॉ-बहाँ से रक्त के प्रवाह उमड़कर वह चले और उज्ज्बल धरती को आवृत 
करने लगे। विस्तृत गगन में स्थित देवताओं ने अपनी आँखों को (करों से ) ढक 
लिया | यम के ढत, अतिवेग से आनेवाली हवा के समान आकर ( उन राक्षुसों के ) प्राण 
हरने लगे। जप री नीम 
भूतो के अधिक संख्या भे आने का कारण वननेवाले उस घोर युद्ध के उन्‍्माद से 
भरे उन ( राक्षमों ) के कदराओ-जैसे मुँहों मे भवान आ घुसे । उनके शिरों पर श्रृगाल 
आ चढ़े | अग्नि के जेसे, वलिष्ठ सिंहों के जेसे और मेघ में उत्पन्न होनेवाले वज्र के जैसे जो 
राक्षुस थेरकर आये थे, वे (गम के) अमि उगलनेवाले तीएण सुखों से युक्त बाणो की सहायता 
से स्वर्ग भे चढ़ गये 
उन ( राज्षसों ) के शिर बिखर गये। अभ्निकण विखेरनेवाली आँखें विखर 
गईं | धरती पर पहाड़ो के समान हाथी विखर गये। (राम के ) मेध-सह्श धनुष से 
विच्छिन्न वाण सव दिशाओं में बिखर गये और चिनगारियाँ विखेरनेवाले प्रथ्वी-जेसे राक्षमो 
के शरीरी से प्राण बिखर गये। 
थे चौढ्ह बड़े सेनापति, उनके रथ एवं उनके बडे शम्ब्र--इनके अतिरिक्त, बड़े कोप 
के साथ ( राम के ) सम्मुख आये हुए सब राक्षस उन वीर के वाणों से निहत होकर दुर्गध- 
भरे भीपण रक्त- प्रवाह में डूब गये । 
उन चौदही सेनापतियों ने चारो ओर देखा । कितु, अपने साथ आई ऊना मे 
एक भी ऐसे सैनिक को नहीं देखा, जिसका सिर उसकी घड़ से अलग न हुआ हो। 
इससे अत्यन्त ऋ्द्ध होकर उन्होंने दाँती को पीमते हुए अपने रथों को बड़े वेग के साथ चलाते 
हुए रामचन्द्र को घेर लिया। 
तब राम ने एक क्षण में अपने वाणों से उनके चौदहों रथो को विध्वस्त कर 
विया। तब वें विध्वस्त रथ, उक्क, घोड़े, सारथि, सब ग्रलय-काल में प्रभजन से फेंके गये 
पर्वतों के जैसे फैल गये | 
उनके रथ जब नष्ट हो गये, तब वे चौदहों सेनापति प्रृथ्वी पर ऐसे कूद पड़े कि 
धरती घेंमने लगी | वे अपने हाथो मे इढ धनुपों को लेकर, अपनी आँखों से सबको भस्म 
कर देनेबाली अम्नि-ज्वालाऐं, उगलते हुए वच्न-जेसे शरों को लगातार वरसाने लगे | 
_, रमने अपने तीह्ष्ण वाणों से उनके विध्यसकारी शरों को चूर-चूर कर दिया | 
उनके चौदही धनुषो को तोड़कर उनकी बुद्ध की उम्रता को शान्त कर ब्रया | 


३५० कब रामायण 


. तब वे सब सेनपरति धनुषों के खो जाने से अत्यन्त क्रुढ होकर, बड़ी शिलाओं को 
लेकर, आकाश में उड़ गये और सूर्य की कांति के समान ज्वाला उगलनेवाली शिज्षाओं को 
( राम पर ) बरसाने लगे ) 

शार्र-रूपी समुद्र को पार करनेवाले ज्ञानवान्‌ प्रद्यु ने, आणहारी धनुष के साथ 
अपनी भौहों को भी कुकाकर उनपर पत्राकार चौदह भयकर वाण छोडे, जिससे वे पर्वत-खंड 
एवं उन सेनापतियों के शिर प्रथ्वी पर आ गिरे | 

इस प्रकार वे चौदहो सेनापति मरकर गिर पड़े। तब अन्य एक राक्ष॒स-सेना, 
अनेक श्रों को उछालती हुईं तथा अपनी आँखों से अमि उगलती हुई रामचन्द्र के सम्मुख 
आ गई और पृथ्वी पर, गगन में एवं सब दिशाओं में फेल गई | यह देखकर देवरा 
काँप उठे | 

तब बड़े नगाड़े गजन कर उठे | बड़े हाथी गरजन कर उठे | दृढ़ धनुषों की 
डोरियाँ गजन कर उठी | शखों के साथ अश्व भी गर्जन कर उठे | मेघ-गर्जन के समान 
राक्षुसों की गर्जन-ध्वनि भी होने लगी। 

राक्षतों के द्वारा फेंके गये, गगन-मार्ग से आनेवाले शस्त्र, बीर ( राम ) के बाणों 
से कटकर कही अपले ऊपर न आ गिरे, यह सोचकर देवता लोग भाग जाते थे। समस्त 
लोक कॉप रहे थे। निष्कप रहनेबाले दिग्गज भी आँखें बंद कर लेते थे | 

उस उत्तम सेना का सेनापति तीन शिरोंवाला (न्िशिर नामक) राक्षस था। जो 
अपार बल-सपन्‍्न था स्वर्ण-मुकुटधारी था, अपने धनुष से तीछ्षण नोंकवालें वाणों की. वर्षा 
करनेवाला था और तिनेत्र के हाथ में रहनेवाले त्रिशूज्ञ के जैता आकारवाला था | 

उस राज्ञम-बीर के साथ, प्रंलयकालिक महातमुद्र के समान सब विशाओं से 
उमड़कर आई हुई उस रा्षम-सेना के बीच में धनुष को लिये, अपनी समता स्वयं करनेवाले 
चीर ( रामचन्द्र ) ऐसे लगते थे, जेसे घने अंधकार के मध्य दीप हो | 

उज्ज्वल करवालंधारी, वज्-सद्श घोषवाले, भारी कवच से आवृत, तथा कर नेत्र- 
वाले उस राक्षस ( त्रिशिरा ) की सेना पर राम अपनी शरवाहिनी चलाते हुए खडे रहे | 

तब उन राज्षुतों के पैर, भुजाएँ, करवाल, परसे, उनकी कटि और उनके छेत्र-- 
सब-के-सब कटकर गिर गये | 

जब ध्वजाएँ और कठोर क्रोधवाले अश्वों की पक्तियाँ विध्वस्त हो गई, तब बढ़ें- 
बडे रथ धरती पर गिर गये और भारी तथा वलिष्ठ मत्तगज वज्ञपात से हटकर गिरनेवाले 
परवंत-शिखरों के समान लुढक गये | 

शिर कट जाने पर कुछ राद्यस यह न समझते हुए कि उनके शिर कठ गये हैं; 
अपने विजयी धनुष से शर छोड़ते ही रहे । जिनके शिर अभी कटे नही थे; वे गगन में 
छाये मेघों के समान अपने शस्त्र चला रहे थे | 

ढाल लिये हुए विशाल हाथो, पर्वत-समान भीम आकारवाले वया स्वर्णमय 
कबच धारण करनेवाले महावीरों के शिरोह्दीन धड़ तड़पते, उछलते हुए ऐसे नाच छठे कि 
नूपुरों से भूषित अप्सराएँ भी वह नाच देखकर मुख्ध हो गई | 


अरण्यकाणड ३५९ 


चामर एवं श्वेतच्छत्र-रूपी फेनवाले, गज-रूपी ऊँची पीठवाले, ड्बते-उत्तराते 
मीनो से युक्त भेंवरवाले तथा शीतल घाटों में विविध रत्न-समुदाय को लाकर छितरानेवाली 
जीन, हौदा आदि नौकाओवाले रक्त के प्रवाह में जा मिलते थे और उसे नया रूप 
( अर्थात्‌ , रक्तवर्ण ) दे देते थे | 
हृढ वक्त दतोवाले कुछ राक्षस ( राम के ) अति तीक्षण बाणों से मृत होकर देवता 
बन गये और भ्रमरों को आहृष्ट करनेवाली पुष्पमालाओं से शोमित केशोवाली अप्सराओ 
के साथ रहकर अपने ही कबंधो का नाच देखने लगे | 
कुछ राक्षस देवों के संघ मे मिल गये और उत्तम कंकणों से भूषित अप्सराओं के 
साथ रहकर यह देख रहे थे कि उनकी ही मृत देह की छिन्न भुजाओ को किस प्रकार एक 
ओर से भूत पकडकर खाने लगते हैं ओर दूसरी ओर श्वान उन्हीं ठुकड़ों को पकड़कर खौच 
रहे हैं। यह देख-देखकर वे हँस पड़ते थे | 
कुछ राक्षस, जिनके वक्त, घुनकर प्रयुक्त किये गये रामचंद्र के बाणो के लगने से 
छिद गये थे और जो ( राक्षस ) कर्म-बधन से झुक्त होकर देवता बन गये थे, यह सोचकर 
मन में भय करने लगे कि अहो ! राह्षंसों की सेना विशाल है और राम तो एकाकी हैं, 
अब क्‍या होगा १ 
शुडधारी गज-सहृश बीर (राम) के वे बाण, जो कंटको ( राक्षमो) के शरीरों को 
स्केल कर रहे थे, नीच तथा काले मनवाले, भूठी गवाही देनेवाले व्यक्ति के बचनों के 
से थे। 
जिस प्रकार मनोहर पंखवाला भ्रमर अपनी शरण में पडे हुए कीड़ों को अपने रूप 
मे परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार उदार प्रश्नु ने मायावी राक्षसो को घेरकर अपने उत्तम 
शरों के पवित्र प्रभाव से देवो में परिवर्तित कर दिया। 
वहाँ की रक्त की नदियाँ; मानो यह विचार कर कि एक बलवान मनुष्य ने अनेक 
राज्षलो को भार दिया है, यह समाचार विजय-माला से भूषित रावण को देना चाहिए--- 
क्रोधी राक्षुसों के शवों को वहाती हुई (समुद्र में गिरकर) लका में जा पहुँची | 
चारो ओर जुटी हुई राक्रस-सेना को (राम के) वाणो ने सर्वत्र छिन्न-मिन्न करके 
उनके प्राणी को पी लिया, जिससे वह ( सेना ) धरती पर लोट गई, यह देखकर त्रिशिर ने 
कुद्ध होकर भी विलव किये बिना, रक्त-ग्रवाह में निम्न अपने रथ को गरान-सार्ग से चलाता 
हुआ गर्जन किया | 
; स्थिर रथवाले उस राक्षस ने, सबके लिए हृद सत्य का साक्षी बनकर रहनेवाले, 
उस धम-स्वरुप चक्रवर्त्ती के कुमार (राम) के शरीर को, गगन की वर्षा की तरह अपने तीछषण 
बाणों की वर्षा से ढक दिया | 
राम ने, (राक्षस के द्वारा ) बरसाये गये उन सव बाणो को अपने वाणों से छितन- 
मित्र कर दिया | फिर, चौदह वाणों से ( उस राक्षस के ) उज्ज्वज्ञ स्वरणमय रथ को ध्वस्त 
कर दिया और उनके सारथी को भी निहत कर दिया | मु 


इतना ही नहीं, उसी क्षण, देवो के कोलाहल-ध्वनि करते समय, ( राम ने ) 


ल्‍्ध्प 


धर कब रामायण 


स्व्रण के जैसे चमकते हुए तीक्षण फलवाले अनुपम वाणों से क्र कार्य करनेवाले उस राक्षम ऊे 
मुकुटधारी ( तीन ) शिरों में मे, एक को छोड़कर, दो को काट गिराया | 

तथ वह राक्षस रथ-हीन हो गया और उसका त्रिशिर नाम भी निरर्थक हो यया । 
तो भी उसकी ऋरता नहीं मिटी । जेसे गगन से काला मेघ उतरा हो, लोही उसने अपने 
वक्त धनुष से बाण-पुज ( राम पर ) उतारे | 

बिशिर, लल्लाट पर भौहो को चढाकर, ग्रलय-काल की वर्षा की तरह शरों की 
घनी वर्षा करनेवाले धनुप को लेकर युद्ध करने लगा) तब जिस प्रकार प्रमजन भेप वे 
विखरा ठेता है, उसी प्रकार राम से अपने अवार्य बाणों से उस (राक्षत) का धनुप काट दिया। 

यद्यपि उस (राक्षस) ने अपना धनुष खो दिया, तथापि घूरनेवाले उसके समझते 
सुख का प्रकाश रकम नहीं हुआ। उसकी मेघ-गर्जन की-सो ध्वनि भी मंद नहीं पडी। 
उसका भुजब्ल मठ नहीं पड़ा। उसके हारा रास पर बरसाये जानेवाले पत्थर भी कम नहीं 
हुए और चाक के जेसे उसका परिभ्रमण भी मद नही पड़ा | 

गगन मे स्वथ एकाकी रहकर भी उसने ऐसा साया-युद्ध किया, जेसे दो सौ व्यक्ति 
मिलकर दझुद्ध कर रहे हो । तब उसके दोनो पैरो को राम ने दो तीदण वाणों से काट दिया 
और दो बाणी से उसकी भुजाओ को भी काद दिया। 

सुजाओं ओर पेरो से हीन होकर वह ( राक्षस ) तीक्षण दाँतों को बाहर किये, 
परव॑त-कंदरा समान एवं मास-हुगग धि से युक्त अपने सुख को खोले हुए, रामचन्द्र पर गिरवा 
उन्हे निगलने को आया। उसे देखकर राम ने किंचित्‌ भी दया किये विना, अपने दीप 
व्रिजयशील घनुप “ एक नसाण ग्रदुक्त कर उसके एक शिर को भी काद दिया | 

न्रशिग पर्वत-शिखर की सॉति ज्यों ही भूमि पर गिरा, त्योहीं, सूर्य के जैसे चमकते 
हुए करवाल धारण विये, अपने विशाल हाथों में ढालो को लिये हुए, बाकी बचे हुए 
राज्षम, दषण नामक सनापति के मना करने पर भी वहाँ रुके नहीं; किंतु भाग खड हुए। 
उनके दीघ पेर, विशाल रक्त प्रवाही मे ऑतों के मध्य उलक जाते थे। 

यह दृश्य रखकर, आकाश में फूड बाँधकर स्थित वेवता ताली बगावर 
कोलाहल कर उठे । कुछ राक्षस, आदिशिष के फन पर स्थित धरती को दबात हुए भाग 
चले ओर बड़ाँ फैजो हुई चर्बी में फिसलकर उसमें छथ गये। कुछ राक्स अपने सुरगक्षत 
प्राणी रहे साथ भागे और श्र के ढेरों से टकराकर लुढक गये। 

गज्नग भागते हुए, धरती पर पट़े बरछे और करवाल की पारी से इनहे 

पैर कट जाने ले दीले 2 पड़े । कुछ, सूत राक्षसों के रक्त-प्रवाह में पर फिसल जाने से हुये 
गये। दुछ, भा वे सा। रख-वाराओं से कृदकर तरसे लगे. किंतु वे कही स्थिर सर से 
बह सके | डर 
कुछ रिसे भाग सह थे कि एसड्रे कद के चख्र और ग्वदग सिसनकर गिर याते ४ 
श्र उनके बरो से उनककूर उसे काटने सागते थे; तो भो 4 उसपर ह्यास ने दैले बे | ४ 


दए उच्ता 
भर की मृत्ति-स बस हुए ब्याइलचिस होकर नागिन दागी झे बच्च पर लग हू हे 
बीर [ राम ) ले बादी शो दैरम, मे. बँ यये हे सेनदाशा दौउबर भाग निकलते मे 
वीर (7 


अरख्यकाणएड श्र 


पे 


अतिवेग से भागनेवाले दुछ राक्षस, बड़े हाथियों के पेट मे पड़े छुती के द्वार-त्पी 
कदराओं में अपसे खड॒ग-सहित घुस जाते थे और पास खड़े कवंध को देखकर यह कहकर 
सिर पर अपने हाथ जोड़ लेते थे कि--हे मेरे साथी, तुम यही कहनो कि टुमने टमको नहीं 
देखा है | 
इस प्रकार भागनेवाल्ले राज्षसों को देखकर, अति वेगवान्‌ अश्वो से छुते रथ पर 
आरुढ दपण ने कहा--हमारे पराक्रम के योस्व युद्ध-कोशल से हीन इस मनुष्य को देखकर 
मत डरो | मै जानता हूँ कि डर का कोई कारण नही है। में कुछ कहना चाहता हूँ, 
उसे सुनो | 
जो लोग अपवश देनेवाले भव को मन मे रखकर जीते हूँ, उनसे सुन्दर कंगन 
पहननेवाली त्लरियाँ भी नही डरती हैं। धेर्य-रूपी कवच ही वास्तव में रक्षा कर सकता है। 
भय प्राणों की रक्षा कभी नहीं कर सकता | 
पूर्वकाल मे, तीदण भाले को धारण करनेवाले इन्द्र तथा अविनाशी त्रिढेंवों के 
साथ हुए युद्ध मे कौन राक्षम डरकर भागा था? कदाचित्‌ तुम लोगो ने, तुमसे डरकर 
भारनेवाले देवों से अब यह ( डरकर भागना ) सीख लिया है, इसीलिए अब यो भ्रात हो 
रहे हो । 
तुम इतने बडे वीर हों । फ़िर भी एक मनुप्य से हारकर, अपने हाथ में शत 
रखे, नगर में जाकर छिपने के लिए माग रहें हो | तुम अपनी मढमाते नवनोवाली पत्नियो 
के वक्ष से वक्ष मिलाकर आलिगन का सुख भोंगने जा रहे हो १ 
हे बीरो। (क्रोध से ) ताम्रवर्ण रहनेवाली तुम्हारी आँखें अब दूध के समान 
श्वेत पड़ गई हैं। अह्ो | क्‍या तुम लोग अपनी जल्लियो को, धने वन में भागते समय दृद्ल 
की शाखाओं के टकराने से अपनी पीठ पर लगे ज्षुतों को व्खाओंगे, या अपने वक्त पर लगे 
शरो के क्षत को दिखानेवाले हो | 
(इस हमारे शत्रु, मनुष्य का युद्ध-पराक्रम उन देवों के लिए भी दुष्पाप्य है-- 
( शत्रु की ) ऐसी प्रशंसा का कारण बनकर, इस प्रकार पीठ दिखाकर तुम्हारा भागना-- 
अजेय भुजबल से युक्त, तुम्हारे कुल के नायक ( रावण ) की वहन (शुर्पएणखा ) की नाक 
कटने की वात छोड़ भी दो, तो भी यह हमारे अपयश का कारण वन रहा है। अब इसने 
बढ़कर दवनीय दशा और क्या हो सकती हैं 2 
अद्भुत शत््र-प्रबोग मे निषुण, धीरता-पूर्ण थुछू-काय से जीविका-निर्वाह करने- 
बाले, शत्नुओ से छीनकर लिये गये करवालों को धारण करनेवाले, हे राक्षमों! अब क्या 
हुम लोग मोती आदि को वेचकर वणिक्‌-बृत्ति करनेवाले हो? था वीचक्षण वरछे, करवाल 
आदि से पृथ्वी को जीतकर कृपक-इत्ति करनेवाले हों / वताओं तो मही | 
यो कहकर उमने आगे कहा--तुम लोग छुछ नमय तक खड़े रहकर मरे दी 
धनुप का प्रभाव देखो | फिर, वह ( दप्षण ) स्वयं अपनी तरगायमान समृुद्र-सह्श सेना 
को लेकर ( राम के ) नम्मुख जाकर आक्रमण करने लगा | वह दृश्य देखकर देवता लोग 
भी मूच्छित हो गये। तब राम ने भी उससे बह कहकर कि--“अपने को मली भाँति 
वचाओं--आगे पग बढ़ा दिया | 


३५४ कब रामायण 


से तब ( गम के बाणों से सैनिकों के ) हाथ खडगो-सहित कटकर गिर गये। 

हृ के ऊँचे बढ़े हुए दत कठकर गिर गये | पबन-गति से जानेवाले रथ, ध्यजाओ- 
सहित, कटकर गिर गये | थोड़ों के शिर ऐसे कटकर गिरे, जेसे लाल धान की वालियाँ 
कटकर गिर रही हों | 

( राम के द्वारा ) प्रयुक्त शरो में से कुछ ( राक्षमों के ) मर्म-स्थानो को खोजते 
हुए चले | कुछ उनके कवच और वज्त्रों को उड़ाकर चल्ते और कुछ शर उनके ढालो 
और शरीर को भी ऐसे भेद कर चले कि उनके शरीर से रक्त की नदियाँ, पव॑त-निर्माशे के 
जमे बह चली। 

चुनकर प्रयोग किये गये कुछ ककपत्र ( बाण ), शरीरों में प्रविष्ट होकर राक्षततों ' 
के मर्म-स्थानों से घुम गये | अर्धचन्द्राकार वाण, उनके मर्म-स्थानों में न घुसकर उनके 
शिरों को काटकर उड गये | कुछ अति तीक्षण शर उनके कवचावृत्त वक्तो को भेदकर गये, 
और 'भल्ल? ( नामक कुछ शर ) मायावी राक्षस्रों के हृदय को भी छेदकर उत्ते गये । 

युद्ध की लीला रचनेवाले ( श्रीराम ) ने; दूषण के द्वारा प्रयुक्त सब वाणों को 
काठकर, उमके निकट स्थित राक्षसों के द्वारा प्रयुक्त अन्य शस्रों को भी ध्वस्त कर, अपरिमेय 
बल से युक्त उस राक्षस-सेना रूपी शब्दायमान समुद्र को कुछ क्षणो भे ही सुखा दिया | 

तब देवता लोग आननन्‍्द-ध्वनि कर उठे । रक्त की वड़ी-वडी नदियाँ बड़े परवंतों 
एव बृच्तों को बहा ले चलो । रामचन्द्र के द्वारा प्रयुक्त उम्र वाण दिग्विगतो में भी जाकर, 
उन दिशाओं को आदत कर रहनेवाले ऋर राक्षतों को आहत कर धरती पर लिटा डिया | 

युद्ध करने की इच्छा से जो राक्षस रण-क्षेत्र मे खडे रहे, वे सब मर मिटे| यम, 
उन (राक्षती ) के शरीरों से निकलनेवाले प्राणो को ढोते-ढोते बहुत थक गया) अब 
उन भूतों के बारे में क्या कह जाय, जो उन ( राक्षसों ) की चरबी को पेट-भर खाकर 
ऊँचे पवतों के जेसे लगते थे ? 

उस समय; दृषण अत्यन्त क्रुद्ध होकर, हाथियों, रथों, अश्वों, क्रोधी राक्षमो के 
मुकुट-भूषित शिरों कवधी, उज्ज्वल शस्रो से सुतजित शरीरो, उनकी श्वेतरग की चरवी-८ 
इन सबके ढेरों के ऊपर से होकर कोलाहल-पू्ण रथ को शीम्र चलाता हुआ आया। 

धर्महीन ( राक्षसों ) के शरीरों के ढेर की कोई सख्या नहीं थी। अठः, वह 
दृषण, य्यपि चरखी के जैसा वेगवान्‌ था, तथापि उसका रथ उन शव-राशियों पर चंढता- 
उतरता हुआ वडी कठिनाई से आगे बढा | उस कठिनाई के बारे मे हम क्‍या कहें ४ 

सुसजित केंसरोंवाले पतच्चीस अश्व जुते तथा लुढ़कते चक्रोवाले एक विलक्षण रथ 
पर वह (दृधण ) आरूढ था| भूमि के अधकार को मिटानेवाले चन्द्र के सहश स्थित 
रामचन्द्र के उज्ज्वल शर-लूपी यम के सम्मुख मानो स्वय उसके प्राण आ पड़े हों) ऐसी 
शीघ्रता से चह आया | हि 

उस रथ को तथा उसपर धनुप को हाथ में लिये हुए पर्वत के जेसे खड़े दूपण को. 
देखकर अकलक रामचन्द्र ने अपनी कृपा के कारण किंचित्‌ उसकी अ्शसा करते हुए कहा-ः 

'तुम्हारा साहस भी धन्य है ।! उस समय उस हर राक्षम ने तीन वाण अयुक्त किये। 




















2-2 कक अत नाई 2 शक पादका ब्दो दी जक  2 बरत्जक कक 
करनेवाले अष्ट दिग्गजों को दोने रवनेवाले दो में ते एक ( पादुका )* छो- जिन ( राम ) ने 
पे डे लोदा उनके ललाद पर गज जे प्र “० मु लक 2 
( अयोध्या को ) लोदा दिया था. उनके ललाट पर गज के मुझ पर दव मुख्णद् के सन्‍्गन 
च् तीनो थे “ नर्भ ह+ पु देवठा भय्म ०-2 लकि3# 
पद्ठ पर वे तीनो शर जा लगे, जिम दृश्व को देखकर सभी देंवदा मब्मीत हो गये। 
राम हज सोचा स््ज द्पण 4 ञ़ छाप प्रयोग जज < मल 
राम ने सोचा कि ( दूधषण के द्वारा ) शर-प्रयोग की गति एवं उनचा दल मी 








ग्रशंसनीय झैः मनोहर कांतिमय 8 मंब्दास हे जड़ा दोछऋाा अजित बाए ऋन- 
यह। फिर, मं गीहर काद डहाख से चुक्ते हाकर दाक्ष्य बाप हुन-हुनकर 
तल्रित शति > प्रयक्त शडि्-+ और उस € दघण जे हझीघ्रगानी ञश्वों अं ज्ड्ड रथ + ईद 
ल्वारतद गात स गयुक्त (कवच आर 3 ( दवज ॥ के जानत्नगाना बरदा त्त युक्त रथ भा ज्ध्वत्त 
ु हि. का 














मुझ पर ढतों में शोमायमन व्ग्गिजो भी समता ब्रनेगला, अति-तीक्य दशा 
विविध प्रकार के शत्रो को घारण ऋरनेवाला खर, वह जानकर 
राज्ुम-सेना ब्य विनाश कर दिया, अत्वन्त ऋुदध हुआ | 


वह झर, राजक्षुतों के माथ हाथिणें, अश्बो और रथो को सव क्शितं में फेलाता 
हुआ यों चल पड़ा कि उसे देखकग बम मी भण्मीत हो यवा| उसकी मना ने उन्द्र ब्ये 


आहत करनेवाले मेघो के समान आकर हृह धनुष वो हाथ में धारय क्यि छुए रचगज 
( सह्श रास ) को बेर लिया | 


म्दलल के ताल हाथियों छा. श्थों बने 
अदम्ब क्रर इंतचाले राद्ुम, मठजल व्हानवाले ठई्-बड़ हाथियों जे, रथों ब्ये 








ओर अर्वीं को अत्यधिक सख्या मे धग्ठी पर ले आये, जितमें घरदी ज्नो बहन ब्रनंडले 





यादिशेष का फण भी फटने लगा। फिर. वे मकर युद्ध करने लूगे। महिम्पसव गम के 


भी अति दीछप वाणों को प्रयुक्त किया | 


( रामचन्द्र के शरो से ) मत्तमज तड़पञ्ा गिरे। रखाँ में छुसे अश्व तड्णकर 











ग्रे अगद- मधित रु मुजाएं न्थ पेडपनर णन्िलडीर लत पैसे >न्‍ मांम ०57 का ्‌ . 
गिरे || इ-मूघत मुजाए तेड़पकर गा | आंत तड़पव्र फसर्स | मम से लगे अमे ऋ 


डे पडपकर न कम राक्षनों इंद्र >कोई -+ 
दुकंड़ें बड़पकर एगर | पर चड़पकऋर मगर | और ( न राक्ष्‌नों जी ) गम झुजाएं भी दड+ 

















इन के 253 शातक्षन $---#« दी कन्या ही आज नयी आय डर 5 
इन सबसे संदुत्त होकप राज्न-बीरो क्य कमूह सम्छुझ आबा | जिसे (गम्चन्क्र के 2 खर- 
ममृह-रुपी विध्वमक सेना ने छिन्न-मिन्‍्न | 
ममृह-रुप। पिष्चमक सना ने छिन्द-मिन्न कर दिया | न 
गम ) के प्रदुक्त व्ये जानेबाले उन 5522 
घम-स्वल्पी ( गम ) के छुनकर झुक्त (ल्‍व जानबाल जनों ब्गे भी मेदकर 
जा सकझत थे। भेद पवत व्ये मी भेद ते प् 











हद तय 
धरती का मार ददन बरनेत्रली दो  आइाक उप >ढ के 

१, घर ५.  । रन ला दा बल्तुछ ह-आविओेट कोर नहाक्ृगा गम्च्स कर पदुक्य, लिपि 
उन्होंने मग्त को दि 3 अमल न इन: मानती न थ्य 
डस्हान रन का दवा या, शादेए5 हय हो #बनयाः नानी गई है! +-इमुर 


३५६ कंब रामायण > 


के लोकों को भी पार कर जा सकत थे। घरती को भी मेदकर जा सकते थे | तो अब क्या 
यह भी कहले की आवश्यकता है कि वे ( बाण ) करवालो को उठाये, उपस्थित राज्ष्तों के 
शरीर को भी भेदकर जा सकते थे १ 

उस समय, उनको घेरकर आतेवाले सब राक्षसों का एक साथ विनाश करने के 
लिए राम ने जो वाण चुन-चुनकर चलाये, उन्होंते उन राज्सों को उसी प्रकार थ्ति शीघ्र 
मिटा दिये, जिस प्रकार किसी वलवान व्यक्ति के द्वारा किसी वलहीन को अत्याचार से 
मारकर चुराया गया धन (उस अत्याचारी बलवान को ) शीघ्र ही मिटा देता है। 

सव राक्षस-बीरो के मिठ्ठ जाने पर चीर-ककणधारी, अतिहुद्ध छूर खर, उत्तरो- 
त्तर बढ़ आनेवाली मजा और रक्त की धारा मे ऐसे ही अकेले खड़ा रहा, जेसे विशाल समुद्र 
के भध्य मंदराचल खड़ा हो | 

मन मे क्रोधाओ्ि से जलता हुआ वह ( खर ), अपनी लाल आँखो से चिनगारियाँ 
उगलता हुआ और अपने हृढ धनुष से वाणो को उगलता हुआ, बढ़ती हुई रक्त-धारा के मध्य 
से समुद्र-मध्य जानेवाली नौका के सदश रथ पर आया | काक और गिद्ध भी उसको पेर- 
कर आये | ए 

थुगात में सारे ससार को जल्लानेवाली अप के समान बैर एवं ऋरता से युक्त, 
एकाकी रहनेवाले उस राक्षस के अपने निकट आने के पूर्व ही, नीलकंठ (शिव ) के 
धनुष को तोड़नेषाले अस्चु, उत्तम बाणों को लिये हुए उसके सम्मुख बढ आये | 

अप के जैसे तीच्षण रूपचाले, पचन के जैसे बंगवाले तथा अन्य सब लक्षणों से 
युक्त तीदृणाग बाणों को उस राक्षुस-पत्ि ने छोड़ा | किंतु राम ने उन सबको वैसे ही सहसों 
उत्तम बाणों से छिन्न-मिन्‍न कर दिया | 

सत्त लोको के प्रभ्ु॒ राम ने प्रलयाधि से भी अधिक तीहण, नौ वाणों को प्रयुक्त 
किया। किन्तु, चक्र के रूप मे भुके हुए धनुपचाले खर ने अग्नि उगलनेबाले वाणों को 
चलाकर राम के वाणों को रोक दिया । 

फिर, खर ने माया-युद्ध करते हुए, शरों की वर्षा उत्मन्न की और रामचन्द्र के 
शरीर को उन वाणों से ढक दिया | इससे देवता भयभीत होकर भागे, तब महावीर राम 
अलब्त क्रंद्ध हुए और उनके उज्ज्वल दाँत और उन (दाँतो) को दकनेबाले ओठ दोनों ध्यत्यस्त 
हो गये (अर्थात्‌ , उनके दाँत ओठो को चबाते हुए उन ओंठो की ढकने लगे | ) 

राम ने यह सोचकर कि अब एक तीह्रण बाण से इस राक्षस को मिटा दूँगा, एक 
शर को धनुप पर चढ़ाकर उसे थआाकर्ण खीचा, तव उनके हाथ का धनुष, विशाल आकाश मे 
उत्पन्न मेघ-गर्शन के सचश घोष के साथ दृट गया। 

( राम की ) जय-जयकार करनेवाले देवताओं ने देखा कि राम का धनुष हह 
गया है और उनके पास अन्य कोई हृढ घनुष नही है और यह सोचकर कि हमारी शक्ति अब 
नष्ट हो गई है, भय से कॉँप उठे और च्याकुल हो उठे | 

इसी क्षण राजाधिराज के पुत्र (राम ) ने अपने अकेलेपन की एवं अपने धनुष 


अरशयकागड दप ७ 


के दृूट जाने को किचित्‌ मी चिन्ता किये विना ही प्राचीन सकेत के अनुमार अण्नी विश्ञाल 
बॉह को पीछे की ओर पसारा | 
चरुणदेंव ने यह दृश्य ठेखा और उनके मन की बात जानकर परशुराम से पूर्व 
मे प्राप्त विण्यु-चनुप ओ उस देवाधिदेश ( राम ) के हाथ ने लाकर रख दिया । 
वदण के द्वारा लाये हुए उमर धनुष को नीलमेबवर्ण प्रभु ने अपने हाथ में लिया 
और अपने बाये हाथ से उसे पकड़कर ढार्ये हाथ से खीचकऋर भुछावा) तो थमंहीन गक्षमों के 
बाम नेत्र और वाम झुजाएँ फड़क उठो। 
थो एक पलक-मर में गम ने उस धनुष को लिया, और उसे ऐसा कुकावा 
यम भी भयमीत हो गया | उनके बाढ़ डोरी चढाई ओर सो वाण प्रदुक्त क्यि, जिनसे 
का दृढ चक्रवाला रथ चूग्न्चूर हो गया। 
खर हृढ चक्रवाला अपना ग्थ खो बेठा | तब वह बड़ा हु 
आकाश मे उछल गया और सुन्दर तथा अनुपम धनुर्घारी राम की भुजा-ढुऐ मंद्रगचल एर 
बाणो की घोर वर्षा करने लगा | 
राम ने उन वापों को रोक लिया और अपने तूपीर से दीक्षण वापो को निकाल- 





४ 
४ 





'0॥ 
| 
[5]| 
श्र 
9 
| 
। 
छा 
खा 
॥१॥ 
ही 
अमन, 


खर ने, अपने दाहिने हाथ के कट जाने पर, अपने वारयें हाथ 
बच्न के समान मूसल को उठाकर- उसे राम पर फ्रेंका। तब लक्ष्मण के अग्रज ने उसे एक ही 
बाण से दर फेक दिया | 

जैसे कोई सर्प अपने विष-दत के टूट जाने के पश्छात्‌ फुफकार रहा हो- ऐसे 

ही वह खर एक बढ़े वृत्ष को हाथ में लेकर कण्टा|। तब गम ले एक अनुपम बाण ऋा 
उसपर प्रयोग किया | 

यबपि उमर खर ने अनेक वर ग्रात्त किये थे; कड़ा मायावी था ओर बढ़ा 
बलवान था. तथापि गक्षुतराज ( गवण ) के नप्त लोक के प्राषियों का विनाश करने के 
पाप के कारण, उसके ठक्षिण हाथ के जेसे ही उसका कठ भी क्ठ गया | 

उस समय, ठेवता हर्ष-ध्वनि कर उठे, नाचने और गाने लगे और पत्र पुष्प 
वरसाने लग | पत्रित्रमूर्त्ति (गम) भी सब विशाओ में फेल झुहरे को मिटाक्र निखरनेवाले 
स्व के समान ही चमकने लगे | 

अनेक मुनि आये और राम का अमिननन्‍्दन करने लगे; फिर पत्रित्र हृववाले 
( राम ) उन सीताजी के समीए जा पहुँचे, जो अपने प्रापो ( रामचंठ ) के राक्षम-उेना के 
साथ युद्ध करने के लिए चले जाने पर ग्रापहीन शरीर बनकर पर्णशाला में रहती थी | 


लक्ष्मण और मीता ने रामचन्द्र के उरणो को अपने धश्रुदल पे इस प्रदार धोवा 





कि उन चरण पर लगा हुआ, छुद्ध में मृत राक्षनी का रक्त और धूल धुल गये | 
१. प्राचीन संकेत यह ट--पहने बहुओग के सूद परझुराम ने राम से पराजित होकर ऋण्ने ण्त वन विष्पु- 
धतुष उन्हे दिया था। राम ने बह घलुय बन्‍्ण को सौण था और कहा था छि दद उन्हें उसकी 





73४] बण्पह्ता पृ्र्य न लंड आर 'ज्ज्ल्त ऑजजर 
झाहजपह्ता पट्टा, तह वह अ्छुउ उक्ट विस जाना आद्विा [ -शन 


३५८ कंच रामायर; 


एक मुहूर्त में मरे हुए राक्षमो का रक्त सवाह सब दिशायों मे भर गया। 
इधर ्रीरामचन्द्र विश्वाम करने लगे और देवता उसुद्र झे, पत्तियों से उठनेवाली लहरें के 
तसान, घोष करते हुए उनकी र्ठृति करने लगे | 
इधर जो दृत्तात कहना शेष रह गया है, अब उसे कहेंगे | रावण की वहन, अपनी 
छाती पीटती हुईं, अधकार तमान खर का आलिगन करदे दूर तके फेल हुए उसके उप्य 
रक्त-ग्रवाह में लॉटने लगी | 
मेने अपने मन में (राम को पाने की ) जो इच्छा की थी, हाय| उस इच्छा 
को अपनी नासिका के साथ ही मैने नही खोया | मैने अपले चचनों के कारण तुम लोगों 
(खर-दूपण ) के जीवन को भी मिटा विया | मे अलन्त कर हँ--थों रोठी रलपती हुईं 
से चली गई | 
विजयमालाधारी ( लका मे रहनेवाले ) राक्षत-समूह का भी नाश करने 
विचार से, ससार के प्राणियों को भवमीत करनेवाली जाँधी के सम्गन, वह ज्षीघ्र लक्षा भे 


जा पहुँची । (१-१६२ ) 


शणि। वि 


भधष्याय ७ 
मारीच-वध पटल 


शपणखा, कोलाहल से पूर्ण समुद्र की जैसी राक्षत-सेना के विन होने की बात 

को भूल-सी गई। रामचन्द्र के पवंत-सह्श कंधों के प्रति बाकर्षण गन को व्यथित 

करने लगा | उससे अत्थत व्याइुल हो वह वह सोचकर चल पड़ी कि, तरगो से भरे च्झु 

रूपी परिखा से आइत विशाल लंका में शीघ्र जा पहुँचूँगी ओर ( रावण से ) सीता के सोव्य 
कहेँगी | अब उस लका मे स्थित रावण का वर्णन करेंगे | 

ह (रावण) एक ऐसे अति मनोहर अनुफ्म रत्न-सडप में आासीन थ्य, जो (मंडप) 

इस नश्वर संसार से स्थावर-जगम पदार्थों की सृष्टि करनेवाले क्मल-भव, ऋहुर्सृख (अक्षा ) 

के लिए भी विरचित करने को असमव था और जो सूह्म ज्ञान से उत्तन्न अनुण्स दक्षता ते 

युक्त तथा निष्कलक धर्म के जेसे ही, सकल्प-गात्र ते सब वस्तुओं का सर्जन करनेवाले (विज्वर्ग्या 

नामक ) देव-शिल्‍्पी के द्वारा निर्मित होकर, उसके समस्त शिल्पशाल्ल-ज्ञान जो प्रकट 


करता था | 


६ 





| ७ 


/ 


श्रमरी से गृंजिव शिरवाले दिग्गजों के वाँतो को भी अपने कठोर आधात से 


द्व 
तोड़ देनेवाले ( उस रावण के ) मनोहर कधे, आकाश तक उन्नत होकर ऊँचे उदवाचल के 
समान शोभित हो रहे थे | उन कधों पर (रावण के बीस) कुण्डल इस प्रकार लत 
जैसे उज्ज्वल बिरण-पुज से बुक्त द्वावश दूर्व-मडल, मेद परत की परिक्रमा बरते हुए, वीठ 


॥ 


मसडलवाले होकर चमक रहे हों । 


तर 
क्ष 


सवा 


ते 


अरण्यंकागड श्र 


देवताओं में व्याध्-चर्म धारण करनेवाले (शिव), स्वरणमय वस्त्र धारण करनेवाले 
(दिप्णु) और कमल से उत्मन्न (ब्रह्मा) भी उस रावण को कुछ पीड़ा नही दे सकते थे, तो अब 
इस ससार में दूसरो के सबध मे क्या कहा जाय | (अर्थात्‌ , दूसरे कौन उससे दुद्ध करने की 
शक्ति रखते है ) १ सूहछ्म कट, पीन स्तनों, कोमल बॉस-समान कंधो, रेखाओ से युक्त नेन्नो 
तथा सबको आक्ृष्ट करने को शक्ति से युक्त सुद्रियों के साथ दुस्सह ग्रणय-कलह में भी न 
भुकनेवाले उसके किरीटो की पंक्ति अत्यन्त उज्ज्वल थी । 
( उसके आभरणों के ) उज्ज्वल तथा वड़े-बडे रत्न प्रकाश-पुज बिखेर रहे थे |_ 
(उसके) बज्रमय पर्वताकार कंधे, धरती का भार वहन करनेवाले विषमय सर्पराज के फनो के 
समान शोभित थे | ( उसके वक्ष पर ) के उज्ज्वल रत्नहार भयकर समुद्र से घिरी लका के 
मध्य स्थित उस कारागार का दृश्य उपस्थित करते थे, जिसमे (रावण) के द्वारा बंदी वनाकर 
लाये गये नवग्रह तथा उनके पाश्वों मे नक्षत्र रखें गये हो | 
अरुण कातिवाले, उत्तम रत्नों से खच्चित उसका बीर-बलय, उसके चरण मे 
शब्दायमान हो रहा था और अवणनीय महावल से युक्त राक्षस-नायको के गोरचमय रत्न- 
किरोटों की रगड़ खा-खाकर नव काति बिखेर रहा था | 
सुरो तथा असुरो ने सब दिशाओं से ला-लाकर जो सुरभित पुष्प ( रावण के 
अरणो पर ) वरसाये, वे पुष्प त्रिग्नुवन के राजाओ के छारा निरन्तर ला-लाकर समर्पित धन- 
राशियों के समान भरे पड़े थे | 
बिजली के जेसे चमकते हुए किरीटोवाले विद्याधर-नरेश, यह न जानने से कि 
बह ( रावण ) किस समय, किस ओर अपनी दृष्टि डालेगा, सदा अपने शिर पर हाथी को 
जोड़े हुए समा-मंडप मे उसके समीप पंक्ति बॉघे खड़े रहते थे | 
सिह-सदृश वलशाली सिद्ध लोग, उस (रावण) के समीप शिर भुकाये, हाथ जोड़े 
और संकोच-से भरे मन के साथ विनम्र होकर खडे रहते थे। यदि वह रावण किसी दासी 
को भी कोई आज्ञा देता, तो भी (ये सिद्ध लोग) यह सममकर कि वह उनको ही भाज्ञा दे 
रहा है, रूट उसे करने के लिए. दौड़ पड़ते थे। 
यदि बह रावण उस समा-सडप में मन्रियों को देखकर कोई वचन कहता, तो भी 
किन्नर ( यह सोचकर कि वह उन किन्नरों को कुछ दड देने की ही बात कर रहा है ); 
ब्याकुल्त तथा मयभीत होकर शिर भुकाकर खडे रहते थे ] 
नागलोंग, रावण को देखकर, विशाल (दक्षिण) दिशा के प्रभु तथा भयकर दड- 
धारी यम को देखनेवाले नरक-वासियों के समान ही, गदगठकंठ एवं भय-व्याकुल मन 
होकर घेरे खडे रहते थे । 
तुब॒द नामक ऋषि अपनी सगीतमव वीणा के साथ रावण की उन झ्ुुजाओं 
का यशोगान कर रहे थे, जिन झुजाओं ने दिग्गजों के वल को कुंठित कर दिया था; 
कंलाश गिरि को उखाड़कर महादेव के लिए अपवाद उत्पन्न किया था और इन्द्र के 
साथ युद्ध करके सभी स्वर्ग-बासियों को भवीत किया था | 
नारद सुनि, स्वर्ग में अचलित सगीत-पडति से किंचित्‌ भी स्जलित हुए बिना, 


३६० ऋष रामाययों 


अपने करो ले वीणा का नाठ करते हुए, तरस्वती के समान ही, दोपहीन राग में महुर 
वेद का गान करते थे और उसके कानों को तृत करते थे । 
भकर-मीन से पूर्ण समुद्र का अधिपति वदण, देव-तरुओं उथा विज्याधर-लोक 
के वृद्षी के पुष्पो से करे हुए मधु को, स्वच्छ जल के साथ मिलाकर, गेव नामक पिचकारी 
से भरकर, डरते-डरते उस रावण पर वूँदो में वरता रहे थे कि कही ( एचकारी का जत ) 
मबूर और हरिणी-सहश रमणियों के वस्त्र पर न पड़ जाये | 
- वासुदेव, सुगन्धित पुष्पो से करनेवाले पराग और मधु को, एव (उस समा में स्थित) 

राजाओ के ऊँचे-ऊेचे किरीटो के (एक दूसरे से) रगड़ने से करनेवाले रलों और मुक्ताओं के 
इकड़ी को, धरती पर उनके गिरने के पूर्व ही, इधर से उधर और उघर से इधर दौड़-दौड़कर 
इस अकार बटोर लेता था, मानों वह उस स्थान पर काड़-सा लगा रहा हो | 

बृहस्पति और शुक्राच्षार्ब--दोनों अपने हाथों मे विजली के जैसे चमकनेनाले दड 
लिये हुए; सारे शरीर को ढकनेवाले दीर्घ कच्ुुक धारण किये हुए, अधक् रूप से घूम-बूमकर 
( रावण के सभा-मडप से ) इन्द्र आदि देवताओं को वधीचित आसन व्खिने का कार्य कर 
रहे थे ( अर्थात्‌ , रावण की सेत्रकाई कर रहे थे ) | 

काल त्रिशूल आदि अपने शल्नो का त्वाग कर, अपने शरीर के वत्न से अपना 
मुँह ढककर, जब-जब चर्म से आवृत भेरी-वाद्य वजने का समय होता था, तव-तव आकर, 
ठीक समय की सूचना देता था | ( भाव यह है कि कालदेव रावण के समा-संडप में समय 
की सूदधना देने का कार्य करता था ) | 

उज्ज्वल अभिदेव, दीपी में सुयधित घृत को भर-भरकर, उत्तम कर्पर-बत्ती को तथा 
कपास की वत्ती को जलाकर, जलाशयो से स्थित रक्त-क्मल के समान दीपो को प्रकाशित 


कर रहा था| कक त बा है 
नवीन पुष्यों से पुष्पित कल्पवृत्त, असन्द काति से पूर्ण ( चितामणि आदि छेव- 


कोक के ) रत, दुधार (कामघेनु आदि) गायें वथा (शंख, प्म आठि) निधियाँ, (रावण के) 
मन के कोंसल भावों को पहचानकर क्रम-क्रम से अनेक वस्तुओं को लाकर उसके सामने रख 
ढेता था और उसे आश्चर्य मे डाल देता था। 

(रावण के पहने हुए ) कु डल आदि आभरण, अपनी धनी काति को इस गक्गर 
फेला रहे ये कि ऐसा लगता था, मानों सतत लोकों में राचि नामक पदार्थ ही कही नहीं रह 
गई है, न अष्ट व्शाओं में कही जेंधेरा रह गया है। शा 

गगा आदि नदी देवियॉ, अपने स्तन-भार से लचब्कनेवाली लता-प्मान कंटि के 
साथ, उस समा-सडप से आती और ( रावण पर ) अपने अरुण करो से अछुत एव पुष्प 
विखेरती तथा बारी-बारी से ग्रशस्तियाँ याती | है 

( नारायण मुनि के ) उठ से उत्पन्न उर्वशी" नामक अप्सरा को बागे किये हुए 





ट पर 
१ पुराणों मे एक कथा असिद्ध हे--दंद रिक्राश्रम में विष्णु के अशभृतत नर जार नारावण कमरा" झ्न्ष्यि चर 
गुर के हुम में तपस्या करते ये । उनकी तपस्वा को मय करने के लिए इन्द्र के द्वारा अं पित अप्तराजो 





किठा, जिसे ढखकर थे सत्र अप्सराएँ लण्जित होकर चली गई --उसदा नाम उर्वशी पड़ा। 


अरेशणयेकार्रंड छ्प्‌ 


_ःप्ण 


अनेक स्त्रियाँ, कलापी के समान चर्ममय वाद्यो (अर्थात्‌ , मर्दल आदि) के ताल के अनुसार 
अत्युत्तम नृत्य करती थी, जिसे वह ( रावण ) देखता रहता था | 
वह रावण, जिसने अपूर्व तपस्या के ग्रमाव से जिभुवन को भी अपने अपार बल 
के अधीन कर रखा था, अब (उस समा-मडप में) श्र रूपी धनुष को धारण करनेवाली काले 
तथा विशाल नयनोवाली रमणियों की दृष्टियो के प्रवाह में (तेर रहा) था | 
उस समय, रावण की वहन ( शूपणखा ), अपले लाल हाथो को शिर पर रखे 
हुए, स्तनों से लाल रक्त वहाते हुए, नाक और कानों से रहित होकर, अपना सुँह खोलकर 
मेघ के जैसे गरजती हुई, दौड़ी आई | 
वह ( शुप्णखा ) अपने अत्यन्त दुगन्ध-पूर्ण मुँह से रोती यरजती हुईं, युगात- 
कालिक समुद्र -घोष के समान शब्द करती हुई, व्याकुल-चित्त होकर, पश्चिम दिशा में दीख 
पढ़लेवाली संध्याकालीन लालिमा के जेसे केशो के साथ, (लंका के प्रासाद के ) उत्तरी द्वार 
से होकर प्रकट हुई | 
उसके इस प्रकार प्रकट होते ही, उस पुरातन ( लका ) नगर की राक््स-स्त्रियाँ 
उस ( शूपणखा ) के सम्मुख जाकर अपनी छाती पीट-पीठकर रोने लगी | हाय | विश्वुवन 
के शासक की वहन नककटी होकर, निस्सहाय इस प्रकार भवे, तो वे ल्लियाँ केसे उस दृश्य 
को सह सकती थी १ 
राक्षस, (शूपंणखा को) ह&त्‌ उस दशा में आती हुईं देखकर स्तत्ध रह गये | 
उनके मुख से कुछ वचन नहीं निकला, फिर वज्न-घोष के जेसा गर्जन करके, एक हाथ से 
दूसरे हाथ को पीठते हुए, आँखों से चिनगारियाँ निकालते हुए और ओठ चबाते हुए 
खडे रहे | 
कुछ राक्षस यह कहकर छ्लुब्ध हों रहे कि क्‍या यह कार्य इन्द्र का है? नहीं 
तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने किया है ? या चक्रधारी विष्णु का यह कार्य है? अथवा चंद्रशेखर 
का ही यह कार्य है १ 
कुछ राक्षसों ने कहा--(इस ब्रह्माड भे) कहने योग्य शत्रु कोई (रावण का) नही है | 
अतः, चिश्रुवन को अपने अन्तर मे रखे हुए इस ब्रह्मांड मे रहनेवाले) किसी भी व्यक्ति के 
द्वारा यह कार्य नहों हुआ है, इसे करनेवाले इस ब्रह्मांड सं परे रहनेबाला कोई होगा | 
कुछ राक्षनों ते कहा--'अरे, यह रावण की वहन है !'-यह वचन सुनते ही 
सत्र लोग इसे हे माता !” कहकर इसके चरणों को नमस्कार करते है। कोई इसके अपमान 
की बात सोच भी नहीं सकता । अतः, इस (शुर्पणखा ) ने स्वयं ही अपने कान-नाक काट 
लिये होगे। _ 
कुछ राक्षस कहते थे--5वेन्द्र युद्ध मं पराजित होकर अब ( रावण की ) सेवकाई 
कर रहा है, तीह्ण धाग्वाले चक्र को धारण करनेवाला विष्णु, शक्तिहीन होकर समुद्र में जा- 
कर रहने लगा है। अश्नि को हाथ में धारण करनेबाला शिव (रावण से डरकर ) पर्वत पर 
जाकर रहने लगा है. फिर ऐसा कार्य करनेवाला व्यक्ति कौन है ? 
वशस्त्री कुल में उसन्न कोई भी ब्यक्ति ऐसा कार्य करने का साहस नहीं कर 


जुं 


राज्य 


च्ठ 


के 


जपन्चचा 
रच 


अंश 


























हि + पा ही प्र खत न के ५ 
्ि है ' (५८ न डोज | 2] है /9 पद 2, [४ ॥ 6 |; डा का दि 
कई 7] 2 ५. ॥७ 5 मठ ५. 7 ॥ 5 | 
गा ॥ डर । १ की [त हर न + शत प १४ ।आं ए 
, ॥5 सीट के ध ४ 6, ्ि भें छि हट पु | ७ ४० ः 
/प >ट है | ६2 #".. ॥७४ है वर [ या ॥९ है «« 
6० “गा कि है 6, ४ 7 हक (0 हद है 6 0 [9 कु (2 
ध बह 0 6 | ४ ४? ४८ (५५ हे, (5 हि ४ ४ 90 हहए मा हे 
है... (छत के है 20 पा | कह || ॥+ ४/ पर कि ॒ छः | 
| | | ७ सी कि फ 0 गटर छः "ढ़ हि हे ॥0 . ऐ मर | (न 
09 (५ बा ( पप ए जा 7 ॥+ 4 ” भ5 |] 
आय धर न गैर ॥४ + प्र | 5 | पड 7 हि ॥80 [( 
9 ।॥४ 2 हा | हे] ध दाह, ॑> की. | 9 हा कह 
हि 3.४0 | ४” ॥/ 4 0 रा दि ५धए पर की * मैप ५ हि ९ 0. 2 ॥ शक 
प्र दे । |] ("9 0 १४ | हुई, के ॥/ ५ // ॥5 ५ 
४ /* ध जे ४ (5 |] ॥2॥ | 
का 5 ध्ि 2 
» प 8 
2 ते १0५ ।] 5] 
[५ "३ प 
! ((4्चु गैर | 
॥ थोठ ॥ए # थे 
जा | उप ७ 
४ ५ [, 09 ॥ ॥५ "७ 
; १० है 5 (8 ५४ 
/ | ४ 0४ 


के 0 % ८0 ० 








हु पे ५ कक 5, 
| क् 0 9 7] [[ 
है [५ या | ली] 

० 0 की हक 
यु तक 
शी ब्क 

| ते: 2 

2 व का हैं हे # ॥॥ 
गए ए की ० 

हर 5 हद | के ८ 7० ली 0० ॥| 
४ कह 5 26608 कह कक 2020 2 के 8 है 
ध (0 ॥ ० | जि ८ | ॥0' 7 न #20०5६ | ४७ ५ +' |! हनन ] [ पे ा हर ( गटर (40 ०६ 7, 3 ५| पर 
१ (2 07 ।% 9] शा घर | हि है? मै 9 ॥.. ट बा कं | न 

न ८ हा ष्टरकि २४ ४ ४ 2 ॥॥ ॥9 ॥ #6 /॥8 ५ 
+ | 2 पट ] ५ ि / ४ |] £ ७ ; 02 हे )४ हा ट (५ (! ॥4+ हा 

कि की, | ५5 ४", 2६ ४५२ ॥ /र 

न्‍ः ' ५ ५ न्धो 5] ४ (॥/ 

5 हो (4 8 ि॒ हि /। है] ; ७ ( ५ (५ श्री 
॥ ५! ४. 7 ०» बी, 0" ॥5 ॥४ हर | & | + (४ 
॥.. ॥99 ॥ 0 पु; फैट ७ [५ [६ | | १४ 0 6 ५ १ प्‌; | 

४ ॥ बज + की 22 $ 0 हि 0 फू 





अरंयंकाएड 


न-्प्फे 
दर 
रा 


हे 


खुले केश-पाशवाली बुद्ध राक्षस-क्तियोँ, यह कहकर कि शिव के कैलास को 
अपने विशाल करो मे उठानेवाले हमारे पराक्रमी प्रभु की वहन की यह दशा हो गई है । 
हाय। शोक से उख्िन हुईं, रतनों पर अपने करों से आधात करने लगी और उस्त री 
( शूरपगखा ) के परों पर आ गिरी | 
कुछ राक्स-ज्रियाँ, यह कहकर कि “अपने हाथ मे शूल् को रखनेवाले हमारे 
प्र के रहने के कारण लंका के पशुओं ने भी कमी ऐसा दुःख नहीं भोगा, अब क्या हमारे 
सब सुकृत मिट गये हैं?” दुःखी हुई और अपने अति सुन्दर नयनों से अश्नु की धारा 
बहाने क्गीं | 
जब लका-नगर इस प्रकार दारुण दुःख मे निमरन हो रहा था, तव शर्पणखा, परव॑त्- 
सानु पर आकर भुकनेवाले मेघ के समान समा-मंडप मे प्रविष्ट हीकर राक्षसराज ( रावण ) 
के स्वर्णमय विशाल वीर-ककण से भूषित पेरों पर आ गिरी। अकस्मात्‌ उसको उस 
रुप मे देखकर उस मंडप में बेठे हुए और खड़े हुए सब लोग भय से भाग निकलने का मार्ग 
देखने लगे। 
तीनी लोकों में श्रंधकार छा गया | (घरती का भार वहन करनेवाला) शेपनाग 
मयमीत होकर अपने फनो को भुकाने लगा, कुलपर्वंत हिल उठे, सूर्य कातिहीन हो गया, 
दिग्गज अपना स्थान छोड़कर भागने लगे, देवता भव से यत्र-तत्र छिपने लगे | 
उज्ज्वल-चलयभूपित (रावण की ) भुजणाएँ फूल उठी, उसकी आँखों से 
चिनगारियाँ निकलने लगी, दॉतो से अग्नि-ज्वालाएँ फूट निकली, कुचित भौहें ललाट के 
मध्य जा पहुँची | (रावण का क्रोध देखकर) सब सुबन डाँवाडोल हो उठे, देवता किंकर्तव्य- 
विमूढ होंकर खडे रहे | 
दक्षिण दिशा के शासक वस के साथ सब देवता, यह सोचकर कि अब हमारे 
विनाश का समय आ गया है छुपचाप पड़े रहे। स्वर्यल्लोक के निवासी तथा इहलोक के 
निवासी भी आरात होकर थर-थर काँपत हुए, उसासे भरते हुए घबराई हुईं दशा में अवाक 
खड़े रहे ) 
रावण के (कोप के कारण) ढाँतो से ववे हुए औंठवाले बिल-समान मुँहों से धुओआँ 
निकलने लगा। उसने श्वास छोड़ा, तो पक्तिशः रहनेंवाली उसकी मूंछो मे आग लग गई 
उमके तीकछण तथा उज्ज्बल दत विजली के जेसे चमक उठे, यी मेघ के गर्जन के समान गरजकर 
उसने पूछा--यह किसका काय है! 
शुपणखा ने उत्तर विया--अरण्य मे मीनकेतन (मन्मथ) के समान रुपवाले, स्व॒र्ग- 
एव पृथ्वी के निवासियों में अपना उपमान कही भी न पानेवाले ठो मनुष्य राजकुमार 
। उन्होंने ही करवाल से ( मेरे अगों को ) काट डिया है | 
शुपणखा के यह कहते ही कि मनुष्यों ने यह कार्य किया है, रावण से ऐसा 
ठहाका भरा कि सारी विशाएँ गूंज उठी | उसकी वीसो आँखों से चिनगारियाँ निकल पड़ी । 
फिर शईणखा में वोला--मनुष्यो का पराक्रम तो अतिल्षुद्र होता है, क्या तुम्हारा कथन 
नत्व है १ अमत्य कहना छाड़ दो, भव को दर करो और वधार्थ घटना बताओ | 


३२६४ कब रामार्यणु 


तब शूपंशखा कहने लगी--वे अपने रूप-सौदर्य मे मन्‍्मथ की समता करनेवाले हू. 
अपनी पुष्ठ भुजाओ के बल से मेर् पर्वत की दृढता को भी मिटाने में समर्थ है, एक क्षण-भर 
में सत्त लोक़ो के निवासियों के पराक्रम को मिटा सकते हैं। उनके गुणों का वर्णन मे 
अब केसे कर सकती हूँ ४ 

ते लोग सुनियो के प्रति आदर-भाव दिखाते है| गगन के चंद्र के सहश 
गुखवाले है | तरंग-मरे जल मे नाल पर शोभायमान सुरभित कमल के दल-सहश नेत्रवाले हैं 
वेसे ही (अर्थात्‌ ; कमल-तुल्य ही) कर-चरणवाले हैं, अपार तपस्या से सपन्न हैं | उनकी समता 
करनेवाले कौन है ? (अर्थात्‌ ; नही हैं |) 

वे बल्कलघारी हैं! विशाल वीर-बलयधारी हैं। वक्ष पर सुन्दर सत्र ( यशो- 
पवीत ) से शोभायमान हैं| धरुर्विद्या में निपुण है। वेद के आबास वाणी से युक्त है| 
कोमल पहलव-सदृश ( मदुल ) शरीरबाले है। तुमसे भयभीत नही होनेवाले है। ऐम्हे 
धूलि के समान भी नहीं समकनेवाले हैं। शब्द-रूप शास्त्रों के समान ही अक्षय रहनेवाले 
पृणीर धारण करनेवाले हैं | 

उत्तम चरित्रवाले सुनियों ने उन दोनों के निकट आकर निवेदन किया कि अपने 
मन को सयम में रखनेवाले हमलोग राज्सों से आशंकित हैं। इसपर उन मनुष्यों ने 
शपथ की कि सब लोकों को जीतनेवाले रावण के कुल का हम समूल विनाश करेंगे। 

हे प्रश्न । क्या एक ही लोक में दो मन्‍्मथ निवास करते हैं १ क्या धनुविद्या से 
उनसे अधिक निपुण कोई है ? _क्या उनकी समता करनेवाला कोई एक भी व्यक्ति है ? उन 
दोनों मे से प्रत्येक, अकेले ही, तिमूत्तियों की समता करता है | 

सारे भूमडल में अपना शासन-चक्र प्रवर्त्तित करनेवाले दशरथ नामक प्रशस्त राजा 
के वे दोनो पुत्र हैं। किंचित्‌ भी दोष से रहित हैं | अपने पिता की आश्ञा से दुर्गम अरण्य में 
आकर निवास कर रहे हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं |--यों शूर्पणखा ने कहा | 

अमृत-सहश प्यारी बहन (शूरपणखा) की नासिका को तीदण करवाल से काटने- 
वाले, मनुष्य हैं। काटने के पश्चात्‌ भी वे जीवित हैं। ऐसा होने पर भी नवीन खडग 
को धारण किये हुए रावण, किंचित्‌ मी लजित हुए बिना, नयन खोलकर देखता हुआ अभी 
तक प्राण रखे हुए है |--इस प्रकार रावण कहने लगा | 

सर्वन्ष विजय पाकर, अपने पराक्रम से राज्य को प्रा करने पर भी अन्त में सुझे 
यही (अपयश) मिला है। मेरा सारा यश मिद गया| संसार के समस्त वीरी के शिर 
कठ जाने पर भी, मेरा खोया हुआ मान किस प्रकार लौटकर आ सकता है १ नि 

सुझे इस प्रकूर अपमानित करनेवाले मनुष्य भी अभी तक जीवित है | उनके 
प्राण अमी स्थिर हे और मेरा यह खड॒ग भी अमी मेरे हाथ में वर्तमान है। समुद्र मर 
उत्नन्न विष को पीनेवाले (शिव) के द्वारा प्रदत्त मेरी आयु मी बनी हुई है। मेरी झुजाएँ 
भी हैं तथा मैं भी (वेसा ही ) हूँ। हु है 

है मेरे मन | क्या यह सोचकर कि ऐसा अपवाद शूल बनकर हुस में छुभ गया | 
तू लखित हो छंट्पटा रहा है, दू व्याकुल न हो। इस अपवाद को दोने के लिए मेरे दस 


अरशयकागड ३६५ 


शिर ह। उन (शिरो) से मी अधिक सख्या मे मेरी भुजाएँ है) फिर; ठुके क्या क्लेश 
हो सकता है? 
यो कहकर वह (रावण) हँसने लगा और अपनी आँखों त चिनगारियाँ निकालने 
लगा। फिर पूछा--छँचे पर्वतों से भरे दडकारण्य मे रहनेवाले खर आदि राक्त्सों से 
क्या इन निस्सहाय सन॒ष्यो को अपने शस्त्रों से मिटा नहीं दिया १ 
रावण के ये वचन कहते ही, शुप्ंणला निर्मार के समान अश्रु ब्हाठी हुई, 
अपनी छाती पीटती हुई, धरती पर लोट-लोटकर रोने लगी और वोली--हे तात ! हमारे वे 
बन्धु भी शीघ्र उन (मनुष्यों) के द्वारा ध्वस्त हो गये | फिर, सिर पर हाथ धरकर सारा 
वृत्तात कहने लगी | हे 
खर आदि वृषभ-सह्श बीर, मेरे मुँह से घटित वृत्तात को सुनकर अपनी सारी 
मना को लेकर बड़े कोलाहल के साथ वहाँ गये और सृत्र-किरणों का स्पर्श पाकर विकसित 
कमल की समता करनेवाले अरुण नयनों से शोमित राम नासक वीर के धनुष से तीन घड़ी 
के अन्दर ही वे स्वर्ग में जा पहुँचे--यों शप्णखा ने कहा | 
“उसके भाई (ख़र और दूधण), एकाकी राम के साथ के युद्ध मं, अपनी विजय 
माला-भूपित सेना के साथ मारे गये'--यह वचन उसके कानो मे पहुँचने के पूर्व ही रावण 
की विशाल ओऑँखे, वनच्न और जलधारा को गिरानेवाले मेघ के समान अश्रुओं के साथ 
अग्निकण उगलने लगी । 
उस मसय रावण के मन में जो क्रोध उत्नन्न हुआ, उससे दबकर उसका दुःख, 
अनि मे पडे घृत के जेमा काम करने लगा | उसने प्रश्न किया--वे मनुष्य तुम्हारी नाक 
और कान काटे--ऐसा तुमने कोन-सा अपराध किया १ 
शूर्पणखा ने उत्तर दिया--किसी के द्वारा चित्रित करने के लिए असमव स्पवात्ते 
उस ( राम ) के साथ (एक स्त्री आई हुई है, वह) कमल के आवास को छोड़कर आई हुई 
लक्ष्मी के समान है, बिजली के तुल्य कटि से शोमित है, बाँस के जेस कोमल कथधोवाली है 
एव स्वर्ण के रंग की देहवाली है| उस नारी के निकट मैं गई थी, वस इतना ही मेरा 
अपराध था | 
यह सुनकर रावण ने पूछा-- वह नारी कौन है ? तब उस राक्षसी ने कहा--है 
प्रसु ] उस नारी का जघन-तट ऋक्रवाला रथ है, उसके स्तन रक्त-स्वर्ण के कलश है, जिनपर 
इग्रुदिक धातु के सपुट लगे हैं, यह भूमि का बड़ा सौभाग्य है कि उस नारी के पद-तल का 
स्पर्श उसे मिला है। अहो | उसका नाम सीता है |--यो कहकर शर्पणखा सीता के र्प का 
वणन करने लगी। 
उसकी वाणी श्रमगें की गुजार तथा मधु के समान रस-भरी है, उसके केशपाश 
मधुपूर्ण पुष्यों से खुवासित हैं। अप्मराजों के लिए भी पूजनीय, कमल मे निवास करनेवाली 
सुन्दरी लद्दगी उतकी दासी बनने के लिए भी योग्य नुद्दी है। यह कहना 
सोडर्य का वर्णन करेंगे, अज्ञान का कार्य होगा | 
है प्र) अपनी वाणी को अमृत से भर-मरकर लानेवाली (अर्थात्‌ . थमृत-समान 


बंद उसके &.. 
भी कि हम उसके 


दर्द कंच रामायण 


ल्‍्प्ण 
्ी 


मीठी बोलीवाली) उस नारी के अलक) मेघ-समान हैं। सुतजित केश-पाश, भुके हुए सतत 
घन की समता करते हैं। उसकी डेंगलियाँ, रक्त-प्रवाल के तुल्य हैं| उसका बदन; यद्यपि 
निर्दोष कमल-पुष्ठ के परिसाण का है, तथापि उसके नवन समुद्र से भी अधिक विशाल हैं। 
'सन्‍्मथ शिव के नेत्र की अन्नि से जल गया'--यह कथन सत्य नही है। सुल 
बात तो यह है कि उस मनन्‍्मथ ने, स्वामाविक सुर्ंधि से मरे केश-पाशवाली उस सीता को 
देखा, किन्तु उसके सौदर्य को अपनाने में असमर्थ रहा, जिससे अवर्णनीय पीडा से दुखी होकर 
उसका शरीर क्षीष हो गया, इसीलिए वह अनंग वन गया ! 
हमारे शत्रु-देवों के लोक मे जाकर ढूँढ़ो, फनवाले नागो के लोक में जाकर 
ढूँढ़ो, कही भी वैसी रुपबती नही मिलेगी | छुद्दार की गरम भदठी मे तपाकर बनाये गये वरद्े 
और करवाल को भी परास्त करनेवाले नयनो से शोमित वह नारी इसी धरती पर है, किन 
किसी के लिए भी उसका चित्र अक्रित करना असमव है| 


क्या मैं उसके कथी की सुन्दरता का वर्णन करूँ ? या उसके उपत्वल झुख पर 
स्मदित होनेत्राले मीनों (अथात्‌, नयनों) का वर्णन करूँ १ या अन्य अति मनोहर अ्रगो का 
बर्णन करेँ ८ से पुनः-पुनः चकित रद्द जाती हूँ. किन्द॒ उसका वर्णन नहीं कर पाती हूँ। हम 
तो कल स््रथ ही उसे देखनेवाले हो तो फिर मै क्यो तुमसे उसका वर्णन करके बताऊे ! 


वि यह कहे कि उसकी भौहे धनुष के समान हैं, उसके नेत्र वरछे के समान है; 

उसके दाँत मोतियों के मसान हैं, उसका अधर प्रवाल के समान है, तो यह केवल कथन-मात्र 

होगा। वास्तव से ये सव उपसान उसके अबयवों के योग्य नहीं हैं। अत बहने 

यौस्य उपमान कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का उप्मान देने की अपेक्षा तो यही कहना 

. अधिक संगत होगा कि धान धान के समान ही है ( अधीत्‌ ; धान की उपसा धान से ही 
दी जा सकते? ६) ) 

हे पु; #क ग्गा एची देवी को पाया है | पण्सुख (कार्चिकेय) के पिता (शिव) ने 

उम्रा को पाया है। (विष्णु) ने छुन्दर लह््मी को पाया हैं। यदि हम सीता 

की पा लोगे, तो फिर वे (इन्द्र, शिर्त और विष्यु) ठम से छोटे रह जायवेंगे। इतसे दृम्हाग 

महत्त्व उनमे अधिक बढ़ जायगा। ः 

गगनोंत्रत कंघीवाले हे वीर ! (अर्थात्‌; शिव) ने (अपनी देवी को) अरधांज्न म 

रख लिया- एक ( विष्यु ) ने कमलभव ले है को अपने बच्ष पर ग्ख लिया | अत 

बाणी देवी की अपनी जिछ्मा एर रख लिया, यदि हम बने की विश्युव्‌ को परास्त करनाल 

सता को पाओगे तो जे कहाँ रखोगे ? ( भाव यह है- गीता 






4 


सूद्रम कदि में शोमित उस मी रे 
तुम्हारे लिए शिर पर वारण करते वोग्य है । )40 २ ५8 
तु हे प्रभु | दै सग्दार | शिशु ञ्यी सी मधुर 'लीवाली उस सीता लो पाने पर हम 
छुछ भी कमी का अनुभव नही करोगे) दम अपनी इस संपत्ति को) सा हर हक 
रहे हो; उसी की दे दोगे। में द्म्शरा ह्ति कग्नेबाली हूँ, हिन्त 28 अस्तपुर में रहदे 
बाली शुरु छी-सी बोलीवाली सब खुब॒तियो का आहत अवश्य कर रहा हूँ। 


अरशयकाणड ३६७ 


रथ-तुल्य जघन-तट से शोमित वह सीता, देवलोक में या इस लोक में किसी 
कचुक-बद्ध स्तनवाली स्त्री के गर्भ से उत्मन्न नहीं है | पूर्वकाल मे, शंख के समान श्वेत जलवाले 
समुद्र ने, देवासुरों के द्वारा मथे जाने पर प्रफुलल कमल में आसीन लक्ष्मी को उत्मन्न 
किया था | अब भूमि, उस लक्ष्मी को भी परास्त करनेवाली सीता को देकर धन्य हुई है। 
मीनकेतन के आनन्द को ब्रढ़ाते हुए; ससार की ग्रशंसा का पात्र बनते हुए, 
श्रमरों से आवासित पुष्पो से विभूषित बुन्तलोबाली तथा सूछम कटिवाली सीता को ठुम 
अपना स्वत्व वना लो और अपने पराक्रम का प्रढर्शन करके राम को मेरे वश में दे दो। 
हे मेरे प्रभु। यव्षपि भाग्य हमे (जीवन के) फल प्रदान करता है, तो भो महान्‌ 
तपरिब्यों को भी वें फल, समय पर ही प्रास होते हैं। उसके पूर्व नहीं मिलते हैं। दस 
सुख, वीस नयन, बीस हाथ, झुन्दर रूप और मनोहर वक्ष से शोभायमान तुम अब आगे चल- 
कर ही वडा गौरव प्राप्त करनेवाले हो । 
इस प्रकार की सीता को तम्हारे पास पहुँचाने के विचार से मै उसके निकट गई, 
तब उस राम के भाई ने बीच मे पड़कर चमकते हुए कटठार से मेरी नाक काठ दी | मेरा 
जीवन तो तभी समाप्त हो गया | फिर भी, इस विचार से कि तुम्हारे सम्मुख आकर सारा 
वृत्तात बताने के पश्चात्‌ ही अपने प्राण त्याग करूँगी, यहाँ आई हूँ, यो शुपंणखा ने कहा | 
( शूप॑णखा के बचन सुनते ही रावण के मन से ) क्रोध, वीरता, अभिमान के 
कारण उत्पन्न ताप--ये सब इसी प्रकार मिट गये, जिस प्रकार पाप के रहने के स्थान से धर्म 
मिट जाता है और जिस प्रकार एक दीप, दूसरे दीप के स्पर्श से अज्वलित होता हे | उसी 
प्रकार रावण के मन में काम-व्याधि और उससे उत्पन्न होनेवाले ताप ने घर कर लिया | 
रावण खर को भूल गया, अपनी वहन की नाक को काठनेवाले वीर के पराक्रम 
को भूल गया, उमसे उत्यन्न अपने अपयश को भूल गया, शिव को जीतनेवाले मन्मथ के 
बाणो के प्रभाव के कारण वह पूर्वकाल मे प्रात्त अपने वरों को भी भूल गया, किन्तु सीता, 
जिसके रूप के विपय में उमने अभी सुना था, उसको नहीं भूल सका | 
सूहछ्म कटिवाली सीता का नाम और रावण का मन दोनों एक होकर रह गये | 
अब सीता के अतिरिक्त अन्य किसी ब्रिषय के बारे मे सोचने के लिए भी उसके पास दूसरा 
मन कहाँ था १ सीता को भूलने का कोई उपाय ही उसके पास नही था | पढ़ें-लिखे व्यक्ति 
भी जबतक आत्म-ज्ञान नही प्राप्त करते, तबतक वे काम को कैसे जीत सकते है 2 
उन्नत प्राचीरवाली लका का अधिपति, कन्नापी-तुल्य रूपवाली सीता का हरण 
करके बदी बनाने के पूर्व ही उसको अपने मन-ल्‍्पी कारागार से बदी वना लिया | धूप के 
स्पश से मक्खन जेपे पिघलता है. उसी प्रकार शल्लधारी रावण का हृठय धीरे-धीरे पिघलने 
लगा | 
विधि की विडवना के कारण, भावी की प्रवलता के कारण एवं उस लका का 
विनाश निकट आने के कारण राबण की काम-व्याधि उनकी सब इन्द्रियों मे उसी प्रकार 


ब्यात्त हो गई- जिम अकार विद्याविद्ीन मूह व्यक्ति का छिपकर किया हआ कोई पाप: 
्उ 


८ हे -कर्म 
सत्र प्रकट हो जाता है | 


३७० कंब रामायण 


अत्यन्त शिथिल हों गया | तब उसने अपने परिजनों को आज्ञा दी कि तुमल्ोग जाकर 
शीघ्र चंद्रमा की ले आओ , क्योकि लोग कहते हैं कि वह शीतल होता है ] 

परिजनों ने जाकर उस पूर्णचंद्र से, जो दारुण क्रोधवाले राक्षस ( रावण ) के 
द्वारा शासित उस विशाल लकापुरी के ऊपर जाने से भी डरता था, कहा कि--डरों नहीं, 
शीध्र आओ | राजा तुझे बुला रहा है। इसपर चंद्र अपने मन की अधीरता को छोड़कर 
आकर ग्रकट हुआ | 

युद्ध से परास्त होकर बेर को छिपाकर दबे रहनेवाले लोग, अपने शत्रु के 
कमजोर पड़ने पर जिस प्रकार उस (शत्रु ) को सताने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उसी 
प्रकार मडलाकार चद्र रावण के ग्राणी के लिए यम-जेसा बनकर, सूक्ष्म सिकता से युक्त 
जल-मभरे समुद्र से उद्ति हुआ | 

चंद्रमा, अपनी अबर्णनीय किरणों को सब दिशाओं मे फैलाकर ऊपर उठा और 
स्वर्ग तथा धरती के निवासियों में से किसी के लिए भी प्रिय न होनेबाले उस रावण को 
सताता हुआ (वह चंद्र ) इस प्रकार दिखाई पड़ा, जैसे आदिशेष पर शयन करलेवाले 
बिष्णु के द्वारा रावण के बध के लिए भेजा गया चक्रायुध ही हो | 

क्ञीर-सागर के अमृत को छुक-छुककर पान करनेवाला चद्रमा, अपनी शीतल 
किरणो के सझुदाय को चारों ओर व्यात करने लगा ।* वह चंद्रिका टेढी भौहों और लाल 
आँखोवाठे रावण को ऐसी लगी, जैसे आग में पिघली हुईं चॉदी भर-मरकर चारों ओर 
छिड़की जा रही हो | 

चद्र-किरणें, जो धरती पर संचरण करनेबाली विजली-सी लगती थी, शलि 
धान के मनोहर खेतों से आबृत सिथिला नगर के राजा की पुत्री के सौदर्य का वर्णन सुनकर 
विरह-पीडा से तप्त होनेवाले रावण को उसी प्रकार जलाने लगी, जिस प्रकार कभी 
पराजित न होनेवाले शत्रु की कीर्चति किसी वीर को जलाती है। 

वीर-ककणधारी यम भी जिसको देखकर भयभीत होता है, उस रावण ने पूछा-- 
मैने कहा था कि शीतल किरणोबाल्ते चद्र को ले आओ, तो जलानेवाली आग और दास 
विष में बुकी हुईं तपती किरणों से युक्त शूय को कौन ले आया १ 

उस समय, कुछ दासो ने भय के साथ निवेदन किया--हें अझ्च। वह चेन 
सत्य नही है कि जिसे लाने की आज्ञा नहीं हुई थी, उसे हम लाये है| अरूण किरणवारा 
सूर्य सदा रथ पर ही आता है | यह चंद्रमा यश्षपि आपको उष्ण किरण-सा ठंगता है; वो 
भी विमान पर ही आरूढ है | कि 

मर्ष के फन के जैसे जधन-तठ तथा शीतल बचनो से युक्त र्मणियों के प्रति होल 
वाले प्रेम की वेदना को उस ( रावण ) से इससे पहले कभी नही जाना था | पह अये खरा 
से अत्यन्त पीडित हुआ | अब उसे ज्ञात हुआ कि शीतल और मनोहर कमल-पु्ा दा 
शत्रु चद्रमा, यही है। फिर, उस चद्र मे प्रार्थना करने जगा कि है चद्र । दे मेरे भा 


कोला दे। 
रावण कहने लगा--है नक्षत्रों के पति । दूं च्लीण होता है। तेरा शर्सिर रेत 


अरयकारड ३७१ 


पढ़े गया है। तेरा अन्तर काला हो गया है। अपना सहज चुण--शीदलता--छोड़कर 


तू तप रहा है, क्या तू मी अकेला रहता है और किसी सुन्दरी को देखे हुए व्यक्ति से उत् 
( सुन्दरी ) के सौदर्य की चर्चा सुनी हैं? ( जिससे यो विरद से णीडित हो रहा है )। 
मेरे हृ़य में पुष्पवाण बिना रोंक टोंक के लग रहे हैं। उनमे मेरी रक्षा बन्‍नेवाला कोई 


नहीं है। अब मेरे प्राणों को कोन वचायेगा १ 





गया है, छ्वीण हों गया है और तम॒ हो उठा है। वढ़ि शत्रु की सपत्ति को देखकर है 
इस प्रकार मिट गये, तो तू विजय केसे पा सकता है £ दुद्धिमान्‌ व्यक्ति (न्रु व्ते हराने के) 
पराक्रम से रहित होते है, तो विवेक से अपने ऊपर सबम रखते हैं | 

इस प्रकार, अनेक वचन कहकर वह पीडित होता रहा | फिर, उससे परिजनों को 
आज्ञा ठी कि इस चद्र को गत्रि-सहित यहाँ से हठा दो और सर्व को द्नि सहित ले 
आओ | उसके यह कहें के पूर्व ही उपेक्षित चद्रमा और गत्रिव्गल हट गये | एक क्षुप 
काल में ही अवर्णनीय सूर्य तथा दिन का समय आ पहुँचा । 

वैद की ऋचाओं को जाननेवाले (त्ह्षण) अग्नि में घृत डालकर जब होम करते हैं 
तव जिस प्रकार वह अग्नि प्रज्जलित होती है, उमी प्रकार पिघले हुए ताँवे के जेसी किरपों- 
बाला सूर्य प्रकाशमान हुआ | उससें रक्त-झमल विक्मित हुए | दर्व के आयमन ने रक्त दुमुद 
दवकर निर्जीव-से हो गये | वे उन कुद्ग व्यक्तियों के जैमे थे, जिन्होंने अयसे लिए अवोग्य 
उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर उससे गर्जित होकर फिर उन्हें खो दिया हो | 

विश्व के आभरण-जेसे रहनेवाला दूर्स एक दिशा में आकर ग्रकठ हुआ, दो 
चद्रमा लज्जित हों; कांतिहीन हो, काँपता हुआ और अपनी पत्नी--राजि हार अनुदृत 
होता हुआ, दूसरी दिशा में गगन-मध्य से टट उत्ता | वह उस कुद्र राजा के समान ण, जो 
किसी यशस्वी तथा पराक्रमी शासक की आजा से अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है | 

विविध कर्णामरणों से भूषषठ जो राक्षुम-छुन्दरियाँ पुष्य-पर्यकों पर अपने पतियों 
के समागम का सुख उठाती हुई प्रणय-कलह मे क्ृद्ध हो गई थीं, अब हृठात्‌ रात्रि के हट 
जाने पर भी उस वात को न जानकर; स्वप्न में भी मान करती हुई ( निद्धित ) ण्ड़ी रही | 

. ईछ राक्षस-त्त्रियाँ, वर्धरात्रि में ही हृठात रात्रि के नमात हों जानें के व्यग्ण- 

मुमृपु-प्राष सी हो गईं, थग्थराती हुई काँप उठी और उनकी आँखों से आँस इस 
वह चले, जिस प्रकार प्रफुल्ल नीलोलल से मथु-बिंदु बह चलते है| 

कुछ गछुस-ज्ियाँ, जो ₹ई के कोमल पर्यक पर क्ाम-मुख का आनन्द ग्राम 
कर चुकी थी. दुच् की पुष्ठ शाखा से लिपटी हुई लताओं के समान, अपने प्राप-पतियों के 
पुष्प-महश दोनो बाहों दवारा छता ने बँधी हुई. निद्वित पड़ी थी। 

उत्तम मत्तगज. जो उनके कृमो पर गृुजार 





पर गुजार भन्‍ते हुए मंइराच्वाले श्रमरे के 
पड़े थे. उन मत्॒पों के समान ये 


रे७२ कंव राम|यणु 


जिस प्रकार कुल-नारियाँ, विद्या-बुद्धि से युक्त अपने प्रिवतमों से विदुक्त होकर 
कातिहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार, वहाँ के ग्रासादों भे रखे हुए दीप, तेल के न घटने पर 
भी. निष्मम हो गये | 

प्रभात-काल में विकसित -होनेवाले पुष्प, उनके धुन्दर दलों को खोलनेवाले दूर्योब्य 
के होने पर भी, प्रफुल्त न होकर, विशाल पर्यक पर सोई हुई सुन्दरी के बन्द नयनों के 
जेसे बंद पड़े रहे | 

सब लोग गहरी निद्रा में सो रहे थे। अतः, उनकी आँखे सचमुच अभात होने 
पर भी नहीं खुली | वे आँखें किसी को मिक्षा देने का विचार न करनेवादों क्लोमियों के 
बड़े घरों के वरवाजों के समान वद थी ] 

चक्रवाक दिन के निकल आने से विप-सद्ृश वियोग-पीडा से मुक्त हुए और कठोर 
कारावास से मुक्ति पानेवाले अपराधी के हृदय के समान आनंद से भर गये | 

चन्द्र के कर-स्पर्श के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से विकसित न होनेवाले 
पुष्यो की और संगीत गानेवाले श्रमर कपटे थे | लेकिन ( इतने में चन्द्र के अस्त होकर दूर्व 
के उदित हो जाने से, उन बंद हुए पुष्यों से निकट ) कला की महत्ता को नही जाननेवाले 
लोगों के दरवाजे पर दुःखी होकर खड़े रहनेवाले भाट लोगो के समान वे अमर ढुनखी 
होकर रह गये | 

सूर्य की उष्ण किरणे, अपूर्व रलों से जटित बातायनों के मार्ग से ( प्रासादों के ) 
भीतर पहुँचकर निद्वा-सम्न सुन्द्रियों को जगाने लगी | किन्तू, वे ( छियाँ ) सत्य को सष्ट 
न जाननेवाले लोगों के समान, तठ्रा और जागरण की मिश्रित दशा में पड़ी रही | 


रावण की कठोर आज्ञा से परिचय न रखनेवाले विद्वान, जो प्यौतिष-शाल 
लिख रखा था, उसे भली भाँति जानकर कुछ गणित-शाज्त्र में कुशल व्यक्ति अमी तक मौर्य 
पड़े थे। ( प्रभाव-काल में ) टेर लगानेवाले दुक्बुट भी सो रहे ये | 

ससार में इस प्रकार के व्यापार हो उठे थे। ऐसे समय से शब्दायमान वीर 
क्रकणधारी रावण ने आँख उठाकर सूथ को देखा और बोला--यह (दूर्य ) उसका ध्यान 
करनेवाले के मन को भी तपाता है | अतः, पहले यहाँ आकर जिस नहर ने हमको तथाया था, 
यह भी वही है। 

तब कुछ दासो ने निवेदन किया--हैं ईश ! यह चन्द्र नहीं है) वह अदा“ 
'किरणवाला यूर्य ही है। देखिए, इसके रथ मे दीर्घ केसरॉवाले मनोहर हरित थर्व छुते है। 
उप्ण किरणवाला सूर्य शरीर को तपाता है) किंद, शीतल रहनेवाला चन्द्र नही तपाता। 

शिखरों से शोमित नील पव॑त के जैसे रावण ने उन ( दासो ) से कहा कि यह 
सूर्य विष से अधिक दारण ६ै। अतः, इसे यहाँ से हठा दो। समझृद्र के ग्जन को भी बन्द 
कर ठो और सध्या-वैल्ला में, पश्चिम दिशा में; प्रकट होनेवाली चन्द्र-कला की शीघ्र 
ले बागी | 


राज्ृत-राज ने यह वचन कहा । यह कहते ही, पोडश कलाओं से शोमावमान 


अरशयकागइ ३७३ 


>> 


भ्ुन्द्र ठुग्न्त तृतीया का उन्द्र ग्ककर एक ओर मक्ठ हुआ | अब कहो तो झढा प्रमावश्याली 


रहनेबाली तपस्‍्था से बढ़कर योग्य कार्य दसग कौन-सा है? 


पश्चिम दिशा में उदित उस चद्रकला को देखकर, ऋर गुणवाला रावण कहते 


॥* 


लगा--यह (चंद्रकला ) वडवारिन है. वह नही- तो यह घरती का इहन म्रनेवाले 
शेषनाग का विध-दन्त है , अगर वह मी नहीं है ठो- सध्वय-झाल झुके म्गरले के लिए ही 


इस ( चंद्रकला-रूपी ) कठार को केकर आया है । 

धृवंकाल भे जब शीतल तरणगों से पूर्ण ममुद्र से दार्ण विष उत्तन्न हुआ, तब उसे 
अपने कृठ के भीतर रखनेवाले शिव ले इस चद्रकला को भी पुष्य-रज से पूर्ण अपने जटाजूठ मे 
रख लिया था * शायद वह इसी कारण में होगा कि यह (चद्न्‍र-कला ) भी विष्म्य है। 

वच्च के त्मान भयकर रूणए मे संचरुण करत हुए जिस च॑ प्रा 
लिये थे, उससे, उसका यह परिवर्तित लघु रूप. कठोरता स दुछ कम | दाझण कोप 
से भरे विघमय सर्प के बड़े आकार की अपेक्षा उम ( तर्प ) का छोटा रुप क्या अण्ले विष 
के प्रभाव मे कुछ कम द्वोता है । 

( फिर, रावण कहने लगा ) अति घोर अण्कार का गुण कैसा होता #--बह भी 
देखें। इस चद्धकला से तो पूर्व आगत राय ही अच्छा था। इस ( चढ़कला ) को शीघ्र 
हटा दो | पराक्रस मे प्रसिद्ध रहरेवाते झुक को ही यह ( चद्गरक्ला ) तपाती है. तो अब 
यह कैसे कहा जा सकता है कि सत्त लोकों मे कोई इसकी पीडा से बचकर जीविय रह 
सकता है ? 

उस समय, उस चद्रकला के हट जाते ही अधकार इतना धना होकर आ पहुँचा 
कि उसे छुआ जा मकता था। उसपर किसी भी वस्तु को रगड़ा जा सकता था। चादे तो 
कोई उसे ( अर्थात्‌ - अधक्रार को ) खड़ग से काद सब्ता था ग उसे ( अंधकार को ) 
खराढ पर चंढ्राकर उसके खभे बनाकर रखा जा सकता था | 

अब क्‍या यह कहा जाय कि एस अधकार को काठ की तरह काट-काटकर इुक्ड़े 
बनाकर फेका जा सकता था १ वह अंधकार इतना व्गक्ला था, जितना निर्दोष तत्त्वज्ञान-रूपी 
प्रकाश के प्रविष्ट न होने से अधा बनकर छिंखित्‌ भी ब्याभाव से हीन ( किसी अक्ष व्यक्ति 
का ) हृदय काला होता है । 

कही भी मिन्न न रहतेबाला ( अथांत्‌, अल्लत्त घना रहनेवाला ) बह अंधकार 
अतराल की सर्वत्र भरकर व्याप्त हुआ और सारी घरती को निगल लिया| तब रावण ने 
कहा--( शायद ) बिप को निगलनेवाले शिव ने वह न सोचकर कि यह (विय ) सारे 
विश्व को मिटा देगा. उसे उगल दिया है। 

मैसे ठीक-ठीक जान लिया है कि यह ( अधकार ) ममुद्र 


के 


है है” 8] 


/#भपर 47 


| 224 कै 


से उलनन्न होकर शित्रजी 
केद्वारा निगला गया विप नही है। यह, धरती, आकाश आदि सव प्रदेशों को अपनी जिहाओं 
से चादनेवाली प्रलवाग्नि दी है, जो काते हलाहल त्रिष को पीकर स्वय कालीपड़ गई है | 





१, मात्र बह /-ावण ले पूवकाज में बडी तप्स्ण लो दी, विसके एस्यिाम्स्व्य अंक पे आदि ओ 
इसका छाका के यासत्र' बच छुए ४ | उन, त्फछपा ही सबम इस कार्य न | +>श्नुर 


३७४ कब रामायरा 


बाण और अश्नि भी जिसमे प्रवश करके उसे भिन्न नहीं कर सकते, ऐसे इस 
अंधकार भे, मुक् बिरह से पीडित होनेवाले एकाकी व्यक्ति कें सम्मुख अपना उपमान ने 
ग्खनेवाली एक प्रवाल-लता ( के सहश सुंदरी ), अपने उपर काले भेघ्र को धारण किये; 
नारिकेल के कोमल फल-थुगल से शोमित होकर, एक चंद्र को भी धारण किये हुए, दीपक 
के समान अकाशमान हो रही है | 

यह क्या मेरे मोह से उत्तश्न भ्रम है / या मेरा भान ही किसी कारण से अन्यथा 
हो गया है ! स्पष्ट ज्ञात नही होनेवाला यह आकार क्या है? अंजन का प्रवाह भी जिम्रकी 
समता नहीं कर सकता, ऐसे इस घने अधकार में एक उज्ज्वल पूर्ण-चंद्र, दो कुंडलों से 
शोमित द्ता हुआ, अति काले केशी के साथ मेरे सम्मुख आकर प्रकट हुआ है। 

अपने दोनों पाश्वों में बढ़नेवाले स्तन-युगल तथा जघन-तट से संयुक्त होकर 
हनेवाली कि को हम नहीं देख पा रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य सब अवयवों को हम 
देख रहे हैं| विषपूर्ण नयनोवाला यह आकार धीरे-धीरे एक नारी बनकर मेरे मन में अष 
हो रहा है। 

चिरकाल से में सत्त लोको की सुदरियों को देखता था रहा हूँ, किन्तु उनमें 
इसके जैसे रुपवाली किसी ज्री को कही नहीं दुखा है। अवश्य यह अदूभुत रुपवती रण 
मेरी बहन शुप्ंणखा के द्वारा बताई गई, श्रमरों से आवृत केशोबाली, वह तरुणी 
(सीता ) ही है। 

मेरी इस विरह-पीडा को जानकर कदाचित्‌ वह ( सीता ) स्वय॑ झमे दूँढती हुई 
यहाँ आ गई है। उसके इस उपकार का मै क्‍या प्रत्युपकार कर सकता हूँ? दर्शन-मधुर 
इस ( मीता ) की अपनी आँखों से शप्पणखा ने देखा है। उसी से पूछकर में अपने सदेह 
को दूर कर छूँगा ( यही सीता है या नहों--यह सदेह दूर करूँगा ) | इस प्रकार, विचार 
कर रावण ने अपने टासो को आज्ञा दी कि वे उसे ( अर्थात्‌, शूपणखा को ) शीम वहाँ 
बुला लावे 

रावण की यह आज्ञा सुनते ही परिजन शीघ्र दौंडे और शूर्पणपखा को समाचार 
दिया। हर्त्त वह ( शूप्ंणखा ), जिसने पराक्रमी राक्षसों के कुल का समूल नाश करने के 
कार्य में लगी हुईं, अपनी नासिका तथा कर्णामरणों से भूषित कानों को खो दिया था, 
(राम के बिरह में ) कामाम्नि से तत्त होनेवाले मन के साथ (रावण के स्थान में) 
आ पहुँची | 2 
शत्रुओं के रक्त में बुके हुए तीच्षण बरछे को धारण करनेवाले रावण ने; अगल कु 
आवासभूत मनवाली क्रूर शर्पणखा को वहाँ आये हुए देखकर पूछा- हे छीरल। मेरे 
सम्मुख खड़ी हुई श्रंजन-अख्ित करवाल-दल्य नयनोंवाली, कल्लापी-समान यह झ््री ही क्या 
म्हारी बताई हुईं वह सीता हैं ? 
धो 527 से उत्तर दिया--अरुण कमल-जेंस नयनों, रक्त विवफल-समान 
अघर, मनोहर और उन्नत कंधों, लंबी दी बाहुओ तथा सुन्दर पुणमाला से भूपित बचे के 
साथ आया हुआ, श्रंजन-पर्वत सहश ठीखनेवाला यह हृद वुर्धारी रामचन्द्र है। 

































































हि 3३9 गा 
छ.. ॥ 4; है | १ "भू गत्र , भर पं न 
की मी ५, ॥ ४ ७ ट पग- ॥ 0 हो, ;7केए के कीबए हक | 
हट फ प> भंतण |] | 4४ ध | रा लि षि जी 5० । | ५ केश | $, १ ( 
गो (४ के | (;* | 0 यों | हु हर | 5 पक, है | ॥ 2 
4७७! पर -... ॥ए हर हे पट पर ॥) ब् *« 
>> स क पुर पूछ  ॥ कक 60] ९ ॥ | हर ध] रा. ५० ४6... मु ॥ ४ हक पा] |! 
५ आर - ४ है | "5५ पर पु नी | ते हि एल |. 0४ 
५: 3: रे || 96 ् का ५ | 0 | जा पा 0 ० हित ५2 
एफ 5 ता पी | बॉ ।- पछ ६ 7 कक ७ पा कप] 
* कु हि । फि आओ 30007 / "आज का 0 
कप आर हि दूं हि ला हि गति अप कि हि 
रण ॥न्‍ हर हि पे. आए | ८ लक हि है के क 05 | / | हि 
44 ८ मन ७ ० ॥- भर |! ॥' कह | रा] 0 
प्र + 5 $॥७ | (७१ पंछ डक, २ हैं! बेड है 3  ी 5 77: जा हे 
एः 5. के न + ७ 7 (| ह,.. ॥७ हि मी एम ॥। छह ए (> | मै हर 
कम ही किए की हिधिए एक 03. जी ज 338 5 
व! हि. की ।> 8 | बन  पए ६07 | न 0 0 0० छत हि गन |. [ 
पा मा | है फू हे हि पा जि हि कि 
पृछ +; ॥) न ह।॒ पर छः बए/ 5 आओ क +श # 8 ७ ५० कक. ५ ॥ / पा है 
0 | ही प््िः पु पक कै ॥- (7 45 .,  ह ॥# हैं | 8 | ॥ 
00, हा कक |. [4 ्ि  न्‍ थी | है ७ 9 6 | [(श शः र ५ ध्ि 8 पैर है ५ «० | गे गे 
॥७ रु 2 न | गन १३ - ।, ॥$ भू & मर 
5 ॥० (डे 0 ० पह |, हे १ पा» ० पक है एक ४ है; 
नए, 25० 0५ (:-- ५ ३१ पा गा , ८ १९८ ++ त-+ >> हि 
पे हित पक मं हि ४ ५ न्‍्ण्द् न,  ि [फ फू हि 
हि हि ए हि कप ये हि पर पर & हिफक के की की वी कि के 
बी ७ 7 “८ ष्श भर जा (कण ए पी] ७) 5 एन; बा ७ 65 ४ | 3 शै> + ६ ६९ 
+० [६ ते फि ४ 6 4 0. 5. ४० गए धए (> 0] + 
हे 9 फि ७ / ए७छ एफ 9 बांध 4, ४ ० पु ! 0 5 | | है ७, हि 
0७ गा | पक -- फि हाई #» भय जि ४ पे पं: “5 | १० ७ ति धि 0 ।४ ।|७ [७ ७ ५ 
तक रे [० हि 7 १० / कु 5 के | 6 ७ ॥ 0४ कह हि 
0 तल हि ५ हा 8५५ & हित वा 5 हे 9 8 कक 
० हम पड ि |. बहु कि । ६ बे कद कि हि जिया ०४ हि व | व ही ४ 
कि ० कक... हि क्र का ह कप && # 5 हे ॥ ॥# हा5 6 है व 
|», ९ न ॥ए प० पे हुए 6 नि ॥9 ए ९ 0 ५9, पड / ५4 ८5 हक 
0 कह ॥॥ है सम ५४ है; पछि पैर 0. #] 5 # ॥. # हप हे शप १ ए ॥ह या पंप . बज कं? 
हां बन ॥ैज 3७ ।- 'ए/ ब शा कण | 79 रः [8 कह त-- जि ए कक रे 3 ६ ए का हे | 
2 है| हि + ० |, की एफ हएर्पी एक प॑पप पर हर्पट पं रण श्र हि ण् 
(के किट 2 0 उशिलक हुई है हि क हि तक 0७ कि 
9 ॥३ न्दि | सी ७ आऔ+ ०5 जिणि ५" एफ 66, 69 # |? प्‌ 6 ए फू (९! + ० रे हए +/ीं 
हि, पट तट हि नि 40४.» ४» हम फिणश 3. ४ है कि) भू एड । | फ़ि कि ए 
५" बट 0 न 7 ॥ह, 5. डे 0 ।+ पड है 0 6 कर किक वण 7 हु हधिक  ह 
२] 6. 5६, 9 हरे पिच ६ पैर कि शत न ६, पैछ हट हि ही कि, ४2 (कि * 7 आए 7 
+ ि, ५ पर न ध » ++ दि पट गे (हि 
| पा “बी: 4 पु है | ०, हि, / वठ तक हि ४ किर्खणत 9 १ ॥, हि ६ थे 
ल्‍ गा. |) पे पुद्ध 2 पल कि फिर फेपपीः।, ॥7 |- 2, # पछ | (6 है मा 
न (० ब्् प्‌ भर ऑ "ि * 0 59 | ०. 
6 फ्रि |> दी ध जी ] गझ छ 9 घ फ्ाफकि जप त् भू प्ि 
जप 9) ४ ग० “४ थे: 2५ हि हे ० पल कि /प है, गे वर बट के 
0 हि हि! हि पंयश हि पर पण सर रू पे प्र 2404 (5 2 ७ 
दे ४. 2 कि क्निएिफि हि 6 फ शि पी वे 6 ऋ्र्हि 


पक कंब रामायरा 


बह अघकार चद्मपि ऐसा था. जेसे अनेक सहस्त राज़ियों को एक करके रखा 
गया हो, तथापि उन सुन्दर रमणियों के बदन-रूपी शीतल चढद्विका को विखरनेवाले 
अत्युज्म्बल तथा अनेक सहस्न कोटि चद्रमडल के एक हो जाने से, वह अधकार छिन्न-मिन्र 
हो मिट गया । 

अति भनोहर नव रत्नों से खचित पुष्पों से युक्त कल्पतदओं से, सूर्य को भी लजित 
करनेवाला कातिपुज प्रकट हो रहा था, जिससे अधकार मिट गया और दिन का-सा प्रकाश 
व्यात हो गया | सूर्य के उद्त होते ही, उसकी दीघे किरणों के प्रभाव से, अधकार मिटकर 
प्रभाव हो जाता है न! ( उसी प्रकार कल्पतरुथों के प्रकाश से प्रभात हो आया | ) 

स्पर्श, शब्द भादि विषयो का अहण करनेवाली जिसकी इद्वियाँ एक समान मद 
पड़ गई थी, जिसका मन स्तव्ध हो गया था और जो कर्चव्य-शान से रहित हो गया था 
ऐसा वह रावण, इच्छा के आवेग से खीचा जाकर उस मडप में इस प्रकार आकर प्रविष्ट 
हुआ, जिम प्रकार जन्सान्तर के समय प्राण नवीन शरीर के भीतर अविए होते हैं| 

निष्पाप तपस्या से सपन्न व्यक्तियों के सब अभीष्टो को पूरा करनेवाला तथा 
वत्तुलाकार मीनो से पूर्ण क्ीर-समुद्र ही मानो, अमृत के साथ, आ यया हो--ऐसा भ्रम 
उत्पन्‍न करनेवाले, गानेवाले भ्रमरो से आवासित, हरित वृक्षों के कोमल पहलवों तथा पुण- 
उलो से निर्मित, शीतल पर्यक पर आकर वह ( रावण ) लेट गया । 

ऐसा मंद पवन, जो किसी मरनेवाले व्यक्ति के प्राणों को भी रोक सकता था, - 
सुन्दर आमरणो से भूषित सुन्दरियों के कुंवलो की सुगधि को लेकर, बहाँ पर यो आ 
पहुँचा, जेसे उस सुगंधित उद्यान में मन्मथ को भोज देने के लिए ज्ञीर सागर में अमृत 
भेजा हो | 

रक्त-बिंहुओं और अग्निकणो को वरसानेवाली आँखों से युक्त वह रावण, वातायन 
से मंद पवन का संचार होने पर उसका सहन नहीं कर सका और इस प्रकार घबड़ा उठा, 
मानो कोई, अपने घर में अजगर को घुसत हुए देखकर भयमीत हों उठा हो | फिर, अपने 
समीपस्थ लोगों से उसने कहा -- ही 

मानो कुएँ का थोड़ा-सा जल सारे समार को डुवो रहा हो, इसी प्रकार, देवों मे 
एक) यह वायु मुझे पीडित कर रहा है। मेरी आज्ञा के विना वह पवन यहाँ किस ग्रकार 
घुस पाया / फिर, उसने आज्ञा दी कि द्वारपालकों को शीघ्र ले आओ | ह 

उस समय, सेवक दौड़ चते और द्वारपालकों को शीघ्र ले आये। कर रावण ने 
कडोर नेत्रो से उन्हें देखकर पूछा--क्या तुमने मद माझ॒त के वेश में आये हुए वाबुब्च 
को भोतर आने का मार्ग ढिया » तव उन द्वारपालकों ने निवेदन किया--जब आप इस 
स्थान में रहते हैं; तब्र उसे यहाँ आने से कोई रोक नही सकता है न १ 

इसपर रावण से सोचा कि वायु पर कोप करने से कुछ प्रयोजन नहीं ह | धगर 
में बरक्षे-जेसे नयनोत्राली सीता की कृपा को नहीं मा्त करेंगा, तो अभी वम आकर मेरेआद 
हर लेगा । फिर, उसने सेंवको को आजा दी कि बुद्धि के कौशल से सथ् कायो को पृ 


करनेवाले मद्ियों को इुला लाओं | 


अरणयकाणड हज 


रावण की आज्ञा पाकर वे सेवक, ह घ्वनि कग्ने के मसमव के भीतर ही 
( अर्थात्‌; अतिशीघ्र ही ) अनेक स्थानों मे ठोडे और सन्रियो को समाचार दिया। समाचार 
पाते ही वे मंत्री लोग, पताकाओं में युक्त स्थों पर, घोड़ों पर, शिविकाओं भे तथा त्रिविध 
मद से युक्त गजो पर आरड होकर इस प्रकार ओ पहुँचे कि उन्हे ठेखकर भूसुरों और 
देवताओं के मन मी व्याकुल हो उठे | 
मन में उटे विचार को शीघ्र कार्यान्वित करनेवाले, किन्तु अब अपने कर्तव्य को 
निश्चित नहीं कर पानेवाल्न गवण से अपने मंत्रियों के साथ ठीक संत्रणा की, फिर गगन- 
गामी विमान पर चढकर अऊले ही उस मारीच के आश्रम से आ पहुँचा; जो प्ेद्रियों का 
दमन करके तपस्वा भे निस्त था | 
रावण के आते ही मारीच ने, समय तथा व्याकुल्त होकर काले तथा बड़े आकारबाले 
रावण का आगे जाकर सब प्रकार से स्वागत-सत्कार किया और उसके सुख की ओर देखकर 
कहने लगा-- 
मन में यह सोचकर चिंतित होता हुआ कि न जाल बह ( रावण ) किस प्रयोजन 
से यहाँ आया है, मारीच कहने लगा--सुन्दर तथा शीतल कल्पवृत्षो की छाया मे रहकर 
शासन करनेवाले देवेंद्र और यमराज को मी मयमीत करते हुए राज्य करनेवाले, हे शासक | 
अब इस अरण्य मे, मेरे इस कष्टदायक कुटीर भे, दीन जन के जेंसे किस प्रयोजन से 
आये हो ॥ कहो। 
रावण कहने लगा--अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करके मै अपने प्राणों को रोके 
हुआ हूँ। अब शियिल हो रहा हूँ | मेरे महत्त्व, कीर्ति, प्रभाव--सव मिट गये हैं। इमका 
क्या कारण है, मैं उसके वारे से तुमने किस ग्रकार शांति के साथ कह सकता हूँ १ इस घटना 
थे हमे ऐसा अपयश प्राप्त हुआ है कि देवताओं से हम लजित होना पड़ा है। 
है श्लधारी | मनुष्य पराक्रम दिखाने लगे हैं १ उनके खडगण से हम्हारी भतीजी 
की नाक और कान कठ गये हैं। विचार करने पर मेरे और तुम्हारे वशो के लिए. इससे 
वेढकर और क्‍या अपमान हो मकता £  तुम्हों कहो | 
एक मनुष्य ले हृढ धनुष को लेकर, बड़े क्रोध के साथ अधिक सख्या मे आकर 
युद्ध करनेवाले मेरे भाइयो की आयु को नमाप्त कर दिया) यह तो अबतक की हमारी 
सेव विजयो के लिए कलक है न ४ हृढ शूलधारी तुम्हारे मतीजे इस प्रकार मर मिटे | बह 
भनुष्य तो अपनी दं।नो शुजाओ को ही लेकर अबतक सुखी रहता है न? 
रु मेरे मन की अग्नि शान्त नहीं हुई है। मरण की वेदना भोग रहा हूँ। थ मेरे 
समान नहीं हैं। अत . में उनसे युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। में यहाँ 
कि तुम्हारी सहायता लेकर उन ( मनुष्यों ) के साथ रहनेवाली, प्रवाल 
करनेवाले लाल अधर से युक्त, लता- 
वदला ल--यो राबण ने कहा | 


है भड़कती हुई ज्वाला से जसे -लोह को पिघलाकर डाला गया 
रावण के वचन मारीच को दम करने लगे। 


इसलिए आया हूँ 


लको भी परास्त 
ममान सुन्दरी की उदा ले थारऊँ और अपने अपमान का 


हो, उसी ग्रकार 
उसका केथन पूरा होने के पूव मासीत् ने 


इरैज८ कब रामायण 


'छिः | छिः !! कहते हुए अपने कान बंद कर लिये। उसके मन से भय दूर हो गया 
और क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर बह ( सारीच ) कहने लगा-- 

है राजन | तुम अपना जीवन समाप्त कर रहे हो | तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है 
यह तुम्हारा दोष नही है। मेरा विचार है कि यह कमों का ही परिणाम है। मेरा कथन 
तुम्हे मीठा नही लगेगा | तो भी मैं यह हित-बचन बताता हूँ--यो कहकर उस ( मारीच )ने 
अनेक हितकारी उपदेश उस ( रावण ) को दिये। 

तुमने स्वयं अपने हाथो से अपने करो और शिरों को काठ-काठकर अप्मि मे होम 
किया था और दीर्घकाल तक भूखे रहकर, अपने प्राणो को पीडित करके तपस्या की थी। 
उसके पश्चात्‌ ही सारी सुपत्ति प्राप्त की। उस सपत्ति को यदि तुम अब अनुचित कार्य 
करके खो डालोगे, तो क्या उसे पुनः प्राप्त कर सकोगे १ 

है विचारणीय बेदो के पडित । तुमने अपूर्व तपस्या करके संपत्ति प्राप्त की है। 
यह धर्म के प्रभाव से हुआ या अधर्म के प्रभाव से » बताओ तो ) ठुमने यह महत्त्व धर्म 
के प्रभाव से ही तो पाया है ः अब क्या उसे अधर्स करके खो देना चाहते हो ? 

जो राजा अपने ऊपर विश्वास करनेवाले मिन्नों के राज्य का हरण करते है, जो 
राजा न्यायेतर मार्ग से अपनी प्रजा से अधिक कर उगाहते हैं और जो व्यक्ति पर-पुरुष 
की ग्रहिणी को अपले वश में करते हैं--इन सबके धर्म का देवता स्वयं ही विनाश कर 
देता है। यह तुम जान लो, हे तात। लोक-पीडा उत्पन्न करनेवालों में से कौन एद्धार 
पा सका है १ 

स्वर्ग का अधिपति ( इन्द्र ) अहल्या के रूप की आसक्ति के कारण दुर्दशा-अस्त 
हुआ। उस (इद्र ) के जेसे अनेक लोग हुए है, जो पर-सतत्री के मोह में पड़कर अधाःपतन 
को प्रास हुए हैं। गौरवर्ण लद्ठमी के समान अनेक सुन्दरियाँ तुम्हारे मोग की भागिनी हैं | 
तो भी तुमने बिना सोचे-सममझे कुछ कह दिया है) हुम्हारी वृद्धि भ्रष्ट हो गई है। 

यदि तुम अपनी इच्छा के अनुसार काम भी करो, तो भी इससे पाप और अपयश 
ही तुम्हारे हाथ आयेंगे । तुम्हारी इच्छा पूर्ण नही होगी, नहीं होगी । पसार को उतन्न 
करनेवाला राम शाप-सहृश कठोर शरो से तुम्हारी शक्ति को मिटाकर तुम्हारी संतर्ति ओर 
तुम्दारे सारे कुल को मिटा देगा; यह निश्चित है | है 

मेरे ऐसा कहने पर भी, न जाने क्यो, तम कुछ ठीक विचार नहीं कर रहे ही। 
अहो । तुम्हारी सेना का सबसे बड़ा सेनापति खर अपनी सेना के साथ उमर ( राम ) के 
एक ही शर से मारा गया। वह ( राम ) अब सारे राक्षुस-कुल को मिटानेवाला है। 

कर व्यक्तियो में वीर विराध से बढ़कर कौन था १ वह (राम के) एक ही 
शर से, परलोक में पहुँच गया, तो अब हममे से कौन बचनेवाला है? जब मैं यह बात 
सोचता हूँ, तब मेरा सन व्याकुल हो जाता है। अब तुम अपने बचनो से मेरी चिन्ता को 
और भी बढ़ा रहे हो । 

जिनको मरना था, वे मर गये। उन मरनेबालो के जैसा काम मत करो। का यदि 
हुम भी बैसा ही कार्य करोगे, तो क्या तृम को भारय वचा सकेगा ? ससार में कितने ही 


अरण्यकायंड ३ 


शासक हुए, उनमे अधर्मी राजाओ ने कमी सुख नहीं पाया । इस ससार में छौन चिरकाल 
तक जीवित रहनेवाला हैं| सब मिट जानेबाले ही तो हूँ १ 

उस वीर ( राम ) से जिसने अपने वाण से मेरे भाई ( सुबाहु ) को और मेरी 
माता ( ताडका ) को मार डाला और जिसके निकट खड़े रहनेवाले उसके भाई से मेरा 
सारा पराक्रम मिट गया, उनके स्मरण से ही मेरा व्याकुल मन काँप उठता है। राम के 
ऐसे पराक्रम से मैं बहुत चिन्तित हूँ । 

हम इस सत्य को पत्वक्ष देखते हैँ कि सव स्थावर तथा जगम पदार्थ अस्थिर हैं; 
नष्ट होनेवाले हैं, अत. है तात ! कोई नीच कार्य करने का विचार न करो। मेरी बात 
सुनो, अपनी महान्‌ समृद्धि के साथ तुम चिरकाल तक जियों। इस प्रकार, मारीच ने 
(रावण से ) कहा | 

यह सुनकर रावण अपनी भयकर आँखों स आग उगलसने लगा | उसकी भौहे 
तन गई ; बहुत क्रुद्ध होकर उसने कहा--छुम कहते हो कि मेरी ये पराक्रमी सुन्दर भुजाएँ 
जिन्होंने गगा को अपनी जटा में धारण करनेवाले ( शिव ) को उसके कल्लास के सहित 
एक हथेली पर उठाया था, अब एक मनुष्य से पराजित होनेवाली हैं । 

अभी जो घटना हुई, उसके बारे मे ठुमने नही सोचा , पर निःसकोंच होकर मेरी 
निंदा की | जिन्‍होने मेरी वहन के मुँह में एक गढ़ा-सा खोढ डाला हो, उन ( मनुष्यो ) की 
तुमने प्रशसा की, यह तुम्हारा एक अपराध है। फिर भी, मैने इसके लिए क्षमा कर दिया | 

त्व मारीच, यह सोचकर भी कि उसके ऊपर क्रोध करसेवाला वह निर्मीक 
( रावण ) उसके बचनों को सुनकर पुनः क्रछ होगा - छुप नही रहा | किन्ह, फिर कहा-- 
तुम्हारा यह क्रोध मुझ पर नही है, कितु यह स्व्रय तुम पर ही है और तुम्हारे कुल पर है। 

यदि तुम यह सोचते हो कि तुमने केलास पर्वत को उठाया था, तो यह भी तो 
सोचो कि जब जनक ने ( राम से कहा कि यह धनुष शिवजी के द्वारा भुकाया हुआ पर्वत 
ही है; तुम इसे चढ़ाओ, तो राम ने एक क्षुण मे अनायास ही उस (घनुष ) को हाथ मे 
उठा लिया और उस पर डोरी चढ़ाने के निमित्त उसे कुकाकर तोड़ व्या | वह पर्वताकार 
शिव-धनुष गगन को छूलेवाला मेंद-पवंत ही तो था 

तुम ( राम के प्रभाव के बारे मे ) कुछ नही जानत हो। मेरे वचन को भी 
स्वीकार नही करते हो । वह (राम ), युद्ध के लिए भन्‍नद्ध होकर पुष्यमाला धारण करे, 
इसके पूर्व ही, उसके शत्रुओ के प्राण लुट जाते हैं। ठमसे मूठता से यह समझ रखा है कि 
वह ( सीता ) एक मानव-त्ली मात्र है| क्या वह, सीता का अपना रूप है? वह तो 
राक्षमो के पाप के परिणाम की ही प्रतिमूत्ति है | 

मेरे मन मे, यह सोचकर कि ( यदि तुम सीता का हरण करोगे, तो 
वुओ-सहित मिट जाओसे, नहीं बच सकोंगे, ऐसी धड़कन उत्यन्न हो रही 
नगाडा वज रहा हो | इसका तुम विचार नही करते | अज्ञान मे पड़कर जो विष 

यह 


जा रहा हो, उससे उसके समीण रहतनेवाले जानी व्यक्ति, क्या यह कहेंगे कि य 
ठीक है? 


च््ा 


तुम अपने 
हैं, जेसे 
पीने 


#् 7] 


* 4 


काय 


श् 


ईैं८० कब रामायण 


॥॒ उग्र तथा कलक-रहित विश्वामिन्न के द्वारा प्रदत्त अनेक ऐसे शत्तर राम की आजा 
मे है, जो शिव आदि ठेवो के लोकों को तथा सब झुवनों को भी क्षण काल में विध्वस्त कर 
सकते हैं 
५५ जिस परशुराम ने एक महस्न॒ चलिष्ठ हाथोवाले ( कार्तवीर्य अजुन ) को धपने 
परसे से ज्षण काल में काटकर ढेर कर दिया था, उस ( परशुराम ) की सारी शक्ति को; 
उत्तके दृह धनुष के साथ ही, राम ने अपने वश में कर लिया था। क्या वेसा वल हमारे 
लिए प्राप्त करना सभव है १ 

काम-पीडा के बढ़ जाने से तुम दु्बंल हो गये हो । अतः, हमने ऐसे वचन कहे) 
यह कार्य विनाशकारी है | मै तुम्हारा मामा हूँ और ह॒म्हारे कुल का दृद्ध पुरुष हूँ। मे 
कहता हूँ, हे तात ! यह पाप-कार्य छोड़ दो | --इस प्रकार मारीच ने कहा | 

राज्षसराज ने, अपने कथन के बारे में किंचित्‌ विचार करने का परामर्श देने- 
वाल्ले उस मारीच का धिकवार करते हुए कहा--6म, अपनी माता को मारनेवाले उस (राम) 
से डरकर जी रहे हो । क्या तुम्हे एक वीर पुरुष मानना उन्वित है 

स्वर्गवाली ठेवी के निवासों को भस्म करके मैं सव लोकों पर इस प्रकार शासन- 
चक्र चलाता हूँ कि दिग्गज सब भयभीत होकर भागकर छिप गये हैं और देवता भी 
दुर्दशा-अस्त हो गये हैं। क्या ऐसे सुकको दशरथ के वे पुत्र कष्ट दे सकेंगे :--यह मेरी 
शक्ति भी अच्छी है | 

मैं जिसुवन का एकच्छत्र राज्य वहन करता हूँ। यदि सुके कोई शक्तिशाली 
शत्रु प्राप्त हो, तो उससे वढ़कर मेरे आनद का विषय कोई दूसरा नही होगा। मेरी आजा 
के अनुसार तुम्हें कार्य करना है। राजा के कार्य-सपादन करनेवाले मत्री के कर्तव्य से क्या 
तुम स्खलित हो जाओगे १ 

अगर तुम मेरी आज्ञा का अतिक्रमण करोगे, तो मैं तीचंण करवाल से तुम्हं काट 
दूँगा। किन्त) अपने इच्छित कार्य को पूर्ण किये विना नहीं रहेँगा। बदि हम जीवित 
रहना चाहते हो, तो इन घृणास्पद्‌ वचनो को छोड़कर मेरे मन की बात करो | थी रावण ने 


कहा। लक 
राक्षसराज के यह वचन कहने पर, मारीच न मन में पिचार किया-“जिंसक 


मन में गव॑ उत्तन्न होता है, वह उसी समय मिट जाता है। यही कथन सत्य है। लोग 
मन में काम-वासना उत्मन्न होने पर, उसी कामना पर झाण छोड़ने के लिए भी तैयार हो 
जाते ईैं--और वह तपाये हुए पात्र में डाले गये जल के जैसे ही; उफनकर, भीतर शांत हा 
गया। वह फिर कहने लगा-- 

तुम्हारे हित की कामना से मैने बथार्य बात कही | होनेबाले अपने किंगी अहित 
को सोचकर और उमसे डरकर मैने कुछ नही कहा । बिनाश का काल आ जावा हैं; 8 
मला भी छुरा लगता है। हें छुद्ग स्वभात्रवाले । बताओ: सुझके क्या करना है? सी 


मायेच ने कहा | 


कानों 
ग आलिंगन पया 
मारीच सका आर्लिंगन | 


के यह कहते ही रावण से अणप्ना क्रीध शान्त कर उ 


अरगयकारड श्प्र 


और कहा--पर्वत के समान पुष्ट कंपोचाल । मन्मथ के उम्र बाणों से मरले की अपेक्षा राम 
के बाण से मरना ही कीर्सिंदायक है न? अतः, मंद माउत से मेरे हृदय मे काम उत्पन्न 
करनेवाली (सीता ) को ला दो | 

रावण के यह वचन कहते ही मारीच वोला--( मेरी माँ को मारनेवाले ) राम से 
अपना बदला लेने के लिए में एक बार, दो-एक राक्षुसों को साथ लेकर तपीवन मे गया था | 
तब राम के बाणों से मेरे साथी मरकर गिर पड़े। भयभीत होकर मैं माग आया। ऐसा 
मैं इस समय क्‍या कार्य कर सकता हूँ १ बताओ। 

मारीच की बातें सुनकर रावण ने कहा तुम्हारी माता को मारलेवाले इस राम 
के प्राण हरने के लिए मे तैयार हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न कि मै जाकर क्या करूँ, उचित ही है | 
हमारा कर्तेब्य साया से धोखा देकर उस सीता का अपहरण करना ही है | 

मारीच ने कहा--हे राजन । अब मैं और क्‍या कह सकता हूँ / उस (राम) 
की देवी को पराक्रम से हरण करना उचित है| धोखे से हरण करना नीच कार्य है। तुम 
( राम से ) युद्ध करके, विजय पाकर सीता को अपना लो और अपने प्रताप को वढाओ। 
ऐसा करना नीतिशास्त्र के अनुकूल होगा | 

अपने हित-चिंतक ( मारीच ) का कथन सुनकर रावण हँस पड़ा और बोला - 
उन मनुष्यों को जीतने के लिए कया सेना की भी आवश्यकता है? क्या मेरे विशाल 
हाथ का करवाल पर्यात नही है ? फिर भी, सोचने की वात यह है कि यदि वे दोनी 
मनुष्य मर जायेंगे, तो वह नारी ( सीता ) एकाकिनी होंकर अपने ग्राण त्याग देंगी न? 
अतः, भोखे से उस नारी का हरण करना ही ठीक है। 

यह सुनकर मारीच ने सोचा--मै ऐसा उपाय बताता हूँ कि राम की देवी का 
स्पर्श करने के पूर्व ही इस ( रावण ) के शिर ( राम के ) वाणों से विखर जायें, पर यह 
मेरी वात नहीं सानता | अब मेरे जीवित रहने का कोई मार्ग नहीं है। विधि के 
परिणाम को कौन जान सकता है? अब इसकी आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त और 
कोई चारा नहीं है | 

फिर उस (मारीच) ले कहा--अब मुझे केसी माया रचनी है, बताओ। रावण ने 
कहा--तुम एक सोने के हिरण का रूप धारण कर लो ओर उस सीता के सन को ललचाओ | 
मारीच बेसा करते की सम्मति प्रकट करके चल पड़ा। एज्ज्बल शूलधारी राक्षतगज 
( गबंण ) भी दूसरे मार्ग से चला गया | 

मारीच,; पूर्वकाल में राम के बाण का प्रभाव जान चुका था। अतः, वह स्वय 
हरिण का रुप लेकर वहाँ जाना नही चाहता था | किंतु, रावण की वेसी आज्ञा होने के 
कारण वह गया। अब उसके मन की दशा और उसके व्यापारों का वर्णन करेंगे। 

भारीच का मन, अपने वन्धुओ का स्मरण करके ठुःखी होता | वह बीर राम- 
लद्मण से भयभीत होकर चक्कर खाता | गहरे तालाव का पानी विषमय हो जाय, तो उसमे 
रहनेवाली मछली जिस प्रभार विकल होती है, उमी प्रकार मारीच का मन भी व्याकुल हुआ | 
उसकी दशा का शनुमान करना भी कठिन है | 


नप्प 
ग्र 
जप 


कब रामायण 


विश्वामित्र के यज्ञ के समय राम से पीडित होकर और ( दंडकारण्य मे ) पहले 
एक वार हरिण-वैष मे जाकर भी जो मरा नही, वह मारीच अब तीसरी वार प्रयल करता 
हुआ राघव के आश्रम में जा पहुँचा । 

उसने ऐसे एक स्वर्ण-हरिण का रूप धारण किया, जिसकी अनुप्स उच्ज्वल देह 
की काति से गगन और धरती भी अकाशित हो उठी | उत्तम हरिणी-समान सीता के मन में 
आकर्षण उत्पन्न करने के विचार से वह ( पर्णकुटी के पास ) गया | 

किसी पर आतमक्ति नहीं रखनेवाले सन तथा कपट से युक्त वेश्याओं की ओर 
जिस प्रकार सव कासुक व्यक्ति आहइष्ट होते हैं, उसी प्रकार उस स्वर्ण-हरिण की ओर सब 
प्रकार के हरिण आकृष्ट होकर उसको घेरकर चले | 

उसी समय सीतादेबी, अपने अति सुन्दर ककण-सूषित कोमल कर-कमलो से 
पुष्प-चयन करती हुई, इस प्रकार वहाँ चली आई कि देखनेवालों के भन में यह सदेह 
उत्पन्न होने लगा कि इसके कटि है या नहीं। 

जिसपर विपदा आनेवाली होती है, वे स्वप्त में ऐसे रूपों को देखते हैं, जिनका 
विचार तक वे अपने मन में कभी नहीं लाये होगे । इसी प्रकार, सीता देवी ने, जिनको, 
इसके पूर्व कभी किसी को न प्राप्त हुईं वड़ी विपदा आनेवाली थी, उस माया-संग को 
देखा | 

रावण की आयु अब समाप्त होनेवाली थी, और उसकी मृत्यु से धर्म की सुरक्षा 
होनेबाली थी। अतः, सीता उस ( माया-म्ग ) को देखकर, यह नहीं जानती हुईं कि 
यह धोखा है, उसके न चाहने योग्य सौदर्य पर सुर्ध हो गई १ 

वह हिरण ज्यों ही अधंचंद्र समान ललाटवाली सीता के सम्युख आकर खडा 
हुआ, त्यो ही वह (सीता) उसके प्रति अत्यधिक आकर्षण से भरकर, इस विचार से कि राम 
से उस हरिण को पकड़ लाने को कहे, सत्वर विजयी धनुर्धारी ( राम ) के निकट जा पहुँची । 

सीता ने हाथ जोड़कर राम से कहा--हमारे आश्रम में अति उत्तम स्तषमय, 
दूर तक अपना प्रकाश फ्रेंकनेवाला. माणिक्य तथा रत्नमय सुदृद करो और कर्णों से शोभाय- 
मान एक हरिण आया है। वह अत्वन्त दर्शन-मधुर है | 

ऐसा हरिण संसार में कही नहीं हो सकता, - ऐसा किंचित्‌ भी विचार किये 
बिना ही, हमारे प्रश्मु और कमलभव के पिता ( विष्णु के अवतारभूत ) राम, हरिण-हुल्य 
ठेवी की बात सुनकर उसग से भर गये । 

यह सुक्े चाहिए---यो अपनी देवी के कहने पर, राम ने यह नहीं कहा कि यह 
(हरिण ) चाहने योग्य नहीं है। किन्तु, यह कहा कि आमरणपारी, स्वणलता-हहत 
हे देवि। हम उस हरिण को देखेंगे। तब अनुज लक्ष्मण ने उनका मनौभाव जानकर 

समय एक वचन कहा-+ 

जि ( उस हरिण के ) स्वर्णमय देह है, माणिकमय पर, पँछ और कान हैं और के 
कुदकता है--यों कहने से यह स्पष्ट है कि वह कोई सायामय सम है। दैमठ | ही 
विपरीत उसे बथार्थ मृग मानना ठीक नहीं है| 


अरशयकागड श्प्इ्‌ 


तब राम ने कहा- है मेरे अनुज । यथार्थ विचेक से सब कुछ जाननेवाले व्यक्ति 
भी इस अस्थिर ससार की दशा को पूरा-पूरा नहीं जान सकते | इस ससार में अनेक सहखे 
कोटि प्राणी हैं। अठः, ससार में कोई वस्तु असंभव है-ऐसी बात नही है। 

तुम्हारा मन क्या कहता है? हम अपने कानो से रृष्टि की विचित्र वस्तुओं के 
वारे में सुनते है| क्‍या तुम नही जानते कि पूर्वकाल में सात स्वर्णमय हँस" पेंदा हुए थे ? 

सृष्टि के प्राणियों की कोई रूप-व्यवस्था या कोई सीमा नहीं है। यों शाम ने 
अपने भाई से कहा | इतने मे मुख्ा ( सीता ) ढेंवी चिन्ता करने लगी कि वह स्वर्ण-सृग 
बन के मागों म जाकर कही अद्श्य न हो जाय । 

इस प्रकार चिन्ता करनेवाली देवी का मनोभाव जानकर, अंजन-पर्वत सदश 
प्रभु, यह कहते हुए कि है आभरणों से भूषित ठेवि ! कहाँ है वह हरिण १ ग्ुमे 
डिखाओं। चल्त पडे | मुखरित घीर वल्यधारी अनुज (लक्ष्मण ) अपने भ्राता का यह 
कार्य देखकर चिन्तामग्न हो, उनके पीछे-पीछे चल | उसी समय अवश्यभावी विधि के 
विधान के समान आया हुआ वह माया-मृग सम्मुख दिखाई पड़ा । 

सम्मुख दिखाई पड़नेवालें उस हरिण को देखकर रामचन्द्र अपनी सह्त्म बुद्धि से 
कुछ विचार न करके कह उठे--अहो । यह तो बहुत सुन्दर है। उन (स्वज्ञ राम ) के 
इस प्रकार कहने का कारण क्या था १ विष्णु ने सर्पशय्या को छोड़कर धरती पर ( राम के 
रूप में ) अवतार लिया था, तो वह देवताओं के पुण्यफल के परिणामस्वरूप ही तो था १ 
बह (भाग्य) क्या ब्यर्थ होगा 2 (अर्थात्‌ , देवताओं के भारय-परिपाक के कारण ही रामचंद्र 
मायासुग को पकड़ने के लिए तेयार हुए थे। ) 

फिर, श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा--है भाई | इसे देखों | इसका उपमान क्‍या 
हो सकता है ? इसका उपमान यह स्वय है। इसके अतिरिक्त दसरा कोई उपमान नहीं है | 
इसके दाँत उज्ज्वल मुक्ता-टल्य है। हरी घास पर वढाई गई इसकी जीम विजली के 
मद्श है। इसकी उह रक्त स्वर्ण के लय ह॑ जिसपर चॉदी की-सी चित्तियाँ शोमित हो 
रही हैं। 

है दृढ धनुर्धारी । इस हरिण की सुन्दरता को देखने पर स्त्री हो या पुरुष,-- 
कौन इसपर मुख्ध नहीं होगा १ रेंगनेबाले और उड़नेवाले सब प्राणी इसे देखकर पिघल 
उठते हैं और इस प्रकार आकर घेर लेते हैं, जिस प्रकार दीपक पर पतंग आकर गिरते हैं | 





2, ण्फ कथा प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में भरद्ाज मुनि के सात पुत्र मानससरोवर पर योग-साधना करते मे | 
किसी कारण से वे योगभ्रष्ट हो गये और दूसेर जन्म में कौशिक ऋषि के पुत्र होकर उत्पक्त हुए। उस 
जत्म में एक दिन अत्यन्त छुधा से पीडित होकर उल्होने अपने गुरु गार्ग महर्षि की गाय को मारकर 
खा डाला। किन्तु, खाने के पूर्व पितरो का श्राद्ध कर उन्हे तृत्त किया। इस पाप के कारण उस्हे 
अनेक योनियों में जन्म लेना पड | किस, पितरों को तृप्त करने के पुंययफल से उन्हें सब जन्मों में 


० प हे . * रु 
अपने पूरे न्‍न्‍्मों का स्मरण देना रहता था। पक बार वे सात स्वर्णृहस होकर जनमे थे। क्दाचित्‌ 
इसी कथा को ोर इस पद्म में संकेत है ।--घल्ु० 


ई८४ “ . कुंब रामायण 


आर्य ( राम ) के इस प्रकार कहने पर लद्ममण ने उस हरिण को देखकर यह 
स्पष्ट रूप से जान लिया कि यह ( हरिण ) सच्चा नही है| फिर कहा--हे सुरमित तथा 
सुन्दर मालाधारी । यह हरिण स्वर्ण का भले ही हो, तो भी इससे हमे क्‍या प्रयोजन है? 
अतः, हमे अपने स्थान पर लौट जाना ही उच्त है। 

लक्ष्मण के ये चचन समाप्त करने के पूर्व ही उस अतिरुपवती ( सीता ) ने अनघ 
( रामचंद्र ) को देखकर कहा--है चक्रवत्ती-पुत्र | मन को आकृष्ट करनेवाले इस हरिण को 
शीघ्र पकड़ लाओ | जब हस ( वनवास की ) अवधि पूरा करके नगर को लौटेंगे, तब यह 
खेलने के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा | 

है या नही-- यो संदेह उत्पन्न करनेवाली कटि से युक्त ( सीता ) के यह कहने 
पर प्रभु ज्स हरिण को पकड़ने के लिए सन्नद्ध हुए, यह देखकर स्पष्ट विवेकवाले भाई 
( लक्ष्मण ) ने उनसे निवेदन किया -है श्राता! आप सोचकर जान सकते हैं कि हम 
धोखा देने के लिए राक्षमों के द्वारा भेजा गया यह मायामय म्रुग है | 

तत्र देवताओं के कष्टो को दूर करने के लिए अवतीणर्ण प्रभु ने उत्तर दिया--यदि 
यह मायाझ्ग ही है; तो भी मेरे बाण से यह मरेंगा । मैं उस दशा में एक क्रोधी (कर ) 
राक्षस का वध करने का कर्तव्य पूरा करूँगा | यदि यह यथार्थ हरिण है तो इसे पकडकर 
लाऊँगा | इन दोनो बातों मे कोई भी अनुचित नही | 

इसपर लक्ष्मण ले फिर कहा--हे वज्सह॒र्श दृढ तथा अतिसुन्दर कंधोंवाल्षे ! 
इस ( हरिण ) के पीछे किस प्रकार के राक्षस छिपे हँ--यह हमें विदित नहीं है। उनकी 
माया केसी है--इससे भी हम परिचित नहीं है। यह हरिण क्या है--यह भी हमने समका 
नही है। नीति-निष्ठ महाजनों ने जिम आखेद को घृणित और वर्ज्य कहा है; उसे करना 
कीर्सिकारक नही होता । 

यह सुनकर चतुझ्ुंख के पिता ( विष्णु के अवतार, राम ) ने अपने उत्तम भाई से 
कहा--राक्षस बैर रखनेवाले हैं। उनकी सख्या अपार है | उनकी माया ग्रभूत है--इन वादों 
को सोचकर ही क्या हम अपने श्रत को छोड दें ? यह हास्यास्पद बात होगी। अतः) 
( हरिण ) को पकड़ने का यह कार्य उचित ही है। 

तब लक्मण ने कहा - है भ्राता | योग्य कायों को ठीक सोच-समककर करनी 
उचित है। इस ( दरिण ) को पकड लाने के लिए मै जाऊंगा | इसे यहाँ भेजकर इसके 
पीछे छिपे रहनेवराल राक्षस असख्य भी क्यों न हो, उन सबको मैं अपने धनुष के अनेक 
तीद्ण वाण चढ़ाकर मिटा दूँगा) यदि यह मायामय म्ग न हो, तो इसे पकड़कर 
ले आरूँगा जी 
उस समय हमिनी-तुल्य उस ( सीता ) ले, गदुगदकठ से शुकी की जेसी अम्त- 
बर्षिणी वाणी मे कहा-हे नाथ ! क्‍या तुम स्वयं जाकर इस (हरिण ) को नही पकड 
लाओगे १ फिर रक्त रेखाओ से संयुक्त नीलोत्पल-जैसे अपने नयनों से मोती जेसे अभु- 
विंदु बरसाती हुई और मान करती हुई पर्णशाला की ओर चल पड़ी | 


इस प्रकार जानेवाली सीता का रोप देखकर रज्ञक प्रशुने ( लद्ठमण से ) कहा 


अरणयकाणड रच 


है सुन्दरमाला-भूषित । इस हरिण को मैं स्वयं पकड़कर शीघ्र लौट आरँंगा। बन में 
यहाँ रहो २० 


हीछृण वाण और धनुष लेकर सलर चल पड़े | 

तब लक्ष्मण ने यह कहकर कि पहले ( विश्वामित्र के ) बच्चष के सम आये हुए 
तीन गक्षतों मे से ( अर्थात्‌; वाडक्ा, स॒वाहु और मारीच--इनमें 
बचकर निकल गया था | हे प्रभु] मेरा अनुमान है कि उन समय 
मारीच ही इस रुप में अब वहाँ आया है। आप उत्व को देखेंगे। जाइए 
जय हो | लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर उन्हे नमस्कार किया और लक्ष्मी-तुल्य सीता के निवास- 
भूत कुटीर के बाहर पहरा उेते हुए खड़े रहे | 

पर्वत-ममान उन्‍नत कधोंवाले रामचद्र ने अपने विग्कवान्‌ भाई के वच्नों 
ध्यान नही दिया और पूर्णचंद्र का उपमान बननेवाले उुन्दर मुख से शोमित ( दीवा 
के मान का स्मरण करते हुए, मिंदर और प्रवाल के | 
मरकर उस हरिण का पीछा करते हुए चल पढ़े। 

वह हरिण मंद-मद पेर रखता हुआ कभी चलता; कमी स्थिर खड़ा होता | फिर, 
घबराकर कपटता और कभी कान खडे करके अपने खुरों को वक्ष से मठाता छुआ उछल 
पड़ता एवं अपनी गति से प्रमणन और सन को भी मानों नवीन गति सिखने लगता | 

राम ने; निभुवन को नापनेवाले अपने पैर को उठाकर आगे रखा] क्या उस 
चरण की पहुँच से परे रहनंवाला कोई लोक भी हो सकता है ? थो राम ने (उमर हरिण 
का ) पीछा किया | उन राम के उस समय के वेग के बारे में इनसे अधिक क्या कह सकते हैं 
कि उन्होंने अपनी अनुपम स्वव्यापिता को ग्रकट किया १ 

वह ( हरिण ) पर्वत पर चढ़ता, भेंघो के मध्ब कूद पढ़ता। उसका पीछा 
करने पर वह बहुत दूर भाग जाता | उसका पीछा करना छोड़कर विलव करें, तो इतना 
निकट आ जाता कि हाथ बढ़ाकर उसे छू सके | स्थिर खड़ा हुआ-सा दिखता, किन्तु 
मऋट उछेलकर भाग जाता | इन प्रकार. वह (हरिण ), धन ८र ललचानेबाली वारनास्वों 
के मन के समान सचरण करता | अहों ! 

तब उठार स्वमाववाले प्रद्नु ने विचार किया--इस (हरिण ) 
और इनके काये दुछ और हैं। पहले ही मेरे अनुज ने जो सोचा, वह ठीक 


जे 





मुझे यह क्लेश उठाना पड़ रहा है। 

इतने में वह मायावी राक्षुत कह सोचकर कि यह (राम ) अब सुझे पकड़ेगा 
नही, किंतु अपने बाण से मुझे परलोक सें भेजने की वात मोच रहा है--अतिवेश सें गगन 
में उड़ गया | 

ब्लड क्षण थे आडी- अपने पे अक्रायघ जारकक: औ ह्‌॒ ः 

उसे छाणग अभु न भा अपन चअक्राबुध के समान अवाय एक रक्ष्व्ण बाण वक्ये 
यह आज्ञा ठेकर छोड़ा कि बह हरिण जहाँ 


हट] 
रिप जहाँ भी जाय, वहाँ उसव्ग णीड़ा न्गरता हुआ जा 
और उमके प्राण हर ले | जा 


रैंप कब रामायण 


वह दीघे, तीहण तथा पत्राकार बाण, उस मायावी के बच्त मे जा लगा | तुरन्त 
वह (मारीच ) अपने खुले मुंह से (हा लक्ष्मण । हा सीने । कहकर ) पुकार उठा और 
अष्ट दिशाओं और उनसे परे भी प्रतिध्वनि करता हुआ एक पर्वत के जैसे गिर पड़ा | 

ज्योही वह क्रूर राक्षस अपने यथार्थ रूप मे मरकर गिरा, त्यौही राम अपने उस 
भाई के बारे में, जिसने उस ( हरिण को पकड़ने के ) ग्रयल को अहितकारी बताया था, 
सोचने लगे--मेरा वह भाई चतुर है। मेरे प्राणों के समान प्रिय है। मेरा वह चतुर 
अनुज मेरा उद्धार करनेवाला है। यू 

फिर, रामचंद्र ने उत मारीच की देह को निकट जाकर देखा, जी विगत को 
अपनी पुकार से ग्रतिध्वनित करता हुआ गिरा था, और स्पष्ट रूप स यह जान लिया कि 
वह चही मारीच है; जो पहले कलक-रहित विश्वामित्र के सहायज्ञ के समय आया था | 

फिर, यह सोचकर वे ( रास ) चिंतित हुए कि दारुण बाण ज्यौही उसके वक्ष में 
लगा, वह अपनी माया से मेरे कंठ स्वर का अनुकरण करके पुकार उठा | वह ध्वनि सुनकर 
मेघ-समान नयनोवाली ( सीता ) देवी चिंत्रित हुई होगी। ५; 

मेरा भाई इस ( हरिण ) को देखते ही समक गया था कि यह मायावी 
भारीच है | वह मेरे पराक्रम कों समझने की बुद्धि रखता है| अतः, इस (मारीच) की पुकार 
के यथार्थ तत्त्व को ( सीता को ) वह समझा देगा | यो विचार कर राम स्वस्थचित्त हुए | 

फिर, यह विचार कर कि यह (मारीच) केवल मरने के उद्देश्य से ही यहाँ नही 
आया होगा; हो न हो, कोई पडयन्त्र करने का उपाय करके ही आया है, दसकी पुकार 
से कोई हानि उत्न्न होने की समावना है, अतः, ऐसी कोई विपदा उत्पन्न होने के पूव॑ 
ही पर्णशाला को लौट जाना उचित है। रामचद्र लौट पडे | ( (-१४२ ) 


अध्याय 5 
सीता-हरण पटल 


शखों से पूर्ण अनुपम समुद्र के जेसे सुन्दर स्वरूपवाले ( राम ) के सबध मे हमले 
वर्णन किया | अब सुरमिपूर्ण पुष्पालंकृत केशोवाली लता-सहश (सीता ) देंबी के सम्बन्ध मं 
कहेंगे | है 

मारीच ने अपने दाँत पीसकर, अपने कंदरा के समान झुँह को खोलकर जी करेगे 
पुकार की थी, वह ज्योही सीता के कानो मे पड़ी त्योही वह इछ्ष पर से धरती पर गिरी हुई 
कोयल के समान व्याकुल होकर छाती पीटती हुई मूच्छित हो गई | 

घने छुतलोवाली वह ( सीता ) देवी अवलब से छूटी हुईं लता के उमान) और 
वज़-ध्वनि के श्रवण से भयभीत हुए सर्प के समान मूच्छित होकर धरती पर लोट गई | फिर; 


अरणएयकाणड र्पछ 


(संशा पाकर ) रोती हुई कहने लगी ! मैने अज्ञान में पड़कर हरिण को पकड़कर 
लाने की वात कही ओर उसके फल-स्वत्प अपने जीवन-स्व॑स्व को खो बेठी | 

फिर, सीता ने लक्ष्मण से कहा--कलक-रहित शुभगुणों से पूर्ण हमारे प्रशु; राज्षुस 
की माया से विपदा-स्रस्त हो गये हँ--यह विपय जानने के पश्चात्‌ मी उनके भाई, तुम 
अभी तक मेरे निकट ही खड़े हों ? क्या यह उचित है? 

तव उस सत्वनिष्ठ ( लक्ष्मण ) ने समकावा--क्या आपका यह कथन उच्चित है 
कि इस लघु संसार में राम से भी अधिक पराक्रमी व्यक्ति है ? ज्रीजनोच्त बुद्धि के कारण 
ही आपने ऐसा कहा है | 

हे ज्रील-गुण से पूर्ण देवि !सत्त समुद्र, चदुदंश सुवन, सत्त चुलपर्वत, इन सब 
प्रदेशों के निवासियों के क्ुद्र बल से क्‍या युद्ध मे राघव का विशिष्ट पराक्रम कभी घट 
सकता है १ (अर्थात्‌ , कम नहीं हो सकता है। ) 

भूमि, जल, पचन, आकाश और अभ्नि नाम के जो पदार्थ हैं, वे सब उन ( राम ) 
के क्रोध करते पर घबरा उठते हैं। मेघ-सहश काले वर्णवाले उन कमल-नवन को आपने 
क्या समझा है, जो आप इस प्रकार व्यादुल हो रही हैं ? 

क्या रामचंद्र निशाचरों से परास्त एवं विपदा-अस्त होकर दुह्ाई देंगे ! यदि 
कभी उन्हें बेसी दुह्ई देनी भी पड़े, तो सारा त्रह्माड अस्तव्यस्त हो जावगा और ब्रह्मा प्रति 
सब जीव विनष्ट हो जायेंगे | रु 

( उनके वल के विषव में ) और क्या कहा जाय १ हमारे प्रश्॒ रामचन्द्र, 
जिन्होंने भवकर त्रिपुरों को जला देनेवाले और भूमि और स्वर्ग के निवासियों के द्वारा 
प्रशसित शिवजी के धनुष को तोड़ व्िया था; उनके बल की अपेक्षा अधिक बल क्‍या किसी 
में हो सकता है | 

( हमारे ) रक्षक ( राम ) यदि ऐसी दशा को प्राप्त हुए होते, जेसा आपने 
सोचा है, तो ठीनों लोक विध्वस्त हो गये होते | देव और मुनि मिट गये होते | उत्तर घर्म 
भी विनष्ट हो गया होता | 

अधिक कहने की क्या आवश्यकता है 2 महिमामसय प्रमु ने वहाँ पर शर का ग्रवोग 
किया है। उससे आहत होकर वह गाक्षस वह घुहाई दे रहा है। उसके लिए आप 
द्रवीभूत होकर चिन्तित मत हों। निश्चिन्त होकर रहे |--वों लक्ष्मण ले कहा | 

लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर, सीता का क्रोध और उबल उठा। उसे मरण 
की-सी वेदना होने लगी। उसका मन अत्यधिक घवरा उठा। वह निष्करण होकर, 
लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्द कइने लगी कि तुम्हारा वो खड़ा रहना नीति-मार्य अनुकूल 
नहीं है) 

एक दिन का भी परिचय होते पर सच्चे बधु (अपने मित्र की तहावता के लिए) 
अपने प्राण तक देने को सन्‍नद्ध हो जाते हैं। किनन्‍्ह, तुम अपने ज्वे्ठ भ्राता को विपदा-अस्त 
जानकर भी निमंय हो स्थिर खडे हो | मेरे लिए (इनसे बुरी) और क्या गति हो सकती 
जब में अभि में गिरकर अपने प्राण का त्याग करूँगी | 


रैदय कंब रामायण 


कमल के उद्यान मे विहार करतेवाला हंस जिस प्रकार घुआँधार दाबानि ने 
कूदने जाता हो, उसी अकार का कार्य करने के लिए प्रस्ठुत ( सीता ) देवी की बातों को 
सुनकर उनकी रक्षा के लिए घनुष धारण करनेवाले ( लक्ष्मण ) ने उनके छोटे चरप-कम्लों 
के सम्मुख घरती पर गिरकर साष्टाग नमस्कार किया | फिर बीला-- 

आप प्राप-त्थाग करना क्‍यों चाहती हैं? आपकी बातों से में सवमीत हो 
रहा हूँ। ( आपकी आज्ञा का ) मै उल्लंघन नही कर सकता हूँ। आप दुःख-मुक्त होकर 
यही रहें। यह दास जा रहा है) कठोर विधि-विधान को कौन रोक सकता है १ 

यह दास जा रहा है, कुछ अहित होने को हैं। आप कह रही हैं कि में प्र 
की आजा का उल्लंघन कर यहाँ से जाछें। ( मेरे जाने पर ) आप अकेली रह जायेंगी। 
इसलिए सावधान रहिए [--वयो कहकर उत्तत सन के साथ बिंदा होकर लक्ष्मण वहाँ ने 
चलने लगे ] 

उस समय लक्ष्मण यह विचार करते हुए चले कि यदि मै यही रहूँ. तो ये अति 


मे गिरेंगी ] यदि मै पर्वत-सह्श गरम्ु के निकट जाऊेँ, तो इनकी रक्षा न होने से कुछ अहिति 
होया। सुझे अपने प्राणों पर भी आतक्ति है। जब मै क्या करेँ ?--इस प्रकार सोचकर 
लक्ष्मण बहुत व्याकुत् हुए । हि 
यदि हो सके, तो धर्म से अहित को रोका जा सकता है। उक्ष मै- जो पूत 
के परिणाम के फलस्वरूप इत्त प्रकार का जन्म पाकर यहाँ जाकर इस विपदा मे अस्त 
हुआ हूँ. इन तीता की सल्यु का कारण बनू--इससे तो यही उत्तम है कि में इस स्थान से 
हट जाओं। 
फिर, सीता से कह्ा--मै जा रहा हैँ। वदि (अहित ) घटित हुआ, दो स्छुााज 
( जठायु ) अपनी शक्ति-भर आपकी रक्षा करेगा । ( यह कहकर ) देवताओं ४५ 8323 
पे महिमासय वह पुरुष-अेद् ( लक्ष्मण ) उसी मार्ग से चल पड़ा, जिससे रान गये थे! 
लक्ष्मण के वहाँ से झाते ही खड़ग-दरतोंचाला गण, जो अवरुर की दाक में छिपा 
बैठा था; अपनी वच्ना को मफल बनाने के उद्देश्य से वॉम का ब्रिदंड लिये अतरशबुओा 
( थर्थाव्‌, काम, क्रोध और मोह) छे वंधनों से सुक्त हुए उपस्थी का वेष धारप हरक 
आया | रा जक 
उपचान रखनेनाले के समान उसकी देह डुर्वंल थी) बहुत दूर तक पदिह उसे 
झानेवाले के समान उससे धक्रावट दिखाई पड़ती थी। उुत्य के सगीत के जे 
शुद्ध तथा वीपागान के समान संधुर शैली मे (साम) वेढ का गान करता हुआ वह (रा 
नाक वह इन प्रकार मन्द-मन्‍्द चलता था; जैसे पुष्यों की शब्या पर चल रहा 5 
वह अपना पढ इस प्रकार रखता था, मानों अस्नि-कणो पर चल रहा हो। उसे हाोथे ही 
पैर अनियनित रुप से कोप रहे थे और उसमे अतिवाद्ध ब्य दिखाई पड़ रहा वा। हक 
गह कमल के वीजों को एक जप-माला हाथ मे लिये हुए बा। हक 
“क्यर एक आनने भी इसका शरीर मुका हुआ था। उसके वक्ष पर यनोपवात 
कूर्माकार एक आमने भी था। भुः 


अरण्यकार्गड श्प्द्‌ 


शोॉम|यमान था | इस वेष में चह, पवित्र अतःकरणवाली उस अर घती ( के समान पाति- 
बत्यवाली सीता ) के आवास-भूत कुटीर के समीप आ पहुँचा। 

देवताओं को भी सुख्ध करवूंवाला ( सन्‍्वासी का ) वेष घारण करके बह (रावण) 
उत्त कलकरहित पर्णशाला के द्वार पर पहुँचा और गलित कठ से बोला--इस कुढीर मे 
कौन है १ 

कलापी-तुल्य वह दची. यह सोचकर कि कपट-रहित मनवाले कोई तपसस्‍बी 
थये है, इन्चुरस-समान मधुर स्व॒र में यह कहती हुई कि 'पधारिए | पधारिए । इस प्रकार 
उसके सम्मुख आ खड़ी हुईं, जैसे कोई प्रवाल-लता हो | 

उस ( शावण ) ने, लावण्य के भी लावण्य, यश के आगार और शील की मर्यादा 
उस देवी को अपनी आँखों से देखा और मदख्तावी मत्तगज के समान स्वेद से भरकर, लालना- 
रूपी वीचियों से पूर्ण कामना-समुद्र में डूब गया | 

अशिथिल कोकिल स्वर से दुक्त; देव-ख्त्रियों से भी उत्तम रूपवाली बह (सीता ) 
देवी ज्योद्दी उसके सम्मुख प्रकट हुई, उस ( रावण ) के बविरह-तत मनकी क्या दशा हुई-- 
इसके बारे से क्या वर्णन करे » उसकी शक्तिशाली भुजाएँ फूल उठी और फिर कृुश 
हो गई। 

उसकी नयन-पक्ति; बन-मयूर जेंसी ( सीता ) के सौदर्य के दर्शन से, पुष्पों के 
समृद्ध मधु का छुककर पान करके गानेवाले भ्रमरों के समान आनद से मत्त हो उठी-- ऐसा 
कहने में क्या वड़ाई होगी / उसके मन के जैसे ही उसकी आँखें भी आनंदित हो गईं। 

बह (रावण) यह सोचता हुआ कि अरुण-कमल के समान को तजकर भेरे ये बीस 
नयन यहाँ आई हुई इस सुन्दरी के रत्न-काति से युक्त लावण्य को देखने के लिए क्‍या 
पर्यात् हैं ? हाय | मेरे एक हजार अपलक आँखें नही है ।--व्याकुल हो खड़ा रहा | 

उसने सोचा--कलाइयो पर ककण-पक्तियों से शोमित होनेवाली इस नारी-रत्न के 
साथ क्रीडा करते हुए आनंद के अपार समुद्र मे निमरन होने के लिए क्या कठौर तपस्या के 
प्रमाव से प्राप्त) साढ़े तीन करोड़ व की मेरी आयु भी पर्याप्त होगी। 

( फिर, उसने सोचा ) अब मै इस सुन्दरी को तीनो लोकों की सम्राज्ञी बना 
दूँगा। सब सुर और, असुर अपनी पत्नियो के साथ इसकी सेवा मे निरत रहकर जीवन 
व्यतीत करेंगे। और, में भी इसकी सेवा करता हुआ रहूँगा | 

( उसने यह भी विचार किया ) दुःख के समय में ही जब इसका झुख इतना 
लावण्यपूर्ण है, तव किचित्‌ दंत-पकाश से थुक्त सदहास फेलने पर इसका झुख कितना मनोहर 
लगेगा १ मैं अपनी उस वहन ( शूर्पणखा ) को, जिसने इस पृष्प-भरित् ऋंतलोवाली का 
अन्वेषण कर मुझे इसकी पहचान दी है, अपना राज्य दे दँगा। 

.. चह ( रावण ) उस स्थान पर आकर इसी प्रकार के विविध विचार करता हुआ 
मन में अनुचित इच्छा भरकर खडा रहा। उसे देखकर अरखलित शीलब्राली मीता ने 
अपने अश्ु पोछ लिये और कहा कि इस आसन पर जाप आसीन हो जायें। (और एक 
आसन डाल विया | ) 


३६० कंव रामाययां 


सीता ने उसका स्वागत करके एक वेच्रासन डालकर उसपर आसीन होने को 
क कहा । तब अपने बड़े त्रिदड को पाशर्व मे रखकर वह कपटी सन्‍्यासी उस सुन्दर पणंशाल्ा 
से बैठ गया । उस समय-- 

प्रवंत और वृक्ष थरथरा उठे | कठोर पापकर्म करनेवाले उस राक्षम को देखकर 
पत्ती भी मौन हो रहे | झग भयभीत हुए | सर्प अपने फन को समेटकर कही छिप गये | 

आसन पर बेठने के पश्चात्‌ उसने (सीता से ) अष्टन किया--यह कौन-सा 
स्थान है ? यहाँ निवास करनेवाले तपस्वी कौन हैं ? इसके उत्तर मे विशाल नयनोवाली 
वह देवी, यह सोचती हुई कि वह कोई निष्कपट सन्‍्यासी है, जो इस स्थान के लिए 
अजनवी है, कहने लगी-- 

है महात्मा | वशरथ के प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न उन प्रभु का नाम आपने सुना 
होगा; जो उत्तम कुल-जात अपनी माता की आज्ञा को शिरोघार्य करके अपने भाई के साथ 
विना किसी ढु ख के इस स्थान मे आकर रहते हैं | 

फिर, रावण ने प्रश्न किया मैने ( यह समाचार ) सुना है, किन्तु उन्हे (अर्थात्‌ , 
राम को ) मैने देखा नही है। गगा के समृद्ध जल से सिंचित ( कोशल ) देश को एकवार 
गया हैँ। नील कुबलव ओर वरछे के जैसे नयनोंबाली ठुम किनकी सुपुत्री हो, जो अपने 
अमूल्य समय को इस अरण्व मे व्यतीत कर रही हो ? ; 

तब कलकहीन शीलव॒ती उस (सीता ) देवी ने उत्तर दिया--अनघ माग पर 
चलनेबाले हे चतिवर । मै उन जनक की पुत्री हूँ, जिनका मन आप ( जैसे सुनियों ) के 
अतिरिक्त अन्य देवता का ध्यान भी नहीं करता | मेरा नाम जानकी है। मैं काबुत्थ 
की पतली हूँ। हर अमन 

फिर, उत्तम आमरण-भूपित सीता ने पूछा--आप अत्यत वृद्ध हैं। क्मंमोग रे 
मुक्ति पाने की इच्छा रखनेवाले आप कहाँ से इस समय, इस कठोर वन-मार्ग को पार करके 
जाये है १ ४ 
तव रावण कहने लगा (ऐसा एक व्यक्ति है), जो इन्द्र का भी इन्द्र है (अर्थाद्‌। 
इन्द्र से मी बढ़कर प्रभावशाली ) (चित्र मं ) अकित करने के लिए अमाध्य सोद्य से 
युक्त है। चतमुंख (ब्रह्मा ) के वश में उत्मन्न है, स्वर्ग-सहित सव लोको पर शातन 
करनेवाला है और जिसकी जिह्ना वेढो के मत्रों का आवास है। 

जो ऐसी शक्तिवाला है कि उसने पूर्वकाल में शित्रजी के विनाशभूत महान. 
कैलासगिरि को जड़-सहित उखाड़ लिया था | जिसको झुजाएँ ऐसी हैँ कि (उन शुजाओं ने) 
दिशाओं को वहन करनेवाले गजो पर आघात करके उनके ढाँवों को चूर-चूर कर 
8 जिमके द्वार के रक्षक स्वय देवता हैं। जिसकी महिमा का गान करते की 4४५ 
शब्दों मे नहों हैं। जिसके अधीन कल्पतद आदि देवलोक की सव विभूतियाँ है| जिसका 
सुन्दर निवास-स्थान गम्मीर समुद्र से आइृत स्वगेमय लका नगरी है 


जिमके वैमव से आकृष्ट होकर सुन्दर मन्दहास से चुक्त तिलोत्तमा आदि अप्मगएं, 


अग्ययकाणड ३८१ 





स्वर्गलोक को छोड़कर (उमकी लका में ) आा गईं हैं ओर ( उसकी ऊुंवा में रहकर ) उसके 
पानदान उठाना, (उसके) पर सहलाना, उसकी पाव्रक्षा 

चन्द्रमा ओर सूथ, उसके मन को देखकर ( उनके अनुमार 
दिव्यकाति से युक्त इ्र आदि दवता; इस लोक में स्थित उसके मघस्पशशी श्रामाद की रखू- 
वाली करते है| 

इस धरती पर स्थित उसकी ३रु लंकापुरी मे- जो स्वर्णमव अमराबती, मनोहर 
नागलोक की राजधानी ओर इस विशाल भूलोक के सव नगगे से बदकर मुन्दर है, रहने 
बाली सब वस्तुएँ दोपरहित हैं | 

कमलमव (त्रह्ना ) के द्वारा ब्यि गये बर &े प्रमाव से वह अनन्त बाइुबाला 
चह अपने विशाल कर मे, अर्धाद्न मं अपनी त्री को धारण ब्ग्नेवाले ब 
प्रव्त करवाल रखता है| उसने मब ग्रहों को कारागार में बन्‍्दी बना रखा है | वह सब गुणों 
में महान्‌ है | 


बह करता से रहित सदाचरणवाला है। विस्तृत शास्न-ज्ञान से युक्त है] तद्स्थ 
स्वमाववाला है ( वर्थात्‌ , पक्षपात से हीन दुद्धिवाला है )। उसका जैवन ऐला है कि उसे 


देखकर मन्मथ भी ( थआइचर्य से ) स्तव्ध रह जायें। सब लोकों के निवासी जिन चिदेवीं को 
अपने देवता मानते हैं, उन ( त्रिमूर्तियों ) की ममस्त शक्ति से वह संपन्न है | 

सब लोको में रहनेवाली असंझुय सुन्दरियाँ उसकी कृपा को प्राप्त करने की लालसा 
रखती हैं) उसका ध्यान करती हुई वे सुन्दरियाँ कृश होती रहती हैं| तो भी वह उन सं 
की उपेक्षा करके अपने हुदय को झुग्ध क्रनेवाली एक रमणी को खोज रहा है| 

इस प्रकार के पुरुष द्वारा शासित उस वेभव-पूर्ण नगरी में कुछ दिन निदशास 
की इच्छा से में वहाँ गया। दीघंकाल तक वहीं रह गया। अब उस ( पुरुष ) से दर 
की इच्छा न होते हुए मी किसी-न-किसी प्रकार वहाँ से चलकर इम स्थान में जावा हैँ [यों 
उत्त मायावी ने कहा 

तब सीता ने उस कपठ-संन्‍्यासी से पृछा- अपले शरीर को भी मार माननेवाले 
हे मुनि श्रेष्ठ | बढो तथा उन बेटों के ज्ञाताओो की कृपा की कामना न करे, लालउ के साथ 


4, 


हि 


यु] 


उ 


हद 
्श 


0 








प्राणियों को खानेवाले उन क्ररक्र्मा राक्षमों के नगर मे जाकर आप क्यों रहे १ 
अरण्य मे स्थित महातपस्वियों के लमीप जाबर आप नहीं रहे; जल-संपत्ति मे 
परिपूर्ण देशों में निवास करनेवाले पवित्र स्वभाववालो के ग्रामो में जाकर भी आप नहीं 


रद्द 
किन्तु; धर्म का स्मरण तक नही करनेवाले गक्षमो के मध्य जाकर रहे | वह आपने ब्या 
कया १--इ्स प्रकार सत्ता न कहा | 





उस मर्यादाहीन ( वर्थात्‌ , धर्म की मर्वादा से परे गहनंवाले ) मे वौवनब्ठी देदी 
के कथन को सुना और इनकी निष्कपठता को देखा, जो बह ऋहते हुए भी कि वे सक्षम 
कठोर नेत्रवाले ओर भयब्र रूडगवाले हैं--मबविहल हो रही थी | फिर, यों उत्तर दियो-३ 
है चन्द्रमुखि | गज्ञुम देवताओं के समान क्रूर नही हैं। हम जैसे व्यक्तियों के लिए थे 


58] 
के 


ही हद ॥ 


च्छि 


श्द्र्‌ कंब रामायराी 


उसके यह कहने पर सुन्दर आभरण-सूषित सीता वह न जानने से कि माया में 

-चतुर राक्षम कामरूपी है, उमपर कुछ सदेह न करती हुईं वोली- पापियी से स्नेह करनेवाले 

लोग पत्रित्र नही होंते | विचार करने पर यही कहना पडेगा कि वे भी (अर्थात्‌ , पापियों से 
स्नेह रखनेवाले भी ) उस पाप के भागी होते है । 

तब रावण ने यह आशका करके सीता कदाचित्‌ उसपर सदेह कर रही है, उस 
सदेह को दूर करने के विच्यर से दूसरे ढहग से कहा कि तीनो लोकों के विवेकी पुरुषों के 
लिए एन बलशाली राक्तुसों के स्वभाव के अनुकूल रहने के अतिरिक्त अन्य क्या आचरण 
संभव हो सकता है.! 

( दूसरों की ) मनोदशा को पहचाननेवाले उस सायावी के यह कहने पर सदृणुणों 
में बड़ी हुई देवी ने कहदा--धर्म के रक्षक उदार गुणवाले वे ( रामचल्द्र ) जबतक इस अरण्य 
में तपस्माधना करते रहेंगे, तवतक पाप-कर्म से जीनेवाले राक्षस अपने बंधु-सहित मर मिटेंगे। 
उसके पश्चात्‌ ससार के कष्ट भी मिट जायेंगे। 

हरिण-समान उस सीता के यह कहते ही वह ( रावण ) वोल उठा----हे मीन-जैसे 
चमकते नयनोंवाली । यदि मनुष्य, राक्षतों का समूल नाश करलेवाले हो वो ( इसका अर्थ 
यह हुआ कि ) एक छोटा खरगोश हाथियों के भुड को मार देगा और एक हिरण का 
बच्चा वक्त नखोवाले सिह को मार देगा। 

तब सीता ने कहा--घनीमूत विद्युत-पुज-जेंस केशोवाले विराध तथा क्रोध के ताप 
से भरे मनवाले विजयी खर आदि राक्षसो के ( राम हाथो ) मरने का समाचार कदाचित्‌ 
आपने नहीं सुना है। यह कहकर राम को उस समय जो क्लेश उठाना पड़ा था, उप्तका 
स्मरण करके वह देवी आँखों से अभ्रु की वर्षा करने लगी | 

फिर, आगे उन देवी से कहा--आप कल ही देखेंगे कि प्रतापी तिह-संहश मेरे 
प्रभु से लका के निवासी अपने कुल-सहित केसे स्टिते हैं और देवों की उन्नति केसे होती है। 
क्‍या अवारणीय धर्म को पाप जीत सकता है £ आप) दोपहीन झुनिवर क्या यह नहीं जानते ! 

बढ़ रावण, जिसका मासल शरीर ( सीताजी की ) मधुमिश्रित अमृत-जैसी अति 
मृदुल वाणी के उसके कानो में पड़ते से फूल उठा था, अब इस वचन को सुनकर कि मानव 
अधिक वलवान है, अभिमान के उमड़ने से क्रोध से भर गया | है 

उस क्रोधी ने कहा--एक मनुष्य ने (अर्थात्‌ , रास ने) धनुबंल में छुद्र उन रापहा 
को मारा | यदि हुम इस बात की बड़ाई करती हो, तो कल ही तुम इसका परिणाम देखीगी 
कि ( रावण की ) बीस झुजाओं की हवाःसान्र लगने से वह मनुष्य (अर्थात्‌ ; रामचत्र ) 
सेमर की रई के जेसे उड़ जायगा | है 

निरर्थक वचन कहलेवाली हे सु्धे । यदि मेर प्रवंत को उखाडना हो) वरक्षाड़ के 
खप्पर को तोड़ देना हो, समुद्र के जल को आलोडित करना हो, अथवा पृथ्वी को उठा 
लेना हों) इस प्रकार के अनेक काये करने हों, तो मी रावण के लिए ये सब सुलम हैं। उसके 
(लिए. कौन-सा कार्य कठिन हो सकता है! तुमले क्या समझकर ये बातें कही है? 

इस समय सीता के मन में संदेह उत्मन्न हुआ कि यह कर्म के इन्द्र से उर्े मुनि 


अरण्यकाएड श्र 


न्प्छ 


नहीं है। फिर, यह सोचती हुई खड़ी रही कि यह कोन हो सकता है १ इतले में वह कपट 
समन्‍्यासी ऐसा बन गया जेसा कोई विपधर कालमप क्रोधानल से उत्तत होकर अपना फन 
फैलाकर खड़ा हो गया हो । 

( राम के वियोग से ) पहले से ही अत्यन्त विषण्ण वह देवी, इस समय जिस 
प्रकार के दुःख में निमग्न हुईं, यदि उसके बारे मे विचार करे, तो विदित होगा कि इससे 
बढ़कर अन्य कोई कही दुःख हो ही नही सकता। उन देवी के पास ऐसा कोई शब्द नही 
रहा, जिसे वे धीरज के साथ उम राक्षस को कह सकें । उनसे कोई काम भी करते नहीं 
बनता था | वे इस प्रकार विकपित हुईं, जिस प्रकार यम के आने पर प्राण कॉपने लगते है। 

तब रावण ने कह्य--दवता लोग भी मेरी सेवा करते है । ऐसे मेरे पराक्रम को 
तुमने नही जाना और ( तुमने ) मिट्टी के कीड़े-जैंसे जीनेवाले मनुष्य को बलवान कहा। 
तुम स्त्री हो, अतः बच गई, नहीं तो मैं तुमको पीसकर खा डालता | पर यदि वैसा करने का 
विचार भी करूँ, तो मेरे प्राण मिट जायेगे--(अर्थात्‌ ; तुम्हें मार डालूंगा, तो तुम्हारे बियोग 
मे मैं भी मर जाऊँँगा, अतः तुम्हें नही माररुँगा )। 

है हंसिनि | भवविकपित मत होओ | जो भेरे सिर इसके पहले किसी के सामने 
नही भुके, उनपर वारी-बारी से, मुकुट के समान तुम्हें वहन करके में आनदित होगा | 
असरूय आभरणो से भूषित देव-सुन्दरियाँ तुम्हारी चरण-सेवा करेंगी | यो तुम चतुर्दश भुवन 
की सम्राशी बनकर रहेगी। 

ये बचन सुनते ही सीता ने कट अपने कर-पह्लवो से कानों को बन्‍्द्‌ कर लिया। 
फिर कहा--अरे राक्षस | मनोहर तथा भयकर धनुष को धारण करनेवाले उनके कर, तथा 
विजय से शोभायमान काकु्थ के प्रति अनन्य प्रम तथा पातित्रत्य रखनेवाली मेरे प्रति 
तू ने ससार के उत्तम धर्म की उन्नति के लिए प्रज्वलित वह्ि भे पवित्र ऋषियों के द्वारा 
देने योग्य हवि को खाने की इच्छा करनेवाल्ले कुत्ते-जेमे ( होकर ), क्‍या कहा १ 

घास की नोक पर रखनेवाली ओस की बूंद के जेसे ज्षण-भगुर जो प्राण है, उनके 
खो जाने के भय से क्‍या में उत्तम कुल के योग्य आचरण को त्याग दूँगी १ यह संभव नही | 
यदि तू अपने प्राणो की रक्षा करना चाहता है, तों विजली के जेसे चमक हुए बच्र के जैसे 
घोप करनेवाले तीएरण ( रास के ) वाण के लगने के पूर्व ही यहाँ से भाग जा ) 

सीता का यह बच्न सुनकर उस क्रूर राक्षस ने कहा--दिशाओं को बहन करने- 
वाले हाथियों के अतिदृद दाँतों को तोडनेवाले मेरे वक्ष पर यदि हुम्हारे पति का बाण आकर 
लगेगा, तो वह पर्वत्त पर गिरी हुई पुष्पमाला-जैसा जान पड़ेगा | 

लक्ष्मी के लिए भी लद्दभी होनेवाली हे सुदरि ! तुम्हारे प्रति उत्नन्न प्रेम की 
व्याधि के कारण मेरा शरीर दुवेल हो रहा है। झुमे प्राण-दान करो और स्वर्गवासिनी घने 
केशोबाली अप्मराओ के लिए भी हुर्लभ पढ को प्राम करों--यो कहकर भूधर से भी हृट 

मुजावाले रावण से उसे नमस्कार किया | 

ज्योहि बह ( रावण ) सीता के चरणों को ग्रणाम करने के लिए मुका- त्वोही 


र्र४ कब्र रामायरी 


क्षमा की मूर्ति और अनुपम सुन्दरी वह देवी, इस प्रकार व्याकुल होकर जैसे मर्मस्थान मे 
रक्ताचित खडग धेंस गया हो, है प्रभु | हे अनुन | कहकर पुकार उठी। 
उस समय, उस ऋर ( रावण ) ने; पहले दिये गये अपने इस शाप का स्मरण 

करके कि उसे परनारी का स्पश ( उसकी इच्छा के बिना ) नहीं करना चाहिए, अपनी 
स्तभ-जेसी वलवान्‌ एवं ऊँची भ्ुजाओं से उस आश्रम के स्थान को ही नीचे से एक योजन 
पर्यन्त खीदकर उठा लिया | 

(इस प्रकार सीता को उसके आश्रम के साथ ) उठाकर उसने अपने रथ पर रख 
लिया | सुन्दर ककृण-भूषित सीता ने रावण का यह कार्य देखा । किन्तु, अपने प्रायो ( के 
समान गरम ) को नही देखा । वह इस प्रकार मूच्छित हो गिर पडी जेसे मेघों से छूटकर 
कोई बिजली घरती पर आ गिरी हों | तब उस ( राबण ) ने आकाश-सार्ग से जाने का 
विचार किया। (१-७५ ) 


अध्याय ६ 
जटायु-मरण पटल 


रावण ने अपने सारथी से कहा कि रथ आगे वढ़ाओं | उस कथन को सुनकर 
सीता अग्नि मे पड़ी हुई पुष्प-लता के समान तड़पने लगी। वह नीचे गिरकर लोठती । 
विहल होकर कॉपती | मूच्छित होती | पीडा से छुटपटा उठती | 'है धर्म देवता ! इस 
विपदा से शीघ्र सुके बचाओ'--यों प्राथना करती | 

( सीता कहती--) हे पर्वतो | है वृक्षों | हे मयूरो | हे कोयलो | है हरिणों | 
है हरिणियों | हे हाथियों | हे करिणियो | हैं मेरे कातर श्राणो ! तुम मेरे प्रभु के निद 
शीघ्र जाओ और उन अचचल वलवबान्‌ वीर से मेरा हाल कहो | 

है मेघो ! हे उद्यानों | हे वनदेंबताओ [ उत्तम वीर, वे मेरे प्रश्म कहा हैं? क्या 
तुम जानते हो ? यदि हम मुझे अभयदान ठो, तो में जीवित रह सकती हूँ--इससे तुम्हारी 
कया हानि हो सकही है ् 

हे बरद | हैं अछुज । क्‍या आप ( ढोनो ) कालमेंघ के समान शखर्पा करत 
हुए और राक्षम आदि ऋूर जनो का विनाश करते हुए यहाँ नहीं आयेंगे ! है निष्कर्लक 
मरत | है अनुज ( झ्त्रुत्त )! क्या तुम अपयश के भागी बनोंगे ? 





बह कथा प्रस्िद े कि एक बार रमा अपने प्रियतम इबेर के पुत्र नलक्वर से मिलने के दे 
रह थी। मार्ग में राबय ने वलात दसको पकड़ लिया। तब रमा और नहइ्र मे रादय के हर 
शाप मिला कि यदि आये कमी वह किस मरे को इच्दा के बिस्‍्य उक्षका स्पर्श करेगा, तो रा ; ६ 
के टुमट-डुक्‍ठ हो जायेंगे बोर परतिबना सी ने पातित्रत्य की ऋप्ि में वह हल जायगा। उसी र४ 
पहने मे रावण ने सीता का स्पश नहीं छिया अनु* 


अरंगयकाएंड ३६४५ 


हे मोदावरि । तू शीतल है। तू द्रवीभूत है| तू माता-समान है| तेरा अन्तः- 
करण स्वच्छ है। तू दौड़कर जा और कुछ न कहने पर भी ( दर्शन मात्र से मन की बात ) 
समकने की शक्ति रखनेवाल्े मेरे प्रभ्मु के निकट पहुँच जा और मुझ अमाशणिन का समाचार 
उन्हे दें | 

सम्मुख दिखनेवाले हे निमेरो | पर्वंत-कद्राओं में निवास करनेवाले सिंहो ! 
तुम ( मेरे प्रशु को ) यह समाचार देकर उनसे धरती के साथ सुझे; उठा ले जानेबाले इस 
रावण की बीस झुजाओं और उसके दस शिरों को विध्वस्त कराके आमंदित होओ | 

इस प्रकार के विविध बचन कहकर मुक्त होने की इच्छा से रोनेवाली सीता को 
देखकर, अपने जीवन के दिनो को व्यर्थ करनेवाले उस रावण ने कहा--हे स्वर्णहारों से 
भूषित संयुत स्तनोवाली । स्वणमय कर्णामरणों से शोमायमान ह सुन्दरि । वे मनुष्य क्या 
युद्ध में मुझे मारकर हुम्हे मुक्त कर सकेंगे ” और, अपने वलिष्ठ हाथों से ताली वजाकर 
ठठाकर हँस पड़ा | 

उसके यो कहले पर सीता ने कहा--सूने माया से एक कपट-हरिण बनाया | तेरे 
प्राणो के लिए यम-सहृश प्रभु को तूने आश्रम से वाहर भेजने का उपाय किया| फिर, 
आश्रम में घुसकर मुझे हरकर ले जा रहा है. यदि उनसे ( भर्थात्‌ ; राम से ) युद्ध करते 
की शक्ति तुझम है; तो अपना रथ आगे न बढ़ा 

फिर सीता ने कहा--यदि तुम वीर होते तो, क्‍या यह सुनने के पश्चात्‌ भी कि 
तुम्हारे कुल के राक्षती को ज्णकाल में मार्नेवाले और तुम्हारी बहन की नाक-कान काटने- 
वाले मनुष्य अग्ण्य मे ही हैं। ( उन मनुष्यी के साथ युद्ध कर उन्हे मारे विना ) इस प्रकार 
माया करके मेरा अपहरण करते १ यह भय से उत्न्न तुम्हारे मन की कायरता ही तो है १ 

सीता के यह कहने पर राचण ने उससे कहा--हे नारीरत्न | सुनों। बलहीन 
शरीखाले क्षुद्र मनुष्यों के साथ यदि मै युद्ध करूँ, तो ललाट-नेन्न के पर्वत ( हिमालय ) को 
उठानेवाली मेरी भ्रुजाओं का अपमान होगा। उस अपवाद की अपेक्षा ऐसी माया ही 
फल्षप्रद है न १ 

मनोहर नयनोवाली प्रतिमासमान सुन्दर देवी ने वह वचन सुनकर कहा--अपने 
कुल के जो शत्रु हैं, उनके सम्मुख जाना अपमान है | उनके साथ करवाल लेकर युद्ध करना 
अपमान है। किन्तु, परतित्रतओ को धोखा देना अपमान नहीं है। अहो | निष्करुण राक्षुसो 
के लिए अपमान क्‍या है ? अपयश क्‍या है १ 

इस समय, “अरे । तू कहाँ जा रहा है ? ठहर, ठहर'--यो गजन करता हुआ, 
आँखों से क्रोध की अमि उगलता हुआ, विद्युत्‌ के जेसे चमकती हुई चोच के साथ जदायु 
ऐसा आया, मानों मेर नामक स्वर्णमय पर्वत ही गगन-सार्ग से उड़कर आ गया हो | 

उसके दोनो पख्ों के हिलने से ऐसा प्रभंजन उठा कि उससे बड़े-बड़े पचत अपने 
स्थान से उखड़कर उड़्ते और एक दूसरे से टकराकर चूर-चूर होकर घूल वनकर छड़ गये | 
समुद्र का जल गगन में भर गया और जल और थल एकाकार हो गये | ऐसा लगता था, 
जैमे प्रलमकालीन पवन विश्व-भर मे फैल रहा हो ! 


बर६ क्र रामायण 


| अपनी सब शाखाओं के साथ धरती पर लवे हो गिर गये | गगन के मेघ, 
अतरिक्ष में बहुत ऊपर कही उड़ गये | सप, यह सोचकर कि उग्र रुप गरुड ही नभोंमार्ग 
से आ रहा है, अपने फन समेटकर छिप गये | 
.. जाओ के दोनों पंखों की हवा के वेग के कारण, हाथी, शरभ आदि मृय, वृक्ष, 
कूज, शिलाएँ तथा सब अरण्य उड़कर अतरिक्ष में भर गये। जिससे अंतरिक्ष और अरप्य 
दोनों स्थानावरित-से हो गये। 
जटायु अपने विशाल तथा वलवान्‌ पस्ो को फेलाये, यह कहता हुआ आया कि 
पुरुषोत्तम ( राम ) की देवी को भूखड-सहित ऊँचे रथ पर रखे, तू कहाँ ले जा रहा है! 
मै गगन को और सब दिशाओं को ( अपने पखों से ) आदत कर दूँगा ( जिससे तेरे जाने 
का माग नहीं रहे )। 
गुणहीन उस ( रावण ) के यत्नमय रथ की गति को रोकने के विचार से, सिंदृर 
जैसे लाल पैर और सिर एवं सध्याकाश-जैसे कठ के साथ, केलास पर्वत के जैसे आकार- 
वाला रुद्धराज ( जठायु ) आ पहुँचा | 
उस समय वहाँ आकर उस ( जठायु ) ने उस छ्ली-रल को देखकर कहा--डरां 
नहीं। फिर यह जानकर कि ( रावण ले सीता का ) स्पर्श नहीं किया है, अपने उमड़ते 
क्रोध को किंचित्‌ शान्त करके रावण से कहने गा-- 
तू मिट गया। तू ने अपने वन्धुवर्ग-सहित, अपने जीवन को जला दिया | धरे 
तू यह कया करने लगा है ? यह जान ले कि तू मर गया | इस देवी को छोड़कर चल्ला जा। 
यदि ऐसा करेगा, तभी जीवित रह सकेगा | 
हे मूढ । दे अपराध किया है। विश्व की माता-समान देवों को वूने अपने 
मन में क्‍या समझता है? है विवेकहीन ! अब तेरा सहारा कौन है? (अर्थात्‌, विश्व की 
माता के प्रति अपराध करने पर तरी रक्षा करनेवाला कोई नही रहा | ) 
हे राजन्‌ | क्‍या तू नही जानता कि राम ने तेरे कुलवालो के साथ घोर युद्ध 
करके उनके प्राणों को यमराज का सुन्दर भोजन बनाया था और यम ने हाथी में भर-भर- 
कर नवीन भोजन पाकर आनन्द उठाया था १ 
तुम को मारने के लिए दौड़कर आनेवाले क्रोधी तथा घोर मत्तगज पर व्‌ मिट्टी 
का ठेला फेंकना चाहता है। घोर विप को खाकर, भल्ले ही तू यह न जाने कि वह (विष) 
प्राणहारी है, फिर भी क्या अपने प्राणो को स्थिर रख सकेगा ? 
तीनो लोको के निवासी, देवेंद्र, जिमूर्तिं, यम आदि सब राम के आगे ऐसे 
रहते हैं जैसे व्याप्र के सम्मुख हरिण हो। अति उत्तम धनुर्धारी राम को जीतने की शक्ति 
किसमें है १ 
इस ससार भे अपने कुल के साथ विनाश पाने का इससे बढ़कर अन्य कुछ छपाव 
नही है। इतना ही नही। दुसरे जन्म में भी ( यह कार्य ) घोर नरक देनेवाला है। देने 
इस कार्य को अपने किस जन्म के लिए सुखग्रद समका है ? हर 
थे मानत्र ( राम और लद्दमण ) तिदेवों में अधान तथा ( सारी सृष्टि के ) आदि 


अरएबकाएड र्र७ 


कारणभूत परमतत्त्व (अर्थात्‌ , विष्णु) ही है। अतः, इनकी समता किस देवता के साथ की जा 
सकी है ? तुझमें विवेक नहों है। अतः, पागल होकर तूने यह अपराध किया है | श 
उस अविनाशी तत्त्व (अर्थात्‌ ; रामचन्द्र) के धनुष से शर के निकलते ही त्रिपुरो 
को जलानेवाले वृषभारूद शिवजी की हपा से प्राप्त तेरे वरदान और तेरी सारी विद्याएँ विनष्ट 
हो जायेंगी | ै 
स्वर्ग के राज्य मे आनन्द पानेवाले चक्रवर्ती ( व्शरथ ) के पुत्र ( राम ) अपना 
धनुष भुकाये हुए तेरे सम्मुख आ जायें, तो उन्हे रोकना असभव होगा | मैं इस सुल्दर ललाट- 
वाली देवी को उनके आवास में पहुँचा दँगा । तू शीघ्र यहाँ से भाग जा। जटायु के इस 
प्रकार कहते ही-- 
रावण अपनी उज्ज्वल आँखो से चिनगारियाँ उगलने लगा | ओढठ चबाते हुए उसने 
जटायु को देखकर कहा--अब ज्यादा बक-बक मत कर | अब शीघ्र तू उन मानवों को दिखा। 
सम्मुख आनेवाले ऐ गिद्ध। मेरे शर से *री छाती में बढ़ा छेद न हो जाय, 
इसलिए तू अमी यहाँ से हट जा । गरम किये हुए लोहे मे पड़ा हुआ जल उससे कटाचित्‌ 
निकल भी आ जाये, किन्तु मेरे हाथों में पड़ी इक्तु-तमान बोलीवाली यह सुन्दरी मुक्त नही 
हो सकती, तू यह जान ले | 
इस समय जठायु ने हसिनी-तुल्य सीता को हुगुने डर से काँपती हुई देखकर 
कहा--है माता | इस राक्षस की देह अभी टुकड़े-ठुकड़े हो जायगी | अतः, यह सोचकर कि 
प्रभु ( राम ); धनुष लेकर नही आये हैं, तुम चिंतित मत होओ | 
तुम व्याकुल होकर मुक्ता के समान अभ्रुओं को अपने मुख पर से स्तन-तटो पर 
गिराती हुई दुःख मत करो | इसके दस शिरो को वाड़ के फलो के गुच्छे के समान में तोड़ 
दूँगा और इसके द्वारा वशीभूत दससों दिशाओं को (उन शिरों को ) मै वलि के रूप में 
अपंण करूँगा | 
फिर जटायु, रावण के शिरों की पक्ति को गरजते मुँह से काटकर गिराने के लिए. 
अपने पंखो से बज की ध्वनि उत्तन्न करते हुए शीघ्र उड़कर आया और रावण की मनोहर, 
विशाल, वीणा के चित्र से युक्त ध्वजा को तोड़कर देवों के आशीर्वाद का पात्र बना | 
रावण, जो पहले कभी_इस प्रकार के अपमान का भाजन नहीं बना था, उस 
समय अपनी आँखों को पिघली लाख जेसे लाल करके ठठाकर हँस पड़ा और सप्तलोकों 
को भयमीत करते हुए पर्वत के जेसे अपने घनुष को एवं अपनी मौहो को झुका जिया | 
अर्धचन्द्र के जेंसे वक्र खडग॒-दतोंवाले उस ( रावण ) के शरों की घोर वर्षा जटायु 
पर होने लगी । जटायु ने कुछ शरो को अपने इृढ नखो से तोड़ टिया, कुछ शरों को यम 
को भी भयभीत करनेवाली चोच से छिन्न-भिन्न कर दिया | 
विशाल और भयकर आँखोबाले असख्य सर्पों को एक साथ मिटानेवाले गढड के 
समान जठायु; ( रावण के ) दशों शिरों पर अपनी चोच नामक चक्रायुध को बढ़ाकर, उसके 


घुन- अपने धनुष को भुकाने के पूर्व ही उसके निकट पहुँच गया और उसके कुडलों को 
छीनकर उड्ट गया | ५ 


कप 


की कब रामायण 


तब बड़ा गन करता हुआ रावण ने, चौदह वाणों को जटायु के विशाल वक्त 
परू इस प्रकार छोड़ा कि वे ( बाण ) उसके वक्त को भेदकर पार हो गये। फिर, उसपर 
अनेक वाण और छोडे। देवता, यह सोचकर कि जटायु अब गिर गया, भय-क्रपित होकर 
उष्ण निःश्वास मरने लगे | 

वह ग्रद्धराज अपने घावो से रक्त की अविरल धारा बहाता हुआ उस मेघ के जैतता 
लगता था, जो धरती पर खर आदि राक्ष्तों के रक्त-प्रवाह को समुद्र समझकर ( उसे ) पीने 
के पश्चात्‌ उस ( रक्त-रूपी ) जल को बरसाकर श्वेत वर्ण हो रहा हो | 

इस अकार का जटायु क्रुद्ध हुआ | निःश्वास भरा | रावण की बीस झुजाओं के 
मध्य कपटा | अपनी चोच से मारा | नखों से खरोंचा | अपने पंखी से आघात किया और 
उस ( रावण ) के सुक्ताहार-भूषित वक्ष पर के कवच के बंधनों को ढीला कर दिया। 

यों अपने कवच को ढीला करनेवाले जटायु पर रावण ने एक सो बाण चलाये। 
तब देवता भी भय-विकंपित हुए । इतने में जटायु ने उछलकर रावण के धनुष को चोंच 
से पकड़कर छीन लिया | यह देखकर देवता हृषंध्वनि कर उठे | 

उज्ज्वल रजताचल (हिमाचल) को उसपर निवास करनेवाले शिवजी-सहित अपने 
बलवान कंधों पर उठानेवाले उस ( रावण ) के धनुष को जटठायु ने अपनी चोंच से पकड़कर 
खीच लिया और ऊपर उड़ा, तो वह इन्द्र-धनुष के साथ गगन में उड़नेबाले मेघ के समान 
लगा | उस ( जटायु ) के बल का वर्णन कौन कर सकता है 2 

जिस रावण ने (युद्ध में ) कमी अपनी पीठ न दिखानेवाले सहसनेत्र ( इन्द्र 
“की भी अपने शस्त्र से पीडित किया था और भगा दिया था, उस ( रावण ) के धनुष को 
उस जटायु ने अपनी चोच से छीन लिया और अपने पैरों से तोड़ दिया। जो ( जाय ) 
रक्तवर्ण देव ( शिव ) के धनुष को अपने हाथी से तोड़ देनेवाले ( राम ) का सहायक था 
और उनके पिता का प्रिय मित्र था | 

विश्वकटक रावण, अपने बल के योग्य उस धनुष को टूटते हुए देखकर कृद्ध हुआ 
और अपने पराक्रम में कुठित न होकर, विषकंठ ( शिव ) के बिपुर-द्ाह करनेव्राले अनुपम 
शर के समान ( भयकर ) शूल को उठाकर जदायु पर प्रयुक्त किया | 

तब ग्रद्धराज ने, इस विचार से कि वह (रावण ) कही सुझे शक्तिहीन न समझ 
ले, यह कहते हुए कि; देख मेरी शक्ति को, उस ( रावण के ) बिशुज्ञ को अपनी छाती पर 
रोक लिया। तत्र स्वर्ग के निवासी (देवता) यह सोचकर कि इस प्रकार का कार्य करने- 
बाला पराक्रमी दूसरा कोई नही है; अच्श्य खडे रहकर ही अपनी सुजाएँ ठोंकने लगे | 

वह निशुल ( जटायु के वक्ष से टकराकर ) इस ग्रकार लौट आबा, जिम 
प्रकार, धन पर लद्ष्य रखनेवाली वारनारियों की संगति की कामना करनेवाले निर्धन पुर 
( उन बारनारियों के पास से ) लौट आते हैं, मधुर दृष्टि रखनेवाली यहिणी-विहीन' यहां मे 


! अनिधि उछल घर पे आतिध्य पाना चाहते ६, जहाँ शूदिणी मीठी बाण से उनका स्वातत-सतलार 
करती है; अन्यथों अतिथि लौट जाते हैं --अनु० 


अरणयकाएड श्र 


जानेवाले अतिथिजन ( आतिथ्य-सत्कार न पाकर ) लौठ आते है और आह्मदर्शी योगियो 
के पास जानेवाली मनोहर कामिनियाँ ( विफल होकर ) लौट आती हैं। 
शूल के व्यर्थ हो जाने पर रावण शीघ्र ही कोई दूसरा शस्त्र उठाकर प्रयुक्त करे; 
इसके पूर्व ही जठायु ने, रावण के, गगन को आवृत करनेवाले तथा ऊँचे अश्व-ुते रथ पर 
स्थित सारथि का शिर काट दिया और पतित्रता-रत्न ( सीता ) पर आसक्त होनेबाले उस 
रावण के मुख पर, उसे दुःखी करते हुए, ( उस शिर को ) फेंक दिया। 
इस प्रकार ( शिर को ) फ्ेकनेवाले के कार्य को देखकर रावण नें उस ( जठायु ) 
की हृदय की धीरता को समक्त लिया और अत्यन्त क्रुंद होकर अपनी अस्यस्त ( अर्थात्‌। 
जिसका प्रयोग करने का वह अच्छा अभ्यासी था ऐसी ) स्वर्णयदा को उठाकर ऐसा आधात 
किया कि अग्नि की ज्वालाएँ निकल पड़ी | ( उस आघात से ) रद्धराज धरती पर एक 
बड़ा पव॑त-जैसा आ गिरा | त 
ज्योंही जठायु धरती पर गिरा, त्योही रावण उत्तम अश्बो से युक्त अपने रथ को 
इतने वेग से चलाता हुआ कि ( किसी की ) दृष्टि भी उसका पीछा न कर सके, गगन में 
उड़ गया। तब मंदु स्वभाववाली सीता देवी इस प्रकार तड़प उठी, जेसे किसी के घाव में 
अरिनिकण प्रविष्ट हो गया हो ) 
कोमल पह्लब-समान उस (सीता ) देवी को शोक-विहल होती हुई देखकर 
जटायु कह उठा--है हसिनि | शोक में मत छूबो। निर्मय रहो--और निःश्वास भरता 
हुआ वह उठा। फिर ( रावण से ) यह कहकर कि अरे। अब तू बचकर कहाँ जायगा, 
उसके रथ पर मपटा, जिसे देखकर देवता हं-ध्वनि कर उठे। 
इस प्रकार कपटकर उस ( रावण ) की विधिध रत्त-जठित गदा को छीनकर दूर 
फेंक दिया | अपनी चोच-रूपी खड॒ग को चला-चलाकर ( रावण के ) रथ में जुते अतिवेग- 
वान्‌ सोलहों अश्वो को छिन्न-भिन्न करके विध्वस्त कर दिया। वह दृश्य देखकर यम भी 
( भय से ) हाथ केंपाता हुआ खड़ा रहा। 
जठायु ने रावण के दृढ रथ को व्यस्त करने के पश्चात्‌ उसके हृढठ कथी से बँघे 
उन तूणीरों को, जो गगनोननत थे और धनुष के टूट जाने से युद्ध के लिए. अनुपयोगी होकर 
लोभी के धन-कोष-जैसे लगते थे, अपने तीद्िण नखो से छीनकर फेंक दिया। 
फिर, जटायु ने उसके वक्ष और कंधों पर विचित्र ढग से आक्रमण करके अपने 
पखों से उसे मारा और चोच से काटा । तब रावण शक्तिहीन होकर मूर्चिछत हो गया और 
मिर भुकाये पड़ा रहा । उसे देखकर जठायु ने कहा--बस ! इतनी ही तेरी शक्ति है १ 
उस समय, साकार शक्ति-जेसे वरछे को धारण करनेवाला वह (रावण ) करद्ध 
हुआ ओर प्रयोग के योग्य अन्य कोई श्र न देखकर, जठायु के प्राणों का तत्तुण अन्त कर 
देने के विचार से ( लक्ष्य से ) न चूकनेवाले अपने करवाल को उठाकर ठीक से चलाया | 
वह दिव्य करवाल किसी के लिए अवारणीय था और किसीका भी सिर काट 
सकता था | जठायु की आयु भी क्षीण हो गई थी | अतः, कभी शक्तिहीन न होनेवाला जटायु, 
देवेंद्र के कुलिश-से आहत होकर पख-हीन होकर गिरनेवाले पंत के समान गिर पड़ा 


92०० कंव रामायण 


जटायु धरती पर गिरा। उसके पंख विखरकर गिरे। देवता भव से भाग 
चले । झुनिगण आश्रयहीन से होकर विल्ाप करने लगे | बेकुंठ के निवासी ( जटाबु पर ) 
स्वण-वर्षा करने लगे | सीता (भय से ) थरथरा उठी | 
जठायु के आघात से जो ( रावण ) मूच्छित होकर लज्जित हुआ था, उसने अब 
अपनी ह॑-ध्वनि से गगन-प्रदेश को भर दिया | जाल में फँसी हरिणी-जेसी सीता चिन्तामन 
होती, निःश्वास भरती, मूच्छित होती, कोई आश्रव-न पाकर अवलंब से हीन लता के 
समान गिर पड़ती | 
सीता यह सोचकर अपने ताथी से विदुक्त क्रॉँची के समान रो पडी कि मेरो 
सहायता करने के लिए आया हुआ गणद्ध-राज भी सर मिटा। हाथ । अब मेरी गति 
क्या होगी १ ड़ 
है मूढ होकर मैने अनुज के वचनों का तिरस्कार कर उसे शीघ्र ( आश्षम से ) 
भेज दिया था। अब मेरे लिए युद्ध करनेवाले जठायु के मर जाने से मैं स्तव्घ हो गई हूँ। 
न जाने अब विधि हमपर और क्या आपत्ति डालनेबाला है। 
विपदा से पड़ी हुई सुकको देखकर जिस ( जठायु ) ने अमय' कहा था, ऐसा 
यह सद्गुण ( जदायु ) पराजित हो और नरक के योग्व ( रावण ) विजयी हो यह केसी 
वात है? क्या पाप जीतेया और वेद ( अर्थात्‌, वेद-ग्रदिषादित धर्म ) हारेगा १ च्ञा धर्म 
कही नहीं रहा ? इस प्रकार वह विलाप करने लगी। 
झुक, निलज नारो के वचन के कारण (आश्रम से ) गये हुए हे नरभेष्टो | 
अनशवर धर्मग्गर्य पर चलनेवालों के लिए अवलंव व्ना हुआ तथा आपके पिता का मित्र, 
जठायु यहाँ पडा है | इसे देखने के लिए आइए--यों कहकर व्याकुल हो रोने लगी ।_ 
पातित्रत्य की रक्षा करना भेरा धर्म है। किन्तु अकुंठित शक्तिवाले तथा झुद् मे 
निपुण मेरे प्र ( राम ) का धनुप अब अपयश का भाजन हो गया। सुकत-जेसी पापिन के 
जन्म से मेरे कुल को अपयश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सोचती हुई सीता शोकमम्न हुई। 
है प्रकाशमय स्वर्ग-लोक मे भी अपना शासन-चक्र चलानेवाले (दशरथ )। 
क्या अब जाप सदूषर्म के मार्ग पर चलनेवाले, मित्रता के योग्य, पवित्र कर्तव्य को पूरा 
करनेवाले अपने भाई ( जटायु ) को. उस (स्वर्ग ) लोक से गले लगानेवाले हैं ! पह 
कहकर वह सिसक-मिलतककर रो पड़ी। हि 
रावण ने. इस प्रकार विलपती हुईं सीता की निस्तहाय दशा देखी जोर प्खों 
के कट जाने से धरती पर पड़े हुए बद्धराज को भी ठेखा | फिर, यह तोचकर कि अव यहाँ 
से हट जाना ही उचित है- रथ पर रखे हुए भूखंड को सीता-सहित उठाकर बने पु कंधों 
पर रख लिया और गगन-मार्ग से चल पढ़ा | 
गयन झे उस क्रूर के गसन-वेग से वह पतिजता ( सीता » जिनका मन और 
आँखें चकरा रही थी प्रभाहीन होकर, अपने की भी भूलकर भूमि पर गिर पड़ी।_*५ 
रावण चला गवा। जठायु मूर्च्छा से किंचित्‌ ज्ञान पाकर, विशाल गगन मे 
मायावी ( रावण ) का शीघता से प्रस्थान देखता हुआ सोचने लगा-- 


| 


अरणयकाण्ड ४०१ 


पुन्न ( अर्थात्‌ , राम-लद्मण ) नही आये। जिस चिधि ने अपनी पुन्रवधू की 
कठौर वेदना को शान्त करने का यश मुकको नहीं दिया; उसने धर्म की बाड़ को ही तोड़ 
दिया। अब न जाने, आगे क्या होनेवाला है। 
विजयशील ( राम-लद्मण ) यदि यहाँ रहते, तो क्या विजली-जैसी सूहरम कठि- 
वाली एवं स्वर्णफकण-भूषित सीता की यह दशा होती « मै नही जानता हूँ कि उन ( राम 
और लक्ष्मण ) को क्‍या हुआ है। क्‍या विमाता ( केकेयी ) की वंचना इस प्रकार समात 
हो रही है? (भाव यह है कि कैकेयी ने जो कार्य सोचा था, वह इस प्रकार पूरा हो रहा है)। 
आदिशेष के प्यंक पर शयन करनेवाले अंजन-ब्ण भगवान्‌ नारायण ही राम 
होकर अवतीर्ण हुए हैं। अतः, क्रोधी तथा ऋूर राक्षस से वे ( युद्ध में ) परास्त नहीं हो 
सकते । अत्एव, इस राह ने माया करके इस प्रकार धोखा दिया है | 
मेरा तात ( राम ), राक्षस-कुल् को जड़ से मिटा देगा और अपने इस अपयश 
को दूर करेगा | रावण कमलमव सुष्टिकर्त्ता ( ब्रह्मा ) के शाप से आक्रान्त है, अतः आये 
( राम ) की देवी का स्पर्श करने से डरेगा | 
विशाल पंखोंवाला जटायु इस प्रकार अनेक वातों का विचार कर फिर सोचने 
लगा--अब सीता कठोर कारागार में बदी के रूप में रहेगी। भले ही मेरे युद्ध करने योग्य 
पंख कट गये, किन्तु मीठी बोलीवाली सीता के पातित्रद्य-रूपी पख नहों करेंगे | 
जदायु के पंख, रक्त के प्रवाह में भॉगकर शिथिल हो गये | उसके मन मे बड़ी 
स्ानि उत्तन हुई ; क्योकि लता-तुल्य कोमलांगी ( सीता ) को वह छुड़ा नहीं सका। साथ 
ही, ( उसके मन में ) छुमारों ( अर्थात्‌ ; राम और लद्दभण ) के प्रति प्रेम उमड़ उठा | जिससे 
वह प्रश्ञा-रहित होकर अत्यन्त व्याकुल हुआ | 
रावण सीता देवी को शीघ्र लंका भे ले गया और उन (सीता ) की देह का 
स्पर्श करने से भयभीत होकर बहाँ के अशोक-बन में, शिंशपावृक्ष के नीचे, विष के स्वभाव- 
वाली राक्षसियों के मध्य बंदी बनाकर रखा | 
उस राक्षस का ( अर्थात्‌; रावण का ) वृत्तान्त हमले कहा। अब हम उस 
अचुज ( लक्ष्मण ) का दृत्तान्त कहेंगे, जो सीता की आज्ञा से, कि स्वर्ण-हिरण के पीछे 
शये हुए प्रभ्नु की दशा को जाकर देखो, गया था | 
उसका मन इस ज्यथा से अत्यधिक धड़क रहा था कि अनुपम सीता आश्रम में 
एकाकी रहती हैं। उस समय लक्ष्मण की दशा भरत की उस दशा-सी थी, जब वह (भरत ) 
अयोध्या की रक्षा करना छोड़कर, रामचन्द्र को अयोध्या लौटा लाने के ज्षिए अरण्य में 
गया था। 
स्वच्छ तरगो से भरे समुद्र मे चलनेवाली नोका के समान, लक्ष्मण अविशीष 
गया। महान रक्त-कमल से युक्त विशाल कालमेघ-जैसे प्रभु को उसने देखा और उसके मन 
के जैसे ही उसकी आँखें मी आनंदित हो उठी । 
कालवर्ण प्रभु ने भी, जिनका हृदय इस विचार से व्याकुल हो रहा था कि 


४०२ कंब रामायण 


भयोत्रादक मारीच-ध्वनि के श्रवण से कलापी-तुल्य सीता देवी ज्ली-सुलम अज्ञान के कारण 
कातर हो रही होगी, अपूने अनुज को सम्मुख आते हुए देखा | 

तब रामचन्द्र ले सोचा--शिथिल मन और तन के साथ यह लक्ष्मण, उसके 
( अर्थात्‌ , राम-लक्ष्मण के ) बचन की उपेक्षा करके (माया-म्ग के पीछे आकर) थक जाने- 
बाले मेरे निकट, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अकेले आ गया है। कदाचित्‌ मायावी 
राक्षस की दुःखजनक पुकार को सुनकर और उसे धोखा न समझकर सीता ने इसे कठोर 
आज्ञा दी है, इसीसे मेरी दशा को जानने लिए यह आया है। 

विधि-विधान को टालने का क्‍या उपाय हो सकता है ४--यो सोचत हुए वे खडे 
थे कि अनुज ( लक्ष्मण ), सुन्दर धनुष को हाथ में रखे हुए उनके निकट आ पहुँचा और 
उनके सुन्दर चरणों पर नत हुआ। तद ज्येष्ठ ने उसे कूट उठाकर विद्युत्‌-जेसे यज्ञोपवीत से 
शोमायमान अपने वक्ष से लगा लिया | फिर, द्ववितमन हो उससे पूछा--है भाई | तुस क्या 
सोचकर यहाँ आये १ तव लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- 

अलौकिक और अनुचित एक ध्वनि सुनाई पडी, जिससे भीत होकर उन्होंने 
( सीता ने ) मुझे आज्ञा दी ( कि मै आपके निकट आऊे ) | तथ मैंने उन्हें समक्ाया कि 
यह ऋर राक्षस की पुकार है। किन्तु, उस ( मेरे ) वचन की उपेक्षा करके अत्यन्त व्याकुल 
होकर उन्होंने फिर कहा--यह क्या है, जानकर आओ | यहाँ मत खडे रहो | दुबारा मेरे 
समकाने पर भी बुछ्ध न मानकर, आपकी भुजा के पराक्रम को भी विस्मृत करके, वे अधिक 
कातर हो उठी | 

फिर, यह कहकर यदि तुम न जाकर यही खड़े रहोगे, तो मै अभि में जा गिरेंगी-- 

अरण्य में दौड़ने लगीं। तब मैं भयभीत हुआ । सोचा कि ये ( सीता ) रुके वचक समझ 
रही हैं। यदि मै यही खड़ा रहूँगा; तो ये आत्महत्या किये बिना नही रहेगी। इन्हे नही 
मरना चाहिए; यह धमे-विरुद्ध होगा। इसलिए, मेरा यहाँ आना हुआ--इस ग्रकार 
लक्ष्मण के कहने पर अमल प्रभ्नु ने बिचार किया--- 

बह ( सीता ) आत्महत्या किये विना नहीं रहेगी | उसकी मृत्यु को रोकना इसके 
लिए ( लक्ष्मण के लिए ) असंभव था और भयभीत हुईं सीता इसके वचन भी नहीं मान 
सकी | अहो | रक्षा-दीन आश्रम में कोई बिपदा हो सकती है। उसको रोकना असभव है। 
यह सब, हमें अलग करके, उस (सीता) को हरण कर ले जाने का उपाय करनेवाले सायावी 
राज्षुसों का कार्य है| 

फिर ( राम ने ) लक्ष्मण से कहा--यहाँ आने में तम्हारा दोष कुछ नहीं। उमर 
सुखा ने भ्रात और व्यथा से कातर होकर जो किया, उसीका यह परिणाम है। तुमने पहल 
ही समझकर कहां था वह सृग--सायास॒र्ग है। किन्तु, उसकी उपेक्षा कर मैंने जो कार्य 
करने का निश्चय किया, हाय ! उसीसे यह बुरा ( परिणाम ) हुआ |-यो कहकर चिता मे 
निमम् हो रहे 

फिर, राम ने कहा--समय व्यतीत दो रहा है। अब यहाँ खडे रहने से इंच 
प्रयोजन नहीं | हौची-जैसी उस ( सीता ) को जबतक मै नहीं देखूँगा, तबतक मेरी था 


अरणयकाएड ४०३ 


मही मिटेगी, नहीं मिठेगी। और, त्वरित गति से दी्घ मार्ग को पार करके, धनुष से निकले 
शर के समान चले और स्वर्ण-सहश सीता के आवासभूत मनोहर पर्णशाला मे जा पहुँचे । 


इस प्रकार, राम आश्रम से दौड़े आये। किन्तु, पहाँ फुलवारी के सघन पुष्यों से 
आभूषित कुतल्लोवाली ( सीता ) को न देखकर इस प्रकार स्तब्ध खडे रहे, जिस प्रकार प्राण 
शरीर को छोड़कर बाहर जाकर फिर वापस लौट आये हों और अपने शरीर को न देखकर 
स्तब्प खड़े हो | 

सुन्दर कर्णामरण से भूषित सीता को न देखकर रामचन्द्र का मन विरक्त-ता हुआ। 

वे इस प्रकार हो गये, जिस प्रकार कोई धनी व्यक्ति, जिसकी भूमि में गाड़ी हुईं सब संपत्ति 
को धू्त व्यक्तियों ने हर लिया हो और जो जीवन के आश्रयभूत किंचित्‌ धन से भी वच्चित 
हो गया हो ओर भ्रांत होकर खड़ा हो। 

उस समय धरती चकराने लगी | बड़े-वडे पर्वत चकराने लगे | दिव्य शान से युक्त 
सत्युरषों के हृदय चकराने लगे | बीची-भरे सस समुद्र चकराने लगे | आकाश चकराने लगा। 
ब्रह्मा के नयन चकराने लगे | सूर्य और चन्द्र चकराने लगे | 

समस्त लोक यह आशंका करते हुए थरथराने लगे कि यह महिमावान्‌ ( राम ) 
धर्म पर क्रुद्ध होनेवाला है ? या कृप ( नामक शुण ) पर क्रुद्ध होनेवाला है १ देवताओं के 
पराक्रम पर कुद्ध होनेवाला है १ झुनियो पर क्द्ध होनेवाला है १ क्र राज्षसो के अत्याचार 
पर क्रुद्ध होनेवाला है १ वेदों पर कुद्ध होनेवाला है ? न जाने, राम के क्रोध का परिणाम 
क्या होगा १ + 

उस श्याम-रूप ( राम ) की मनोदशा के परिवर्तित हों जाने से, अपरिमेय 
( चर-अचर रूप ) पस्तुजाल, ऊपर के रहनेवाले नीचे और नीचे के रहनेवाले ऊपर होकर 
सब उसी प्रकार अस्त-व्यस्त हो गये, जिस प्रकार प्रलय-काल में, झाष्टि के कारणभूत परमात्म- 
तत्त्व में विलीन होने के लिए थे ( सष्टि के पदार्थ ) अस्त-व्यस्त होकर मिट जाते हैं । 


तब अनुज ( लक्ष्मण ) ने रामचन्द्र को नमस्कार करके कह्य--रथ के पहियो के 
चिहों को हम यहाँ देख रहे हैं। कोई राक्षस देवी का स्पशे करते से डरकर यहाँ के भूखंड- 
सहित ही उन्हें उठाकर ले गया है। अब निःशक्त-से खड़े रहकर व्यर्थ ही कुछ सोचते रहने 
से कुछ लाभ नहीं होगा | ( उस राक्षस के ) दूर जाने के पूर्व ही हम उसका पीछा करेंगे | 

अमल रूप (राम) नें भी इससे सहमत होकर कहा--हाँ, यही उचित है | फिर, 
वे दोनों बीर अपने उज्ज्जल तृणीर आदि को लेकर छस मार्ग से होकर चल पड़े, जहाँ से 
रावण का वड़ा रथ सुन्दर तथा बड़े पर्वतो को चूर-चूर करता हुआ गया था ] 

उस मार्म में, उस राक्षस के रथ का चिह कुछ दूर तक जाकर फिर अध्ृश्य हो 
गया था और ऐसा लगा; जेसे वह रथ नभ में उठ गया हो | तब रामचन्द्र ने ऐसी व्यथा के 

हि ७ 

साथ, जमे जले हुए घाव में वरछा चुम गया हो, कहा--ऐ भाई | अब हम क्या उपाय करें ? 

लक्ष्मण से उत्तर दिया--मल्लयुद्ध के लिए सननद्ध; पुष्ठ कंघोंवाले हे महिमामय । 
यह बात स्पष्ट विदित हो रही है कि वह रथ दक्षिण दिशा की ओर गया है। आपके धनुष 


५०9 कंब रामायण 


से निकलनेवाले शर के लिए गगन-मडल्त भी कुछ बड़ा मही है। आपका इस प्रकार दु 
से अधीर होना उचित नहीं है। |; 

तब राम ने कहा--हाँ, तम्हारा कथन ठीक ही है। फिर, वे दोनों दक्षिण दिशा 
की और गये | दो योजन दूर जाने पर वहाँ उन्होने दहे हुए ऊँचे पर्वत के समान घरती पर 
गिरी हुईं और वीणा के चित्र से युक्त पटवाली एक ध्वजा देखी | 

उस ध्वजा को देखकर उन्होंने विचार किया--कदाचित्‌ सीता के निमित्त 
देवों मे उन राज्षुसीं से युद्ध किया होगा | फिर, रामचन्द्र ने यह सोचकर कि (जठायु की ) 
चोंच-रूपी शत्र से ही यह उज्ज्वल ध्वजा टूटकर गिरी है। अपने कमल-जैसे नयमों में अभु 
भरकर कहा-- 

भाई [ मेरा विचार है कि हमारे पितृतुल्य (जटायु) शीध्षता से यहाँ आये होंगे 
और उनकी चौोंच से ही यह ( ध्वजा ) ही होगी। (जटठायु) ने बड़े वेग से इसपर बाकमण 
किया होगा। हमें विदित नहीं हुआ है कि उन्हें ( अर्थात्‌ , जठायु को ) इस वीच में का 
हुआ | वे अकेले हैं और जरा से जीर्णदेह भी हैं। 

तब लद्टमण ने कहदा--बहुत ठीक है | यह निश्चित है कि अवाय पराक्रम से बुक 
वे ( जदायु ) आज दिन-भर उस राक्षस को रोके खड़े रहेंगे | हम भी शीघ्र उनके पास पहुंच 
जायें | कदाचित्‌ वे ( जठायु ) स्वयं ही ( सीता ) देवी को सुक्त कर लायेंगे। अब कत्य 
कुछ सीचते हुए विलंव करने से कुछ प्रयोजन नहीं है | 

शाम भी वैसे ही आगे बढने को सहमत हुए। फिर) वे दोनों परी पर चार 
काटकर वहनेवाली हवा ( अर्थात्‌ , वबंडर ) के जैसे, और चरखी के जैसे अतिवेग से बढ़ 
चले | इधर-उधर दृष्टि डालते हुए जानेवाले उन बीरों ने एक स्थान पर, गगन से हटकर गिरे 
हुए इन्द्र-धनुष के समान और समुद्र से उठी हुईं बीची के समान पड़े हुए एक हूँटे हुए विशाल 
धनुष को देखा । 
तब रासचुन्द्र ने लहमण से कहा--हे लक्ष्मण ! यह धनुष देवताओं के द्वारा ऐीए 
सागर को मथने में मथानी वनाये गये मन्दर-पवत्त की समता करता है। चन्द्र कीन्सी देहकाहि- 
वाले नटायु ने अपनी चोंच से काटकर इसे तोड़ दिया है; उस (जठायु) की शक्ति मी की आई 

फिर, कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक स्थान में एक विश को बम 
से पूर्ण दो वृणीरों को पर्वत-जेसे पड़े हुए देखा और उनके निकट गये। हे 

फिर, आगे बढ़कर उन्होंने रा्रसराज के वक्ष पर से (जटायु के द्वारा) खौंचकर 
नीचे गिराये गये उस कबच को देखा, जो ऐसा लगता था, मानो नम में सचरण 886 
सब ज्योति््पिड एकन्र होकर उत्त रूप में वहाँ आये हो और जो अरण्य-पंथ को (4 

विशालता और काति से ) आदत करके पड़ा हुआ हो | घोड़े, झतप- 

गा फिर, वे 0 2 उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पवन-के-से देगवाले धोड, कक 
प्रदेश को दककर बिखरे पडे ये और सारथि भी मरा हुआ पढ़ा था। वहाँ रह से झुक ड़ 
छड़ भी बिखरे थे। फिर, वे उस स्थान पर आए पहुँचे, जहाँ जठायु ऐसे गिरा हुआ | । 
जैसे गगन ही धरती पर आ गिरा ही | 


अरणयकारड 9०४ 


प्रलय-काल मे जिस प्रकार उच्ज्वल काधि विखेरनेवाले अनेक सूर्यमंडल मनोंहर 
नभोमंडल को छोड़कर धरती पर आ पड़े हो, उसी प्रकार अनेक रतल्नमय कुंडल एवं उत्तम 
सल-जटित अनेक आमरण वहाँ विखरे पड़े थे | उन्हें देखकर वे विस्मित हुए | 

राम ने लक्तमण से कहा--हे भाई | यहाँ अनेक अंगद गिरे हैं| उज्ज्वल कुंडल 
भी अनेक गिरे हैं। रत्तमय किरीट अनेक गिरे है। अतः, निस्सहाय बृद्ध जठायु के साथ 
युद्ध करनेवाले सिंह-सदृश वीर अनेक रहे होगे | 

लक्ष्मी के पत्ति ने जब इस प्रकार कहा, तो सुमित्रा के सिंह (सहश पुत्र) ने कहा-- 
वृत्ष-समान दी भुजाएँ अनेक हैँ, शिर अनेक हैं, हमारे तात ( जठायु ) से युद्ध करनेवाला 
और इतनी दूर तक ले आनेवाला एक ही था | वह रावण ही रहा होगा | 

पुष्पहारो से भूषित अनुज की वात से सहमत होकर रामचन्‍्द्र अपने इढ मन तथा 
नयनों से क्रोधाजि उगलते हुए इधर-उधर देखते हुए वढ़ चले और वहाँ एक स्थान पर अपने 
शरीर से प्रवाहित रक्त-धारा मे, समुद्र में रखे पर्वत ( मंदर ) जैसे पड़े हुए तात ( जदायु ) 
को देखा | 

उत्तम तथा अमल ( रामचन्द्र ), पुष्ट अरुण कमलन-जेसे अपने नयनों से अभु बहात 
हुए, अपने प्राणों के सहश उपमाहीन, उदार, गुणबाल्‌ जटायु पर आकर इस ग्रकार गिरे; 
मानों अग्निवर्ण शिवजी के रजताचल पर कोई अंजन-परव॑त आ गिरा हो ! 

रामचन्द्र एक सुहूत्तंकाल तक श्वास-हीन पड़े रहे | लक्ष्मण ने यह आशका करके 
कि राम मू्िछत हो गये हैं, उनके समीप जाकर उनको अपने अरुण करों से उठाकर 
आलिगित कर लिया और निर्मार से जल लेकर उनके झुख पर छिड़का | तब राम ने अपने 
कमल-समान नयन खोलकर धीरे-धीरे प्रज्ञा पाई और यो कहने लगे-- 

कोन पुत्र ऐसे हुए हैं, जिन्होने अपने पिता की हत्या की हो । मेरे पित्ता मेरे घिरह 
से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गये | हे मेरे पितृतल्य (जठायु) | मेरी सहायता करने आकर 
तुम भी प्राणहीन हो गये | हाय | मै पापी, इन (ढोनों) की मृत्यु (का कारण) बन गया | 

है मेरी माता-समान ( जठायु ) | यह न सोचकर कि में अकेला हूँ, और यह भी 
विचार न करके कि आगे का परिणाम क्या होगा, मोह-अस्त होकर ( मायामृग के पीछे ) 
गया। मेरी पली की विपदा से रक्षा करने के लिए आकर तुमने अपना कर्तव्य निवाहा ] 
किन्तु मै, जो अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण नही कर सका हैं, किस प्रयोजन से व्याहुल हो? 
( अर्थात्‌ , अब मेरा रोना व्यर्थ है| ) 

सुझे मर जाना चाहिए। किन्त॒, वेदज्ञ झुनियों की इच्छाओ को पूर्ण करने का 
मत मैंने लिया.है | अतः, अभी तक प्राण रख रहा हूँ। वक्त के जैसे बढ़ा हूँ, किन्तु किंचित्‌ 
भी प्रयोजन से रहित नीच कार्य करनेवाला हूँ । वच्ना के विषयभूत इस क्षुद्र जन्म को मे 

» नही चाहता | 

मेरी पतली के वन्‍्दी हो जाने पर, उसे मुक्त करने के लिए लड़कर महिमामय हम, 
यो आहत होकर पडे हो। तुमको मारनेषाला वह शब्रु अमी जीवित है | दृट भन॒प को और 
घरों को दोता हुआ मे लवे पेड़ के जेसे खड़ा हूँ, खड़ा हूँ | भहो ! 


४०६ कंब रामायरों 


किस अब मेरे समान यशस्द्री ( इस संसार मे ) और कौन है? हे दृठ पखोवाले! 
असख्य दातोवाले | पुरातन पाप से युक्त मेरी पली के देखते हुए, शत्रधारी शत्रु ने तुमको 
मार दिया और चला गया | मै धनुष हाथ मे रखकर व्यर्थ ही जीवित हूँ। अहो, मेरी बीस 
भी कैसी है ! 

अपना छपमान न रखनेवाले रामचन्द्र इस प्रकार के अनेक वचन कहकर अधु 
वहाते रहे और भूच्छित हो गये। अनुज ( लक्ष्मण ) की भी वेसी ही दशा हो गई | तब ख- 
राज कुछ-कुछ प्रश्ा पाकर बड़ी कठिनाई से साँस लेने लगा और आँखें खोलकर उन दोनों 
को देखा । 

( सीता की क्‍या दशा हुई ) यह वृत्तात कुछ न जाननेवाले: ध्याकुल् ग्राणो के 
साथ उष्ण श्वास भरनेवाले जटायु ने उन विजयी वीरों को देखा | उससे उसका मन ऐसा 
आनदित हुआ, जैसे उसके कटे हुए पख, प्रिय प्राण और सत्त लोक मी उसे प्राप्त हो गये हों। 
उसने ऐसा सोचा कि मैने शत्रु को ही जीतकर उससे प्रतिशोध लिया है। 

फिर जटायु ने कहा--हें पुण्यात्माओ | में अब अपने इस निष्चयोजन तथा 
अपयश के भाजन शरीर को त्याग रहा हूँ । सौमाग्य से ही इस समय तुम दोनों को देख 
सका हूँ | मेरे निकट आओ । फिर, रावण के किरीटधारी शिरो पर चोट भार-मारकर विनर 
हुईं अपनी चोच से उनके शिरो को बारी-बारी से कई बार सूँघा। है 

मेरे मन ने पहले ही कहा था कि उस (रावण ) का यहाँ आगमन माया से 
हुआ है। (अर्थात्‌; वह माया से एमकों धोखा देकर ही पहाँ आया )। फिर भी, अछछुण्ग 
पराक्रम से युक्त तुम दोनों, मधुर वोलीवाली उस अदुंधती को (अर्थात्‌ , अर॑ंघती-हुए्य पत्ता 
सीता को) अकेली ही छोड़कर केसे चले गये १ 

उसके यह कहते ही कनिष्ठ ( लद्टमण ) ने मायाझृंग के आने से लेकर तारी 
घटनाओ को कह सुनाया | मु 

रामचन्द्र की आशा से वीर लद्धमण ने जब सब कह सुनाया, तब ख्राज ने 
सुनकर और यह विचार करके कि राम-ल्ष्मण को उनके दुःख में बुद्द सालना देना 
आवश्यक है, इस प्रकार के वचन कहे-- | 

इस निंदनीय जीवन के सुख-दुःख विधि के बशीभूत्र हैं। कोई उनमे पु 
परिवर्चन नहीं कर सकता। इस तत्त्व को हमें मानना पडेगा। यदि इसे नहीं मानेंगे, ती 
क्या अपनी बुद्धि के बल से विधि के विधान को मिटा सकेंगे १ 

जब विधिवश विपदा उत्तन्न होती है, तब मन की धीरता का लाग कर व्याईंते 
होना अशता है। जिस नियति ने सारी सृष्टि के कर्ता के सिर को काटा था; उक दिए 
अमाध्य कार्य कुछ नहीं है| (९ १ 852 

जब सुख या हुःख उत्पन्न हो, तव यह कहना कि इसको हे रोक मर 
अमत्य वचन होगा ( अर्थात्‌, कर्मफल से प्राप्त सुख को कोई रोक नहीं सकता 2, 5 ; 
को जलाने के लिए जिस ( शिव ) ने शर का श्रयोग किया या; पान क्पाल में मिलन 
माँगकर खाते हुए तपस्था की थी। क्‍या यह उमके लिए योग था १ 


अरपयकाणएड 9०७ 


फुफकार भरनेवाले घोर सर्प ( राहु और केतु ) गगन में उष्ण किरणों को प्रसारित 
करनेवाले ( सूर्य ) को निगलकर फिर उगल देते हैं। विशाल घरती के अधकार को दूर 
करके उसे प्रकाशित करनेवाला चद्रमा घटता-वढ़ता रहता है | 

है सुन्दर कंधोवाले | विपदाओं का आना और जाना प्रारव्ध कर्म का परिणाम है | 
शानवान्‌ देवगुर ( वृहस्पति ) के शाप-वचन से देवेंद्र" को जी विपदाएँ उठानी पढ़ी, क्या 
उन्हें कोई गिन सकता है 

हे धनुविदया में चतुर वीर | जब अबार्य पराक्रमशाली शवर नामक असुर के 
अत्वाचारों से बज्रधारी इंद्र पराजित हुआ था, तव तुम्हारे पिता ने अपने पुष्ठ कंघों के प्रभाव 
से उस असुर को मारा था। 

(गीघष, चीज आदि ) पक्षियों और शान-रहित भूतों के लिए मातृ-तुल्व, माप्तगध 
से युक्त माला घारण करनेबाला (अर्थात्‌, राक्षसों को युद्ध में मारकर उनके मांस का 
भोजन भूतों तथा पक्षियों को देनेवाला ) उपेक्षित धर्म एवं ठेचताओ की विपदा ने तुम्हें 
मधुर बोलीवाली सीता से विज्ञम किया है, अतः भाया-युद्ध करनेवाले राक्षस नामक काँटेदार 
ऋड़ियों को उस्ाड़कर तुम जियो | 

आम के ढिकोरे के जैसे सुन्दर नयनोवाली तथा दीप केशपराशवाली (सीता) को 
रावण भूखड-सहित उठाकर के जा रहा था। तव मैने अपनी शक्ति-भर उसे रोका, किंतु 
उसने तपस्या के प्रमाव से प्राप्त करवाल से सुझ्े आहत कर दिया, जिससे मै यों गिरा हूँ । 
आज ही यह घटना घटी है |--इस प्रकार जठायु ने कहा | 

जठाथु के कहे ये वचन कानों में प्रवेश करे, इसके पूर्व ही रामचन्द्र के अरुण 
नयन अप्नि उगलने लगे । उनके निःश्वास से चिनगारियाँ बिखरी | भौहं ऊपर जा चढ़ी ] 
( उनके ऐसे क्रोध से ) ज्योतिष्पिंड ( सूर्य, चन्द्र आदि ) मयमीत होकर भाग गये ] अह्यांड 
में अनेक स्थानों पर दरारें पड़ गई | पर्वत दह गये | 

धरती घूम उठी। ऊँचे पर्वत घूम उठे। विशाल ससुद्र जल, पवन और सूर्य- 
चन्द्र घूम उठे | ऊपर के लोक में स्थित ब्रह्मा घूम उठा | तब यह सत्य स्पष्ट हुआ कि वह 
वीर (राम ) ही सब प्रकार के पदार्थ हैं ( अर्थात्‌ , सृष्टि के सब पदार्थ उस्त राम के ही 
अनेक रूप हैं ) | 

यह सोचते हुए कि रामचन्द्र अपना क्रोध न जाने, किस पर उतारेगे, सकल लोक 
भय से कॉप उठे | उस समय लाल अग्नि ज्वालाएँ चिनयारियों तथा घुएँ के साथ सर्वत्र 





१. पुराणों में यह कया प्रसिद्ध है कि एक वार देवेंद्र ने अपनों संपत्ति से गवि्ठ होकर अपने गुरु इहस्पति 
का निरादर किया, जिसपर ऋद्ध होकर बृहस्पति कहीं अच्यव हो गये | शुरु के न रहने से इन्द्र न्वष्ठा 
के पुत्र निश्व-रुप को गृह बनाकर स्वर्ग का शासन करने लगा। विश्व-रुप ने कमरों के प्रति प्रेम 
दिखाकर उन्हें यश्ों में हवि्माग दिया, तो उसपर कद होकर इड् ने उन्हे मार ढाला। तब त्वषा ने 
यश से इंच को उत्पल्न करके उठ के विर्द्ध भेजा । उसके साथ बुद्ध में इंद्र मे अनेक कष्ट बाये ॥ 
प₹चात्‌ द्धीचि मह्षिं की अखि का शस्र बनाकर उसे मारा | किल्लत, बहहत्या के कारण इंद्र को अनेक 
वर्ष तक राज्यभ्रष्ट होकर कष्ट मोगने पड़े। इस पद्म में उमी रूथा की कोर संम्न है । +-छनु० हे 


शक कंब रामायँख 


उठने लगी | एक ज्वलन्त अद्ृहास भयंकर शब्द कर उठा ( अर्थात्‌, रामचन्द्र बीरता 
के आवेश में ठठाकर हँस पडे )| फिर वे कहने लगे--- 

एक अज्ञ राक्षत एक निस्सहाय करी को उठाकर ले गया और तुम्हारी ऐसी 
दशा हुईं। तो भी अष्ट दिशाओ में स्थित ये सब लोक विचलित हुए बिना अबतक स्थिर 
खड़े हैं। देवता लोग अत्याचार को देखते हुए चुपचाप खड़े रहे ) देखो, अभी मै इन 
सबको विध्वस्त कर डालता हूँ। 

अभी तुम देखोगे कि सब नक्षत्र दूटकर गिरते हैं। अनुपम किरणवाला सूर्य 
चूर-चूर हो जाता है। विशाल आकाश में सत्र आग लग जाती है। जल्ल, प्रथ्वी, 
अग्नि, आकाश और पबन एवं सब चराचर वस्तुजाल समूल बिनष्ट हो जाते हैं. और देवता 
लोग मिट जाते हैं--( यह सब तुम अभी देखोगे ) | 

तुम यह भी देखोगे कि किस प्रकार स्थित रहनेवाले तथा महान लगनेवाले ये 
चतुर्देश लोक एक क्षण मे मिट जाते हैं। अष्ट दिशाओ की सीमा में स्थित तथा ब्रह्मांड के 
बाहर स्थित पदार्थ ही एक ज्षण में जलकर भस्म हो जाते हैं-यह सारा दृश्य तुम अब 
देखनेवाले हो । इस प्रकार राम ने क्रोध के साथ कहा | 

उष्ण किरणबाला सूर्य ( राम के क्रोध से ) बचने का ग्रयलल करता हुआ मेर 
पर्वत के शिखरो में जा छिपा । अष्ट दिशाओं में स्थित महान्‌ गज भय से भाग गये | अब 
क्या यह कहना आवश्यक है कि ससार के सब प्राणी भय से विहल हो गये ? अत्यन्त धीर 
चित्तवाला लक्ष्मण मी (राम का क्रोध देखकर ) भय से कॉपने लगा, तो अन्य लोगों के भय 
की क्‍या कोई सीमा हो सकती थी १ 

जब इस प्रकार घट रहा था, तब गप्नराज ( जठायु ) ने कहा-हे उत्तम 
गुणवाले । तुम जीवित रहो, किंचित्‌ भी क्रोध मत करो | कठोर अतापयुक्त हे बीर, देव 
और मुनि यह विचार कर कि तुम्हारे कारण (राक्ष्सों पर ) उनकी विजय होगी) 
आनदित हैं। वे अन्य किस वल से रावण को पराजित कर सकते है ? 

कमलभव ब्रह्मा से प्राप्त वर के प्रभाव से रावण ने भ्रुकपर जो वीरता दिखाई 
इसे प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो । अब इसके बारे से ( अर्थात्‌ , रावण के पराक्रम के सम्बन्ध में ) 
और क्या कहना है? कमल मे उत्यन्न अक्षा से लैकर सब देवता उस दशझुख की सेवकाई 
करते हैं, न कि धर्म की रक्षा | उसकी रक्षा करनेवाला कौन है १ 

ससुद्र से घिरी धरती पर रहनेवाले सब लोग ख््रियों के समान उस शन्नु ( राव ) 
की सेवकाई करते रहते हैं| देवताओं की यह दशा है। यदि क्ञीरसागर के मथन के समय 
उन देवताओं ने अमृत नही पिया होता, तो उनके ग्राण कमी के मिट गये होते |. 

हृढ शरासन को अपने सुन्दर करो से धारण करनेवाले हे बीरों । कुक मे बंध 
स्तमौवाली लता-तुल्य उस देवी को एकाकी छोड़कर सौगवालें हरिण के पीछे जाकर एुम 
इस प्रकार के अपयश के भाजन हों गये। विचार कर देखने पर विदित होगा कि पह 


अपराध तुम्हारा ही है | सस्तार के लोगो का नही | 
अतः; तुम क्रोध मत करो । अरुंधती-समान उस पत्ित्रता की विपदा को दूर करो। 


अरशयकारंड ३०६ 


देवताओं के मनोस्थ को पूर्ण करो | अपने सब कर्तव्यों को वेदोक्त विधान से संपन्न करो और 
संसार के पापी को दूर करो | इस प्रकार, मगवान के चरण-कमलो को प्राप्त होनेवाक्त 
जटायु ने कहा | 
मेघ-जैसे श्यामल ( राम ) ने उस पृण्यवात्र्‌ ( जठायु ) की बात को दशरथ की 
ही आशा भानकर स्वीकार किया और यह विचार कर कि दूसरी पर क्रोध करने से अब 
क्या प्रयोजन है, राक्षसों के बुल का नाश करना ही प्रस्तुत कत्तेव्य है, अपने सन के क्रोध को 
शान्त कर छिया | 
फिर, उस अमल ( राम ) ने जटायु से कहा--तुमने झुके शान्त रहने की जो 
आशा दी है, उसके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई कर्त्तव्य नहों है। अब बताओ कि वह 
राज्स ( रावण ) किस दिशा में गया १ किन्तु, इतने में वह रुख़राज शिथिल हो गया। 
उसकी प्रज्ञा मिट गई | कुछ उत्तर नही दे पाया और धीरे-धीरे उसके प्राण निकल गये | 
बह जदायु ( अपनी अंतिम घड़ी भे ) उस भगवान्‌ ( राम ) के चरणों के दर्शन 
कर सका, जो भगवान्‌ शीतल कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के लिए क्‍या, स्वयं बेदो के लिए भी 
अशेय हैं। अतः, वह उस ( बैकुंठ ) लोक में जा पहुँचा, जो पच्रभूतो को भी मिटा देनेवाले 
महाग्रलय में भी नही मिटता | 
जब जठायु सुक्ति पा गया, तब राम और उनके अनुज शोक-सम्म हुए | वन के 
वृक्ष, मुग, पक्षी और पत्थर भी पिघल उठे | ब्रह्मा आवि देवता, नाग तथा भूलोकवासी 
अपने शिर पर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए खड़े रहे । 
उस समय; राम ने अपने अनेज से कहा--भाई धर्महीन राक्षस से मेरा पौरुष 
परास्त हुआ | कया अब संन्यास लेकर तपस्या करूँ १ या प्राण छोड़ दूँ १ बताओ। सुझे पुत्र 
के रूप मे पाकर पिता मर गये | ऐसा जन्म पाकर मैं अबतक मरा नही | मैं क्या करूँ १ 
राम के इस प्रकार कहते पर लक्ष्मण ने उन्हे प्रणाम करके उत्तर दिया--हे 
'विजयशील | विधि के परिणाम से ऐसी विपदाएँ होती हैं। अब उनको सोचकर दुःखी होने 
से क्‍या प्रयोजन है ? उन ऋर राक्षसों का समूल विनाश करना पहला कर्त्तव्य है। उसके 
पश्चात्‌ ( जठादु की मृत्यु आदि विपदाओं का स्मरण कर ) दुःख कर सकते हैं (अर्थात्‌ , 
यह छुःख करने का समय नही, बरन्‌ शत्रु-नाश करने का है )| 
हे मेरे प्रभु! विरक्त होकर आप सुन्दर कुंतलोवाली देवी को खोकर भी शांति 
के साथ रह सकते हैं, तो रहे | किन्तु, हमारे पितृ-तुल्य ( जटायु ) को मारनेवाले राक्षस को 
सारे विना आप किस प्रकार तपस्यथा-निरत रह सकते हैं ? 
अनुज के बचनो से किंचित्‌ स्वस्थ होकर सर्वैज्ञ राम ने यह सोचकर कि इस प्रकार 
छुःख-मप्न होना अश्ता है, अपनी व्याहुलतता तथा अश्रुओ को भी दूर करके कहा--हे भाई । 
मरे हुए पित्‌-तुल्य जटायु की अतिम क्रिया यथाविधि संपन्न करें | 
का कट ५ शा चंदन-काष्टो को सजाकर उनपर द्भों को 
*। मिट्टी की बेदी बनाकर उसपर स्वच्छ जल को रखा | फिर, 
राम जथायु की देह को अपने त्रिशाल हाथो से उठाकर लाये | 


8१० कंब रामायण 


समृद्ध शाल्रो के तत्वों और भन्नो को जाननेवाले राम ने ( जटायु की देह पर ) 
जल, चदन और पुष डाले। अपने दोनों हाथों से उसे चिता पर रखा | फिर, चिता के' 
सिरहाने में अप्नि प्रज्वलित की एवं अन्य सव सस्कार पूर्ण किये ] 

राज्षेतो के प्रति क्रोध करने से राम का दुःख किंचित्‌ शान्त हुआ ) उनके पुष्ट 
तथा शुक के-से रगवाले श्यामल शरीर पर उनके नेत्रो से इस प्रकार अश्रु कड़ पड़े, जिस 
प्रकार प्रफुल्त कमल से मधु-विन्दु गिरते हैं। यो मेघ-समान उन ( राम ) ने नदी में स्नान 
किया और अजलि मे स्वच्छ जल लेकर जठाथु को तिलांजलि अर्पित की ) 

राम के द्वारा अर्पित उस जलाजलि से ब्रह्म से लेकर उच्च तथा नीच सब प्राणि- 
जाते, अत्यत तृत् हुए। सखराज को उद्दिष्ट करके प्रु ने अपनी अजलि से जो स्वच्छ 
जल अर्पित किया, वह स्वयं भगवान्‌ के लिए भी पीने योग्य वन गया | अब उत जल-सांप 
के बारे में और क्या कहा जाय १ 

विजयशील चक्रवत्ती कुमार ( राम ) से सब सस्कार वेदोक्त प्रकार से संप्र 
किये | उस समय सूर्य पश्चिमी समुद्र मे जा पहुँचा, मानो वह अपने कुल से सम्बन्ध रखने- 
चाले जाय॒ु की मृत्यु से उत्नन्न शोक से जल में स्नान करने और सदुगति देनेबाले संस्कार 
करने को जा रहा हो। (१-१५०) 


अध्याय ९० 
अयोमु्खी पटल 


जब संध्या हो रही थी तब वे ( राम-लद्टमण ) उस स्थान से चलकर उस बन में 
स्थित एक पर्वत पर जाकर ठहरे, जिस पर्वत के शिखर पर हाथी और मेघ विश्ाम करते थे । 
इतसे से अत्वन्त दुःख का कारणभूत अंधकार इस प्रकार फैला, जैसे इंद्र के वश मे न हीने- 
वाले राज्ञत सर्वत्र फेल गये हों | हे 

उस रातिकाल में, जब वन्य वृक्षों तथा पव॑तो से मधु और जल की धाराएं इस 
प्रकार वह रही थी, मानो ( राम-लक्ष्मण के ढुःख से ) शोकाकुल होकर वे आँदू वहा रहे हों, 
राम और लक्ष्मण के मन में अमिमान, क्रोध, दुःख तथा शञान--ये सब परस्पर सघर्ष करने 
2 उस रात्रिकाल से, जो तत्त्तज्ञान से रहित बुद्धि को पापमार्ग में चल्ानेवाले बतत्व 
जन्म के जैसे ही उत्तरोत्तर बढ़ रहा था, उन ( राम और लक्ष्मण ) का निःश्वास घी के पड़ने 
पर मड़की हुईं आय के समान बढ़ रहा था ] तव उनके शोक का कहो कुछ पक रे 

मधुयुक्त पृष्पमाला से भूषित राम के नयनः-रूपी अरुण-कमल रात्रि कै 688: 
मी सुकुलित नही हुए । वह क्‍या मनोहर सदहांस से शोमित सीता नामक लक्ष्मी 


अरंग्यकारेड 8११ 


के कारण था £ या उस ( सीदा ) के सुख-रूपी चन्द्र के दर्शन न करने के कारण था १ 
हम उसका कारण नहीं कह सकते। 

स्री-रुप दीप के समान स्थित, अति रुपवती सीता के वियोग के कारण उत्मन्न 
अद्यधिक दुःख में राम ने अपने मन भें क्या विचार किया--यह हम नहीं जानते, ( हम 
इतना ही कह सकते हूँ कि ) उस पुष्प-स्वरूप राम के नयन भी निद्रा मे मुकुलित न होकर 
उनके पुष्ट कंघोंवाले भाई (लक्ष्मण) के नयनो के जैसे ही ( खुले ) रहे* ( अर्थात्‌ , राम से 
निद्रा नही की ) | 

जहाँ शीतल तथा मधुर मद मारुत-रूपी सर्प संचरण करता था; उस पर्वत के समीप 
में गगनतल को प्रकाशित करता हुआ उज्ज्वल चन्द्रमा इस प्रकार उदित हुआ कि रामचन्द्र ने 
मानो भ्रमरो से गुजरित पुष्पमाला धारण करतेवाली सीता के वदन-बिंव को ही देखा हो | 

उस- राज़िकाल में गर्व-भरा मन्मथ-रूपी चोर जब छिपकर अपना प्रभाव 
दिखाता था, संसार-भर में प्रकाशित होकर बढ़नेवाली चाँदनी की वाढ़ (राम को) इस प्रकार 
जलाने लगी, जैसे अंधकार-रुपी विघ से युक्त सर्प के छेदवाले विष-दंत के भीतर का विष हो । 

विष के समान फैलनेवाली उज्ज्वल चाँदनी बीर (राम) को पीडित कर रही थी। 
सीता के हर॒ण से उत्पन्न अपमान की भावना उनके विवेक को हर रही थी, वे अन्य सब 
विचारों को छोड़कर केवल उन सीता के, जो सर्पफन-सहश जधन तटवाली थी, दुः्ध-जैसी 
मीठी बोलीवाली थी और दीघ॑ नेतरवाली थी, अकेल्षेपन के बारे में ही सोच रहे थे। 

राम ओढ चबाते, निःश्वास भरते, उनके कंधे फूलते और शिथिल होते । महान्‌ 
गज के द्वारा वोड़ी गई, शीतल पल्‍्लवों तथा पुष्पो से शीमायमान शाखा-सहश सीता के 
बारे मे सोचते | 

समुद्र में उठनेवाली बीचियो के समान उनके निःश्वास उठ-उठकर गिरते थे ] 
वे सोचते कि सीता यह सोचकर कि रामचन्द्र अपना धनुष भुकाये हुए आते ही होंगे, मार्ग 
के दोनों ओर देखती हुई गई होगी | 

जब विद्युतू-जेसे खड्ग-दतोचाला रावण--“ठहरों ! 'उहरो ।! कहता हुआ 
सीता के निकट ( उसे उठा ले जाने के लिए 2 गया होगा, तब सीता ने मेरा स्मरण नहीं 
किया होगा--यह कहना उचित नहीं है| ( उसके स्मरण करने पर भी जब मै उसकी श्त्षा 
के लिए नहीं आया, तब न जाने मेरे बारे में उसने क्या सोचा- होगा |) 

विष-दतों से युक्त ( राहु नामक ) सर्प के मुँह में पड़े चन्द्र के समान कातिहीन 
सीता, कर राक्षस के क्रोध से भयभीत हुई होगी | हाय | यों सोचते | 

अपसान और विरह-ताप--इन दोनों से व्याकुल होनेवाले उनके प्राण इन दोनों 
के मध्य रहकर इनके द्वारा वारी-बारी से सताये जा रहे थे, जिससे इुशखी हो रामचन्द्र 
सोचते--क्या अब भी सुझे धनुष की आवश्यकता है ? 

सनातन वेदों के पारगतत सव पडितों के द्वारा देखे जानेवाले राम अपने धनुष को 
१ इसके पूर्व अयोव्याकाड में वह कहा गया है कि लक्मण वनवास के समय, कमी नह सोते थे, किंतु 


रात-दिन जागरित रहऊर गम को परिचर्या में निरत रहते थे |--अनु ० 


8१२ कब रामायण 


देखकर हँसते, तथा सार में, प्राप्त होनेवाले अपने अप्वश को सोचकर स्तव्घ रह जाते | 
वे ( राम ) हाथी के जैसे बड़े शब्द के साथ निःश्वास भरते। शीतल पबन- 
स्पी ऋूर यम को देखकर ऋहते--हाय ! वेदोक्त विधान से मेरे द्वारा परिणीत सीता सुमसे 
बिवुक्त हो गई । 
मैने अनेक प्राणियों की रक्षा करने का जव लिया हैं | किन्तु, आमरणों से भूषित 
मेरी पली बनी हुई एक दुल्लीन नारी की विपदा को मे दूर नही कर सका। मेरा पराक्रम 
भी खूब है। इस प्रकार सोचकर राम ललित होते। 
उत्का मन व्याकुल होता, उसके ओंठ दूख जाते, वे मूर्चिछत होते। अनुज के 
द्वारा निर्मित शीवल पल्‍लव-शय्बा पर लेट जाते। उनके शरीर-वाप से वे पल्लव मुलत 
जाते, तो ( राम ) अपने अनुज से कहते कि ये पत्ते हटा दो। फिर ( लक्ष्मण के द्वारा लाये 
गये ) नये तथा अदुण पल्लवों को देखते। कि, उनके शरीर-स्पशश से वे नये पल्लव भी 
मुलस जाते, तो ज्याकुल-आण हो वे थक जाते | 
वे राम, जिनके कमल-समान नयनो के भौपने के एक क्षण काल मे जनेक शुग 
व्यतीत होते ये ( अर्थात्‌ , जो विष्यु के अवतार थे ) इस समय वहाँ रहकर उस राति का 
कुछ अन्त नहीं देख पाते ये। इसका कारण सीता का वियोग था था (सीता के प्रति ) 
उनके प्रेम की अधिकता थी; यह हम ( लेखक ) नहीं जानते । 
विजय के कारपभूत भाले को रखनेवाले अपने भाई को देखकर, वे ( राम ) 
कहते---तुमने देखा है म॒ कि इसके पहले, सभी दिन एक ही जेसे व्यतीत होते थे । किन्तु, 
आज यह राति क्यों इतनी दीधे हो रही है १ 
दीर्घ लगनेवाले राजिकाल में प्रकाशमान चन्द्र को देखकर वे कहते-है चन्द्र 
पहल्ले तुम प्रतिदिन आते और ( सीता के सुख की समता ने कर सकने के कारण ) छीष 
होकर लजित होते रहते थे। अब आमरण-सभूषित सीता के उज्ज्वल वेदन के दूर हो जाने 
पर छुम पूर्ण प्रकाश से चमक रहे हो | हे 
राम फिर कहते--गगन में सच्चरण करनेवाला एक ऊर्क़ रथ से थुक्त तय भगवाद, 
प्रयूत चन्द्रिका के सहश उल्ज्वल कीति से सम्पन्न अपने कुल में अवारणीव अपयश के आा जाने 
से मानो ललित होकर ही भूलोक से अच्श्य हो गये है। 
दुखद रात्रि के दी लगने से शिथिल होनेवाले राम सोचते, कदाचित्‌ झूर 
रावण मे दूर्य के सारधि अरुण के साथ सूर्य को भी वॉवकर बड़े कारागार से डाल रखा है 
( इसलिए दिन नही हो रहा है )। छ 
राम सोचते--चदि डमरू-समान कटिवाली सीता नहीं दिखाई पड़े और घोर 
अपकार से पूर्ण राजि-रूपी कल्पकाल भी यो ही व्यतीत हो जाये, वो सुंदर सेविरी हुई यह 
धरती मेरे हाथी विनष्ट हो जायगी | & 
राम कहते--कठोर तपस्था करनेवाले झुनिगण विपषदा में पड़े रहें के कि 
( झुनिवो ) के आगयों को पीडित करके संसार कै प्राणियों को खाकर विचरनेवाले थे 
राज्षुप्त वलवाद्‌ होकर जीवित रहे, तो अब धर्स से क्या प्रयोजन है ! 


अरण्यकाएड ३१३ 


भ्रमरो की दिव्य डोरी से युक्त धनुष में पृष्प-शरों को रखकर प्रयुक्त करनेवाले 
बीर मन्मथ ने राम पर बाण प्रयुक्त करने के लिए लक्ष्य-संधान किया | तब रामचन्द्र कत्तेव्य- 
मूद होकर स्तब्ध रह गये | 

जब कोई दुःखी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है; तब उसे उसके पुराने दुःख का स्मरण 
अधिक सताने लगता है| उसी प्रकार मन्‍्मथ, जो इसके पहले एक वार तपस्वी शिव के क्रोध 
से जल गया था, अब उसका स्मरण करके दुःखी हुआ | (भाव यह है कि अपने बाणों से भीत 
होकर संतप्त होनेबाले राम को देखने से मनन्‍्मथ को शिवजी के द्वारा उसको उत्पन्न पुराना 
दुःख स्मरण हो आया, जिससे अब वह दुःखी हुआ | ) 

इस प्रकार, नीलवर्ण रामचन्द्र के मन में (वियोग-दुःख) शूल-सा साल रहा था। 
इस समय वह राजिकाल ऐसे ही समाप्त हुआ, जेसे आदिकारणयूत भगवान्‌ (नारायण) के 
नामि-कसल से उत्तन्न ब्रह्मा का एक कल्प समाप्त हुआ हो | 

जल-धारा से शब्दायमान ज्ञीरसागर में सुखमय योग-निद्रा करना छोड़कर, 
भ्रमरों तथा मधु से शब्दायमान पुष्पमाला से भूषित सीता के शील-रूपी समुद्र से निमम् 
होनेवाले राम को देखकर सहानुभूति से पक्षी शब्द करते थे, कानन शब्द करते थे और पर्वत- 
निर्मर शब्द करते थे। राम के मन में ( सीता का ) अलंकृत रूप प्रकट था | किन्तु, नयनो 
के सम्मुख प्रकट नहीं था| अतः, उन (राम ) के प्राणों के स्वस्थ रहने का क्या उपाय हो 
सकता था १ 

मयूर और मयूरी साथ-साथ संचरण करते थे। हरिण और हरिणी साथ-साथ 
विहार करते थे। करी और करिणी साथ-साथ घूमते-फिरते क्रीडा करते थे | इन सबको 
देखकर, रामचन्द्र, जो पिक, इच्तु, मधु, मुरली-वीणा, गाठी चाशनी, अमृत आदि को भी 
फौका करनेबाली मीठी वाणी से युक्त सीता से वियुक्त थे, क्या दुःखी न होगे ४ 

किरणों से युक्त सूर्य, किरीट-जेसे शिखरवाले उदयमिरि पर अत्युण्ज्बल रूप मे ऐसे 
प्रकाशमान हुआ, मानो प्रभात होने पर भी सीता के दशन न पाने से छुःखी रहनेवाले घीर 
रामचन्द्र को उस समय कमल-पुष्पों को प्रफुल्ल कर यह दिखाना चाहता हो कि पहले 
दिन की संध्या को जिन कमलो को मैने बन्द किया था, उनमें मीता नहीं है | 

रामचन्द्र वहाँ के बन को देखते | उस बन में स्थित चक्रवाक को देखते | वृक्त की 
पुष्पित शाखाओं को देखते | बाल कलापी-तुल्य सीता के केशपाश का स्मरण करते | पर्वत 
सहश स्तन-छय को याद करते | उनपर की पत्रलेखा को याद करते और फिर अपनी भुजाओं 
को देखते | यों अपना समय व्यतीत करते | 

उस समय, अनुज ( लद्बमण ) ने उनके चरणों को नमस्कार करके कहा--है प्रभु | 
देवी का अन्वेषण किये बिना यहाँ इस प्रकार विलंब करना क्या उचित है ? तब कीत्तिमान्‌ 
प्रभु ने उत्तर दिया--उस रावण के स्थान को दुदकर पहचानेंगे | फिर, उज्ज्वल धनुष से युक्त 
वे दोनों पर्व॑त-भेणी से युक्त तथा धूप से तप्त उस कानन से चल पड़े | 

डिर्गजों के समान थे दोनों हरियाली से थुक्त अनेक अरण्यो को पीछे छोड़कर 
अद्वरह योजन दूरी पार कर चलते | 


9९४ कंब रामायण 


भूमि के भाग्य से धध्बी पर अवतीर्ण मधुपूर्ण पुष्ममालाओं से भूषित सीता का 
अन्वेषण करते हुए वे दोनों चलते रहे । कहीं भी सीता को न देखकर, भन के क्रोध से 
निःश्वास भरते हुए, पत्तियों के आवासभूत एक शीतल तथा विशाल उपचन में प्रविष्ट हुए | 

उप्णकिरण सूर्य, श्ञान में श्रेष्ठ उन राम-लह्मण के मन की वेदना को जानकर, 
सर्वत्र सीता को दूँढ़ुकर; फिर मेर पर्वत के पीछे अह्य हो गया | * 

सर्वत्र अंधकार इस प्रकार भर गया, जैसे अंजन-पुज उन ( राम-लक्ष्मण ) को 
कही जाने से रोकने के हेतु पहरा देने के लिए घिर आये हो । तब दरों दिशाएँ स्पष्ट शान 
से रहित व्यक्तियों के मन के समान शीघ्र तमोदृत हो गईं | 

मीठे स्व॒र में बोलनेवाले नागणवाय्‌ ( नामक पक्षी ) जहाँ शुकों को मधुर संगीत 
सिखा रहे थे, वेसे उस उपवन में एक स्फटिक-मंडप दिखाई पड़ा, जिसके चारों और किशुक- 
वृक्ष थे और जो प्रकाश एवं कलंक से युक्त चन्द्र-संडल के तमान शोमित हो रहा था। वे 
दोनों उस मंडप मे जाकर विक्षाम करने लगे | 

तब महिभामय प्रभु ने बलवान वृषभ-जेसे बीर अनुज से कहा--हे बीर | कहीं से 
पीने के लिए जल दूँढकर लाओ। शज्ुओं को भगानेवाले धनुष से युक्त वह वीर ( लक्ष्मण, 
जल लाने के लिए ) अफेले गया | 

कही भी जल न पाकर इधर-उधर द्ढते रहनेवाले उस लक्ष्मण को उस समय उस 
अरण्य में स्थित अयोश्ुखी नामक एक राज्षसी ने देखा और उनपर मुख्य हो गई। 

वह ( अयोमुखी ), शानियों के मंत्रो्वारण से भी कीलित न होनेवाले पर्ष के 
समान लक्ष्मण का पीछा करती हुई चली, उनकी देख-देखकर उन्हें मन्‍्मथ समसती हुई 
उनके प्रति यो कामातुर हुईं कि उसका गये और करता उस काम-वासना से दव गये | 

अथाह काम-वासना से युक्त वह राक्षसी पीडित होकर लक्ष्मण के सम्मुख आ 
खड़ी हुईं और यह विचार करती हुईं कि मैं इसका आरलिंगन कर अपनी काम-वैदना को 
तृप्त करूंगी, इसको मारकर नही खारझँँगी व्याकुल खड़ी रही । 

अग्नि से भी अधिक भयंकर वह राक्षसी, यह सोचती हुईं कि यदि भेरी प्रार्थना 
सुनकर भी यह सहमत न होकर तिरस्कार करे, तो मै बलातू इसे अपनी गुफा में ले जाऊँगी 
और इसका आलिंगन करूँगी, अतिवेग से लक्ष्मण के निकट आ पहुँची | 

वह अग्निमय निःश्वास भर रही थी। अपने दाँतों से द्वाथियों के मुंड की एक 
साथ चबाकर अपने पेट में भरनेवाली थी । उससे बडे तथा हृढ सर्पों से अपने स्तनों को 
बाँध रखा था और उसकी आँखें घेंसी हुईं थी। हु 

बड़े सिंहों और शरमों को स्-रूपी रस्सी में पिरोकर उसने अपने पैरों में नूपुर 
जैसे पहन रखा था| उसका सुख सर्व वस्तुओं का विनाश करनेवाले शुर्गांतकाल में प्रकाशित 
होनेवाले सूर्य के समान उम्र था | 

उसका सुँह इतना विशाल और ऐसी शुका के समान था कि ससृद्र के सारे जल 
को एक साथ पीकर उसे सुखा सकता था। उत्के चारों ओर लाल-हाल केश बिंखरे थे; 


जिनसे वह प्रलयकाल की अस्नि का दृश्य उपस्थित कर रही थी | 


अर्यकाणड श्श्र्‌ 


दीघ॑ मापदंड से मापने योग्य दूरी उसके एक यंग में समाती थी। उसके वड़ी 
तेजी से चलने के कारण आँतों और चरवी से संयुक्त मासखंड इधर-उधर गिरते थे | उसका 
जघन-तट अनेक पापों का स्थान था । उसके दाँत पीसले से बज्र घोष-सा शब्द होता था | 
बह इस प्रकार घूरती थी कि उसकी दृष्टि शिवजी की-सी (अर्निमय) लगती थी | 
उमके दाँत इतने भयकर थे कि वे अग्निमय नयन भी (उन दॉतों की ठुलना में) शीतल 
लगते थे | उसके गमन-वेग से प्बृत अस्त-व्यस्त हो जाते थे। समुद्र परस्पर मिल जाते थे 
और दोषहीन भूमि भी उसे देखकर लजित होती थी | ( अर्थात्‌ , च्मामय भूदेवी मी अयो- 
मुखी जेमी एक पापिन सत्री को देखकर उसके स्रीत्व पर लजित होती थी ) | 
उसके करों में दीघ॑ सर्पों के बलय पड़े थे | उसने गरजनेवात्ते व्याप्रों का हार 
पहन रखा था | अनेक शरमों को एक साथ गूँथकर ताली? वनाकर पहन लिया था | बलवान 
मिंहाँ को कर्णामरण के रूप में धारण कर लिया था । 
वह ( अयोसुखी ) प्रकृति से ही 'घुंघची' के जेसे रहनेवाले ( अर्थात्‌ , लाल ) 
नेत्रों म काम-वेदना से अश्रु भरकर ( लक्ष्मण को ) घूरती हुईं खड़ी रही। तब अँपेरे मे 
घूमनेवाले सिंह-सदश लक्ष्मण ने उसके बिजली-जेसे दाँतों के प्रकाश में उसे देखा | 
तुरंत वे लक्ष्मण समक गये कि यह ज्नरी दुष्ट राक्षसों के कुल में उत्पन्न है और 
पहले नाक आदि के कट जाने से दुःखी हुईं, अति वलशाली शुप्णखा, ताडका आइि के जैसे 
स्वमाववाली है | 
इन गुणहीन तथा-पापी राक्षसियों के हमारे निकट आने का और कोई उपयुक्त 
कारण नही है, यों विचारकर उससे पूछा--हिख जन्तुओं के आवासभूत इस अरण्य में इस 
घने अँधेरे में आई हुईं तू कौन है ? शीघ्र बता | 
लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा | उस समय, सशय से युक्त मनवाली उस गाक्सी ने, 
बोलने में कुछ सकोच किये विना, उत्तर दिया--यद्मपि तुमसे मेरा पूर्ण परिचय नहीं है, 
तो भी तुस पर प्रेम करके मै आई हूँ। मेरा नाम अयोमुखी है | 
फिर वह कहने लगी--हैं अति सुन्दर वीर । पहले अन्य किसी से अस्पृष्ट ( इसके 
महल दूसरे किसीसे न छुए गये ) मेरे इन स्तनो का, तम अपने स्वर्ण रंगवाले विशाल वच्च से 
आलियन करो और मेरे प्राणों की शीघ्र रक्षा करो | 
क्रूर गुण को शांत करके उस राक्षत्ती ने ये वचन कहे। तब क्रोधी सिंह जेसे 
लद्दमण के नयन लाल हो उठे और उन्होंने कह्य--बदि तू ऐसी वात फिर अपने मुँह से 
निकालेगी, तो मेरा अनुपम बाण तेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देगा | 
लेच्मण को अपने प्रतिकूल कुछ कहते हुए सुनकर- भी वह मन मे कूछ नहीं हुई। 
किन्तु, सिरपर हाथ जोड़कर ( नमस्कार करती हुई ) उसने निवेदन किया--है नायक | यदि 
तुमको में अपने प्राण-रक्षक के रूप में पाक्नैंगी, तो मुके आज नया जन्म मिलेगा ] 
है क्रोधहीन हो वह (राक्षुती) पुनः वोली--है उत्तम [अगर तुम्दे यहाँ स्वच्छु जल को 
_..ना है, तो सुके अमयदान दो | मैं गगा का जल भी अभी यहाँ पर लाकर उपस्थित करूँगी | 
२. ताली! ्क धामृपण या पदक है, जिसे दक्षिण में विवाहिता स्तियाँ अपने गले में पहनती है ।--अनु० 


३३ कंव रामायण 


सोमिनि उसके वचनो को सह नहीं सके और बोले--अभी यहाँ से भाग जा; 
नही तो तेरे कानों और नाक को काठ दूँगा । तब वह राक्षसी स्तव्ध हो, अपलक खड़ी रही 
और सोचने लगी--- 

मैं इसको अपनी गुफा में उठा ले जाऊँगी ओर वहाँ वन्‍्दी बनाकर रखूँगी। जब 
इसकी उस्रता शान्त होगी, तब यह मेरी इच्छा पूरी करने को सहमत होगा | यही कर्च॑व्य है। 
इस प्रकार सोचकर बह लक्ष्मण के पाएव में गई |. 

उस क्रूर राक्षुसी ने मोहन-मंत्र का प्रयोग किया और गगनोन्नत परव॑त-सह्श 
लक्ष्मण को उठाकर गगन-मार्ग से इस प्रकार चली, जैसे चन्द्रमडल के साथ मेष जा 
रहा हो। 

लक्ष्मण को ले चलनेवाली वह अयोसुखी, मन्दर पव॑त से युक्त समुद्र, देंवेन्द्र से 
आरूद्व करिणी और भाले से शूर-पदूम नामक असुर को मारनेवाले, घोर पराक्रम से युक्त; 
कार्त्तिकेय से आरूद् मयूर के जेसे लगती थी। 

उस समय, उस राक्षुती के वच्ष तथा हाथो में स्थित, उज्ज्वल वीर -वलय-भूषित 
लक्ष्मण, उन शिवजी की समता करते थे, जिन्होंने क्रोष-भरे, मदस्तावी हाथी को मारकर 
उसके चर्म को व्र के रूप में पहन लिया था | 

बह ( अयोसुद्थी ) इस प्रकार गई। इधर संतसचित्त रामचन्द्र, यह चिता 
करते हुए कि जल की खोज में गया हुआ, मेरे प्राथ-समान तथा बलवान एरवत-समान 
लक्ष्मण अमीतक, न जाने, क्यों नहों आया। वे लक्ष्मण की खोज में चल पढ़े | 

राम सोचते जाते ये कि लक्तमण कम वेयवान्‌ नही है। वह शीम आनेवाला है | 
कदाचित्‌ धूप से जले अरण्य में जल नहीं मिला या अन्य कोई घटना धटित हुई है। 
ने जाने क्‍या कारण है ? 

मैने कहा कि इस मार्य से जाकर कही से जल ले आओ । किन्‍्त- इतना विलव 
हो जाने पर भी वह अमी तक नही आया | क्या उसने सीता का हरण करनेवाले रातों के 
साथ बुछ प्रयोजन होने के विचार से, युद्ध छेड़ दिया है 

क्या मघुरभाषिणी शुकी-जैसी सीता का हरण करनेवाला रावण, इसे भी उठा 
जे गया! या विषसे भी भयकर उस रावण के माया-हत्य से और दुर्देव से बह मं 
ही गया १ 
धंद धनुप को धारण करनेवाला मेरे ग्राण-समान भाई अमीतक नही लौटा । कया 
इस बेदना से कि मै उसके कथन की उपेक्षा करके सीता को खीं बैठा, उसने अपने प्राणी 

कर दिया है ? 

कं इस घने “अत में, मुझसे वियुक्त उस प्यारे लक्ष्मण के अतिरिक्त, मेरे बौर 
नेत्र नहीं है ! ( अर्थात्‌ ; लद्टमण ही मेरे नेत्र हैं, जिसके विना मै अंधा-ता हैं) ! पहले ही 
घायल हुए मेरे हृदय में अब एक नई पीडा उतर हुई है । मैं कुछ भी सोच नही पा रहा है। 


मै कैसे उसका अन्वेषण करूँ ५ 
5 मेरे दुर्माग्य को बदलने का कुछ उपाय नहीं है। अब मेरे आग-सह्श दम भी 


अरशयकाणड 8१७ 


अहश्य हो गये! है तात । सुमे इस प्रकार छोड़कर तुमने भूल की | यह तुम्हारा कार्य 
कठोर है | गुरुजन तुम्हारे इस कार्य को नहीं सराहैंगे। ५ 
आई हुई विपदाओं को दूर करने में समर्थ हे बीर। तुमने मुके अवाय हुःख 
दिया। शत्रुओं से भी प्रशंसित होनेवाले हे वीर | क्या सुकसे घृणा करते हुए सुमे! इस 
अरण्य में पीडित होने के लिए छोड़कर चले गये हो ? इतनी देर तक सुफसे विशुक्त होकर 
कहो रह जाना; क्या तुम्हारे लिए उचित है ४ 
मैं अपने पिता से वियुक्त हुआ। अपनी माता से विय्युक्त हुआ | लक्ष्मी-समान, 
स्वर्णभरण-भूषित सीता से वियुक्त हुआ | फिर, मै जो जीवित रहा, वह ठुम, एक के विदुक्त 
न होने से ही तो था १ 
(दरिण के पीछे मेरे जाने पर) मुझे दूँढते हुए तुम हाथी के समान चले आये थे। 
भव तुम अदृश्य होकर, स्वर्णयय कर्णाभरणों से भूषित सीता को दूँढनेवाले मुझ दीन को, 
अपने भी ढूँदने के लिए दुःखी बनाकर छोड़ गये हो । 
कौन वततानेवाला है कि तुम कहाँ हो १ ( ठ॒म्हारे न मिलने पर ) मै आज प्राण- 
त्याग किये बिना नही रहूँगा। यदि मै मरूँगा, तो मेरे स्वजनों में से भी कोई जीवित नहीं 
रहेगा। अतः, हैं कठोरहंदय । तुम, एक साथ सब स्वजनों को मारनेवाले हो गये हो | 
यह क्या तुम्हारे लिए उचित है १ 
भान्धाता आदि हमारे पूर्वजो के आचार के अनुसार राजा बनना छोड़कर मैने 
अरण्य-बास करने का साहस किया | उस समय सच्चा बन्धु बनकर जब दूसरा कोई नहीं 
आया; तब तुम्ही मुझ एकाकी के साथी वनकर आये) अब तुम भी मुझे छोड़कर चले 
गये हो ? 
इस ग्रकार कहते हुए मेरे अनुपम प्रश्लु रामचन्द्र उठते, गिरते, स्तब्ध होते, 
प्रशाह्दीन होते, फिर कहते--हाय | इस घने अँघेरे मं न बिजली है, न गजन) फिर 
भी, यह क्या विपदा आ पड़ी है / ( अर्थात्‌; भावी विपदा की पूर्व सूचना कुछ नहीं हुई 
और यह अकस्मात्‌ क्या हुआ १ ) रामचन्द्र की वह चुशखपूर्ण दशा एक-जैंसी नही थी | 
युद्ध के उन्माद से पूर्ण मत्तमज की समता करनेवाले दे ( राम ), अनेक स्थानों में 
जाकर ( लक्ष्मण को ) दूँढते। शीघ्र गति से जाते। ( लक्दमण का ) नाम लेकर पुकारते। 
व्याकुलप्राण और मूर्छत होते । 
चुमाशील ( सीता ) देवी के साथ मेरे प्राणों की भी रक्षा करते हुए अपलक 
रहनेवाला लद्टमण, क्या क्लौट आने में इतना विलंब कंस्ता १ धरती का भार बनकर हुर्भाग्य 
के साथ सचरण करनेवाले झुक पापी का जीवित रहना अनुचित है। 
फिर यह कहकर कि, “यदि भेरे द्वारा किया गया कोई सुकृत हो और उस 
( जद ) का ज्येष्ठ होकर उत्नन्‍्न होने की कुछ योग्यता सु हो, तो मै वैसे ही पुनर्जन्म 
पाडँ हक अपना तीच्ष्ण करबाल कर में लेकर अपने प्राषों का अन्त करने को उद्यत 
हुए, इतने सं-- 


उधर लक्ष्मण राज्ञत्ती को माया से सुक्त हुआ और उस (राज्षमी ) की नासिका 


कि कंब रामायण 


आदि अगो को काट दिया। तब उस राज्ञसी ने बड़ी व्यथा से जो चीख मचाई, वह ध्वनि 
रास के कानों में आ गिरी, तो उससे रास किंचित्‌ स्वस्थ-से हुए। 

फिर, राम ने सोचा--प्रस्तरमय अरण्य में भ्रनेक वौर-ककणो से सृखरित युद्ध 
करनेवाले राक्षतों की विरोध-सूचक ध्वनि यह नहीं है। यह तो विपदा में पड़ी हुई एक 
ज्ली की ही ध्वनि है ओर वह कोई राह्नसी ही है| 

उस समय, नीलव्ण राम ने आस्नेय अस्न को अपने अरुण कर में लेकर छसे 
प्रयुक्त करने का उपक्रम किया | तव वहाँ का अंधकार हटकर भूलोक के दूसरे कोने में 
जाकर इकट्ठा हो गया और उस स्थान में रात्िकाल दिन के समान भासमान हो उठा | 

रामचन्द्र बड़े-बड़े पव॑तों को चूर करते हुए, ऊँचे इच्तो को तोड़ते हुए, भूमि को 
अपने पदचाप से पीडित करते हुए और अपने दोनों पाश्वों में चड़चड्राहट की ध्वनि उत्पन्न 
करते हुए चंडमाझुत से भी तिगुने वेग के साथ ( उस राक्षती को निहत करने के लिए ) 
बढ चले | 

प्रलयकाल में जिस प्रकार काला समुद्र धरती पर उमड आये, उत प्रकार का दृश्य 
उपस्थित करते हुए आनेवाले, अपने सहायक ज्येष्ठ आता को लक्ष्मण ने देखा और कहा-- 
“हे उदार। चिता न करें, चिंता न करें ।! 

ध्यह दास आ गया | आप मन में व्याकुल न हो --यो कहते हुए लष्मण 
रामचन्द्र के कोमल पल्लव-जैसे चरणों पर नत हुआ | रामचन्द्र ने मानों अपनी खो आँखें 
पुनः प्रात्त की | 

उन रामचन्द्र की दशा, जिनकी आँखों से करने के समान अभु वह रहे थे, उस 
गाय की-सी हो गई, जो अपना वछड़ा खो जाने से, उसे खोजने का मार्ग भी न देखती 
हुईं व्याकुल रहती हो और स्वय ही उत बछडे के आ जाने पर अपने थन से दूध वहाती हुई 
खड़ी हो । 

उस समय, राम ने लक्ष्मण का पुनः-पुनः आलिंगन किया और अपनी अशभ्ुधारा 
से उसके स्वर्ण-जैसे शरीर को धो डाला | फिर कहा-हे लोहे के स्तभ-जैसे कृधोवाले । 
यह सोचकर कि तुम कहो खो गये हो, अबतक मै अत्यत ढुःखी हो रहा था। 

ककया घटित हुआ १ झुक बताओ ।'--राम के यों पूछने पर लक्ष्मण ने तारा 
बृत्तात कह सुनाया । तब उन अझ ने, जिनसे बड़ी अन्य कोई सत्ता नही है; आनद और 
व्यथा दोनों को एक साथ ही प्राप्त किया । 

फिर, राम ने लद्टमण से कहा--जी विशाल समुद्र के मध्य फैसा हो, क्या प्रलेक 
लहर के आते समय उसका भयभीत होना उचित है १ उसी प्रकार दुर्देंव के प्रभाव से गेल 
रुपी बंधन में पढे हुए हमें, दुःखद विपदा के ग्रास होने पर शियिल नहीं होना चाहिए। 

तीन देव ( अक्मा, विष्णु और महेश )) तीन लोको के निवासौ-संब मेरे शन्नु 
बनकर आवें, तो भी सुके कौन जीत सकेगा 2 भाई | छुस मेरे साथ हो--यह एक वात ही 
सुक्के वल देता है। इससे वढकर सुके और कोई रचा नहीं चाहिए | ( अर्थात्‌; अन्य 


कोई सेना आवश्यक नहीं है | ) 


अरणयकाण्ड 8१< 


सुकसे जो वियुक्त होते हो, होवें। जितनी भी आपदाएँ आती हो, आये | 
किंतु दीघ वीर-कंकण धारण करनेवाले हे वीर | वे सारी आपदाएँ तुम्ही से दूर होनेवाली हैं। 
मेरे निकट रहकर वे ( विपदाएँ ) सुझे सता नहीं सकती | 

भयंकर युद्ध करने में निपुण वीर। तुमने कहा कि युद्धकुशल राक्षुसी को परास्त 
कर लौटे हो | चुद्र स्वभाववाली उस राक्षुसी के वचनो से उत्तेजित होकर उसे तुमने मार 
तो नही डाला ? बताओ | 

तब लद्ठमण ने कहा--मैने उस राक्षली की नाक, कान और बंधन में स्थित 
स्तनों को काट दिया | उस समय वह चीख उठी |!” यह कहकर ( लक्ष्मण ) हाथ जोड़कर 
खड़े रहे | 

आनंद से ग्रफुल्ल होकर राम ने कह्ा--अौधेरे मे तुम्हें मारने के लिए आई हुई 
राक्षत्ती को भी तुमने नही मारा | किन्तु, उसका अंग-भग मात्र किया | तुम चतुर हो। मनु 
प्रभूति राजाओं के इस वंश के अनुकूल ही तुमने आचरण किया है और अपने भाई को 
गले लगा लिया | 

वीर ( राम ) और लक्ष्मण--जैसे अपार दुःख से मुक्त हुए। वारुण अद्न को 
प्रयुक्त करके गगन से वर्षा उत्पन्न की और उसका जल पीकर प्रभात काल की प्रतीक्षा करते 
हुए एक पर्वत पर विश्राम करते रहे | 

पत्थरों से भरी धरती पर, अरण्य के पल्‍्लवों और पुष्पों को लेकर लक्ष्मण के - 
द्वारा बनाई गई शय्या पर, बड़ी वेदना भोगते हुए रामचन्द्र ने शयन किया | लक्ष्मण उनके 
कोमल चरणों को सहलाते रहे | 

राम ने कलापी-तल्य सीता से वियुक्त हो जाने के पश्चात्‌ अपमान की पीडा से 
कुछ आहार नहीं किया था। शोक की अधिकता से निद्रा भी नही की थी। उनके ऐसे 
दु/ख़ का वर्णन हम केसे कर सकते हैं ? उनके निःश्वासों के मध्य उनके प्राण भूलते रहे | 

राम, बिरह की पीडा से बोल उठे -मेरी आँखों को अरण्य में सर्वत्र सीता का 
रूप ही दिखाई पड़ता है। यह क्या इसलिए कि मै उसके रूप को नहीं भूल सका हैँ, या 
नही तो क्‍या यह भी राक्षुसों की माया है ४ 

काले केशोंबाली, अरुण रेखावाले नेन्नों से युक्त तथा पतित्रता नारियों के आभरण- 
सहश उस ( सीता ) को मैं अपने पाएव में देखता हूँ | किन्तु, उसका आलिंगन करने के लिए 
उद्यत होने पर उसका स्पश नही पाता हूँ । क्या उसकी कटि के समान ही उसका आकार 
भी थोड़ा-थोड़ा करके क्ञीण होता हुआ अदृश्य हो गया है। 

( पहले सुके ऐसे लगा जेसे ) मैने उसके सद्योविकसित कमल ( समान मुख ) के 
मधुपूर्ण बिंब तथा प्रवाल के समान अधर के अमृत का पान किया | किन्तु, बह मेरे पाइ्व मे 
नही थी। क्‍या पलक न लगने पर भी स्वप्त दिखाई पड़ते हैं 

यदि यह रात्रि सुझे ऐसा दुःख दे, जो प्रथ्वी, गगन आदि पचभूतों एवं मन के 


विचार से भी बड़ा हो, तो क्या यह ( रात्रि ) शीतल, सुगध तथा नीलवर्ण से युक्त कुतलों- 
वाली सीता की आँखों से भी वड़ी होगी १ 


४२० कंब रामायण 


जल तथा उसमे सचरण करनेवाले मीनो से दुक्त समुद्र से मनोहर चन्द्र के नाम से 
जों प्रलयाज्नि उत्तन्न हुईं है, उसकी ७ष्ण किरणों के स्पश से उत्तत आकाश के शरीर-मर से 
फफोले-से पड़ गये हैं ( अर्थात्‌ , नक्षत्र आकाश के फफोले कहे गये हैं। ) 

चक्रवत्ती राम इस ग्रकार के अनेक वचन कहकर व्यावुल हो रहे थे | उती समय 
अरुण किरणोंवाला-सूर्य इस प्रकार उदित हुआ, जैसे उन ( राम ) की दुःखभव दशा को 
देखकर स्वयं दुःखी होकर सहानुभूति दिखा रहा हो | ( १-१०१ ) 


अध्याय १९ 
कबन्ध पटल 


वे ( राम-लछझुमण ), प्रभात के समय उस कलापी-टल्य रुपवती, पतिमता (सीता) 
देवी का, जिसकी क्षमा की ठुलना में प्रथ्वी का क्षमा-युण भी निस्सार-सा लगता था, 
अन्वेषण करते हुए गये। पक्षी इस प्रकार शब्द कर रहे थे, मानों वे उनके दुःख को देखकर 
से रहे हों । 

वे दोनों धनुर्धर वीर, पचास योजन-प्रयत अरण्य को पार करके गये और कबंध 
नामक उस राक्षस के वन में जा पहुँचे, जो एक द्वी स्थान पर पड़ा रहता था और अपनी 
दीर्घ वाँहों को दूर तक फेलाकर सब प्राणियों को हाथो से उठाकर अपने पेट में मर लेता था। 
इतने में सूय भी आकाश के मध्य आ पहुँचा । 

(उस राक्षस के हाथों में पड़नेबाले ) हाथी से चौंटी तक, सब आणी मिट 
जाते थे। उसको देखने मात्र से अत्यंत्त भय से काँपने लगते थे। उसके चंगुल में आकर 
फिर उस वधन से वे कभी छूट नही पाते थे | 

कबंध के निकट सब प्राणी इस प्रकार काँपते रहत थे, जिस प्रकार, हुल-परपरा 
से आगत नीतिमार्ग को छोड़नेबाले, शासन की दक्षता से रहित, शक्तिह्दीन राजा के राज्य 
में रहनेवाले प्राणी हों। वे बिखर जाते, एक साथ सम्मिलित होते, पीडित होकर भागते 
और स्तब्ध हो खड़े रद्दते | 

बड़े-बडे पर्वत भी कब॒ंध के हाथों में लुढ़कते हुए चले आते। वबडे-बडे वृक्ष भी 
जड़ से उखड़-उखड़कर निकल आते | अरण्य की नदियाँ उमड़कर रूँचे स्थानों एवं सब 
दिशाओं में फैल जाती | जल-भरे मेघ्र भी नीचे था गिरते । यह सारा दृश्य एन वीरों ने 
देखा | हर 
जिस प्रकार सारी सृष्टि के विनाश का कारणभूत प्रलय-काल जब आता हैं। एंव 
प्रभजन का थपेड़ा खाकर चद्तर्दिक से सम्द्र उमड़ उठता है और गर्जन करता हुआ मारी 
पृथ्वी को ढक ढेता है, उसी प्रकार सबको चारों ओर से घेरकर आनेवाली ( क्ंध की ) उन 
बाहों में वे ( राम-लकष्मण ) भी फेस यये। 


अरंग्यकायर्ड ४२१ 


मानो चक्रवाल पर्वत ही सिमटकर आ रहा हो; इस प्रकार आनेवाली उन प्राचीर- 
जैसी वाँहे मे फैंमकर वे दोनों वीर, यह सोचकर प्रसन्न हुए कि मधु-जेसी मीठी बोलीवाली 
सीता की रघ्ा के उद्देश्य से रावण की सेना ही आकर उन्हे घेर रही है ( और उस सेना को 
मिटा देने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है ) | 

राम ने अपने अनुज को देखकर कहा-हे तात |! ऐसा लगता है कि सीता का 
हरण करनेवाला रावण यही पर निवास करता हे | अब हमारा दुःख मिट्नेवाला है | 

तब लक्ष्मण ने ( राम को ) प्रयाम करके उत्तर दिया--यह राज्षुस-सेना होती, 
तो कया नगाड़े वजले की ध्वनि और शंखनाद नहीं सुनाई देते १ यह राक्षस-सेना नहीं है 
और कुछ है| फिर, लक्ष्मण भी सोचने ज्गे ( कि यह क्‍या है १ ) ! 

फिर, लक्ष्मण ने ( राम से ) कहा--प्रलयकाल में भी अमर रहनेवाले हे प्रमु 
यह कदाचित्‌ वह सर्प ही है, जिससे देवों ने मंदर-पर्वत को लपेटकर क्षीर-सागर को मथा था; 
अथवा यह कोई दूसरा सर्प है। यह (सर्प ) अपने मुँह से अपनी पेछ को जोड़कर घेरा 
बनाकर हमें बाँध रहा है| 

आगे-आगगे चलनेवाले ( राम ) ने लक्ष्मण के इन बचनो को सुनकर सोचा कि 
उसका कथन ठीक ही है। फिर ( उस घेरे मे ) दो योजन दूर जाने पर वे दोनों उस पर्वता- 
कार राक्षस के सम्मुख आ खड़े हुए | 

वह राक्षस अपनी आँखों के साथ ऐसा दृश्य उपस्थित करता था; जेसे उच्ण 
किरणवाल्े दो सू्यों से युक्त मेरपर्वत हो | उसके पेट भे ही उसका झुँह था, जिसमे ढाँत 
ऐसे थे कि उनके मध्य दो-दो 'खात! ( दस मील का एक खात होता था ) की दूरी थी 
और ( वह सुँह ) मकर-मीनों से पूर्ण समुद्र के समान था | 

उसकी वाँद्े इस प्रकार पड़ी थी, जेसे देवो के द्वारा सदर-रूपी दिव्य मथानी को 
( क्षीससमुद्र में ) डालकर उसपर लपेटा गया वासुकि सर्प दोनों ओर से खीचा जाकर 
फेला हुआ पड़ा हो । 

उसकी नासिका से इस प्रकार अग्नि और घूमलता निकल रही थी, जेसे लुहार 
की भाथी हो। उसके सामने उसकी जिह्ा इस प्रकार निकली हुई थी, जैसे विशाल भमुद्र 
को एक ही दशा में रखनेवाली वडवार्नि की ज्वाला हो | 

उसके झुँह के दोनों खड़॒ग-दंत इस प्रकार लगते थे, मानो पूर्णचद्र, ( राहु नामक) 
सर्प को अपनी और आते हुए देखकर भय से एक सुरक्षित स्थान को खोजता हुआ आया हो 
और निर्करों से पूर्ण महात्‌ पंत की कंदरा के भीतर, दो खंड होकर, घुस रहा हो | 

उसका शरीर शीवल्ल जल, प्रश्नति प्रसिद्ध पचरभूतों से नहीं बना था; किंतु शास्त्री 
में बताये गये पचरमहापाप ही एकत्र होकर उस आकार मे था गये थे। 

उसके कर्ण-कुहर ऐसे थे, जैसे उष्ण तथा शीतल किरणवाले ज्योतिष्पिंडों (अर्थात्‌ 
सू-चद्रो ) को निगज्ञनेवाले सपों ( राहु-केनु ) के, कुछ कार्य न रहने पर, विश्राम करने 
के लिए योग्व बिल हो । उसका ढदर उस नरक का भी उपहास करनेवाला था, जिसमें 
अमत्य भाषण आदि पाए कर्म करनेवाले नीच युणवा्ते पापी रहते हैं | 


हर कब रामायराँ! 


... तह ( कबध ) अपने करो से सब प्राणियों को उठाकर अपने विशाल नाव-जैसे 
उदर मे मर लेता था, जिससे उसका सुँह यम-पुरी के विजयशील द्वार के समान था | 
वह समुद्र के समान बड़ा कोलाहल कर रहा था | उसका शरीर हलाहल विष 
के समान काला और उष्ण था। उसका आकार, विष्णु के चक्र के द्वारा शिर के कट जाने 
पर पड़े हुए कालनेमि ( नामक राक्षस ) के कबंध ( धड़ ) के समान था | 
वह ऐसा लगता था, जैसे मेर पर्वत प्रभंजन के कौके खाने से शिखसों के हट 
जाने पर, शिखरहीन हो पड़ा हो। इस प्रकार के कबंध को सूच्म श्ञानवाले उन दोनों 
वीरी ने देखा। 
उन्होने उसके सस फटे मुँह को देखा, जिसमे चक्रबाल पर्षतो की सीमा से पिरी 
हुईं सारी एथ्वी समस्त समुद्रो-सहित शुस सकती थी और उन्होने सोचा कि यह राज्ञतों-पैसे 
किसी प्राचीराबृत नगर का द्वार है; जिसके भीतर देवता लोग भी प्रवेश नही कर सकते | 
उस समय, अनुज ( लक्ष्मण ) ने, (कबंध को ) भली मॉति देखकर कहा-- 
हे धनुर्विय्या में निपुण | यह कोई बड़ा भूत है। यह सब प्राणियों को अपने हाथों से 
घेरकर अपने मुँह में डालता है। हमको भी उन प्राणियों के साथ मिलाकर खा जायगा | 
अब हम क्या करें | तब राम ने उत्तर विया--- 
है धरती को उठानेबाले आदिवराह जैसे वलवाले | हाँ, यह कोई भृत्त ही है; 
क्योंकि वह देखो, इसका शरीर इस प्रकार फैला है कि यह विशाल घरती भी इसके लिए 
पर्यात नही मालूम होती । इसके दायें और वायें दीघे बॉहे फैली है। 
हे भाई | कलापी-तुल्य सीता वियुक्त हुईं | पिठृ-तुल्य जठायु मर गये | अपयश 
से पीडित चित्त के माथ मै जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। अत, मैं इस (भू) का 
भोजन बन जाझऊँगा। तुम यहाँ से बचकर चले जाओ | 
सके जन्म देनेवालो को ढुःखी बनाते हुए, अपने भाई को हुःखी करते हुए, 
गुरुजनो के दुःखी होते हुए, सब अपयश का आश्रम बनकर; मैं उत्मन्न हुआ हूँ। अब में 
अपने प्राण छोड़े विना इस अपयश को मिटा नहीं सकता | 
क्या मैं मिथिला के राजा के पास पर्वत्त-जैसे द४ तृणीर तथा धनुष को छेकर 
यह कहता हुआ जा सकूगा कि खहस्थाक्म के योग्य आपके द्वारा अदतत, मधुरभाषिणी पुण- 
लता-समान सीता राज्ुसी के घर में रहती है | हि 
“विकसित पुष्पों से भूषित सीता की रक्षा करने के सामथ्यं से हीन होकर, 
मै, अपने अनुज की रक्षा पाकर ही जीवित हैँ--ऐसी वात सुनने को अपेक्षा यह पेचन 
अच्छा होगा कि 'मै परलोक में रहता हूँ! अतः, अब इस जीवन को त्याग देना ही 


टी हमारी ( लेखक की ) दासता को स्वीकार करनेवाले राम ने जब ये बातें | 
तव अनुज ने कहा--मै आपके पीछे-पीछे इस कानन मे आया | मेरे आने पर गा 
वबिपदा आपको प्रात हुई है। किन्तु, यदि आपके पू् ही में अपने प्राण ने 

प्यारे प्राण लेकर शौट जाऊँ, तो मेरी सेवा क्या बहुत भेजी होगी १ 


अरयकायड ४२३ 


फिर, लद्दमण ने कहा--दुःख को जीतनेवाले ही तो धीर होते हैं। यदि अपने 
पिता, माता; ज्येड श्राता आदि गुरुजनों से पहले ही ( उन शुझुजनों की रक्षा में ) कोई 
अपने प्राण न त्याग करे) तो उसका जीवन अपयश का ही तो भाजन होगा १ 
“हरिणी-तुहय पत्नी के साथ ज्येष्ठ श्राता अरण्य में निवास करने गया; तो उसका 
अनुज, निद्गराहीन रहकर उनकी रखवाली करता रहा--इस प्रकार मेरी प्रशंसा जो शोग 
करते थे, उनके द्वारा, 'उस ज्येष्ठ श्राता तथा उस भ्राता की पली से अलग होकर आ गया. 
इस प्रकार का अपयश पाना कितना बड़ा पाप होगा ४ 
मेरी माता (सुमित्रा ) ने मुझसे कहा था-- हम अपने ज्येष्ठ भ्रावा की सब 
आज्ञाओं का पालन करते रहना । किसी भी विपदा को सहने के लिए तैयार रहना | यदि 
महान यशस्वी राम का कभी विनाश होने की सभावना हो, तो उनसे पहले तुम अपने प्राण 
त्यागना !” मै यदि अपनी माता के वचन पर स्थिर न रहूँगा, तो मेरा सत्य कैसे टिकेगा १ 
हे सुन्दर स्वरण-आमरणों से भूषित कंधोवाले |] "मेरी जननी तथा मैं आपकी 
जननी तथा आपके मन के अनुकूल और सब सजनो के लिए प्रिय, व्यवहार करते रहते हैं?--- 
पेसी प्रशंसा के पात्र हम बनना चाहते है। इसके विपरीत अपने प्राणों को बचाये रखने 
की इच्छा करके हम अपने कर्तव्य का त्याग नही करेंगे। 
उस प्रलय-काल में भी जब सारी दृष्टि मिट जाती है; जब शाश्वत वेदों के द्वारा 
प्रशुंसित देवता भी मिट जाते हैं, तब मी आपका अन्त नहीं होता। ऐसे आप, हाथी आदि 
प्राणियों को खाकर इस बन में रहनेवाले भूत के द्वारा मारे जाकर मिट जायेँ, क्या यह भी 
संभव है ? 
सुननेवाले इस वात को न मानेंगे | देखनेवाले इसे नहीं चाहेगे। 'पुष्पमाला- 
भूषित्त कुंतलोवाली सीता को दुःख में न रखा, किन्तु ( राक्षसों के साथ ) ठुद्ध करके ( उस 
सीता को ) मुक्त किया'--इस प्रकार का महाव्‌ यश न पाकर, “युद्ध मे ( राक्षुसों को ) नही 
जीत सका और ऐसे ही मर गया'--ऐेसी निंदा पाना क्या उचित है? ऐसी निंदा से 
बढ़कर और क्या अपयश हो सकता है ! 
विघ के समान ऋूर इस भूत की गणना ही क्या है? यह बात नहीं है कि इस 
करबाल के आधात से इसके प्राण नही निकलेंगे । देखिए, मै किस प्रकार, हमें घेरनेवाले 
इसके हाथी को और इसके विल-जेसे झुँह को काट देता हूँ। आप चिन्ता छोड़िए [--यी 
लक्ष्मण ले कहा | 
__ ईंस प्रकार के चचन कहकर लक्ष्मण स्वयं प्रभु से आगे बढ़ने लगे| तब राम 
लक्ष्मण से आगे जाने लगे | इस समय लक्ष्मण ने राम को रोका | यह देखकर हाय | स्वय 
देवता भी रो पडे, फिर अन्यो के सबंध से क्‍या कहा जाय | 
9 के परिणामस्वरूप यहाँ 


आये हुए तुम दोनो कौन हो / यह सुनकर वे दोनो बड़े क्रोध के माथ उसके सामने 
अपलक खडे रहे | 


9२४ कंब रामायरी[ 


कबंध यह देखकर कि उसके प्रश्न से वे ( राम-लक्ष्मण ) डरे नहीं, किन्तु उसकी 
अचहेलना करते हुए खड़े हैं, अत्यधिक क्रोध से भर गया|। उसके रोम-रोम से चिमगारी 
निकलने लगी । वह उन्हे निगलने की इच्छा से बढ़ा । तब उसके गगनोननत कंधों दो 
उन्होंने अपने करवाल से काट दिया | 
उसकी दोनो बॉहो के कट जाने से उसकी देह से रक्त की धारा नीचे की ओर 
बहने लगी | तब बह एक ऐसे पर्वत की समता करने लगा, जिसके दोनो ओर पत्थरों से 
भरे सानु होते हैं। ४ 
प्रमु के कर का स्पश होने से उस ( कबध ) का बह शापमय रूप भी मिट गया। 
उसका पाय्र मिट गया | कटे हाथोबाले घोर आकार को छोड़कर वह गगन में इस प्रकार 
जाकर प्रकाशमान हुआ, जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से आकाश में उड़ चला हो | 
गगन में खडे होकर उसने सोचा कि यह राम ही ब्रह्मा प्रद्ृति तब देवों के ध्यान 
में प्रत्यक्ष होनेवाले है, और उनके गुणो का गान करने लगा। जब पुण्य-फल अनुकूल 
होता है, तव कौन-सा पदार्थ दुलेभ हो सकता है ? 
कबध ने राम से कहा--हे प्रश्ु! झुक, पापी के शाप को तुमने दूर किया। 
क्या तुम्ही सारी सृष्टि के निर्माता हो ? तुम्हीं अविनश्वर धर्म के साहछ्ीभृत हो १ हम्हों 
दवो की पूर्वकृत तपस्या के फल के साकार रूप हो १ क्या तुम्ही वह परमतत्त्व हो, जो तीन 
मूर्सियों मं विभक्त हुआ है १ 
है कारण-रहित आविपरत्रह्म | तुम्हारे अवतार के तत्व को कोई भी नहीं 
पहचान सकता | क्‍या तुम वह बटवृक्ष हो, जो प्रलय-काल सें उत्पन्न होता है। या, क्या 
उस वृक्ष का पता ही ? या छस वट-पत्र में शयन करनेवाले वालक हो। वा दृष्टि के 
आदिकारणभूत परमपुस्ष हो ! कहों, तुम कौन हो १ 
ससार भे जो देखनेवाले जीव हैं और जो देखे जानेवाले पदार्थ हैं, ठुस उन सबकी 
दृष्टि हो। 0म सब पदार्थों में सलभ रहते हो, किन्तु तुम्हे सुख-दुःख से कुछ सम्बन्ध नही 
रहता। अपने दिव्य प्रभाव से तुम सब लोकों को अपने उदर में समा लेते हो और फ़िर 
उन्हे प्रकट कर देते हो। क्‍या तुम पुरुष हो? सत्रीहों! अथवा उन दोनों से परे हो 
( अर्थात्‌ ५ उमय से एथक्‌ हो ) १ अथवा और कोई हो १ 
सुष्टिकर्ता ब्रह्मा तुम्ही हो | उस ब्रह्मा का कारणभूत परमपुरुष (विष्णु) त॒म्हीं हो। 
उस परमपुरुष का भी कोई कारणभूत तत्त्व हो, तो पह भी ठुम्ही हो। प्रतिद्ध वेद तुमको 
परम ज्योति कहते हैं। तो क्या अन्य ठेवता लोग उससे लजित नहीं होते (अर्थात्‌: 
अन्य देवों को परम ज्योति कहना उचित नही है ) # 
आष्ट दिशारुपी प्राकार से युक्त) चौदह मजिलो के इस ब्न्ाड-रूपी भहाव्‌ मंदिर 
को सर्वत्र प्रकाशित करनेवाले तीनों ज्योतिर्मडलों ( अर्थात्‌ , चंद्र-मडल, सूर्य-मंडल और 
नकब-मडल ) के ऊपर स्थित परमपढ में कमी अफुल्ल न होनेवाले कमल-कोरक के भीतर 


रहनेवाला बीज ही तुम्हारा आवास है । ेल्‍ कह े 
हे परमेंष्ठिन्‌ ( अर्थात्‌; परमपद के स्थान में निवास करनेवाले / | उनेतत अरष्ट 


अरेंगयंकार्रंड ४२५ 


दिशाओ में स्थित भूदेवों (ब्राक्मणो ) के द्वारा किये जानेवाले उत्तम यज्ञों में हविर्भाग का 
भोजन करनेवाले तुम्ही हो। वह मोजन देनेवाला ( अर्थात्‌ , यशकर्तता ) भी एम्ही हों। 
तुम्हारे इन दो रूपो में रहने के तत्त्त को कोन जान सकता है १ 

है परात्मर | जिम प्रकार स्थिर जलाशय में बुदुबुद उत्तन्‍्न होकर मिटते रहते हैँ, 
उठी प्रकार अनेक अंड तुमसे एक समान निकलते हैं और ( प्रलय-काल में ) तुकमें विलीन 
हो जाते हैं। इस तत्व को कौन ठीक-ठीक समक सकता है? 

क्या तुम्हारी लीलाओ को देखकर ही वेद अकाशित किये गये हूँ १ या वेदो मे 
प्रतिपादित ढंग से तुम्ही अपने कार्य करते रहते हो १ तुमने मुझे ऐसा फल दिया है, जिसे 
पापकर्म करनेवाले लोग कभी प्रास नहीं कर सकते। न जाने, पूर्वजन्म में मैने क्या पुण्य 
किये थे ( जिससे यह भाग्य सुझे अब प्राप्त हुआ है ) १ 

प्रैत के समान भेरे पापो के आश्रयभूत राज्षस-जन्म के दोषों को मिठाकर तुमने 
मुझे निर्दोष दिव्य जन्म प्रदान किया | सुझे दुःख-समुद्र के पार लगाया और तुम्हारे प्रति 
अज्ञान-जन्य मेरे विरोध को मिटा दिया। हे मेरे प्रभु | श्वान-सदश रहनेवाला मैने, न 
जाने कौन-सा बड़ा सुकृत किया था १ 

इस प्रकार के मधुर वचन कहकर कबंध यह सोचकर कि यदि मै सारे भविष्य को 
स्पष्ट रुप से कह दूँ, तो वह देवताओं की इच्छा के अनुकूल नहीं होगा, माँ को देखकर प्रसन्न 
होनेवाले गाय के बड़े के जैसे चुपचाप खड़ा रहा | तब धर्मनिष्ठ लोग जिनका साक्षात्कार 
प्राप्त करते हैं, उन प्रभु ( रास ) ने उसकी ओर देखा । 

फिर, राम ने अपने अनुज से पूछा--है भाई | यह अल्युज्ज्वल दुलंभ देह धारण 
कर खड़ा रहनेवाला क्या वही है, जो अभी हमारे हाथों मरा था १ या नही तो, यह कोई 
दूसरा पमावशाली व्यक्ति है ! तुम इसे म्ती भाँति देखो। तब लक्ष्मण ने उस ( कबंध ) से 
प्रश्न किया कि तुम कौन हो ४ 

तब कबंध ने कहा--मनोहर आभरणों तथा धुष्पमालाओ से भूषित हे बीर | 
मैं तनु नामक एक गंधव हैँ। शाप के कारण मुझे यह राच्स-जन्म मिला था | तुम दोनो 
के कर-कमल का स्पर्श पाकर मै अपने पूर्वरूप को प्राप्त कर सका। तुम मेरे पितामह- 
तुल्य! हो। मेरे वचन सुनो-- 

तुम दोनों शर-प्रयोग के लिए उपयुक्त धनुष को धारण करनेवाले हो । यद्यपि 
ठम्हारी सहायता करनेबाला कोई नही है, तथापि सीता का अन्वेषण करने के लिए तथा अन्य 
आवश्यक कार्य करने के लिए किसी सहायक का होना उत्तम होगा। जिस अकार बिना 
नाव के समुद्र को पार करना कठिन है, उसी प्रकार बिना सहायक के शत्रु-पक्ष का विनाश 
करना भी कठिन है | 
ह दोपरहित शिव के प्रताप के वारे से क्‍या कहेँ १ वह देब, पद्म में उतमन्न ब्रह्मा 
के द्वारा बनाई हुई सारी सृष्टि का विनाश करनेवाला है, किन्तु वे भी अवार्य बलशाली 
भूतों को अपने साथी बनाकर रखते ह। यह तुम जानते ही हो | 


.] अंक से+ 20० पद डक आ> २७० औ रए ॥ 
१. फर्व ध के दुख को दूर करने के कारण वह राम-लक्ष्मण को अपने पितामह-तुल्य समकता है। --अबु० 


9२६ कंब रामायण 


कत्तैव्य कार्य क्या है 7--इसका मली मॉँति विचार करना चाहिए] धर्म 
क्या है ?--इसका विचार रखना चाहिए। छुजनो को साथी न बनाकर सबनों को ही 
सहायक बनाना चाहिए | अतः, तुम दोनों उस शबरी के पास जाओ, जो सब प्राणियों के 
लिए माता के तुल्य है। उसके कथन के अनुसार चलकर ऋष्यमृक प्रवंत्त पर पहुँचो 

वहाँ रहनेवाले सूर्य-पुत्र, स्वर्ण की कातिवाले सुप्रीव से मित्रता कर लेना ) उसकी 
सहायता से, दी्घ बॉस-जेंसे कंघोंचाली ( सीता ) का अस्वेषण करना उचित होगा| इस 
प्रकार कबंध ले कहा | शब्दायमान बीर-बलयधारी वीर ( रामन्लद्मण ) बेसे ही करने को 
सहमत हुए । 

फिर, कबंध ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी जय” बोलकर गगन-मार्ग से 
उड़कर चला गया। मनुबंश के उत्तम कुमार वे ( राम-लक्ष्मण ) भी दक्षिण दिशा में 
चलकर पवेतों और अरण्यो को पार करते हुए गये। जब रात्रि का समय आया, तब 
मतंगमुनि के आश्रम में जा पहुँचे। ( १-५८) 


भध्याथ शए - 
शबरी-सुक्ति पटल 


सब अमीषश्टो को प्रदान करनेवाले कल्पदृत्ञों के सहश दिव्य वृध्दो से परियूणे 
सुगंधित वह ( मतंगाश्रम का ) उपवन उस स्वर्भलोक के समान था; जहाँ स्वृहृणीय सुख ही 
रहते हैं, कोई दुःख नहीं रहता है, और जहाँ पुण्यकर्म करनेवाणे लोग ही जाते है। 

वे राम, जिनके मूलभूत कोई पदार्थ नहीं है; उस आश्रम में पहुँचे, जहाँ उन 
( राम ) का ही ध्यान करती हुई तपस्या करनेवाली शवरी रहती थी। निकट पहुँचकर 
उन्होने उससे प्रश्न किया-- सुख से रहती हो न #* 

उस समय, उस ( शबरी ) ने बड़ी भक्ति से उन (राम) की प्रति वी। 
अपनी आँखों से अश्रु की धारा बहाते हुए कहा--मिरा मायामय सांसारिक वैध थुव 
ट्टा। चिरकाल से मै जो तपस्या करती रही, उसका फल अब आरत्त इ॥ | गज जरा 
(सकट ) मिटा !! यह कहकर फिर उसने बड़े प्रेम से एकत्र कर रखे हुए फेशन-कर 

उन ( राम-लक्तमण ) को भोजन कराया|। तब-< कि 
हे अब ५ राम से आर प्र । शिव, कमलमब (अब्या ), ईंदरीटि देवा 
आनन्द के साथ यहाँ आये और झुझसे यह कहकर गये कि तुम्हारी पवित्र तपस्या की सिद्धि 
का काल आ गया है। और कुछ दिन यही रहो। जब रामचंद्र यहाँ आयेंगे, तब उनकी 

उसके पश्चात्‌ हमारे लोको में आना। ग 

७६ प्' मेरे प्रभु |! तुम यहाँ आनेवाले हो--वह समाचार पाकर मैं हुसदारे दर्शन की 


अ्ररंणयंकाएड | ... 2४२७ 
अमिलाषा से यही रहती हूँ। आज ही मेरा सुकृत सफल हुआ है। इस प्रकार, शबरी ने 
कहा । तव उस महातपस्विनी को प्रेम से देखकर राम ने कहा--हे माता | हमारे 
मार्ग-गमन के श्रम को तुमने दूर किया। तुम्हारा श्रेय हो।' 

राम तथा उनके अनुज उस दिन वही रहे। तव पापनाशक तपस्या करनेवाली 
( शबरी ) ने उन्हे सच्चे प्रेम के साथ देखकर शीघ्रणामी अश्वों से युक्त रथ पर चलनेवाले 
और उषध्यकिरण सूर्य का पुत्र सुग्रीव जिस स्थान पर रहता था; वहाँ जाने का मार्ग पूरे 
विवरण के साथ बताया | 

शास्त्र-अवण से जिनके कर्ण पवित्र हुए हैं, ऐसे महात्मा लोग जिस अमृतमय 
आस्वाद ( ब्रह्मानंद ) को अपने सूछ्म तत्तत-ज्ञान के द्वारा ग्राप्त करते हैं, उस ( अह्मानंद ) 
के साकार रुप प्रमु॒ ( राम ) ने शवरी के उन बचनों को सुना; जो महात्र्‌ आचायों के द्वारा 
मोक्ष-प्राप्ति के लिए दिये जानेवाले उपदेशों के समान थे | 

फिर, बह शवरी बड़ी कठिनाई से संपन्‍न की गई तपस्या के प्रभाव से अपनी देह 
का द्याग कर अनुपम मोक्षु-लोक में आनंद से जा पहुँची। उस दृश्य को उन वीरों से 
आश्चर्य से देखा]| और फिर, उस (शबरी ) के कहे मार्ग पर अपने वीर-बलयों को 
भक्त करते हुए चल पढ़े । ' 

वे ( राम-लद्ठमण ), शीतल वनों, पर्व॑तों तथा विभिन्न दिशाओ को पीछे छोड़ते 
हुए आगे बढ़ चलते और उस पंपा सरोवर के निकट जा पहुँचे, जो ऐसा था, मानों धरती के 
मानवो के प्रतिदिन आकर उसमें स्नान करने के कारण, उनके प्रभूत पाप-रूपी अभि से 
पुण्य ही पिघलकर उस सरोवर के रुप में रहता हो | ( १-६ ) 


कंब रामाथण 
किष्किन्धाकाण्ड 


मंगलछाचरण 


तीन वर्ण के तीनो गुण ( सत्य, रज, तम ) वाली मूल प्रकृति, उससे उत्पन्न सब 
तत्त, उस प्रकृति को गोचर करनेवाले नानारूपात्मक लोक तथा इन लोकों में स्थित सब 
पदार्थ, जिस परत्रह्म का शरीर बने हैं, वही (हमारे ) सदज्ञान का मधुर विषय बना है; 
( जिसका चरित्र हम गा रहे हैं )। 


अध्याय १९ 
पंपा पटल 


वह ( पंपा-सरोवर ) मधुपूण्ण पुष्पों से भरा था। उसमें रक्तनेत्न एवं उप्ण शुड 
से युक्त मत्तगज गोते लगाते ये। वह स्वच्छ था| वह ऐसा था, मानों जल से भरा समुद्र 
बिजली से युक्त मेघो के सहित आकाश को भी साथ लैकर धरती के मध्य आकर विराजमान 
हो गया हो | 

काटकर चिकना किये गये स्फटिक-खंड के समान अति स्वच्छ ( उस सरोवर 
का ) शीतल जल, नवविध रत्नों से जडित सीढ़ियोवाले घाटों पर जब-जव तरगें उठाकर 
टकराता था, तब-तब वह जलन रलो की काति से रजित होकर, (अनेक शास्त्रों का) विवेचन 
करके भी सत्यश्ञान से विहीन रहनेवाले लोगों के चित्त की समता करता था | 

न्‍ भुक्ताओं से पूर्ण उस सरोवर के मध्य, प्रवाल-सहश टॉगोंवाले राजहस और 

हमिनियाँ, एक साथ दृष्टि-गोचर होते थे, जिससे वह सरोवर उस विशाल आकाश के समान 
दिखता था, जिसमे अनेक राका-चद्र उज्ज्वल नक्षत्रो-नहित निखर रहे हों। 

बह सरोवर ऐसा लगता था, जैसे असमान गाघधिसुत ( विश्वामित्र ) ने समुद्र से 
आहत लोक, प्राणिवर्ग तथा वेद-पारग (आक्षण ) आदि की प्रतिसष्ट करते समय, शीतल 
तवण-समुद्र के बदले मधुर जल से पूर्ण इस ( सरोवर ) का सर्जन किया हो | 


श्शेर्‌ कंब रामायण 


वह सरोवर इतना गंभीर और इतना स्वच्छ जल से पूर्ण था कि (उसके संबंध में) 
यह कहा जा सकता है कि सूर्य के अतिस्पर्थी नागों का लोक यही है ( अर्थात्‌, उसके 
जल की स्वच्छता के कारण पाताल तक दिखाई पड़ता था )! कल्पवृत्ष-सहश तथा महा- 
कबियों के शब्दों के अर्थ के समान ही वह सरोवर, पाताल तक अत्वन्त स्वच्छता से 
परिपूर्ण था | 

विशाल दलों से युक्त पुष्षों में विश्राम करनेवाले और अव्यक्त मधुर शब्द करने- 
वाले हस आदि पत्तियों की ध्वनियों से युक्त वह सरोवर, नाना प्रकार की वस्तुओं से सफत्न 
किसी बडे नयर की पण्यवीथी की समता करता था | 

उस सरोवर में स्वत फैले हुए रक्तकमलों के मध्य जो हंस विचर रहे थे, वे ऐसे 
लगत॑ थे, मानो यह सोचकर कि हम सुवासित कुंतलॉवाली सीता का पता नहीं लगा सके, 
इसलिए हम ( रामचन्द्र का ) सुख देखे बिना ही अपना प्राण त्याग कर देंगे, वे (हंस ) 
अरिनि के सध्य कूद पडे हों । 

वह सरोपर इतना स्वच्छ था कि उसके अंतर्गत ( रहनेवाले ) मुक्ता आदि साष्ट 
दिखाई पड़ते थे। साथ-ही वह यत्-तन्न सेवार आदि के फैले रहसे से मलिन भी दिखाई 
पड़ता था। बह उस ज्ञान के सहश था, जी अविद्या के स्पर्श से कलंकित हो गया हो | 

उस सरोवर में जो मीन थे, ने मानों यह सोचकर छिये हुए थे कि दुःखी मनवाले 
श्रीरामचन्द्र यदि हमें देख लेंगे तो, वे साकार सतील-जैसी और शुक्रमधुर-मार्षिणी देवी 
(सीता ) के नयनों ( की छाया ) की हम में देखकर, कभी अभ्रु न बहानेवाले अपने नयनों 
में कही आँसू न भर लावें। 

बाँसो में उत्पन्न मोतियों, मदजल बरसानेवाले मेघ-सह्श हाथियों के दंतो से 
उत्पन्न मोतियों, तथा अन्य रत्नों को लिये हुए पर्वत-निर्मार, आमरणों से भूषित वस्तु के जैसे 
होकर उस सरोवर मे आकर गिरते थे। अतः, बह ( सरोवर ) क्णासरणों से शोभायमान 
बृदनवाली सुन्दरियों की छुवि की समता करता था | 

उष्ण मदजल- बहानेवाले हाथी उस सरोबर में निमग्न होते थे, जिससे उसका जल 
पकिल हो जाता था । अत", वह (सरोवर ) उन आमरण-भूषित वारनारियों की समता 
करता था जिनका शरीर, रात्रिकाल में मनन्‍्मथ-समर से श्रांत हो गया हो | 

गगन-चुंबी पव॑तों से प्रवाहित मेघ-घाराएँ और हाथियों के; अमरों की आईए 
करनेवाले सुरभित मदजल-प्रवाह, उस सरोवर में भर जाते थे, जिससे उस जल को प्रीनिवाले 
प्राणी भी मस्त हो जाने थे । इस कारण से वह ( सरोवर ) मनोहर केशोवाली सुल्दरियीं के 
बिंब-सहश अधर की समता करता था| 

आर्यवाणी ( सस्कृत ) आदि अठारहों भाषाएँ किसी एक अह्पक्ञ व्यक्ति को प्रात 
हो गई हो, ( और शब्शयमान हो गई हों ) इसी प्रकार उस सरोवर में विविध पत्ची निस्तर 
ऐसी विविध प्रकार की ध्वनियाँ करते रहते थे, जिन (ध्वनियों) को पथकधयक. प्रहचानना 


« असंभव था | 
एक हंस, जो प्राणों के समान ही उतका आर्किंगन करके रहनेवाली अपनी 


किफ्किन्धाकाएड 9११३ 


हंसिनी से इस प्रकार बिछुड़ गया था, जेसे शरीर प्राणी से अलग हो गया हो, देवांगनाओं 
के ( जो वहाँ स्नान करने के लिए आई थी ) नृधुरों के मधु-सहश शब्द को कान लगाकर 
सुन रहा था | 
असंख्य पर्वृ॑तों से निर्भर के द्वारा बहाकर लाये गये सुगंधित अगर, चंदन इत्यादि 
उत सरोवर में निमम्न रहते थे, जिससे वह ( सरोवर ) उस पात्र के समान था; जिसमें नगर- 
वासियों ले चंदन इत्यादि के सुगंध-रसों को भरकर रखा हो | 
उस सरोवर के मकर, हरिणनयना बालाओं के अधर की समता करनेवाले रक्त 
कुंछुद के सुरभित मधु का पान करके ( रमणियो का अधर ) पान करनेवाले पुरुषों के जेस 
ही मत्त हो उठते थे। करंड पक्षी ( जलकौए ), मानों जन्म-मरण की प्रक्रिया को दिखाने 
के लिए, अपनी चोचों में मीन को पकड़े हुए वार-बार जल में डुबकियाँ लगाते और बाहर 
निकलते थे | 
हंस, मानों यह सोचकर कि हम पुष्ट हाथी-सहश श्रीरामचन्द्र को, सुरभित कमल 
में निवास करनेवाली लक्ष्मी ( अर्थात्‌ , सीता ) को लाकर नहीं दे सके, अतः उनकी और 
कोई, अल्प ही सही, सेवा करें--इस खयाल से मनोहर पद-गति दिखा रहे थे ( जिससे 
रामचन्द्र को सीता की परदगति का स्मरण हो आये )। वहाँ के नीलोत्पल (सीता के ) नेत्नों 
की सुन्दरता को दिखा रहे थे और रक्त कुसुद (सीता के) अधर का दृश्य उपस्थित कर रहे थे | 
वहाँ के कुछ हंस ( सरोवर के ) तट की पुष्पित शालाओं पर बरठे थे। वे 
शाखाएँ ऐसी लगती थी, मानो उस सरोवर में अपने आमरणों की कांति को चारों ओर 
विखेरती हुईं नित्य स्तान करनेवाली देवांगगाओं की चोटियाँ उनके क्त्रिम-हसों को अपने 
करों में लिये हुए ( उस सरोवर के ) तट पर खड़ी हों । 
बहाँ, पद्मराग सणियों की काति इस प्रकार व्यास हो रही थी कि एक भोर 
लगी हुई नीज्मणियों की कांति उससे दब जाती थी; जिससे वहाँ राजिकाल में भी दिन- 
जैसा प्रकाश व्यास रहता था | चक्रवाकों के जोड़े भी (उसे दिन समझकर) तरुणियों के 
स्तनह्वय के समान एक दूसरे से मिले रहते थे । 
बड़ी-बड़ी मछलियाँ, वेग से फेंके गये खड॒ग के समान ऋषटती थी। क्रमशः 
घठ-उठकर बहनेवाली तरंगों में लुढक-छुढककर चलनेवाले जल-नकुल, उन नटों के जैसे 
लगते थे, जो ( अपने पैरो में पायल बाँधकर ) सुखरित गति के साथ नाचते हैं। दाहुर 
( उन नृत्यों को देखकर ) वाह-वाह !! कहते-से लगते थे | 
रामचन्द्र; उस विशाल जलमय सरोवर के निकट पहुँचे । वहाँ के बालहंस, 
कमल-पुष्प इत्यादि को देखकर वे कोमल पल्लब-हल्य सीता देवी का स्मरण करके द्रवित 
मन हो उठे | उनका विवैक भी मद पड़ गया, जिससे वे रो पडे | 
रेखाओ से युक्त सुन्दर पेरवाले चक्रवाकों | बालहसों । कभी झुकसे अलग न 
होनेवाली सीता सुकमे विल्ुड़ गई है। अब वह ( मेरे साथ ) नही है। मैं विरह से 
पीडित हूँ। अव हुम्दारे लिए कोई बाधा नही रही ( अर्थात्‌ , तुम सुके सता सकते हो ) | 
फिर भी, यदि तुम दुःखी प्राणों पर दया करोंगे, तो वह तुम्हारे यश का ही कारण होगा | 


४३४ कब रामायण 


कभी वियोग का अनुभव न किये हुए मुक-जेसे को यदि कुछ सांतना दोगे, तो इससे क्‍या 
तुम्हारी कोई हानि होगी ? 

है सरोवर | सुन्दर कमलो और सद्योविकसित सुवासित नीलोत्पलों को दिखाकर 
तूने घाव के जैसे जलनेवाले मेरे मन पर मलहम-सा लगा विया। तुम ( सीता के ) नयनों 
तथा उसके वदन को दिखा रहे हो। क्या उसके रूप को एक वार भी नहीं दिखाओगे९ 
(जो अपने लिए सभव हो, उस वस्तु को) न देकर लोभ करनेवाले व्यक्ति अच्छे नही होते। 

विकसित नील उत्मलों, रक्त कुमुदों, सुगधित कोमल कमलों, 'वले' ( एक जल- 
लता ) के पत्तों, तरंगो, मीनो, कछुओ तथा ऐसे ही अन्य पदार्थों को देखकर, रामचन्द्र 
उस सरोवर से कह उठे--है सरोवर | मैं अमृत-समान उस (सीता ) देवी के अवयवों को 
तुम्हारे अतर में देख रहा हूँ । क्‍या विशाल आकाश में जब बलवान्‌ राक्षत ( सीता को ) 
खाने लगा, तव उसके ये अवयव यहाँ गिर पड़े थे ४ 

दौड़ते और खेलते रहनेवाले है मयूर । तू उस (सीता ) की छवि से पराजित 
होकर मन मसोसकर शत्रु के जेसे फिरता रहता था। क्या अब आनंदित हो रहा हे १ उत्त 
( सीता ) को खोजनेवाले मेरे (बिकल) प्राणों को देखकर तू मन में उम्रग से नाच रहा है! 
तू सहस्न नेत्रवाला है । तुमे कुछ भी अज्ञात ( अदृश्य ) नही है ( अर्थात्‌ , तूने सीता के 
अपहरण को जान लिया होगा, इसीलिए तू आनन्द से नाच रहा है ) | 

हस-मिथुनों ! यद्षप्ति तुम मेरे निकट नहीं आओगे, तथापि ( सीता के संबंध में) 
कुछ कहो | क्या कुछ भी नहीं कहोगे ? मैने तुम्हारा कुछ अपकार नही किया है, तो क्या 
तुम मेरा अपकार करोगे १ कटि-रद्तित उस (सीता) ने ही तो तुम्हारी गति की सुन्दरता को 
परास्त किया था ? उससे ( सीता से ) तुम्हारा बेर है | किन्तु, मैं तो तुम्हें देखकर आनदित 
हो रहा हूँ। तुम सुपर क्यों कोप करते हो ४ 

सुनहले और सुरमित अ्रतर्दलों के मध्य मकरंद में रहनेवाले एवं मधुर गाम करने- 
वाले भ्रमरो से शोमायमान हे कमल | ( सीता ) देवी मेरे पाश्व॑ मे नही हैं। वह (मुझसे) 
अन्यन्न रहनेवाली भी नही हैं) यदि तुम भी यह कह दो कि वह तुम्हारे पास नहीं है; तो 
तम सत्य को छिपा रहे हो | यों सत्य को छिपानेवालों से मिन्नता केसे हो सकती है १ 

सीता के झुख की समानता करते हुए भी कुछ भी न वोलकर सरोवर में छिपे 
रहनेवाले रक्त कुसुद के पास पडी हुईं है रक्तजटे !" तुम मेरे तम्युख आओ और अम्ृतवर्षी, 
अति सुन्दर विंब-सदश ( सीता के ) अधर को झुके दिखाओ | उस अधर के अमृत-रस को 
तथा शीतल वचनों को झुमे दो | 

है जल-लता के पन्न ! ठम तो पुष्पलता-सद्ृश सुरधा सीता के कान ही हो, और 
कुछ नही | अतः, सुर ढुःखी की सहायता करने मे तुम्हें का आपत्ति है ! फिर भी, तुम जो 
स्वर्ण-कुंडल, वक्त ताठक और झुक्तासय भुमके को छोड़कर यहाँ आये हो (सीता के संवध में) 
कुछ न कहकर, क्यों वेर निकाल रहे हो £ है 

महावर-लगी उँगलियों से जितके चरण ऐसे लगते थे, मानों पद्म से अ्रवाल फृट 


भा न्जणझि- जीप उैौदै उै्््]ौ््््/ गा 
२, सक्तनटा, पानी में फैलनेवाली एक अ्रकार की लता है, जो वहुत लाल होती हैं +-अनु० 


किष्किन्धाकाएड 9३४ 


निकला हो, जो मेरे हृदय-रूपी कमल में रहती है, जो काले वादल-जेसे और पुष्यों से 
भूषित केशोंबाली है, उस ( सीता ) के नयनों की समता करनेवाले हे मनोहर नीलोत्पल | 
तू ऐसा हँसता है कि उससे विष-सा फेल जाता है | तू क्यों इस प्रकार मुझे सता रहा है ! 
मन की वेदना से आह भरते हुए श्रीरामचन्द्र ने उस सरीवर के पुत्राग-दृच्चों से 
पूर्ण तट पर खडे होकर फिर कह्दा--है निर्देय, कठोर सरोवर ! मै मिटा जा रहा हूँ, फिर भी 
तुम कुछ भी नहीं कहते |--इस प्रकार वे अत्यंत्त पीडित हुए | 
प्रभूत करुणा के जन्मस्थान उन प्रभु ने देखा--काले भ्रमरों से घिरे हुए, मदजल 
बह्नेवाले काले हाथी, मीठे पत्ते खानेवाली बड़ी हथिनियों के सुँह में ( अपनी सूँड़ से ) जल 
उठा-उठाकर भर रहे हैं | उस दृश्य को देखते हुए वे खड़े रहे | ५ 
उस समय प्रेम नामक अपूर्व आमरण से सुशोमित अनुज ( लक्ष्मण ) ने प्रभु से 
कहा--दिन व्यतीत हो गया | अतः, है आये । इस सरोचर के दिव्य ज्त में स्नान करके, 
आप अपनी कीर्ति के ससान ही सर्वत्र व्याप्त हुए भगवान्‌ के चरणों की वंदना करें | 
राजा ( श्रीराम ) उस स्थान से बड़ी कठिनाई से हटे और तरंगों से भरे उस 
सरोवर के सुरमिपूर्ण जल में ऐसे स्नान करने लगे कि पबंत-जैसे मत्तमज भी उन ( राम ) 
की शोभा को देखकर लज्जित हो गये | 
ज्योंही प्रभु उस जल में निम्न हुए, त्योंही उनकी वियोगाप्मि की ज्वाला से वह 
जल ऐसा तप्त हो गया, जैसे लुह्दार ने खूब तपाये हुए लोहे को शीतल जल में डुबो दिया हो । 
इंस का रूप घारण कर (ब्रह्मा के प्रति ) दुर्गम वेदों का उपदेश देनेवाले उन 
( विष्णु के अवतार, रामचन्द्र ) मे स्नान करके अनादि वेदों में उक्त विधि से चक्रधारी 
( विष्णु ) के प्रति अध्य-प्रदान किया, फिर झुनियो से आवासित एक बन में जाकर 5हरे | 
उष्णकिरण ( सूर्य ) भी ड्रब गया | 
संध्या-रूपी क्री आ पहुँची। किन्तु, कचुक से बद्ध स्तनवती (सीता ) नहीं आई | 
उस देवी के वियोग में रहकर अनुपम नायक (राम ) उसका स्मरण करके विकल हो रहे थे। 
तब शीतल जल्ष से पूर्ण समुद्र से चन्द्रमा आकाश-मध्य यो उठ आया, मानों तप्तकिरण 
(सूर्य ) ही हो । 
उस समय विविध कमल-पुष्प बंद हुए, पक्षी उद्यानों मे अपने-अपने नीड़ो 
में बद हुए। मुग के कार्य-कलाप बंद हुए | दृक्षो के पत्ते बंद हुए। शुको का बोलना 
बंद हुआ। कल्ापियों के नृत्य बंद हुए | कोकिल के गान बद हुए | हाथियों के गर्जन भी 
बंद हुए | 
धरती के प्राणी निद्वित हुए] पव॑त के आणी निद्वित हुए। स्वच्छ जल से भरे 
सरोवर निद्वित हुए। भूत भी पलक मँदने लगे | किंतु, क्वीर-सागर में निद्रा करनेवादी 
दोनों हाथी" अपनी आँखें वद न कर सके। 
विसल स्वरूप ( राम ) को दारुण वेदना से सुक्त करते हुए उष्णकिरण पुनः 


१. राम और लक्ष्मण-दोनों, विष्णु के अंश माने जाते है। अतः, उन दोनों को क्षीरसागर में निद्रा 
करनेवाले हाथी कहा गया है |--झअनु० 


४३६ कंब रामायण 


समुद्र से उदित हुआ। रात्रि भी जो अतहीन-सी कूगती थी, अब उसी प्रकार मिट गईं 
जिस प्रकार स्वच्छ आत्मश्ञान के ग्रास होने पर धूम एवं कीचड के पुज-जेसे पाप पट 
जाते हैं। कमल-पुष्पों का मुख विकसित हुआ | ध 

ह गस्ने पेरले के कोहहू से वहनेवाले रस-प्रवाह की ध्वनि से युक्त ( कोशल ) 
देशवासी, वे दोनों ( राम-लक्ष्मण ) क्षीरसागर से उत्पन्न अमृत के समान मघुरवाणी तथा 
हरिण-समान नयनो से युक्त देवी का अन्वेषण करते हुए, समुद्र-जेमें बनो से पिरे पर्वतों, 
तथा वहाँ के अरण्यो के दीर्ध मार्गों को पार करके, ्वरित्त गति से आगे चले | ( १-४२ ) 


2 ७ 


अध्याय १ 
हचुमाच्‌ पटल 


उस प्रकार चलकर राम-लक्ष्मण, उस बड़े ऋष्यमूक पर्वत पर, जिसपर दीघंकाल 
तक शबरी निवास करती थी, झुगमता से शीघ्र चढ़ गये। उंब उस पर्वत पर स्थित 
भहिमासय वानराधिप ( सुग्रीव ) ने उन्हें देखकर सोचा कि वे कोई शत्रु हैं और मयभीत 
और कर्तव्य-बिमूढ होकर अपने प्राण लेकर भागा और एक कंदरा में जा छिंपा | 

उस सुग्रीव ने ( हनुमान्‌ से ) कहा कि 'हे वायु के वीर पुत्र | दृढ धनुष धारा 
करलेवासे महान पर्व॒त-सहश वे दोनों हमारे वैरी वाली की आज्ञा से ही जाये हैं। एम 
जाकर देखों | सत्य को पहचानो |--यह कहकर चह बिना बुद्ध जाने-बूमे ही अति व्याबुत् 
हो, कंदरा के भीतर जा छिपा | 

तार, नील, तेजस्वी हनुमान्‌ आदि वीरी के साथ, सूमेपुन्न ( सुपर ) में पर्वत 
समान उम ऊँचे पर्वत के एक ओर जा छिपा। इधर हार-भूषित वच्चवाले वे दोनो ( राम- 
लक्ष्मण ) यह सोचकर उस पर्वत पर चंढे कि वहाँ सीता का अन्वेषण करने का कोई उपाय 
विदित होगा ।' 

वे सीता का अन्वेषण करने में तत्पर हुए | इतने मे कुछ वानरों ने उस पर्वत- 
कंदरा में जाकर सुम्रीव से कहा - वे दोनो वाली की आज्ञा से आये हुए नहीं हो सकते, 
क्योकि वे बहुत हुःखी हैं; व्याइुलग्न और शिथिलप्राप है। तब इंजमान, ने अपने (दिव्य) 
ज्ञान से विचार किया | 
परणयकाह में कर्वंध-वध के प्रमा में यह उल्लिखित हं कि कबंध मरकर गंध का रूप लेता है और 


१, अरण र्ि 'रकर गंधव कि 
राम से यद कदता है कि आप दक्षिण दिशा में जायें और ऋष्यमृक्ष पर्वत पर सरयपु्र के साथ मेरी के 


डनसे सौता के अस्वेषण में आपको सहायता मिलेगी | रामचन्द्र उसी बात का स्मरण करके इस परत 
पर चब्ते है । “:अल९ 


किप्किन्धाकारड 9३७ 


उस समय, जब वे वानर व्याकुल् तथा भयभीत हो साहस छोड़कर खड़े थे, 
तब हनुमान्‌ ने सोच-विचार करके उन्हे उसी प्रकार सात्वनना दी, जिस प्रकार लंबी जटायुक्त 
रुद्रदेव ने (क्लीरसागर के मथन के समय) हलाहल विष को देखकर डरे हुए देवो तथा दानवो 
के भय को दूर करते हुए उन्हे सात्वना दी थी। 

अजनि-पुत्र एक ब्रह्मचारी का रूप धारणकर नील पर्वत-सहश रामचन्द्र के निकट 
जा पहुँचा और एक स्थान मे छिपकर उन्हे देखकर सोचने लगा-- ये तपस्वी के वेष से हें, 
किंतु हाथों मे धनुष धारण किये हैं और कठोर क्रोध से भरे लगते हैं | फिर, विवेक से विचार 
करने लगा-- 

क्या इन्हे, देवों के अद्वितीय नायक त़िमूत्ति माने १ किन्तु वे तो तीन हैं, जबकि 
ये दो ही हैं , ये धनुर्धारी भी हैं) इनकी समता करनेवाले ससार में कोन हो सकते हैं १ 
इनके लिए असाध्य काय ही क्‍या हो सकता है 2 उनके स्वसाव को में किस प्रकार सरलता 
से पहचचान सकता हूँ १ 

इन्हें देखने से ऐसा लगता है, जेसे चित्त की किसी व्यथा से ये शिथिल हो । ये 
ऐसे नहीं लगते कि किसी सामान्य विषय पर ये चिंतित हो सकते हो। क्‍या ये स्वगंवासी 
देव हैं / पर नही, ये तो मानब-रूप में हैं| अपने मन को सुख्ध करनेवाली किसी वस्तु 
के अन्वेषण में अनन्यचित्त होकर ज्यस्त है | 

ये धर्म एवं चारित््य को ही सर्वस्त माननेवाले हैं। इनका यहाँ आगमन अन्य 
किसी उद्देश्य से नहीं हो सकता । ये दोनों ओर किसी ऐसी वस्तु को ढूँढते जा रहे हैं, 
इनके लिए अलभ्य अमृत-सहश है और बीच में ही खो गई है | 

ये कोप नामक दोष से हीन हैं ) करुणा के समुद्र हैं। (पर ) हित को छोड़कर 
दूसरा व्यापार जानते नही हैं। ऐसी गंभीर आक्ृतिवाले हं कि इन्हे देखकर इन्द्र भी सहम 
जाय | ऐसे चरित्रवाले है कि धर्मदेवता भी इनके सम्मुख परास्त हो जाय और ऐसे पराक्रम- 
वाले हैं कि यम भी न्स्त हों जाय | 

अपने उत्तम गरुणो के कारण, अपना उपमान स्वय ही बननेवाले, अन्य उपमान से 
रहित उस ( हनुमान्‌ ) ने इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके दोनो को ध्यान से देखा | 
फिर, उनके प्रति अधिक प्रेम (भक्ति) से खड़ा रहा, जेसे बह अपने बिछुडे हुए प्रियजनो को 
देख रहा हो | 

फिर, हनुमान्‌ सोचने लगा--बडे झुखवाले, भय-रहित हाथी इनको देखकर ऐसे 
खड़े हैं, जेसे अपने बच्चों को देख रहे हो ( भर्थात्‌ , इनके प्रति प्रेम से भरे है )) विजली 
को भी ( अपनी उज्ज्वल्ता से ) मंद करनेवाले दाँतो से युक्त सिंह, वाघ-जैसे हिंख प्राणी भी 
इनके प्रति आकृष्ट होकर इनके पीछे-पीछे चल रहे हैं। भूत भी उनका आदर करते हुए 
द्रवितमन हो जाते है। तो, उनके संबंध मे विविध प्रकार की बाते सोचकर व्याबुल क्यो 
होना चाहिए १ 

मबूर आदि पत्ती भी इनकी मनोहर देंह पर धूप लगने से (मन में ) पिघल 
उठते हैं और वितान-जेमे अपने पखो को फैलाकर और प्राचीर-जैसे उन्हें चारो ओर से घेर्कर 


9३८ कँच रामायर्ी 


साथ-साथ चन्न रहे हैं। गगन की घटाएं मंदयति से इनके साथ चलकर, सर्वत्र वर्षा-बिहुओं 
को घने रूप मे छिड़क रही हैं। 

,. धूप में तपकर आग-जैसे गरम कंकड़, उनके स्वच्छ रक्त-कमल जैसे चरणों का 
स्पश पाते ही मु-भरे पुष्यों के समान मूदुल हो जाते हैं। जहाँ-जहाँ ये जाते हैं, वहाँ-वहाँ 
के वृक्ष एवं पौधे वठना-से करते हुए भुक जाते हैं| अतः, कदाचित्‌ ये ही धर्म-देवता हैं | 

अथवा, क्या ये वही मगवान्‌ हैं, जो ( जीवों के ) मायाजन्य चिरकर्म बधन को 
मिटाकर, जन्मदुःख से मुक्त करके, दक्षिण दिशा के यमलोक के बदले उन्हे अपुनरावृत्ति के 
(मोद्ु के ) मार्ग भे भेजते ह ! इन्हें देखकर ( मेरे मन भे ) अपार ग्रेम उमड़ रहा है| मेरी 
हड्डियाँ भी पिघल रही हैं| भेरे मन से इस प्रेम के उत्पन्न होने का क्‍या कारण है! 

जब सन्मार्गगामी मनवाला हनुमान इस अकार सोच रहा था, तब वे दोनों 
( राम-लक्ष्मण ) उधर ही आ पहुँचे | तब हनुमान्‌ उनके सम्मुख गया और बीज्ञा--आपका 
आगमन शुभप्रद हो | करुणामूर्त्ति ( रास ) ने उससे पूछा--तुम कोन हो १ कहाँ से था 
रहे हो ? हनुमान्‌ कहने लगा-- 

है सजल मेघ-सदश मनोहर आकारबाले! ख्तरियों के लिए पिप वननेवाले 
( थर्थात्‌ , स्त्रियों को अपनी और आइृष्ट करके उन्हें प्रेम से पीडित करनेवाले ) तथा हिम 
से अम्लान रक्त-कमल की समानता करनेवाले प्रफुल्ल नयनों से युक्त ! मैं बायु का पुत्र हूँ 
और अजना के गर्भ में उत्पन्न हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ है । 

उस ( हनुमान ) ने, जिसकी यश का भार वहन करनेवाली सुजाएँ ऐसी हैं कि 
कुलपर्बत भी उन्हे देखकर लब्जित हो जाये, कहा--हे प्रश्च इस ऋष्यमूक पर्वत पर रहने- 
बाले, उज्ज्वल महखकिरण (सूर्य ) के पुत्र की सेवा में मैं रहता हूँ। आपको आते हुए 
देखकर वह व्यग्र हुआ और आपके बारे में जानने के लिए झुके भेजा है | 

(हसुमान्‌ के ) वह वचन कहते ही, दृढ धनुर्धारी चक्रवत्ती हुमार (राम) ने मन मे 
कुछ विचार करके यह जान लिया कि इस ( हनुमान ) से उत्तम और कोई नहीं है | पराक्रम; 
शास्र-सपत्ति, ज्ञान तथा अन्य सभी गुण इसमें अभिन्न रूप से वर्तमान हैं | फिर, वें ( लद्दमण 
से ) बोले-- 
हे धनुर्मषित कबेबाले वीर ( लद्दमण ) ! कोई कला ( शास्त्र ) समुद्र-सहश वेद, 
ऐसा कही भी नहीं है, जिसे इस ( हनुमान) ने प्रशंसनीय रुप में अधीत ने किया हो। 
इसका गभीर शान इसके बचनों से ही ग्रकट होता है | सद्षुर भाषा से सपन्न वह कया 
ब्रह्मदेव है : था दृषभवाहन ( शिव ) है ? नहीं तो यह कोन है ? हि 

है भाई । इसका ( यथार्थ ) स्वरूप एक साधारण ब्रह्मचारी का नहीं ह्दं। किन, 
मुझे निश्चित तप से यह ज्ञात हो रहा है कि यह सर्वलोकों के लिए आधार बन सके, ऐसे 
पराक्रम तथा अत्यधिक महिमा से संपन्न है | इसकी सत्यता तुम थागे देखोगे ( पहचानोंगे ) | 


कही >> 
अतिसुन्दर प्रश्न ( राम ) ने इस प्रकार कहें बह 5 कं 
और, इस समार के निवासी झुनियो, तथा ( स्व के नित्राती ) देवताओं भे 


किफ्किन्धाकाएड ४३६ 


कौन-ऐसा है, जो इसकी जैसी वाक्‍्पटुता रखता हो १ समस्त वेदों मे पारगत इस ब्रह्मचारी 
के वचनों के सम्मुख सर्वश्रेष्ठ त्रिमूर््तियों का महान्‌ कौशल भी कुछ नहीं है| 

फिर ( रामचन्द्र ने हनुमान्‌ से ) कहा--उस कपिकुलनायक को, जिसके सबंध 
में तुमने कहा है, देखने की इच्छा से ही हम यहाँ आये हैं। यहाँ तुमसे साज्षात्‌ हुआ है। 
तुम्हारे मधुबचन के सदश ही, सन्मार्ग पर चललेवाले मन से युक्त उस ( कपिराज ) को हमे 
दिखाओ। 

( तब हलुमान्‌ से ये वचन कहे--) भूघर-सहश कधोवाले वीरों। इस विशाल 
घरती पर, जो आठो दिशाओं के ( चक्रवाल ) पर्वत-पर्यत फेली है, आप लोगो के समान 

>पवित्र कौन हो सकते है ? यदि आप ही उस ( कपिराज ) से, बड़े आदर के साथ मिलने 
आये हैं, तो उसका संयम के साथ अर्जित किया हुआ तप-रुपी धन कितना अत्यधिक है 2 
पंत से भी अधिक पुष्ठ भुजाओवाले ( हे बीरो )। प्रेमहीन इन्द्र-पुत्र ( वाली ) 
के क्रुद्ध होने से रवि-पुत्र ( सुप्रीव ) एकाकी दुःख भोगता हुआ, निर्करों से युक्त इस पर्बत 
पर आकर, भेरे साथ ( छिपकर ) रहता है। अब आप ऐसे आये हूं, जेसे उसकी सपत्ति ही 
आगईहो। 

( धार्मिक व्यक्ति ) इस विशाल ससार के सब लोगों के सभी अभीष्ट पदाथो का 
दान देते हुए यश करते हैं तथा अन्य ( ठप आदि ) कार्य भी करते हैं, इस प्रकार वे अनादि 
धर्म को स्थिर रखते हैं। किन्तु, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मारने के लिए. यम के समान 
आये हुए अपने कुल-शत्रु से डरकर, शरण मे आया हो, उसको अमयदान देने से भी श्रेष्ठ 
धर्म और कोई हो सकता है १ 

यह कहना कि आप हमारी रक्षामात्र करेंगे, बहुत छोटी-सी बात होगी ; क्योकि 
आप अपलक देवताओ से लेकर सब चर-अचर पदाथों से भरे हुए, तीन प्रकार से बने हुए 
सप्तलोकों की भी रक्षा करने से समर्थ है, सुरुणन (काक्तिकेय) के समान सौदर्य तथा पराक्रम 
से युक्त हैं। आपकी शरण में आने से वढ़कर हमारा और क्या मल्ा हो सकता है १ 

सत्य ( रूपी शस्य ) के लिए ( उसकी रक्षा करनेवाले ) घेरे के जैसे रहरेवाले 
उस हनुमान ने कह्द-हे वीर । अपने नायक को मैं यह वतारँगा कि आप कोन है | अतः, 
आप हमसे कहें ( कि आप कौन हैं )) तब वीर-ककण से भूषित लक्ष्मण, ठीक विचार करके, 
किचित्‌ भी सत्य से स्व॒लित न होकर, अपना सारा बृत्तात स्पष्ट रूप मे कहने लगे-- 

सूर्यवश में उत्पन्न आर्य चक्रवत्ती, जो एक श्वेतच्छन्रधारी हो, सर्वत्र अपने उज्ज्वल 
शासन-चक्र को चलाते थे, जिन्होने अपने पराक्रम से असुरो के ग्राण पी डाले थे, अनेक यज्ञो 
को सपन्‍न करके स्वरगंलोक पर भी अपना प्रभाव डाला था, जो करुणामय दृष्ट्य्युक्त थे ; 

जिन्होंने मेघ के सहश मद वर्षा करनेवाले, दृढ दंतवाले, लाल विंदियोवाले 
पर्व॑त-सदश श्रेष्ठ गज पर आरूढ होकर अपने हृढ धनुष को लेकर ऐसा युद्ध किया था, जिससे 
मदभत्त असुर विध्वस्त हो गये थे, जो सहजात ज्ञान और राजनीति से युक्त थे, जिनकी 

ममता मनुप्रदृति नरेशों से कोई भी नही कर सकता था, ऐसे दशरथ नामक वह ( चक्रक्‍तती ) 
ख-प्रामादी तथा विशाल्न प्रादीरो से शोमायमान अयोध्या के राजा थे । 


४४० | कंच रामायराँ 

उन्ही अक्वर्ची के पुत्र हें, यह तेघस्वी पुदम, जो बपनी साता ( छैकेदी ) री 
आज्ञा से अपने स्लभूत राज्य-संपत्ति को अपने अनुज को प्रेम दे देकर बड़े अरण्य मे परविष् 
हुए हैं, इन पुरुष का नाम है, राम | दीर्थ घलुघ के श्रवोग मे कुशल इस चीर पुरुष वा किंर 





इस भाँति, रामचन्द्र के जन्म से प्रारंभ कर रावय के साच्नव कुड़कार्य (दीवा- 


क्यों नत हुए ) ? यह सुनकर बलवान, छुन्दर ठथा विशाल सुजावाले वीर मारुति ने कहा-- 
पंछज-सनान रक्तनेत्र तथा चक्रपारी है वीर 


फिर, धर्म को अनाथ होने से वचानेद्राला 





! में 
जी के... की 3 मअ हलमाल शक घपना कक, 

चारनेवाला वह ( हचुमान्‌ ) धपना वास्तदिक रूप 

ग क्र 

ऊ 


लेकर इन प्रकार खड़ा हुआ कि स्वर्णमब मेंढ पव॑ंत भी उसकी भुजाओों की चमठा नहीं के 
5. पु पु न कै... 
सकता था | मानों) ठेद ठथा शात्र ही ०ड़ा आकार लेकर खड़े हो गये हों | ठमी बढ़े-उढ़े 


०5 


एढ्ार्थ उनके सम्मुख छोटे लगने लगे | तव उसे देख*र विद्युत-जेसे धतुप को धारप करने- 
वाले वे घीर ( राम-लद्टमण ) विस्मव बरने लगे। 

दीनों लोकों को अपने उरण से मापनेवाले पुंडरीक-नवन, उकषारी ( विप्यु के 
अच्दार, भ्रीरामचन्द्र ), स्वर्णमव उच्ज्वल छुंडलों से भूषित उसके सुख को नहीं देख प्रातें थे 
(अर्थात्‌ , हचुमान्‌ उतना ऊँचा हो गया था )। दो; घब उठके विश्व॒रूण का वंपन ल्सि 
प्रकार कर सकतें हैं, जितने उर्य से आचीन शाल्नों को अधीत किया था | 

वाल से प्रथक्ू हुए झमल-सहश विशाल नवनवात्ें राम ने अपने भाई से कहा-- 
चह सोच्ु-पद ही इस वानर का स्पर लेकर उपस्थित हुआ हैं; जो छुद्े छर्पों 
अर्थात्‌ ; केवल उत्त्वगुपमव होकर ) थम काश ले युक्त, नित्य बेढों एवं 
दुज्षेय हैं । 
ने लक्ष्मण से कहा--) इस गहानुमाव से मेंट 
अर्थात्‌, सीता के अस्वेषय के लिए अच्छा 
जावगी। छुख ग्राप्त होगा | हैं पनुध॑र ! 





|/ 





जय, #ा हे 
ह5॥ 0] ध 
4 का, व 
है 
|| #“ 





? 80 
हू 
प्श अप 
महा 
/ /+| 
0] ४ 
4॥84 


6 


3 जे “5 


८5 
हा 
दर 

3 
ट्र 
| 
2|7 

50, 
| ++ 
ड्छ 

ाः /्य 

है. । 
हु 
पे 


कक 


हमारी 


) 


गा 
६ | 
| 

4 

श्श 

री 


'विपताा 


ध् 

दि । 
है 
ञ 2 
ब्् भ् 
क्र 

र्ड्् 

न््ग 

॥ ८ 5५ 


व १ 
5 
तक 
| | | 

9 7४ “५ 
7 

दा 
का 4५ 
ह५ ॥ 
श्र 
4४ 
कक 
| 
््ल 
श्र 
तर 
| 
443५ 
ध् 
कण 
१ 
| 
3 
कै 
| 
| 
हु; 
॥४६ 
० | 
| 
| 


>> 


पक... पर्वत: सम क्क्ध 
होऋर, प्रसन्‍नवव्न रहसेचाले, पवेत-उम पुष्ठ क 


श्् 
धाम 
(| 
|, 
| 








| न 
बम 





ध्ा 
है] 
मे 
ह. 
/ 
| 
२) 
| 
्र 
50/ 
ण्वं 
बः 
|) 
3) 
| 
9? 
हे 
हि 
-7 
!ैँ ० 
| 
ज्र 
(१ 
रथ! 
४। 
न्च 
((९॥ 
हि 


दाता हूँ । 
चह लरिव गति से चला बवा।.( ई“ईफ 


६ 
2 &प” शक 
रा 
ह 
५09 
| 
ञ्ः 
3) बट 
श्र 
| 
हर] 
रे न 
(#। 
| 
हि 
श्ध 
५५ 
/, 
श्ब्न। 
श्फः 
् 
क्र 
दर 
है. 
£4 
५ 
४ 
ह्ठ 


अध्याय $ 
सख्य पटल 


मंदर पर्वृत-सद्श सुजाओ उथा दीर्घ यश से युक्त हनुमान्‌ अपने ज्ञान से, मनुवश में 
उत्मन्‍्न उस ( राम ) के सद्युणों का चिंतन करता हुआ चला और युद्धोचित क्रोधयुक्त राजा 
( सुग्रीव ) के समीप जाकर बोला--मै, तुम्हारा कुल और यह लोक, ठीनो तर गये | 

सुरभित हारघारी, अपार बल से संपन्‍न वाली नामक बीर के प्राण-हरण के लिए 
काल आ गया है) हम दुःख-सागर के पार पहुँच गये--अंतरिक्षणामी (सूये) के पुत्र 
( सुग्रीब ) के प्रति इस प्रकार कहा और हलाहल विष पीनेवाले ( रुद्र ) के समान अपूर्य 
नृत्य करने लगा ] 

वे ( राम-लक्ष्मण ) इस धरती के रहनेवाले हैं। स्वर्ग के है ( अर्थात्‌ , सर्वत्र 
इनका प्रभाव है ) | वे ( हमारे ) मन में रहते हैं, क्रियाओं भे रहते हैं, बचनो में रहते है 
और नेत्रो मे रहते हैं। वे शन्रुवान्‌ हैं ( अर्थात्‌, उनके कुछ शत्रु भी हैं ) ओर शत्रुओं के 
द्वारा किये गये अनेक घावों से युक्त लोगो के अपूर्व प्राणों के लिए अम्ृत-्समान भी है | 

वे अपने पराक्रम से समस्त लोको को एकच्छत्र की छाया में लानेवाले घबिजयी 
शासक, भुखपट्टधारी हाथियों की सेनावाले राजाओं से वंदित चरणवाले, दशरथ के 
श्रीकुमार हैं। वे महात्‌ शानवाले हैँ। अतिसुन्दर हैं ओर अनायास ही तुम्हे अपना राज्य 
दिलाकर तुम्दारी सहायता कर सकनेवाले हैं। 

वे नीतिमान्‌ हैं। मधुर करुणा से भरे हैं। सन्मार्ग से कभी न हटनेवाले है | 
सबसे अधिक महिमावान्‌ हैं। बिना सीखे ही, स्वय उत्पन्न अपार ज्ञान से सपन्‍न हैं| महान 
कीतसिमान्‌ हैं। गाघिसुत ( विश्वामित्र ) के द्वारा प्रदत्त समुद्र-सहश विशाल दिव्य अख्र- 
समुदाय के स्वामी हैं । 

( उनमे से ज्येष्ट बीर ने ) बडे क्रोध से युक्त, शूल्॒धारी ताडका को अपने बाण से 
निहत किया | उसके कर कर्मबाले वेटे ( खुबाहु ) को मारा। अपने चरण की रज से एक 
चड़े प्रस्तर के रूप में पड़ी हुई अहल्या को दुष्प्राप्य आत्म-स्वरूप प्रदान किया | 

उत्तम सामुद्रिक लक्षुणो से युक्त उन वीरो से ज्येष्ठ ( राम ) ने मिथिला नगरी मे 
जाकर, उस शिवजी के महान््‌ धनुघ का भग किया था, जिन ( शिव ) ने अंधकार के नाम 
तक को मिटा देनेवाले उज्ज्वल किरण-समुदाय से युक्त सूर्यदेव के दातो को गिरा दिया था |* 

केमर से शोभायमान अश्ववाल्ले दशरथ का वर प्राप्त करके अपार प्रातित्रत्य से 
सपन्‍न छोटी माता ( कैकेयी ) ने उन्हे ( राम को ) आदेश दिया, तो (उसे मानकर ) 
शंख-भरे समुद्र से घिरी धरती का सारा राज्य अपने छोटे भाई को देकर वे यहाँ आये हैं| 


१. यह कहानी पुराण में प्रसिद्ध हे कि दक्षयज्ञ के समय शिवजी ने दक्ष को मारकर उसके यज्ञ का विध्वंस 
किया या और उस द में जाये सव देवताओ का अपमान किया था। उस समय उन्होने पृषा ( स्व ) 
को तमाचा मारकर उसके दौँतों को गिरा दिया था ।--अनु» 


श्र कब रामायण 


हि इस राघव ने, ससार को शत्रुह्दीन बनानेवाले, ज्यालामय परञु से युक्त उस राम 
कै असीम वल को मिटा दिया ) क्रोध करके आक्रमण करनेवाले अंधकार-सहश क्र विराध 
, को मिटा दिया | 

समुद्र-जेसी सेनावाले खर आदि करुणाहीन राज्ञतों के शिरो को अपने धनुष को 
भफुकाकर ( बाणों का प्रयोग कर ), काट दिया | वह सव दिशाओ मे रहनेवाले शत्रुओं को 
मिठानेवाला है। उत्तम देव शकर आदि से भी अधिक पराक्रम से युक्त है| 

है राजन्‌ ! यह ( मानव ) शरीर धारण कर आया हुआ पुरुष, दिव्य देवताओं से 
वदित कऋषारी ( विष्यु ) ही हैं। तुम उस भहानुभाव से मिन्रत्ता कर लो। यह मायामृग 
वनकर आये हुए राक्षस मारीच के लिए भयंकर यम बना था | 

जो कवंध अपने दीघे करो को सब दिशाओ में फैलाकर, बडे क्रोध के साथ सब 
प्राणियों का विनाश करता था, उसे मारकर, उसके भारी शरीर को गिराकर, उसी प्रकार 
उसको भोक्षुपद में जाने दिया, जिस प्रकार उसने देवताओं के द्वारा पूजित शवरी को ( मोक्ष 
पद ) दिया था। उसकी उस महिमा का वर्णन हस-जैसे लोग किस प्रकार कर सकते हैं ! 

हे रविकुमार | मुनि तथा दूसरे लोग अनादिकाल से इनके आगमन के लिए 
अपनी-अपनी शक्ति-भर तपस्या करते रहे और कर्म-बंधन से मुक्त होकर मोक्षपद को ग्रात 
कर गये | मैं केसे उन ( राम-लक्ष्मण ) का बखान कर सकता हूँ १ 

है ध्रमो | बृद्धिहीन राक्षसराज उनकी पत्नी को माया से हरण कर भयंकर अरण्य- 
पथ से ते गया! उसी देवी का अन्वेषण करते हुए ये बीर, तुम्हारे सक्कर्म और तुम्हारी 
निष्कपटता के कारण तुम्हारी मित्रता प्राप्त करने की इच्छा से आये हैं। 

हे ज्ञान-संपन्‍न | उनकी करुणा हमारी ओर है | हमारे प्रतापचान्‌ शत्रु वाली की 
भृत्यु निकट आ गई है) अतः, उनसे सरुय करने के लिए चलो--असिद्ध नीतिशात्रों की 
रीति को जानकर मंत्रणा देनेवाले ( हनुमान्‌ ) ने यो कहा). > 

अपने सूछम ज्ञान से इस प्रकार के वचनो को ठीक-ठीक पिचार कर सुग्रीव ने 
सब कुछ समझ लिया ] फिर, यह कहकर कि है स्वर्णपूज-सहुश । जब तुम मेरे साथी बने हो) 
तब मेरे लिए कौन-सा कार्य असाध्य है ? “चलो'--यह कहकर अपने ही सहश रहनेवाले 
( अर्थात्‌ , पतली से वंचित ) राम के चरणों के समीप आया। 

सूर्यपुत्र ने प्रफुल्ल पकज-पुष्पो से मरे, काले मेघ से ढके हुए और उदीवमान 
चंद्रमा से शोमित मरकत-मिरि की समता करनेवाले ( राम ) के उस बदन को) जो सुन्दर 
कुडलों से रहित होकर भी देखने में अति मनोहर था, तथा उनके शीतल नयनों को देखा ॥ 

( सुग्रीब ने राम को ) देखा। देखता हुआ देर तक खड़ा रहा और सोचने 
लगा कि क्‍या अवर्णनीय कमलासन (बज्ा ) की धृष्टि से रहनेवाले प्राणियों का; आदिकाल 
से अवतक किया हुआ, समस्त भाग्य पुंजीभूत होकर इन दोनो अल्युन्नत स्कवाले बीरों के 

आकार में उपस्थित हुआ है १ 

क अथवा, दे के अधिदेव आदि भगवान्‌ ( विष्णु ) ने ही अपना रुप बदशकर 
इस अवतार मे मनुष्य-रूप घारण किया है। इस कारण से मनुष्य-जन्म ने गगाधारी जटा* 


९0! 


किप्किन्धाकारंड ५9३ 


वाले शित्र और जल्ला प्रद्ृद्ति के विव्य जन्मो को भी जीत लिया है--चों सुग्रीव ने त्तोचा ] 

ध इस प्रक्रार मोचकर, अधिकाधिक उमड़ते हुए प्रेम-रूपी तरंगायमान समुद्र का 
पार न पाठा हुआ, अपने आनद्पूर्ण नवनदुग्म से उस अनव राम क्ते देखता हुआ उनके 
निकट आ पहुँचा | उस महानुमाव ने प्रेम के साथ अपने रक्तकमल-सह्ृश करों को पसार- 
कर कहा--वहाँ आकर आराम से बेठो | 

जिसके चित्त ने कामना को समूल मिट दिया था; वह अनव (राम ) तथा 
कपिकुल के राजा (सुप्रीव), अमावास्वा के दिन परस्पर मित्ते हुए चंद्र तथा दूर्य के सच्श थे, 
मानों, वे अछीण वलवाले राक्षंत्र नामक अंधकार को मिदाकर पुंजीभृत धर्म को उुस्थिर रखने 
के लिए उपयुक्त समय पर परस्पर मिल्ते हों । 

मित्र बनकर रहनेवाले व दोनों बीर ( राम और सुग्रीव ) अमिलपित कार्य की 
पूर्ति के लिए सयुक्त-मपू्ब-अर्जित पुण्व एवं वर्तमान में किये जानेवाले प्रवत्न के समान थे 
थौर ऋर राज्॒प्त-हुपी पाप का उन्मूलन करने के लिए सम्मिलित हुए ( आचारयों से ) श्रुठ 
विद्या एवं यथार्थ विवेक के समान थे | 

जब वे ठोनों इस प्रकार आमीन हुए, तव दूयपुत्र ने रामचन्द्र को देखकर कृहा-- 
है सपन्‍न। सब लोकों में अल्युत्तम कहलाने योग्य अनेक सद्युणों से पूर्ण हुमसे मिलने का 
सौमाख सुझे प्रात्त हुआ | अतः, झुकमे बढ़कर पापनाशक तपस्या करनेवाले व्यक्ति और 
कोन हैं १ यदि स्यं मास्व ही कुछ देना चाहे, तो उतके लिए असंभव क्या हो सकता है १ 

१. तब राम ने कहा--है उत्तम | दोष-रहित तपस्या से संपन्‍न शवरी ने कहा था 

कि तुम इस ऋष्थमूक पर्वत पर रहते हो | यह सोचकर कि हम्गरी बड़ी विपदा ठुमसे दूर 
हो सकती है. हम यहाँ जा पहुँचे हं। हमारा दुःख ठुमसे ही दूर होगा। ठब कपिझुल- 
नावक से कहां--- 


४ 


/ँ 
ड़ 





मेरा अग्रज- मुझे छोट माई को मारने के लिए अपने वलिए कर को उपर उठाये 

दौड़ा और मुझे इस समार में नवंत्र और संसार के परे रहनेवाले तपोमय प्रदेश मे भी 

खदेड़ता रहा | तब मैं केवल इस पर्वत को अपना दुर्ग वना॑र बच गया ] वहा पर अपने प्यारे 

पाणो को रखे जी रहा हूँ। में आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करना आपका घर्म है 

ठब, उम कपिकुल के राजा को कृपा के साथ देखकर, राम ने वे वचन कहे-- 

एम्दारे सुख-हु.खो में रे जो व्यतीत हो चुके है, उन्हें छोड़कर अब आगे होनेवाले तुम्हारे 

सव दु.खी को मै दृर करूँगा अब से होनेवाले सव सुख-दुःख, तुमको और मुझे एक सम्गन 
होंगे ( अर्थात्‌ . ठुम्दारे छुख-दुःरू मेरे सुख-दुःख होंगे ) | 
घिऋ क्‍या कहेँ | | 


४४४ कब गमायरणा 


पत्र की देह पुलकित हो उठी | देवता लोग पुषय-वर्षा करने लगे | मेघ वर्षा की दूँ 
वरसाने लगे | 

पतेव अजना का सिंह-सहश पुत्र उठकर (राम के 2 चरणों पर नत हुआ थौर 
निवेदन किया--है स्त॑भ-समान पुष्ट स्कपवाले चक्रवत्ती कुमार | आपके मित्र ( सुत्रीव ) और 
आप चिरकाल तक जीते रहे । इस समय मेरी इच्छा है कि आप दोनों अपने आवास में 
( अर्थात्‌ , सुग्रीव के निवास-स्थान में /) चलकर आराम से रहे। आपकी इच्छा क्या है! 
तब राम ने कहा---0स्हारा विचार उत्तम है | 

रविपुत्र चल पड़ा ! दोनों बीर भी चल पड़े | पानर-सिह ( हनुमान्‌ ) भी बत्य 
वानरो के साथ चल पड़ा | तब धर्म-देवता भी उनका अनुसरण करके चल पड़ा और आनंद 
के साथ उन्हें अशीर्वाद देता रहा | वे लोग पुन्नाग, नरद आदि बृत्षो तथा कमलमय सरोवर 
से युक्त होने से भोग-भूमि ( अर्थात्‌ , स्वर्ग ) को भी निंद्ति कर देनेवाले नवपुष्यों से भरे 
उद्यान में जा पहुँचे । 

( उस उद्यान में ) चदन और अगर के बृक् अधिक सख्या में थे। स्थान-स्थान 
पर स्फटिक-शिलाओ के वितान तले हुए थे, जो ऐसे लगते ये, मानो स्वच्छ जल ही खड़ा 
कर दिया गया हो। बूतन पुष्षों से पूर्ण सरोवरों के दोनों तटी पर, दिव्य सुन्दरता से भुक 
दृक्षों से, जलक्रीडा करनेवाली अप्सराजों के भूले लग रहे थे--इस प्रकार की शोमा हैं 
( वह उद्यान ) युक्त था ] 

वहाँ के रत्नी की कांति के सम्भुख सूर्यातप और चंद्र की रजत-चन्द्रिका भी उसी 
प्रकार प्रकाशहीन हो जाती थी, जिस प्रकार प्रगाढ शास्रश्ञान से युक्त पिद्रानों के सम्मुख 
शास््र-ज्ञान से हीन व्यक्ति प्रकाशहीन हो जाते है | 

इस प्रकार के सुन्दर उद्यान से, राम-लक्ष्मण तथा कप्रिराज एक शुद्ध पृष्पमय 
आसन पर आसीन होकर स्नेहालाप करने लगे | 

वानरो ने फल, कद, शाक तथा अन्य शुद्ध रसो से पूर्ण भोजन ला दिया और 
पवित्र प्रभु ने स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरात सुखासीन होकर उनका आहार किया । 

इस प्रकार, भोजन समास करने के पश्चात्‌ + सत्य स्नेह से पूर्ण होकर वे सुग्रीव के 
साथ बेठ गये और कुछ समय तक विचार करके सुग्रीव से पूछा--क्या तुम भी रहस्-णीवत 
के लिए अनुकूल सहायक अपनी पत्नी से वियुक्त ही गये हो ? 

जब रास ने ऐसा अश्न किया, तव मारुति पर्वत के समान छठ खड़ा हुआ बौर 
अपने हाथ जोड़कर (राम से) निवेदन किया--है स्थिर धर्मवाले | इस दास को कुछ कहना है | 
आप सावधानी से सुने । 

वाली नामक एक अमीम पराक्रमी वानर वीर रहता हैं जो, अहवेंदर-रपी हर 
के लिए किनारे जेसे रहनेंवाले, अनादि ( कैलास ) पर्वत पर निवास करनेवाले भिशलधारी 


(शिव ) के वर से अत्यन्त प्रबल हो गयाहै। ५८ कल 
बह इतना वलशाली टै कि पूर्वकाल में उसने विज्यात देवों तथा अतुरी दे समर 


किपष्किन्धाकाएड ४४५४ 


ज्ञीरसागर को अकेले ही इस प्रकार मथ डाला था कि घूमनेवाला मसंदर पर्वत और बासुक्ि 
नए के शरीर घिस गये थे |' 

पृथ्वी, जल, अभि, पवन--इन चारों भूतों की समस्त शक्ति उस (वाली) में एकत्र 
हुई है । बह मत्त समुद्रो से परे स्थित चक्रवाल पर्वत से इस पर्वत तक फाँद सकता है | 

कोई उसके साथ युद्ध करने के लिए उसके निकट आ जाय) तो युद्ध करने के 
लिए आये हुए व्यक्ति के प्राप्त बरों का अर्धभाग उस ( वाली ) को प्राप्त हो जाता है | 

उस ( वाली ) के वेग के आगे पवन भी नहीं वह सकता । उसके वक्ष में स्कंठ 
का वरछ्ला भी धँस नही सकता | जहाँ वाली की पूँछ चलती है, वहाँ रावण का अधिकार 
नहीं चल सकता ) और, उस रावण की विजय भी उसके सामने कुछ नहीं है | 

यदि वह ( आक्रमण कर ) उठे, तो मेद आदि पर्वत, सब जड़ से उखड़ जायें। 
उमकी विशाल भुजाओं में विशाल मेघ, आकाश, सूर्य-चद्र और पर्वत सव छिप जायें | 

वह आदिवराह, जिसने पूर्वकाल मे भूमि को अपने दत से ऊपर उठाया था, 
आदिकूर्म, जो क्षीसतागर का मथन करने के लिए उपयुक्त साधन बना था और वह नरमिह, 
जिसने अपने नख से हिरण्यकशिपु का बच्षु फाड़ डाला धा--वे भी उस वाली की विजयमाला- 
भूपित भुजाओ से संघर्ष नही कर सकते | 

आदिशेष अपने विशाल फनों को फैलाकर, उनपर भूमि का बोक रखे, (भूमि के) 
नीचे से इसकी रक्षा कर रहा है। किंतु, इस पर्बत पर निवास करनेवाला (वाली ) स्वय 
( इस भूमि पर ) चलता-फिरता हुआ ही इस ( धरती ) की रक्षा करता है । 

है शक्ति तथा विजय से विभूषित । भमझुद्र निरतर गरजता है, पवन बहता है, 
( द्वावश ) सूर्य अपने रथो पर सचरण करते हैं, तो यह सब उस ( वाली ) के क्रोध का लक्ष्य 
बन जाने के डर से ही है---अन्य किसी कारण से नहीं। 

है बदान्य ।! उस वाली के जीवित रहने हुए, उसकी अनुमात के विना यम भी 
बानरो के प्राण-हरण करने से डरता है। अत, पाँच सौ साठ समृद्ध * सख्यावाले वानर, जो 


२. तमिल में एक पुराण, कांचोपुराणम , है। उसमें यद्द कथा है कि ठेव तथा अमर, मंदर पर्वत को मथानी, 
चासुकि को रस्सी तथा चद्र को मथातो का चक्राकार आधार बनाकर क्षीर्सागर को मथने लगे। 
किंतु, उसे मय नहीं सके । इतने में वाली, जो नित्व विभिन्‍न दिशाओ के समुद्रों में जाकर सथ्या 
आदि नित्यकर्म किया करता था, ज्ञौर-सागर में सध्या करने के लिए आया। हेवासुरो ने उससे 
भार्थना की कि क्षीरसागर को वह मग्े। तद बाली ने अकेले ही एक हाथ से वासुक्ति का सिर और 
दूसरे हाथ से उसकी पूँछ पकड़कर क्ञौर्सागर को मय दाला। इस छ्टना का उल्लेख कवन ने अनेक 
स्थानों पर किया है ।--अलु० 

२, एम हाथी, एक रथ, तीन अश्व और पाँच पदातियों का दल एक पक्ति होता है | तीन पं क्तियो का एक 

मेनामुख होता है। तीन सेनामुखों का एक गुल्म, तीन उल्मों का एक गण, तीस गणो कर एक वाहिनी, 
तोन बाद्दिनियों कौ एक पृततना, त्तीन पृतनाओं री एक चम, तौन चमुओं कौ एक अनीकिनो, दस 
अनो किनियों को एक सक्तौदियो होतों है। अठ पत्तौहिणियों का एक 'एक?, शाठ 'एकः की एक 
कोटि, जाठ कोटियों का एक शंख, जाठ शर्खों का एक विंद, आठ विंदों का एक कुमुद, भाठ कुमुदों 
का एक पत्र, जाठ पद्मों का एक देश तथा ज्ञाठ देशों का एक समुद्र होता है ।--शुक्रनी त्त जाके 


दे कन्न रामायण 


इतने शक्तिमान्‌ है कि मे पर्वत को भी दाहकर गिरा सकते हैं, जीबित रहते हैं। 

उत् ( वाली ) से डरकर उसके निवास-स्थान पर मेष भी नही यरजते | हर सिंह 
अपनी कंदराओं के भीतर भी नहीं गरजते | शक्तिमान्‌ वायु इस डर से नहीं बहता कि कही 
एक छोटा पत्ता न गिर पड़े | 

जब वाली ने अपनी एूँछ से वलवान्‌ रावण की पुष्ट झुजाओं को एक साथ बाँध 
दिया था, तब उत्त ( रावण ) के शरीर से जो रक्त वह चला, उसने किस लोक को सिंचित 
नहीं किया १ ( अर्थात्‌ , सभी लोकों से रावण का रक्त प्रवाहित हो चला । ) 

है पराक्रमशालित्‌ | इन्द्र का अनुप्रम पंच वह वाली शीतल राकाचन्द्र का-ता 
रंगवाला है| उसकी आज्ञा का उल्लंघन यम भी नही कर सकता | वह इस ( सुग्रीव )का 
अग्रज है। 

वह वाली हमारा राजा था और यह ( सुग्रीव 2 युवराज | उस समय एक दिन 
विद्युत्‌-जेसे दातवाला-एक करवाल-सहइश क्रूर असर! हमारे कुल का शत्रु बनकर आया और 
वाली पर आक्रमण किया ) 

उुद्ध करता हुआ वह असुर वाली के पराक्रम से भीत होकर भागा और यह 
सोचकर कि इस धरती पर सजीव रहना असंभव है, एक दुर्यम गुफा में प्रविष्ठ होकर पाताल 
में जा छिपा | 

तब क्रोध-पूर्ण वाली, सुग्रीव से यह कहकर छत्त गुफा में प्रविष्ट हुआ क्रि है शक्ति- 
शालिन्‌ ! मैं इस गुफा में प्रविष्ट होकर शीघ्र उस असुर को पकड़ लारँगा | ठुम इस गुफा के 
द्वार की रखवाली करते रहो। 

गुफा मे प्विष्ट होकर वाली चौदह ऋतुओ ( अद्माईत मास ) तक उस अछुर को 
खोजता रहा और अत में उसे पाकर उसके साथ युद्ध करता रहा | इधर उत्तका भाई सुग्रीव 
व्याकुज्ञ हो खड़ा रहा | 

रो-रोकर व्याकुल होनेबाले सुभीव को देखकर हम सब वानरों ने आदर के साथ 
उसकी प्रार्थना की, कि हे प्रशसनीय विजयशा लिन । राज्य करना तुम्हारा कर्तव्य है | अतः) 
शासन का भार तुम अपने ऊपर लो | यह छुनकर उसने कहा--ऐसा करना अनुचित है। 

फिर, यह कहकर कि मैं भी इस शुफा में प्रवेश करूँगा और यदि उस अहुर ने मेरे 
माई को भार दिया हो, तो मै उसको मारूँगा, नहीं तो वहीं युद्ध में मरूँगा--छुपऔीव उस 
गुफा के मीतर प्रविष्ट होने लगा | 

तब वाक्चतुर मंत्रियों ने उतकों रोककर बहुत समकाया और उसके दुःख को 
कम किया | फिर, राज्य का भार इसे दिया | यह सुग्रीव उन वानरों की बात को नहीं टाल 
सका और किसी-न-किसी प्रकार से राज्य-भार की स्वीकार किया | 

उस समय, इस विचार से कि मायावी (नासक बह असुर ) कही फिर इस बिल 
से बाहर न आ जाय, हमने, मेंढ को छोड़कर, अन्य सब पर्व॑तों को ला-लाकर उस युफ्ता के 


द्वार पर छुन दिये। 
था यह अछुर मायावी नामक या ।--णनु० 





92245 





काप्कन्धाकादड 





च्च 


किप्कि 





जा गिय। 


समुद्र 
































|; ॥ कक “+ ॥ [0 गम 2) ६८५ 
8 ४ हक: हैक कहा क 
गा गैर 5 “कि ४) [0 ॥ न ॥ ५ पैंट फ 
न्‍् एक पर कर 7 का छ ह पं 2 मे; छ (र हा] 
पद (७४ “- 0 मईि “7 | ॥० ते आप] ७ 
प्र ०. 5 हि बंर ॥ ० जम 2 2 
]९ 0 न 68 [६४ ४ | |. हीं 
7 हए 8. । की कद बे है का पा 
न >> (2! पूछ ४ टी जि ि तल | 3 हे [7 
७ 8|४ ०» 5 (0, 8 ॥66 हे ० हा १, डा 0. थे 
॥ & _. ३9 फप््दधि, >> ६ /६४ “न न ४ 
॥] लि ०7 कप (#, ७ ७ न >> 
व न 9. ४०6 ह 0- 5 वी बे 
कि 5 (0 है ४ हि लि खऑ, 0 ओ 0 2 0: 
०० ५" |. हि ०३ मे |१ ६. ! व ट्ि एि 
. ह 7 छ « क (#. ९: प 
पा हे ॥ ही कफपीओएओ कि मा पा कप 
0 एप 9 90 ॥४ ५ [3 00 मं कि 
| पिण बट » पु, ४ न (3 9 68 
४ ॥+ ४६ ॥७ 72 पर ४  £ ? छि | 
/ छ्रिफ रे लि धन प> 
॥ 0 ५  म ४ ० जि 6 हि न्‍्ा 
४. जन 
मिल हक हे हि॥ 74 7 लिप नर 
पं है ए आह नी गर णि | ५5 ४ कै ४ रह 
हक गए गए हि छिलके 5 
हे ५ 6 0 +>5 [४ ए ;म 3 + ७ 
६० 2 ५ की किए ४ दि हि ह फऐवी पएपफ नि 
ए हक छिए,ह किन का अप मत गधा 
हक पिएं ह £ 5ल क 
गंए ४ >>. -- पट ४ पट प्फि फट 0. मि प्या 6 ५ 5 ैछ 
दर ' ्पछ पएफिप बंदर छ ॥०७ जि तर फि पि 
दि कि कण 9 ४, ६, .. ८0 तेरे |! | [रु पु -पमः मु कं 
5 ५5 जि न अीीिआ | १ ि [ए थे & डे प्‌ | पलक तह ७ दि | 
पा 9 ० पड के हे 5, या के हिट जि 
कक किक हलक 
प्र 9 किला ७४ ि हि मल 50. ॥५ ४० शान शत 6. ऑु 
| पगण ओि एप व गम ये ० तत्व 
ए ५6 हि बह हि ४१ छि णि कप पड एक घर ।एफ 9-4 प 
है 2 
कप रा 258 पैर ॥ थी पर पु तप णि ॥५१ ॥ 
फ ४7 फ फ फि क्र दि ् नम ४7 ईअ 
हित हिण छि फ्ि हि दिए हि ४८ हिः 6 


अल कंच रामायण 


के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा । तो भी ( बाली के ग्रत्ति ) पूर्व में दिये गये एक शाप के 
कारण यह ( सुग्रीव ) इस पर्वत पर आकर बच गया | 

है भगवत्‌ | इसके स्वत्व को तथा दुर्लभ अमृत-समान इसकी पतली को भी उसने 
छीन लिया। यह, राज्य और पत्नी दोनों से एक साथ वंचित हो गया। यही सारा 
वृत्तात है |--यीं हनुमान्‌ ने कहा | 

असत्व-हीन ( हनुमान्‌ ) ने जब सारा वृत्तांत कह सुनाया, तव सह नामयुक्त 
उस अमल प्रश्ु के समस्त लोकों को ( प्रलय-काल में ) निगलनेवाले मुख का अधर फड़क 
उठा | नेत्र-रूपी कमल रक्तकुमुद के समान लाल हो छठे | 

अनेक ञ्रयों से युक्त वेदी को अधिगत करनेवाले ब्रह्मा, पंचयुख (रुद्र ) तथा अन्य 
देव, अपने वाहर और अन्तर में खोजकर भी जिसे पा नही सकते, वह भगवान्‌ यदि अपने 
सुन्दर पद-कमलों को दुखाकर और उन्हें अधिक लाल करते हुए इस धरती पर अवतीर्ण 
होता है, तो यह धम्म की रक्षा तथा अधर्म का विनाश करने के लिए ही तो है १ 

करुणाहीन विमाता के कहने पर जिस प्रभ्चु ने अपने स्वत्॒भूत राज्य को, रल- 
भूषित पुष्ट भुजावाले अपने भाई को दे दिया, वे यह सुनकर भी कि एक निष्ठुर व्यक्ति ने 
अपने कनिष्ठ भ्राता की पली का अपहरण किया है, कैसे चुप रह सकते हैं ! 

प्रश्न ने सुभीव से कहा--चौदहों सुवनों के सब प्राणी भी उस (वाली) के प्राणों को 
बचाने के लिए आये, तो भी मै अपने धनुष से प्रयुक्त शर से उसे मार दूँगा और (म्हारे राज्य 
के साथ तुम्हारी पत्नी को भी उ॒म्हें दिला दूँगा | है विज्ञ | दिखाओ, वह कहाँ रहता है। 

यह सुनकर सुग्रीव ( बहुत आनन्दित हुआ ), मानों वह महान्‌ आनन्द-रूपी समुद्र 
की वड़ी-बड़ी तरगों के उमड़ उठने से, ढुःख-रूपी समुद्र के किनारे पर आ लगा हो | उसने 
थह सोचकर कि वाली की शक्ति अब समास हुई; आदर के साथ ( वाली-बंध की ) प्रतिशा 
करनेवाले महावीर से कहा--पहले हमें कुछ विचार करना है। 

उसके पश्चात्‌ सू्यपुत्र, विद्या, विवेक नीति, मंत्रणा आदि में कुशल हनुमान्‌ आदि 
के साथ प्रथक रहकर- कुछ मंत्रणा करने लगा । उस समय पवनपुत्र ने कहा-- 

हे शक्तिशालिन्‌ । तुम्हारे मनोभाव को मै समक गया। एम शंका कर रहें हो 
कि उस ( वाली ) को यम के सुँह में भेजने की शक्ति इन बीरों में है या नहीं। मेरे वचन 
को ध्यान से सुनो | फिर, वह कहने लगा--- द 

( श्रीराम चन्द्र के ) विशाल हाथों और चरणों में शख थौर चक्र के चिह हद 
इनके जैसे उत्तम लक्षण कही किसी में नहीं हैं। अरुणनयन और धनुर्धारी श्रीराम, धर्म की 
रक्चा करने के लिए घरती पर अवती, लक्ष्मी के वल्लभ विष्णु ही हैं। 

जिन शिवजी ने लोककंटक तथा अतिशक्तिशाली त्रिपुरासुरों को अपने कोष की 
अप्नि से जला दिया था और निष्ठर क्रोध से युक्त काल को भी अपने पद के आधात" से 
“पं दत्त माययडेय के जीवन की भोर संकेत दै। मार्सेस्डेय शिवमक्त था, किंतु उप्की आयु की कवि 


१, इस 
सोलद वर्ष की द्वी थी। जब कात्न उसके प्राण-हरण करने के लिप आया, तव बढ शिवलिंग का 
आततिंगन करके शिव के ध्यान में निमन्न हो गरा। काल उसको पाश से सौंचने लगा, तो शिवजी ने 


कद होकर उसे पदाधात से हट दिया और मार्जगठेय को अमर कर दिया +--अलु? 


















































कह 
(४ के. हिदएप 
ः प्रां७/ 4४४, डर 
33 5 ७... ६ पट #77५ ८४ 
ह ता आप न 
हैं 5 8 0, का. ५४ ५ (2 ?ः ४ +-॥॥ 
(५१ | 4 री >> ्ि 
|] ह ए गैर । छ. रि 
रत ्ि ६: हि? 0... _ ८2 58 गा 
६ की पि | एप ि गज 
३5 / १9 ८ 5 छः पे 7! ् प्र 8 
॥9 हि कक 0* 0 [+ | बन ् 
क ५ 0 हट पट ६ कं ( 
प्र; । पर एक /6, ८ ५. मे 22688 ६ रे 
८6... 9 /8: है] ४ हर हि रा मिल 
हे 54 ॥७. ० ए 7 जि 9 6 
प्र "रु 0. क्र मु (५ 29 ४ बाप न 0. ॥७८ ५ 
ब> ५ ह ५८ डे 89 नए 
हि है. ७57 & ॥+ हि (2 >० ० 
(0 आओ 7 प्रा ्त्ड “, है: 0 
ड्ि ध्ि हि प्र ए ा 4४ ॥७” ऐड ०) हि हि 
कि ॥५ फ [0.० , 7 गडट ॥७/ 0 0 |, ् शा 
हि आई 3 हं रथ # 0 9 प्‌ तप ्टि कं हे 
कै १ ( (कि ४ हर # छ ॥7 की [| हि रह फ्र्ड छि कोर 
हि ऐप 9 | के ह पट |. 6800 0 80 7४ जि 
कफ ः ्ध् ! पल मिट 4० ४ (8 ॥: प्र कं 
णा 7 479 | पर ५ 0/ ४5 > ७ 3८ 6. शछि न जि का त्रः पा /७ 
है क0 वह की ८५ ह शिक ह१, 5 हि गए छठ तरफ 
0 हि 0 9.7 ॥59 4६ 9 दे ॥ कह मत है र्ि 0 
|» 0 “. (< ॥४5 रा. ए प्् $ 
[६ रन कि ४ 5५३ ही हि “ थ ४ ॥ शी न हि |, 
॥ हिः 4० ऐरि? >> , छू », ऊ ट्र 6 
तः / ई हि 2, > 8 4 ८ /र ॥2॥ : 80० | ह 5 ध्ि फ्नि १५ 
प्ि 5 छ+$5 छिताः 00 (८ एन प5 छ हि ५; स्व 
92 न: ॥9& 533 भू रशि | का कट प्ि 
० /  णए 0 [2 2 | + पड ॥> ७ ्ः | 
लि ही री हि १4 गे ट 2 ३ नि छः / हर हर रे 4 
हि हि क 6 प १2 ८ मद ॥म् कि 5 ॥ 
ढ़ पट हि हि हि एक ते मैं ५ बढ़े पि्व 
रत 0 ० 9 ५ पर पं ०40 (- 0 7 ॥8 (१! |] 
पक 0 ० २ ॥ हि म »- रैझ हि ५ 0 है | ० 
>> 7३ ॥/.# ७ का 5 बन ले ५ 
प ध | >. हि औः नह 4 पंप हे 
न ७, पैर ए प््गट पी 6 ि ४ त 
॥६; ए अब कि चाकी (“कु | वतंद ५ 6 
हे कि ४ हर न्पि फै 
6" 909. | ऐप ्ट खा हे दा आल छि प्र (0 
9 ४ +$ए ७ फँ पर पट कि 
एप ! 2 | 
एा 


हल कंब रामायण 


(00074 आसीन रहनेवाले ब्ह्नदेव भी उन वृक्षों के बारे मे इतना ही कह 
सकता था कि पोडश कलावाले चंद्रमा और सहस्त किरणवाले ( सूर्य ) को भी उन वृक्षों के 
शिखरों को पार करके जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मैने अलुन्नत उन पव॑तों' के 
दाली को ही देखा है।! इनके अतिरिक्त ( वह ब्रह्मा भी ) यह नहीं कह सकता था कि 
मैने ( उन वृक्षों के ) पत्ते देखे हैं | 

नित्य एक समान वेग से दोड़ते रहनेवाले सूर्य के रथ के घोडे अन्यत्र कही अपनी 
थकावट मिटा पाते हों--यह हम नहीं जानते, किंतु ( इतना हम जानते हैं कि ) वे घोड़े 
आकाश में चारो ओर व्याप्त इन वृक्षों की शाखाओं के बीच से होकर जाते समय इनकी 
शीतल छाया में अपनी थकावद दूर कर लेते हैं। 

वे वृक्ष इतने ऊँचे थे कि नक्षत्र तथा भह, उन (वृक्षों) की शाखाओं में लगे पुण्पी- 
जैसे थे। आकाशगामी धवल चद्रमा भें जो कलक है; बह इन वृक्षों की शाखाओं की रगड़ 
लगने से ही उत्मन्न चिह् है, यी कह सकते हैं। 

वे वृक्ष अनश्बर विशाल शाखा-प्रशाखाओं से युक्त होने के कारण बेदी के समान थे। 
स्वर्ग से भी ऊँचे थे। ब्क्माड की सष्टि करनेवाले उस (ब्रह्मा) का वाहन हंस अपनी 
हसिनी के साथ इन वृत्षी में ही निवास करता था | ह 

पवन के चलने पर उन वृक्षों के सुगधित पत्र, पुष्प. फल इत्यादि विविध वस्टुएं 
धरती पर नही गिरती थी, कोलाहलयुक्त विशाल आकाशगगा में गिरती थी और तरगायित्त 
समुद्र मे जाकर मिलती थी। 

उन वृद्चो के शिखर, चह॒वेंदों के जाता ब्रह्मा के अडगोल से भी परे बढ़े हुए थे। 
अतः, वे अनत विष्णु भगवान्‌ की समानता करते थे | वे जल-मध्य-स्थित धरती पर जो 
मेमपर्बत खडा है, उससे भी अधिक भारी थे | 

उन बच्चों में हीर (निर्यास) उसी प्रकार फैला था, जिस प्रकार इद्रकुमार बाली थीर 
उसके भाई के हृतयों मे परस्पर बैर फैला था| उनकी जठें, जल-मध्य-स्थित पृथ्वी को ढोनेवाए 
जेपनाग के रजत-जैमे धवल फनों को भी चीरकर नीचे चली गई थी | 

उनकी शाखाएँ सव दिशाओं को नापती थी. जिससे देवों को बह आशदा 
होती थी कि कदाचित्‌ सूर्य का मार्ग ही न रुक जाव | वे बृद्द सू॑-चद्र जहाँ सचराण करत है, 
उन पर्वती से भी ( मेंदपर्चत अथवा उद्यर्गिर या अस्ताचल ) ऊँचे थे। किंगी ५ 
दर मे वे वृक्त उनसे कम नहीं थे और एक दसरे से अनेक योजन दूर पर खट थे। ० 

अमल (श्रीराम ) ने उन बृत्तों को ध्यान से देखा और दीर्ध बाण को छोड़ने * 
लि० धनुप की डोरी से ऐसा टकार किया कि देवलोक और दिशाएं बदधिर हों गई। 
देवों की ऐसा भय उत्पन्न हुआ, जेसा पहले कमी नहीं हुआ था | 

बह टकार-ध्यनि सब लोकों मे एक समान ज्याप्त दो गई। दस गम 
मे खडे रहनेवालो की क्रम दशा हुई--यह पीस कहे #॥ उस ध्वनि से दिग्गय मृच्छित हो 
गये और दिशाएँ व्याडुल हो उठी । उस ध्वनि ये सत्यलोक भी कॉप एठा ) 


कट ० हा ्‌ हि बे आह, न 5] 
३ मे रस इतने विशाल ये कि वे परतिननस लगते थे हज 


भू समीप 





किकिन्धाकाएड 9५९ 


ज्यो ही उस अर्रिंदम ( राम ) के धनुष की ध्वनि हुई; त्यों ही देवता इस भय से 
घस्त होकर भागे कि कही प्रलय-काल ही तो नहीं आ गया। भक्तिपूर्ण कनिष्ठ श्र 
( लक्ष्मण ) ही उन ( राम ) के समीप दृढ खड़े रह सके | यदि दूसरे लोगों की दशा का 
वर्णन करने लगेंगे, तो उन सबकी बदनामी होगी। 
असत्य-रहित मारुति आदि वीर यह सोचकर कि राम का शर-ग्रयोग हमे अवश्य 
देखना चाहिए, किसी प्रकार उनके निकट आकर उपस्थित रहे। तब कुशल धनुर्धारी 
(राम ) ने दृढ तथा दीर्घ कोदंड में लगी डोरी को मली माँति खीचकर शर का संधान 
किया | 
बह राम-बाण, सातों सालबृक्षो का भेदकर चला | नीचे रहनेवाले सातों लोको 
को भेदकर चला | फिर, उनसे आगे सप्त-संख्या से युक्त किसी वस्तु के न होने से लौट 
आया।| अब भी यदि वह वाण सप्त संख्यावाली किसी वस्तु को देखे, तो उसे छेदे बिना 
नहीं रहेगा | 
सम्त समुद्र, ऊपर के सप्त लोक, सप्त कुलपवंत, संप्त ऋषि, सप्त अश्व और सत्त 
कन्याएँ भी यह आशका कर कॉप उठी कि कदाचित्‌ सप्त संख्या का कोई भी पदार्थ इस 
बाण का लक्ष्य हो सकता है| 
ऐसा भय होने पर भी सब लोग, श्रीराम के उस स्वभाव को जानकर स्वस्थ हुए, 
जो धर्म के आधारभूत सभी पदार्थों को सुरक्षित रखता है। तब सूययबुमार ने स्वर्णमय वीर- 
कंकरणों से भूषित श्रीराम के चरणों को अपने शिर पर रखकर ये बचन कहे-- 
तुम पृथ्वी हो, आकाश हो, अन्य सब भूत हो, पंकज से उत्पन्न देव (ब्रह्मा ) हो, 
क्वीरशायी भगवान्‌ हो, पापों का विनाश करनेवाले सद्धम के देवता हो | तुमने आदिकाल 
में लोकों को उत्पन्न किया। अब सुझत श्वान-जेसे दास को तारने के लिए यहाँ आये हो । 
है राजाओं के अधिराज ! मेरे पूर्व॑पुण्यो ने ही तुम्हे यहाँ लाकर मेरी सहायता 
की है। तुम मातृ-तहृश प्रभ्चु के दासों का मै दास हूँ। अब भेरे लिए सब कार्य संभव हो 
गये | कौन-सा कार्य अब असंभव रह गया १--इस प्रकार उस दोषहीन सुग्रीव ने कहा ) 
नचिरकाल से दुःखी रहनेवाले सब वानर यह विचार कर कि वाली के लिए. यम 
बननेवाले एक व्यक्ति हमें मिल गया है, आनंद-मधु का पान करके मत्त हो गये और उनकी 
भुजाएँ फूल उठी | वे नाचने लगे, गाने लगे तथा यत्र-तत्र मुंडों में दौड़ने और कूदने लगे | 
रामचन्द्र नें उस पर्वत पर, समुद्र-सद्श दुदुमि के एक दूसरे प॑त-जैसे शरीर को 
( बर्थात्‌ , उसके अस्थिपजर को ) वहाँ देखा, जो रक्तहीन होने पर भी आकाश को 
छूता हुआ पड़ा था, मानो सारा ब्रह्माण्ड ही अभि मे जलकर भुलस गया हो | 
श्रीराम ने सुग्रीव से प्रश्ण किया--यह क्या दक्षिणदिशाधिप ( यम ) का वाहन 
महिष है ? या दिर्गजों में से कोई मरकर यहाँ पड़ा है? या कोई तिमिंगिल सूखकर 
अस्थिशेप रह गया है 2 असीम ग्रेमयुक्त तुम, कहो। तब सु्रीब ले दुदुमि की कहानी 
सुनाई। ( १-२३ ) 
छ 


अध्याय ४ 
दुंदुमि पटल 


दुहुमि नामक असुर, जो शज्नु-विध्यंगक क्रोध से युक्त था; जो इतना झँचा वहा 
हुआ था कि गगन तक पहुँचकर चंद्र को भी छूता था | जिसके दो सीग थे (महिषाकार था) | 
वह ज्ञीरसागर को मदर-पर्वत के समान मथकर कालवर्ण विष्णु को दँढने लगा | 
तब विष्णु भगवान्‌ उसके सम्मुख आये और उससे पूछा--तू यहाँ कितलिए 
आया है? दुद्भि ने उत्तर दिया--मै तुम्हारे साथ युद्ध करने आया हूँ। तव विष्णु ने 
कहा--तुक-जैस महान शक्तिसंपन्न व्यक्ति से दुद्ध करने की शक्ति केवल नीलकठ (शिव ) 
मेहदी है। 
तब वह असुर शीघ्र वहाँ सं चलकर शिवजी के केलाश को अपने सीगों से 
इकेलने लगा । तब शिवजी उसके सामने आये और पूछा कि ठुके क्या चाहिए १ उसने 
उत्तर दिया--मैं तुम्हारे साथ ऐसा युद्ध करना अहता हूँ, जिसका कभी श्रत न हो | 
तब शिव ने उससे कहा--तू बड़ा दक्ष है और वीरता से युक्त है। तमसे युद्ध 
करना सभव नहीं। तू देवताओं के पास जा | यह कहकर ( शिवजी ने ) उसे वहाँ से 
भेज दिया। तब उसने देवेंद्र के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। देवेंद्र ने उत्तर 
दिया--यदि अनेक दिन तक युद्ध करने की इच्छा है, तो तू वाली के पास चला जा | 
देवेंद्र से प्रेषित होकर वह प्रमन्नतापूर्वक ( ऋष्यमूक पर / आ पहुँचा और यह 
गर्जन करता हुआ कि हे वानरराज, आओ, मेरे साथ युद्ध करो; पव॑तों को अस्त-व्यस्त 
करने लगा | तब मेरा अग्रज क्रुद्ध होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। 
वे दोनो ऐसा मयकर युद्ध करने लगे कि जव वे वैग से धूम जाते थे, तव यह पहचानना 
कठिन हो जाता था कि कौन कहाँ है। किसी भी लीक में न डरनेवाले वें दोनो कमी 
गिरते और कभी उठकर खडे होते | उनके मयकर युद्ध से भीत हो असुर और देवता भी 
उनके निकट नही आ पाते थे | 
जब वे अपना पद भूमि पर पटकते थे, तब ऐसी आग निकलती थी, जो आकाश 
को छू लेती थी। उनका निनाद दीर्घ दिशाओ में सुनाई पड़ता था | उनकी छ्स अप्मि का 
धूम्र सव॑त्र फेल गया । जलमय समुद्र तथा महान्‌ पर्वत भी अपने-अपने रुप को खो बेठे । 
( अर्थात्‌ , जहाँ पंत थे; बहाँ गढे पड़ गये और समुद्र ऊपर छठ आये । ) 
मेघ, आकाश, विशाल समुद्र, समुद्र से घिरी पृथ्वी, सब उनके द्वारा उठाई गई 
घूलि से इस प्रकार आइत हो गये कि वे अपना रूप-रग खो बैंठे। मय नामक असुर की 
पुत्र दुढु॒ुभि और वाली दोनों वारह मास पर्यत युद्ध करते रहे । रद 
वैसा भयकर युद्ध करते समय, विजयी वाली ने अपनी श्ुजाओं के बल से उस 
असुर के, दिशाओं मे फैले हुए दोनों सीगों को उखाड़कर ( उन्ही से ) उसे मारा। ते 
चह असुर मेघगर्जन के जेसे चिग्धार उठा | 


€्‌ ४० 
उसके शिर पर चोट लगी | उसकी ढॉयें हृट गईं। बढ पर्वत की गान 


किप्किन्धाकाएड ४५१ 


अपने गुख-गहर को खोलकर रक्त उगलने लगा। तब वाली ने उसपर ऐसा घेंसा मारा; 
जैसे पर्वत पर विजली गिरी हो ) उसके शब्द से ऊपर के सव लोक काँप उठे और सब 
दिशाएँ बहरी हो गईं ] 

वाली ने उसे अपने हाथों में यों छठा लिया जैसे चामर हो, और उसे बुमाने 
लगा | उससे ( दुदुभी का ) रक्त चारों ओर छितरा गया, जिससे सब दिग्गज, जो दीघे दतो 
तथा मद से युक्त थे, लाल हो गये | 

वाली ने अपने वज़्मय करो से उस असुर को उठाकर इस प्रकार ऊपर फेंका कि 
मेघ-मडल, सूर्य-मंडल तथा देवलोक को पार कर वह ( दुदुसि का शरीर) ऊपर उठ गया | 
फिर, उसके प्राण ऊपर चले गये और शरीर धरती पर आ गिरा | 

दुर्गंध-भरित उसका शरीर गगन की ऊपरी सीमा से टठकराकर फिर नीचे आ 
गिरा | तव करुणाल्ु समतग मुनि ले जो शाप दिया, वह अब भेरे लिए सहायक बना है।--- 
इस प्रकार ( सुग्रीव ने ) पूरा बृत्तात कह सुनाया | 

अमल प्रभु ( राम ) ने सारी कथा सुनी और अपने युद्ध-कुशल भाई ( लद्टमण ) 
से कहा--है वीर | इस शव को तुम दूर फेंक ठो । लक्ष्मण ने अपने पैर के अगूँठे से उसे 
उठाकर फेंका | तब घह अस्थिपंजर पुनः एक वार सत्यलोक तक जाकर नीचे आ गिरा | 

उस समय कपि-समूह मुँह खोलकर वज्र के समान गरज उठा | जब श्रीराम उद्यान 
में लौटकर आये, तव सुग्रीव ने राम से कहा--है प्रश्रु। मेरा आपसे एक निवेदन है। (१-१५) 


अध्याय 8 
आमरण-दुर्शन पटल 


पहले एक दिन, हम ( वानर ) इस स्थान पर बेठे थे, तब पापी रावण एक झ्ली 
को (अपहरण करके) लिये जा रहा था, न जाने वह आपकी पत्नी ही थी या अन्य कोई स्री। 
बह र्री दूर आसमान पर से इस वन की ओर देखकर विलाप कर उठी थी | 

कठाचित्‌ यह विचार करके कि उसके आभरण दूत का काम देंगे, तावकों तक 
फैले हुए नयनोवाली उस नारी ने अपने आमरणी को एक वस्त्र मे बाँधकर वर्षा के समान 
नयन-जल के साथ धरती पर गिरा दिया | हमने उस ( आमरणो की गठरी ) को अपने 
हाथो से पकड़ लिया | 

है ब॒दान्य | हसने उन्हें सुरक्षित रखा हैं| हम आपके पास उन्हे ला देंगे) आप 
देखकर समझते ( कि वे सीता के ही हैं वा नहीं ) |--ये वचन कहकर धृत-मिश्रित दूध-जैसे 
सख्यवाले उस ( सुप्रीव ) ने आमरणों को अपने हाथ से लाकर दिखाया। 

देवी सीता के आमरणो को ( रामचन्द्र ने ) भली मॉति देखा | उस समय 


(4 ॥० 
| 


47 न 
(४ | 
( 
द्‌ 
॥ ० (३ 
४ ॥/ 
॥१६ [/ 
के ही 
टी... हलके 
(४ रा पे 
सब » £ 4 
49 (] प्र 
॥ |)! हे 
4१ 
५ 
कं 
न 
कफ 
ब्रा 





हर 4 प् प्य 
ब्ल5 रू ४ 
॥77 4 
42 ! 
है, हि 
| ग रथ 
#२४4 १९ (0 
॥ 8 हे 
|] ५ ११ | 
( ! 
# 4 
पु 0४ /॥ १ 
५ ५! 
मी! 
है 
|. 
46 
५ 
ह 9" 
९ ४! 
५ 
! ॥+ 
5५५ 
0, /॥॥ 
॥*' ४ 
| त् 
| 
| 


म+* 0. 5४ 
॥; थक | 
फ है #ग्रा 
98७ ,.... 
(] ५४ | 
"के ः 
गज हि 
६ 9 | 
|] 
सं हा हु 
कि ग्रक्ष 
है है 0 
ड़ ।भ ४४ 
रो ए, २ 











टू कल 
जेऊ एी 
ही |, 8, ॥7 
को [२ 
जा कि 
एके 
# #2. 
ध्जन्फ 
५ /॥५ 
हि | हु 
॥ # 
॥४ ० 
॥ ॥ट | 
| बट 
>> 
ना 2 पि 
किन | भरा (2॥ 
> हट मे 
*ः हे ॥ 
५ /# ह 
४; 
बाए ( 42 
मं नर 
५ [ ( 
"|! ला 
०0 
भः ४" /॥४ 
के ०! 
| 
हा 
छ 


॥2 


| फ़ 

हे 77 छत> 
> 

8५ 

। &६ 

529 ि | 


(४ / 
गुड़ 47 ॥ ५, ७.५ 
9. [$४ ॥% 
गा 0 
ए जप 
(ली + 
की 
६0 ४! 
2 ॥+ 
# 
का 
(04 क्र 
हा * [8 5 
तघ5 ( |] 
॥४ ; 4४ 
9 
7 ॥7 अप 
हनी 
बे ह#ड 
बट गा 
|. छ 
क्न्न त, 
॥ औग 
॥. # 
४४. 
हा शेँ 





ने ह '# 
है ढ 
आफ पट 
3088 
धर “5 ४५४ 
) ४ व हा 
4 हि पर 
+ 4. ॥ ] 
है नम है 2] 
है ध १ ॥ 
(६ | के 
2 
3097 
| ॥9 .... 
 ॥3 | 
5, कं 
788 942: 
>> 2 
|: कि बः 
2१ ॥# गए 
५5 मी 
! 
७. मत 
मा ह>्भर 
२; ७ 
/(2] गा ि 
> 6 
क्र कर 
है कह ० 
० भक्ष 
8 
है. 
] 4५ 
पा की 





(5 8 #%क कपाफक 
पौछ कछ शंका | श्र ४ ही 
है |] गए 9 ; बड़ ॥# 

४] (० ले 0 /हि , 
५ 5 म ह्य है हे ः मर 
कह मी 0 का: 

[४ , 

2 2 85 5 9. 
बी | हि हे [ 
४ हक के 
89 6 % | हू ।ंए हि 

४ ५० ड़ 0, कि 
॥१ आर कि कण 
| ॥ | (| |; |" 42 है 
कलर (2! ४ ५ 47 ४ ! |, ॥१ १ 
हब 3 ।+ हू 
| है (] | 
6 ० ० ३, जा रु 
पी |. ५ वि (४ ७ १५ 
ही 0१ को ॥5 १४ 
8 ॥७  , एम, 

हो 7 | | 

५ गगड़ ि है. 0 ॥9 
गए मि ह ८! ॥? हि 

शा $ » ६ द्पफ 
क् है हु | ४४07] ५; 

४ 2 9॥ /;॥ (| है] हलक 
0. 0 के 8 पड़ 2, ढ3 ॥7 
४ [९7०४ ९ पं आल) 
लकी (० 3 [(। 
हट |, 9 8, / 8. |॥ 

कक कह बट |, ... ता डक 
(5 ४ ». 7 ६, #। .. ॥#ए |] हि है 
|; का | ४2 ,॥० 0 0 | 
॥9 है पक ४ ॥ 2) हि 9 
४ 2 ] 

हब श | ॥2 / के ४ ॥/ 
((॥ छ ! #, 3. 00 ४5५ ॥7 

3 | रत, 
४ ६ /१ # | ि 
[9 कि पे ० फि ॥ 


48५ | जा. १ 




















(4 
हैं सशवहीन वचनवाले | पंकजमव (अक्षा); छात्तिकेव के पिता छव॑ ब्लेम्लांगी 
को अपने वास माग से घारण करनेवाले ( शिव ) तथा उक्रधारी ( विष्पु )-ये तीनों एक 
साथ मिलकर आपकी समता कर सकते हैं। पृथक-प्थक्‌ होने पर वे भी आपरी सम्ता नहीं 


कर सकते | 





न-किसी प्रकार मूर्च्छा त्वागकर उंज्ञा प्राप्त कर तके और अपने अश्रुनिक्त मनोहर नयनों को 
खोलकर स्नेह के साथ ( सुप्नीच को ) देखा ; फिर कहने लगें--- 
पव॑त-सह्श उन्नत भुजाओंवाले ! मुझ पापी के इस उल्ज्वल धनुष को हाथ मे 
फेंक दिये ] 





( वर्थात्‌ , नहीं । ) 
_+ म.ह न्त ७ #०० 8. 255 
उघर, करवाल-सहश दीघ नयनोंवाली ( जानकी ) मेरे आगमन ही प्रतीक्षा करती 
हुई व्याकुल वेठी है। इधर मै बड़े-बड़े पव॑ंतों और सरोवरो में भठक्ता हुआ; 
कर ! डोटीवाले इस दीघे 











यदि कोई कसी नारी का अपमान कर डे, तो राह चलनेद्ाले व्यक्ति भी उत्त 
धपमान करनेवाले को रोकगे और उनसे युद्ध करके अपने प्राप भी त्वाग देंगे। में तो. 
अपने-आप पर भरोसा रखकर जीवित रहनेवाली ( त्रीता ) के दुःख को भी दूर नहीं कर 
रहा हूँ। 
मेरे कुल मे ऐसे राजा उलन्र हुए हैं, जिन्होंने सझुद्र खोंदा था | जिन्होंने व्याध् कौर 
हरिण व्ते एक ही घाट पानी पिलाबा था| किन्तु, उसी वंश में उतन्न छुआ मे ऐसा हे 
कि आमरण-धारिणी अपनी पली छो दुःझ-मुक्त करने का भी सामरथ्य मुक्तमे नहीं है | 
“ मेरे पिता से उस ( शंबर नामक ) अछुर को, जो वसराज के लिए दर्निवार था 
और जो चिलोक-कठक था, मिदाकर देवेन्द्र दा दुःऊ दर॒ किया था। उनब्य ' पुन होकर 
जनमा हुआ मैं, अपने घनुप्र के साथ, अल्वन्त पीडा देनेवाले कूर अप्वाद जग भी दो रहा हूं । 


्घ 


४१६ कंब रामायंण 


सव से प्रशसनीय महिमा से युक्त मेरे पिता का सत्य-त्रत यदि छूठ जाय, तो उससे 
बड़ा अपवाद होगा--यह विचार करके मैने राज्य-मुकुट धारण नहीं किया | थ्व यहाँ 
इच्चुरस-सच्श बोलीवाली ( पत्नी ) के शत्रु से अपहृत होने का सबसे बड़ा अपवाद मुझे प्राप्त 
हुआ है | अपवाद-सुक्त मै कव हुआ १ 
राम, इस प्रकार के बचन कहकर वर्णनातीत दुःख से मूच्छित हो गये | उनकी 
बेदना को देखकर सहझ्लकिरण के पुत्र ने उन्हें सांखना दी और उन्हे दुःख-सागर के तट पर 
लाकर खड़ा किया | 
(तब राम ने सुग्रीव से कहा--) है मित्र ) तुम्हारे वचनों से भेरा दुःख शातत 
हुआ | नहीं तो क्‍या मैं जीवित रह सकता था १ मेरे लिए मृत्यु से बढ़कर, हितू अन्य कोई 
नही है | अपवाद-सुक्ति के लिए वही कर्तव्य है (अर्थात्‌ , मर जाना ही भला) | फिर भी, 
जबतक मे तुम्हारे दुःख को दूर न करूँ, तवतक मै मृत्यु को नही अपनाझँगा ) 
राघव ने इस प्रकार कहा। इसी समय अतिवल्ली मारुति ने (राम को) नमस्कार 
किया ओर कहा--हे उन्नत पर्वतर-सहश कधोवाले ! सुझे; कुछ निवेदन करना है ] आप ध्यान 
से सुनने की कृपा करे | 
है अपने आज्ञाचक्र को सर्वत्र चलानेवाले | क#ंशक्मी वाली का वध होना 
चाहिए. | सूर्यपु्त को राजा ब्नाना चाहिए और फ़िर बड़ी सेना का संगठन करना 
चाहिए। तभी भयकर आयुधधारी राक्षसो के निवास-स्थान को दूँठकर हम वहाँ जा 
सकते हैं। अन्यथा; यह कार्य असभव है। 
हे भ्रमरो से संकुल पुष्पमालाघारी | राक्षतों का निवास धरती पर हैं॥ कहीं 
पर्वतों में है ? अतरिक्ष में है ? इनसे प्रथक नागलोक में है /--अल्‍्पशक्तिबाले नर-जन्म” मे 
उत्पन्न होने के कारण हम यह निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि उनका 'निवास कहाँ है| 
वे राहस पलमात्र में किसी भी लोक में जा सकते हैं। वहाँ अपने अमिलषित 
किसी भी पदार्थ को अहण कर सकते हैं| किसी विपदा के समान ही वे अकस्मात्‌ था गिरते हैं 
और फिर लौट जाते हैं| अतः, उनके निवास को पहचानना आसान नहीं है। 
एक ही समय में सर्वत्र जाकर सीता का अन्वेषण करना है | यदि एक-एक करके 
सब विशाभ में ढूँढने लगेंगे, तो उसमे बड़ी कठिनाई होगी | धरती अनत रूप में फैली 
और अन्‍्वेषण में असख्य वर्ष लग जायेंगे | ५ 
सत्तर 'धारा? सख्यावाली वानर-सेना सुगात मे उमड़नेवाले सागर के समान सर्वत्र 
फैल जायगी | समुद्र को पी डालना हो, ब्रह्मांड को उठाना हो, आशा पाने पर चह सेना 
सब कुछ कर सकेगी 
बा अतः; है अं ! यही उचित होगा--(कि पहले बाली-बंध हो; फिर सीता का 
अन्वेषण हो )--थो हनुमाच्‌ ने कहा । तब उस सदूयुणागार प्रसिद्ध ध्ुर्धारी दे कहा 
चलो) वाली के निवास-स्थान पर जायेंगे | फिर, वे सब चल पडे | 


ह्ठै | >> 7 
१ बानर भी नर के जैसे होते हैं, अतः नर-जन्म शब्द से वानर-जन्म को भी लिया गया है “अत ९ 


, किष्किन्धाकाएड 8४५७ 


( सुग्रीय, उसके चार मंत्री, राम और लद्टमण ) वे सव ऐसे चले, जैसे भयंकर 
नेत्रवाला एक शरम ( सुग्रीव ), दो पराक्रमी ज्याध्र ( नल और नील ), शीम गतिवाले दो 
गज ( हसुमान्‌ और तार ) तथा दो सिंह (राम और लक्ष्मण ) जा रहे हो। साल)-हरे-भरे 
वमाल, ऐला, कदली, आम्र, नाग आदि वृक्षों से होकर पव॑त के सानु-माग पर वे चले | 

उस मार्ग में हरिणनयनोवाली बानरियो के भूले लगे थे। जहाँ-भूले नही थे, वहाँ 
हवा में स्पदित होनेवाले पत्रों से शोभायमान चंदन के ढृक्ष लगे थे। जहाँ चंदन के वृद्ध 
नहीं थे, वहाँ मेघों से आबृत सानु-प्रदेश थे | जहाँ वेसे सानु-प्रदेश नही थे, वहाँ सुरभिमय 
चंपक-उद्यान थे | जहाँ वैसे चपक-उद्यान नही थे, वहाँ स्वर्ण से मरे टीले थे | 

धर्म-स्वरूप वे दोनो ( राम-लक्ष्मण ) वानर-बीरों के साथ उस पर्वेत-मार्ग में कही 
उतरते, कही चढ़ते हुए जा रहे थे | उनके मुखर वीर-बलय अपार शब्द करते थे | उस शब्द 
को सुनकर सोये पड़े रहनेवाले मेघ भी मानो जग जाते थे और आकाश मे उड़ जाते थे | 

भेघ ऊँचे आकाश में उड़ रहे थे। करने कर रहे थे। पुन्नाग-बृत्षों से मरित 
सानुओ में फनवाल्ें सप इनकी आहठ पाकर हट जाते थे | मत्तगज इधर-उधर बिखर 
जाते ये | सिंह माग जाते थे। सोतो में विचरण करनेवाली मछलियों के साथ जल-सर्प मी 
ल्रित गति से जाकर छिप जाते थे और व्याप्रो के साथ काले झुखवाले लंगूर भी भाग 
जाते थे। 

जब मदमत्त गज ढालो पर के दृक्षों से ठकराते थे, तब वज्रमय काले रंगवाले अगर 
और चंदनदृक्ष हूटकर छुढक जाते थे, जिससे ( उनपर लगे हुए ) मधु के छत्ते बिखर जाते थे 
और उनसे मघु बद चलता था, उस मधु के कारण उस विकट परब॑त-मार्ग पर चलना कठिन 
हो रहा था | 

वहाँ चमकनेवाले रत्नसमुदाय, अपनी काति को गगन तक फेला रहे थे और ऐसे 
लगते थे, मानो पर्बत पर अग्मि-ज्वाला फेल रही हो। स्वर्णमयय टीलो की कांति इस प्रकार 
फैल रही थी, मानो उस अभि-ज्वाला को बुझाने के लिए जल-धाराएँ वह रही हो |--उन 
धनुर्धारियों के मार्ग पर ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था। 

उस पर्वत पर के सब जलख्रोतों मे आकाश-गगा वहती थी | जलाशयो के मीन 
आसपास के वृक्षों पर कपयते थे। जल-खोद नदियों पर कप्टते ये। हाथी एक दूसरे पर 
मपटते थे | पच्ची शालि के पौधों पर कपठते थे और लगूर बृक्ष-शाखाओं पर ऋषठते ये । 

स्वरगेबासियों को भी आकृष्ट करनेवाली ऐला की सुगधि से युक्त वे प्रवंत-शिखर 

मधु के बहने के कारण पिच्छिल हो गये थे। उनपर जल के बहने से गगन के नक्षत्र भी 
फिसल जाते थे। आकाश मे दिखाई पड़नेवाला इन्द्र-धनुष भी फिसल जाता था | धवल 
चंद्र-बिंव फिसल जाता था और अंतरिक्ष में संचरण करनेवाले अह भी फिसल जाते ये | 
इस प्रकार के पब॑त-मार्ग से चलनेवाले वे सव वीर दस योजन चलकर थाली के 
निवासभूत उस परत के निकट पहुँचे, जो ऐसा था, मानों स्वर्णमय स्वर्ग ही उतर आया हो । 
फिर, वे अपने कत्तंब्य का विचार करने लगे | (१-४२) 
के 


अंयाय ४ 
वाली-बध पटल 
उस समय, झत्रु-विजयी राम ने विचार कर तथा अपने निर्यय को उचित मानकर 
छुप्तीव से कहा--हम जाकर वाली नामक उस बनुप्रम क्र विष के साथ बुद्ध करों । उस 
ने एक स्थान पर रहच्र ( वाली पर ) शर का प्रयोग कहँगा | यही मेरा 





5 9 
हक 
है| 

ध्प 
ना 
हहि। 

गा । 
2५% 


रामचन्द्र का वचन छुनत ही गगनगामी रथवाले ( उूर्व ) के पुत्र ने ऐसा ग्डा 
गर्जन किया कि उस शब्द को छुनकर वरंगों से पूर्प जलधि भयभीत हो उठी। नीले मेंघ 
लडित हो गये। भूमि के निवासी धरथराकर भागने लगे। स्व॒र्गवासी च्वाइुल हुए | वह 








उम्नीव किप्किन्धा के निकठ जा पहुँचा | अपना धॉठ चवाता हुआ उससे गर्जन 
के साथ वाली के प्रति बह कहा--यबह्ि तुम युरू करने के लिए जाजोगे, तो मै तुम्हारे प्राण 
हर लूंगा। यह जहर वच्न के समान शब्दों में धमकी ठेता हुआ, पर पटकता हुआ और 


25 25७४. ०० मा 


झुजाओं को ठोंकता हुआ वह खड़ा रहा | यह ध्वनि किफ्किन्धा में सोचे हुए वाली के कानों 


और 
पयंक पर मानों एक क्वीरसमुद्र ही लेढा हो, यो पड़े हुए वाली ने उु्ीब के गर्जन 
सुना; जेसे हिंस तिंह ने किसी मत्तगज छा चिंघाड़ सुना हो ] 
पव॑त-सच्श कंघोचाला बाली, अपने भाई को युद्ध करने के लिए थावा हुवा 
जानकर हँस पड़ा। उसकी उस 


53 
| 
क्र 
रो 
है!| 
5? 
3|, 


भी राँप उठे। 

ऊँची दरंगों से पूर्ण समुद्र म्रलघ-काल में उसड़ उठा हों, उसी प्रचार वाली उलर 
उठा | तब उसके भार से वह पर्वत घैंत गया | उसकी बाँहों के हिलाने से जो हवा उठी, 
उससे समीपत्थ पवत ढ्ह गये । 

उसका शरीर रोमाचित हो उठा। तब उसके रोजों से चिनगारियाँ निन्‍्ल 
पड़ी । उसके नेत्र थों आग उयलने लगे कि वडदाम्ि की जाँखें भी उतनी ठीबवा न्नो 
देखछर अंधी हो जायें) उठके श्वास से घुआँ ऐसा उठा कि वह देवल्ोंक के भी ऊपर 


पहुँच गया। रु "4 कसीई 
चाली ने हाथ से ताल ठौँंका । उप्ते छुनकर दिशाओं के रक्षत्न गज भी गदरहित 


हो गये | वज् शक्ति-हीन हो गये। उपर के लोक थरथरा छठे | घरती प्र स्थिर खड़े 


हुए पहाड़ भी ढह यये | 


किष्किन्धाकाएड ४४६ 


गये और दिशाओं की सीमा पर जा गिरे। उसके श्वेत रोमों से निकली हुई चिनगारियाँ 
ब्रह्माड की मिति पर छा गई] यम भी उन चिनगारियों को देखकर त्रस्त हो उठा | अन्य 
देवता लोग व्याबुल हुए | 
वाली के दाँतो के पीसने से जो अग्रि-कण निकले, वे वर्षाकाल मे विजलियों-जेसे 
सत्र कड़ पडे | उसके अत्युत्तम झुजा-बलयो के रत्न इस प्रकार चूर-चूर हो कड़ पडे, जेसे 
विद्युत्‌ ही कड़ रही हो | 
वह सर्वभयकर ( बाली ) उस कालाप्ि की समता करता था, जो प्रलय-काल मे 
पृथ्वी, चारो दिशाओं के समुद्र और देवलोक तथा सृष्टि के कारणभूत तत्वों को जला 
देती है। वह उस ( वाली ) के द्वारा मथे गये क्षीरसागर से उत्पन्न हलाहल की भी समता 
करता था। 
उस समय, अमृत-सहश, बॉस के जेसे कधोवाली 'तारा” नामक स्त्री ( वाली की 
पत्नी ), उसके सार्ग मे आ खड़ी हुई। वाली के नेत्रों से निकलनेबाली चिनगारियों से उस 
( तारा ) के लंबे केश कुलस गये | 
है पर्व॑ंतवासी कल्ापी । मुझे मत रोकों | हटों ) जिस प्रकार ज्ञीरसागर का 
मंथन करके मैने अम्रृत निकाला था, उसी प्रकार युद्ध का आह्वान देनेवाल्ले सुग्रीव के बल को 
मथकर उसके प्राणी का पान करूँगा और शीघ्र लौट आर्जगा--यों वाली ने कहा | तब 
उसकी पत्नी ने कहा-- 
हे विजयी प्रभु | वह ( सुग्रीब ) पूर्व-जेसा नही है । हम्हारी पुष्ट शुजाओं की 
शक्ति से आहत होकर वह भागा था | अब उसे नई शक्ति चुछ नही मिली है। अपना यह 
जन्म छोड़कर कोई दूसरा जन्म भी उसने नहीं पाया है। फिर भी, वह पुनः युद्ध करने के 
लिए आया है। अवश्य ही उसे कोई वड़ा सहायक मिल गया है| 
अंतहीन तीनो लोको के रहनेवाले समस्त ग्राणी भी यदि एक साथ मिलकर 
मुझसे युद्ध करने के लिए आयें, तो भी सब मुझसे हार जायेंगे। इसके जो कारण हैं, उन्हें 
तुम सुनो-- 
मंदर-पर्वत को सथानी, बासुकि सर्प को रस्सी, चक्रधारी (विष्णु ) को कटावदार 
खोरिया, चद्ध को आधार (लकड़ी का वह तख्ता, जो मथानी को खमे से लगाये रखता है ) 
बनाकर इन्द्र आदि डेवठा तथा उनके शद्नु असर, ज्ञीरसागर को मथने लगे थे | 
किंतु, उस भथानी को घुसाले की शक्ति उनसे नहीं थी, इसलिए वे थक गये | तथ 
मैने उन्हें देखा और स्वय छ्ीरसागर को मथ डाला एबं उन्हे अमृत निकालकर दे दिया | 
ऐसी मेरी शक्ति को, हैं कलापी-सह्श रूप तथा कोकिल-सहश कंठ से युक्त रमणी | क्‍या 
तुम भूल गई हो १ 
_ युद्ध में झुक्स अनेक देव और बसुर हार गये हैं | उनकी संख्या मैं केसे बताऊँ | 
यम भी मेरा नाम सुनकर धरथरा उठता है | ऐसा होने पर मी यदि कोई मेरे शत्रु (सुप्ीव) 
की सहायता करने के लिए आया हो, तौ-- 


वह चुद्धिहीन है। यदि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कोई आ भी जाय, त्तो 


४१० कब रामायरा 


वरदान फे प्रभाव से उनके वल का अर्धाश युक्के मिल जायगा | अतः, कोई मेरे साथ क्या 
बेर कर सकता £ १ तुम निश्चिन्त रहो |--यो वाली ने तारा से कहा | 

यह सुनकर उस ( तारा ) ने कहा--है प्रभु । अपने हितचिन्तक लोगो से मैने 
सुना है कि शाम नासक व्यक्ति उस ( सुग्रीव ) का प्राण-मित्र बन गया है । अव वही तुम्हारे 
प्राणहरण करने के लिए आया है| 

तब वाली ने तारा से कहा--हैं पापिन | तुमने यह कैसा वचन कहा! वह 
महामाग ( रास ) पुण्य-पाप रूपी द्विविध क2्मो का अत न देखकर, दुःखी होंकर पुकारने- 
बाले प्राणियों को अपने आचरण के द्वारा भर्म का स्वरूप दिखाता है | ऐसे व्यक्ति के अ्रति 
एगने अनुचित बचन कष्ट | स्री-सुलम अजशान के कारण तुमने कैसा अपराध कर दिया | 

उद्लोंक और परलोक, दोनो लोको के फलो का विचार रखनेवाले उस महामाय 
के लिए, तुम्हारा कथित यह कार्य क्या शोमा देनेवाला होगा १ ऐसा करने से उनको 
लाभ ही क्या होगा ? सब प्राणियों की रक्षा करनेवाला वह अपूर्व पदार्थ धरम ही क्या 
स्वयं अपना नाश कर लेगा ? 

विशाल सार के राज्य को श्राप्त करके जिसने अपनी माता की सपली के कहने 
में उस राज्य को अपार आनन्द के साथ उसके पुत्र को दे दिया, उस ग्रभ्ठु की स्तुति करना 
छोडकर तुम ( उनके संबंध मे ) इस प्रकार के निदा-बचन कहने लगी १ 

यदि सारे लोक एक साथ मिलकर सामना करने आयें, तथापि उनपर विजय 
पाने के लिए, उस ( राम ) के भयकर कोदृण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी की सहावता 
आवश्यक नही है| बह प्रश्न जिसकी समता करनेवाला वही है, अन्य कोई नहों है, क्या 
चुद्रकार्य करनेवाले एक मकंट ( अर्धात्‌ ; सुग्रीव ) के साथ मिन्रता- करेगा ! 

मेरे भाइयों के अतिरिक्त मेरे अन्य प्राण नहीं हैं-ऐसी भावना रखकर चछने- 
बाला तथा क्ृपापूर्ण समुद्र-जैसा वह प्रसु ( राम ), क्या मैं जब अपने भाई के साथ युद्ध 
करता रहूँगा, तब बीच में सुकपर बाण-अ्योग करेगा ? 

तुम कुछ समय तक यही 5हरो | मैं एक पल में उत वैरी (सुग्रीच) के प्राण पीकर, 
उसके साथियों को भी मिठाकर लौठ भार्ऊँगा। व्याहुल मत हो [--यो वाली ने कहा | 
इसके पश्चात्‌ सुरभित केशोवाली तारा डर से कुछ नहीं कह सकी और मौन रू गई। 

वाली, युद्ध के उत्साह से सत्वर ऊँचा बढ गया। उसकी बलशाली धुजाए 
देवलोक की सीमा से भी ऊपर उठ गईं | अपने कथे-रुपी दो पर्वतों के साथ, अ्रकृति के 


ध (९ 
वैमव से संपन्न उस पर्चत पर से वह इस प्रकार निकला, जिस प्रकार प्राची के पुरापन पंवंद 


पर सूर्य उदित होता है । 
अपने पुष्ट कधी से मनोहर और महान्‌ पर्वत की समता करनेबाला बाली, कर 
के निर्देश पर बड़े स्तंभ से प्रकट होनेवाले महान्‌ नरसिंह-जैसे उस पर्वत के एक 
भांग से ऐसे निकला कि देखनेवाले सभी मन में कॉप उठे | &ु 
गर्जन करनेवाले अपने अनुज को देखकर बह ( वाली ) भी गरज उठा। उसके 
गर्जन से भीत द्ोकर स्वेद से भरे हुए पेघी से बच गिरे) उस गर्जन की ध्वनि सभी लोकों 


|; किप्किन्धाकाएड 8६१ 


में इस प्रकार व्याप्त हो गईं, जिस प्रकार कालवर्ण पव॑त-सदृश विष्णु के चरण हो, जो लोकों 
को नापने के लिए वढ़ गये थे | 

उस समय, रामचन्द्र ने अपने प्रिय भाई ( लक्ष्मण ) से कहा--है तात ! मी 
माँति ध्यान से इसे देखो । दानवों और असुरों को रहने दो, सारे ससार में कौन समुद्र 
ऐसा है, कोन मेघ ऐसा है, कौन पवन ऐसा है, अथवा कौन-सी ऐसी मर्यंकर प्रलयाप्मि है, 
जो इसकी देह की समता कर सके १ 

तब उस महाभाग को देखकर अनुज (लक्ष्मण ) ने उत्तर मे कहा--यह (सुग्रीच) 
अपने ज्येष्ठ श्राता के प्राणो का हरण करने के लिए यम को बुला लाया है| वानरों के 
लिए सहज, निंदा रहित युद्ध यह नहीं कर रहा है। यही वात मेरे मन में खठकती है |" 
इसके अतिरिक्त मै ओर कुछ भी सोच नही पा रहा हूँ। 

अशात मन से ( लक्ष्मण ने ) फिर कहा--हैं वीर । धर्स के विरुद्ध विश्वासधाती 
कार्य करनेबालों पर विश्वास करना हितकारी नहीं है | यह ( सुग्रीव ) किसी शन्नु के समान, 
अपने भाई को ही मारने के लिए सन्नद्ध खड़ा है। भला यह पराये लोगी का सहायक 
किस प्रकार वन सकेगा १ 

तब रामचन्द्र कहने लगे--हे तात। सुनो, इन विषेकहीन मृगो के चारित्र्य के 
सबंध से कुछ कहना ठीक नहीं है। यदि सभी माताओ के गर्भ से उत्पन्न कनिष्ठ पुत्र अपने 
बड़े माइयो के अनुकूल ही आचरण करनेवाले होते, तो भरत अत्यत उत्तम सहोदर केसे 
कहलाता १ 

प्रकाशमान पर्व॑त-सहश मनोहर कंधोवाले । यथार्थ यह है कि ( इस ससार में ) 
संपूर्ण रूप से धर्माचरण करनेवाले बहुत कम लोग हैं | विरुद्ध आचरण करनेवाले (अधार्मिक) 
व्यक्ति अनेक हैं। अतः, हम जिनसे मिलते हैँ, उनमे विद्यमान सद्ग्गुणों का ही ग्रहण करना 
चाहिए | सर्वंथा निर्दोष कहलाने योग्य व्यक्ति ( ससार में ) कौन है /--यथी राम ने कहा | 

वे पराक्तमी वीर ( राम-लक्ष्मण ) जब आपस मे इस प्रकार के वचन कह रहे थे, 
तब रथ पर सचरण करनेवाले ( सूर्य ) का पुत्र और इन्द्र का पुत्न--दोनो, जो धरती पर 
चलने-फिरनेवाले महान्‌ हिमाचल के जैसे थे, एक दूसरे से ऐसे ठकराये, जेसे दो भारी 
दिग्गज हो | 

जैसे एक पर्वत के निकट दूसरा पर्वत आ गया हो, वेसे ही वे दोनो परस्पर 
समीष हो गये। जेसे हिंख तथा विजयी ठो मिह, एक दूसरे से लड़ने के लिए खड़े हो, वे 
दोनो वैसे ही लगते थे | वे दोनों, अनेक बार एक दूसरे के दाई और वाई ओर चक्कर लगाने 
लगे. जिस प्रकार दढ बाहुओबाले छुम्हार के द्वारा घुमाया गया चाक हो | 

समीप आये हुए दो अहो के समान स्थित वे दोनों, क्रोधाविष्ट होकर, परस्पर की 
सुजाओ से टकरा उठे । उनके पेर, जिनके मार से यह पुरातन धरती पचेंसी जा रही थी, 


*. माव यह ४--लद्मण को यह वात खटक रही है कि सुग्रीव धर्म-युद्ध नहीं कर रहा है, वल्कि बाली 
को मारने के लिए रामचन्द्र को ले आया है [--अनु० 


डक कब्र रामायण 


परस्पर रगड़ा उठे, जिससे अमिकण निकलकर धंतरिक्ष में ऐसे उड़ चले, जैसे उज्ज्वल विद्वत्‌- 
खंड उड़ रहे हों | 5 

अत्यधिक धुजवल से युक्त, एक ही माता से उत्पन्न तथा एक ही मुख्धा हरी के 
लिए लड़नेवाले वे दोनों, (उनके शरीरों पर ) फेली हुईं रक्त रेखाओं से शोमित, उज्ज्वल 
नेन्रोंवाली सुल्दरी तिलोत्तमा के लिए लड़नेवाले प्राचीन काल के सुल्द-उपसुन्द नामक दो 
राज्ष्मों के जेसे लगते थे | 

एक समुद्र को दूसरे समुद्र से लड़ते हुए, भूमि की रक्षा करनेवाले मेव्पर्चंत को 
दूसरे मे्परवंत से लड़ते हुए, क्रोध को स्वय्‌ दो रूप धारण कर आपस में बुद्ध करते हुए, 
हमने कभी नहीं देखा है। अतः, इस संसार में उन वलवानों ( वाली-सुग्रीव ) के मयेकर 
बुद्ध के लिए कोई उपमान भी हम नहीं ढे सकते | 

उन वानरों के नायकों ( वाली-सुत्रीव ) के नवनों से जो अभ्नि-ज्वालाएँ उठी, 
उनसे मेंघ जल गये, पहाड़ जल गये, दिग्गज कॉप उठे, धरठी के चारों प्रकार के प्रदेश" 
अस्त-च्यस्त हो गये, अतरिक्ष मे रहनेवाले देवता दूर भागकर कही छिप गये | 

देखनेवाले यह सोचकर विस्मय करते थे कि ये ( वाली-सुग्रीव ) अतरिक्ष मे हैं, 
ऊँचे पर्वत पर हैं, भूमि पर हैं, चारों व्शाओं की सीमाओं पर हैं अथवा हमारे नयनों भे 
ही हैं, वे कहाँ खड़े हैं ? ( अर्थात्‌ ; वे दोनों इतनी लरित गति से लड़ रहे थे कि यह विदित 
नही होता था कि वे कहाँ खड़े हैं )। इस प्रकार, वे दोनों वानर एक दूसरे को सृष्टि से 
आहत करते थे और ढाँतों से काटते थे, जिससे छत उत्न्‍्न होकर रक्त वह चलवा था। 

बसों दिशाओं में स्थित सातों समुद्र एक साथ गरज उठें, तो उनके उस गजन से 
भी पाँचगुना अधिक था उन दोनों वानर-नायकों का गर्जन-घोष | एक दूसरे की बड़ी 
सुजाओं और वक्ष पर वे तीत्र सुष्टिअहार करते थे, तो उससे उत्पन्न शब्द युगात के मेथों के 
गर्जन की समानता करता था | 

वे बलवान वीर एक दूसरे पर कपटकर अपने कराल ढाँतों से काटते थे। तब 
उनके छतों से बहकर रक्त सव विशाओं में छितरा जाता था, जिससे अतरिक्ष के सब नणेव 
मंगल-अह के समान हो गये--(मगल-मह रक्त काति से चमकता है, उसी प्रकार अन्य नक्षन्ो 
की काति भी रक्त वर्ण हों गई )। वादल भी लाल आकाश-जैसे टीखने लगे | 

जज़स प्रकार अत्यधिक तपाये गये लौह-खंड को वंडे हथौड़े से मारने पर 
जिनगा रियाँ छिटक उठती हैं. उसी प्रकार इन्द्र-पुत्र ( वाली ) की मुजाओं द्वारा रविं-एुत्र 
( स्रीव ) के वक्ष पर दो करों का आघाठ होने से चिनगारियाँ निकल रही थी।. 

व दोनों एक दूसरे को छाती से ढकेलते, ढॉगों को फैलाकर लात मारते, बड़े 
बैग के साथ हाथों से मारते, काटते; खडे होनर टकरा जाते; पेड़ों से पीटते हुए चिंह्लात. 
पाप 7 उप के कर पमर के फ्ेओो का वर्णन होता है, रिन्हें सल्ले, कुरियी, मस्दम कौर चेव्दिल 
कहते हैं... जो ऋनरशाः अर्गय-सूमि, पर्वतीय खान, खेती से मरी समतल भूमि और है कमल 
ओदेश होते हैं, पाँच प्रेश पाले, अर्वाव , सव्धूमि का मो उल्लेख होता है। किंत, वहाँ ्रारि 
का सिवास न होने से कदाचित अन्युत अंग में उसे नहीं लिया गया है। ““अतु९ 


१, तमिल-साहित्व में चार प्रक 


किष्किन्धाकाणड /.. 9४६३ 


शिलाओं को उखाड़कर एक दूसरे के शिर पर फेंकते और धमकी देकर डराते। ऐसे घूगते 
कि भ्ाँखो से चिनगारियाँ निकल पड़ती। 

वे एक दूसरे को पकड़कर ऊपर उठाते, दूर फेक देते, फिर समीप आकर अपना 
बचत फुलाकर दिखाते। सुष्टि का ऐसा प्रहार करते कि हाथ शरीर में गड़ जाता। अति 
वेग से लख्टू के समान दाये और वायें पैंतरे बदलते, एक इसरे को रोककर खड़े हो जाते, 
पीछे हटते; ( परस्पर की ) भुजाओं को बंधन में वाँधकर नीचे गिर जाते। 

कभी पँछ से एक दूसरे के वक्ष को वॉधकर ऐसे खीचते कि उनकी हृड्डियाँ भी 
चूर-चूर हो जाती । अपनी टॉँग से दूसरे की टाँग को उलमकाकर कष्ट देते। फिर, कुछ 
दील देते। जेसे भाला तानकर मारा हो, ऐसे ही अतिहृढ तीदण नखो से परस्पर की 
देह को चीर देते- जिससे शरीर का चर्म ऐसा फट जाता, जेसे पर्वत की कदरा हो। 

धरती मे गड़े हुए पर्वत, वृक्ष तथा दृष्टि में पड़तेवाले सभी पदार्थों को वे अपने 
बलवान हाथो से उख्ाड़-उखाड़कर फ्रेंकते थे और उनसे आघात करतें थे, जिससे वे ( पर्वत, 
वृत्त आदि ) द्ूटकर कुछ अतरिक्ष में अदृश्य हों जाते और कुछ समुद्र में जा गिरते । 

उस युद्ध में कोई किसी से हारा नहीं। दोनों उम्र युद्ध-जन्य उमंग से मत्त होकर 
लड़ रहे थे। उनके श्वेत रोमों से रक्त वर्ण अभि-कण निकल रहे थे, जैसे सूखी घास से भरी 
भूमि पर आग फैल रही हो । (उस भयंकर युद्ध को देखकर ) देवता भी भय से व्याकुल 
हो उठे, तो अब उस युद्ध के बारे में ओर क्या कहा जाय १ 

जब इस प्रकार वे दोनों बड़े पराक्रम से लड़ रहे थे, तव दी्घ तथा पुष्ठ झुजाओं 
तथा शब्रुध्बंसकारी पराक्रम से युक्त वाली ने सुग्रीथ को अपने मयकर नखों तथा करो से ऐसे 
मारा, जेसे सिंह हाथी को मारता है| 

तब रविकुमार ( सुग्रीव ) बहुत पीडित हो उठा और श्रीरास के पास गया | तब 
रामचन्द्र ने उससे कहा--छहुःखी मत होओ। मै तुम दोनों मे कोई अतर नहीं देख सका। 
अब तुम बनपुण्यो की माला पहनकर जाओ--यो कहकर उन्होंने सुग्रीव को दुवारा भेजा | 
सुग्रीव फिर जाकर वाली से युद्ध करने लगा ॥ 

सुग्रीव, जिसके शिर पर की पुष्ममाला ऐसी थी, मानों उज्ज्वल नक्षत्रों की गँथी 
हुई माला हो, अपने गर्जन से भयंकर व्याप्त और मेघ-गर्जन को भी चकित करता हुआ 
लरित गति से आया और शत्रु-विनाशक वाली को सुक्कों से मार-मारकर चस्त कर दिया | 

तब वाली मन में आशकित हुआ। वह क्रोध के साथ इस प्रकार धूरा कि यम 
भी उससे डर गया । वह सदहास कर उठा ] फिर, अपने हृठ हाथो और पेरो से सुग्रीव के 
सम-स्थानों म आधात किया, जिससे वह मूच्छित हो गया। 

सुग्रीव अपने निःश्वासों के साथ प्राण मी उगलने लगा। उसके कानों और 
नेत्रों से अमि-ज्वालाओं के साथ रक्त की धारा भी वह चली । तब सर्य॒पुत्र ( सुप्रीब ) चारो 
दिशाओं भ व्याकुल्न होकर देखने लगा और इन्द्रपुत्र ( वाली ) गये से आगे बढ़कर अधिका- 
घिक प्रहार करने लगा | 

( फिर ) वाली ने, यह सोचकर कि इसे घरती पर पट़ककर मार दूँगा, अपने 


११० कब रामायण 


भाई की कि और कंठ में अपने करो को डालकर ऊपर उठा लिया | इतने में रामचन्द्र ने 
एक वाण लेकर अपने धनुष पर चढ़ाया और उसकी डोरी के साथ अपने हाथ को भी 
पीछे खीचकर ( बाण को ) छोड़ दिया | 
चह शर जल, जल के कारणभूत अग्नि, वेगवान्‌ वायु, नीचे की प्ृथ्वी--इन चारों 
भूतो के बल से युक्त हो वाली के वक्ष को उसी प्रकार छेदकर चला, जिस प्रकार भली भाँति 
पके हुए कदली फल को सूई छेद देती है। अब और कहने को क्या शेष रह गया १ 
वह वाली, जिसने म्रुजबल से रहित हुए अपने अनुज ( सुप्रीव ) पर करुणा-रहित 
होकर, हृठ भूमि पर पटककर उसे मार डालना चाहा था; (रास का शर छगते ही) 
अत्यन्त व्याकुल हुआ और युगांत के प्रभंजन के लगने से जिस प्रकार मेरुपव॑त जड़ से उखड़कर 
गिरता हो, उसी प्रकार गिर पड़ा | 
बज के आघात से उखड़े हुए पव॑त के समान, धरती पर गिरे हुए, युद्ध में शत्रु- 
भयंकर वाली ने, सूर्य-पुन्र. ( सुग्रीव ) को पकड़े हुए अपने हाथों को शिथिल्ल कर दिया। 
किंतु उग्र शर, जो उसके प्राणों को पकडे हुए था, उसे वह ढीला नहीं कर सका । 
विजयशील महावीर ( रास ) का वह अमोघ वाण उस ( वाली ) के बलिप्ठ वच्च 
में जा लगा। वाली ने उस बाण को ( अपने बच्ष को छेदकर पीठ की ओर से ) बाहर 
निकल जाने के पहले ही अपने बलिष्ठ हाथ से पकड़ लिया और अपनी पूँछ और पेरों से उसे 
बाँधकर रोक लिया | ( उसके उस बल को देखकर ) विजयी यमराज भी शिर हिलाने 
लगा ( अर्थात्‌, यम भी बाली की ग्रशंसा करने लगा। ) 
वाली कमी यह विचार कर कि मै उछलकर अंतरिक्ष रूपी दक्कन से टकराकर 
उसे चूर-चूर करके गिरा दूँगा, ऊपर उछछलता | कमी यह विचार कर कि एक उड़द के 
लुढ़क जाने के समय के मीतर ही ( अर्थात्‌ , क्णार्ध में ) समस्त दिशाओं को विध्वस्त कर 
दूँगा, आगे लप़्कता | कभी यह विचार कर कि पृथ्वी को समूल खोद डालूँगा, नीचे गिर 
जाता | कभी यह सोचने लगता कि मेरे वक्ष में घुस जानेवाले ऐसे (तीक्षण ) वाण का 
प्रयोग करनेवाला कोन है १ 
वह धरती पर अपने हाथो को पटकता | चारों और आँख उठाकर यों धूरता 
कि उनसे चिनगारियाँ निकल पड़ती |) उस उप्र वाण को अपने दोनो हाथों से पकड़कर पूछ 
और पादों से दृढतापूर्वक खीचता | लेकिन, उत शर के न निकलते से अत्वत पीडित होता | 
फिर, पर्वत के समान छुढक जाता ! पु 
वह यों शक्का करता कि ( उस शर का अयोग करनेवाले ) कदाचित्‌ कोई देवता 
ही हैं; फिर यह सोचता कि ऐसा कार्य करने की शक्ति क्या उन देवताओं में है? थी यह 
अन्य कौन है £--यह विचार कर हँसने लगता। कभी यह कहता कि यह ऐसे व्यक्ति का 
ही कार्य होगा; जो त्रिदेेवों की समता करता है। 
मेरे बच्च में लगा हुआ यह क्‍या ( विष्णु का 
का निशुज्ञ है! यदि उनमे से कोई नहीं है; तो क्या 


) चक्र ही है? या नीलकंठ (शिव) 
पर्व॑तों को ध्वस्त करनेवाले प्रतिद्ध इच्ध 


किप्किन्धाकागड 9६५ 


के आयुष वज्न में इतनी शक्ति है कि वह मेरे वक्त में प्रवेश कर सके १ वह क्या है £--इस 
प्रकार सोच-सोचकर वाली व्यथित होता | 

अति वेंग से अपने बच्च में घेंस जानेवाले उस शर को देखकर वाली यह सोचता 
हुआ आएचर्य करने लगठा कि यह वाण एक घनुष से प्वुक्त हुआ हों, वह असमव है। तव 
क्या ऋषियों ने मत्रों के प्रमाव से इसे प्रयुक्त किया है ? फिर, दीबकाल तक अपने दढाँतो 
को पीसता रहता | 

अब उसे यह ज्ञात हुआ है कि यह एक शर ही है। अनेक शंकाएँ करते रहने 
से क्‍या प्रयोजन है 2 प्राणों के साथ मेरे वक्षुःस्थल् को छेंढ डालनेबाले इस अनुपम शर को 
दोनों हाथों, पंछ ओर पेरों से निकालकर इसे प्रयुक्त करनेवाले वीर का नाम जान लूँगा-- 
( थर्थात्‌ ; शर पर लिखे नाम को पढ़कर उसके प्रवोक्ता कों जान लूँगा )--वयो विचार कर 
वह वाण को निकालनें लम्म-|. 

अत्यधिक हृठता से युक्त मनवालें तथा अत्यन्त व्याडुलता से भरे तिंह-समान 
वाली ने उत्त शर को पकड़कर थोड़ा खीच लिया। वह दृश्य देखकर देवताओं, अछुरों 
तथा अन्य लोगो ले विस्मय में पड़कर अपनी सुजाओं को फुला लिवा। वीरों के प्रति 
विस्मय भी न दिखावे, ऐसे कौन होंगे १ 

उस समय (वाली के वक्ष से ) जो हुआ, वह जगलो जौर झँचे पव॑तों 
को लॉधकर वह चला; मानों वह समुद्र में जाकर मिलने के लिए ही वहा हो | क्‍या उसका 
ऐसा वर्णन करना उचित हो सकता है कि वह ( रक्त-प्रवाह ) ऊँची तरणों से पूर्ण समुद्र-जैसे 
गर्जन करता हुआ, सव लोकों को पार कर उमड़ चला १ 

चुरमित पुण्पहारों से मूषित (वाली ) के वक्ष-ठपी पर्वत से वहनेवाले शब्शवमान 
रक्तप्रवाह को देखकर, महोदरत्ल-रूपी बधन से बँवा हुआ उसका भाई सुग्रीव, अपनी पीली 
आँखों से प्रेमाशु वहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा | 

भेद को तोड़े की शक्ति से युक्त वह वशस्व्री ( अपने शरीर से ) निकाले हुछ 
शर को अपने विशाल तथा बलचान्‌ हाथो म लेकर पहले यह सांछा के मै ड्से तोड़ दँगा । 
किन्तु, फिर यह कहता हुआ कि मेरे प्रवत्त करने से भी यह वाण दूथनेवाला नहीं 
अंकित नाम को देखने लगा | 


प्रकार की ( योनियो" में जन्म लेने की ) व्वाधियों ने मुक्ति देनेवाला औपयध है, उस अनुपम 
महिमामय रास-शब्द को वाली ने अपनी जाँखो से देखा | 


गहस्थ-धर्म का त्वाग कर ( वनवास मे ) आये हुए तथा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 
बपने कुल-क्रमागत धनुयुद्ध के धर्म को भी छोड़नेवाले, ऐसे वीर के उत्तन्‍न होने के कारण 


बह सूर्यवश मी, जिसने वेद-ग्रतिपादित धर्म को कमी नहों छोड़ा था, आज सनातन 


प्र | 


ना < 





३. जात दो नियाँ--मनुष्प, उवता, पद्ु, पक्षो, रेंयनवात्रे आायों, स्थावर कौर उदचर डचु० 



















































































४ ४ बुत 
[3 हा 
] नूर तु ५ न 
हू आह ६ ० ५ ॥3 
बे मी] एः 0५. | हि 3 पड 
४ ४ नर है ्ि | ? कण भी 
१; ध्ट् | |] (ः है डे + ् 
0 धि 8 ह न 08 | ॥ | 9 
डे पुल 565 [0 > . ग॑5 ४४ 8 है अए. 9 
पर्दा [ कु लि ६. | 9807 | ि दि ७ 
0 हक ढक ॥.5 की ० कि का 5 ही एफ ष्ट 
४, 5 हर ५ [१ १ (हें दर | पी ॥अधथप्य हि हर आम न 
[॥ ६.० (८ र्घ्ट ही की 7 ह फ्ग़ि हि ॥ ग पट दि “सा हक एए गटर हि ४० हि | 
४ | (22 कि 4४ ॥ 9 प्र ॥ 2 न्ज। पट ० 0 ४-० ।/ ५2 मु र ० 9 ही ३ जी छः श्र 
(4 ".य प (28 ( उ | ? | ् 0 ७ 2. डि (७ व भेड़ "7 !ई 5 हे (९ हि ८ (4 रण प को सा ८ ही ग 0० पर 
रु ॥ 6 ट जज “5 ७ # हू ५ नर जर 7? हे (2 फि 
| र जि 0 कट जलन से ॥ कि 05 ( हक 6 ॥ ५0३ है ण ४ 5 2 
हर, 4९० (8 ध ॥ 9 9 प्‌ 6३ री] चकीपक(2 की, ड्ि ॥० [१ ५8, हि 9 न | न 
रे १ (८ “न घट कट ठ पर छ दे क 2 हे 2” ए् क्रीज 
हा मि ॥0 प 2] हर ः है | | व पी एमि ॥ | " 4 [है 
॥ए ् ि ५ जज ही [4 6 "९, /| धन ॥ए 6 बन 
४. आए रथ: ्ि “कि: वी, # (9 ॥ 4 '॥. व आल हि औी 
| ० १५४ 5.80 9 का एव पर ० छ 4० 4४७ 07 .., (5 हा 
४. 8, ।| कं 0. कक हक एप 2 8 कह ४ 
३ २ (४ (ड छः ५ ० 6 8. % हि # ह#6 ८ थे ंटर ' १ ॥४ ए धी फर्क डि 
है /ि शजअओ' # पड़ हि ए है 5 ५ कफ है ॥ 78 6 कानीफिक 2 
है 5 > 2! न्‍ ज (2 | ॉ गश 2 
शई हे ५ ड़ ि हर दद ्ज १४ ट्रि नस हि प्र रपट 6, | ः >"+ 9 ७ कदर ॥99 है, 4 मर शँः है (5, ः 
. के हु। #»। के लिंक र्क ७7० कक, ५ 6 हि 
ः 26: 50% 9 4 ली - / ॥० हू; वि 48 7 /८ तट 5 2 8 
[0 पी या .. ॥#« | छः «मीन बे 7. (|  «>« ही है मेज (7 ॥४ छ ५] 
मी 4६ (१ १७ “5 56 ४४% “ ्‌ हक हि है 6 हक 90 (० 7 छ एई 
| " औ] फोन जा बज ५४ न जानी हे 
्िछ ० ५ “2 7] है; 7 कि नि दर ० 9०; प फिर कि, | हर (४ 
हि: ३ नई ५ 20 00 ४ 7 | 7 / ९ के ९. 70: ५ 0१० 6४ ४ 9५ 
सिः ाट 8 67 भई ४ 9 9 ४ हे 2 हि 9 ० ॥0 8 हुए 4० है ।ह 99 ७ पर, 
ज्नि। 009 ४५ | 2 ५8 १४% ५। ४ ॥4 4२ 8 ८ फ १ है 9 [पर » + 8 
मत. गत ७. है (5 फितण पर १. हैं (5 १5 हि शा आ। 0 ही ०३, 
५ 0 3:30 हिंद 5 था एम ४ 7 की क. क कि ० ५ ॥ 
7... (0 ॥# # ८7 ॥6 (9, हैँ प ५ 0 धि ६ # ५ (० ॥ ॥ 0 02 कक ४ 9) 
0 5 2 ० ल्‍्+, हि नीम मी की ्ि (6 हि य़ डी पट ४ 0. » ६ कर ७ ॥0 4४ #& | 
हु हा प्रति 5] हि] न] पे ४ पा 
|. हि १७ #० गा ः ट , का (४ है प शक व 5 ४ ६ (ए $ /१ क ८ आ 
ही छा+ 7 कि स्म्फ ०३, कम ८4 हज] पक की च्ट 4 (3 है व हा जो 
2 ह0 #५ (८ 5 ( ४, (2 कि >> अल 6 0 व हि कण 4 ० 6 | हि ५ 
] हे ४ | 6 ॥७ (2 | 5 ता ॥म 7 ॥५ [3 ॥७ पृ २ ॥४ री ८. 09 7 है 0. 
हा >> 2, 5ि/ ॥ 0 7 / हक पं # हूँ ॥) प्तए हि 
रथ है प्‌ ॥7 0 / 9-० तर पति ब् (१ “४४ 0 (7 कर [& १५४७ 0. * के 
पुर कक तु ९ 7 ॥ए हि है एिछ लि (३3 ४४ है ५ किट हट 7 कि 
आओ कक कक हिट ० हे हीछ रत ;4 85 5 
जज फकिहईड 2 हि 9 हि 7 है ्ग पे + १ ॥ 
न / िर्ट टः ५ की ४८ है 2; मम कफ» कर 68 98 
पर 52. [6० (९ (हि 96 ही 
एटा ४ ट, गए 
0 _. 0 + 0८ 7. हु 
(८ हा ५१ पी | १४9 | 
५0 हुए हि (3 तो. 
0 पट है हु 
(्छ का कक 








क्रिपफ्िन्धाकारड 2६७ 


जि बलवाच 9 


वलहीनों के पास ही रहने बोग्ब हो गये हैं १ वढ़ि वलवान लोग नी 
क्या उन्हे अपयश न होकर सुयश प्राप्त होगा 2 

हे ( युद्ध मे ) किसी की सहायता की अपेक्षा न रखनेवाले वीर | पिता से दिये 
गये ऐड्वर्य को उस्ती समय अपने भाई का स्वत्न वनाकर तुम वनवास के लिए जाये। इस 
प्रकार नगर में तुमने एक ( विलकछण ) काय॑ क्वा; किंतु मेरे अनुज को यह राज्य ठेकर वन 
में तुमने एक दूसरा ही कार्य किया, इससे बढ़कर भी क्या कोई कार्य हो सकता है? 
( यहाँ वाली व्यग्य करता है|) 

मुखर वीर-वलय तथा विजयमाला को धारण करनेवाले वीर लोग जो मी 
काम करते हैँ, वह वीरों के योंग्व ही तो माना जावगा | सब पुरातन शात्रों के प्रभु 
बने हुए हुमने यदि मेरे विषय मे ऐसा छुद्ध कार्य किया है, तो है क्रोषरहित |] अब लकाधिप 
के अधर्म-कत्य पर तुम केसे क्रोध कर सकते हो १ 

जब दो व्यक्ति युद्ध करने म निरत हों, तब उन दोनों को समान रूप से न देखकर 
यदि एक पर दया दिखायो और दूमरे पर आड़ मे खड़े होकर अपने हृढ धनुष 
भाँति भुकाकर ठीक्षण वाण को मर्म-स्थान मे प्रयुक्त करो, तो क्या यह घर्म है अथवा और 
कुछ है ? जेसे भी हो. ऐसा पक्तपात अनुचित है। 

( तुम्हारे इस कार्य में ) वीरता नहीं है। ( शक् मे ) विहित विधि भी नहीं है। 
बह सत्य में सम्मिलित होनेवाला कार्य भी नहीं है। ठुम्हारा खत्न व्नी हुई इस पृथ्वी के 

सदगण 








लिए मेरा यह शरीर मारभूत भी नही है। मै ठुम्दारा शत्रु मी नही हूँ | तो, नद्धयूण वग 
त्याग कर ऐसा दया-रहित कार्य तुमने क्यों किया १ 
ट्विविध कर्मों ( इस लोक के और परलोंक के लिए हितकारी कम ) का भल्री 


भाँति विचार करके, सबके लिए ( अर्थात्‌ , शत्रु मित्र और तटस्थ--तीनों प्रकार के लोगो 
के लिए. ) समान रुप से उत्तम कार्य करना ही दो धर्म की रक्षा है और उसी में महत्त्व 
अन्यथा पक्तपात से एक को सहायता पहुँचाना क्या धर्म माना जा सक्तता है और क्व्ण ऐ 
करके कोई अपने को ढोप से मुक्त रख सकता है ? 

तुम्हारी रक्षा को दूरकर ( सीता का ) अपहरण करनेवाले शत्रु ( रावण) को 
विनष्ट करने के लिए. यदि तुम किसी दूसरे की सहायता पाना चाहते हो, तो तुम्हारा यह 
कसा प्रयत्न है कि काले मेघ-जेसे हाथी के प्राण पीनेवाले, क्रोध से उमड़नेवाल मिंह को 
छोड़कर, तुम एक मगर को अपना साथी वना रहे हो १ 

विश्व मे घिचरण करनेवाले चद्र में प्राचीन काल से ही कल्लक लगा है, ब्दाचित्‌ 
यह देखकर ही उूथ के वश म तुमने जन्म त्कर उस वश ऋ 


] 
॥/ ८ 


४ ४ 


रची 
न 
अनु. -न्‍--> 


उतसनन्‍न कर बिया है। 
बुद्ध के लिए किसी दूसरे के बाहान करने पर में यहाँ आया था | ठुमने छिप- 
कर मेरा प्राण-हरण किया | थव जब में घरती पर गिरा हूँ, तब दुम दूसरों की दृष्टि सें 


सेह वनकर यहाँ जा खड़े हुए हो। वाह | 


है प्रतापी वीर । शालर्र-विधान की, अपने वश्ष के पिठृ-पितामहो के शील तथा 


सर कंब रामायण 


स्वभाव की रक्षा किये बिना, ठुमने ( मुझे निहत्त करके ) वाली को नहीं, किंतु राजघर्म 
की वाड़ को ही गिरा दिया है | 

किसी ने तुम्हारी पत्नी का दरण किया, तो तुमने किसी दूसरे पर हाथ छठाया। 
तुम्हारे हाथ का भार वना हुआ यह धनुष बीरता के लिए कलंक है। हम्हारी धनु्विद्या 
की प्रवीणता, क्या सामने न आकर थाड़ में खडे होकर एक निःशत्र के वक्त मे शर छोड़ने 
के लिए ही है १ 

यो अपने दाँतों को पीसता हुआ और अपनी आँखों से खिनगारियाँ निकालता 
हुआ वाली बोला। तब उसके सामने खडे हुए महावीर ( राम ) कहने लगे-- 

जब तुम ( मायावी का पीछा करते हुए ) गृहा के भीतर गये थे और अनेक 
दिनों तक नहीं लौढे थे, तव ढुःखी होकर सुग्रीव भी उसी शुह्ा में जाना चाहता थाः। उसे 
देखकर,तुम्द्वारे कुल के बुद्धिमान्‌ बृद्धों ने समझाया कि हे स्वणहार-भूषित ( सुग्रीव )। 
हमारी वात सुनो | अब तुम्हारा राजा बनना ही उचित है | 

इसपर सुग्रीव ने कह्य-मेरे ज्येष्ठ श्राता वाली को मायावी ने मारकर बीर- 
स्वर्ग का शासन दिया है, अतः मैं उस सायावी को उसके परिवार-सहित मिटा हूँगा। 
या स्वयं प्राग-त्याग करूँगा। में जीवित रहकर राज्य करना नहीं चाहता। आपके 
बचन मेरे लिए योग्य नहीं हैं | 

तब उत्तम सेनापतियों और सर्वश्ञ तथा अनुभवी वृद्धों में उसका मार्ग रोककर 
सममकाया--तुम्दारा राज्य करना ही सब अकार से उच्चित है। तव उस दोषहीन ( सुग्रीब ) ने 
विजय-किरीट धारण किया | 

वह (सुग्रीव ) तम्हें लोट आया देखकर बहुत प्रसन्न हुआ | उसने तम्हे नमस्कार 
कर निवेदन किया--है प्रभु, यह तुम्हारा राज्य है, जिसका भार वृद्धों ने मुकपर हठ करके 
रखा है। इस प्रकार, गवरहित सुग्रीब ने पूष-घटित सारा बृत्तात तुमसे निवेदन किया था | 
किंतु तुम उसपर क्ुड हुए और-- 

उसको निरफपराध जानकर भी उसपर तुमने दया नहीं की | जब वह तुमसे यह 
प्रार्थना कर रहा था कि मै तुम्हारी शरण मे हूँ; मेरे अपराध को छमा करो, तव भी उसको 
क्षमा न करके तुमने बढ़े क्रोध के साथ उसे मारा-पीटा | हि 

वल-समृद्ध सुग्रीव, यह कहकर कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध मे पराजित हो गया है) 
अपने शिर पर हाथ जोड़े खड़ा रहा, किंठ हम उसके प्राय यम को सौप देना चाहते थे। 
तब बह चारों दिशाओं में मागने लगा था । 

उसे उस प्रकार भागते जानकर भी तुमने उसपर दया नहीं की। सह विचार 
न करके कि वह तुम्हारा अनुज है, तुम उसका पीछा करने लगे | फिर झनि के शाप से 
सुरक्षित पर्वत ( ऋष्यमूक ) पर जब सुग्रीव चला गया, तव तुम वहाँ से हटे | 

दया, कुल्ीनता, वीरता, विद्या ओर उसके द्वारा प्राप्त नीति--इन सबका 


प्रयोजन दो यही है कि पर-नारी के शील की रक्षा करे ), हु 
यदि स्वच्छ विवेकवाला भी यह सोचकर कि में बड़ा वलवान हूँ, अपने मन को 





तुम्हारे असतल्व-राहठ 


हमारे यहाँ जब जैसा 























लक 40... ७ कार. अफ ्ू चर | कर प्रकार 
का त्रदा के ततए, कम्लमत (्‌ ह्रक्ता / ने ।ऊँद्ध प्रझुर 


प्रकार हमार ०“ अधिक मो लिए नहीं क्र्नि, 
र हमारे कुल वन द्निद्नों के लिए नहीं विद | स्टिं, 
मिले हक बैठा ही संबंध ब्स्त्षेचया गन 4 
ते, ठव बंता हा सबंध करन का द्िदान ह॥ 
ध्ा घद् से लि अक्रायध घारप 200 वह हमारा मन 
[ धघृद से लत चअक्रादुध घारण करनंवादे [| हसांरा मन 


| छुल-ए्रंपरागद ग्र॒ुद्य भी हमसे 


। वहा हमार हुल >। नंद अदठः, मच झण्न 
के - हि अवशप लि पल, नल 2 ल्त्क्ते 
क्रया है| बह तुम ठम्क का। वाला ऋ थअह बहन 
































शीएज्न छाजीडर मे प्र मंत्र: >“प 33 च्रिषया 

वशा।भूत शर्र से ही सबब नछतठा ६ ६ कथा उह पेण्य 

उझनिया आना 45 दर्ज आंत डारीर के |5३ अडओ 

घ नहा रखा हू £ इहुनंद दा ( पुनर से बानर द्वादे 

बट मली र, $ उप हक 

भर्ती मात काना है। चंद्र: क्‍या णापक्म ब्य्ना 
न के जी ड््डाज पऋज चोर बचाओ दन्यनललथ एक ताल >> 

अनजादू ता हा दा था, जसच एक मगर मे अनन्‍्द 

+ घकागा था और ऊपते अतपद्न विद्क डे 

( क्ष्प्नि ) ब्ू पुकाग था आर ऊअप्तच अचुठझ जिडऋभ कआ 
दे जञ एक युद्ध 2 03 जब पर ०८. 5 

शुभा दा एक दृद्ध हू था, जिसने धम-माय मे अण्द मन 


जी कैब रामायण] 


को निरत रखकर स्वर्ण-कंकण-धारिणी लद््मी (सडश सीता ) के दुःख को दूर करने के 
प्रवल्ल में भयकर युद्ध किया था और इस संसार से मुक्ति प्रास की थी 

पशुओं का स्वभाव ऐसा होता है कि वे भल्ते और बुरे के विवेक से हीन रहकर 
जीचन व्यतीत करत हैं। किंतु, तम्हारे मुख से निकले वचन ही बता रहे हैं कि चिसंतन 
धर्म का ऐसा कोई भार्ग नहों है, जिसे तुमने नही जाना हो | 

यह उचित है, यह अनुचित है--इस प्रकार का विवेक किसी व्यक्ति में मी न हों, 
तो बह भी पशु ही होता है। यदि कोई पशु भी मनु के बताये मार्ग पर चले, तो वह देव- 
तुल्य हो जाता है | 

तुमने यम के प्रमाव को भी मिटा ेनेवाले, परशु धारण करनेवाले शिव के प्रति जो 
भक्ति की थी, उसी के फलस्वरूप, विष्णु के द्वारा स॒ष्ठ चार महाभूतों की शक्ति प्राप्त की थी 

जन्म से नीच कहे जानेवाले, धर्म-मार्ग पर चलनेवाले, निष्पाप तपस्या करनेवाले, 
अनेक गुणों से युक्त देवता तथा पाप-कृत्य करनेवाले--इन सब लोगों में भी बुरे आचरण 
करनेवाले होते हैं । 

अतः, किसी भी कुल में उत्तत्र व्यक्ति की महत्ता या छुद्रता उसके कार्य से ही 
होती है| यह जानते हुए भी तुमने अन्य की पत्नी के शील को मिटाया--इस प्रकार, मनु- 
नीति पर दृढ रहर्ेवाले ( राम ) ने कहा। 

( रामचन्द्र का ) यह कथन सुमकर कपियीं के राजा वाली ने राम से पूछा-- 
हे प्रभु) ऐसी बात है, ती तुम को युद्ध-छ्षेत्र मे आकर झुसे युद्ध करते हुए बाण छोड़ना 
चाहिए था। किंतु, ऐसा न करके, कही छिपकर धनुष से शर का प्रयोग तुमने क्यो किया १--- 
इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण देने लगा ] 

तुम्हारा भाई ( सुग्रीव ), पहले ही उन ( रास ) की शरण में आ गया था। तव॑ 
उन्होने उत्ते यह वचन दिय। था कि नीति से भ्रष्ट हुए तुमको वे निहत करेंगे। यदि वे 
युदच-क्षेत्र में तुम्दारे सम्मुख आते; वो कदाचित्‌ तुम भी अपने प्राणों के मोह से उनकी शरण 
माँगते--यही सोचकर मेरे आता ने तुम्हारे सामतन न आकर छिपकर शर-सधान किया। 

कपिकुल के प्रभु वाली ने, जिसने शात्रों का शान रूपी सपत्ति शर्त कीं शी; 
लक्ष्मण के कथन को हंदयगम किया और यह जानकर कि अति महिमावान्‌ रामचन्द्र धर्म का 
विनाश कभी नहीं करेंगे, शात हो गया और (राम के प्रति) प्िर नवाकर छुद्ध विचारों 
से हीन वाली कहने लगा-- ५ 

हे पुरुषोत्तम | तुम प्राणियों पर माठृ-समान प्रेम रखते हो। धम, निष्पचता 
आदि सदयगुणों की साकार मूर्ति दो । (वेद-ग्रतिपादित) सन्मा्ग के अनुस्तार देखा जाय, 
तो हम शवान-समान हैं, और हम दोपहीन भी नही हैं। हमारे पापों को छमा करों। 

ह फिर, रामचन्द्र से वाली ने मार्थना की--है प्र्ष | के विवेकहीन वानर तथा 
श्वान-सदश तुच्छ व्यक्ति समककर मेरे वचनों को मन में न रखो । है दुःखद जन्म-व्याधि 
के लिए अपूर्य ओषधि-समान मेरे स्वामी । तब अमीशे को देनेवाले है उदार | मेरी एक 


बात सुनो-यह कहकर वाली फिर वीज्ञा-- 


किष्किन्धाकारडं धु७ 


सधान कर ग्रयुक्त किये गये बाण से मुझे आहत कर, प्राण छूटने के समय, श्वान- 
सहश मुझ क्षुद्र व्यक्ति को तुमने आत्ज्ञान प्रदान किया | त्रिदेव तुम्ही हो | आदि परब्रह्म 
तुम्ही हों। पाप और पुण्य भी तुम्ही हों। शत्रु ओर मित्र मी तुम्ही हो। अन्य सब भी 
तुम्ही हो | 

तुम्हारे शर ने, त्रिपुर-दाह करनेवाले (शिव) आदि देवो के द्वारा सुझे दिये गये 
सब वरो को निष्फल बनाकर मेरे दोषहीन दृढ वक्ष में प्रविष्ट होकर मेरे प्राणो को पी लिया | 
तुम्हारे ऐसे शर के अतिरिक्त अन्य पृथक धर्म क्या है? (अर्थात्‌ , तुम्हारा शर स्वय 
धमं-स्वरूप है | ) 

हे देव । विचार करने पर ज्ञात होता है कि अति-बलिष्ठ शूल्ञ को धारण करने- 
वाले ( शिवजी ), उनकी प्रार्थना करनेवाले सब लोगो को श्रेष्ठ वर देते हैं, तो वह तुम्हारे 
अनुपम नाम का जप करने के ही प्रभाव से ऐसा करते हैं। वैसे प्रभावशाली नाम के 
विषयभूत तुमकों प्रत्यक्ष देखने पर अब मेरे लिए दुष्प्राप्प फल क्या रह गया? (अर्थात्‌ , 
मेरी सब अमिलाषाएँ पूर्ण हो गद | ) 

तुम सब प्राणी, सब पदार्थ-समूह, सब खझतुएँ तथा उन ऋतुओ के फल बनकर 
इस प्रकार व्याप्त रहते हो; जिस प्रकार पुष्प के भीतर सुगंधि रहती है| है अनुपम | तुम 
कौन हो और तुम्हारा रूप क्या है £--यह मेरे ज्ञान ने मुझे जता दिया | अब क्या शाश्वत 
परमपद भी मेरे लिए दुष्प्राप्य हो सकता है ? ( अर्थात्‌; वह भी सुलभ है | ) 

सद्धम को ही अपना स्वरूप बनाये रहनेवाले तुमको मैने देख लिया है। अब 
मुझे और क्या देखना शेष रह गया है १ मेरा बहुत बड़ा दीघंकालिक कर्मजात आज समा 
हो गया ( अर्थात्‌, अब मै उस कर्म-बधन से मुक्त हो गया )। तुम्हारा दिया हुआ यह 
दड ही मुझे सदगति देनेवाला है। 

है गगन से भी उन्नत महत्त्व और विजय से युक्त नरेश | मेरा भाई सुझे मरवाने 
के लिए तुम्हे ले आया और तुच्छ वानरों की अच्छी मत्रणा से शासित किये जानेवाले मेरे 
इस चिरकालीन छुद्र राज्य को स्वयं लेकर झुुके मुक्ति का राज्य दिया है। इससे बढ़कर 
भेरा और क्‍या उपकार हो सकता है ४ 

है चित्र-सदहृश आकारवाले । इस दास को तुमसे कुछ मॉगना है। मेरा भाई 
( सुप्रीच ) पुष्य-मधु का पान करने से कभी विक्ृतबुद्धि होकर कोई अपराध भी कर दे, तो 
उसपर तुम क्रोध मतत करना और जिस शर-रूपी यम का प्रयोग मुझपर किया है, उसका 
प्रयोग उसपर सत करना । 

एक और प्रार्थना है। तुम्हारे श्राता लोग यह सोचकर कि उसने अपने बडें 
भाई को मरवा डाला है, मेरे माई को कभी अपमानित न करें | हे उत्तम गरुणबाले | तुम 
उन्हे वेसा करने से रोकना | हे प्र | हमने पहले इसके कार्य को पूर्ण करने का वचन 
दिया था, अतएवं इसने जो किया है ( अर्थात्‌ ; अपने बडे भाई को मरवाया ), वह भाग्य 
का ही खेल है | कया भाग्य के परिणाम से मुक्त होना संभव है ! 

है विजयी प्रभु) झुकसे और कुछ नही हो सकता था, तो भी मैं अपने वानर 


४७रै कंत्र रामायण 


जन्म के योग्य, कम-सें-कम इतना कार्य तो कर दिखाता कि उस मायावी राक्षस ( रावण ) 
को अपनी पूँछ मे वॉबकर एम्हारे सम्मुख ला खड़ा कर देता। मेरा उतना भी भा 
नहीं हुआ | पर जो बीत गया; उसके वारे मे कहने से कुछ लाम नहीं। कोई कार्य पूरा 
करवाना हो, या छुछ महत्त्व का कार्य हो, तो उते करने के लिए यह हनुमान योग्य व्यक्ति है| 

हे चक्रधारो | हनुमान को तुम अपने अरुण हस्त भें रखा हुआ धनुष समझतो। 
इसके सहश सहायक अन्य कोई नहीं है | नम से भी उन्नत कघोंबाले। ठुम उस देवी 
( सीता ) का अन्वेषण करके उसे प्राप्त करो | 

राम के प्रति ये बचन कहकर, उस वाली ने, अपनी दोनों बाँहों को बढ़ाकर 
निकट-स्थित अपने भाई का आलिंगन किया और कहा--हे तात | तुम्हें कहने योग्य एक 
हित-बचन है। उसे अपने मन में ठीक से विठा लो | हे पर्वंतोन्‍नत कंघोंवाले ! मेरी मृत्यु 
पर तुम शोक मत करना | यह कहकर वह फिर आगे बोला-- 

है अधिक विवेकवाले | जिस परम तत्त्व के बारे मे वेद, शास्त्र, मुनि तथां 
कमलासन ब्रह्मा आदि वर्णन करते हैं, चही परव्ह्म धर्म-मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए 
शब्दायमान वीर-कंकणघारी राम के रूप में अवतीर्ण हुआ है और शत्रुनाशक धनुष लेकर 
यहाँ आया है | इसमे कोई सदेह नही है | तुम इसे भल्ती भाँति जान लो | 

हे स्त्रणमय पर्वत-सदश अति उज्ज्वल कृंधोवाले | शाश्वत आनद (अर्थात्‌, झुक्ति) 
रूपी सपत्ति की कामना करके, उसके योग्य मार्ग पर चलनेवाले नव प्राणी इसी का नाम 
जपते हैँ | इसी का ध्यान करते हैं| इस वात को तुम जान लो | यदि इसके सामान्य शुणो 
का ही विचार करें, तो भी इसके प्रभाव का प्रमाण देने के लिए इतना पर्यात है कि इसने 
मुझे मारा है | इससे बढ़कर और कोई प्रमाण आवश्यक नही | 

हे तात | जो वंचक हैं, जिन्होंने असख्य असाध्य पाप किये हैं, वेसे जन भी इस 
उदार के शर-प्रयोग से मारे जाकर अति उत्तम सुक्ति-पद को प्राप्त करते हैं, तो उन लोगो के 
द्वारा सुक्ति-पद प्राप्त करने के बारे से कहना ही क्‍या है, जो इनके उमय चरणों की सेवा में 
निरत रहते हैं 

जब भाग्य ही स्वयं सहायता देने के लिए प्रस्तुत हो, तो फिर दुर्लभ वस्तु क्या 
हो सकती है? अतः, इहलोक और परलोक, दोनों के फल छुमने प्रात कर लिये हैं | अब यही 
तुम्हारा कर्तव्य रह गया है कि लक्ष्मी तथा श्रीवत्स-चिहों से अकित वच्वाले इस ( राम ) 
की आज्ञा को शिरोधार्य करके, उसी में अपने चित्त को एकाभ्रवना लो | यों निमुवनों में 
तुम-उन्नति पाओगे | 

वानर-सुलम अज्ञान और चपलता को दूर कर दो ] उदारमना (रामचन्द्र ) के 
द्वारा किये गये उपकार को कमी न भूलो । उसके लिए आवश्यक होले पर अपने प्राण मी 
त्वागने के लिए सन्नद्ध रहो । परमपद को प्रदान करनेवाले उस परब्रह्म की सभी आशाओं 
का छुचाद रूप से पालन करके अपार जल्म-परपरा से अनायास ही झुक्त ह्दो जाओ |. 

राज्य प्राप्त करने के आनन्द से मत्त होकर इसकी उपेक्षा न कर बेठना | उम्र्क 
कमल-चरणों की छावा से कमी न हठना | इसी भाँति जीवन बिताता | वह स्मरण रखना 


किष्किन्धाकाय्ड छछ३्‌ 


कि नरपति जलती अभि की उपमा के योग्य होते हैं| इसके बताये गये सब कार्य पूर्ण करना। 
यह न सोचना कि नरपति तुच्छ सेवकों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। 
इस प्रकार के हित-वचचन अपने दु/खी भाई के प्रति कहकर वाली ले अपने सम्मुख 
स्थित सुन्दर ( राम ) को देखकर कहा--है चक्रवत्ती कुमार! यह ( सुग्रीव ) अपने सारे 
परिवार-सहित तुम्हारी ही शरण में है। यह कहकर अपने अनुज को राम के समीप प्रेषित 
किया और अपने दोनो कर शिर पर जोड़ लिये | 
इस प्रकार, हाथ जोड़ने के पश्चात्‌ अपने प्रेम-पात्र अनुज का सुख देखकर 
(वाली ने ) कहा--तुम मेरे प्यारे पुत्र ( अगद ) को शीघ्र बुलाओ | सुग्रीव के बुलाने पर, 
अपने हाथो से समुद्र को मथनेवालें उस ( वाली ) का पुत्र अगद शीघ्र वहाँ आ पहुँचा । 
बह अग॒द, जिसने कमी कल्पना में मी दुःखी मनवाले व्यक्तियों को नही देखा था, 
उज्ज्वल पूर्णचन्द्र के समान वहाँ आ पहुँचा | आकर उसने अपनी थँखो से अपने प्रिय पिता 
को, पृष्पमय सुगंधित शय्या के बदले रक्त-समुद्र के मध्य पड़ा हुआ देखा | 
सूर्य-चन्द्र के सहश दो उज्ज्वल लोल कुडलों से विभूषित तथा पुष्ट कंधोवाले 
कुमार ने अपने पिता को उस दशा में पड़े हुए देखा | देखकर अपने पिता के शरीर पर ऐसा 
गिरा) जेसे अभ्रु तथा रक्त के प्रवाह के मध्य, धरती पर पड़े हुए चन्द्र-मडल पर, गगन तल से 
कोई उज्ज्वल नक्षत्र आ गिरा हो | 
हाय मेरे पिता | मेरे पिता | तुमने अपने मन से या कर्म से, उच्तुण तरण-भरे 
समुद्र से आदृत इस धरती पर, किसी को हानि नहीं पहुँचाई | फिर, भी तुम पर यह विपदा 
क्यो आई १ खेर जो हो, किंतु यह केसे हुआ कि तुम्हारी आँखो के सामने ही यम भी 
हुम्हारे पास आ पहुँचा १ उत्त ( यम ) के सामर्थ्य को निर्मय होकर मिटा देनेवाले (तुम्हारे) 
अतिरिक्त और कौन है ? 
> जिस रावण ने, अष्ट दिशाओ में कील के समान ठोके गये-से अविचल रहनेवाले 
दिग्गजों को भी परास्त किया था, उसका भन भी तुम्हारी पुष्ट मूलवाली सुन्दर पँछ का 
स्मरण होने सात्र से ऐसा धड़क उठता है, जेसे पटह बजाया जा रहा हो | हाय | उसका 
वह भय अब समाप्त हो गया । 
है पित्ता! बुलपवतों तथा चक्रवाल नामक गगनोंन्नत पर्वतों के शिखर अब 
तुम्हारे सुन्दर पद-चिहों से रहित हो जायेंगे | मंदर पर्वत, वासुकि सपे, चन्द्रमा तथा अन्य 
उपकरणों को लेकर तरंगायसान समुद्र को मथने के लिए” किसी से-प्रार्थना करनी हो, तो अब 
कौन उसे भथ सकेगा १ 
रूई-जेसे कोमल चरणोवाली पार्वती को अपने अधसाग में धारण किये हुए शिवजी 
के चरणों के अतिरिक्त ओर किसीके प्रति कभी तुमने अजलि नहीं दी। ऐसे शासन-चक्र से 
युक्त हे मेरे पिता | तुम्हारे द्वारा क्ीरसागर के मथे जाने से ही देवगण भी मरणहीन बने 
हुए हैं। किन्तु, मधुर अमृत देलेवाले तुम, झृत्यु को प्रास हो रहे हो | तुम्हारे सहश महिमा- 
वाले अन्य कौन है १ 
इस प्रकार के विविध वचन कहकर अंगद रोने लगा | एसे देखकर अतिशोकातुर, 


४७४ कंब रामायण 


रक्त-नेत्र वाली ने, जिसका मन आग में पडे मोम के-जेता पिघल गया था, उसे आलिगन करते 
हुए कहा--अब तुम हुःखी मत होओ | यह, ग्रस्म ( राम ) का क्रिया हुआ पुण्य-कार्य है। 

ब्रुटिहीन रूप से यदि विचार करके देखो, तो विदित होगा कि जन्म लेना और 
मृत्यु पाना--तीनो लोकों के निवासियों के लिए आदि से ही नियत हैं। मेरे पूर्वकृत तप 
के कारण ही मुझे इस प्रकार की मृत्यु मिली है। सर्वसाक्षी बने हुए महावीर ने स्वथ भाकर 
मुझे सुक्ति अदान की है। 

हे वात | है पुत्र | तुम वाल्यावस्था को पार कर चुके हो। यदि मेरी बात 
मानों, वो कहूँगा कि वही परमतत्त्व, जिससे परे और कोई तत्त्व नहीं है, हमारी दृष्टि के गोचर 
वनकर, ( मनुष्य-रूप में ) अपने चरणों को धरती पर रखे और कर में धनुष धारण करके 
उपस्थित हुआ है| अज्ञान में डालनेवाली जन्म-रूपी व्याधि की यह (राम ) ओषधि है। 
यह जान लो और इसको नमस्कार करो | 

है स्वणमय आमरणधारी । इसने मेरे प्राण हरण किये--यह बात किंचित्‌ भी न 
सोचना | तुम अपने ग्राणों की रक्षा करो | यदि इस ( राम ) का शत्रुओं के साथ युद्ध 
छिडे, तो ठुम इसका साथी वनना। यह (राम ), सब जीवों का उनके सस्कार के 
अनुत्तार, हित करनेवाला है | इसके कमल सहृश-चरणों की अपना शिर पर धारण करके 
जीना। 

इस ग्रकार के हित-बचन कहने के उपरांत पव॑त से भी अधिक हृढ कधींवाले वानर- 
राज ने अपने पुत्र ( अंगद ) का अपनी दी्घ बाँहो से आलिंगन कर लिया | फिर, स्वर्णमय 
रलखचित आभरण पहननेवाले रक्षक रोम को देखकर वोला--- 

हे असत्य मनवालो के लिए अहृश्य ज्ञान-स्वरूप | यह मेरा पुत्र ऐसे कंधोवाला है, 
जो घृत लगे दीर्घ त्रिशुल॒धारी कालवर्ण राक्ष॒स-सेना-रूपी तूल्-सम्रुदाय के लिए अप्मि स्वरुप है। 
दोषहीन आचरणवाला है | यह तुम्हारी शरण मे है |--यों कहकर वाली ने उसे राम को 
दिखाया | तब-- ं 

चह ( अंगद ) राम के चरणों पर नत हुआ। कमल-सहश विशाल नयनोवाते 
राम ने अपने सुन्दर करवाल को अंगद के आगे वढाकर उससे कहा--यह लो | तब सातों 
लोक उन ( राम ) की ग्रशसा कर छठे । वाली अपना शरीर छोडकर उत्तम छोकों के 
परे रहनेवाले परमपद को जा पहुँचा | 

उस समय वाली के हार्थ शिथिल पड़ गये। वेगवान्‌ वाण वाली के यम-समान 
कठोर बच्ष से न रहकर उसकों पार करके निकल गया और ऊपर उठ गया | फिर) परविन्ि 
समुद्र के जल में घुलकर, देवताओं के दिये पुष्पहारों से विभूषित होकर, प्रभु ( राम ) की 
पीठ से कभी न हटनेवाले विजयी तूणीर में जा पहुँचा। ( १-१५३ ) 


अध्याय «८ 
शासन पटल 


वाली स्वर्ग को सिधारा ] वट्यत्र पर शयन करनेवाले (घिप्णु के अवतार 
राम ) उसको अनंत आनद (अर्थात्‌, मोक्ष ) देकर अपने सम्मुख खड़े सूर्यपुत्र के अदण 
हस्त की अपने कर में लिय, अंगद को भी साथ लेकर वहाँ से चले गये| जब शुल-जेसे 
नयनोवाल्ली तारा ने (वाली की मृत्यु का) समाचार पाया, तब वह वहाँ आकर उसके शरीर 
पर गिर पड़ी | 

वाली के शरीर से वहनेबाल मयकर रक्त-प्रवाह से, उसके पर्वतोंपम स्तन, जिनका 
अृग्रभाग मुकुलित था, कुछुमरस-लिप्त जेसे हो गये। उसके घुँदुराले केश लाल हों गये | 
बह, वहाँ गिरे हुए मनोहर तथा विशाल कंबोत्राले वाली के वक्त पर इस प्रकार लोटने लगी, 
जिस प्रकार सूर्य के अरुण किरणों से आबृत विशाल गयन में कोई विद्युत्‌ कोष रही हो। 

तारा विषण्ण हुई ) दीन और व्यादुल हुई। आह भरी | द्रविततहृय हुई | 
अपने दोनों करों को सिए पर जोड़कर रखा | शिथिल्न हुईं। उसका केश-पाश गलित 
होकर बिखर पड़ा। वह ऊेँचे स्वर भे निम्नलिखित प्रकार के वचन कह-कहकर रो पड़ी | 
उसके कठ की ध्वनि से बाँसुरी, मधुर नादवाला याक्‌ और वीणा के नाद भी लज्जित 
हो गये : 

हे भेरे अत्युत्तम अपूर्व प्राण | हे मेरे हृटय ] हे मेरे प्रश्भ | तुम्हारी पव॑त-सद्श 
सुजाओं के मध्य, नित्य सुरक्षित रहती हुई, मैने कभी वेला-हीन ढुःख-सागर को देखा 
भी नहीं था। अब मैं तुम्हारी यह दशा देखकर बहुत तस्त हो रही हूँ। 

तुम कभी मेरे प्रतिकूल नही हुए | 6म्हारे इस दुःख को देखकर भी मैं प्राण छोड़े 
विना जीवित हूँ | अतः; अब तुम मुझे अपने निकठ नहीं बुलाओंगे]। हे मेरे भार्व-देवता | 
प्राणों के जाने पर क्या ठेह जीवित रह सकती है १ 

हे मेरे प्रसु | क्या वमदेवता यह नहीं जानते कि तुम्दारे द्वारा सुरभिमव अमृत 
व्ये जाने के कारण ही थे अमर बने हुए हैँ 2 क्या वे इतने क्ुद्र हैं कि अपने प्रति ( ठम्हारे 
द्वारा ) किये उपकार का स्मरण नहीं करते १ 

तुम सब दिशाओं मे जाकर, सच्ची भक्ति के साथ; न कुम्दलानेवाले पृष्पो से, अपने 
अर्धाग मे उमाठेवी को धारण करनेवाले देव की पूजा किये बिना, इतनी देर तक यही 
पढ़े हो। क्‍या यह उचित है १ 

है प्रभो | पुष्पशय्या पर, मरढु वल्लों के आवरण पर, शयन करनेवाले तुम अब भूमि 
पर पड़े हो । यह देखकर मेरा मन द्रवित हो रहा है | मै तुम्हारे सम्मुख खड़ी होकर आँसू 
वहा रही हूँ। फिर भी; तुम सुकमे कुछ नहीं कह रहे हो । सुकसे कोन-ता अपराध हुआ है ; 

है कमी असत्य न बोलनेवाले पुण्यात्मा | में यहाँ रहकर इस प्रकार ढुःखी हो 
रही हूँ और तुम सत्य-्परायण ठेंवो के लोक मे जाकर सुख मोग रहे हो। हे प्रभु! क्या 


श्ज्द कंब रामायरां 
तुम्हारा यह कथन अमत्य ही है कि मै तुम्हारा प्राण हैँ? ( अर्थात्‌ , तुम जो यह कहते थे 
कि हुस मेरे आप हो, क्या वह कथन भूठ ही था ? ) 
हु युद्ध के अभ्यस्त कंधोवाले | यदि यह सत्य है कि में हुम्हारे हृदय भे हूँ, तो शत्रु 
का शर मेरे प्राण भी हर लेवा। यदि यह सत्य है कि हुम मेरे हृदय में रहते हो, तो तुम 
निश्चय ही जीवित रहते | हम दोनों ही एक दूसरे के हृदय में नही थे | 
हे मेरे परम | देवताओं ने तुम्हारा यह उपकार स्मरण करके कि तुमने उन्हे 
अमृत ला दिया था, जिससे वे असर बन सके, अब क्या ( तुमको स्वर्ग में थाये हुए देखकर ) 
उन्होने छम्हें कहपपुण प्रदान करके, तुम्हें अपना मित्र समककर, तुम्हारी आवमगत करके 
ऐुम्हारा सत्तार कर रहे हैं 
तुम तो अमरता प्रदान करनेवाला अमृत भी (देवों को ) ला देनेवाले हो। छिपे 
रहकर शर छोड़ने के लिए तैयार होकर आया हुआ राम यदि अपने झुँह से माँगता, तो क्या 
तुम अपना सर्वस्व भी उसको नहीं दें देते 
मैने पहले ही कहा था ( कि राम सुथीव की सहायता करने के लिए आया है)। 
मेरा कहना ने मानकर, यह कहते हुए कि वह राम वैसा अनुचित कार्य नहीं करेगा, एम 
अपने भाई से युद्ध करने लगे और युगात तक जीवित रहने योग्य हम मृललु को प्रात हो 
गये । में तुम्हे फिर कब देखूगी ? 
यदि तुम प्रहार करते, तो मेरुपर्वत मी चूर-चूर हो जाता। आह | एक शर ने 
तु्हारे सामने होकर तुम्हारे वक्ष को कैसे विदोर्ण कर दिया? क्‍या यह देवों की माया है 
मैं नही समझ रही हूँ। अथवा यहाँ जो मरा पढ़ा है, वह कोई दूसरा दी वाली है 
हे नाथ | हुम्हारे माई से उत्तम यश की गरिमा से युक्त रहकर तुम से बेर फिया, 
जिसके परिणाम-स्वरुप तुम रुत्यु को श्राप्त हुए और हमारा सर्वेस्त्र बिन४ हो गया। हाय 
तुम हमारी यह दशा क्यो नहीं देखते 
अपूर्व अमृत के समान बद्विपदाओं को दूर करनेवाले उस राम ने अब शक बीर का 
अहित सोचकर क्या कार्य कर दिया १ क्या यह वचन केवल कथन द्दी है ( किंतु, यथार्थ 
नहों है) कि धर्म पर स्थिर रहनेवालों की कसौटी, उनके कार्य ही होते है १ 
इस प्रकार के अनेक वचन कहकर; अति इुःखित हों) बुद्धिप्रए हो वह निरयेषट 
पड़ी रही | उसकी वह दशा देखकर नीतिनियुण तथा ६ढ पर्वत के सहश हलुगान लेट 
बानर-स्त्रियाँ के द्वारा उसको उसके निवास पर पहुँचवा दिया और वाली के 
करवाये। फिर, श्रीरामचन्द्र के पास जाकर सब इंचात सुनाया। 
गे का दूर्यदेव; जो अपने प्रकाश से अधकार को निर्मेल कर देता है; अपने गम" 
स्थान अस्ताचल पर जा पहुँचा | वह (सूर्य ) परव॑त-सह्श वानरराज ( वाली ) के हल 
की समता कर रहा था ( अर्थात्‌; रक्तवर्ण दीखवा था )। 
सध्या के समय सूर्य अस्त हुआ) उदारशील ( 
विश्रात होकर शिथिल तथा द्रवितहंदय हो उठे। और, 
उस निशा-सांगर को बड़ी कठिनाई से पार किया। 


राम) सीता का स्मरण करते हुए, 
इस प्रकार (क्शों से ) भरे हुए 


किप्किन्धाकाणड 9७७ 


सूर्य, यह सोचकर कि उसका पुत्र ( सुग्रीव ) स्व्ण-सुकुट धारण करनेवाला हैं, 
बड़ी उमंग से भर गया | (उस राजतिलक के उत्सव में ) सहयोग देने के लिए लक्ष्मी का 
भी आगमन हो--इस एद्देश्य से; उस ( सूर्य ) ने अपने अरुण करो से उत्तम कमल-दल-रूपी 
कपाट खोल बविये। 
उस समय, करुणानाथ ( राम ) ने अपने उत्तम मतिवाले अपने अनुज को देखकर 
यह आदेश दिया--है तात | तुम अपने हाथों से सूर्य-पुत्रको यथाविधि राज्य पर अभिषिक्त 
कर दो। 
आज्ञापालक, महिमावान्‌ लक्ष्मण ने तुरत ही जाकर नीति से स्खलित न होने- 
वाले तथा युद्ध में कुशल हनुप्तान्‌ से कहा--है वीर | इस शुभ कार्य के लिए आवश्यक समस्त 
सामग्री को तुम अभी ले आओ--तव, 
अभिषेक के योग्य तीर्थ-जल, मंगल-द्रव्य, प्रशसनीय स्वर्णमुकुट आदि उप- 
करण--सब हनुमान के द्वारा लाये गये | पुरुषोत्तम ( राम ) के भाई लक्ष्मण ने महिमा-भरे 
सुग्रीव से त्रत आदि कत्तंज्य कराये। फिर-- 
ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे | देव मधु-पूर्ण पुष्प बरसा रहे थे। सद्धर्म के 
पथपर चलनेवाले मुनि (पुरोहित वनकर ) कृत्य करा रहे थे। धर्मात्माओं के बताये 
विधि से लक्त्मण ने उस महाभाग ( सुग्रीव ) को झुकुठ पहनाया | 
स्वर्णणयय किरीट धारण करके सुग्रीव ने असत्य-रहित प्रश्न ( राम ) के महिमामय 
चरणों को प्रणाम किया। तब अश्यु ले, जो अर्थपूर्ण वाणी के भी परे हैं, अपने सुन्दर वक्त 
से उसे लगा लिया, और कहा-- 
हे वीर | तुम यहाँ से अपने प्राकृतिक निवास-स्थान ( अर्थात्‌ , किष्किन्धानगर) 
मे जाओ, और अपने द्वारा करणीय कार्यों का ढीक-ठीक विचार कर, यथाविधि उन्हें पूरा 
करो | यों जिस राज्य-भार को तुमने अपने ऊपर लिया है, उसके लिए आवश्यक सब कार्य 
करो और युद्ध में मरे हुए वाली का जो प्रिय पुत्र है, उसके साथ उत्तम ऐश्वर्य के साथ चिर- 
काल तक जीते रहो। 
सत्य से मरित, विवेकपूर्ण मन्नियो के साथ तथा दोप-रहित सदाचारी एवं परा- 
क्रमी सेनापतियों के साथ पविन्न मेत्री का भाव रखो, और तुम स्वय भी चुटिहीन कार्य करते 
हुए इस प्रकार रहो कि वे (मत्री तथा सेनापति) ह॒म्हारे अति निकट या अति दर न रहकर 
तुम्हें देवता के समान सानकर व्यवहार करें | 
ससार इतना विवेक-पूर्ण है कि यदि कहो धूम दिखाई पडे, तो यह अनुमान कर 
लेता है कि वहाँ जलती आग भी होगी । अतः तुम्दें चाहिए कि तुम शात्नज्ञों के द्वारा 
कथित कूटनीति को भी अपनाओ | तृम हँससुख रहो | मधुर वचन बोलो और दूसरों के 
स्वभाव को जानकर, इस प्रकार आचरण करते रहो कि उससे तुम्हारे प्रति वैर रखनेवालो 
काभी हित हो । 
वह दोप-रहित महान्‌ ऐश्वर्य, जिसे देखकर देवलोग भी झुख्ध होते हैं, तुमको 
प्राप्त हुआ हैं। तो उस सपत्ति के महत्त्व को ठीक-ठीक पहचानकर सदा सजग रहो | क्योंकि, 


हक कब रामायण 


तीनों लोकों के निवासी ऐसे होते हैं, जो मुनियो के प्रति भी घनी मित्रता रखते हैं, कुछ 
उनके बेरी होते हैं तो कुछ तटस्थ स्वभाव रखते हैं| 
. , उपयुक्त तीनों प्रकार केस्वमाववालो में से तुम किसी के प्रति अहित कार्य न करना | 
अपने कत्तेंब्य कार्य पूरा करना | यदि कोई तुम्हारी निदा करे, तो मी उसके प्रति निदा-रहित 
मधुर वचन कहना | दूसरों के धन का अपहरण करने का ज्ोम न रखना ) ये सब धर्म किसी 
व्यक्ति का, उसके बधु-परिवार-सहित, उद्धार करनेवाले होते हैं। अतः, हम इसी प्रकार के 
धर्म का आचरण करना | 
है पुष्ठ कंधोंवाले | किसी को वलहीन जानकर उसे दुःख न देना। में ( अपने 
बाल्यकाल में ) इस धर्म-मार्ग की सीमा को पारकर गया था और शरीर से विक्ृत होकर भी 
बुद्धि से बढी हुई कुबड़ी के कारण राज्यश्रष्ट हो गया* और कढोर दुःख-सागर में डूबा | 
यह निश्चित जानो कि स्त्रियों के कारण पुरुषी को मृत्यु आस होती है। बाली 
का जीवन ही इसका प्रमाण है और उन्ही स्त्रियों के कारण दुःख और अपवबाद भी उतन्न 
होते हैं | यह तुम मेरे जीवन से जान सकते हों । इस विषय के ज्ञान से बढकर अन्य हित- 
कारी शिक्षा क्‍या हो सकती है १ 
अपनी प्रजा की इस प्रकार रक्षा करना कि वे यह कहे कि, हमारे राजा राजा 
नहीं हैं, किन्ठु हमारा लालन-पालन करनेवाली माता हैं। ऐसा आचरण करते हुए भी यदि 
कोई व्यक्ति तुम्हारा अह्वित करे, तो उसे धर्म से स्वलित न होते हुए दड देना । 
यथार्थ का विचार करें तो ( विदित होगा कि ) जन्म और झुत्यु सदा, आपने- 
अपने कार्यो के परिणामस्वरूप ही होती है। कमलभव ब्रह्मा ही क्यों न हो, धर्म से सखलित 
होने पर विनाश को प्राप्त होता है। धर्म का अंत जीवन का अरे है-- यह बडे लोगी का 
कथन है, अब अन्यों के बारे में क्या कहा जाय १ 
परस्पर के आधात से उन्‍्माद उत्पन्न करनेवाले मल्लयुद्ध में बुशल वीर । सामन्नता 
और निर्धनता--ढोनो जीवों के पुण्य और पाप के फलो के अतिरिक्त और भी कुछ है, इसें 
अनुपम शाख्री में निपुण विद्वान भी नही जानते (अर्थात्‌ ; प्राणियों के पराप-पुण्य के फलस्वत्तप 
£ है| निर्धनता और सपन्नता होती है )) अतः; पुण्य को छोड़कर क्या पाप को अहण करना 
कभी उचित हो सकता है ? है 
यही राजाओं के योस्य कर्तव्य है। विधि के अनुत्तार एम राज्य करे और 
समीप आई हुई वर्षा ऋतु के व्यतीत होने के पश्चात्‌ अपनी समुद्र-सध्ण विशाल सना को 
लेकर मेरे पास आओ | अब हम जाओ--यो उस सुन्दर ( राम ) ने कहां | तव सुमरीव ने 
कहा--- ५ 
हे उदार। दृक्तो तथा जलाशयी से मरा हुआ ( किप्किन्धा के ) पवत बानरो 
का निवास है, केवल यही तो इसमें दोप हे। अन्यथा यह स्थान समभा-मडप से विभूषित 


१. इस पथ में उस घटना की ओर सकेत है कि रामचन्द्र बचपन में अपने धतुप से मबरा के गृबढ़ को 


लक्ष्य करके मिट्टी की गोली मारते ये, जिससे मथरा मन-ही-मन चिद्ती थी। इसी का बदखा एन 


के लिए मयरा ने ऐसा उपाव किया, जिध्मे रामचन्द को राज्य-अट दोकर बन जाना पढ़ा।“7अह् 


किष्किन्धाकाएड छ्जर्‌ 


स्वर्ग से मी अधिक मनोहर है । अतः, तुम कुछ दिन हमारे यहाँ आकर ठहरो, जिससे हम 
तुम्हारी करुणापूर्ण आज्ञा का पालन कर सके | 

है अरिंदम | तुम्हारी शरण में आकर हम तुम्हारी करुणा के पात्र बने हैं | तुमसे 
विय्ुक्त होकर जो ऐड्वर्य हम पायेगे, वह दरिद्वता से मी अधिक गर्हित होगा | अतः, जबतक 
तुम्हारी देवी का अन्वेषण करने का समय न अबि, तबतक तुम हमारे साथ (नगर भे) आकर 
ठहरने को कृपा करो---यों कहकर सुग्रीव ( राम के ) चरणों पर गिर पड़ा | 

यह वचन सुनकर महामाग ने मधुर मदहामस करते हुए कहय--राजाओ के निवास- 
योग्य नगर, मेरे जैसे श्रतधारियों के लिए योग्य नहीं है और यदि मै वहाँ आऊँं, तो मेरी 
सेवा में ही तुम्हारा सारा समय लग जायगा | तुम, विचार कर किये जाने योग्य शासन- 
काये से, स्वलित हो जाओगे | 

है चिरजीव | मैने यह प्रण किया है कि चौदह वर्ष वन में रहूँगा | अतः, 
(इस अवधि मे) मै राजाओं के निवास में नही ठहर सकूँगा | है दृढ तथा सुन्दर कघोवाले । 
वीणा-नाद-सहश स्वस्वाली अपनी देवी के बिना क्या मैं सुख भोग सकूगा १ यह तुमसे 
कठाचित्‌ सोचा नही | 

हे तात)! यह अपवाद क्‍या तिमभुवनों के विनाश होने पर भी मिट सकेगा कि; 
राक्षस के द्वारा अपनी पत्नी के बंदी वनाकर रखे जाने पर भी राम, स्वय, अपने प्यारे मित्रो 
सहित, अपार सुखो का भोग करता रहा । 

जिन लोगो ने गहस्थाश्रम का त्याग नहीं किया है, वेसे लोगो के लिए योग्य 
धर्म को मैने पूरा नही किया | युद्ध में घनुष लेकर किये जानेवाले कर्तव्य को भी मैने पूर्ण 
नहीं किया | यो व्यर्थ जीवन वितानेवाले मुझ-जेंसे के लिए सब (सुश्रीव के साथ नगर 
में रहना इत्यादि ) महत्त्वहीन क्ुद्र का हैं। उत्तम गहस्थ-धर्म को छोड़कर, वानप्रस्थ ब्रत 
का आचरण करके में अपले पापों का परिहार करूँगा |--यो राम न कहा | 

फिर कहने के लिए सुकर, किंतु करने के लिए दुष्कर सच्चारित्रय मे स्थिर रहने- 
वाले ( राम ) ने आगे कहा--है बीर | शासन के सब कार्यों को यथाविधि पूर्ण करके 
चार मास व्यतीत होने पर, उत्तुग तरगो से पूर्ण समुद्र-सहश अपनी सेना को साथ लेकर मेरे 
निकट आओ। यही हमसे मेरी प्रार्थना है| 

वबानरों का नेता इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सका। यह सोचकर कि गगनोंन्नत 
€ गमीर ) आकारवाले तथा तपस्वी वेषधारी ( राम ) के मन के अनुसार करना हीं दोप-सुक्त 
बनने का उपाय है, अपने विशाल नयनो मे अश्नु वहाता हुआ ढडबत्‌ किया और अकथनीय 
इ-स़ को मन से भरकर वहाँ से चला। 

. , वली-पुत्र ( अगद ) राम के चरण-कमलो मे प्रणत हुआ | उसे सकरुण देखकर 
नोले मेघ-जैसे उस भहात्‌ ने कहा--ठुम शीलवान हो। उस ( सुप्रीव 2 को अपने पिता 
का भाई जानकर उमकी आज़ा भे स्थिर रहो। 

इस पकार के वचन कहकर सुग्रीव के साथ उसको भेज दिया। तब तुरुत ही 
चशस्वी तथा ग्ृणवान्‌ अगढ, उनके उत्तम चग्णो को नमस्कार करके विदाहुआ। फिर. 


का) कंब गमायण 


के त 220 देखकर कद्दा--हे सुन्दर वीर | हुम भी उस राजा ( सुम्ीव ) के शानन 
के योस्व कार्य अपने विवेक से पूरा करते रहो | 

प्रेम से परिपूर्ण तथा असत्व-रहित मनवाले हनुमान ने यह कहकर कि, यह दास 
यही रहकर ( आपकी ) थाक्षा के अनुतार योग्य सेवा करता रहेगा, उनके पदयुगल पर 
गिर पड़ा। तब सत्य में हृढ रहनेवाले म्र्ुु ने कहा--- 

एक भ्रतापी राजा के द्वारा शासित अपार ऐडवर्य से युक्त राज्य को जब इसरा 
कोई वीर बलात्‌ हस्तगत कर लेता है, तब उससे सदा भलाई ही हो, ऐसी वात नहीं। किन्तु, 
उससे कभी बुराई भी उत्तन्न हों सकती है| अतः, हे तात | वैसा राज्य तुम-जैसे बड़े दायितल 
का वहन कर सकनेवाले विवेकी पुरुष से ही स्थिर रह सकता है | 

(गुणों से ) परिपूर्ण उस ( छुग्नीव ) के राज्य को स्थिर वनाकर, उसके पश्चात्‌ 
मेरे कार्य को पूरा कर सकनेवाला ( पुरुष ) ठुमसे वढ़कर और कौन है? थतः, तुम मेरी 
इच्छा के अनुसार, साकार धर्म-जैसे उसके पास जाथी ! 

चक्रधारी के ये वचन कहने पर मारुति ले नमस्कार करके कहा--हे शश्ु | आप 
विजयी हों | यदि आपकी यही आज्ञा है, तो यह दास वैसा ही करेगा | और, वहाँ से चल्ता 
गया | पुरातन सृष्टि के नायक ( राम ) भी सुखपट्टधारी बड़े हाथी के सहश अपने माई के 
साथ एक झाँचे'पवंत पर चले गये 

आर्य (राम) की आज्ञा से सुग्रीव विशाल किण्किन्धा में जा पहुँचा और महिमा- 
वाब्‌ मन्रियों तथा बघुजनों में युक्त होकर तारा को प्रणाम किया और उसको अपनी साता 
तथा अपने अग्रज के उपदेशों को ही अपना पिता मानकर, उत्तम रीति से शासन करता रहा | 

चह अपार ऐश्वर्य को प्राप्त कर, आनद से शांसन करता रहा| अन्य घानर 
उसके अचुकूल आचरण करते रहे । उसका शासन-चक्त दिगन्तो में व्यास हुआ। अपार 
पराक्रम-युक्त अगढ को उसने राज्य का युवराज-पढ दिया | 

उदार (राम); वहाँ से चलकर मतंग महर्षि के आवासभूत गगनस्पशी (ऋष्यमूक) 
पर्चत पर जाकर ठहरे, जहाँ उनके उस भाई ने, जिसके मन की सच्ची भक्ति को भर-मरकर 
लिया जा सकता है; प्रेम से पर्णशाला बनाई थी | यों वे विश्राम करते रहे । (१-५४) 


अध्याय ६ 
बर्षाकाल फप्टल 


दूर्य, महिमा-भरी उत्तर दिशा से ( दक्षिण दिशा को थोर ) चल पड़ा, मानों 
चिन्प्रतिमा-तमान उज्ज्वल तथा लावण्ययुक्त ( सीता ) देवी का अन्वेषण करने के लिए 
देवाधिप ( राम ) के द्वारा पहले भेजा गया दूत ही | 


किप्किन्धाकासड श्८१ 


सजल मेंघ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, जिस प्रकार अनेक फनवाले सूयराज 
के द्वारा धारण की गई (थ्बी-रूपी दीपक मे शब्दायमान समुद्र रूपी तैल के मध्य मेरुपबंत- 
रुपी बत्ती की सूर्य-रूपी ज्वाला से उत्तन्न अजन हो | 

घने बादलों के छा जाने से अधकार-मरा आकाश का रस ऐसा था, जैसे समुद्र से 
उत्तन्न अति भयंकर इलाहल विष को पीनेबाले ललाट-लेन्न (शिव ) का कंठ हो | उससे सूर्य 
की किरणें भी तापहीन हो शीतल हो गई । 

नील आकाश, विष के समान; शीतल तथा विशाल सागर के समान, तरुणियों 
के अजन-लगे नयनो के समान, ( उनके ) बिखरे केश-पाशों के समान, मायावी राज्षतो के 
शरीरो के समान, ( उनके ) पापकर्मों के समान और ( उनके ) मन के समान ही कालिमा- 
मय हो गया। 

वे मेघ, जिन्‍्होने अनेक दिनों से शीतल समुद्र के जल को अपनी जिह्का से अधाकर 
पिया था और जिनमें बिजलियाँ चमक रही थी, ऐसे लगते थे, जेसे करवालधारी वीरो के 
युद्ध में करवालों के आधात से घायल होकर मदजलखावी गजराज पड़े हों | 

उदर में जलन से मरी हुई काती घनी घटाएँ बढे-बढ़े काले हाथियों की पंक्तियों के 
समान थीं और उनके उमड़ने से ऐसा घोर शब्द होता था, मानो तरग-समान काले समुद्र 
क्रा विशाल जल ही अनन्त आकाश में छा गया हो | 

कौंधनेवाली विजलियाँ, इन्द्र आदि देवताओं के चमकते हुए आमरणों की 
जैसी थी, पर्वतों में फैलकर सब वस्तुओं को जलानेवाली अभि के समान थी तथा अनिन्‍्दनीय 
दिशाओं की हँसी की जैसी थी। 

वर्षाकालिक काली घन-धठा एक भट्ठी की समता करती थी, जहाँ दिशा-रूपी 
छुद्दार, सब वस्तुओं से अधिक कालिमापूर्ण आकाश-रूपी कोयले की राशि में उत्तर दिशा 
की अतिवेगवान्‌ पचन-रूपी वड़ी भाथी लगाकर तीदृण अभि-ज्वालाओं को मड़का रहा था। 

आकाश में तथा दिशाओं में बिजलियाँ इस प्रकार कौंध उठीं, जैसे अपने प्रियठम 
के वियोग सें तरुणियाँ तड़प उठी हों, धरती के गर्भ में स्थित सर्प जलकर तड़प उठे हो, 
या सूसं-किरणों को काट-काठकर दिशाओं में फेंक ढिया गया हो, अथवा बज की लपलपाती 
'जिह्ाएँ तड़प उठी हों | 

वे विजलियाँ ऐसी थीं, जैसे मणिकिरीटधारी मायादी विद्याधरों के द्वारा कोश से 
निकालकर घुमाये जानेवाले ( शत्रुओं के ) रक्त-सिंचित करवाल हों, अथबा दिक्‍पालों के 
साथ यात्रा करनेवाले दिग्गजों के मुखपट्ट हों, जो हिल-डुलकर चमक रहे हों | 

वे विजलियों यों चमक उठी, मानों अष्ट दिशाओं में धरती को धारण करनेवाले 
अष्ट मद्दानागों की जिहाएं व्यास हो रही हों | उस समय कम्तावात यो वह चला, मानो विष्णु 
की काति के समान काली बनी हुई घदाएँ ( अपने गर्म के भार से ) निःश्वास भर रही हो। 

बह वर्षाकालिक पवन ऊँच-नीच का भेद किये विना पर्वतों, वृत्तों तथा अन्य सब 
प्रदेशों मे वारनारियों के उस चचल मन के समान फैल गया, जो ( मन ) केवल धन की 
कामना करके धन देनेवाले किसी भी व्यक्ति के समीप जा पहुँच॒ता है। 


श्परे कैब रामायण 


उत्तर दिशा का वात, अपने प्रियतमों के विरह मे पीडित रहसेवाली तरुणियों के 
तत्त स्तन-तटों को और भी तपाता हुआ वह चला और उस प्रकार बढ चला, मानों कोई 
पिशाच हो, जो (उन स्तनों को ) पुष्ट मांसखंड समककर उनकों काटकर खा डालने के लिए 
चल पड़ा हो ] 

बड़े शब्द के साथ धूलि ऊपर उठकर आकाश को रूँधने लगी, बिजलियाँ तीचृंण 
तलबारो के समान घूम-घूमकर चमकने लगी | मेघ पुष्प-मालाओं से अलंकृत बडे नगाडों के 
जेसे गरजने लगे। आकाश एक बड़े युद्ध-रंग के समान दृष्टिगत होने लगा । 

सधुर मदहास करनेवाली जानकी से बिछुड़े हुए रामचन्द्र पर मन्मथ पुष्पन्वाण 
बरमा रहा हो--उसी प्रकार विजलियो से पूर्ण मेघ-मण्डल उत्त स्वरणणय पर्वत पर जल- 
धाराएँ बरसाने लगा। ध 

जल-घाराएँ मेघों के मध्य-स्थित धनुष से प्रयुक्त शरी के समान वेग से पहाड़ों पर 
आकर गिरती थी, मेघों से उत्तन्न रक्तवर्ण वज़्ाओि के कण ऐसे गिरे, जैसे रात्रि के समय 


अत्युज्ज्वल रल्न-कण वरस रहे हों | ह 
योद्धा लोग शत्रुओं के बडे हाथियों पर चमकते हुए बरछे प्रयुक्त कर रहे हो-- 


ऐसे ही मेंघ पर्वत पर जल-धाराएँ बरसा रहे थे। उन अबार्य जल-धाराओ के प्रह्मर से 
शिलाखड दूट-हृटकर ऐसे लुदक रहे थे, जैसे लाल त्रिदियोंवालें उत्तम लक्षुण-सम्पन्न गज 
आहत होकर लुढक जाते हो | £ हे 

मेघ, मीनकेतन (मन्मथ) था, इन्द्र-नुध्त ईंख का कमान था, बरसती जल्-धाराएँ, 
पुष्प-शर थी, पव॑त की दीघे घाटियाँ विरहीजन थी, उन पव॑त-शिलाओं पर जल-घाराएँ यो 
गिरती थी, जैसे मासल शरीर में शर चुभ जाते हों | 

देवता, यह कहकर कि पवित्र मूर्ति ( श्रीराम ) तथा कपिगण दोनों मिलकर अब 
हमारे शत्रुओं ( रावणादि राक्षसों ) को शीघ्र ही गिदा देंगे गर्जन कर उठे हों--यों मेध 
गरज उठे, जल-ब्रिन्दु पुष्प-बर्धोा के समान वरस पड़े | 

सुन्दर धनुष धारण करनेवाला राक्षस रावण, जब करवाल लिये हुए (सीता को ) 
उठाकर आकाश-मार्ग से त्वरित गति से ले जा रहा था; तब उम नारी-रल; आमरण-भूषित 
देवी (सीता) के नयन जिस प्रकार अश्रुवर्पा करने लगे थे, उसी प्रकार मेघ बरस पडे | 

शिर पर चन्द्र को धारण करनेत्राले भगवान्‌ ( शिव ) आकाश-मार् में उडनेवाले 
तीनो पुरों को दखख करने के लिए अभिम्रुखी शर प्रयुक्त कर रहे हों-- ऐसी लगती थी 
चमकती हुई विजलियाँ, वे सान पर रगड़कर पेनाये गये और चमकते हुए वरथों के समान 
ही विरह-तत युरुषों के मन को दर्ध कर रही थी, जिससे बिरहीजन तडप उठे | 

वे बर्षाकालिक सपत्ति का अर्जन करने के लिए दूर देशों में गये हुए जनों के 
खियोग में निष्प्राण बनी हुई विरद्िणियों को उनके प्रियतम-रूपी प्राणों को चन्रवालें रथीं- 
पर शीघ्र ला देते थे; अत मूच्छा उत्पन्न करनेवाली विरह-व्याधि-रूपी सप के विनाश के लिए 


नील 557 'त्क्रल थे ण् | 
३ वर्षाकतु में प्रवास में गये हुए प्रेमी अपने घर वापस आ जाते हैं, अत मेघ विरदिणियों का, वियोग मेँ 
दस को दूर करनेवाला, साथी है [77 गबु९ 


किष्किन्धाकाएड ४८३ 


बड़े मेघ, वारी-बारी से गरज रहे थे. और जल वरसाते हुए एक-दूसरे के निकट 
आकर ठकराते थे, जेसे बड़े-बडे हाथी गरजते हुए और मदजल को वहाते हुए क्रोध के साथ 
दोड़कर एक दूसरे से टकरा जाते हों | 

हवाएँ वारी-बारी विभिन्न दिशाओं से बहती थी | मेघ अपने चचल तथा छोटे 
जल-बिन्दुओं को शरों की बौछार के समान अपने लक्ष्य पर प्रयुक्त करते थे। वह दृश्य 
ऐसा था, जैसे एक दिशा दूसरी दिशा से युद्ध कर रही हो | 

अपनी प्रियतमाओं को छोड़कर दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए गये 
हुए राजा लोग ( वर्षा के आगमन पर ) लौटकर आ गये हों और उनके आगमन से पहले 
निष्याण बनी हुई ( उनकी पत्नियों की ) देह में प्राण के लौट आने में वे तरुणियाँ निःश्वास 
भर उठी हॉ--उसी प्रकार वृक्षों की सुखी शाखाएँ वर्षा के आगमन से पल्लवित होकर नव 
सौन्दर्य के साथ बिकसितसुख-सी दिखाई पड़ती थी ) 

पाटलवृक्ष ( पृष्पहीन हो ) दरिद्धता प्रकट करते थे। दिनकर शीतल बन गया, 
श्वेतकुसुद समृद्ध वन गये | कुबलय-पुष्प निर्घेन वन गये | मयूर सपत्ति पाये हुए व्यक्ति के 
समान नाच छठे | कोकिल वियुक्त प्रियतमों के जेसे शिथिल हो चुप हो रहे । 

उन पवेत-सानुओं में जहाँ विविध रगवाले भश्रमर तथा तितलियाँ उत्तम रत्नों के 
समान विश्राम करती थी, मधु के भार से झुककर हिलनेवाले अदध-विकसित रक्त कांदल- 
पुष्प ऐसा दृश्य उपस्थित करते ये, मानों विशाल धरती-रूपी तरुणी वर्षाकाल के सौन्दर्य पर 
मुग्ध होकर, यह विचार कर कि वसंत को भी इस वर्षाकाल ने जीत लिया है, अपने हाथ 
'हिलाती बसन्‍्त ऋतु का तिरस्कार कर रही हो | 


करवाल-समान तीच्चण दतोंबाले सर्प, दीधनान, श्वेतकुसुद की ज़ताओ से जोडन 
( सपा ) के फन के जेसे ही पुष्पों को शिर पर घारण किये हुए थे, प्रेम से लिपट जाते थे 
और उनसे हटते नहीं थे। वे श्वेतकुमुद भी उन काममत्त सर्पों के समान ही होकर उनसे 
उलमे पड़े रहते थे | 

इन्द्रगोप इस प्रकार फेले थे कि धरती पर तिल रखने का भी स्थान नही था , वे 
चिरकाल के प्रवास के उपरात लौटे हुए अपने प्रियतमों से मिलनेवाली अगर तथा पुष्प-बासित 
कुत्तलॉंवाली तरुणियों के द्वारा बार-बार थूकी हुई पान की पीक के समान ही बिखरे हुए थे। 

उस गगनचुवी मेरुप्त से, जिसपर मधुर जबूफलों से भरे हुए वृक्ष होते हैं, स्वर्ण 
को वहाकर ले चलनेवाली ( जबू-नामक ) नदी जिस प्रकार बहती है, उसी प्रकार जलधाराएँ 
कर्णिकार, बैंगे आदि पुष्पों को वहाती हुईं उस प्व॑त से वह रही थी। 

सुन्दर तथा दीघ॑नाल रक्तकुमुद तथा कर्णिकार मनोहर इन्द्रगोपों से भरे हुए 


ऐसे लगते थे, जेमे पृथ्वी देवी मधुरगान करनेवाले भ्रमरो को अपने विकसित करों को उठा- 
कर स्वण तथा रत्न अदान कर रही हो | 


घेचत स्वर मे गानेवाले भ्रमर 'याल! के समान थे । बिजली, गर्जन तथा वर्षा भे 
युक्त मेघ चम से आबृत् 'मर्दल' के समान थे | मधूर, ककण-धारिणी नायिकाओं के समान थे | 


श्८टड कंब रामायरा 


रक्तकुझुद नाव्य-रंग पर रखे हुए दीपो को पक्तियो के समान थे | कोमल 'करुबिलः पुष्प 
दशकों के नेन्नों के समान थे | 
भ्रमर और भ्रमरी के वेग से उड़कर आने से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि, उनके 
टकराने से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि--दोनों ध्वनियाँ--देवागनाओं के नृत्य की ध्वनि की 
समता करती थी ) 'कूदाल? के विशाल पुष्य ऐसे विकसित थे, जेसे उन ( देवागनाओ ) के 
अमृत-समान आयंमाषा ( सस्क्ृत ) के गीतों के गायन के उपयुक्त बडे माल हों | 
पुन्नाग के वनों से बहनेवाली नदियाँ अपने पुत्रो के लिए पुष्ट पर्वत-रूपी खनों से 
खवित धरतीमाता की हुग्ध-धाराओं के समान थी। कर्षिकार वृक्ष ऐसे थे, मानों धन की इच्छा 
से आकर याचना करनेवालो को सदा दान देने के लिए अपनी शाखाओ में स्वर्ण-खडों को 
लटकाये हुए खड़े हों । 
पुष्प-भ३ वनों मे सर्वत्र मछुर गान करनेवाला विविध चित्तियों से युक्त भ्रमर आ्ि 
कीडे भरे हुए थे, जो दर्शकों को बड़ा आनन्द देने थे , हरिण अपने मार्ग सें पड़नेवाले दृ्तों 
से रगड़ खाते हुए और उस कारण से ( चन्दन, अगढ आदि ) बिविध सुगधों से युक्त होकर 
जाते थे और हरिणियाँ उन्हें ( उनकी गंध के कारण ) कोई दूसरा मृग समककर उनसे रूठ 
जाती थी | 
अपने ग्रियतम के रथारूढ होकर प्रवास में चले जाने पर जिस प्रकार विरहिणी 
तरुणियों के भाले-लहश नयन आनन्दहीन हो मुकुलित हो जाते हैं, उसी प्रकार दुबलय-पुष्प 
बद हो गये | सन्‍्मथ-सहश अपने ग्रियतमों के आगसन पर जिस प्रकार उमंग से भरी उन 
तरुणियों का किंचित्‌ दत-प्रकाशन से युक्त मदह्ास छिंटक पडता है, उसी प्रकार कुदलताएँ 
पुष्पित हो उठी | 
पर्वत से प्रबहमाण जलधाराएँ स्वर्ण को बहुलता से दोनों ओर विखेरने लगा, 
मानों आनन्द-ृत्य करनेवाले मयूरों को देखकर उन्हें नटवर्ग समझकर राजा लोग उन्हें भूरि- 
भूरि पुरस्कार दे रहे हों । कमललताएँ जल-सध्य इस प्रकार उढी हुई थी, मानों गगनपथ 
में आनेवाले मेघो को देखकर उन्हें अतिथि समक़कर आनन्दित हुई (ग्रहस्थ-धर्म में निरत ) 
तरुणियों के बदन हों ] 
कामशासत्र से निपुण बिटों के समान ही भ्रमर सद्योविकसित मधुपुण पुष्यों का 
आलिंगन करते हुए उनके मधु का सचय करने लगे | वे ऐसे थे, मानों कविगण भरतशाह्न के 
अनुमार नाटक का निर्माण करने के उद्देश्य से सफल अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल रस-सच्ंय 
कर रहे हों। 
हिरण अत्यन्त आनन्दित हो उठे, मानों यह सोचकर ही वे ऐसे प्रसन्न हुए हों कि 
हमसे अपनी चितवन से परास्त करनेवाली सूदम कटि-युक्त अति सुन्दरी (सीता ) को एक 
राज्ञस ने हमारा ही रूप धारण कर दुःसह छुःख दिया है, इस कारण से उत्तन्‍न अपने जानन्द 


को हम शब्दों में व्यक्त नहों कर पाते | 
हस छोटी नदियों मे गोते क्गाकर इस प्रकार आनन्दित होने लगे, मानों 


किष्किम्धाकारंड ध्र८४्‌ 


दीघंकाल के विरह से पीडित होंने के कारण अब अति ग्रेम के साथ अपनी प्रियतमाओं से 
मिलकर मरपूर आनन्द उठा रहे हो | 

अपार सागर से जल भरकर चलनेवात्त काले मेघो के निकट ही पक्ति बाँधकर 

उड़नेवाले अति धवल वगुलों का भुण्ड कृष्ण नामक काले वर्णवाले भगवान्‌ के वक्ष पर 
शोभायमान सुक्ताहार के सहश लगता था | 

सारस पक्की, जो पक्ति बाँधकर एक-दूसरे से सटकर वर्षाकालिक काले मेघ के 

निकट हो गगन में उड़ रहे थे, वे दिव्य देवों के द्वारा लक्ष्मी के नायक के रूप से वर्णित अनुपम 
भगवान्‌ के वक्ष पर शोभायमान उत्तरीय वद्ध की तनता करते थे 

अधिक ताप उत्तन्‍न करनेवाले धृप-रूपी राजा के हट जाने तथा उत्तम सद्शुणो 
से भरे बर्धाकाल-रूपी राजा के आगमन के कारण विशाल प्रथ्वी देवी अपने महिमामय मन से 
आनन्दित और शरीर से रोमाचित हो उठी हो--दरियालों इस प्रकार का दृश्य उपस्थित 
कर रही थी | 

मयूर ऐस लगते थे, मानो मधुवर्षों कमलपुष्प मे उत्नन्न ब्रह्मा अति ज्ञानवान्‌ ; 
( देव ) तत्व-शान के नायक (अर्थात्‌; वद आदि के द्वारा प्रशसित विष्णु के अवतार 
श्रीरामचन्द्र ) के दुःख को देखकर उनका उपकार करने के उद्देश्य से कानन में सर्वत्र अपनी 
आँखें फैलाये हुए देवी सीता का अन्वेषण कर रहे हो | 

कमलपुष्य ऐसे शोमित हो रहें थे, जेसे तरुणियों के वे चरण हो, जिनमें (शत्रुओ 
के रक्त से ) रक्ततरण हुए भालों तथा हृढ धनुषों को धारण करनेवाले वीर पुदषो के केशो को 
भी नया रस देनेवाले महावर का रस लगा हुआ हो। (भाव यह है कि तरुणियों के चरण 
महावर से अंजित थे | प्रणय-कलह के समय वे तदणियाँ अपने प्रियतमों के सिर पर पढाघात्त 
करती, तो उससे उन पुरुधो के काले केश मी लाल रगवाले वन जाते थे | ) 

कोकिल मौन हो रहे, मानो उनके प्रति राघव के यह आदेश देने पर कि तुम 
अपनी जैसी ही बोलीवाली देवी को हढ़कर लाओ, पृथ्वी में सर्वत्र घूम-धूमकर ( देवी सीता 
को ) बुलाते रहे हो और अब थककर चुप हो गये हो | 

वर्षा-सिचित भूमि पर उगी हुईं हरी घास को अघाकर चउरनेवाली गायें यन्न-त 
उगे हुए 'मालान! नामक छोटे पौधों को अपने खुरों से उखाड़ देती थी | वे पौधे, जिनमे 
सफेद पुष्य लगे थे, बिखरे हुए गाढ़े दही का दृश्य उपस्थित करते थे। “पिडब! नामक पौधे 
के पुष्प, मधु-सदृश मीठी वोलीवाली कुडसल-सहश स्तनोवाली खालिनों के धो में से 
छलकनेवाले दूध के क्राग का दृश्य उपस्थित करती थी। 

'बैंगें! नामक वृक्ष, भीलनियों के केशो के समान सुरमित ये | पुत्नाग-वृक्ष महुआा- 
जस्ियो के केशों के समान गध से युक्त थे, जिमसे शीघ्रगामी श्रमस्‍कृल आहृष्ट हो रहा था | 
उसल-पुष्प अत्यज जाति की त्ियों के केशों के समान गध ने युक्त थे। सद्योविकसित 
कुदलताएँ खालिनों के फेश के समान महक रही थी | 

श्रीरामचन्द्र ने देवी सीता के बटन को नहीं, किन्तु मरणदायक मनन्‍्मथ को बसर्य 
सहस पुणवाण प्रदान करनेवाले वर्षाकालकों ही देखा | वे दुःख-मागर का पार नहीं देख पा 


श्प्द कंब रामायण 


रहे थे | वे मूच्छित हो गये, नही तो वे क्सिको देखकर अपने प्राण को वश मे रस सकते थे ? 
सीमाहीन चर्धाकाल के आगमन हे म्नुप्य शिथिल्मन हो जाते हैँ--यह कथन 
तपस्था करनेवाले मुनियों के विषय में भी सत्य सिद्ध होता तब उन प्रभु के दुखी 
होने मे क्या आश्चय हो सकता है, जो मधु तथा अमृत से भी अधिक मधुर बोलीवाली 
धवल ( शख )-चन्नयधारिणी सीता की झुजाओ का बआालिंगन-सुख प्राप्त करते रहते थे | 
नीलोसल, नोलक्मल, अतसी-पुष्प आदि की समानता करनेवाले वे प्रभु 
ढुग्न हुए । वे ऐसी आशका उत्पन्न करते थे कि कदाचित्‌ इनकी देह भे ग्राण नहीं हों | 
प्रकार, व्याबुल होकर हसिनी-सहश सहज सझुन्द्री सीता देवी के सबंध में निम्नलिखित 
वचन कह उठ--- 
है काले मेघ | राक्षत्तों ने कच्ुुकावद्ध स्तनोवाली सीता को कहाँ ले जाकर छिपा 
रखा है! उन ( राक्षसों ) का आवास कहाँ है? यह भी मै नही जान यायवा हूँ, तो भी 
मे जीवित हूँ | तुम जल से भरे हो, वो भी क्‍या तुम में दया नही है? मेरे प्राणों को क्‍यों 
व्याकुल कर रहे हो ? 
छुम चविद्युतू-रूपी दंतों से भयकर हों | अपने काले रूप को गगन में सब ओर 
फलाकर तुम बढ़ते हो। पापी तथा मायावी राक्षसों की समता करनेवाले तुम क्या मेरे प्राणों 
का हरण किये विना नहीं हटनेवाले हो १ 
है मबूर | बरछे तथा तीर के सम्गन तीदण नयनोवाली तथा समुद्र में उत्पन्न 
डिव्य अमृत एवं कोकिल के सहश वोलीवाली मेरी देवी को दढ्कर नहीं लाते हो | ठुम 
बड़े कठोर हो | मुझ एकाकी तथा निद्वादीन रहन्वाले की मनोव्यथा को जानते हुए भी क्यो 
अपना बल दिखाकर मुमे सताते हो ? 
है लता [ वर्षाकालिक उत्तरी पवन के अनुसार" तुम हिल-हुलकर मेरे भ्राणों में घुस 
जाती हो | तुम अब पुष्पमव हो गई हो और उज्ज्वल ललाटवाली सीता की कद्ि के समान 
ही लचक-लचककर क्‍यों मेरे प्राणों को गला रही हो १ 
है हरिण | किसी भी ह्पृहणीय वस्तु को में अब नहीं चाहता हूँ। पराक्ष्मपृण कार्ये 
भी कुछ नही कर पा रहा हूँ] प्रश्षा के मिट जाने से अब मैं केसे जीवित रह सकूंगा १ भर 
प्राप-समान डेबी मुकसे वियुक्त हो उली गयी है ] तुम कहो कि वह अब कहाँ हैं £ 
हे मेरे प्राण | पाद-कटक से भूषित तथा रूई के समान मृदुल चरणोवाली दोपहीन 
जानकी के साथ ही क्या तुम भी सुझके छोड़कर जाना चाहते हो ? यदि ऐसा करना था, 
तो जब देवी मुझसे ब्रियुक्त हुई. तभी ठुम भी निश्शक होकर मुझे छोट जाते | है मिटनपाले, 
( मेरे प्राण ) ! क्‍या हुम्ह उस ठेवी के साथ का अपना सम्बन्ध तब जात नहीं हुआ था / 
है निष्दर | 'कानरे' वृक्त, जानकी के केशी के साथ तम्हारा बेर था; अतः दस 
मेरे साथ भी कदा बैर निकाल रहें हो ? तुम उस ( जानकी ) को मुझे; नहीं ला देते । 
के बारे मे बुछ्द कहते भी नहीं, भला तुम कब मेरे हितकारी रहे ? 
पुप-मह्य तीक्ष्य एवं उज्ज्वल दंतोबाले घोर मर्प विप्र के समान ही यह 
कोगल एणो से सरि ता भी प्रापटारी बन गई 7 | इुत्मद पीडामि हो य्ज्यलित हर 


92 , 








किष्किन्धाकाणड ८७ 


मुझे निरन्तर सताते रहनेवाले यह ( इन्द्रगोप ) क्या एक ही हैं? (अर्थात्‌ , पीडा देनेवाले 
अनेक हैं)। इस 'रावणकोप के रहते हुए यह इन्द्रगोप" भी क्यों सुके सताने लगा है १ 

स्वरणमय ललाट-पद्ट ( ताज ) पहनने योग्य लज्ञाटवाली सीता को धोखे से हरण 
करने के लिए मारीच एक स्वर्णमय हिरण के रूप मे आया था | अब यम ( मेरे प्राणी का 
हरण करने के लिए ) उत्तरी पवन के रूप मे आया हैे। अहों; अहित करनेवालों को अपने 
इच्छानुसार रूप धरना भी समव होता है। 

भयंकर कृत्यवाले राक्षसों के समान आकाश मे घोर गर्जन करनेवाले हे मेघ ! तुम 
बार-बार चमककर कमल-पुष्प के आवास को तजकर (मिथिला में ) अबतीर्ण हुईं उस 
(लक्ष्मी) देवी को दिखा रहे हो | क्‍या तुम्हारे मन में मुकपर इतनी दया उत्पन्न हो गई है 
कि उस सीता को लाकर सुझे देनेवाले हो १ 

है मोर ( प्राणियों को पीडा देलंवाला हे मन्मथ) | विरह-ताप मेरे अन्तर मे न 
समाकर उमड़ रहा है और मेरे प्राणो को जला रहा हैं। अब (प्राणों के जल जाने के 
बाद भी ) हुम मेरे अन्दर से पुनः-पुनः शर छोड़कर घाव कर रहें हो | यह तुम्हारा कार्य 
व्यर्थ है ) प्रशसनीय विद्या से दुक्त मेरा अनुज यदि तुम्हे एक बार भी देख ले, तो फिर 
उसके क्रोध को रोकना असंभव होगा | 

है अनंग ! धनुष और तीच्रण वाण इसलिए नही है कि भयकर युद्ध से डरे हुए 
योद्धाओं पर उनका प्रयोग किया जाय, उनका प्रयोग तो उनपर करना चाहिए, जो (प्रयोग 
करनेवाले के) पराक्रम का आदर नही करते हों | तुम तो निर्दय हों, यह सोचकर कि 
तुम्हारा वल हम जैसे दुर्बंलो पर ही सफल होगा, रात-दिन हमे सताया करते हो। क्‍या 
तुम्हारा यह कार्य प्रशंसा के योग्य है १ 

इस प्रकार के वचन कहकर शिथिल तथा दुःखित होनेवाले, अपने माई को, जो 
अपना उपमान स्वयं ही था, देखकर लक्ष्मण व्याहुल हुआ और अपने सिर पर कर जोड़कर 
इस प्रकार सात्नना के वचन कहने लगा--हें महात्मन्‌) आपने अपने को क्या समझा है ? 

विवेक एवं विद्या से सुसपन्‍न हे सिह । हैं तपः/संपन्‍न | वर्षाकाल का भी अन्त 
होता है। आप क्यो इस प्रकार दुःखी हो रहे हैं? क्‍या आप इसलिए चिंतित हैं कि वर्षा 
का आगमन हो गया है ? अथवा काले राज्षुसों के पराक्रम का विचार करके आप दु'खी 
हो रहे है / या यह सोच रहे हूँ कि वाली के द्वारा निर्मित वानर-सेना अमी तक देवी के 
अन्वेषण के लिए आई नहीं है १ 

बेद भले ही भ्रम में पड़ जाय, चन्द्र अपने स्थान से विचलित हो जाय, गगन 
तथा गभीर समुद्र से आबृत घरती भी हिल उठे, किन्तु तुकमें वैसी अस्थिरता ( चाचल्य ) 
कमी सभव नहीं है | अनेक चन्द्रकला-समान बडे दॉतो से युक्त अज्ञ राक्षों का अभाव क्‍या 
तुम्हारे भव्य भकुदि-रूपी धनुष के वक्र होने मात्र से विनष्ठ नही हो जायगा | 





१. 'कोप' औौर 'योप'--दोनों शब्द तमिल में एक ही जैसे लिखे जाते हैं। अत , तमिल में 'रावशगोपः 
चौर 'इन्द्रगोए शब्दों को 'रावणक्तोए! और 'इन्द्रकोप? मो पढ़ा ज्य सकता हैं ।--अनु० 


पट कब रामायण 


है ज्ञानवात्‌ । हलुमान्‌ नासक व्यक्ति के ( शान, शक्ति इत्यादि गुणों के ) 
परिमाण को हमने जान लिया है। फिन्‍्हं, अगद आदि ५६० समुद्र सख्यावाले बानरों के 
स्व॒रूप को हमने देखा नही है | पाप के समान दुःखदायक ( वर्षाकाल के ) मास भी शीघ्र 
बीत रहे है, आपकी धनुष-समान भौहोवाली देवी सुलमता से आ पहुँचेगी, यह निश्चित है, 
(अतः ) आप शोक छोड़े | 
है प्रमो! पहले जब अरण्यवासी वेदों के पारगामी घुनि तुम्हारी शरण मं 
आये थे, तब तुमने प्रतिशा की थी कि तुम लोगों को सतानेबाले मायादी राक्षत्तो को 
परास्त करके तुम्हारे कष्ट दूर करूँगा |! विधिवश दुस्‍्हारै प्रति भी उन ( राक्षुसों ) ने अपराध 
किया है, अतः उन राक्षसों का विनाश करो और मधुर यश प्राप्त करो तथा और देवी को 
भी स्वर्गलोक दिलाओ | अब इस प्रकार प्रशाहीन हो रहना उचित नही है | 
हे मेरे प्रभु । शन्रु-विजय करने का भेय तुमको ही प्रात होगी, अन्यथा यह 
यश और किसको मिल सकता £ शोक करना वीरता का कार्य नहीं है, वह तो दुर्बलता है 
यह उच्तित है कि हम समय की प्रतीक्षा करें और उसके अनुसार कार्य करें | यदि आप अमी 
प्रयत्न करना चाहते हो, तो भी आपके लिए अद्ाध्य कार्य कुछ नहीं है। आप शोक से 
उद्िन न हो--इस प्रकार ( लद्मण ने ) कहा | 
शिथिलप्राण हो निशचेष्ट बैठे हुए आदि भगवान्‌ (के अवतार रामचन्द्र) अनुज के 
बचनों से सालना पाकर शोक-सुक्त हुए, इस प्रकार अनेक दिन व्यतीत हुए | एक रोगके शान्त 
होते ही दूमरा रोग उत्पन्न हो गया हो, ऐसे ही अब वर्षाकाल का उत्तराध आरम्म हुआ। 
बढ़े-बड़े जलाशय भर गये। उनमें तरंगें घनी होकर उठने लगीं । काले वर्णबाले 
कोकिल दुबल हुए, ऊँचे पर्वत ठडे हुए, विशाल दिशाएँ अह्ए्य हुईं, अपने प्रियतम्मी से 
वियुक्त व्यक्ति दुश्खी हुए, कौचो के जोड़े एकप्राण होकर परस्पर गादालिंगन से बँध गये। 
उत्तरी पवन, स्वर्णणय आमरणो से भूषित अप्सराधों के अनिंदनीय विशाल जघन- 
तट के बच्चो तथा उनके झूलो का स्पश करके उनके प्रेम से पीडित हुए व्यक्तियों पर ऐसे 
जा लगता था, जैसे जल्ले हुए घाव में तीदंण बाण चुम गया हो | 
समुद्र भर गये, सूरय-किरणे अपना ताप तजकर उडी हो गई) जल्न से ओके 
जानेवालें घटी-यन्त्र के द्वारा ही समय का शान सभव था, अन्यथा यह जानना असंभव था 
कि कब दिन हुआ है और कव रात | 
मयूर-सहश तदणियों की कोमल मधुर बोली से पराजित होनेवाले तोते धान के 
पौधो मे जा छिपते थे, जिससे घान की बालियाँ हट जाती थी | ( रसणियो के ) धवल्ष तथा 
मृदु द्तों से पराजित झुक्ताएँ विशाल सागर की लहसो में छिपी पड़ी रहती थी | 'नेयिदत्' 
प्रदेश ( ससुद्री तटो ) की युवतियों के ऑगनो में उत्तर होनेवाले पुष्पित 'ुन्नें' इक मानों 
सोने की गठरी को खोल रहे ये । हि 
उँचे हाथी उच्ज्बल तथा वड़ी बूंदो के गिरते रहने पर भी पर्वत के समान 
अचल तथा निद्राहीन स्थिर खड़े थे; जेसे काली रात तथा दिन के समय में निरंतर ध्यानरत 


रहनेवाते धृदचित्त तपस्वरी हों । 


किप्किन्धाकायडे 9८६ 


शीत से कॉपनेवाले हस, चन्दन-बृक्ष के पत्तों से छायी हुई कोपड़ियों के भीतर, 
वेदिकाओं के निकट होम-कृष्डों में प्रातः और संध्या को जलाई जानेबाली अगरु की 
लकड़ियों के घुएँ में घुध-घुमकर अपनी ठंड दूर कर लेते थे | वानरियाँ पर्व॑व-कंदराओ मे 
सोई पड़ी थी | वलिष्ठट वानर ऐसे सिकुड़े बेठे थे, जैसे अष्टागयोग की प्रक्रिया के द्वारा अपनी 
इंद्रियों का दमन करनेवाले अनुपम योगी हों | 
मेध घोर वर्षा कर रहे थे, जिससे निर्मल पर्वत निर्भरों की धाराएँ तरुणियों के 
केश-पाश की सुगन्धि से सुवासित नहीं हो पाती थी--( अर्थात्‌ ; तरुणियाँ उनमें स्नान नहीं 
करती थी )। रत्नमय स्तभों पर डाले गये भूले सने पड़े थे | मंच, चमकते हुए रत्नों को 
आकाश में नही फेंकते थे (अर्थात्‌ , थनाजो के खेत में बने मंचो पर खडे होकर अब कोई 
पक्षियों को छड़ाने के लिए रत्नमय पत्थरों को नही फेकता था। ) 
फेतकी-बत्नों के काले तथा शीतल पत्तो के मध्य कामोद्दीपक पुष्प पक्तियों मे 
खिले थे और उनके घेरे के मध्य सारसियाँ अपने विशाल तथा सुन्दर पो को सिकोड़े ऐसे 
बंदी थी, जेसे अपने प्रियतम के विरह में पीडित स्त्रियाँ हो । 
नाना विहग सुदंग के समान नाद कर रहे थे। विविध भ्रमर संगीत कर रह थे | 
मयूर नृत्य की विविध भगियाँ दिखा रहे थे और अनेक प्रकार के नृत्य दिखानेवाली वेश्याओं 
की समता करते थे। और, हरिण-सप्च॒ुदाय, जो मेघ-गर्जन से मयमीत होकर वृक्षों के नीचे 
आ ठहरते थे, ( उस नृत्य के ) दर्शक बने थे | 
कोमल पुष्य-शाखा को परास्त करनेवाली कटि से शोमित तरुणियाँ तथा युवक 
अगरु-धूम से आबृत होनेबाले दीपो के प्रकाश से पर्यन्त पर शयन करते थे | शीत से कॉपने- 
वाले म्रमर पुष्प का त्याग कर, चन्दन-दृत् के कोटरों में विश्वाम करते थे । 
मनोहर हँसो के जोडे कमल-श॒य्या को तजकर बड़े दृत्षों से भरे उद्यानो में आ 
ढहरे थे | सुगन्धित लकड़ियो से बे हुए कोपड़ो में धवल दतोवाली व्याध-स्त्रियो' के साथ 
उनके प्रियपुरुष निद्रा करते थे | 
खाले लताओं से आदत अत्युक्षत तथा छोटे पत्तोवाले वृक्त के नीचे बकरियों के 
बच्चों को गोंद में लिये पड़े थे | चोरो के समान छिपकर फिरनेवाले भूत भी भूखे ही दाँत 
कटकटाते हुए एक स्थान से खडे थे | 
बड़े-बड़े दृदच्ित्तवाले हाथी आकाश के मेघो से बाण-सहश पानी की बूँदो 
अपने शरीर पर गिरने से सिुड़ जाते थे और पर्वत के सानुओ के ऊपर जहाँ मधु 
पुराने तथा असझ्य छत्ते लगे थे, नही रह पाते थे और कन्दराओं के मीतर घुस जाते ये । 
इस पकार के वर्षाकाल मे रात्रि का अंधकार भी आ पहुँचा। तब ज्ञानवाम 
( रामचन्द्र ) ने अजन-सच्श आँखोबाली तथा मदहास-युक्त जानकी की याद मे ज्वाला-सी 
निःश्वास भरते हुए लक्ष्मण से कहा-- 
आमन्‍्ण-सूपिता, मेघ के काले 
बिजली के सद्श लि का हि प सर का क 6०8 
मेरे लिए भी मै ३ पने आण छोडेगी | 
मेरे लिए भी जीवित रहना सब्था अमम्भव है | आह! यह कैनी अवस्था है । 


के 
के 


४८० कंब रामायण 


शुभ्र वर्णवाले तथा विनाशकारी शर मेरे तृणीर मे सोये पड़े हूं। में गगनोन्नत 
झुजावाला होकर भी इस प्रकार की पीडा भोग रहा हैँ । मेरी ऐसी दशा है, मानों मेरे 
कंठ में वरछा चुभा हो, फिर भी मै निष्याण नही हुआ हैँ । 

पक्ती जोड़ो के भीतर चमकते हुए छुगनुओ के प्रकाश में अपनी संगिनियों के 
साथ सो रहें हैँ । (मन्मथ के द्वारा) चुनकर फेंके गये पुष्पवाणों से मेरा हृदय छिल्न हो गया है 
और दुःसह पीडा से पीडित हो रहा हूँ। फिर भी, मै जीवित हूँ । 

मेघ में विद्युत की कौध को और वज्र के गजेन को देखता तथा सुनता हुआ मे 
विषदतवाले सर्प के समान पीडित होकर चुप पड़ा हूँ | वनवास में मैने जो कार्य किये हैं, 
उनपर स्वर्गंवासी ( देवता ) और धरतीवासी ( मनुष्य ) हँसेंगे | अब (मेरे अपमान के लिए) 
और क्या आवश्यक है? 

वेदना से पीडित होता हुआ मै ( सीता को ) भूलकर जीवित नही रह सकता हूँ। 
यदि वर्षा इसी प्रकार रहेगी, तो मेरा प्राण त्याग कर स्वर्ग पहुँचना निश्चित है | तो क्या मैं 
इस अपयश को अगले जन्म मे ही मिटा सकूगा | कदाचित्‌ अगले जन्म में भी मैं गहस्थी से 
सन्यास लेकर ही यह अपयश मिटा सकूगा ] 

है बीर ! इस स्थान पर रहकर यदि हम राक्षुसों का पता लगावें, तो बहुत समय 
व्यतीत होगा । अतः, यह प्रयत्न ( सीता का अन्वेषण ) आवश्यक नहीं | मेरे लिए इसी में 
यश है कि मै ( सीता की ) विरह-पीडा से प्राण त्याग हूँ । 

मैं शर-सहश उज्ज्वल कटाछ-पूर्ण नयनॉवाली तथा श्रेष्ठ आभरणो से भूषित (सीता) 
के प्रवाल वर्णयुक्त तथा कुमुद-सदश अधर का अमृतपान करता रहा | यह वर्षा मानो ताँवे को 
पिघलाकर वरसा रही है और मेरे शरीर को जला रही है | तो, क्‍या अब ऐसे ही मरना मेरे 
लिए उचित है 

घृत की आहुति देंकर प्रज्वलित की हुई अप्मि के समज्ष, जनक ने मुझसे कहा था 
कि यह (सीता) तम्हारी शरण मे है | उनके उस बचन को मैने असत्य कर दिया है। ऐसे मुझ 
अधार्मिक व्यक्ति में सत्य केसे टिक सकता है ? अतः; अब मुझे मर जाना ही उचित है। 

सांतना देने के लिए तुम हो ] सालना पाकर सहन करने के लिए में हूँ | कंकण- 
धारिणी ( सीता ) अब यहाँ आ जाय--बह संभव नहीं है। इस परीडा को कौन देर कर 
सकता है? क्‍या इस पीडा का कभी अन्त भी होनेवाला है १ 

मै श्रेष्ठ शरो को चुन-चुनकर प्रयोग करूँ, तो उनसे जब सत्य्लोक जल जाय, 
देवता प्रभ्ृति दृष्टि के अतिप्राचीन व्यक्ति मिट जायें त्था ममी लोक एवं वहाँ के प्राणी 
अशेष रूप से ध्वस्त हो जायें, तभी क्या मैं मयूर-सहश उस ( सीता ) को देख सऊूँगा 

बनञ्-निर्धोप-सहृश टंकार से युक्त धनुप को घाग्ण करनेवाले हे वीर | इस प्रकार 
में सब लौछों तथा वहाँ के प्राणियों को न मिटठाकर पीडा का अनुभव करता हुआ बैठा हूँ, 
तो यह इसी डर से कि ( वैसा करके ) में धर्म की रक्षा नहीं कर पारूँगा; अन्यथा श्ुः 
राक्षम सब देवताओं के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध आयें, तो भी वे मुकसे बच नहीं मकते |-7 
गम ने दस प्रकार कहा | 


किप्किन्धाफाणड 9६१ 


तब अनुज ने कहा--है आशा-रूपी चक्र से युक्त प्रसु | जिस वर्षा ऋतु को हमने 
यहाँ व्यतीत करना चाहा, वह अब व्यत्तीत हो चुका है। शरदू-काल भी अब समात्ति पर 
आ गया है) अतः, उस चोर ( रावण ) के आवास को खोजकर पहचानने का समय आ 
पहुँचा है। भव आप क्यो शिथिलमन हो रहे हैं 
अरुण नयनवाले विष्णु मगवान्‌ के यह आज्ञा करने पर कि तुम अमृत-तरगों से 
पूर्ण विशाल क्षीरसागर से अमृत को दे सकते थे, फिर मी बेसी आज्ञा देना उच्चित न सममझ- 
कर, पर्वत आदि समी मथन-उपकरणी के द्वारा उसे मथकर ही अमृत को निकलबाया था | 
चक्रधारी भगवान्‌ यदि मन में संकल्प-मात्र कर लें, तो समस्त लोको के ठुकड़े- 
हुकड़े करके उन्हें अपने मुँह में डालकर च॒बा डालें, तो भी वह बेसा नही करता , परन्तु 
अनेक बडे शास्त्रों को लेकर युद्ध करके ही सब ( दुजेनों ) को वह विजित करता है। 
है महामाग। लक्ञाठनेत्र तथा परशुधारी शिव भगवान्‌, जब कुद्ध होकर, 
आकाश मे संचरण करनेबाले त्निपुरो को ध्वस्त करने लगे, तब उन्होने जो-जो उपाय 
किये ये और जो-जो उपकरण जुटाये, उन्हे कौन जान सकता है १ 
यदि हम अपने अनुकूल रहनेवाले सब ( मिन्नो ) को अपना साथी बना लें, मन्नणा 
करने योग्य सव पिषयों को भली भाँति विचार कर निर्णय करें, फिर उच्चित समय को 
पहचानकर उचित ढंग से कार्य करें, तब “विजय” नामक वस्तु क्या हमसे दूर रह सकती है १ 
बलवान राक्षसो ने धर्म-मार्ग से वि्ुख होकर अधर्म-मार्ग को ही अपने लिए ग्राह्म 
मान लिया है, उन्चित सन्‍्मसार्ग से जब वे ( राज्तुस ) भ्रष्ट हो गये हैं, तब यश और घिजय 
दोनो ( तुम्हारे सिवा ) अन्य किसके पास होंगे १ 
स्वर्ण-आमरण पहननेवाली उन देबी के कष्टो को दूर करने का समय धीरे-धीरे 
आ पहुँचा है। अब आप दुःख-मुक्त हो जायें/ ऋषि-मुनियों की सहायता करनेवाले हम 
क्या राज्षतों के ( शस््रों के ) लक्ष्य बनेंगे ? है मनोहर धनुष धारण करनेवाले । आप ही 
कहिए |--इस प्रकार लक्ष्मण ने कहा | 
युगो के अधिपति (विष्णु भगवान्‌ के अवत्तार रामचन्द्र ने) लक्ष्मण के बचनों को 
उचित समका । इसी प्रकार, जब वे यह सोचते हुए कि क्या इस वर्षाकाल का भी कभी अन्त 
होनेवाला है, कृश हो रहे, तब वर्षाकाल भी समाप्ति पर आ गया | 
महान दान-कार्य भे निरत कोई उदार व्यक्ति, धरती के सभी लोगों को उनके 
इच्छानुसार सभी पदार्थ का दान देकर निर्धन हो गया हो और फिर, किसी उत्तम यातक 
के द्वारा बुछ माँगे जाने पर उसे दान देने के लिए अपने पास कुछ न होने से लजित हो 
गया हो | इसी प्रकार सब मेघ श्वेत वर्ण हो गये ( अर्थात्‌ , शरत्काल आ गया ) | 
पाप-पुण्य नामक दो कर्मो के फल को जानने से सदृविवेक के प्रास होने पर जिस 
प्रकार अविया के तम मिट जाते है, उसी प्रकार ( शरत्काल के आगमन पर ) वर्षाकाल का 
गाद अन्धकार मिठ गया | 
हि जिम पकार घोर युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध की भेरी निःशब्द हो जाती हू, 
तो मकार जल-भरे मेघ भी गजंन करना छोड़कर निःशब्द हो गये | भयंकर बाणो के सहश 


हदर्‌ कब शामायंरां 


वर्षा की बौछार मी थम गई | जेसे करवाल कोषों मे बद करके रख दिये गये हो, वैसे ही 
विद्युत्‌ भी अच्श्य हो गई। 

विशाल प्रान्तवाले ऊँचे पर्वत अपने सानुओं के निर्भरों से रहित हो गये | उनके 
केवल कुछ जल-लोत ही वहते रद गये | वे ( पंत ) ऐसे लगते थे, मानो वे यशोपरीत और 
उत्तरीय के साथ श्वेत वस्र भी कटि में धारण किये हों | 

पर्वतों के ऊपर से मेघों फे हट जाने से दियंतों तक प्रवाहित होंनेवाली नदियाँ 
जल-रहित हो गई | अतः वे (नदियाँ) सन्‍्मार्ग पर न चलनेवाले उस ज्यक्ति के समान थी, 
जो उत्तम पुण्य के घट जाने पर निर्धन हो गया हो | 

गड-स्थलो से मद-जल बहानेवाले हाथियों के समान स्थित काले मेघ गगन के 
प्रदेश को उन्मुक्त छोड़कर छड़े जा रहे थे | चन्द्रमा इस प्रकार चसक छठा, जिस प्रकार 
यवनिका के उठमे पर विविध नाव्य-भंगियाँ दिखानेवाली नर्तंकी का वदन हो | 

उत्तरी पवन पुष्प-मकरन्द को विखेरता हुआ इस प्रकार प्रवाहित हो उठा, जिससे 
स्वर्णमय आभरण धारण करनेवाली तरुणियो के विशाल तथा सनोश्ञ स्तनों पर अकित चन्दन, 
कस्तूरी, कुंकुम आदि का लेप सूख गया | ह़ 

हंस गगन मे सभी दिशाओं में मानो यह सोचकर उड़ रहेथे कि दशरथ चक्रव्ततीं 
के कुमार ( श्रीराम ) के छुःख को दूर करने के लिए उचित समय अब आ गया है] अतः, 
हम भी ( सीता ) देवी का अन्वेषण करने चलें | 

सरोवरों का जल छुल-कपट से रहित तपस्ब्री जनो के मन के सदृश खच्छ द्दी 
गया | उन जलाशय में विचस्नेवाले मीन, रुई पर चलना हैं“-इस कथन को सुनते मात्र से 
जिनके कोमल चरण लाल हो जाते हो, ऐसी सुन्दर युवतियों के अजन-लगे नयनों के समान 
घूम रहे थे | 
नालों पर विकसित कमल-पुष्प रुठी हुईं तरुणियों के बदन की समता करते थे। 
पकड़े! नामक पौधे, जिनमे अतिसुन्दर, सुगधित तथा रक्तवर्ण पुष्प भरे थे, सुरत-भात युवतियों 
के रक्त अधरो का दृश्य उपस्थित करते थे | 

अनेक प्रकार के मेढ़क जो ( वर्षाकाल से ) शिक्षा देने में चहुर अध्यापकों के 
पास पाठ सीखनेवाले कोलाहल से पूर्ण बढ़कों के समान बोले रहे थे, अब उन बुद्धिमानों के 
समान ही मौन हो गये, जो अपना वचन जहाँ फलप्रद होता हो, वही बोलते हैं और अन्यत्र 
भौन रहते है । 
मेधों की विशाल वर्षा से हीन होकर मयूर अपने पखो को सिकोड़े हुए दुःखी बने हुए 
और मन में कोई भी उस्तंग या फल की कामना से रहित होकर मिथिला-नगर के हँस 
(अर्थात्‌ , देवी सीता ) के समान ही व्याकुल हो दबे पड़े रहे | ु 

ससुद्र, मानो अपने तरग-रूपी करो से नदी-रूपी अपनी पल्लियों के उमड़ते हुए जेल- 
रूपी सुन्दर ऑचल को पकड़कर खौच रहे थे और वे नदियाँ मानो अपने वल्वान्‌ पति का 
आलिंगन करके मदहास कर रही थी; जो ( मंदहास ) सुक्ताजल का दृश्य उपस्थित करते ये। 

गुवाक ( सुपारी )-इच्दों के फल, शाज्रो के ज्ञानमय बचनों का श्रवण करनेवाले 


किण्किन्धाकागड ४६३ 


पुरुषों के समान तथा विरद् से पीडित तरुणियों के समान ही धीरे-धीरे अपने पूर्च रंग का 
त्याग कर अनिन्‍्दनीय सुनहल्ते रंग को प्राप्त करने लगे। 

ग्गर नामक प्राणी; अनेक दिनों तक जल में रहने से शीत की पीडा से ब्याकुल 
होकर जलाशयो से बाहर धूप में ऐसे पडे हुए थे कि सूर्य की काति उनके शरीर पर बिखर 
रही थी। इस प्रकार, जलाशयों के तटो पर अनेक स्थानी से अपने मुख को बन्द किये ने 
सोये पड़े थे | 

“वजी? नामक लताएँ, जिनमे ( बेठकर ) तोते मधुर स्वर मे वोल रहे थे, जिनमे 
मनोहर पखोवाले भ्रमर 5 शों का दृश्य उपस्थित करते हुए उड़ रहे थे; जिनमें अतिसुन्दर 
पहलब थे ( जो कान की समता करते थे ) और जो कटि के समान ही लचक-लचक 
जाती थी, तरुणियों के समान शोभायमान थी। 

घोघषे, जिनकी पीठ भुकी हुई थी, अपने लेन्नो कों सिकोड़कर कीचड़ में धँंस गये, 
भानो उनके द्वारा उत्पन्न किये गये सोती के ( रमणियों के दाँतों से ) पगाजित हो जाने से 
वे हरिण-सहश रमणियों के सम्मुख प्रकट होना नही चाहते हो । 

वर्षा के कारण पुष्ट हुए समतल प्रदेशों के कमल-पुष्पो के विशाल पत्तो की छाया 
मे विश्लाम करनेवाले दोषहीन केकडे अब अपनी स्त्रियों के साथ अपने विलो में उनके द्वारो 
को बन्द करके ऐसे पड़े थे, जेसे लोभी व्यक्ति हों | ( ११२१ ) 


अध्याय ९२७ 
किष्किन्धा पटल 


इस प्रकार शरत्‌ काल जब व्यतीत होने लगा, तब वीर अग्रज राम ने अपने अनुज 
को देखकर कहा--है वीर | निश्चित अवधि व्यतीत हो गई | किन्तु, निद्रा में पड़ा हुआ 
बह राजा ( सुग्रीव ) अभी तक नहीं आया | उसका यह कंसा कार्य है ? 
वह ( सुओ्ीव ) दुलम राज्य-सपत्ति को पाकर हमारे उपकारों को भूल गया है। 
अतः, उत्तम सदाचार से वह भ्रष्ट हो गया है, धर्स को भुला दिया है, इसके प्रति किये हमारें 
स्नेह की बात छोड़ दो. वह हमारे पराक्रम को भी भूल गया है। इस प्रकार बह सुखी 
जीवन से मत्त हो गया है। 
जो इृतप्त होकर अपूर्व रुप मे प्रात स्नेह को भी भुला दें, उच्चित सत्य को सिटा दे 
एब अपने ग्रण को पूर्ण न करे, उसको मारना दोष नहीं है। अतः, तुम जाओ और उसकी 
मनोदशा को जानकर लौट आओ | 
ठुम जाकर यह मेरा सदेश उत्त ( सुग्रीव ) को दो कि घोर पापियों को युद्ध भे 
निर्मेल करके स्वर भेजने तथा ( लोक में ) ध्म को सुरक्षित बनाने के लिए मैने जो घनुप 


8६९४ कब रामायण 


उठाया है, वह अभी वत्तेमान है। भयकर यम भी है। तुमलोगो को मारनेवाला बाण भी 
मेरे पास है | 

विष के समान व्यक्तियों को दण्ड देना पाप नहीं है। मनु का यही विधान है। 
इस वात को तुम उस ( सुग्रीव ) के हृदय में विठा दो, जिसने पाँच वर्ष (की आयु ) मे 
कुछ नहीं जाना | 

तुम उससे यह सत्य वचन भी कहना कि यदि वह चाहता है कि नगर, प्रजा, 
राज्य तथा अपने वन्धुजन--इन सबके साथ स्वय भी राज करता हुआ सुखी रहे, तो 
अविलव यहाँ चला आये | यदि वह इस प्रकार नही आयगा, तो ससार में वानरो का नाम 
तक शेष नही रहेगा | 

यदि सुग्रीब प्रशति वानर, हमसे भी अधिक वलवान्‌ बीर को खोजने का 
विचार करें, तो उनसे कहना कि तुमकों (अर्थात्‌ ; लक्ष्मण को) जीवनेवाला तीनों सुबनों में 
तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नही है। 

तुम पहले उन्हे नीतिमार्ग को समकाना | यदि उस वचन से उनका मन न बदले, 
तो तुम क्रुद्ध न होना और वही उन्हें मिठा न देना । किन्तु, उनके दिये उत्तरों को भेरे पास 
आकर कहना |--यों कहकर यशोभूषित ( रामचन्द्र ) ने लक्ष्मण को विदा किया | 

सरमचन्द्र की आज्ञा को सिर पर धारण करके, उनके चरणों को नमस्कार करके, 
किंचित्‌ भी विलब न करके अपनी विशाल पौठ पर तूणीर बाँध तथा शर-प्रयोग के लिए 
अतिश्रेष्ठ धनुष को कर में लिये हुए, अनन्यचित्त से वह (लक्ष्मण) दुर्गम माय पर चल पड़ा | 

( राम की ) आज्ञा से चलनेवाला वह ( लक्ष्मण ) सुकुमार होते हुए भी ( पूर्व 
में सुभीव जिस सार्ग से उन दोनो को किष्किंधा तक ले गया था उसी ) पूर्व-परसिद्ध मार्ग से 
नहीं गया , किन्तु बृक्षो और शिलाओं को चूर-चूर करके उन्हें दूर फेंकता हुआ एक नया 
मार्ग बनाकर उसपर चला | ( भाव यह है कि सुग्रीव ने प्रसिद्ध मार्ग में कोई रुकावट अथवा 
हानिकारक उपाय कर रखा होगा, इस विचार से लक्ष्मण उस मार्ग से नही गये । ) 

वीर-ककण से सूषित लक्ष्मण के अरुण चरणों की चाप से, स्वर्ग को छूनेवाले 
मेरु पर्वत-जैसे ऊँचे उठे हुए पव॑त धरती में धैतकर समतल हो गये। पावाल में स्थित कर्ण- 
नेत्र ( अर्थात्‌ ; सप॑ या आदिशेष ) भी लोगों की दृष्टि में आ गया । 

वलिष्ठ वाली के भाई के पास जानेवाला मनुकुल श्रेष्ठ का अनुज, मयकर अरण्य 
को भेदकर अतिवेग से आगे बढ़ता हुआ, गगन-सुम्बी सालबृत्तो को छेदनेवाले (राम के ) 
वाण की समता करता था। 

किसी दिग्गज के बच्चे के खो जाने पर उसे ढूँढ़ता हुआ, उसके पद-चिहों का 
अनुसरण करके दूसरा कोई दिग्गज चल पड़ा हो--सुग्रीव को दूँदता हुआ जानेवाला वह 
लक्ष्मण चैंसे ही लगता था । 

जिस प्रकार सूर्य ऊँचे उदयाचल ले अस्ताचल पर जा पहुँचा हो, उसी मकार 
स्वर्ण की काति से युक्त शरीरवाला लक्ष्मण एक ऊँचे उच्ज्बल पर्वत से ( ऋष्यमूक से ) 


दूसरे पवेत पर ( किण्किधा पर ) शीघ्र जा पहुँचा | 


किप्किन्धाकारड श्य्प 








उसे देंखकर वानर, ऐसे मागे- जेंसे यम को देख लिया हो। 

और उससे कहा--है प्रशु ! अतिक्रुद्ध रामानुज चंडवेग मे वहाँ आ रहा है। 
चह कुमार भी. साहमिकर ऋृत्य छरनेडले लद्रमण 

के लिए ( लक्ष्मण के ) सटीप आया और उत्त चऋत्र्ची दुमार के मन का 

स्वर्ण का वीर-ककण धारण करनेवाले अण्ने पितृव्य ( सुप्ीव ) के प्रादाद में का पहुँछा | 

नल ( नामक वानर-शिल्पी ) के द्वारा निर्मित ग्रासाद में पुष्य-द्लों 

पर पड़े उस सुग्रीव के निकट जा पहुँचा, जो दीर्घ कुंठलों दथा बाल-स्वनोंदाली स्मपियों 

ऊ द्वारा धपने सुन्दर ऐगों को महलावे जाते हुए, निद्रा का अतिथि बनने की इच्छा कर 


गहा था| 





५ 
धर 
६ 


2 


हक 


जो स्वच्छ जानवाल्े राम-लक्ष्मण के द्वागा पव्च उस व्शाल राज्य-सम्पत्ति-रुणी 
मदिरा क्य- पान करके अतिमत्त हो गया था- जो अति उज्ज्वल न्वर्ण-ण्वंत के मध्य ठहरे हुए 
कझँचे ग्जत-पर्वत के समान शोमायमान था । 








जो, निंशुवार, साखू. अगद, चंदन तथा छुगन्ब्ति लवाओं ठथा झुर्मित पुष्यीं 
का स्पर्श करके बहनेवाले वाल-ण्वन के कारप सुख-निद्रा में ममन था। 

जो मधुर 'क्डि! ( नामक फूल ) के समान व्यर्िती स्यों के. धघवल हाम 
करनेवाले सुक्ता-सह्श पैने दतों से मधु-समान जो रस उत्नक् होता था. उसका णन करके 
उनन्‍्माद; मूच्छा तथा अन्‍य ( तद्ा. शिथिलता आहि ) युपों के ढ़ जासे में मच गज के 
समान पड़ा था| 

जो, मुकुद, कुडल आदि के व्म॑दि-पुझों के व्यन होने ने ऐसा उज्कल 
लगता था, जैमे सूर्च-क्रिणों मे छादृत हिमाचल हो | 





श्र६ कंब रामायण 


इद्रपुत्न का सुत ( अंगद ) मसह्णा में अतिकुशल थधायुकुमार को साथ लिये 
हुए उम्र सेनापतियो के साथ चलकर ( सुभीव के ग्रासाद से ) वाहर निकलकर अपनी मात्रा 
के प्रासाद की ओर चला | 

वहाँ पहुँचकर उसने ( तारा से ) अ्श्न किया कि अब क्या करना चाहिए ! 
तब तारा ने उत्तर दिया--तुमल्लोग न करने योग्य पाप-कर्म सुलभता से कर डालते हो, फिर 
उन कमों के परिणास को अनायास ही दूर करने का उपाय भी करना चाहते हो | क्या 
उपकार को भूलकर ( क्त्न होनेवालें ) तुमलोग ( पाप से ) मुक्त हो सकते हो ? 

उसने फिर आगे कहा--विजयी ( रामचन्द्र ) ने तुम्हें सेना-सहित आने की जो 
अवधि दी है. यदि वह व्यतीत हो जायगी, तो ठुम लोगों के जीवन की अवधि मी समाप्त 
हो जायगी--यो मेरें कहते रहने पर भी तुमलोगों ने कुछ सुना नहीं। अब देखो, तुमलोग 
कैसे फेस गये हो । 

जिन बीर ले अपने धनुष को ऐसा भुकाया कि यम ने वाली के अपूर्वे प्रापो का 
हरण कर लिया और जिन्होंने तुमलोगो को-अतुलित राज्य-सम्पत्ति प्रदान की, वे भी भाज 
तुम्हारी उपेक्षा-योग्य हो गये हैं। तुम्हारे जैसे स्वभाववाल्े लोगों के लिए यह काय 
( रामचन्द्र की उपेक्षा करना ) ठीक ही तो है। 

देवताओं से मी उत्तम वे ( राम ) अपनी पत्नी के वियोग में निष्पाण-से हो 
मू््छित पडे है। इधर तुम उनकी उस व्यथा को मन में भी न लाकर सद्योविकसित 
नीलोत्पल-समान नेत्रवाली रमणियों के प्रेमाम्रंठ का पान कर रहे हो । 

( हमलोग ) सत्व से मुकर गये हो, कृतष्न हो गये हो | ठुमलोगों के पापों का 
परिणाम अब दीख रहा है | तुमलोग इस प्रकार गुणहीन हो गये हो। यदि उन महावीर 
( राम ) से युद्ध मोल लोगे, तो पिनष्ट हो जाओगे |--जब तारा इस प्रकार उनकी भर्ल्ना 
करती हुई बोल रही थी, तब>- 

उधर बड़े-बडे पराक्रमी वानरों ने नगर के घिशाल कपाट फो, जो बड़ी अगला 
से बद करने योग्य था, बन्द करके भीतर से अर्गंला डाल दी और वड़ी शिनाओं को ज्ञाकर 
(उस कपाट के पीछे ) चुन दिया। 

वे वानर-वीर इस प्रकार नगर-द्वार को सुरक्षित करके और यह विचार कर कि 
( यदि कदाचित्‌ लक्ष्मण भीतर प्रविष्ट हो जाय तो ) उनसे युद्ध करने के लिए सन्नद्ध रहना 
चाहिए, दृक्षों को तोड़कर एवं बड़ी शिलाओ को उखाड़कर हाथ में लिये हुए, प्राकार के 
समीप खडे रहे | | ५ 

राजपुगव ( लद्ठमण ) ने यह सोचने हुए कि ये हमसे बचना चाहते है, क्रोध से 
मदहास करके, लक्ष्मी के निवास कमलपुष्प की समता करनेवाले अपने चरण से, उस नगर 
के कृपाट पर अनायास ही आघात किया | 

उनके दिव्यच्धरण का स्पर्श पाते ही बह नगर-कपाट, सुरक्षा के लिए द्वार पर 
रखी शिलाएँ तथा इृढ ग्राचोर, सब ऐसे विष्वस्त हो यये, जैसे अस्टृश्य पाए-पुज हो । 

वह हृढ कपाठ, वह पुरातन नगर-द्वार. शिक्षाओं से निर्मित प्राचीर। सब सहज ही 


किष्किन्धाकाणड छ<७ 


5 कप 


दहकर सब दिशाओं मे दस बोजन तक विखर गये | तब वानर भय से विह्ल हो उठे। 

उस हृ तथा उन्नत प्राचीर ओर उस विशाल नगर-द्वार के दहकर गिरने 
पत्थरों के प्रहार से शिर से चोट खाये हुए वानर व्याकुल होकर दीर्घ व्शाओं 
भागकर अपने अपूर्व ग्राणों को वचा पाये | 

अकथनीय घोर दुःख पाकर; अपना स्थान छोड़कर भागे हुए दोषहीन वे वानर, 
भयमीत होकर धोर शब्द करने लगे | उस ध्वनि से वह (किष्किन्धा) नगरी, उन्नत शिखरवाले 
मदर-पर्वृत से मये जानेवाले मीन-मरे तथा शब्दायमान समुद्र की समता करने छूगी | 

अनेक बानर, भयभीत होंकर, करिप्किन्धा पर्वत से हटकर समीपवर्चती चनों म जा 
छिपे | उससे वह ऊँचा ( कि्किन्धा ) पर्वत, ऐसा लगने लगा जैसा नक्षुत्रपूर्ण आकाश 
नक्ञत्नहीन होने पर दीखता है | 

उस समय गतापी ( रामचन्द्र ) की आश्ञा-रूपी चक्र के जेसे लगनेवाले वे 
( लक्ष्मण ) उमर स्वर्णमय नगर की वीथियों म प्रविष्ट हो चलने लगे। तारा को घेरकर 
खड़े रहनेवाले ( अगद आदि ) वानर कह उठे--अहों | वे आ गये हैं | अब क्या करें १ 

है उत्तम कंछण घारण करनेतराली |! उन ( लक्ष्मण ) का हृत्य पुष्प के समान 
कोमल है | बदि आप राजप्रासाद के छार पर जाकर उन्हें रोक दें, तों चह वीर, जो 
विचारान्‌ हैं, उस ओर आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। यही उत्तम उपाय है [यों 
हनुमान ले कहा | 

तब तारा ने ( उनसे ) वह कहकर कि, तुम सव लोग जाओ | मै जाकर उन 
बीर ( लक्ष्मण ) के सन का शात करूँगो--ताहस के साथ पुथ्यालंकृव केशॉचाली अन्य 
सखियॉ-महित चल पड़ी | इवर अन्य वानर उनसे हटकर दूर पर खड़े हो गये 

कंठ मे रस्सी ( का आमरण ) धारण किये हुए हाथी-जेसे लद्तमण, प्रसिद्ध वानरी 
के आनन्दपूर्ण आवाम किप्किन्धा की राजवीथियों को पार कर विशाल राज-सौध से ज्यों 
ही प्रविष्ट होनेवाले ये. तो ही सहज सुगध-मरित केशॉंवाली तारा उनके मार्ग के मध्य 
उन्हें रोककर खड़ी हो गई। 

मनोंत्ञ ल्वण्व, ध्वल चद्र-सहश सदहास, सुन्दर कटि, उत्तम तथा नित्य गौबन- 
पूर्ण मदु स्तन--इनसे चुक्त उत्तम मवृर-तुल्य रमणियों के साथ वह तारा उस श्रेष्ठमाग की 
रोके खड़ी रही। « 


रमाणयों की सेना ने दृदता मे ( तत्तमण को ) इस प्रकार घेर लिया कि (लद्टमण 
के ) धनुष तथा करवाल उनके बामरणो में उमक उठें। उन ( रमणियों ) के मजीर, 
जिनमें छोटे-छोटे ककड़ मरे थे. वज उठे । गेखलाएँ भी वड़ा कोज्नाहल कर उठों | सर्वत्र 
विविध श्रू-लताएँ फैल गई | 


शब्दावम्गन नृपुर नगाड़े बने थे | रमणियों ऋ& जघन बडे रथ थे | परस्पर अनुरूप 
हज 7 हथ, न रछे दे अूठोर हर चुद्ध करचेबा रे से 
नपन-थुगल बरछे थ। ऋअ्ठोर मर्हिं चुद्ध ऋरचंबराले धनुष थीं इस प्रकार: जब वे रमपियाँ 


इस 
धेरकर खड़ी हो गउ, तब न्व्रय गौरव से भी गुर होनेगली भुजाओवाले 


३६८ कैच रामायण 


शांत न होनवाला क्रोध भी शात्र हो गया। वे अपने सिर को भझ्ुकाकर उनकी ओर हृष्ट 
उठाने से भी संकोच करते हुए खड़े रहे | 

लक्ष्मण, अपना कमल-बदन नीचा किये, अपने विशाल धनुष को धरती पर 
ऐसे खडे रहे, जेसे अपनी साँसो के बीच खडे हो। तब मनोहर कंधों, परिशुद्ध हृदय और 
दीघ नयनोबाली तारा, उन वानर-रमणियों में से, जो धरती की अप्सराएँ जैसी थी, पृथक 
होकर गद्गद स्वर मे ये वचन कहने लगी-- 

है वीर । हमारा यह वडा भाग्य है कि तुम हमारे इस घर में पधारे हो। 
अनतकाल तक तप करने पर ही ऐसा भाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा इन्द्र आदि के लिए भी 
ऐसा भाग्य दुलभ है | ( ठम्हारे आगमन से ) हम कर्मरहित हो उत्तम-रत्ति प्राप्त कर चुकी ) 
इससे बढकर अन्य क्या सुकृत हो सकता है ? 

फिर, संगीत से भी मधुर बोलीवाली उस तारा ने प्रश्न किया--है वीर । तुम 
उग्र रूप धारण करके यहाँ आये हो | ठ॒म्हे देखकर बानर-सेना ( तुम्हारे ) आगमन का कारण 
न जानने से भयभीत हो रही है| तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हे प्रमो | आश्ञा-रुपी चक्र 
को प्रवत्तित करनेवाले ( रक्रवर्ती श्रीराम ) के चरण-युगल को कभी न छोड़नेवाले तुम अब 
( उन्हे छोडकर ) किस कार्य से यहाँ आये हो १ 

पुष्पहार-भूषित बच्षवाले ( सह्मण ) करुणा से आई हुए। उनका क्रोध कम 
हुआ | यह सोचते हुए कि कौन यह वचन कह रही है, उस तारा के छुख को, जो मानो 
दिन भें धरती पर अवीण्ण उज्ज्वल पूर्ण चन्द्र-जेसा था, निद्वारकर देखा। तब उसे देख- 
कर उन्हें अपनी माताओं का स्मरण हों आया, जिससे वे व्याकुल हो उठे| 

मगल-सूज़रहित, रत्नमय अन्य आभरणों से हीन, सुगधित मधुपूर्ण पुणवहार से 
आभूषित; कुंकुम, चदन आदि के रस से अलिप्त, पीन एवं तापमय स्तनों तथा ऋमुकदृछ- 
सहश अपने कठ को ( अपने आँचल से ) ढके हुए उस नारीरत्न (तारा) को देखकर उदार 
स्वमाववाले वे ( लद्॒मण ) अपने नयनों में अभ्रु-मरे खड़े रहे | 

उन ( लक्ष्मण ) के मन मे यह विचार उठने से कि मेरी दोनो माताएँ ( अर्थात्‌, 
कौमह्या और सुमित्रा ) इसी वेश में रहती होंगी, वे शियिल्च्चत्त होकर दी्घकाल तक 
वैसे हो खड़े रहे) फिर, यह सोचकर कि उनसे पूछे गये प्रश्नों का उन्हें कुछ उत्तर 
देना हे, छुन्दर कुतलॉवाली उस (तारा ) को देखकर अपने उद्दिष्ट कार्य के बारे से यो 
कहने लगे--- ह 
यूर्यपुत्र सुग्रीव, सनुवु ल के श्रेष्ठ नरेश (राम) के प्रति दिये अपने इस वचन को कि 
सै अपनी सेना के साथ आपकी देवी का अन्वेषण कर उनका समाचार ग्रास कर्रुगा' भूल 
गया है। मेरे अग्रज ने आदेश दिया है कि ठम शीघ्र जाकर उस सुग्रीय का हाल जानकर 
आओ | इसलिए मै यहाँ आया हूँ। उसके उत्तम राज्य-शासन का हाल तुम वेताऔ-: 
लक्ष्मण ने कहा | 
हे ग्र्ु | क्रोष न करो । छोटे लोगो के अपराध को क्षमा करके एुम शांत हो 
जाओ | इस प्रकार छ्ुमा कर सकलूवाला तुम्हारे अतिरिक्त और कौन हैं? वह अपने वचन 


किप्किन्धाकाणड श्द्र्‌ 


को भूला नहीं है। उसने समार मे सर्वत्र अपने अरुक दतों को भेजा है और सब स्थानों से 
चानरों की सेना के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। (तुम लोगों के ) उपकार का 
प्रद्युपक्तार भी क्‍या सभव है १ 

सहस्त कोटि वानर-दूत, सेनाओ को बुला लाने के लिए (सुग्रीव की ) आशा 
से गये हैं। उनके लौट आने का समय भी आ गया है| तम जो शरणागत के लिए माता 
से भी अधिक हितकारी हो, अपने क्रोध को शांत करो | यही धर्म है, यदि अपराधी ही- न हो, 
तो दडनीय कौन होगा १* 

हुम लोगो ने थपते शरणागत को अभमयदान देकर जो अपार सपत्ति प्रदान की है; 
उसे प्राप्त कर यदि वह कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्‍्लघन करे, तो वह भी तुम्हारे ही कार्य का 
परिणाम होगा न? ज्री के निमित्त होनेवाले युद्ध में ( अपने मित्र के साथ जाकर ) यदि 
कोई अपना शरीर न ह्याग करे, तो क्या उसकी मिन्नता टिक सकेगी १ 

तुम सरल स्वभाववाल्ले ने उम्र शत्रु को मिटाकर ( सुग्रीव को ) राज्य का वेमव 
प्रदान किया और उसके साथ शाश्वत रइनेवाज्ा महान्‌ उपकार किया है। यदि वही 
तुम्दारी उपेक्षा करे, तो अपनी इस छुद्गता के कारण वह अपना महत्व ही नहीं खो वैटेगा, 
किंतु इसी जन्म मे दारिद्रय्य को पाकर इह एब पर दोनों लोको के सुख से वच्चित हो जायगा | 

उस समय; युद्ध-कुशल वाली के प्रताप को मिटानेवाला एक ही बाण तो था| 
अब ( यदि तुम इस सुग्रीव को मिटाना चाहों तो ) एुम्हे किसकी सहायता अपेक्षित है? 
तुम्हारे धनुष से वढ़कर तुम्हारा अन्य सहायक कौन है ? हुम्हे तो देवी का अस्देपण करने 
वाले लोगों की आवश्यकता है। तुम्हारे चरणो की शरण में आये हुए ( सुप्रीव आदि ) 
जन तुम्हारा काय करके कृताथ होगे। 

तारा के ये वचन सुनकर बहुश्रुत लक्ष्मण, करुणाद्र होंकर मन मे लजा का अनुभव 
करता हुआ खड़ा रहा । उसको इस दशा में देखकर जौर समझकर कि, इनका क्रोध शात 
हो गया, घोर झुद्ध मे सहायक बननेवाले दृढ कथी से युक्त हनुमाल्‌ उनके समीप आया | 

क्रोध के समय में भी अकुरित प्रेमबाले लक्ष्मण ने अपने समीप आकर चरणों 
को नमस्कार करके खड़े हुए इनुमाल्‌ को देखछर कहा--त्ृम तो अपार शासत्र-नान से 
युक्त हो | तुम भी केसे पूच घटित वत्तात को भूल गये ? तब बच्चन-चटर हनमान ने उत्तर 
दिया-- है प्रभो । सुनो-- 

अविकृत प्रेमवाली माता का, पिता का. गुद का, दिव्य शक्ति से :क्त आाह्मणो 
का, गाय का, शिशुओ का और स्तलियो का वध करनेबालों का भी बुछ परावश्चित्त हो 
सकता है। “किन्तु, अनश्वर उपकार को भूल जाले का भी क्‍या कोई प्रायश्चित्त हो 
सकता ह्ठै १ 

है स्वामिनू। आप और वानराधिप सुप्रीय मे जो सा स्तेंह उत्पन्न हुआ, वह 





१.माव यह दे कि जो अपराध केर और दड के वोन्च हो दही ज्ञमा के बोग्व भी होता रै। यदि कोई 
कपराधा ने ह्दो छोर ईहनोय मो न हो, तो ज्षमा का माद ऊ्ददाँ ग्ट्रेगा ह --अम० 


श०० कंब रामायण 


मेरा ही तो कार्य था। यदि वह मैत्री मिट जाय, तो उस्त पाप से क्या कोई मुक्त हों 
सकता है? उस कारण से हमारा भी चित्त मलिन हो जायगा न १ 
हि है हमारे प्र्ध | ( हमारे ) तप, सुकृत, धर्म-देवता तथा अन्य सब कुछ आप 
ही हैं। ऐसा मेरा सुद्द विश्वास है। पर, वह सब रहने दीजिए। यदि निलोक की रक्षा 
करनेवात्ते आप क्रोध करें, तो हमारे लिए अन्य आश्रय क्या रहेगा ? ( आपकी ) करुणा ही 
( हमारे लिए ) गति है। 
वानरराज ( आपके कार्य को ) भूले नही हैं। उन्होंने वलवान्‌ वानर-सेनाओं 
को एकत्र करने के लिए स्थान-स्थान पर दूत भेजे हैं और उनके आगमन की प्रतीक्षा मर 
रहे हैं) इसीलिए विलंव हो रहा है। आप स्वयं धर्म के रक्षक हैं। यदि वह थापकों 
दिये हुए अपने वचन को तोड़ ढे, तो इस लोक से उसका जन्म ही व्यर्थ होगा और नग्क 
से भी उसको सुक्ति नहीं मिलेगी | 
है मत्तगज-सहुश बीर! हमसे उपकार पाये विना ही जो हमारा उपकार 
करता है. उसके लिए, यदि आवश्यकता पड़े, तो युद्ध में उसके सहायतार्थ जाकर, उसके 
शत्रुओं को निहत करना हमारा धरम है। यदि हम उसके शत्रु का नाश न भी कर सके; तो 
कम-से-कम उन शन्नुओ से आहत होकर अपने प्राण तो त्याग सकते हूँ | इससे बढ़कर ससार 
में क्या उपकार हो सकता है? 
है प्रतापी सिह-सद्श | यहाँ अब आपका खड़ा रहना उचित नहीं है ] यदि हमारे 
शत्रु जान लेंगे, तो उससे आपकी और हमारी मित्रता मग हो जायगी। आपकी ग्रदान की 
हुई सपत्ति को तथ्य आपके ज्येष्ठ भ्राता ( राम-सह्श ) वानराधिष को अब चलकर देखें। 
हनुमान्‌ के वचन सुनकर पर्वृत-समान पुष्ट झ्ुजाओंवाले लक्ष्मण ने अपना क्रोध 
शात करके मन में विचार किया--यह सुग्रीय, नई सम्पत्तिक्े प्राप्त होने से वेसुध हो गया है 
और अन्वन्न जाना नही चाहता है; अतएवं सकीर्णबुद्धि हो गवा है « यह राम की थाना 
का उल्लंघन करनेवाला नही है। 
यों सोचकर फिर वीरककण-भूषित चरण तथा वलिप्ठ झ्रुजाओवाले राजदुमार 
( लक्ष्मण ) ले हनुमान को देखकर कहा--अमी तुमसे एक वात और कहनी है . यह हमसे 
कहना ही उचित है , तुम इसपर विचार करों ; वह कहकर वह आगे कहने छगा-- -“८ 
मैने अपनी आँखों देखा है कि ( सीता ) ठेवी के अपहरण के कारण उत्तन्न 
क्रोध तथा मानमग ने उत्तन्न अग्नि किस प्रकार उनके प्राणों को सता रही हैं , राजपर्म 
छोड़कर दूसरों पर धत्याचार करनेवाले पापियों को उचित दड देने का मैने निशचव कर 
लिया है। उससे मुझे भले ही अपयश प्राम हो, फिर भी झुझ्े उसकी कोई चिन्ता 
नही है | 
» अपने कोप को शात करके मै जीवित रहता हूँ. तो यह अपने ग्रभ्ु को सालना 
देने के लिए ही , अनेक दिन व्यर्थ व्यत्तीत हो गये हैं, अन्यथा (हम दोनो के क्रोब से ) 
विमुबन भी दख हो जायेंगे ; ठेव भी मिट जावँगे , इतना ही नही. उत्तम घर्म भी बिन 
हो जायँँगे ; अविनाशी प्रारब्ध कर्म को कौन मिटा सकता है 2 


क्रिप्किग्धाकाएड ५०१ 


प्रभु ने ( पहले ) तुमको देखा ( तुम्हारे द्वारा मित्रवा करके ) आपत्ति के 
समय से तुम्हारे स्वामी ( सुम्रीव ) की सहायता की और मेरे समान ही उस ( सुग्रीव ) को 
मी अपना भाई समका ; इसी कारण ये उन्होंने इतने दिन यहाँ व्यतीत किये हैँ ; अन्यथा 
एक धनुष की सहायता से ही विद्युत-तद्श देवी का अन्वेघण करना कोई बड़ी वात नहीं थी | 
केवल आकाश में ही नही, किंतु इस सारे ब्रह्माड मे। जिसमे चतुदंश भुवन, 
सात बडे पर्वत और सात कुलपवंत हैं। जहाँ भी सीताजी हो, उस स्थान को पहचान कर, 
उन्हे मुक्त करके लाना ( श्रीराम के शर के लिए ) कोई असभव कार्य नहीं है; फिर भी, 
उस दिन तुमलोगो ने जो बचन दिया था, उसकी उपेक्षा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं | 
तुम लोगों ने विलव-मात्र नही किया | किन्तु, चिरकाल से गये से फूले हुए 
राक्षस्तों को जीवित रहने दिया | देवताओं को दुःखी होने दिया। परम्परा से आगत 
शास्त्रज्ञान तथा होमाश्नि से युक्त मुनियों को बिपदा में पड़ने दिया, पाप को बढ़ने दिया | 
क्रोध न करनेवाल्ते ( श्रीराम ) को क्रुद्ध कर दिया | तुम्हारा तो इससे अंत हो हो जायगा-- 
यों ( लक्ष्मण ने ) कहा | 
उत्तम कुल मे अवतीर्ण ( लह्मण ) के यह कहते ही मारुति ने उनकों नमस्कार 
करके कहा--है प्राचीन शास्त्रों के ज्ञाता! बीती बातों को मन में न रखों | वि हम 
लोग अपने ऊपर लिये हुए कार्य को पूर्ण नही करेंगे, तों हम मरण के योग्य हैं: इसका 
साक्ी धर्म ही है। आप भीतर आइए और अपने ज्येष्ठ श्राता ( सुग्रीव ) से मिलिए | 
स्वर्ण बलयो से भूधित धनुष को धारण करनेवाले ( लक्ष्मण ) यह कहकर कि; 
पूर्व में हमने तुम्हारे कहे अनुसार कार्य किया और अब भी हम तुम्हारे कहे अनुसार करने 
को तैयार है, सुग्रीच के मन की थाह लेने के लिए हनुमान के संग चल पढ़े । 
तारा भी, भाले-सदृश नयन, रक्तकुमु॒ंद-सहुश अधर, धनुप-सहश ललाट, हस की 
गति, कल्लापी-तुल्य छवि, ध्वजायुक्त ग्थ-सह्श जघन, सुक्ता-सहश दंत, वलिष्ठ बाँस-जेसी 
मृदु भुजाएँ, कोकिल सह्श ध्वनि, स्त्रण-क्लश-तुल्य स्तन, विजली-जैसी कटि, कुमिल 
( नामक ) पुष्प-सद्श नासिका, कालमेघ-तुल्य केश--इनसे युक्त स्मणियो के साथ वहाँ से 
( अतःपुर में चली ) | 
चालिपुन्र ( अगढ ) भी चत॒र भत्रियों के साथ जाकर वीर (लक्ष्मण ) के 
कमल-सच्श चरणों पर नत हुआ और भयमुक्त हो खड़ा रहा | तब धनुर्धारी ( लक्ष्मण )ने 
उससे कहा--हे वीर, तुम शीघ्र जाकर अपने पिता को मेरे आगमन का समाचार हो ।| 
अंगद हाँ !!” कहकर उन्हें नमस्कार करके चला गवा | 
दो बाहुवाला ( अंगद ) वहाँ से चलकर अपने चाचा के सौध में प्रविष्ट हुआ। 
पहाँ सुश्रीव के सुन्दर चरणों को दृढता से पकड़ लिया और उसे निद्रा से जयाकर कहा-- 
उस सहान्‌ ( राम ) का अनुज आपके सौध के द्वार पर उपस्थित है| उसका क्रोघ मीनो से 
भरे समुद्र से भी विशाल है। फिर, उससे सागा बृत्ता भी सुनाया | 
अविसुक्त निद्रावाला ( मुग्रीब ) रमणियों के चलने से उत्पन्न गोलाहल को 
घुनकर जाग पडा | पृव॑ंधदित ह्रिसी भी बृत्तात को न जानने के करण उससे अगढ से प्रश्न 


५०२ कब रामायणों 


किया। घने स्वर्णहारों तथा पुणहारों से विभूषित हे वीर | हमने कोई अपराध नही 
क्रिया। ऐसी अवस्था में उनका हमपर क्रोध करने का क्या कारण है १ 
( तब सुप्रीव से अगद ने कहा--) हे पितता। निश्चित तिथि को आप 
( श्रीरामचन्द्र के समीप ) गये नहों । अपार सपत्ति प्राप्त करके गये मे फूल गये ) उप्कार 
को भूल गये | इन कारणो से ( लद्धमण का ) क्रोध भड़क उठा है । नीविशाज्न के प्रडित 
हनुमान्‌ ने उनका क्रोध शात करने के लिए उनसे प्रार्थना की, तव ( लछ्रमण ने ) हमे जीवित 
रहने विया | कु 
वानर-बीरो ले ( लक्ष्मण के ) आगमन का ढेग (उम्रता) देखकर किफिन्धानगर 
के गगनचुबी दरवाजे को बंद कर दिया और आसपास के एक भी पर्दत को छोड़े बिना, सब 
पर्वतो को लाकर ( दरवाजे पर ) रख दिया । एवं उमडत क्रोध के साथ उन ( लक्तमण ) 
से दुढ़ करने के लिए सनन्‍नद्ध हो खड़े रहे | 
पौरुषबान्‌ ( लक्ष्मण ) ने ( वानरो का ) वह कार्य देखकर अपने सुन्दर कमल- 
सहश चरण से (फाटक को) छुआ--( अर्थात्‌ , पदाघात किया ) ) उसके छूने के पहले ही, 
दक्षिण से उत्तर तक प्ेली हुईं, शिला-निर्मित पाचीर, सुदृढ नगर-द्वार तथा फाटक पर चुने 
गये पर्वत, सब हूटकर विखर गये और चूर-चूर हो गये। 
यह देखकर वलवान्‌ बानर-सेना किस दशा को प्राप्त हुई--मै क्या कहूँ? कहाँ 
भागकर छिपी--मै क्या कहूँ? ( बानरों की ) वह दशा देखकर माता ( तारा ) आमरप- 
भूषित रमणियों के साथ, विजली-महृश तथा पत्नाकार बरछा धारण किये हुए ( लद्षमण ) के 
सम्मुख जाकर ( उनके ) मार्ग मे खड़ी हो गई । 
कुमार ( लक्ष्मण ) ने रियो की ओर आँख उठाकर भी नही देखा, मन-ही-मन 
उमड़नेवाले क्रोध के साथ खडे रहे | तब नारी-रल ( तारा ) ने मधुर वचन कहकर प्र 
किया -है उत्तम ! हमारे यहाँ आपका यो आगमन कैसे हुआ १ तब उन कुमार ने अपने 
आगमन का कारण कह झुनाया | हि 
माता ( तारा ने ) उनके आगमन का प्रयोजन ठीक-ठीक समझ लिया। च्निक 
क्रोव के शांत करते हुए ये वचन कहे--( सुप्रीव ) आपकी आज्ञा को नहीं भूता है। 
भयकर सेना को शीघ्र लाने के लिए दूतो को पव॑तो तथा पत्थरों से भरी विधिध दिशाओं 
मे प्रेपित कर दिया है और उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। यही अब घटित 
बृत्तात है |+यो ( अगद ले ) कहा | है 
( अगद के यो ) कहते ही, सूर्यपुत्र कह उठा--वदि थे ( राम-लक्ष्मण ) 60 
करके उठ आयेगे, ता इस धरती से तथा स्वर्ग मे कौन उनके सम्मुख खडा रह सकेगा. 2 
धनुरबीर वह कुमार ( लक्ष्मण ) जब इस प्रकार क्रोच क साथ, शीघ्र गति से आया, तो सुमे 
समाचार दिय बिना तुम लोगों ले क्या किया ? 
तब अगद ने उत्तर दिया--तिबिव पुण्ण-मालाओं से भूपित वलिप् तथा उत्ते 
भुजाबाले ४ मेरे पता ! मैने पहले ही आपसे निवदन किया था। कितुः तब भाप सा 
होकर पढे थे । अत, आपने ध्यान नहीं दिया । किर, अन्य कोई उपाय ने देसकर मैने 


किप्किन्धाकास्‌ड ५०३ 


हनुमान्‌ से जाकर कहा | अब शीघ्र ही आप जाकर (लद्मण से ) 'मिलें--यही 
कर्तव्य है| 
( राम-लद्ठमण के प्रति ) स्नेह से पूर्ण मनवाले ( सुग्रीव ) ने कहा--है कुमार | 
उन्होने मेरा जेसा उपकार किया है, क्या वह अन्य किसी के द्वारा संभव है? सुके जो 
संपत्ति ्ाप्त हुईं है, क्या उसका कोई अत भी है? उन्होंने ( रामचन्द्र ने ) मुझसे अपने जिन 
कष्टो को दूर करने की आशा की थी, उन्हे मैं मदिरा के नशे मे पड़कर भूल गया | अब मैं 
उन्हे ( लक्ष्मण को ) देखने के लिए लजित हो रहा हूँ। 
मुझसे जो कार्य हुआ है, इससे बढ़कर अज्ञान-भरा कार्य और क्या हो सकता हैं। 
( मद्य पीने से ) यह पली है, यह मात्ता है--ऐसा वित्रेक भी जब नद्गी रह जाता, तब अन्य 
धर्म के विषय में क्या कहना ? यह ( मद्य-पान ) पत्र महापापों में एक है। यही नहीं, हम 
तो पहले ही से माया में पडे हुए हैं, उमपर मद्य के नशे में भी चूर हो जायें, तो फिर क्या 
कहना ! 
अधिनश्वर जान से युक्त महात्माओं वथा वेटो ने कहा है कि जो माया-बशीभूत 
न होकर विवेक के साथ पापों से दूर रहते है, जन्म-मरण के दुःख से झुक्ति पायेंगे। पर; 
हम तो ऐसे है, जो मदिरा में पडे हुए कीड़ो को निकालकर मद्य पी लेते हैं। हम ऐसे हें, 
जैसे घर मे लगी आग को घी डाल-डालकर बुमाने की चेश करते हैं। 
बेद-शासत्र तथा अन्य सब यही कहते है कि यदि कोई अपना स्वरूप पहचान लेगा, 
तो उसका क्षुद्र जन्म मिट जायगा। हम तो पहले से ही, आत्म-स्वरूप को न पहचानने के 
कारण व्याधिपूर्ण गंदे शरीर की पाये हुए है। फिर, ऊपर से मद्य पीकर मति-भ्रट्ट भी हो 
जायें, तो क्या यह उचित होगा १ 
अभयदान देकर ( शरणागत की ) रक्षा करनेवाले, पचेन्द्रियों पर नियत्रण रखने- 
बाते, तत्तन्नान ( के समुद्र ) में निमम्म रहनेवाले, सुख-हुःख के इन्द्न को मिटानेवाले ऐसे 
व्यक्तियों को छोड़कर क्या वे लोग सदुगत्ति पा सकते हैं, जो दूसरों की आँख बचाकर मद्य 
पीते हैं और सततार के सम्मुख प्रकट रूप में हंसते-खेलते रहते है ? 
शत्रुओं के द्वारा कृत हानि को, मित्रो के द्वारा कृत उपकार को, अधीत विद्या 
को, प्रत्यक्ष देखे पदार्थों को, शात्नश्ञों के उपदेशों को, अपने को प्राप्त गौरव के कारण को, 
अपने को प्राप्त दुःख को--यदि कोई जान ले, तो इससे बढ़कर हिंतकारी ज्ञान उसके लिए 
और क्या हो सकता है? 
मद्पान करनेवाले में वंचना, चोर्य, असत्य, मोह, परपरा के विरुद्ध विचार, 
शरणागत को छोड़ देने का स्वभाव, दम--वे सव (दुर्गुण ) आकर निवास करते हैं। 
कमल-पुष्प मे निवाम करनेवाली लक्ष्मी उन्हें तजकर चली जाती हैं। विप तो केवल 
खानेबाले के प्राण हरण करता है, किंतु नरक में नहीं पहुँचाता--( मद्यपान नरक का 
नित्रास भी ढेता है )। 
गे मेने सुना था कि मदिरा-पान से हानि होती है, बह सुना हुआ बच्चन अब प्रत्यक्ष 
प्रमाणित हो गया । अब फिर कहने को क्‍या शेप रह गया है ? हनुमान्‌ की नय-निषुणता 


५०४ कब रामायैराँ 


से मै बचा। अन्यथा उम्र गति से आनेवाल्ते वीर के क्रोध से मेरी मृत्यु होने में क्या 
सदेंह था १ 

है ताव ! इस मद्यपान" से उलनन होनेवात्ते दुष्परिणाम से मै भीत हो रहा हूँ | 
उसका कर से स्पर्श ही नही, मन से स्मरण करना भी अच्छा नही है। यदि मै फिर, कमी 
उस (मश्च ) की इच्छा करूँ, तो वीर (राम ) के रक्त कमल-समान चरण सुझे। विनट्ट कर दें-- 
इस प्रकार सुग्रीव ने कहा । 

'फिर, अनेक सद्‌णुणों से पूर्ण ( सुग्रीव ) ने उपयुक्त प्रकार से कहकर अगद को 
यह आशा देकर प्रेषित किया कि तुम लक्ष्मण के स्वागतार्थ आवश्यक सामग्री लेकर स्वयं 
उनके समीप जाओ । वह स्वय भी अपनी सहधर्मिणी पत्नियों तथा परिवार के व्यक्तियों 
के साथ विशाल सौध-द्वार पर जा पहुँचा । 

( लक्ष्मण के आगमन के समय ) चदन-लेप, पुष्प, सुगधित चूण, ( अगर आदि ) 
का सुरभित धूम, पक्तियों में रखे हुए स्वरण-कलश, दीपो की आवलियाँ, श्रेणियों में लटकने- 
बाले सुक्ताह्ार, वितानों में हिलनेवाले मयूरपंख, ध्वजाएँ, ऊँची “ध्वनि करनेवाले शंख तथा 
मृदंग--ये सब वीथियो में भरे थे। 

वह किपष्किन्धानगर इस प्रकार शोमायमान हो रहा था कि उसकी शुद्ध, दृढ 
स्फृटिकमय भित्तियों के मध्यमाग में तथा चारों ओर उत्तम रलो के बने स्व॑मो के मध्यमाग 
मे ( लक्ष्मण की ) परछाई पड़ने से दर्शकों के मन में संदेह होता था कि क्या सहस्तो बीर 
हाथ में धनुष लिये आ रहे हैं ] 

अंगद उस समय समीप आकर (लक्बमण के) चरणों पर प्रणत हुआ | तब लक्ष्मण ने 
उससे पूछा--है तात | तुम्हारे महाराज कहाँ हैं ! अंगद ने उत्तर डिया--हे बीर केसरी | वें 
पुण्यवान्‌ आपका स्वागत करने के लिए मेघस्प्शी सौध-द्वार पर खड़े हैं| 

शूड़ियो और ककणों से भूषित करोवाली वानर-रमणियाँ सुग्रधित चूर्ण और बच्चो 
को उछाल रही थी और विशाल चामरों को हिला-हिलाकर हवा कर रही थी | रवेत छत्र 
ऐसा सुशोभित हो रहा था, जैसा पूर्ण उज्ज्वल चन्द्रमा आसमान में चमक रहा हो-“इत 
प्रकार कपिकुलराज, सुन्दर धनुष को धारण करनेवाले पराक्रमी वीर ( लक्ष्मण ) के सम्मुख 
आया। 

पलाश-पुष्प-समान अधरोवाली रमणियाँ अर्ध्य इत्यादि के लिए उपयुक्त माभग्री 
लिये आ रही थी) नगाडे मेघो के समान गरज रहे थे। ऋषिगण बेद्‌-पाठ कर रहे थे। 
समीत-नाद्‌ सब दिशाओं में फैल रहा था। इस पकार सुग्रीव आ रहा था, वो उसके नवीन 
बैभव को देखकर देवता लोग भी विस्मय में पड़ गये | 

महिमावान्‌ ( लद्रमण ) का स्वागत करने के लिए श्रीयुक्त ठुप्नीव आ पहुँचा । 
(उसके साथ आनेवाली ) स्टृहृणीय स्तनोवाली वानर-स्त्रियाँ नक्षत्रों के समान चमक रही थी 
और सुब्रीव स्व्य उदयाचल पर उदित होकर आकाश में दृष्टिगत होनेवाले, कल्ाओ से 


१, मधपान-सबधी ऊपर के कुछ पच प्रक्षिप्त-स लगते टै |--अनु० 


किप्किन्धाकाएडं |०५ 


परिपूर्ण चन्द्रमा के समान शोमित था तथा उस उदयाचल पर उदित होनेवाले अपने पिता 
( अर्थात्‌ , सूर्य ) के समान प्रकाशमान था । 

चीर लक्ष्मण ते अपने सम्मुख कपिकुल के राजा को प्रकट होते दखा | तब उनका 
क्रोध भड़क उठा | किन्तु, उन्होंने धर्म की व्यवस्था का विचार करते्‌,,हुए अपने क्रोध को 
निर्मल विवेक से शात कर लिया | 

उन दोनो,ने लौह-स्तभो तथा पर्वतोंस भी भारी झुजाओ से परस्पर आलिगन 
किया | फिर, वानर-झ्लियों तथा वानर-वीरो के समुदाय के साथ स्वर्ण-निर्मित सौध के भीतर 
जा पहुँचे । 

कपिकुलाधिप ने पहले से तैयार किये हुए एक उत्तम आसन को दिखाकर 
( लक्ष्मण से ) कहा--हैं बीर | इसपर आसीन होओ | तब ( लक्ष्मण ) मन भें सोचने लगे 
कि जब लक्ष्मी के नायक (राम) तृणमय प्रथ्वी पर विश्राम करते है, तब ऐसे आसन पर बैठना 
मेरे लिए उचित नहीं है | 

फिर (सुग्रीव से ) कहा--पत्थर-जेसे ( कठोर ) मनवाली केकेयी के लिए 
उज्जवल रल-किरीट को त्यागकर बन में आये हुए मेरे स्वामी ( राम ) जब तृथ-शय्या पर 
सोते हैं, तब क्‍या स्वर्ण-विनिर्मित, पृष्पालंक्ृत मदुल आसन पर बेठना मेरे लिए उचित है १ 

लक्ष्मण के यो कहने पर सूर्यपुत्र अपने कमल-सहृश नयनों मे ऑसू भरकर खड़ा 
रहा। तब मनु के वंश में उत्पन्न उत्तम क्षन्रियकुमार ( लक्ष्मण ) पर्व॑त-जेसे छेचे उठे हुए 
उस प्रासाद की फश पर बठ गये। घ 


युब॒क, दुछ, असरुय ख्रियॉ--सब उस समय अश्रुमय नयनों और मलिन दृष्टि के 
साथ, कुछ कह न॑ सकने के कारण मौन रहे | सन की व्यथा से विहल हो रहे और प्चेद्रियो 
का दमन करनेवाले मुनियों के समान स्थित रहे | 


महाराज ( सुप्रीव ) ने ( लक्ष्मण से ) कहा---आप यथाविधि स्नान करके मधुर 
भोजन करें, तो हस सब कृतार्थ हो जायेगे | उसके यह कहने पर अंजनवर्ण ( राम ) के अनुज 
कहते लगे-- 

छुःख और अपवाद हमारे पेट को भर रहे हैं | इसोसे हम जीवित हैं, तो अब हमे 
मधुर लगनेवाला अन्य पदार्थ क्या चाहिए १ अत्यन्त बुझुज्षा के होने पर भी, यदि दुःख के 
कारण मन फिरा हुआ रहता है, तो अमृत भी तो कड्ुआ ही लगता है | 

प्रथ्चु की दवी का, अन्वेषण करके उनका पता लगा दोगे, तो तुम मानों हमारे 
अपयश-रूपी अप्रि को बुकाकर हमे गगाजल में स्नान करानेवाले होओगे | समुद्र मे उत्तन्न 
अमृत पिलानेवाले होओगे और हमे अन्य कोई हुःख नहीं रह जायगा | 

पत्ते, कद, शाक-फल आदि प्रश्चु के आहार करने के पश्चात्‌ शेष का आहार में 
फरता हूँ। वही मेरा भोजन है | उससे अन्य कुछ मै नही खा सकता | यदि वैसा कुछ खाना 
चाहूँ, तो वह कुत्ते के जूडन के वरावर होगा | इसमे सन्देह नहीं | 

है राजन । इतना ही नहीं, एक वात और सुनो | यहाँ से जाकर में शाक-कंद 


९5 कब्र रामायण 


ड़ 


5! ञ्प 
ज्नः 


जता कर नन्नद्ध करूंगा, तो हुम्हारे मित्र ( राम ) भोजन कर चकेगे, इसलिए अब एक 
भी मेरा यहाँ विलब्र करना उचित नही है--यो लक्ष्मण ने कहा | 
वानरपति ने यह कहकर कि जब वह मनुकुलाधिप दुःख मे ढ्ववा है, तब मे सुफ़ी 
जीवन ब्वर्तीत कर रहा हँ--यह कम वानर-जाति मे उत्पन्न हम-जेसे लोग हो कर भकते 
व्याकुल होकर अत्वन्त दु,खी हुआ | 
सूर्नपुत्र तव॒ कट उठा, थश्वु बहाता हुआ, ऐश्वर्यमय जीवन से विरक्त होकर: 
अत्यत डुःखी तथा व्याइल चित्त के साथ; उत्तम (राम ) के निकट जाने की इचचा मे 
हनुमान को ठेखकर कहने लगा--- 
हैं नीति-निपुण । गये हुए दूतो के द्वारा जो सेना लाई जायगी, उसको तुम अपमे 
साथ ले आना | उस समय तक तुम यही रहो |--यो हनुमान को आदेश देकर शीम प्रमु के 
आवास के लिए चल पड़ा | 
अदण किरणवाले ( सूर्य ) का पुत्र आशका से मुक्त चित्तवाले ( लक्ष्मण ) का 
आलिंगन करके शीघ्रता से अपने भाई ( राम ) के आवास की और चल पडा | उसके माग 
अगढ भी चला | वानर वीर आरो-आगे जा रहें थे | वानर-रमणियों का सन उनके पीछे- 
पीछे जा रहा था। मार्ग पीछे-पीछे छूट रहा था । 
नो सहत्व कोटि बानर उसके आगे और पीछे ओर दोनो ओर जा रहें थे | अति 
उत्तम बन्धुजन समीप में चल रहे थे। बिजली के समान उज्ज्वल आमरण धारण किये हुए 
सुप्रीव यो जा रहा था | उस समय-- 
घ्वजाओं के समुदाय सर्वत्र भर गये | बजनेवाले नगाड़ो की ध्वनि सर्वत्र भर गई। 
शत सर्वत्र वज उठे | चमकनेवाले आभरणो की काति-रूपी विद्युत-पुज सर्वत्र भर गये। 
( धग्ती से ) धून्त उठने लगी और आकाश मे सर्वत्र छा गई। 
स्वर्ण, मुक्ता, मनोहर एवं महीन बच्रो, उज्ज्वल रलो, सफटिक-सडों तथा रणत- 
खटो से निर्मित शिविकाए समीप में आ रही थी, श्वैत छत्त आकाश में झेंचे उठे मनोहर 
देग से आ रहे थ | 
रामचन्द्र के अनुज के उज्ज्वल अरुण चरण धरती पर चलने से, यूव-पुत्र भी 
अपने लगणों के ब्रीर-बलयों को शब्दित करता हुआ, अपनी पालकी के पीछे-पीछे (दिन हॉ. 
ग्ग्ती-स्पी रथ पर था रहा था | 
बीर-फकण तथा मनोदर धनुष घाग्ण करनेवाले लक्ष्मण तथा सुग्रीय। इतनी शीउना 


हित] 


में ललमर गामचन्द्र के आवान-पर्यत पर पह़ेंचे कि बानरीं की सना पीछे रह गई, भंग भी 
नर पारव मे पीछे रह गधा । विन्‍्तु, उनका ( गमचन्द्र के प्रति ) श्रेग वॉम-वाग 
रयाथा। ५ ४ 


स्ागीय अपार संपत्ति वी धासकि त्यागजर प्रभु के लग्गोंकी सया 


दियय धर्म-सयरय राग ) के चग्गी को मितय 





+ ह[* छा + 578 ) थे मे! एन रे है 


क्िप्किन्धाकाएंडं ५०७ 
रामचन्द्र इस प्रकार स्थित रहे, जिस प्रकार वे समस्त सृष्टि के विनष्ट हो जाने पर एकमात्र 
अवशिष्ट रहते हैं। उन प्रग्ु के रक्त कमल-जैसे चरणों को सुग्रीव ने अपने शिर से यो स्पर्श 
किया कि उसके वक्ष पर के रलहार तथा मुक्ताहार शब्द करते हुए घरती पर लोटने लगे | 

इसे प्रकार, सुग्रीब के प्रणाम करने पर, प्रभु ने अपनी दी्घ; लबी, मनोहर वाहुओं 
को फेलाकर उस अपने बक्ष से गाढालिगन कर लिया | तब उनके वक्त पर स्थित लक्ष्मी भी 
पीडित हो उठी। प्रझ्यु का उमड़ता हुआ क्रोध शात्त हों गया और पूर्बवत्‌ प्रेममाव 
उमड़ आया | फिर, उससे आसीन होने को कहा ) 

रामचन्द्र ने ( सुग्रीव को ) अपने निकट सुखासीन करके पूछा--तुम्हारा शासन 
ठीक चल रहा है न 2 कोई विरोध नहीं है न १ तुम्हारी मेघ-सद्दश झुजाओ के द्वारा सुरक्षित 
सब प्राणी, तुम्हारे श्वेत छन्॒ की छाया में तापहीन होकर रहते हैं न 2 

अर्थ-गर्मित उन वचनों को सुनकर गगनचारी एक चक्रवाले रथ पर चलनेबाले 
( सूर्य ) का पुत्र कह उठा--झुगांतका लिक घने अधकार से आवृत एथ्वी के लिए जब आप 
सूरत बने हुए हैं और मैं आपकी कृपा का पात्र बना हूँ, तो ये कार्य ( शासन आदि कार्य ) 
असाध्य कैसे हो सकते हैं 

सुप्रीव ने फिर कहा--है महिमाशालिनू | हे अग्च। आपकी मधुर कृपा से मे 
संपत्ति ग्रात्त कर सका ) किन्तु, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर मैने अपनी क्लुद्र वानर-बुद्धि 
को प्रकट किया | 

दी्घ दिशाओं में जाकर, अन्वेषण कर ( देवी सीता को ) लाने की शक्ति रखकर 
भी मैने उस प्रकार नहीं किया | किन्हु, उत्तम आमरणधारिणी ( सीता ) के वियोग में जब 
आपका निर्तल अतःकरण ब्याकुल्न हो रहा था, तब मै सुखी जीवन व्यतीत करता रहा | 

वीर-कंकण तथा दृढ धनुष धारण करनेवाले हे उदारमना प्रञ्म | जब मेरा स्वभाव 
और विचार ऐसा है और आपकी मनोदशा ऐसी हैं, तो मै भविष्व से क्‍या कर सकता हूँ। 
क्या पराक्रम दिखा सकता हूँ १ इनके बारे मे आपसे क्या कहूँ १ ( अर्थात्‌, अपने कार्य के 
बारे में मै आपसे बुछ निवेदन करने का साहस नही कर पा रहा हूँ । ) 

लर्ढगी का निरतर आवास बने बच्त॒वाले प्रश्नु ले सुआऔव से कहा--वडी कठिनाई 
से व्यतीत होनेवाला वर्षाकाल भी बीत गया | तुम्हारा यह अधिकार-पूर्ण बचन भी ऐसा है 
कि उससे ( देवी सीता का अन्वेघण ) कार्य पूरा करने की हुम्हारी इृदता व्यक्त होती है। 
अतः, वह ( बचन ) छुद्र केसे हो सकता है ४ ( मेरे लिए ) भमरत-समान हो। ऐसे 
( दीनतापूर्ण ) बचन कैसे कह रहे हो १ 

फिर, आरय॑ ने पुनः प्रश्न किया कि विश ज्ञानवाला मारुति कहाँ है ? तब सूर्य- 
पुन्न ने कहा--बह जल-भरे समुद्र के समान विशाल सेना को लेकर आ रहा है। 

एक सहस्वकोटि दूत विशाल वानर-सेना को लाने के लिए शीम गति से गये है | 
सना को जुटाकर लाने की अवधि भी पूरी होनेवाली हैं। अतः, आज यथा कल, वलवान 
वानर-सेना के साथ वह ( हचुमान्‌ ) भी आ जावगा | 

आपकी नो सहस्न कोटि की एक विशाल सेना अब मेरें साथ है | दूमगी सेना भी 


(०८ कब रामायण] 


अब मेरे साथ है | दूसरी सेना के आने की अवधि भी कल ही है। वह सेना भी आ जाय; तो 
तब आगे के कर्तव्य के बारे में विचार करना उचित होगा |--यो सुभ्रीव ले कहा ) 

प्रेम-भरे रामचन्द्र ने कहा--है बीर | ठम्हारे लिए यह ( सेना-सगठन ) कोई 
कठिन कार्य नही हैं। तुम्हारी विनम्रता भी अच्छी है। फिर, आगे कहा--अब दिन का 
अधिक भाग बीत गया है। अब तुम जाओ, अपनी सेना के आने के पश्चात्‌ आओ--यो 
प्र्ु के आदेश देने पर उन्हे प्रणाम करके सुभ्रीव विदा हुआ । 

अरुण कमलदल-सट॒श नेन्नवाले ( रामचन्द्र ) ने अंगद के प्रति मधुर वचन कहकर 
यो आदेश दिया कि हें तात | तुम भी जाकर अपने पिता ( सुग्रीव ) के साथ विश्राम करों) 
फिर, अपने भाई तथा अपने ध्यान में स्थित (सीता) देवी के साथ स्थय भी उस रात को 
वही विश्राम करते रहे | 

अति महान्‌ कीर्तिवाले ने ( अपने अनुज के प्रति ) आदेश किया कि सुग्रीव के 
पास तुम्हारे जाने तथा वहाँ घटित अन्य सभी घटनाओं का बृत्तांत सुनाओं। तब सबको 
सत्य रूप में समझने की शक्ति रखनेवाले पराक्रमी लक्ष्मण ने ( सारा बृत्तात ) कह सुनाया | 

( १-१३६ ) 


अध्याय ९९ हि 
सेना-संदृ्शन पटल 


उस दिन रात को वे ( रामचन्द्र ) वही ठहरे | आ्राची दिशा के स्वर्णमय उन्नत 
गिरि पर सूर्य का प्रकाश फैलने के पहले ही किस प्रकार, वलवान्‌ वानर-दूतों के द्वारा लाई 
गईं पर्बत-समान सेना वहाँ आ पहुँची--अब यह हम उसका वर्णन करेंगे। 
शतबली नामक वानर-वीर, दस लाख गजों के वल से युक्त एक सहल्ल वानर- 
सेनापतियों को तथा सुचारु रूप से दलों मे विभाजित, शख-समान उज्ज्वल, अति मनोहर 
दस सहस्त॒ कोटि सख्यावाज्ली वानर-सेना को साथ लेकर आ पहुँचा । 
सुषेण नामक उत्तम वानर-वीर, मेरु पर्वत को उखाड़नेवाली, सचेत होंकर मदिरा 
“का पान करने से स्वच्छु सनवाली शत सहख कोडि वानर-सेना को साथ लेकर आ पहुँचा | 
अम्ृत-सदश बोलीवाली रूमा का पिता, अड़तालीस सहर्य कोटि वानर-सेना को 
लेकर आ पहुँचा, जो अपार समुद्र को भी क्षणमात्र में कीचड़ बना सकती थी । 
इस धरती तथा ऊपर के लोको में भी अपनी कीर्चिको सुस्थिर वनानेवाले उत्तम 
( हनुमान) को जन्म देनेवाला केसरी ( नामक वानर-बीर ) पचास लाख कोटि, उन्नत पर्वत- 
सहश कथोवाले वानरों की सेना को लेकर ऐसे आ पहुँचा, मानो कोई समुद्र ही आ गया ह। 
क्रोध करने पर एक-एक वानर सूर्य को भी प्रतापहीन कर देने तथा अपने बल का 


किप्किन्धाकारड (०८ 


अभिमान करने पर एक-एक बानर अकेले ही सारी धरती को मिटा देने की शक्ति रखनेवात्ते 
प्रमन्न चित्तवाले चार सहख्त वानर-वीरों की सेना को सचालित करते हुए, गवाक्षु आ पहुँचा। 
अति वलवान धूम्र नामक ऋक्षपति, दो सहल्ल कोटि भाछुओं की विशाल सेना 
को साथ लिये आ पहुँचा । ये ऋक्ष उज्ज्वल दतवाले उस आदि वराह के सहश बलवान थे, 
जिसने अपने दाँत पर धरती को उठा लिया था और रक्ष, जो इतने भयकर रूपवाले थे, मानों 
हँचे तथा विशाल, पर्वतों को अपने एक रोम-कूप में समा सकते थे | 
चलते-फिरते किसी पर्वत के सहश रूपवाला, क्रोध के कारण स्मरण करने मात्रसे 
विप एवं बत्र-जेसे ही केंपा दनेवाला, पनस नामक वीर, बारह सहस्त कोटि, कठोर क्रोधवाले 
वानरो की सेना को खेकर आ पहुँचा | 
नील नामक बीर, वज्नघोष तथा सम्ुद्रधोष को भी परास्त करनेवाली अपार 
कोलाइल ध्वनि से युक्त, अतिविशाल, वलबान्‌ तथा कठोर यम की समानता करनेबाल्ते पचास 
करोड वानरों की रेना लेकर आया। 
दरीमुख नामक वानर-बीर, भारी झुजावाले, दृढ़ वक्षवाले, वलशाली, स्थिर 
( स्वमाववाल्े ), उम्र, कठोर नेत्री से अमि उगल्लनेवाले, तथा पर्बत से भी अधिक विशाल 
आकारवाले तीम करोड़ बानरो की सेना-रूपी समुद्र को खेकर आ पहुँचा | 
प्रख्यात गज नामक वानर वीर, तीस हजार कोटि की सख्या में, संसार-भर से 
फैले हुए कठोर क्रोध से मिह-रमूह को भी केंपा देनेवाले (सेना-रूपी) समुद्र के साथ आया, 
जिसकी सेना को देखकर ऐसा विचार होता था कि इसके लिए यह धरती भी पर्यातत 
है। और दूसरी एक विशाल धरती की आवश्यकता है। 
विशाल पव॑त के सहश कधोंवाला जाववान्‌ समुद्र की वीचियो-जेसे लपककर 
चलनेवाली एक सहस्ध साठ सो करोड़ सख्यावाली, समस्त प्रदेश पर छाई हुई चलनेवाली 
बड़ी वानर-सेना को साथ लेकर आ पहुँचा | 
असमान बल से युक्त दुमृंख नामक वानर-बीर, कमल 
आदेश देने से कि तुम जाकर राक्षत्रों को मिटा दो, दस लाख 
करोड़ वानर-सेना को साथ लेकर आया | 
पुष्प-मालाओं से अलकृत, पर्वत-समान विशालकाय हद्विविध नासक वीर, कठोर 
कधवाले अनेक लाखो वानरो को लेकर ऊपर के गगन और पृथ्वी को धूल से आबत कग्ता 
हुआ आ पहुँचा । 
वाकार विजव-जेसे रूपवाला, प्रभूत पराक्रमवाला मेन्द नामक वानर- मछ्लयुद्ध 
मे श्रष्ठ गजगोसुख नामक वीर के साथ तथा अति क्रोधचाली शतलक्षुसरू्य वानर-सेना के 
साथ आ पहुँचा। 
ह॒ कुमुद नामक वीर, चरखी-जेसे (वेग  ) चलनेवाली, पवन से भी अधिर्क 
पेगवाली तथा यम मे भी अधिक कठोर, इस प्रकार चलनेवाली, जैसे उज्ज्वल बीजियोबाला 
समुद्र अपने स्थान से उसड़कर जा रहा हो--ऐसे नो करोड़ बलवान वानरों की रेना को 
लेकर आ पहुँचा | 


मे उत्न्न ब्रह्मा के यह 
दलो में विभाजित दो 


ल्ल 
के 


४१० कंब रामायण 


बुगांव भे समुद्र के उमड़ आने पर भी नाश न होनेवाला, पत्मसुख नामक 
वानर, उनचास कोटि वलवान्‌ , सुन्दर तथा दीघ झ्ुजावाले वानरों की सेना लेकर ऐसे था 
पहुँचा कि धरती की धूल उडकर गगन में छा गई | 

ऋषभ नामक वीर, नौ सहस्ध कोटि सख्यावाले ऐसे वानरों की सेना को लेकर 
आ पहुँचा, जिनकी भुजाएँ युगात में भी विनष्ट न होनेबाले पर्वतोी के समान 
बलवान थी | 

दीर्घपाद, विनत और शरभ नामक वानर-बीर तरणों से पूर्ण नीले महासमुद्र से 
भी अधिक विशाल रूपवाले, किसी के लिए भी गणना करने मे असाध्य, काले मुखवाले 
करोड़ो वानरों की सेना को ल्लेकर, एक के पश्चात्‌ एक ऐसे आ पहुँचे कि ब्रह्मांड के अंतर 
में और उसके बाहर भी धूलि व्याप्त हो गई | 

मनोहर सहस्त किरणोंबाले सू्े को देखकर भी भयभीत न होनेवाला हनुमान , 
पत्चीस सहस्त कोटि वानरो को लेकर ऐसे आ पहुँचा कि सारी दिशाओं का अतर छोटा 
ज्ञात होने लगा और धरती एक ओर भुक गई | 

देवशिलपी विश्वकर्मा का मनोहर तथा सल्यनिष्ठ नल नामक पुत्र, शीघ्र एकत्र हुए 
लक्षु कोटि वानरों की सेना को लेकर आ पहुँचा, तो देवता भी अनुमान नहीं कर सके 
कि उसकी सीमा क्या है और यम भी श्रात तथा ब्याकुलचित्त हो उठा | 

कुम, शख इत्यादि वानर-सेनापतियों के साथ आनेवाली वानर सेना की गणना 
करना इस ससार के लोगों के लिए असभव है| यों कह सकते हैं कि वह सेना उतनी थी, 
जितनी राघत के तृणीर में वाण थे। इसके अतिरिक्त दूसरे ढंग से उसका वर्णन करना 
असमव है| 

यदि वह वानर-सेना निमजित हो, तो सप्त महासमुद्रो का भी जल सूख जायगा 
और उसके रथ्गन में श्वेत घूलि फेल जायगी | यदि (बह सेना) एक ओर मुके, तो भूमडल 
और महामेर भी एक साथ झुक जायेंगे । यदि ( वह सेना ) उठकर चलने लगे, तो इस 
प्रथ्वी सें तिल भर भी स्थान नहीं रह जायगा ] यदि क्रोध कर उठे, तो कढोर अग्नि तथा 
सूर्य भी कुलस जायेंगे | 

धरती पर एकत्र हुईं उस वानर-रेना की गणना करने लगें, तो सत्तर सहस्॒ ब्रह्माओं 
से भी उसकी गणना नहीं हो सकती । यदि (वह बानर-सेना ) खाने लगे, तो सभी अडगोल 
घनके लिए एक-एक मुद्दी मरकर खाने के लिए भी पर्यात नही होगे | वि ( वह सेना ) 
आँख उठाकर ८खे, तो ललाट में अभिसय नेन्रवाल्े ( शिव ) को भी मात कर देगी। 

चह वानर-सेना यदि तोडने लगे, तो उत्तर के मे को भी तोड़ देगी। यदि 
टकराना चाहे, तो विशाल आकाश के ढक्कन से भी टकरा जाय | यदि पकड़ना चाहे, तो 
महान प्रमजन को भी पकड़ ले। यदि पीना चाहे; तो सस समुद्रों के जल को भी अजल्ति मे 
भरकर पी जाय | 

वे बानग, प्रख्यात दिशाओं के उम्र पार भी कूद जा सकते थे। अपने असु 
झनुपम सुग्रीव के सोचे हुए अत्येक कार्य को हुरव कर देने की चुमता रखते थे। ऐसे सड़तठ 


किप्किग्पाकाएंड ४११ 


सझया में वानर-सेनायति उत्तरोत्तर उमड़ आनेवाली विशाल सेना को एकन्र करके अनायास 
ही था पहुँचे | 

वे बानर-सेनापति ऐसी वानर-सेना को लेकर आये, जो सप्त समुद्रो की बिस्तीर्णता 
से भी अधिक विशाल थी। 'एक चक्र तथा उत्तम अश्ववाले रथ पर चलनेवाले सूर्य के 
पुत्र ( सुप्रीव ) के चरण जीते रहें यो जयघोध के साथ उन्होने प्रणाम करके पुष्प 
वरसाये | ' 

उम प्रकार की वानर-सेना के आ पहुँचते ही सूर्यपुत्र, दशरथ-पुत्र के निकट शीघ्र 
जा पहुँचा और कहा--पराप-कर्मों के लिए यम-सहश आपकी यह विशाल सेना विचार 
करने के पहले ही ( अर्थात्‌; अति-शीघ्र ही ) आ एकन्न हुईं है। आप उसे देखने की 
कृपा करे । 

प्रभु, प्रसन्ष हुए और उनके मन के समान ही उनका झुख भी विकसित हो उठा। 
वे इस प्रकार आनदित हुए, जैसे देवी को ही देख रहे हो । वहाँ स्थित एक ऊँचे पर्वत के 
शिखर पर वे जा पहुँचे | सूर्य-कुमार फिर, उस सेना के मध्य लौट गया | 

सुग्रीब ने उस अपार बानर-सेना को यह आदेश दिया कि वह पढद्रह योजन के 
विस्तार मे, उत्तर से दक्तिण की ओर पक्तियों में खड़ी हों जाये। फिर, अतिक्रोधी वानर- 
सेनापतियों को साथ छ्ेकर वह ( रामचन्द्र के निकट ) लौट आया। 

सुप्रीव लोटकर रामचन्द्र के समीप आ पहुँचा और बोला--हे पराक्रमी, विजय- 
शील शूल धारण करनेवाले | आप उस ओर दृष्टि डालें--यों कहकर क्रमशः (अपने सेना- 
पतियों का ) परिचय कराया और वही खड़ा रहा। इधर एकन्न वानर-सेना तरंगायमान 
च्ञीर-सागर के समान बडे कोलाहल के साथ बढ चली | 

अष्ट दिशाओ, धरती के विस्तृत प्रदेश, दवताओ के आवासभूत ऊपर के वचुला- 
कार लोक तथा वीचियों से पूर्ण सत्त समुद्रों को भी आबृत्त करके धूलि नीचे से ऊपर तक उठ 
चली, जिससे यह ब्रह्माड धूलि से मरे हुए कुभ के समान दीखने लगा | 

यदि कहे कि ( इस सेना का ) समुद्र उपमान हो सकते हैं, तो ( यह कथन अनु- 
चित होगा, क्योंकि ) उन समुद्रो के परिसाण को पहचाननेवाले लोग भी हैं--( किन्तु उस 
वान(-सेना के परिमाण को जानना कठिन था | ) अब विद्दान्‌ उस वानर-सेना का अन्य 
पेया उपमान दे सकते हैँ / दीस दिन पयत, दिन-रात लगातार देखते रहने पर भी राम- 
लक्ष्मण उस सेना के मध्य को भी नही देख पाये | फिर, उसकी अंतिम सीमा को केसे देखा 
जाय १ 

रामचन्द्र--जो ऐसे थे कि बिजय प्राप्त करने मे उनके उपमान वे स्वय ही थे 
भोर ऊपर के लोकों मे, सुन्दर समुद्र से आदत धरती पर तथा नागों के लोक में उनका 
उपम्रान अन्य कोई नही था. अपनी शाँखों से, मन से, शाल्न-जश्ञान से तथा सहज ज्ञान से 
भली भाँति विचार फरके, महिसापूर्ण अपने अनुज को देखकर कहने लगे:-- 

है विकसित पुणों की साला धारण करनेवाले । हमने अपनी बुद्धि से, इस विशाल 
पानर-सेना के कुछ भाग को तो किसी प्रकार देख लिया । इसकी सीमा को देखते का भी 


श१२ कंब रामायण 


कोई उपाय है? लोग कहते है कि उन्होंने इस भूलोक में समुद्र की सीमा को देखा है। 
किन्तु, इस सेना-समुद्र की सीमा को भली भाँति देखनेवाले कौन हैं ? 

है स॒गंधित पुष्पमाला को धारण करनेवाले | ईश्वर के स्वरूप को, दस दिशाओं 
को, पच महाभूतो को, सूछस ज्ञान को, उच्चारित शब्दों को, विभिन्न धर्मों के परस्पर के 
विभेद को तथा यहाँ एकत्र इस दोषहीन वानर-सेना को, सपूर्ण रूप से कौन देख सकता है? 

यदि हम इस विशाल सेना को यहाँ रहकर संपूर्ण रूप से देख लेंगे और फिर 
कार्य करने लगेंगे, तो उसीमें अनेक दिन व्यतीत हो जायेंगे | अतः, ठीक-ठीक विचार करके 
कर्त्तव्य कर्म पर मन लगाना ही उचित होगा--रामचन्द्र के यो कहने पर लक्ष्मण ने हाथ 
जोड़कर कहा--- 

है देव। यहाँ एकन्न इन वानर-बीरो के लिए जिस लोक में जो कार्य करना है; 
वह अत्यन्त सुलम है। इनके लिए असुक कार्य कठिन है--यह केसे कह सकते हैं ? 
देवी का अन्वेषण करना ( इनके लिए ) अत्यन्त सुलम है | इस सेना से पाप परास्त हो गया 
और धर्म जीत गया | है 

तरगों से मरे जल में उत्पन्न कमल से उद्भूत ब्रह्मदेव ने इस विशाल लोक में जिन 
महान्‌ प्राणियों की सृष्टि की है, वह इसलिए ही कि वे सजीव पर्वत जैसे इन वानरों की सेना 
को गिनने के लिए संख्यासूचक चिह् वन सके | 

हे महान शास्त्रों में निपुण। आदों दिशाओं में अन्वेषणार्थ जानेवाले इन वानरी 
को सत्वर न भेजकर यहाँ रोक रखना ठीक नहीं--यों लक्ष्मण ने कहा। तब महिमामय 
( प्र्रु ) ने अलंझत रथवाले सूर्य-पुत्र से कहा | ( १-४० ) 


कि 


अध्याय ह४ 
अन्वेषणार्थ प्रेषण पटल 


( श्रीरामचन्द्र ने सुग्रीव को देखकर कहा--2 यह सेना श्रेणियों मे विभाजित है | 
( इसके सैनिक ) अहकार और परस्पर के बेरमाव से रहित हैं। अत्त।, विशाल रुप में 
एकन्न यह सेना किसी से भी अमेद्य है, क्या इसका परिमाण भी कुछ है १ 

( सुग्रीव ने उत्तर दिया--) बृद्धिमानो के द्वारा विचार कर निश्चय किया हुआ 
एक सख्यावाचक शब्द है--विल्लम' ( १८,३५,००८ करोड़ का एक वेल्लम होती है )। 
वैसे सत्तर वेहलम के परिमाण में यह सेना है। इसको छोड़कर, यह कहना असभव है कि 
इस सेना के परिमाण को सूचित करलेवाला अन्य कोई शब्द है | 

इस सेना के वीरो मे सड़सठ करोड़ विजयी सेनापति हैं | इन सेनापतियों में तब 
से प्रमुख महासेनापति, कठोर व को भी भस्म करने की शक्ति रख़नेवाला नील ( नामक ) 


बानर है | यों ( उुग्रीव ने ) कहा | 


किफ्िन्धाकाएड ५१३ 








विचार करें। 

तब उत्त ( सुग्रीव ) से महानुमाव हनुमान छो देखकर इस प्रदार आया ढी-- 
है तात । तुम अपने पिता (पवन) के समान ही त्रिमुवन में रंचरण करने की शक्ति रखते हो, 
वो भी उस शक्ति को न पहचान कर व्यर्थ ही विलंव कर रहे हो | क्या ठुन पहले दूसरे बड़े 
बेगवानू वानरी का कार्य देखना चाहतें हो ! 

ठुम अव जायों| उत्तम आमरणधारिणी देदी कहाँ है, इसका ण्ठा लगाओं | 
पहले तुम नागों के लोक ( पावाल ) में जाकर छोंजो | धरती पर छोजोी | हुम्ह्ारा वेग वो 
ऐठा है कि तुम भोगमूमि स्वर्य में भी जा सकते हो । हुम्हारा वह वेग 
होना चाहिए | 

मेरी वृद्धि कहती है कि रावण का विशाल (लंका ) नगर दक्षिय दिशा में है| 
हे मादति | अब इस वलपूर्ण दिशा को जीतकर यश पाले का अविकार्स तुम्हें छोड़कर दौर 

है! 





बद 
रस 
॥54| 
बल 
| 
॥| 
4 
| 
५ 


हे स॒च्छ ज्ञानवाले | मेरा खयाल है कि उदारशील (प्रट्ठ ) की देवी व्य अपहरण 
करके दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए हमले रावण को देखा था | ठुम इसपर विच्यर करो | 

तारा पुत्र ( अथगद ), जांववान्‌ आदि अनेक वीर बड़े गोरव के साथ हुम्दारे संग 
जावें | दो वेिह्लम? सख्यावाली वानर-ऊेना भी अपने राथ ले जाओो | 

पश्चिम विशा में ऋषभ, दुवेर की उच्र दिशा में शवबली दथा इन्द्र की प्राची 
दिशा में विनत; वड़ी-बड़ी सेनाएँ लेकर जायें--बों सुप्रीव ने कहा | 

फिर, सुप्रीच ने उन ऋषम आदि गनरो से कहा--हे विजयी दीरो. विजय करने 
वाली दो विल्लम” वानर-सेना के साथ थूम-धूमकर देवी का अन्देण्य करना और एक मास 
व्यतीत होने के पूर्व ही वहाँ लौट आना | 

फिर; दक्षिण विशा में जानेवाले वानरों क्यों देखकर मुब्नीव ने कहा--दूस बह 
चलकर उस विन्ध्याचल प्वंत्त पर जायओ- जो अपने अतिदुत्दर महस्वों उज्तल शिखरों 
कारण विष्णु के विराद रूप-सा दिखाई पड़ता 


पे 


हि 


























2 5 32००० 
है आर आगे बद्कर प्रयाम करने याग्य है [ 
विन्ध्य ) पर्वद पर खोजने के पश्चात नमंदा नी पर जाना. जिसमें न 
उस ( विन ) बंत पर खाजदे के परचात्‌ नमदा नंद! पर जाना. जिम दहदा 


३ 


मी स्नान ३ अदनी० तह... जज अमर ५ अप अ, पटिजज बीज कुल मनी प्रान कक... पदतम स्वर भे सात 
। स्नान करते रहते हैं। जहाँ अमर ( पुण्यो के ) मबु का पान करके पंचम स्वर में गाते 


कक ई 
रहते हैं तथा जहाँ के विविध रलो ( के पव्यक् ) से अब्लार दृए होता रहता है 


| 
कप ट्‌ँ आ [४ 4 हंगीतद 
फिर, हेमकूठ नामक परव॑त पर जाना; जहाँ धृन्रर्ण के उद्युप प्च्यी (जो संगीत 





घुनकर तल्लीन हो जाते है) मनोहर मेखलाधारिएी देव-समणियों के! आनन्द में गाये 
जानेवाल्े संगीत-हुपी मधु का पान करते हुए निठ्ा लेते हैं । 

शीत्र ही उत्त ( हेसकूठ ) पर्वव से चलकर वहाँ के अपने साथी 
घागे बढ़ जाना | फिर, काले रंगवाली पेहा नदी के ठढों में उचतन गुपणात्ी देढी जो दूँदुदा 


चौर बह से सत्र घाये बढ़ जाना | 














१४ कंब रामायण 


सुगन्धित दीर्घ अगरु-दक्ष तथा और ऊँचे बढ़े हुए चंदन-वृत्त, जिस देश की बाड 
बने हुए हैं, उसे धीरे-धीरे पार करना और अनेक अन्य देशो को भी पीछे छोड़कर जल से 
समृद्ध दंडकारण्य में जाना | 
दडकारण्य में मुडकोपवन नाम से प्रसिद्ध एक वन है, जहाँ प्राचीन अगस्त्य मुनि 
निवास करते हूँ ) तपस्या-निरत मुनियों से युक्त होने के कारण वह उपचन, दशन-मात्र से मन 
की पीडा को दूर करनेवाला है ] तुमलोग वहाँ भी देखना। 
पुष्प-भरित वह उपवन, उत्तम धार्मिक व्यक्तियों की सपत्ति के समान शोमाय- 
मान है, जिसका उपभोग सारे ससार के लोग करते हैं। वहाँ के वृक्ष उत्तम शील-संपन्न 
सुन्दरियों के अधरों के समान अकाल में भी फत्ते रहते हैं | वह दृश्य भी तुम लोग देखना। 
वहाँ के निवासी सदा अपलक रहते हैं। कभी गाढी निद्रा मे नहीं सोते। वह 
स्थान सूर्य के लिए भी दुर्गम है | सभी प्रकार की भोग्य वस्तुएँ वहाँ प्राप्त होती हैं | 
उस स्थान को पार कर, उससे आगे पाडुगिरि नामक पव॑त पर जाना, जो गगन 
में स्थित चन्द्र को छूता है और जिसे देखकर अरुणकिरण सर्य भी यह विचार करता है कि 
इसपर किचित्‌ विश्राम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। 
उम पर्वत के समीप एक नदी वहती, है जिसकी अनाडि धारा मोतियों को बहाती 
हुई, स्वण-धूलि को बटोरती हुई, रलो को छुढकाती हुई. खालों के आँगनों से मथानियों 
को समेठती हुई, दृक्तों को दहातो हुईं, पर्वत-शिलाओ को ढकेलती हुई, झगों को भी 
खीचती हुई वहती है। वह धारा किसी भी व्यक्ति को, पुत्‌ नामक नरक में जाकर क्लेश 
भोगले से बचाती है। उस पावन धारा का नामक गोदावरी है | 
उस नदी को पारकर उसके आगे सुवर्ण नामक नदी पर जाना, जो धर्म-मार्म के 
समान है, निर्मल करुणा के अभिलषणीय मार्ग के समान है, जिसके दोनों कूलों पर 
शीतल तथा विकसित पुष्पों से पूर्ण घने वृक्ष यो छाये रहते हूँ कि सूर्य की किरणें भी उसके 
भीतर प्रवेश नही पाती | जिसमें रक्ञ ऐसे चमकते हैं कि अधकार का नाम भी मिट जाता है 
और जहाँ देवताओं की प्रार्थना से छुह सुखवाला विलक्षण देव ( कात्तिकेय ) एकात में 
रहता था | 
*. सुचर्ण नदी को पारकर उस सूर्यकात पंत को जाकर देखना, जहाँ की ( कृषक ) 
बालाएँ जब फदे में रखकर पत्थर के ठुकडे फ्रेंकठी हैं, तब वे पत्थर धूप-जेसी कांति को 
विखरते हैं। वहाँ से आगे चलकर चद्रकात पर्वत को भी देखना। उन पर्वतों को 
लॉँघकर अनेक विशाल देशो को पार करना। फिर, कॉकण देश में जाना, जहाँ आदि- 
शेष, पक्चिराज ( गरुड ) से डरा हुआ, छिपकर अपना जीवन बिताता है। फिर, कुलिन्द 
देश मे जाना । 
जो इस बात पर मगड़ते रहते हैं कि शिव बडे हैं या विश्व को नापनेवाले हरि 
बड़े हैं, ऐसे जान-हीन लोगों के लिए. जिस प्रकार सुगति दुर्गम होती है, उसी अकार इुगंम 
रहनेवाला अरुन्धति नामक एक पर्ब॑त वहाँ है, जो आकाशयगा के अति निकट रहता हदे। 
जिसके गगनोश्नत शृ गों पर दोनो ज्योतिषिण्ड ( सूर्य-चढ्र ) विश्राम करते हैं। जिसमे तो 


किफिन्धकाणएड 
किप्किन्धकाणड 


निकाय 
न] 
नाप 






































बक्ति न नमस्कार ज्स्ञ्रऊ करनेवालों >> अस्त अनन्टल अप्नीश + प्रदान ड्‌ 3 
शक्ति है कि उत्तकों नमस्कार करनेवालों को वह सब अमीष्ट प्रदान बरठा है। इतको प्रयाम 
अरे आग बढ़ना । 
मयचर तथ् . शेगिस्तानो, रा आम अमन पद 
यकऊर तथा जलत हुए इागस्तादा, नाडया, छत्ताल जतन-ठादा; कूच पवढा; 
जो अगद, 3 अमन अर ज «कम मेघो > रहते है. तथा उमदि-बचछ देशों को पीछे 
जा अगद; चंदन आठ दुत्ला एव रस आबृत रहते है, दथ्ग उम्द्राद्ध-युक्त दंशों का पांछ 
० रन, रा घर हट पाखद रज्ज लक का जज 3+ 
छुड़िकर & गे के मांग पर बढ़ जाना | फिर, मरकतद प्वृद के पाठ काना, जहा भमदंड न 
विघरमख नागों के देकर अपनी माता ड् ० रक्त कथा का 
विधमुख नागों का अन्त दंकर अपना माता पिनदा का ( दाउदा 5 ) झुक्त ।ल्दा थाव। 








१ 
;।| 



































नि क. 3 ही 


६68०. हि ह.+ ४. ० 
आत्मह्ान हू संपन्‍न 8, ।जससे इस जन्मे ऊे कारपनूद ब्मनयबन मद ऊातठ हू 
ह-> अआा नमस्कार पु ह-+- 
महान्‌ ईं कि हमारे द्वारा व्हाँ से भी नम्स्कार करने बोन्च हैं 





फिर फर; उम्र रेचे बंछटाउल एर जाना; झा उचचदा मावत दथा दक्ष्णा माध्य 
(तमिल ) की नीमा-रेखा वना है, जिसपर खयं मगवान्‌ विराजमान रहते है, दो देदों ठथय 
शासत्रो में प्रतिपादित सव पदार्थों की सीमा है. जो स्वयं सब धर्मों की पराव्यद्य है, जिसका 
उपमान बनने योग्य कोई वस्तु नहीं है, जो ऐसा शोमाग्मान है, ऊँचा खबर दश्च हो कौर 
जिसके सानुओं में मधु के छत्ते मरे रहते हैं | 

उस वेंकदाचल पर ऐसे महात्ग लोग रहते है, जो दोनों प्रत्मर के ( णप दौर 
पुण्य ) फलो से संब्द्ध कोई #र्म नहीं करते, जो देवताओं से प्रशंसित संपन्न जीवन दया 
दूधरों पर निर्मर रहनेवाला दरिद्ध जीवन--दोनों को समगन मानते हैं ठथा ज्यों ऐसे अपार 

ह देई। के दे 


वहाँ ऐसी नवियाँ हैं, जिनमें नपव्दीन उत्तन ्ाह्ष्पस्नान ररते है | ऐसे वाश्रन हैं; 
जिनमें वेद तथा प्राचीन शात्रों के ज्ञाता छुनि निदाव करते हैँ | ऐसे र्तवमण प्वंदशंग ई. 
जिनके मध्य मेव विश्वाम रुरते हैं। ऐसे स्थान हैं. जहाँ देव*रमफियों के उंगीद के उप- 
चुक्त ब्ननिराद्य की ठंतियों से उत्तन्‍न नाढ से गजो तया व्याहों के बच्चे नो जाते हैं | 





फिर, मां पीर शलत्जाली, ड, पोन्नि १. >न्‍क पन्क मी “अमल न 
कार, गमार गाततला), प्रान्द नानक राहनांमंद शादल ऊतल 





४१ 


हि । 


कं रामायण 


गजों के आवास बने ऊंचे सानुओ से शोमित महेंद्र पचंत ब्ये एवं दक्षिष के ममंद्र को 
बेखोगे हर 
द्ग्त् । 
उन स्थान को पार कर आगे जाना और वहाँ सर्वनत्न खोजकर, एक मास की 

में तुम यहाँ लौट आना | अब तुम लोग शीघ्र विदा हों--( सुत्नीव के ) इस प्रकार 
आजा देने पर, त्रिध्िक्रम ( के अवत्तारभूत रास ) ने मारुति को कृपा-भरी दृष्टि से देसकर 
कद है नोतिनियुण ! सोता के लक्षण सुनो. जिनसे तुम्हें उसका अन्वेषण करने 
सुविधा हो । फिर, आगे कहने लगे--- 


टहेतात। (सीता की ) पाटागुलियाँ ऐसी हैं, मानो क्षीरसागर भे उत्मन्न प्रवाल 
के खड़ों मे महावर लगाकर उनके उपरी मांग में अनेक चद्रों को रख दिया गया हो। 
प्रनिंद्ध कमल तथा अन्य पदाय भी उन पादों के उपसान नहीं बन सकते । इतना कहने के 


अतिरिक्त उन पाठ्युगल का उपमान क्या कहा जाय १ 

है तात | जिन कच्छुप को, चुडिमानो ने, कंकण-पक्तियों से भूषित रमणियों के 
चरणों के ऊपरी भाग का उपमान बताया है, उससे राजत्रिकाल की वीणा से भी अधिक मः् 
बोलीदाली क्ीता के चरणों की उण्मा देना उस (चरण-युगल) का अपमान करना है। इसे 
निश्चित यानो | 

है सत्यनिग्त ! चिन्रकारों के लिए जिनके चित्र खोचना टुस्माध्य ९) वेने 
अश-पाशों से विशिष्ट उस देवी की जानुएँ ऐसी हैं कि वहुत सोच-बविचार करने पर भी कोई 
उनका उचित उपमान नहीं पा सकता ) चिद्गबान्‌ लोग, गर्मिणी 'बराल' ( नामक मछली ) 
तीर, पुष्ठ धानका गाभा,* इत्यादि को जानुओं के उपमान कहते हैं। ऐसा तो कोई भी 
झट सच्ता है। उसे पुनः में वहूँ, वो इसमें क्‍या रस है ? 

केशपाश से सुशोमित सुन्दग्यों की जाँघों के अति उत्तम उपमान वननेवाले थो 
छटली-बृत्ष हैं, वे भी जय उन (सीता की) जाँघों से परगस्त हो गये हैं- तब उन याधों की अन्य 
उपमा क्या टी लाथ ? घीपा की ध्वनि लो अमृत-समान मबु को और जल से पूर्ण खेतों मे 
इसन्र ईस झे रस को भी परास्त करनेवाली बोली से युक्त उस (सीता) की गाँध इतनी मुख्दर है। 

उच्म ! कछुक-बढ़, चक्रवाक एवं कलश-समान स्तनों से युक्त, बा लगा- 


ममान ( पतली) कटिवाली उस ( सीता ) के, मेसला-भूवित, चक्ाकार बस्वाइत यंबने-हा॥ 
गइद्र का क्या उस्सान हो यकता रै--यह मैं तृम-जैसे को क्या क्ट्टें- जिसने समृद्रायृत धर 
मात शिर घर धारण ऋरग्नेवाले आदिशेप के फन हो देणा है तथा हिस छो देबाहर उपर 


॥ 


हद्न राह छे ले ( हय के ) रथ की भी देग्गा | 
हल मी काटाकती 
व ऐसी है कि दरसफे आछार यो देखरर ही ( कदम ) अन्य सिसी हुह्री ४ 


बना 7 उसरी बह रदि के आकार का वन यदि झ्ुम गुसदा कारी 


* *+ 


इमके लिए उपसान देदना स्यथ “| इस बदि को आंखों से नरीं देशा दा सश्ता 5 

है कि 

श्व्प के हय्य के स्यण मे ही उरा थाने संजना हैं) जगा वकसी उपाय से दशा इतर 
० दि. यू हम ै 





का ३ के द्रा न्क 
/, धान अी टन, बनाई मे पड आज) जी फ्लिशार ह५ई है, पारी शा 74 27९ 400 400। 





साधारण दृष्टि से वह कथन कि ( सुन्दरियों के ) उदर, वत्पत्र, चित्र 'से अंब्त 
सुद्रम चित्र-फलक, दुः्ध-मच्श मृदुल रजत-फलक, वत्तुलाकार व्यंण--ऐसे ही अन्य पढायों के 
समान होते हैं, अत्युक्तिपूण कथनमात्र होता हैं| किंतु, चीदा का उदर इतना छुन्दर हैं कि 
उन वस्तुओं के साथ उसकी उयमा देना भी उचित नहीं है ] 


| 


उपमान निर्दोष 'कूदालि' ( नामक पुष्प ) तथा नंद! ( नामक पुष्य ) को कहें. तो 
छुद्र ही होंगे। हाँ, मैं सोचठा हूँ कि नदी की मोर उसका उपमान हो सकती है। गंगा 
( की भोर ) को देखकर तुम वह वात समर सकते हो | 


4३ 


लता-सहश उस ( देवी ) के उदर पर जो रोमावली है, बह मेरे थ्रापो की धारा 
ही है। यदि उसकी कोई उपमा देनी हो, तो उस अलान से दी जा सकंती है; जिसपर 


दोषहीन कि के तुल्य कोई छोटी लता स्थिर होकर लिपटी हो | 


वह सीता, यह सोचकर कि कमल-दल पर रहने से उसके कोमल शरीर हो क्ट्ठ 


होता है, कमल का आसन छोड़कर घरती पर अवीर्ण हुई है। उसके उदर पर स्वणंवर्ण 
की त्रिवल्ती ऐसी है, मानो मन्मथ ने ठीनों झुवना कमी सुन्दरियों की ( सीता से ) पराजय की 


सूचित करने के लिए ही ठीन रेखाएँ अकित कर ठी हों | 


रक्ततर्ण कोमल नारिकेल कहूँ, प्राल को सान पर चढ़ाकर बनाई हुई चौसर की गोटी कहूँ, 
दिन में प्रकट हुए चक्रवाक कहूँ १ क्‍या कहूँ ? उसके स्तनों ऋझ कोई भी उच्चिद उपमान 
मैने नही देखा है। 


गन्ने को देखने पर या सुडौल बाँस को देखने पर, मेरी आँखो से अश्नु की वर्षा 





होने लगती है ) इस प्रकार पीडा का जचुभव करने के अतिरिक्त; अमरो से गृंजरित पुप्प- 
माला को धारण करनेत्राली उत्त ( सीता ) की मुजाओं के उचित उपमान खोजने या बहने 


की इृढता गम्ुकम नहा हैे। अत्र और क्या कहूँ १ 

( सीता के ) करो के सच्श कोई पदाय त्रिम्नुवन में कही ह--एऐसा कहना मी 
यदि कुछ उपमान कहने भी लगें, तो क्या 'कांदल' पुष्प को उनका उपमान 
( सीता के करो के सामने ) अत्यन्त काठन हूं । यदि मकरवीणा को उत्तका 


ता इुछ शुणा मे समान हाथ पर भी अन्य गुपो मे वह सके अनुरूप नहीं हू । 








सी हि ७॥% 
ऐड 


8४! 
54, 


72 
«| 
20 2| 
4 
कि । 
््य 
र्न्न 
| 
3 
श्न् 

] 


मनोहर बशोक-इच्ष के पल्‍्लव तो दूर रहे ) कऋल्पद्ृक्ष 
के कोमल दलवाले पुष्य भी उतकी हथेली के उपमान नहीं 
उद्ठम कटिवाली उन सीता के नृपुरो से झुझर- चरपों के मी उपभा 


| ह 
तय 
है 
नै 
न 
2 
| 





५१८ कंब रामायराँ 


बनते हैं ) उन ( तोतों ) के चब्चु सीता के नखों के उपमान नहीं रह गये हैं, और उन 
( पलाश-पुष्यो ) को फाड़ते रहते हैं। अब उन नखो के और क्या उपमान कहे? 

है उत्तम! (सीता के ) अरुण कर एवं अदण चरण देखकर जिस प्रकार हुम्हे 
लाल कमल स्मरण आयेंगे, उसी प्रकार रक्त कुम्रुद-सहश मदभरे दिव्य नयनोवाली उत्त 
( सीता ) का कठ देखकर, यदि तुम्हें बढ़ नेवाला ऋम्नुक-बृक्ष तथा जल में उत्तन्न होनेवाला 
शंख स्मरण आवें, तो तुम उन्ही को उपमान मान लेना | 

नील कुवलय के समान, काजल-लगे नयनोवाली सीता का मनोहर मुँह ऐसा है 
कि “'किडे! ( नामक लाल संवार ), विंवफल, नवीन रक्तकुझुद, इन्द्रगोप, पलाश-पुष्प 
इत्यादि उपमान के योग्य पदार्थ भी, उस झुँह के सम्मुख श्वेत-से पड़ जाते हैं। ऐसे रक्त 
तथा असृत-भरे उस मुख का उपमान वही सुख है। 

रक्तवर्ण का अमृत नही होता | उस रग का मधु भी नही होता ] यदि वैसा 
अमृत और मधु कही होते भी हो, तथापि उनका पान करने पर ही वे मधुर लगते होगे। 
स्मरणमान्र से वे आनददायक नहीं होगे | अतः, उज्ज्वल ललाटवाली सीता के प्रवाल-सम 
अधर के उपमान यदि हम अपने मन की पसद के कोई पदार्थ बतावें, तो क्या वे उचित 
उपमान हो सकते हैं : ( अर्थात्‌ , नही हों सकते ) | 

है अनुपम महिमावान्‌ । (सीवा के) दत कुद मोर-पखो के मूल, सुक्ता इत्यादि 
की समता करते हैं--यह कथन ऐसा ही है, जेसा यह कहना है कि उसकी वाणी अमृत, हुरथ 
तथा मष्ठु की समता करती है। वास्तव में, उन दाँतो के उपयुक्त उपमान बुछ नहीं हैं ] यदि 
(देव) अमृत का कोई उपसान हो सकता है, तो उन (दाँतो) का भी उपमान हो सकता है। 

हे अपार ज्ञानयुक्त । गिरगिट (की नाक ), तिल-पुष्प, रप्र-सहित कुमिल ( नामक 
पुष्प ) सीता की नासिका के उपमान हैं--यदि ऐसा कहे भी, तो वे सव उपमान, निखारे 
गये स्वर्ण तथा उज्ज्बल रत्न की समता नही करते ( सीता कीं नासिका तो स्वर्ण एवं रल के 
समान मी है ) | वह (नासिका) निपुण चिच्रकार के लिए भी अकित करने को दुस्साध्य है। 
तुम इसका विचार कर स्वयं समझ लो | 

“बल्ले! लता के पत्र और केची--ये कानो के उपमान होते है १--यह बच्चो का 
कथन-मात्र है। यदि बड़े लोग भी इसी को दुहरायेंगे, तो वह उनका पागलपन होगा | ठुम यह 
सममो कि शुक्रतारा के समान उज्ज्वल ताठकों ने जो तपस्या की थी, वह तपस्या ( सीता क्र 
कानो को प्राप्त कर ) सफल हुई। जो ससार की सब बस्तुओ के स्वयं उपमान हैं। उनके 
उपमान कहाँ मिल सकते हैं 

( सीता के ) करवाल-सह्श दीर्घ नयनों के, जो देवाधिदेव ( विष्णु ) के समान 
काले हैं तथा श्वेत वर्ण से भी युक्त हैं, अति-विशाल समुद्र भी उपमान नहीं हो सकते | थह्द | 
यदि कोई दूसरा उपमान खोजना भी चाहें, तो वे नयन किसीके मन में ही नहीं समाते | 

यदि करवाल-सहश नेत्रवाली सीता की भौहों का वर्णन करने लगें, तो क्या 
उपमान दें १ यदि ऐसा उपमान दें, जो पूर्ण रुप से उपमेय की समता न करें, तो वह अधम 
होगा | यदि किसी पदार्थ को सुन्दर मानकर उसे उपमान कहे, तो भी उससे (सीता की भौहो 


करिप्किन्धाकारड ५१६ 
की ) सहधरमिता सिद्ध नही हो सकेगी | दोनो छोरो पर भुके हुए दो मन्मथ चाप नहीं होते। 
अतः उसके भौहों के उपमान भी कही नहीं हैं| 

शुक्लपक्ष की प्रथमा का चन्द्रमा, यदि उस सीता के लल्लाट की शोमा का अनेक 
दिनों तक ध्यान करता रहे और पूर्णिमा के दिन भी पूर्ण न होकर अद्ध ही बना रहे, तो उस 
सीता के ललाट की बुछ-कुछ समता कर सकेगा, जिसके चरणों की सुन्दरता से दिन में 
प्रफुलल कमल-प्रभा भी लजा जाती है। 

हमारे अरण्य-वास मे आने के उपरान्त (सीता के केशों को ) सजाने के लिए 
कोई (दासी ) नहीं रही | ऐसा होने पर भी उन केशों की सुन्दरता घटी नहीं | कघी करने 
से नही, किन्तु स्वभाव से ही उसके केश घुँघराले हैं। नीलरल के समान वे अलक नित-नवीन 
रहते हैं। अतः, उनका कोई उपमान नही है। 

व्रह्मदेव ने, काले मेंघ के टुकड़े को, लाल कुसुद को भुके हुए धनुषों को, “बल्ले 
(नामक लता ) के पत्तों को, उत्तम मीनों को, तथा उज्ज्वल मुक्ताओं को उन्द्रमा मे जोड़कर 
उसको सीता का वदन बना दिया। जब उस पुडरीक (-सहश बदन ) के दर्शन तुम करोगे, 
तभी इस कथन को सच्चा सानोंगे ) 

अनेक सूक्ष्म केशो से भारी वना हुआ अति सुगन्धित उसका केशभार ऐसा है, 
मानो काले मेघ को काटकर उसपर मधु, अगरु-धूम आदि की सुगन्ध चढ़ा दी गई हो, फिर 
उसे धने अधकार के द्रव से डुबो दिया गया हो और उसे ही घने तथा दीब केश-पाश का 
नाम दिया गया हो | 

दिव्य कमल-पुष्प मे भी आवरण के दल लगे रहते हैँ | सोदर्य की सीमा बना हुआ 
चन्द्र भी कलक से युक्त है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी उत्तम पदार्थों में कोई ऐसा नहीं है, 
जिसमें कुछ-न-कुछ टोष न हो | हसिनी-समान मनोहर गतिवाल्ली सीता के अंग मे सब गुण- 
ही-गुण हैं। कहो कुछ दोष नही है । 

हे तात। विचार कर देखने पर ( विदित होता है कि ) उत्तम नारी के सभी 
लक्षण मनोहर तथा सुग़भित कमल में निवास करनेवाली लद्मी में भी नहीं होते। किन्तु, 
कौकिल-सहश मधुर बोली, मनोश मीन-सह्श नयनों, अरुण अधर तथा अप्सराओं को भी 
लज्जित कर देनेवाले स्तनों से युक्त उस ( सीता ) मे सभी लक्षुण विद्यमान हैं | 

कमलासन ( ब्रह्मा ) ने बाँसुरी, वीणा, पिक, शुक, तोतली वोली आदि की सृष्टि 
करके अच्छी कुशलता प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही हार-युक्त स्तनोवाली (सीता ) की मधुर- 
वाणी की सृष्टि की है। उस निर्दोप वाणी का कोई उपसान उस ब्क्मदेव ने नहीं उत्पन्न 
किया है| क्‍या भविष्य भे कभी करेगा भी १ 

ख्॒र्ग, भूमि और पाताल--ठीनो भुवन अतिविशाल र्प मे फैले है| इनमे कहां 
मौन-सह्श नयनवाली उस (सीता ) की मधुरवाणी का उपमान कोई वस्तु नहीं है ॥ बढि 
कह सकते हैं, तो एक मधु है और एक चीर है | तो भी बे दोनो श्रवण को मधुर नहीं लगते | 
एक दूसरा उपमान अमृत भी है, पर बह भी क्षेबल रतना को स्वाद देनेवाला हो है, 
( भ्रवप-सुखद नहीं ह)॥ 


५२० कँब रामायरां 


है उत्तम गुणवाले | कमत्न-पुष्प मे निवास करनेवाली मधुर वोलीवाली राजहंसिनी 
तथा मनोहर वालकरिणी ऐसी सुन्दर गतिवाली होती है कि उन्हें देखकर देवता भी विस्मय 
करते है । किन्तु, मुझे ( यह ) निश्चय नही होता है ( कि वे सीता के उपमान हो सकती है 
या नहीं )। हाँ, कविता करने में निपुण, प्राचीन कबि द्वारा विरचित सरस शब्द-गुफन से 
युक्त कबिता की गति ही उस ( सीता ) की गति की समता कर सकती है | 

( सीता की देह-काति का क्‍या उपमान दें 2) आम्रदृक्ष का कोमल पल्लव भी 
( सीता के सम्मुख ) गाढ़ा दीख पड़ता है। सोने का रग मंद पड़ जाता है। रलों की 
कांति-पूर्ण समता नहीं करती | विद्युत्‌ की चमक ( सीता से ) लजित होकर छिप जाती है 
और बाहर नहीं निकलती | कमल का रंग पीछे रह जाता है। तो, अब अन्य कौन-सा रंग 
उपभान के योग्य है £ सीता की देह की कांति का उपमान उनकी देह ही है | 

हे उत्तम गुणवाले | उस ( सीता ) की समता करनेवाली स्त्री कोई भी नही है-- 
केवल इस विचार को ही मन में हढ रख लो और अपने चित्त से सीता को, उसके स्थान में 
पहचान लो; फिर उसके समीप जाकर ये अमिशान-वचन कहो-यो कहकर ( रामऋन्द्र ) 
आगे कहने लगे-- 

मैं पूर्व भें ( विश्वामित्र ) सुनि के संग जल-संपन्न प्राचीन मिथिला नगरी में 
दीर्घकेशधारी जनक भहाराज के यज्ञ को देखने के लिए गया था। तब उत्त परिखा के 
समीप, जिसमे हस खेल रहे थे, कन्या-निवास के सौध में स्थित सीता को मैने देखा। यह 
बात तुम उससे कहना | 

अपार समुद्र से भी अधिक (विशाल तथा गभीर) पातित्रत्य धर्म से युक्त सीता ने 
प्रतिशा की थी कि पर्वत-समान धनुष को तोड़नेबाला व्यक्ति, यदि वह मुनि के संग आया 
हुआ राजकुमार ( राम ) न होगा, तो मै अपने प्राण त्याग ढूँगी | यह बात उसे सुनाना | 

उस दिन) जनक भहाराज की सभा में मैने उस सीता को देखा) वह अपने 
मनोहर स्तन-रूपी गिरि-युगल का भार बहन करती हुईं इस प्रकार आई, जिस प्रकार कोई 
मत्तगज, सुखपड्ट से आइत परस्पर ठुल्य दतद्वय को लिये आ रहा हो। वह ( स्तन-भार के 
कारण ) गगन की विद्युल्लता के समान लचकती हुई आई थी | 

तुम उस ( सीता ) से मेरे ये बचन कहना, जिन्हे मैने उससे पहले कहा था-7 
'ह मुम्धे | तुम मेरे सग ऐसे मयकर कानन में जाना चाहती हो, जिसे पहले तुमने देखा भी 
नही है। अवतक तुम मेरे लिए सुके सुख देनेबाली रही । मेरे अपूर्व प्राणी के अनुकूल बनी 
रही | अब क्या तुम दुःख देनेबाली वनना चाहती हो /' 

तब सीता ने कहा--हे अपने स्वल-राज्य-कों भी त्यागकर वन में जानेवाले 
प्रमु! क्या अब मेरे अतिरिक्त अन्य सब्र पदार्थ आपके लिए आननन्‍्ददायक हो गये १” और 
बह अपने मीन-सब्श उड़पते हुए विशाल कमल-ढदल की समता करनेवाढों नवनों से अं 
बहाती हुई, शरीर से निकलने के लिए तड़पते हुए अपने प्राणी के समान ही अत्यत च्याह्े 
हो गई और भूह्िछत होकर गिर पड़ी ।“7वह भी उससे कहना | 

जब हम समृद्ध (अयोध्या) महानगर को छोड़कर चले थे, तब चन्द्र को छुनेबाली 


किप्किन्धाकार्ड ५२१ 


पत्रों के बने ऊँचे प्राचीर के सुन्दर द्वार को पार करले के पूर्व ही वह ( सीता ) कह 
उठी--सीमाहीन घोर अरण्य कहाँ है १--यह भी उससे कहना | 

(रामचन्द्र ने हनुमान्‌ से ) इस प्रकार के वचन कहे | फिर; यह कहकर कि सुख 
से जाओ, उत्तम रल से जड़ी झुँदरी भी दी और कहा--है बुद्धिमाच्‌ | तुम्हारे सब कार्य 
सफल हों'--ऐसा आशीष देकर रामचन्द्र ने हनुमान्‌ को विदा किया | हनुमान वीर-वलय- 
घारी ( रामचन्द्र ) की कृपा को आगे करके चल पड़ा ) 

अंग प्रकृति बीर बानर, जिनका क्रोध शत्रुओं को विनष्ट कर सकता था, सूर्यपुन्र 
के प्रति नतशिर होकर फिर उत्तम धनुर्घारी (राम-लक्ष्मण ) को भी नमस्कार करके, विशाल 
समुद्र-सम सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले | ( १-७४ ) 


अध्याय १४६ 
बिल-निष्क्रण पटल 


अंगद प्रभृति वे बीर, दक्षिण दिशा की ओर चले | उनके चलते जाने के पश्चात्‌ 
सूर्यपुत्र दक्षिण के अतिरिक्त सव दिशाओं मे अन्य वानरों को भेज दिया । वे वानर आदेश 
दिये हुए कार्य ( सीतान्वेषण ) को संपन्‍न करने के लिए सारे संसार को भी जीवनेबाली 
विशाल सेना को लेकर, एक मास की अवधि के मीतर लोट आने का निश्चय करके, प्रवल 
गति से चल पडे। 

परवृत-सहश कधोवाले वानर, विद्युल्लता-समान कंटिचाली ( सीता ) का अन्वेपण 
करते हुए किस प्रकार पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में गयें--यह न कहकर, हम समृद्ध 
तमिल ( भाषा और साहित्य ) से सपन्न दक्षिण दिशा में गये हुए वानरो के कार्यों का वर्णन 
करेंगे | 

वे वीर, सिंदूर और पुजीभूत माणिक्य की कांति फेलने से सध्याकालिक गगन की 
समता करनेवाले तथा सर्पों से, चद्र से एव नदियों से संयुक्त रहने के कारण शिवजी की जठा 
की समता करनेवाले विंध्य-पर्वत के सामुओ पर शीघ्र जा पहुँचे | 

उन दोष-रहित बीरों ने, उस दीघे पर्वत के मध्य उच्ज्वल रलो से पूर्ण शिखरों 
पर) मनोहर घादियों मे स्थित कदराओ मे, पर्वत के सानुओ तथा दीर्घ एवं सुन्दर प्रान्त- 
प्रदेशों ( तलहृडियो ) में इस प्रकार दूंढ़ा कि अनेक दिनों तक अन्त्रेषपण करने का कार्य 
एक ही दिन भे समाप्त कर लिया | 

(धरती की) सीमाओं प्र स्थित समुद्र ही जिनके उपमान हैं, ऐसी वह बानर-सेना 
कब िट समृद्ध भूमि को निष्याप करने के लिए अवृतीण हुई थी और जो सोने की 

ह से अलंकृत अधकार-मह्श केशोबाली थी--रहने के स्थान को खोजते हुए उस भू-प्रदेश 


५३२ कंच रामायण 


में ( विध्य-प्रात्त में ) ऐसे फैल गई कि उनके अतिरिक्त अत्य किसी के लिए वहाँ स्थान हौ 
नही रहा | 
उत्तम बुद्धिवाले वे वानर, प्रथक-प्थक्‌ होकर चलते | कुछ ( घारियों मे ) उतर- 
कर चलते | कुछ (शिखरों पर) चढ़कर चलते | कुछ गगन-मार्ग से उछुलकर चलते | उस पव॑त 
के पेड़ो के मध्य तथा जल की धाराओ में रहनेवाले जीवों में से कहो कोई ऐसा नहीं रहा, 
जिसे उन वानरों ने नही देखा हो | ऐसा कोई हो, तो वह ब्रह्मा की सृष्टि में ही नही है । 
धरती के शिरोभूषण के समान रहनेवाली दक्षिण दिशा (देश ) में शीघ्र गति 
से जानेबाले वे वानर-बीर, चौदह योजन दूर गये और उस नमंदा नदी पर जा पहुँचे, जहाँ 
मैंसो के बछड़े काले मेघों की पक्तियों के मध्य मिल्ले पडे रहते हैं| 
इंसों के क्रीडा-स्थल, देव-रमणियों के स्नान के घाट, स्वर्गस्थ देवो के घिह्ार-स्थान, 
मधथुपान से मत्त भ्रमर-कुलो के गान से गुंजरित प्रदेश--सर्वेत्र धूम-धूमकर उन वानरी ने 
(सीता का ) अन्वेषण किया | 
वे वानर, जो अपूर्व नारी ( सीता ) का अन्वेषण करने के लिए चलते थे, काली 
'मिद्टी-रूपी केश-पाश को, अलक-रूपी भ्रमरों से आवृत सुगधित कमल-रूपी बदन को तथा 
( लहरों से छिटकाई जानेवाली ) सुक्ता-रूपी दाँतो को देखते थे, किंतु कही सीता के पूर्ण 
रूप को नहीं देख पाते थे | 
युद्ध करने के उत्साह से पूर्ण शरीख्वाले, अनन्य चित्तवाल्े, धर्म एवं करुणा से 
पूर्ण स्वभाववाले वे वानर, उस नर्मदा नदी को पार करके गये, जिसमे मत्तगज और करिपियाँ 
प्रेठकर क्रीडा करती थी | 
फिर, हेमकूट नामक एक ऊेँचे पर्वत पर आ पहुँचे, जिसके उज्ज्वल शिखरों से 
लहराती हुईं जल-धाराएँ वह रही थी, जिसपर काति-पुज से भरे हुए स्ल-जल पडे थे और 
जो प्रसिद्ध दक्षिण दिशा की रक्षा करता है। 
बह पर्वत अपने चारों ओर इतना महान प्रकाश फैल्ाता था कि आस-पास के 
सभी पर्वत, वृक्ष तथा अन्य पदार्थ भी तपाये हुए सोने के समान चमक रहे थे | वह मुक्तो 
के लोक (स्वर्ग ) से भी अधिक ज्योतिर्मय था | 
वह पव॑त सब वस्तुओं पर अपनी घनी स्वर्ण आमा को इस अकार फैलाता था कि 
उससे उस पर्वत पर निवास करनेवाले पत्ती तथा विविध मग, स्वरणं-घूलि से अंकित रहनेवाले 
अल्युन्नत मेद के निवासियों के समान वन जाते थे | 
सर्वत्र फेलनेवाली स्वर्ग-काति के व्यात्त होने से स्वच्छ कातिवाले लाल पद्मराग 
समूह के साथ भड़नेवाले निर्मीर एवं नदियाँ ऐसी लगती थी, जेसे मड़कती अम्नि-ज्वाला मे 
पिघला हुआ स्तर वह रहा हो । 
( उत्त पर्वत पर आये हुए ) विद्याधरो के सगीत का नाद, स्वर्ण से उतरी शंख- 
समान ( धवल ) वलयघारिणी एवं रूई-सहश कोमल चरणोवाली अप्यराओं के नृत्य एव 
ताल का नाद, हाथियों का चिघाड़, वाद्ममान मृदग के समान मेघ-ध्वनि--ये सब मिलकर 


उत परब॑त में गूँज रहे थे | 


किप्किन्धाकार् ५२ई 


बानरों ने उस पव॑त को देखा | भ्रम से यही सोचकर कि यह पर्बत तीदृण 
शूलधारी रावण का निवास है, उमग से भर गये और क्रोध से आँखें लाल करके चिनगारियों 
उगलनें लगे | हि 

इस पर्वत में हम झुग्धा हरिणी ( समान देवी सीता ) के दर्शन करेगे और प्रशु के 
मन के ताप को दूर करेंगे |--यों विचार कर हु से उत्फुल्ल हो निश्शक उस पर्बत पर 
चढ़ने लगे | ५ 

(उन वानरों को देखकर ) हाथी और शरभ डरकर भागने लगे। सर्बन्न व्यास 
हिंख सिंह अस्त-व्यस्त होकर भागे । पर्वत पर सर्वत्र ढूँढने पर भी सीता को कही न देखकर 
वे वानर समझ गये कि ( वह रावण का आवास नहीं, किन्तु ) यह दूसरा कोई स्थान है। 
तब वे वहाँ से चले गये | 

वे वानर, शत्त योजन विस्ती, स्वर्ग को छूनेवाले उस स्वर्णणय पर्वत भे दिन-भर 
खोजते रहे | वहाँ देवी सीता की टोंह न पाकर फिर वहाँ से उत्तर चल्ले | 

अगद आदि सेनापतियों ले दो “वेहल्लम' सख्यावाली अपनी सेना को आज्ञा दी 
कि तुमलोग स्वच्छ जल के पूर्ण दक्षिण दिशा के सारे भू-भाग में खोजकर महेद्र पर्वत पर 
आ जाओ | ,फिर, वे उस उन्नत हेमकूठ पर्वत से प्रथक-प्रथक्‌ दिशाओं मे चल पड़े | 

वज्ञसय कधीवाले उत्साही तथा विजयी हनुमान्‌ आदि वानर-बीर सूड वाधकर 
चल्ष पड़े | उस मार्ग में वे एक ऐसे मदरु-प्रदेश मे जा पहुँचे, जहाँ जल का नाम तक नही था 
और जिसे देखकर सूर्य भी मयभीत हो जाता था। 

पहाँ कोई पक्षी नही था। कोई जंतु भी नही था | मधुपूर्ण पुष्पोवाल्ले इ्ष और 
घास का चिह तक नही था | वहाँ पत्थर भी जलकर भस्म बन गये थे) वहाँ शून्य के 
अतिरिक्त और कुछ नही था| वहाँ सब बस्तुएँ धूल वनकर उड़ती थी | 

वहाँ पहुँचने पर उन वानरों की सब इन्द्रियाँ काँप उढी । उनकी मति भ्रष्ट 
ही गई। उनके शरीर तपकर पसीने-पसीने हो गये और थे दक्षिण दिशा मे स्थित ( कुंमी- 
पाक आदि ) अप्निमय नरक मे पड़े हुए अस्थिहीन कीटो के समान तड़प उठे | 

वे अपनी जिहा को निकाले हुए थे। ज्यो-ज्यों अपने चरण धरती पर रखते थे, 
त्यी-ली ताप से उनके पैरो मे छाले निकल थातते थे) उनके शरीर वहाँ की वालू से भी 
अधिक तप उठे, जिससे वे यो तड़पने लगे, जैसे जल्ल हुए पत्थर से चिनगारियाँ निकल 
रही हों। 

.. कही विश्राम करने के लिए थोड़ी भी छाया न देखकर वे ऐसे व्याहुल हुए कि 
उनके प्राण शरीर से निकलने को हो गये | उनकी वह वेदना अपार थी | उस ताप से बचने 
के लिए उपाय करके अत मे एक बिवर के विशाल द्वार पर था पहुँचे | 

हे उन्होंने विचार किया--अब उस रेगिस्तान में मरने के सिवा आगे जाना 

अपभव हैं। यदि इस बिवर भे प्रवेश करेंगे, तो कम-से-कम इस उष्यता से तो बच जायेंगे | 
थी उस विवर के भीतर देखने का निश्चय करके थे उसमे उत्तर पड़े | 

उम विवर के भीतर जाकर वे एक ऐसी करा में प्रविष्ट हुए, जिसमें चारो 


५२६ फैच रामायण 


साथ संयुत करके, ( सब अंगों को ) समेठकर, श्वास को रोककर बैठी थी, जिससे उसकी 
अत्यन्त कंपनशील सूकुम कटि बिलकुल निःस्पन्द हो गई थी और उमरे स्तनों का भार 
थम गया था| 

कमल-पुष्पों के उपमान वननेवाले उसके अति सुन्दर पहलघ के समान कर, मनोहर 
स्वर्ण-जाँघों के मध्य स्थिर रूप में सयुत पड़े थे । (उसके हृदय मे ) कामादि अतःशब्रु का 
समूल विनाश हो गया था | उसमें कामना का नाम तक नहीं रह गया था | उसकी इद्वियाँ 
सदज्ञान में निमम् हो गई थी | 

घने, दी्घ तथा काले रगवाले उसके केश-पाश घनी जठा बनकर परथ्वी पर लोट 
रहे थे। काम-बघन उसे छोड़कर चला गया था। मन का पाश ( आसक्ति ) भी छूट 
चुका था | उसके नयनों से करुणा फूट रही थी। 

वह तपस्विनी इस प्रकार आसीन थी । उसके समीप पहुँचकर वानरों ने उसको 
प्रणाम किया और अरुन्धती कहने-योग्य सीता ही समककर उत्तावले हो उठे | फिर, हनुमान से 
उन ( बानरों ) ने कहा--क्या यही (सीता ) देवी हैं? (राम के द्वारा ) बताये चिह्तों 
को देखकर कहो £ 

मारुति ने उत्तर दिया--देवी सीता का) कौन-सा गुण, कौन-सा चिह इसमे है-- 
मैं क्या बताऊँ १ (अर्थात्‌ , कोई भी चिह्न इसमे नही है ) | 'क्या इस प्रकार के लक्षणवाली 
कही राम की पत्नी हो सकतो है £ यदि अस्थियो की माला सझुक्ताह्मार की समता कर सके, तो 
यह र्री भी सीता की समता कर सकेगी | 

उस समय, उस दिव्य स्री ने अपना ध्यान भग करके उन वानरों को देखा | 
उनका अपने सम्मुख आना अनुच्चित समककर वह कुछ हो उठी और उनसे प्रश्न किया-- 
मेरे इस नगर से किसी का ग्रवेश करना असभव है। तुम इस नगर के निवासी भी नहों हो, 
तो तुम यहाँ क्‍यों आये ? कौन हो ठुम १ बताओ 

चानरों ने उत्तर दिया--छपद्गबी राक्षसों ने माया और बचना करके सीता का 
अपहरण किया है। दोषरहित धर्ममार्ग की रक्षा करनेवाले रासचन्द्र के हम दूत हैं और उस 
स्थान की खोज में इस ससार मे धूम रहे हैं, जहाँ राक्षस ने सीता को छिपा रखा है। 

वानरों के यह कहते ही, बेठी रहनेवाली बह (स्वयग्रमा) उठकर खड़ी हो गई। 
उसके हृदय में उन (वानरों ) पर दया उत्पन्न हुई और वह पर्वत-सदश आनन्द से फूल उठी। 
फिर, उन ( बानरों ) से यह कहकर कि आप सबका स्वागत है, ( आपके आगमन से ) 
मैं आनन्दित हुई--दोनों नयनों से आनंदाशभ्रु बहाने लगी | 

नवीन तथा मनोहर हरिण के सदृश दीघ॑ नयनोंवाली उस तपस्विनी मे ग्ररन 
फिया--रामचन्द्र कहाँ रहते हैं ? तब कठोर आसक्ति से हीन मारुति ने ( रामचन्द्र का ) 
सारा वृत्तांत, आदि से अत तक, कह सुनाया । 

उन चचनों को झुनकर वह बोली--अपने दोषरहित तप के प्रभाव से आज सुमें 
शाप से विमुक्ति प्रास हुईं। यह कहकर उन बानरों के प्रति आदर-भाव दिखाने लगी | 


किप्किन्धाकाएड ५२७ 


उन्हे सुगंधित जल से स्नान कराकर, अमृत-समान सुस्वाहु भोजन दिया और मन को मोद 
देनेवाले मधुर वचन कहे। 
मारुति ने उस तपस्विनी के पुष्प-चरणो को नमस्कार करके प्रश्न किया--सार्व- 
मौम यश के योग्य तपस्या करनेवाली हे देवी। आप सुझसे कहें कि इस नगर के अधिपति 
कौन हैं? तब घनी जठाधारिणी उस तपस्विनी ने सारा वृत्तात कह सुनाया । 
हे उत्तत | हरिणसुख मय ने, शास्रोक्त विधान से; अपना झुँह ऊपर की ओर 
उठाये, घूप और वायु का ही आहार करते हुए कठोर तपस्या की थी | उसी के फलस्वरूप 
चतुर्भुख ने यह विशाल नगर उसको प्रदान किया | 
इसी प्रकार यह नगर उत्पन्न हुआ। उस दानव ( मय ) ने अप्सराओं में से 
एक सुन्दरी का संग प्रास करना चाहा । वह सुन्दरी मेरी प्राण-सखी थी | उस असुर की 
प्रार्थना पर मै स्वर्णनगर ( अमरावत्ती ) से उस सुन्दरी को इस विवर के भीतर ले आई। 
वह अप्सरा और वह दानव--दोनों चक्तवाक के जोडे के समान समागम-सुख से 
भत्त होकर; सब कुछ भूलकर अनेक दिनों तक इस विशाल नगर में निवास करते रहे। 
तोटक-घारिणी उस अप्सरा के साथ गाढ़े स्नेह-पाश मे बँधी हुई मैं भी यही रहने लगी । 
है बलशालिन्‌ |] जब अनेक दिन व्यतीत हुए, तब देवेंद्र उस उत्तम आमरण- 
धारिणी अप्सरा का अन्वेषण करने लगा | फिर, क्रोधी होकर उसने उस बलवान असुर 
को सिटा दिया और मयूरपंख के मूल भाग के समान धवल-हासवाली उस अप्सरा से क्रोध से 
कहा कि तुम्हारा कार्य अत्यन्त छुद्र है । 
देवेंद्र ने यों क्ुद होकर उससे कहा--तुम सारी घटनाओं को कह सुनाओ | 
मली भाँति पके हुए बिवफल-जेस अधरवाली ( हेमा नामक ) उस अप्सरा ने आँखों के 
संकेत से सूच्चित किया कि इस मेरी सखी के कारण ही यह अपराध हुआ | तब इन्द्र ने 
मत्य को जानकर सुमसे कहा-छेम इसी नगर में इसकी (नगर की) रक्षा करती हुईं पड़ी रहो । 
उसकी बहा होते ही, उसे नमस्कार कर मैने उससे पूछा--इस दुःख से हमे 
कब सुक्ति मिक्तेणी 8 कुछ शवधि निर्धारित कीजिए ) तव इन्द्र यह कहकर अदृश्य हो गया 
कि जब रास की आज्ञा से वेजबान बानर इस नगर में आयेंगे, तब तुम्हारी विपदा का 
अत होगा | ए 
_ है उत्तम | यहाँ मेरे भोजन के लिए फल आदि हैं, लेप के लिए चदन आदि हैं, 
पुष्य हैं, इतना ही नही, मनोहर वर्णवाले अनेक वस्त्र हैं, अन्य ( आभरण आदि ) बस्तुएँ 
ह हैं। किंतु इन मवका त्याग कर, आपके आगमन की ही प्रतीक्षा करती हुई चिरकाल से 
तपस्या करतो रही हूँ १ 
है उत्तम | यह विवर गे पर 5 3 व कक व 
जाने का मार्ग मै नही जानती । कम 42768 का कक हर हक हज. 
नक्शा आयेगा... उततको कोई वन ानिन मीन य्‌ता हक तो मेरे उद्धार का मार्ग 
त्री--यों उसने कहा ) 
ल्वयप्रभा के इस प्रकार कहने पर हनुमान्‌ ने इन्द्रियों पर दमन करनेवाली उब 


श्य्८ ऋंब रामायण 


तपस्विनी के कमल-समान चरणो को प्रणाम करके कहा--ह॒म्दे मै देवताओं के निवासभूत 
स्वरग प्रदान करूँगा 

अन्य बानरो ने हनुमान से विनती की--हे महिमामय ] तुमने इस चिवर के द्वार 
के घने अंधकार में प्रवेश करके मृत्यु के मुख से हमें बचाया । अब आगे का कर्तव्य भी 
तम्ही सोचो । अबर्णनीय भह्दिमावाले हनुमान्‌ ने वेसा ही करने का निश्चय किया | 

हजुमान्‌ ने अन्य बानरों से यह कहा कि तुम लोग डरो नहीं और मंदद्यास के 
साथ सिंह-जेसे उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर, अपने शरीर को 
गगनतल तक यों बढ़ाया कि वह विवर, जो ऊपर के गगन से बहुत नीचे स्थित था, फ्रद 
गया और गगन से एकाकार हो गया। 

वायुपुत्र के दोनो हाथ दो उज्ज्वल दतों के समान ऊपर उठे हुए थे| जब वह 
वबिवर को भेदता हुआ ऊपर की ओर उठा, तो देखनेवालों के मन भय से भर गये | ( उस 
समय ) वह क्रोध के साथ पृथ्वी को उठा लाचेवाले महावराह के समान दृष्टिगत हुआ | 

उस ससय वह ( हनुमान्‌ ) उस वासन भगवान्‌ के सुन्दर चरण की समता कर 
रहा था, जिस ( वामन ) ने ( वलि से ) तीन पण वसुधा माँगकर, दो पगण से सारी उधधि 
को भाषते हुए, कमल में निवास करनेवाले, उत्तम स्वरूपवाले अ्ह्मा की सृष्टि ( भर्षाव, 
ब्रह्माण्ड ) को आदत करनेबाले आकाश-रूपी आवरण को छेद दिया था। 

हनुमान ने एक शत्त चतुर्दश योजन दूर तक उस विवर को भेद दिया और घिचर 
में स्थित उस नगर को उखाड़कर पश्चिम के समुद्र से फेंक दिया। फिर, मेघ के समान 
गरज उठा। वह दृश्य देखकर देवता भी काँप उठे | 

हनुमान के द्वारा फेंका गया वह नगर अब भी पश्चिमी समुद्र में, विधर-द्वीप के 

नाम से प्रख्यात है] विशाल ललाटवाली स्वयंप्रभा के साथ, पर्वत के समान कधोंवाले 
वानर-वीर वहाँ से वाहर निकले और अपने मार्ग पर आये] सुन्दर ललाटवाली स्यप्रमा 
स्वर्णमय स्वर्ग में जाने के लिए उद्यत हुई । 

मेद-सच्श सुन्दर स्तनोवाली वह अति सुन्दरी स्वयप्रभा, अतल्युत्रम हनुमान की 
अनेक प्रकार से अशसा करने के पश्चात्‌ कल्प बच्चों से थुक्त स्वरणमय स्वर्यल्ञोक में जा पहुंचे 
जहाँ हेमा नासक उसकी सहेली निवास करती थी। 

पराक्रमी वानर हनुमान्‌ के वल-बिक्रम की प्रशसा करते हुए चल पड़े | 
दिन-मर चलकर एक जलाशय के तटपर जा पहुँचे। उस समय रथारूढ प्रतापी दूय भी 
अस्ताचल पर जा पहुँचा | ( १-७४ ) 


प्रा 


अध्याय 5४ 
मार्गगगमन पटल 


बानरों ने उस सुन्दर जलाशय को देखा । उसके मधुर जल को अंजलि में भर- 
भर कर पिया | उसके तट पर स्थित मधुर फल और मधु का आहार किया। वहाँ एक 
मनोहर स्थान पर सुखद निद्रा की। उनके सोते समय, एक असुर वहाँ आ पहुँचा | 

बह पर्वत की समता करता था | विशाल समुद्र की बरावरी करता था | कठोर 
हिंसक यम की तरह लगता था | क्रूरता का आगार जान पड़ता था | किंचित्‌ भी सद्गुण 
से नितान्त विहीन था। गगनगत चन्द्रकला के सहश एव विप-समान दाँतोंवाला था और 
अपनी आँखों से कोपामि उगल रहा था। 


बडे-बड़े भेघ, जो सृष्टि के आदिकारण थे, उसकी बाँहों पर एवं उसके महदाकार 
शरीर पर फैले हुए थे, जिससे उसके शरीर पर अनुपम जल-धारा बहती रहती थी | अतः, वह 
निमोरों से युक्त पवत के समान था | 

वह दुष्ट असुर इतना प्रतापी था कि देव और असुर--दोनो के लिए बह अजेय था, 
तो अन्य कोई उसके साथ युद्ध करने का चिचार तक केसे अपने मन में ला सकता था | 

चमकते हुए लाक्ष-लाल केशोवाला, अपनी गति से चाक की समता करनेवाला 
वह असुर अपने हाथों को मलता हुआ उन वानरो के पास, जो धर्म से पूर्ण चित्तवाले थे और 
भार्ग-गमन से श्रांत होकर निद्गा मे मप्न पड़े थे, जा पहुँचा | 

यम-सहश उस (तुमिर नामक) अछुर ने, यह कहता हुआ कि यह मेरा जलाशब है, 
यह जानते हुए भी यहाँ आनेवाले ये क्ुद्र प्राणी कोन हैं / यह केसा आहचर्य है? उत्तम 
श्रंगद के पुपालकृत वच्च पर हाथ से प्रहार किया। 

वीर अंगद निद्रा से जगकर और यह सोचकर कि यह असुर ही लंकेश्बर है, 
अपने को मारनेवाले उस असुर को ऐसा मार कि युद्ध में निपुण वह असुर निष्याण हों 
गिर पड़ा ) 

उस समय, बिजली गिरने से टूटनेबाले पर्वत के समान; आहत होकर चिल्लाता 
हुआ जब चह असुर गिरा, तब भूतग्रस्त-से होकर सोये पड़े रहनेवाले सव वानर अगद नामक 
भामरण से भूषित अपनी झुजाओं पर ताल ठोंकते हुए उठ खड़े हुए | 

मारुति ले तारा-पुत्र से पूछा--बह कोन है £ इसने कया किया ? अगद ने उत्तर 
दिया--हे सत्यनिरत | मै कुछ नही जानता | 

तव जावबान्‌ ने कहा--मैंने भली भाँति सोचकर जान लिया कि यह असुर 
कौन है। मांस-छगे शूल को धारण करनेवाला यह असुर तुमिर नामघारी दैत्य है और इस 
गमीर सरोवर का रक्षक है | 

भागे-गमन से विश्वांत वे वानर-बीर, यह सोचकर कि इस असुर के समान ही 

- पहाँ और भी कई असुर होंगे, अपनी मीठी निद्गा त्याग कर उठ बैठे और जब अरुणकिरण 


४३० कब रामायण 


प्राची 2 मे निकला, तब सद्योविकसित कमल पर आसीन लच््मी (के अवतारभूत सीता) 
को ढूँढ़ने लगे। 
सीता का अन्वेषण करनेवाले वे वानर पेन्ना ( उत्तर पेन्नार) नदी-रुपी सुन्दरी 
पास जा पहुँचे, जो चक्रताक को लजित करनेवाले पुलिन (सैकत-राशि) रुपी स्तनों, अमृतरस 
से पूर्ण, जल से स्थित रक्तकुम्रुद-ःपी अधर, मनोहर तथा उज्ज्वल दंतों एवं प्रकाशमान 
बदन से युक्त थी | 
ज्ञान की सीमा पर पहुँचे हुए उन वानर-बीरों ने, पर्वत की घाटियो में, जहाँ 
मयूर नृत्य करते थे, नदी के मध्य में स्थित टापुओं में, पुष्प-बाठिकाओं में, शीतल किनारो- 
वाले पोखरो मे, शुश्र पुष्षों से भरे हुए सरोवरों मे और निर्सल स्फटिक-शिलाओं मे-- 
सर्वत्र ( सीता को ) खोजा | 
फिर, वे उत नदी के ( दक्षिणी ) तट पर आ ठहरे, जो ( नदी ) अपने जल मे 
स्नान करनेवाले लोगों की जन्म-व्याधि को वहा देती थी और अपने अलंध्य भेंबरों में उत्तम 
रत्नों को बिखेरती थी | * 
( सीता के ) अन्वेषण मे लगे वे वानर, स्नान करने के योग्य उस नदी को तैरकर 
अनेक अरण्यो एवं पर्वतो को पारकर, लहरानी जलधाराओ से युक्त उस ( दशनव नामक ) 
देश में जा पहुँचे, मानो वे मुक्तिलोक में ही पहुँच गये हों। 
चंपक-बनों से युक्त तथा ससयों से समृद्ध उस दशनव (.दशा्णव ) नामक देश फो 
पार कर, अति प्रर्यात उस विदर्भदेश में जा पहुँचे, जहाँ छशनस्‌ नामक कवि (शुक्राचाय ) 
उलन्न हुए थे | 
वे बानर, बेदभ की भूमि में आकर, वहाँ के सब आमों में गये और वहाँ दर्भ 
एव यज्ञोपवीत से शोमित शरीरवाले सुनियों के दर्शन करते हुए ( सीता का ) अल्वेषण 
करते रहे | 
वे जानवान्‌ वानर-बीर, इस प्रकार अन्वेषण करते हुए, रक्त धान की फसलों से 
दर्भ देश को भी शीघ्र पारकर उस दडकारण्य में जा पहुँचे, जहाँ आत्मध्यान से 
निरत अनेक मुनि तप करते थे | 
जहाँ मुनि, अपने शरीर में विषयों का उपमोग करते हुए निवास करनेवाते 
पर्चेड़रिय-रूपी शत्रुओं के लिए कठोर यम वनकर तपस्था करते रहते थे, ऐसे दंडकारण्य 
में जाकर ( सीता को ) दूँदते हुए सुडकमर नामक स्थान से पहुँचे | 
उस सरोवर का जल देवज्तियों के पीनस्तनों पर चदन-लेप एवं पुष्प-मालाओं के 
समर्ग से अत्यन्त सुगधित हो रद्दा था। उसमे स्थित पक्षी भी वहाँ की ( सुगधि से भरी ) 
मछलियों को नही खाते थे ) 
वहाँ विद्याधरों के विरद में पीडित जत्लियों, वीणान्वाद्य का श्रवण कर, मन मे 
अलम्त द्रवित होकर, व्याकुलता से काँप उठती थी और उनकी आँखों से अभुजल यो वह 
चलता था कि हाथी भी उसमें डूब सकते थे | 
रक्तकुमुढ के समान सुँहवाली, कोकिल को लजित करनेबाली, मन्मथ के शरपज- 


किप्किन्धाकाग्ड ५३१ 


तहश हृष्टियों एव उस ( मन्मथ ) के घनुष के सद्श ही भौंदों से शोमित एवं अमृत-सह्श 
संगीत गानेवाली सुन्दरियाँ ऋमुक-इत्तों पर लगे भूलों में बेठकर कूलती रहती थी। 
इस प्रकार के सुन्श्र मुंडकसर के तट पर पहुँचकर वे बानर-बीर मन से भी 
अधिक तीत्र गति से ढँँढ़ने लगे | किंतु ( पंचविध ) शेलियो* से सजाने योग्य सुन्दर केश- 
पाशोवाली लक्ष्मी के अवतार सीता को कही भी न देखकर अत्यन्त खिन्रन होकर त्वरित 
गति से आगे बढ़ चले | 
फिर, वें वानर, विशाल गगन को व्याप्तकर रहनेवाले उस पांडुपबंत पर जा 
पहुँचे, जो ऐसा लगता था, मानों त्रिविक्रम के दीघे चरण के कारण (आकाश के छिंद जाने 
से ) गगन-तज्न से गगा की धारा ही नीचे उतर रही हो | 
बह पर्वत अपनी काति से समस्त अंधकार को मिटा देता था। आकाश के 
चद्रमा को भी सद कर देता था| वह करुणाहीन वलवान्‌ राक्षस ( राबग ) को व्वानेवाले 
कैलाश-पर्वत की समता करता था । 
उस गगनोन्नत उज्ज्वल पर्वत के पास पहुँचकर वानर-बीर दत्तच्ित्त हो सीता को 
इूँदने लगे । किंतु, कही भी मधुर राग-सहश वोलीवाली सीता को न देखकर मन में अल्लन्त 
ब्याकुत्त और शियिल हुए | 
पवन के समान वेगवाले, निष्ठुर दृष्टियुक्त व्याप्त के समान बलवाले, वे वानर-वीर 
उस पांडुपवंत के प्रदेश को छोड़कर आगे बढ़े। फिर, वे गोदावरी नदी के समीप जा 
पहुँचे, जो राक्षस के द्वारा अपहृत हो जानेवाली सीता के केश-पाश से धरती पर खिसककर 
गिरी हुई पुष्पमाला से समान लगठी थी। 
उस गोदावरी नदी की तरगायमान जलधारा, सुक्ता के सहश स्वच्छता लिये हुए 
यह रही थी। बह ऐसी थी, मानों प्रथ्वी देवी, सर्वपूज्य जनक के द्वारा वेदपाठ के साथ 
यज्ञार्थ धरती को जोतते समय उसन्न अनुपम सीता के दुःख मे ब्याकुल होकर अश्ु वहा 
रही हो। 
चह ( गोदावरी ) नदी, जो रलों को और स्वर्ण को वहाती हुई अनेर अरण्यो 
से होकर मनोहर गति से प्रवाहित हो रही थी, ऐसी थी, मानों इस धरती को नापने का 
चूत्र हो। या जटायु के साथ युद्ध करते समय रावण के चच्ष पर से ( जठायु के द्वारा ) 
सोचकर फ्रंका गया रलहार हो । 
वे वानर-बीर, जो मले-दुरे का विवेचन करने में चतुर थे, उस गोदावरी नदी मे 
भली भाँति दूँदकर, उत्तम ककण-घारिणी सीता को कहाँ सी न पाकर आगे बढ़ चले और 
बहुत दूर चलकर, सब पापों को मिठानेवाली सुबर्णनदी के तट पर पहुँचे | 
स्वृणकीट, मधुमक्खी, काले भ्रमर, हंस तथा अन्य पतक्तिगण--सबके समीप से 
होकर जानेवाले वानर, लाल धान तथा कमल-चुक्त सरोवरों से भरे हुए जल-समृद्ध समतल 
$ दे 5 दा 


१, तेल क प्रार्च 


भ्रन्‍्पों में केश को सजाने की पाँच ग्ेलियों जय उ्णन है |--झन० 


४३२ कंब रामायर 


प्रदेशे को पार कर. अमृत्ततम जल से पू्ण नारिकेल-फलो के वागो से म कुलिंद-देश 
को पार कर गये। 
उन्होंने सप्तकॉंकण-प्रदेशों को पार किया | पश्चिमी समुद्र तट पर उन प्रदेशों बने, 
जहाँ सुक्ताराशियो. शंख, नीलोलल आदि से पूर्ण अलेक जलाशय ये, पार किया | फिर, 
उस अदघती-पर्वत के निकठ पहुँचे, जिसके शिखर की परिक्तमा उंद्र की जला करती थी और 
जिसे प्रणाम करते 
अदुधती-परवेत के निकठ जाकर, वहाँ सुन्दरता को भी उुन्दर ब्नानेवाली सीता 
को कही न देखकर वे आगे वढ़ चले | फिर, उस भरकत-पंत पर जा पहुँचे, जहाँ 
गोणांगनाएँ आकर ( पाल स्त्रियों से ) दि के बदले में मधु ले जाती थी | फिर, वहाँ 
चलकर ( तमिल-देश की उत्तरी ) सीमा बनी हुई वेंकटाचल-ण्वंत पर जा पहुँचे । 
उस बेंकटाचल-पर्वत के निर्तरों में मुनि, वेदश ब्राक्मप, पू्व॑जत्म के पापों को 
मिदानेवाले तत्त्ववेत्ता, देव, अमरक्तियाँ, सिद--सभी नित्य जाकर स्नान करते हैं। 
उस पर्चद पर देवता अपनी पंचेन्द्रियों को, ठीघ्र कास-बाउना को, दूसरों के 
निदा-चचनों को, रसणियों के सुन्दर दृष्टिवायों को, जीतन्‍र उत्तम तपस्या का आचरण करते 


रहते हैं। 


27 


52 


उस वेंकटाचल पर, जो विजयी चक्रघारी काल्मेब-सच्श भगवान्‌ के उज्ज्वल 
चरणों को धारण किये है, निवास करनेवाले जीव-जंतु भी मोक्त-पद प्राप्त करते हैं, तो उन 
तपस्वियों के सबंध में क्या कहा जाय, जो सत्व शानवाल्ले हैं । 

इस प्रकार के उस वेंकटाचल को अपूर्व तपत्या-सपन्न भाग्ववान्‌ लोग ही प्राप्त 
करते हैं। वे वानर-बीर, शाश्वत सुख को प्रदान करनेवाले प्रभु ( श्री-निवात्त ) के चरणों 
की नित्य सेवा करनेवाले उन तपस्वियों के चरणों पर प्रणत हुए । 

कामरूप धारप करनेत्राले उन वानर-चीरो ने ( उन तपस्वियों की ) चरण-धूलि 
के शिर पर धारण करते के पश्चात्‌ उस वेंक्टाचल पर, घंघराते केशोवाली, क्लापितुल्य 
( नीता ) देवी को ढूँदढा और फिर, ्राक्मप का वेष घारण कर उस तॉडसडल प्रदेश मे जा 
पहुँचे, जो रूच्छ एवं तरंगायमान जलाशयों से भरा है | 

वहाँ ( तोंडमडल ) के सब गदेशों में, की धा्ियों, 
को घेरे हुए उद्यान, प्रभूत जल से संपन्न प्रकेश घोर स्वच्छ दीचियों 
प्रिशाल खेत हैं| 

चदाँ कुंड वॉघकर हल जोतते हैं। जब वे अपने हाथ की छुड़ी दिल्लाकर 


हाँक लगाते हैं, तव चमेमय परॉंवाले हस उड़कर उन खेतों झे भाग जाते हैं, जहाँ 
शालिधान, कट्हल के पेड़ों के जड़ में लगे (पके) फलों ने एरहित मधु से मिन्चित होते हैं| 
वे हम अपने पेरों से धान के अंकुरों को रोद देते हैं। 

, झुन्दरियों के केशों तक फेले हुए नयनो-जेसे नथु-मरे नीलोलल-उम्ुदाव जिन 
खेठो के प्रातो में उगे रहते हैं, उनमें खालिनो के जाँघों के सहज न्दली-दृज् लगे रहते हैं 
झऔौर र उन ऋठली-दृत्तों घर सारत एवं काचल सोचे रहत्त ह। 


तन 


५2 


किप्किन्वाकाणड भ्र्र्‌ 


वीधियों में अनेक वाद्यो की वड़ी ध्वनि को सुनकर मबूर, ( ससार की ) इंद्धि के 
कारणभूत मेघ का घोष समककर नाच नहीं उठते | नृत्व करनेवालो के मृद॒य की ध्यतति 
को सुनकर दस भी (उसे मेघ-गर्जन समझकर) उड़ नहीं जाते क्योंकि (ऐसी ध्वनियों से) 
चिर परिचित रहनेवाले प्राणी उनको सुनकेर भ्रम केसे कर सकते हैं १ 

अलंकृत रथ-तहृश नारिकेल्-वृद्ध के कोमल तथा मुकुलित पुष्यो को देखकर मीन 
उन्हें सारस समझते हैं और भय से कपित हों उठते है। भेढ़क, नुकीले कोरवाले शीतल 
कुमुद पुण्यो को देखकर, उन्हें अपने को निगलने के लिए आये हुए सर्प समझ लेते हैं और 
डर से चिल्ला उठते है| 





पे 


केकड़ों को पकड़नेवाली पंचम जाति की थुवतियाँ, अति घबल शखों से उत्पन्न 
मोतियों की देखकर उन्हे चितियोवाले सारस पत्तियों के अंडे समझ लेती हैं और उन्हें 
( खाने के लिए ) कछुए की पीठ पर तोड़ने लगती है | 

रशिशु-मकंट के अत्वन्त छोटे हाथ में; शाखाओं पर पकनेवाले कटहल का 
कोया है। उसपर पुष्यों से भरे उद्यान में जिस प्रकार भौरे मेंडराते रहते हैं, उसी प्रकार 
मक््खियाँ मंडरा रही हैं। 

उस तोडमडल-प्रान्त से नित्रास करनेवाले लोग--संपन्‍न, सस्कृत एवं तमिल के 
पारगत विद्वान्‌ है, दुश्टो को दमन करनेवाले हैं, दानी हं--इत्यादि विशेषताओं से प्रशमित 
होते हैं। अतः, क्या कामघेनु भी ऐसे गृहस्थ-जनी की समता कर सकती है १ 

वे अनुपम वानर-बीर उस सुन्दर तोडसडल को पारकर विशाल कावेरी नदी से 
सयुत चोंल देश मे जा पहुँचे और लाल धान, ईख,; सुपारी आदि से सकुल मार्गों से होकर 
कठिनाई से आगे बढ़ने लगे | 

वहाँ के उन जलाशयो के तटों पर, जहाँ उभरी चोचवाले सारस पत्नी निवास 
करते हं, नारिकेल के दक्ष बढ़े हुए हैं। वानर, कभी उन बच्चो के कठमाग पर से खूब 
पककर नीचे गिरे हुए अति मनोहर मधुर फली से ठकराकर गिरते, तो कभी वहाँ प्रवाहित 
होनेवाली मथुधारा मे फिसलकर गिर पड़ते थे | 

काले रगवाले जलकौवे, वाजो की-सी ध्वनि करनेवाले ईख के कोल्हुओ के पास 
इन्नुस्स से भरे बड़े-बड़े पात्रों को देखकर उन्हें जलाशब समझ लेते थे और पत्तियों म॒ जाकर 
उनमे गीते लगाते थे 

पुष्पों से भरे, भ्रमर-ममृहों से सहुल् उच्चानो से मधु की धारा बहती रहती थी 
उन प्रवाहों के वधार्थ सूप को न जानकर बानर, उन्हे मीनो से पृर्ष सरोवर ममक़कर उनसे 
हट जाते थे और बृक्नों पर जाकर विश्राम करते थे | 


४ ७. 5.0... « 


वहाँ के केतकी-बृक्त फूलों के गुच्छो से लदे हैं। उनके 


हक 


है उनके पास उसे हुए आम 
पेदो ऊे भुके हुए फल, केतकी-फूलो के पुष्प-जज से भर जाने से बैसी ही महँक्ले 





४३४ कंब रामांयरों 


लगते हैं। सस्य के अकुरो के समीप का कीचड़ लाल बुमुदपुष्प को गध से सुगित 
रहता है| 
. ाप से रहित वे वानर-वीर, कावेरी नदी से सिंचित चोल देश को पारकर गृह 

धर्म से सुशोभित पवतमय चेर देश ( मत्यदेश ) में जा पहुँचे ) फिर, वहाँ से मधुर तमिल 
भाषा से युक्त दक्षिण ( पाड्य ) देश मे पहुँचे ) 

चह ( पाड्य ) देश सप्तल्रोकों मे विख्यात मुक्ताओं को एवं त्रिविध तमिल" के 
प्रदान करने की महिमा से पूर्ण है) अतः, यदि यह कहें कि वह देश देवलोक के सह्श है; 
तो यह उपमा केस उच्ति होगी? 

सरल चित्तवाले वे वानर, इस प्रकार के पाव्यदेश से सर्वत्र दूंढकर और पने 
केशपाशोबाली ( सीता ) देवी को कही भी न देखकर दुःखी हुए और ऐसे शिगिल होमर 
चलते रहे, जेसे उनकी मृत्यु ही निकट आ गई हो | 

फिर, वे बानर, दक्षिण समुद्र से चलनेवाले पवन से युक्त भूभाग को तय करके 
अत में दिग्गज-सहश प्रसिद्ध महेंद्र पवेत पर जा पहुँचे । ( १-५४ ) 


अध्याय १९४ 
संपाति पटल 


बानर-बीरो ने द्चिण के समुद्र को देखा, जो जल-मरें बादलों से पूर्ण आकाश के 
समान गरज रहा था और गगन को छूनेवाली उँची तरग-रूपी हाथों को उठाकर उन 
बानरों के सम्मुख आकर उनका यथात्रिधि स्वागत कर रहा था और कह रहा था कि दरिणि- 
सहश विशाल नयनोत्राली सीता लका मे है | 

अगद आदि वीगे ने जिस सेना-सम्रुदाय को आशा दकर चारी और भजा था 
कि तुमलोग आठो दिशाओं में अन्वेषण करके मद्र-पवंत पर आा जाओ, वह सेना-समुदाय 
भी झँची तरगो से पूर्ण एक दसरे समुद्र के समान वहाँ आ पहुँचा । 

सब बानर बिना दुछ बाधा के वहाँ आ पहुँचे | विन्‍्त, वमल मे उतन्न धुघरा्ती 
यत्तको मे भूपित, अनुपम पावित्रत्य से युक्त लदमी को वही नहीं देसा। वे अपन अगले फतत्य 
को न घानते हए अठपढे शब्दों से तुछ फहने लगे | 

( सुप्रीव के द्वारा निश्चित ) एक मास की अवधि बीत गई । हम अपने कास भे 
महल नदी हुए | थत्र श्रीरामचन्द्र भी अपने श्राप छोट देंगे। इगन अपने राया (सुर्मीष ) 


कक न. ल > ५ 
4, दिप मिल : समन मे राहिं्+े तीन रूग मान गये ४इ०|] ८ कमियां, ४5 न रंगाये कई 


किष्किन्धाकारड ५३२५ 


की आश्ञा का तो पूरा पालन किया (अर्थात्‌; सीता का अन्वेधण किया) | अब हमारे लिए 
करने को और कुछ नहीं रह गया है--यो कहते हुए अनेक प्रकार से विचार करने लगे। 

क्या हम यही रहकर तपस्या करें १ यदि वह न हो; तो असाध्य विष को पीकर 
प्राण-त्याग करें १ इन दोनों में से जो उचित हो, वही करेंगे। वे वानर, जिन्हे अपने आणो का 
भी भय नही था, यो सोचने लगे | 

बलवान सिंह के सह्श युवराज अंगद बहुत खिन्नचित्त हुआ और उन वानरों को 
देखकर जो तट पर टकराती हुई बड़ी वीथियों से युक्त समुद्र के निकट रहनेवाले महेन्द्र-पर्बृत 
पर ऐसे खड़े थे, जैसे अनेक मेरू-पबंत पक्ति वॉधकर खडे हो, कहने लगा--तुमलोगों से सुझे 
कुछ कहना है। 

हमलोगों ने पुरुषोत्तम रामचन्द्र के समक्ष; बड़ी भक्ति रखनेवालों के जैसे ही, 
प्रथ किया था कि हमलोग आकाश से आबृत विश्व में सबंत्र जाकर सीता का अन्वेषण करेंगे | 
हमारा वह प्रण केवल गव॑मात्र नही था। उससे हम बड़े अपयश के पात्र हो गये हैं | 


हम पूरा करेंगे/--यों कहकर जो कार्य हमने अपने ऊपर लिया, उसे पूरा नही 
कर पाये। अवधि के भीतर ही लौटकर यह कहना भी हमसे नहीं हो सका कि हम दूंढ़कर 
भी सीता को कही नहीं देख सके | अब आगे भी यह कार्य पूरा हो सकेगा- इसका भी 
कोई लक्षण नही दीखता, ऐसी अवस्था में हमारा जीवित रहना क्या उचित है १ 


( अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ , यदि्‌ हम लोटकर भी जायें, तो ) मेरे 
पिता ( सुग्रीब ) क्ुद्ध होगे | हमारे प्रभु राम को भी बहुत दुःख होगा | उस दशा को मैं 
अपनी आँखों से नही देख सकूंगा। अतः, मै अपने प्राण त्याग देना चाहता हूँ | हे शानवांल्‌ 
लोगो | मेरे इस निश्चय के बारे में तुमलोग अपनी सम्मति दो--यो अंगद ने कहा | 


तब जाबवान ने कहा--हे लौह-स्तम तथा पर्वत की समता करनेवाली भ्ुजाओ से 
युक्त | तुमने ठीक कहा, पर यदि तुम अपने प्राण छोड़ टोगे, तो क्या हस यहाँ तुम्हारे लिए 
रोते बेठे रहेगे ? या प्रेमहीन होकर लौट जायेंगे ओर ( सुआ्रीब की ) सेवा मे लग जायेंगे १ 

हे युबराज तथा पौरुषवान वीर |! लोट आकर कहने के लिए हमारे पास है ही 
क्या ? हमारा भी यही निर्णय है कि हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। अतः, तुम्हारे लिए 
जीवित रहना ही उचित है| 

जावबान्‌ का कथन सुनकर अगद ने वानरों से कहा--हे पर्व॑त-तुल्य कंधोवाले 
बीरो | तो क्‍या यह उचित है कि तुम सब यहाँ मृत्यु को आस होओ और अकेशे में लौटकर 
आस ? क्या संसार को यह भावगा ? 

इस विशाल ससार के निवासी यह कहे कि बड़े लोगो के अपवाद से डरकर जब 
इसके प्राण-प्रिव साथियों ने प्राण त्याग दिये, तव यह जीवित ही लौट आया, इससे पहले 
ही में स्व॒गंलोक मे जा पहुँचूंगा । यह कहकर उससे फिर आगे कहा-- 

तो, मुत्यु-समाचार कोई-न-कोई मेरी माता और मेरे पिंता सुग्रीव को देगा ही | 
बंद समाचार पाकर कंदाचित्‌ वे अपने प्राण त्याग देंगे | बह देखकर धनुर्धर बीर ( राम ) 


2३६ कंव गमायया 


एवं उनके अनुज भी निष्याण होंगे। फिर, वह समाचार जब अयोध्या में विदित होंगा, तब 
भरत आदि क्या जीवित रह सर्कगे १ 

मस्त, उनका अनुज; उनकी माताएँ, ( अवोध्या ) नगर के निवासी--सब मर 
जायँगे, यह निश्चित है। हाय । मैं मिटा | हाव | जानकी नामक जगत्‌-प्रतिद्ध तपस्‍्वा- 
संपन्न टीप-समान नारी के कारण संत्तार के सत्र लोगो को कैसी अपार विए्दा उत्न्न हो 
गई है [--वों कहकर अंगद दुःखी हुआ | 

पवत-समान हृढ क्षंघों तथा डुद्घोत्लाह से युक्त सिंहदन्‍सब्श अंगढ के बचनों से 
जाबवान्‌ के गन में ऐसी वब्याकुलता उत्पन्न हुई, जेसे किसी ने अवाय ज्वाला को उमराड़ 
दिया हो। भाछुथों के राजा ने बड़े प्रेम से अ्रंगद को देखकर कहा-- 


तुम और तुम्हारे पिता ( सुम्रीव ) दोनों को छोड़कर तुम्हारे वंश में और कोई 
पुत्र नहों है (जों शासन-कार्य सँमाल सके), यही सोचकर हमने कहा (कि तुमको जीवित 
रहना है ) | यदि वह कारण न भी हो; फिर भी नायक की मृत्यु की बात जिह् पर लाना 
उचित नहीं है| 

है विजयशील | तुम जायो | राम और सुग्रीप जहाँ रहते हैं, वहाँ पहुँचकर उन्हे 
बताना कि सीता का पता नहीं मिला और हम सबने प्राण त्याग व्यि--ह_ुम उन लोगों फे 
दुःख को ज्ञात करने का मवत्न करना--थोँ अपार पराक्रमवाले जांववान ने कहा | 


जावबान्‌ के यों कहने पर हनुमान्‌ ने कहा--डे स्वेसहश वेगवालों | हमने अभी 
तक तजिश्युवन के एक भाग में मी पूरा-पूरा दढ़कर नहीं देखा है; तो भी तुम लोग क्‍यों इस 
प्रकार शिथिल हो रहे हो, जेसे आगे चलने की शक्ति ही नहीं रह गई हो या बुछ सोचने 
का सामथ्य नहीं रह गया हो १ 
फिर, हनुमान्‌ कहने लगा--पाताल मे, ऊपर के लोक में, खगमय मेद के शिखर 
पर तथा ब्रक्माड के अन्य स्थानों से यदि हम उन्ज्यल ललाटवाली सीता का अन्वेषण करेंगे, 
तो हमारे राजा अवधि के व्यतीत हो जाने पर भी कुछ न कहेंगे | 
अतः; अब भी सीता का अन्वेषण करना ही अच्छा है और इसी कार्य में, जिस 
ग्रकार पृथालंक्ृत केशोंवाली देवी की विपटा को रोकने के लिए जटाडु ने प्राण त्याग किये थे, 
उसी प्रकार हमें भी अपने प्राण छोड़ना उचित होगा । वेसा न करके यदि हम सभी प्राण 
छोड दंगे, तो इससे अपयश ही होगा--वो हनुमान ने कहा | 
हनुमान के वह कहते ही, झठी का राजा संपाति, यह सुनकर कि उसका अनुण, 
अमोध शक्तिवाला जद्ययु- मृत्यु को प्राप्त हो छुका है, शोक से भर गया और एक पव॑त के 
समान चलकर उन वानरो के निकट आ पहुँचा | 
बह यह सोचकर कि हाथ, नीतिवान मेरा भाई मर गया; विज्लुब्धमन ही 
था| उसका शरीर जाँप रहा था | ऋह ऐसे चल गहा था, जेसे देवेंद्र के कुलिश से पससों 
कट जाने पर कोई पर्चत पेडल ही जा रहा हो । 
मेरे बलबाल्‌ भाई का वप करने की शक्ति रखनेव्ाला ऐसा शख्रधारी इस धरती 


श्र 


किप्किस्धाकारड ४३७ 
पर कौन है --थो सोचता हुआ वह अपनी आँखों से इस प्रकार अकश्षु बहाने लगा, जो 
धारा के रूप में वहकर समुद्र को भी भर दे । 

बह संपाति ऐसा था कि उसके आमरणो में स्थित; सान पर अद़ाये गये रत्न 
विद्युत्‌ की काति विखेर रहे थे | मद्धिम कातिवाली उक्तकी आँखों से अश्रु-विंदु कर रहे थे। 
मन की व्यथा के कारण वह मुँह खोलकर रो रहा था। वह ऐसा था, मानो कोई मेघ 
गरजता हुआ धरती पर चल रहा हो और बरस पड़ा हों। 
बह शीघ्र ग़ति से इस प्रकार चल रहा था कि उसके पेरों के नीचे आकर लता, 
वृक्ष, पवृत जादि चूर-चूर हों रहे ये। उसका आकार ऐसा था, मानों रजताचल ( कैलास- 
पर्व॑त ) अति प्रवल्त प्रभभन के चलने से लुद्कता आ रहा हो । 
इस प्रकार वह (संपाति ) आ पहुँचा | वहाँ स्थित वानर उसे देखकर भयमीत 
हो काँपने लग | केवल शानवान्‌ हनुमान्‌ , अपनी आँखों से अम्वि-कण निकालता हुआ क्रीध- 
पूर्ण बचन कह उठा कि हे धूर्त ! तुम कोई कपटी राक्षस हों, जो मायावेष घारण करके 
आये हो । मेरे सामने पड़कर अब केसे बच सकते हों ? और उस (सपाति) के सम्मुख जाकर 
खड़ा हो गया | 
किन्तु, हनुमान्‌ ने उसकी झुखाकृति से पहचान लिया कि यह पापहीन चित्त- 
वाला है| मन मे दुःखी है | वर्षा के समान आँखो से अश्रु वरता रहा है, अतः निष्केपट है। 
उस (संपाति) को आते हुए देखकर सूछ्रम-शालत्र ज्ञानवाला हनुमान्‌ खड़ा हुआ | 
वह अपने मुँह से एक शब्द निकाले, इसके पहले ही सपाति ले प्रश्न किया--किसके लिए 
अजेय जठायु को किसने बड़ी बीरता से आहत किया? चिस्तार के साथ सारा इत्तात 
बताओं | ५ 
तब हनुमाच्‌ ने कह[--व्ाढ तुम अपना यथाथ परिचय दोगे, तो में सब घटनाएँ 
सबिस्तर तुम्हें सुनाऊँगा। तब झप्रराज अपना वृत्तात कहने लगा | 
हे विद्युत-समान दाँदोवाले | मैं अभी तक मृत माणियों मे सम्मिलित नही हुआ 
और फिर भी मेरा भाई सुमसे विय्युक्त हो गया है, ऐसा दुर्भाग्य है मेरा | में उस (जटायु) 
का पूर्वज (बड़ा भाई) होकर उत्तन्न हुआ हूँ---यो अपने जीवन के वारे मे (सपाति ने) कहा | 
उसके कहे वचनो को सुनकर, दोपहीन हनुमान दुःख के ससझुद्र में छ्ूबने-उतराने 
लगा जौर वौला--वेरी राबण की तलवार से तुम्हारे अनुज की मृत्यु हुई । 
हनुमान का वचन सुनते ही संपाति ऐसे गिरा, जैसे वज्ाहत पर्वत दह गया हो | 
फिर, उष्ण निःश्वास भरकर व्याकुलप्राण हो निम्नलिखित वचन कहकर रोने लगा--- 
.... ६ मेरे अचुज। मेरे दी पस्र (सर्व के ताप से ) ुलसकर नष्ट हो गये) पख 
खोकर बे हुए:से पड़े रहने की अपेक्षा प्राण जाना ही उचित था। किन्‍्हु, अविनाशी एक 
रथवाले ( यूथ ) के अति उम्र आतप से भी भयमीत्र न होनेबाले (हे मरे थनुज )! यह 
केता आश्चर्य है १ ( कि मेरे पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो गई | ) 
कमल में उस्ञ ्रह्मदेद स्थिर है, धरती और आकाश स्थिर हैं, अविनर्वर धर्म भी 


अभी बना है. शारवत कल्पदृच्त भी मिटा नहीं है। रिन्त तुम नहीं रहे, यह कैसी दशा है । 


ते कंच रामायरो 


है वेगवान्‌ गरुड से भी अधिक वेगवाले ! पूर्वकाल मे दो अंडो के एक साथ उत्तन्न 
होने पर, हम दोनो एक साथ ही जनमे थे, हम दोनो दीघेकाल तक जीवित रहे | किन्तु, अब 
गुके जीवित ही छोड़कर तुम अकेले बीरता-पूर्ण कार्य करके म्रत हो गये। यह क्या 
उचित था ] 

हे वीर | राबण ले, यद्यपि त्रिभुवन मे अपने शत्रुओं का वध किया था, तथापि 
क्या वह तुम्हारे सामने टिक भी सकता था १ उसने तुम्हे मार डाला £ यह कैसा समाचार है| 

इस प्रकार कहकर रो-रोकर संपाति अत्वन्त शिधिल पड़ गया और मरणासत्र 
हो गया। तब अतिवली पर्वत-समान कंधोवाले हनुमान ने समय के अनुकूल साल्ना के 
बचन उससे कहे । 

हनुमान की सांखना पाकर सपाति कुछ शान्त हुआ। पूछा-- यमतुल्य जठायु ने, 
उसको मारनेवाले करवालघारी रावण से क्रिस कारण से युद्ध किया १ तब वायु-्युत्र यह 
चृत्तांत सुनाने लगा | 

हमारे प्रश् की देवी, नीति से अस्खलित शासनवाले ( जनक ) महाराज की पुनी 
और उत्तम लक्षणों से पूर्ण सीता; कडोर मायावी के कपट के कारण अपने पति से विय्युक्त 


हो गई | 

धर्म-मार्ग से कमी न हटनेवाले तुम्हारे भाई ने सीता का अपहरण करके ले जाने- 
वाले राक्षस को देखा और ( रावण से ) यह कहकर कि भ्रमरों से अलंकृत कुतलोवाली देवी 
को छोड़कर तुम हट जाओ) वलवानू रथ से युक्त उस रावण के साथ क्द्ध होकर युद्ध करने 
लगा | 

उस सत्यक्रत ( जटायु ) ने उस निष्ठुर प्रापी के रथ को ध्वस्त कर दिया | उसकी 
भुजाओ को छिन्न कर डाला | यों धीरे-धीरे जब इस प्रकार उसने उस ( रावण ) की शक्ति 
को भम्म किया, तब उसने महादेव के द्वारा प्रदत्त करवाल का प्रयोग किया, जिससे जदायु 
निहत हुआ---यो हनुमान्‌ ने कहा । 

हनुमान्‌ का कथन सुनकर अश्रु-मरित नयनोवाला सपाति, यह कहकर अत्यत असन्न 
हुआ कि है सत्यपूर्ण | निर्मल अतःकरण से ही जिसकी पविद्र मूर्ति जानी जा सकती है, 
ऐसे प्र्ठु के निमित्त मेरे भाई ने प्राण छोड़े | यह कार्य उत्तम है ! उत्तम ही है। 

हे वीर। मेरा भाई, नव-पुष्षधारी हमारे रामचन्द्र की देवी; अदण चरणोवाली 
एवं 'बंजीः-लता सद्दश सीता की रचा के निमित्त अपने प्राण छोडे | अतः, अनन्त की का 
भाजन वनकर अमर हो गया । उसे मत मानना उचित नहीं है। हि 

धर्म-रूप प्रशचु से प्रेम के साथ बधुत्व स्थापित करके मेरे भाई ने अपनी इच्छा से 
प्राप-त्याग दिये | ऐसे दुलंभ पुरुषा्थ से युक्त उस जदायु की सृत्यु से क्‍या हानि हों 
सकती है ? इस भाग्य से वढकर सुखदायक वरत और क्या हो सकती है १ है 

बह ( संपाति ) यो अनेक प्रकार से रोता रहा | फिर, शीवल जलाशय में जाकर 
अनुपम वलबाले उस सपाति ने स्नान किया। वंदनंत्र घनी मालाओं से भूषित वानरों के 


प्रति ये वचन कहें“: 


रँ 


किप्किन्धाकाएंड ध््श्र 


है वीरो | हुमलोग बहुश्रुत हो, इसलिए पापहीन हो गये हो । छुमलोग अतत्य- 
रहित भी हो। तुमलोगो ने यहाँ आकर सुझे जीवन ही प्रदान किया | मेरे भाई की मुल्य 
का समाचार देकर सुझे; दुःख-सागर में नही डुवोया, किन्तु मेरी विपदा ही दूर की | 


है मधुरभापियो | सत्य की दृद्धि करने की महिमा से युक्त हे बीरों ! तुम सब 
उसी राम-नाम का जप करो | वैसा करने पर उस प्रश्॒ की अल्युत्तम करुणा सुझे प्राप्त होगी | 


ः संपाति ने यों कहा । तब बानर यह सोचकर कि हम इस कथन की परीक्षा 
करेंगे, वैसे ही खड़े रहकर नीलवर्ण उस प्रमु के हितकारी नाम का उच्चारण करने लगे | 
तव बलवान्‌ भुजावाले सपाति के पख निकल आये। 
उज्ज्वल शरीरवाला संपाति, सव लोकों में व्यात्त महाविष्णु ( के अवतार राम ) 
की कृपा को प्राप्त कर पंखो से युक्त हुआ | उसको पंख क्या मिल गये, मानों धुँआाधार अ्ि 
को उगलनेवाले करवाल को कोष मिल गया हो | 
सभी बानर, प्रझ्यात रासचन्द्र का नाम उच्चारण करने से, पहले लुढ़कतें हुए 
थानेवाले ( संपाति ) का द्वित होते हुए देखकर विस्मय से मर गये। वे प्रसन्न हुए और 
स्तब्ध भी हो गये। फिर, देवाधिदेव ( राम ) की प्रशस्ति गाने लगे | 
उन बानरों ने उस ( संपाति ) को नमस्कार किया | फिर, प्रश्न किया कि तुम 
अपना सारा पूर्व-बृत्तात कह सुनाओ । उनका वचन सुनकर संपाति अपने जीवन के वारे में 
कहने लगा | 
हे मातृ-तृह्य मित्रो । हम दोनो, ( संपाति और जठायु ) तरंगायमान समुद्र से 
आबृत धरती के अधकार को मिटानेवाले सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र होकर जनमे और 
मनोहर रगवाले पत्रों से युक्त अति वेगवाले गिद्धों के राजा बने | 
हम दोनों, स्वर्ग मे स्थित देवलोक का दर्शन करने का विचार करके आकाश मे 
बहुत ऊपर उड़े, किन्तु उष्णकिरण ( सूर्य ) का रथ देखकर भी पूर्ण रूप से उसे नही देख 
पाये। तब अम्नि को भी तपानेवाले दिव्य अरुण किरणों से युक्त सूर्य हम पर क्रुद्ध हो उठा | 
ऊपर उड़े हुए मेरे अनुज के शरीर को, सूर्य का आतप अत्युग्र होकर तपाने लगा | 
तब वह बोला-हे मेरे बड़े माई । मुझे बचाओ | तब मैने अपने पखों को उस ( जठायु,) 
पर फैला दिया और वह मेरी छाया में आ गया। मैं मरा तो नहीं | किंतु मेरे पंख कुलस 
गये ओर में धरती पर आ गिरा | 
मुझ धरती पर गिरे हुए को आकाश में चमकनेवाले सूये ने देखा और अपार 
करुणा से भर गया। उसने यह कहा कि जनक की प्रिय पुत्री का अपहरण हो जाने पर 
(उसका अन्वेषण करते हुए ) आनेवाले वानर जब राम-नाम का उच्चारण करेंगे, तव पहले- 
जेसे ही तुम्हारे पख निकल आयेंगे | 
जब मेरे पख भुलत गये, तव मै उष्ण निःश्वास भरता हुआ, लोकसारण नामक 
महान्‌ तपस्ती के निवामभूत पर्वत के सानु पर आ गिरा | मेरा शरीर और मन शिथिल हो 
गये थे | पीडा के बढ़ने से प्राणो का मार भी मैं वहन नहीं कर सकता था |] मेने प्राप-लाग 


ध्‌्‌ ४० कब रामायण 


करने का निशचय कर लिया। इतले मे अपूर्व तपस्था-सपन्न लोकसारग मुनि ने मेरे सम्मुख 
आकर मुझे सालना दी | 

( उन्होंने कहा--) अशिक्षित मूढजनों के समान मन के ( अनुचित ) उत्साह के 
कारण तुमने देवताओ के सुरक्षित लोक से जाने का प्रयत्न किया | तुम्हारे बहुत उपर उड़ 
जाने से तुम्हारे पख झुलस गये और तुम धरती पर आ गिरे हो | अब और कुछ दिनो तक 
अपने प्राणो को सुरक्षित न रखकर उनको त्वागने की चेष्टा करना उच्चित नहीं है | (अर्थात्‌ 
सूर्य के कथनानुसार वानरों के आगमन तक तुम्हे प्राण रखे रहना ही उचित है)। 

फिर सपाति से कहा--हे अति वलाढ्य वोरो | उस दिन उन मुनिवर से करुणा 
करके झुकसे यह भी कहा था कि जो धमंडी होता है, उसका विनाश निश्चित है ) मायावी 
( रावण ) के द्वारा जब सीता हरी जाकर अदृश्य हो जायगी, तब उसका अन्वेषण करते हुए 
वानर लोग आयेंगे। उनके राम-नाम का उच्चारण करने पर तुम्हारे पख्ल निकल आयेंगे | 
अतः, तुम दुःखी मत होओ | 

हे देवविस्मयकारी कार्य करनेवाले, उत्तम बीरो ! मेरे दुःख से दु,खी जटाडु; मेरी 
आज्ञा का भंग करने से डरकर, गगनगामी गिद्धों का राजा बना। यही हमारा वृत्तान्त है। 
अब तुमलोग इस स्थान पर आने का अपना दृत्तांत मी सुनाओ। 

सपाति के यह कहने पर वानरो ने राम के प्रति नमस्कार करके उससे कहा-- 
हे मातृ-तुल्य । नीच ऋृत्यवाला राक्षस ( राबण ) दक्षिण दिशा में सीता देंबी को ले गया है| 
यही सोचकर हम उस ( देवी ) को ढूँढ़ते हुए यहाँ आये हैं) बानरो का यह कथन सुनकर 
सपाति ने कहा--तुमलोग चिंता मत करी | मैं इस सबंध में तुम्हें कुछ बातें बताऊँगा | 

शकरा-रस के समान मधुर बोलीवाली सीता को जब बह पापी राक्षंस ले जा 
रहा था; तब मैने उसे देखा । घह उसे लंका में ले गया है। व्याकुल चित्तवाली उत्त 
देवी को घोर बंधन भे डाल रखा है | वह देवी अब भी वही है | ठुम लोग जाकर देखों | 

शब्दायमान समुद्र से आवृत वह लंका यहाँ से सौ योजन पर स्थित है। उस 
लका पर; कठोर प्राश से युक्त यम भी अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता | उस कुद्धग॒णवाले 
राक्षस का क्रोध अमर को भी शान्त करनेवाली दूसरी अग्नि है| है दोषरहित एव सदयुणों से 
पू्णे बीरो !। त॒म्हारे.लिए उस लका मे जाना केसे सभव होगा ४--थो सपाति ने पूछा | 

आगे उसने कहा---चतुर्मुख और अरद्धंनारीश्वर की बात तो दूर, छ्वीर-समुद्र मे 
शेषनाग पर शयन करनेवाला विष्णु मी हो और यम भी हो, वो उनके लिए भी विशाल 
समुद्र के पार-स्थित उस लंका में प्रवेश करना असभव है ) हे चिरजीवियों | भावी कार्यों के 
परिणामों को सोचकर आगे वढ़ो | 

उस प्राचीन ( लका ) नगरी में तुम सबका प्रवेश करना असभव है। यदि 
किसी में सामर्थ्य हो, तो वह अकेले वहाँ जाय। अदृश्य रूप में, वहाँ रहकर सीता देवी 
को ( प्रश्ठु का दिया हुआ ) सदेश देकर उसके दुःख को शांत करे और लौट आये। यदि 
ऐसा सामथ्य हुममें से किसी में नही हे, तो मेरी वात पर विश्वास करो और रामचन्द्र के 


पास जाकर उन्हें समाचार दो | 


किप्किन्धाकाणड ५४१ 


शासक के न होने से सारा ग्रप्त-समाज अपने आवास को छोड़कर बिखर 
जायगा | उस दुदंशा को रोकने के लिए सुझे शीक्र जाना आवश्यक है। हे मित्रो] 
जिसमें हित हो, वही कार्य करो |--यों कहकर संपाति अपने पंखों से आकाश को टकता 
हुआ उड़ चला। ( १-६६ ) 


अध्याय १४ 
महेन्द्र-ओल पटल 


कुछ वानर, यह निश्चय कर कि ख़राज भ्ूठ वोलनेवाला नहीं है, अन्य 
वानरो से कहने लगे--कर्तंव्य को शीघ्र संपन्‍न करनेवाले हे वीरों| हमने (सीता के 
समाचार को ) हाथ के आँवले के समान पूरा जान लिया है। जीवन देनेबाला एक वचन 
हमने सुन लिया। अव कर्तव्य का ठीक-ठीक विचार करके कुछ करो। 

यदि हम सूसंपुत्र और उज्ज्वल धनुष को धारण करनेवाले को नमस्कार करके सारा 
बृत्तात उन्हें सुना दें, तो हमारा कर्तव्य पूरा हो जायगा | फिर, भी वीरता का कार्य तो यही 
होगा कि हम स्वय समुद्र को पार कर सीता के दर्शन करें| हममे से समुद्र को पार करने 
का सामर्थ्य रखनेवाला कौन है १--यों परस्पर प्रश्न कर वे एक-एक करके अपनी-अपनी 
शक्ति का वर्णन करने लगे। 

पहले हमने मरने का साहस किया | सदा अमिट रहनेवाले अपयश को लेकर 

लौटने का भी साहस किया | अब उन दोनों कार्यों से छुटकारा पाने का एक अच्छा मार्ग 
(सपाति के द्वारा ) हमने प्रास किया है| अब समुद्र को पार कर काले राक्षसों को मिटाने 
का सामथ्य रखनेवालो | हमारे प्राणो को बचाओ। 

युद्ध में विजय से भूपित होनेत्राले नील आदि उत्तम बीरो ने, समुद्र पार करने 
की अपनो अममर्थता को स्पष्ट कह दिया । वीरता से पूर्ण युद्ध मे विजयी वाली-पुन्र ने 

कहा---मै समुद्र के उस पार तो जा सकता हूँ, किंतु लौट आने की शक्ति मुझमें नही है| 

चतुर्सृख ( ब्रह्मा ) के पुत्र ( जाववान्‌ ) ने कहा--हें झुजबल से पूर्ण बीरो | वेदों 
के लिए मी इुजंय भगवान्‌ ( विष्णु ) सारी धरती को एक ही पग से नापने लगा था। 
उस समय, मैं आठों दिशाओं से उस ( त्रिविक्रम ) की परिक्रमा करता हुआ गया और 
( उस भगवान्‌ के अवतार होने की ) घोषणा करता हुआ घूमने लगा था | मे के आधात 
से मेरे पेर दुखने लगे थे। अतः अब इस महान समुद्र पर उछुलकर जाने और लका की 
परिखा के पार बने हुए प्राचीर पर कूदने और उस नगर के राज्सों को भवभीत कर सीता 
जा अन्वेषय करने की शक्ति मुझसे नहीं रह गई है| 


४४२ कंब राम[यण 


फिर, ब्रह्मपुत्र जांववान्‌ ने अंगद से कहा--धानर-बीरो में उत्तम सिंह-सहश 
है कुमार | हम अब अत्यन्त दुश्खी होकर किसके पास जाकर प्रार्थना करें कि तुम ससुद्र 
के पार जाओ। ऐसा विचार करने से भी तो हमारा यश मिटता है। 


अब हमारे यश को सुरक्षित रखनेवाला चह मारुति ही है, जिसने पूर्व मे रामचन्द्र 
के सम्मुख जाकर ( सुग्रीव को ) उनका सखा बनाया था। चही (मारुति ) कर्तव्य का 
ठीक-ठीक विचार करके उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। उसकी समानता करनेवाल्ा 
और कोई नहीं है। इस प्रकार कहकर फिर, जाववान हनुमान्‌ के मुजबल की प्रशसा करते 
हुए ये वचन कहने लगा | 

( जांबवानू हनुमान्‌ को देखकर कहने लगा---) ब्रह्मदेव भी भर सकता है, 
किन्तु तुम्हारी मृत्यु कमी नहीं होगी। तुमने स्वशात्रों का गहन अध्ययन किया है। 
विषयो का ठीक-ठीक प्रतिपादन करने की शक्ति भी तुममे है। तम्हारे वल और क्रोध की 
देखकर काल भी काँप उठता है। ठुममें कर्तव्य कर्म करने की दृढता है। विष का पान 
करनेवाले शिवजी के समान ही तुममें घोर युद्ध करने की शक्ति भी विद्यमान है। 

अत्युष्ण रक्तवर्ण अभि से, जल से तथा वायु से भी हम मरनेवाले नही हो | अनेक- 
विध प्रसिद्ध दिव्य आयुधों से भी तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता । तुम्हारा उपमान कुछ 
बताना हो, तो केवल तुम्ही अपने उपमान हो | एक वार कूंदो, तो ठुम इस ब्रह्मांड से परे 
भी जा पहुँचोगे | 

अच्छे गुणों को ही नही, बुरे गुणो को भी पहचान कर स्पष्ट कहने की सामर्थ्य 
तुममें है| स्वय ही कर्त्तव्य को जानकर उसे पूर्ण करने की शक्ति तुममें है। तुम ( शत्रुओं 
पर ) विजय पा सकते हो | ( लका में जाकर ) लौट आने की शक्ति भी तम रखते हो। 
यदि वे अपना बल दिखावें, तो उन्हें मारने की शक्ति भी तुममें है। उुम्हारा सुजवल कभी 
घटता नही | 

तुम्हारी महिमा मेरु से भी ऊँची है। मेघ से वरसनेवाले जल की बूँद में भी 
प्रवेश कर जाने की शक्ति ठुममें है। धरती को भी उठा लेने का बल तुममें है। कोई 
मी पाप-भावना तुममें नहीं है। तुम्हारी ऐसी शक्ति है कि सूर्य को भी अपने सुन्दर करों 
से छू सकते हो | 

तुमने उचित उपायो को ठीक-ठीक सोचकर, धर्म का नाश किये बिना; युद्ध 
कुशल वाली का वध करवाया | तुम्दारा बुद्धिकौशल ऐसा है| प्रसिद्ध देवेन्द्र ने जब 
बद्ध से तुम पर आघात किया था, तब तुम्हारा एक छोटा-सा रौया भी हृठकर नहीं गिरा ! 

तुम्हारी छुजाओं में ऐसी शक्ति है कि यदि तीनो लोक भी तुम्हारा सामना करने 
आयें, तो उन छुजाओ के लिए चिम्ुवन की वस्तुएँ भी कुछ चीज नहीं होगी | भरती के 
अधकार को मिटानेवाले दर्स के निकट, उसके रथ के आगे-आगे चलते हुए, तुमने सस्त 


के व्याकरण ) का शान प्राप्त किया था | हु 
| शा नीति में स्थिर हो, सत्व-पूर्ण हो, मन में कमी र्री-संगति का विचार 


किष्किन्धाकायड ५४३ 


तक नहीं लाते। सब बेदी का अध्ययन किया है। ब्रक्षा की आयु से भी अधिक आयु- 
वाले हो। तुम भी ब्रह्माओ में से एक कहलाते हो | 

उस महिमामय प्रश्न ( राम ) की भक्ति से युक्त हो | अपने कर्तव्य का पूर्ण ज्ञान 
रखते हो | तुमने अपने ऊपर ( सीता का अन्वेषण करने का ) दायित्व लिया है। विना 
किसी बाधा के उसे पूर्ण करने का सामर्थ्य भी ठुममें है। ठुमने अपने मन में हृढ रूप से 

यह स्थापित कर लिया है कि एकमात्र पुण्य ही सदा स्थिर रहनेवाला है | 

समय अनुकूल न होने पर तुम दवकर रह सकते हो। यदि युद्ध छिड़ जाय, तो 
उसमें सिह के समान शक्तिमान्‌ हो सकते हो | सोच-विचार करके जो कार्य आरंभ किया हो, 
केवल उसी को नही, किंतु, किसी भी कार्य को पूर्ण करने की शक्ति तुममें है। कठिन 
वाधाएँ उत्पन्न होने पर भी ठुम पीछे हटनेवाले नहीं हो । 

'विजयशील इन्द्र से लेकर, सब व्यक्ति तुम्दारे चारित््य को ही आदर्श मानकर 
चलते हैं। तुम अत्यन्त सहनशील हो | अतः; सब कार्यों को ठीक ठग से सोचकर करले 
का सामथ्य तुममें है। सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने को शक्ति भी हुममें है । 

तुम्ही इस समुद्र को पार करने की शक्ति रखते हों। अतः, यहाँ से शीघ्र जाओ 
और हम सबको जीवन देकर यश प्रास करो | इससे तुम्हारी माता-तुल्य सीता देवी भी 
प्रसन्न होंगी और विपदा-रूपी अपार सागर को पार कर सकेगी--इस प्रकार ब्रह्मपुत्र 
( जांबवान ) ले कहा | 

जांबवान्‌ ने जब ऐसा कहा, तव अत्यन्त शानवान्‌ हनुमान के दीन मुख पर 
मंदहास इस प्रकार विकसित हुआ, जिस प्रकार कमलपुष्प के मध्य रक्तकुमुद विकसित हो 
उठा हो । उसके कमल-जेसे कर सुकुलित हो गये। सब बानरों के आनंदित होते हुए, 
उससे अपने भावों को इन शब्दों में प्रकट किया-- 

एम लोग ऐसे हो कि कुछ सोचने के पूर्व ही, ऊँची तरगो से पूर्ण सातो समुद्रों 
को पार कर सकते हो, सब लोकों को जीत सकते हो और सीता देवी का अन्वेषण करके 
उन्हें ला सकते हं।। ऐसा होने पर भी मुझ शानह्वीन की लघुता को प्रकट करने के लिए 
ही तुमने सुझे यह आदेश दिया है | अब मेरे समान भाग्यवान्‌ और कौन होगा ? 

यदि तुम लोग कहोगे कि लकापुरी को उखाड़कर ले आओ, या यदि कहोंगे 
कि लोक-कटक राक्षंसों को मिटाकर, स्वर्णणय ताटकधारिणी कलापी-तुल्य सीता को से 
आओ, तो मै छुम्हारे आदेश के अनुमार ही वह कार्य करूँगा | शीघ्र ही तुम अपनी आँखों 
में देखोगे | 

जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ ले धरती को नापा था, उसी प्रकार एक शतयोजन 
को एक पग में समाता हुआ मैं इस विशाल समुद्र को पार करूँगा | यदि इन्द्र आदि देवता 
भी आकर (रावण की ओर से) मेरे साथ युद्ध करेंगे. तो भी लंका में निवास करनेवाले सब 

राज्षमो का विनाश करके अपने कार्य को मैं अवश्य पूरा करूँगा | 
, ..._ बढ़ समुद्र उमड़कर सारी घरती को इुबोने लगे, या यह सारा ब्रह्माड ही टूटकर 
अंतरित्त में उड़ जाव, तो भी मै; मेरे प्रति दिखाई गई तुम्हारी कृपा और प्रशु की आजा इन 


